सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


श्र 


(दिसम्वर १९२१-मार्च १९२२) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्‍्त्रालय 
भारत सरकार 


जून १९६७ (आषाढ़ १८८१) 


8 नवजीवन द्रस्ट, अहमदाबाद, १९६७ 


साढ़ें सात रपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपुर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६ द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद- १४ द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डमें १५ दिसम्बर, १९२१ से हे भा, १९२२ तककी सामग्री संग्ृहीत 
है। भारतके अहिंसात्मक स्वतन्त्रता संग्रामके इतिहासमें यह अवधि वृष्टिछायाकी अवधि 
है। ठीक उस समय जब कि हमारे सधर्षकी सफलताकी लहरें ऊँचीसे-ऊँची उठ रही 
थी, चौरीचौरामें भीड़ हिसा कर वैठी और गांधीजीने सविनय अवज्ञा आन्दोलनको 
तत्काल स्थग्रित कर दिया। उनका एक यही काम असन्दिग्ध भावसे यह सिद्ध 
कर देता है कि अहिंसा उनके लिए नीति ही नहीं थी, एक नष्ठिक सिद्धान्त था। 
४“ आक्रामक कार्यक्रमससे बिछकुल पीछे हट जाना राजनीतिक दृुष्टिसि भले ही गलत 
और अबुद्धिमताका काम हो, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह कदम धाभिक 
दृष्टिसि एकदम सही है।” (पृष्ठ ४४०) 

खण्डका प्रारम्भ होता है देशके नाम इस अपीलसे कि सरकार चाहे जितनी 
गिरफ्तारियाँ क्‍यों तन करे, वह गिरफ्तार होनेवाके स्वयसेवक और स्वयंसेविकाओकी 
संख्यामें कमी न पड़ने दे, और अन्त होता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सब- 
स्योंके नाम इस अपीलसे कि वे “फोरन संधर्ष शुरू करनेसे सम्बन्धित चीख-पुकार- 
की और ध्यान न दें” बल्कि अपना पूरा ध्यान रूमरायें “ आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण 
और खामोशीके साथ संगठन” (पृष्ठ ५२७) की ओर। इस खण्डकी सामग्री इस 
निर्णयसे उस निर्णय तक जानेकी प्रक्रियाको स्पष्ट करती है और उससे ग्रांधीजीके 
मनकी उस हिचकिचाहट और शॉंकाओंपर प्रकाश पड़ता है जिसके कारण उन्होने 
सविनय अवज्ञाका कार्यक्रम अनिश्चित कालके लिए मुल्तवी कर दिया। 

यद्यपि १७ नवम्बरकों बम्बईमें जो दंगे हुए थे उससे सार्वजनिक अहिंसात्मक 
सविनय अवज्ञाके बारेमें देशकी तैयारीके प्रति ग्रांघीजीका विद्वास हि गया था किन्तु 
जब सरकारने तमाम नेंताओको अकारण गिरफ्तार कर लिया और असहयोग तथा 
सविनय अवशज्ञा आन्दोलनोको दबानेकी दृष्टिसे अन्य दूसरे कदम उठाये, तो गांधीजीके 
सामने सिवाय इसके कोई चारा नही रहा कि वे व्यक्तिगत और सार्वजनिक सविनय 
अवज्ञाकी योजनाको पुनर्जीवित करे। सरकारकी कारंवाईको उन्होंने देशके आत्मसम्मान- 
को चुनौतीके रूपमें स्वीकार किया और देशसे उसका प्रत्युत्तर देनेकी माँग की। 
२८ दिसम्बर १९२९५कों अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशनमें बोलते हुए उन्होने कहा: “मेँ 
शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ।. . .पर में श्वान्ति हर मूल्यपर नहीं चाहता। में उस तरहकी शान्ति 
नही चाहता जो हमें पत्थरों मिलती है; में उस तरहकी शान्ति नही चाहता जो 
कब्रोंमें मिलती है . . . (पृष्ठ १११) । ब्रिटिश शासन दावा तो इस बातका करता था 
कि वह भारतको क्रमशः उत्तरदायी स्वश्ञासन देनेंके लिए उत्सुक है, किन्तु देशकी नई 
मन स्थितिको समझना उसके बूतेसे बाहरकी बात थी, क्योंकि देश अब क्ृपापूर्ण संरक्षण- 
की बात सुननेके लिए तैयार नही था। लॉर्ड रीडिग्रके एक भाषणका उल्लेख करते 
हुए गांधीजीने कहा कि उन्हें “यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम 


छः 


असहयोगी सरकारके साथ संग्राम कर रहे हैं” (पृष्ठ ३० )। किन्तु भांधीजीने उस 
समय जनतासे इतना ही कहा कि हमें फिलहाल वाणी और मिलले-जुलनेकी आधार- 
भूत स्वतन्त्रतापर ही जोर देना है और उसे प्राप्त करना है। इस सीमित उद्देशयके 
लिए किये जानेवाले संधर्षमें वे मरमदरूवालोंकी भी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त 
करना चाहते थे। उन्होने असहयोगियोंसे बार-बार उक्त दलरूकी सद्भावनाएँ पानेकी 
कोशिश करनेको कहा । पण्डित मदनमोहन भालवीयने सरकारके साथ बातचीतके लिए 
गोलमेज' परिषद करनेकी सम्भावनाके विचारार्थ जो सर्वददीय सम्मेलन बुलाया था, 
गांधीजीने स्वयं उसमें भाग लिया। बम्बईके इस अधिवेशनकों गांधीजीने सफल और 
असफल कहकर वर्णित किया: “जहाँतक उसका सम्बन्ध उपस्थित सज्जनोंकी इस 
उत्कट अभिलाषासे है कि वर्तेमान झगड़ेका निपटारा ज्ञान्तिके साथ किया जाये तथा 
जहाँतक उसके द्वारा परस्पर भिन्न मत रखनेवाले छोगोंको एक ही मंचपर छानेका 
सवाल था, वहाँतक तो उसके काममें सफलता प्राप्त हुई है” (पृष्ठ २९६)। और 
वह असफल हुआ; क्योंकि उपस्थित व्यक्तियोंमें समस्याकी ग्रम्भीरताका ठीक-ठीक 
एहसास दिखाई न पड़ता था। उक्त सम्मेलनने समझौतेका एक प्रस्ताव पास किया 
और गांधीजीकी सलाहपर कांग्रेस कार्यकारिणीने उसके अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट की 
(पृष्ठ २३२२-२३) गांधीजीको प्रस्तावित गोलमेज परिषदसे ऐसी कोई आशा नहीं थी 
कि उसके फलस्वरूप कोई निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते हैं। वे अंग्रेजी 
शासनके मानंसकों जानते थे और इसलिए उन्हें भरोसा था कि वह नाक दवाये 
बिना मुँह खोलनेवाला नहीं है। उन्होंने कहा: “इस दृष्टिसि सोचनेपर पूर्ण स्वराज्य- 
की योजना तैयार करनेके लिए कोई ऐसी सभा करनेका विचार में इस समय अवश्य 
ही अनुपयुकत मानता हुँ। भारत अपनी शक्तिका कोई अकाद्य प्रमाण अभीतक नहीं 
दे पाया है। माना कि उसने भारी कष्ट उठाये हैं किन्तु अभी अपने ध्येयके गोरवकी 
दृष्टिसि उसे और भी कष्ट सहन करना जरूरी है।” (पृष्ठ २३१) 

गोलमेज परिषद्का यह प्रस्ताव सरकारने नामंजूर कर दिया और दिसम्बर 
१९२१ के अहमदाबाद अधिवेशनमें पास कांग्रेस-प्रस्तावके अनुसार ग्रांधीजीने बारडोलीमें 
सार्वजनिक सविनयथ अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करना तय किया। उन्होंने पहली फर- 
वरीकी अपना विचार सूचित करने और “अवैध दमन” को समाप्त करनेकी अपनी 
अन्तिम प्रार्थंनाके साथ वाइसरायकों पत्र छिखा और उसमें वचन दिया कि यदि 
सरकार उक्त आद्यकी घोषणा कर दे तो वे देशसे कहेंगे कि “ वह छोकमतको और 
भी तैयार करे और भरोसा रखे कि लोकमतके बलपर देशकी वे माँगें पूरी हो 
जायेंगी, जिनमें किसी तरहका परिवर्तत नहीं किया जा सकता ” (पृष्ठ ३२०)। इस 
बीच वारडोलीमें सत्याग्रहकी तैयारियाँ चलती रहीं और गांधीजीको विश्वास हो यया 
कि संधर्षके लिए आवश्यक शर्तोको जनताने लगभग पूरा कर लिया है। (पृष्ठ 
३१०) । उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भी बड़े संयमसे काम ले रही है: ” सर- 
कारके इस व्यवहारकों देखकर मुझे बड़ा आदचय हो रहा है। उसकी यह रीति प्रश॑ंस- 
नीय है। यह लेख लिखते समय तक दोनों ही पक्षोंके छोग प्राचीन वीर योद्धाओंकी 


सात 


तरह व्यवहार कर रहे है” (पृष्ठ ३१२) | गांधीजीने यह लेख अंग्रेजीकी अपनी प्रिय 
“ लीड काइंडली लाइट “वाली प्रसिद्ध प्राथनाका उद्धरण देकर समाप्त किया। 

इसके बाद वह दुघंटना हुई जिसे ग्रांघीजीने “चोरीचौराका हत्याकाण्ड” (पृष्ठ 
४३८) कहा। ४ फरवरी १९२२को उत्तर प्रदेशके गोरखपुर जिल्‍लेके चौरीचौरा गाँवमें 
जनताका जुलूस निकरा। पुलिसकी ज्यादतियोंसे उत्तेजित होकर उसने स्थानीय पुलिस 
स्टेशनकी इमारतमें आग छगा दी, इककीस' सिपाहियोंकों जानसे मार डाछा और उनके 
शव फूँक दिये (पृष्ठ ४०७ और ४३८-९)। गांधीजीने इस घटनाको “दैवी चेता- 
वनी ” (पृष्ठ ४४६-५०) की तरह भ्रहण किया और जो कंदस आगे बढ़ाया था, 
उसे वापस छे लछिया। उनके कहनेपर १२ फरवरीको कांग्रेस कार्यकारिणीने एक प्रस्ताव 
द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलतको अनिर्चित कालके लिए मुल्तवी कर दिया और 
जनताको सछाह दी कि असहयोग कार्येक्रममें समाविष्ठ रचनात्मक कार्मोंपर ध्यान 
लगाया जाये। (पृष्ठ ३९९-४०३) सावंज॒निक सविनय अवज्ञाके लिए बारडोलीके 
कार्यकर्ताओंकी जो टोली तैयार हो रही थी उनमें से हरएकने, फिर वे तरुण थे या 
वृद्ध, गांधीजीसे कहा कि एक बार सरकारको चुनौती दे चुकनेके बाद यदि आप 
पीछे हटेंगे तो सारी दुतियाके सामने देशका सिर नीचा हो जायेगा। उनका यह कथन 
मानों राष्ट्रका ही कथन था। ग्रांघीजी राष्ट्रके मानसको जानते थे। जवाहरलाल 
नेहरू उन दिनो जेलछमें थे। गांधीजीने उन्हें लिखा: “ देखता हूँ, तुम सबको कार्य- 
समितिके प्रस्तावोंसे भयंकर पीड़ा हुई है।” (पृष्ठ ४५७) किन्तु प्रस्तावोके विरोधमें 
जो तूफान उठा, वे उसमें अडिग रहे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी आतन्दो- 
लनका नेतृत्व नहीं कर सकता जो “आधा हिंसक और आधा अहिंसक हो, फिर 
- चाहे उसके वरपर स्वराज्य ही क्‍यों न मिलनेवाला हो।” (पुष्ठ ३७०) । क्योंकि दें 
जानते थे कि वह उनकी कल्पनाका स्व॒राज्य नहीं हो सकता। 

२४ और २५ फरवरीको दिल्लीमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक 
हुईं उसमें कार्यकारिणीके उक्त प्रस्तावोंका “भीषण विरोध” किया गया (पृष्ठ ५२६)। 
ग्रांधीजीने उस बैठकमें कहा: “मेरा रोग तो असाध्य है।. - . में इस दुनियामें अगर 
किसी जालिमिके आगे सिर शुकाता हूँ तो वह है “मेरे अन्तस्तलकी शान्त, सूक्ष्म 
आवाज । ” (पृष्ठ ५२५)। कार्यकारिणी द्वारा पास किया गया उक्त प्रस्ताव बिना 
किसी बड़े फेरफारके अखिकछ भारतीय काग्रेस कमेटीने भी स्वीकार कर छिया, किन्तु 
वैठकके दरम्यान जो-कुछ हुआ, उससे ग्रांधीजी पहलछेसे भी अधिक दुःखी हो गये। 
किन्तु साथ ही उन्हें परिस्थितिकी भी अधिक ठीक जानकारी हो गईं। (पृष्ठ २५६ )। 
उन्हें कुछ दिनोंसे इस बातका आभास तो था कि अहिंसाकों नौंतिकी दुष्टिसे भी 
सभी असहयोगी सदा पालनीय नहीं मानते। सविनय अवज्ञा आन्दोलनके मुल्तवी 
किये जानेके वाद उन्होने जवाहरछालकों लिखा: “मै तुम्हें बता दूँ कि इस घटनाके 
बाद मेरे लिए कोई चारा ही नही रह गया था। बाइसरायको पत्र भेजते समय मन 
शंकाओसे खाली नहीं था, जैसा कि उसकी भाषासे जाहिर है।. . . ये सब खबरें और 
दक्षिणसे अन्य खबरें भी मेरे पास पहुँची थीं कि चौरीचौराके समाचारोंने बारूदमें 


आठ 


जबरदस्त चिनगारीका काम किया और आग भड़क उठी।” (पृष्ठ ४५८)। इसके 
बाद महीनों तक गांधीजी जनताकों समझाते रहे कि देशमें पूरी तरह अहिसाका वाता- 
वरण बनाये रखना चाहिए और रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात्‌ स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता और अस्पृश्यता तिवारणपर अमल किया जाना चाहिए। “नवजीवन ' में प्रकाशित 
अपने लेखों और जगह-जगह दिये गये अपने भाषणोंमें उन्होंने सहिष्णुता और संयमकी 
आवश्यकतापर जौर दिया। उन्होंने कहा, सरकार कितनी ही भड़कानेवाली कार्यवाही 
क्यों व करे, हमें उसके प्रति संयम बरतना चाहिए और अपने राजनीतिक विरोधियोंके 
प्रति सहिष्णुता। वे जनताके हिंसक होनेंकी बात तो बिलकुछ नहीं मानते थे, क्योंकि 
उन्हें विश्वास था कि अपनी दीर्घकालीन परम्परा और सम्यताके कारण जनतामें तो 
अहिसाकी भावना भली-भाँति भिद चुकी है. (पृष्ठ २७७-७८) | किन्तु असहयोगी 
कार्यकर्त्ताओंमें उन्होंने दोषका दर्शन किया। “ यह साफ दिखाई पड़ गया है कि 
कार्यकर्त्तागण कोई भी गम्भीर रचनात्मक कार्य करनेको तैयार नहीं हैं। रचनात्मक 
कार्य उनको चित्ताकर्षक नहीं कूया। . . . वे तो 'अहिसामय ' घूँसा जमानेके पक्षमें 
हैं।” (पृष्ठ ५२६) 

सबिनय अवज्ञा आन्दोलनकों अनिरिचित कालके लिए बन्द कर देनेसे लोगोंको 
ऐसा लगा कि गांधीजीका राजनीतिक नेतृत्व एकदम असफल हो गया है। आलोचकोंने 
इसे उनकी 'कलाबाजियाँ ” (पृष्ठ ५१९) घोषित किया। किन्तु यह कोई पहला ही 
अवसर नहीं जब गांधीजीकी निष्ठाकी कसौटी हुई हो और वे प्रत्यक्ष असफलताकी 
आगमें पड़कर और भी निखरकर न निकलें हों! अपनी सभी सार्वजनिक गतिविधियोंमें 
वे' सदा ईव्वरकों ही अपवा पूरा आधार मानते थे। इसीसे उन्हें शक्ति मिलती थी। 
इस खण्डका पहला ही शीषेक उनकी इस निष्ठाको अभिव्यकत करता है: यदि हम 
केवल परमात्माको ही अपना सहारा मार्मे और अपनेकों उसकी झ्रणमें छोड़ दें तो 
हम सरकारकी तमाम अग्नि-परीक्षाओंमें से बेदाग बाहर निकछ आयेंगे ।. . « हमपर 
जरा भी आँच न आने पायेगी। . . . जालिमके सामने अडिग खड़े रहनेकी रीति यह 
नही है कि हम उससे घृणा करें या उसपर हाथ उठायें, बल्कि यह है कि हम अपने 
उस दुःख और क्लेशके समय ईद्वरके दरबारमें नज्न होकर सच्चे दिलसे पुक,र करें” 
(पृष्ठ ४-५) । गांधीजीने इसी भावसे काम किया और उत्पन्न परिस्थितिसे | बाहर 
निकले। उन्हें जो व्यक्तिगत अपमान सहना पड़ा, वह बेशक जबरदस्त था। किन्तु 
शैतानकी आवाज गूँजी, 'वाइसरायको भेजे गये आपके घोषणापत्र तथा उनके उत्तरमें 
लिखे गये आपके प्रत्युत्तका क्या होगा? अपमानका यह घूँठ सबसे 'अधिक कड़वा 
था” (पृष्ठ ४३९)। किन्तु अबतकका पश्मोपेश दूर हो चुका था और गांधीजीको 
अपना रास्ता बिलकुल साफ दिखाई पड़ रहा था: “हमारे अपमान और कथित 
पराजयपर प्रतिपक्षियोंको खुश होने दीजिए। . - - अपने प्रति झूठा सिद्ध होनेकी 
अपेक्षा संसारकी आँखोंके सामने झूठा सिद्ध होना छाख गुना अच्छा है। - « *« मई 
वैयमितिक रूपसे प्रायश्चित्त करना होगा। मुझे एक ऐसा संवेदनशील उपकरण वनना 
है जो आसपासके नैतिक वातावरणमें होनेवाले सूक्ष्मतम परिवर्तनकों स्पष्ट रूपसे अनु- 


नौ 


भव करके प्रकट कर सके। मेरी प्रार्थनाओँमें और भी अधिक गहरी सचाई और 
नम्नरता होती चाहिए।” (पृष्ठ ४४२) इस विचारके अनुसार प्रायश्चित्तके रूपमें 
उन्होंने उपवास किया। अपने कनिष्ठ पुत्र देवददासको १२ फरवरीके अपने पत्रमें उन्होंने 
उपवासका उद्देश्य समझाते हुए लिखा: “पीड़ा तो प्रसूताकों ही भोगनी पडती है।. « 
मुझे भी अहिंसा और सत्य-धर्मकों जन्म देना है, इसलिए उपवासादिकी पीड़ा तो 
भुझे ही भोगनी होगी।” (पृष्ठ ४१८) 

गांधीजीने अपने राजनीतिक कार्यक्रकी इस पराजयको स्वीकार किया, कित्तु 
उसका यह अर्थ नही है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी उनकी निष्ठामें कहीं भी कोई 
कमी हुईं। वे ब्रिटिश शासनको सुधारना चाहते थे, अथवा समाप्त ही कर देना 
चाहते थे। लॉर्ड बकनहेड कहिए अथवा श्री मॉन्‍्टेग्यु कहिए, के ववतव्योमें भारतीय 
राष्ट्रवादियोसे यह कहा गया था कि वे भारतके स्वतन्त्र होनेंकी आशा छोड़ दें। 
गांघीजीने इसका जो जवाब दिया उससे सन्‌ १९२० की उनकी मन.स्थितिकी याद 
आ जाती है, जब वे ब्रिटिश शासनकी बुराइयोंके विरोधमें जैसे जले जा रहे थे 
और जब वे उसे बार-बार आसुरी शासन कहते हुए थकते नहीं थे: “ शक्तिके मदमें 
चूर और कमजोर जातियोंको लूटने-खसोटनेवाला कोई भी साम्राज्य दुनियामें कभी 
चिरकाकू तक नहीं टिका; और यदि ईदवर है तो ब्रिटिश साम्राज्य भी अधिक 
दिनों तक नहीं टिक पायेगा; क्योंकि इसका आधार योजनाबद्ध शोषण और निर- 
न्तर पशुबलका प्रदरशेन है। . . . में जानता हूँ कि सात समुद्र पारसे आई हुई इस 
धमकीके बारेमें मेने बहुत कड़े शब्द कहे है, लेकिन अब वह अवसर आ गया है 
जब अंग्रेजोंको यह अहसास करा देता बहुत जरूरी है कि जो लड़ाई सन्‌ १९२० में 
छिड़ी है, वह अन्तिम लड़ाई है। . . .” (पृष्ठ ४८२) | “ गर्जन-त्जेन ” नामक इस 
लेखके लिखे जानेके कुछ ही दिन बाद गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। उतपर लगाये 
गये तीन अभियोगोंमें से इस लेखका लिखा जाना भी एक था। 

असहयोग आन्दोलनके कारण एक ही कुटुम्बके लोगोके बीच भी मतपेद पैदा 
हो गये थे, किन्तु, जेसा कि मालवीय परिवारके सम्बन्धमें छिखी गई टिप्पणीसे स्पष्ट 
है, (पृष्ठ १७४) गांधीजीने पिता-पुत्रके बीच कभी दरार पदा नहीं होने दी, और 
जबकि नवयुवक अपनी अन्तरात्माके आदेशपर निह्वन्द्र और मुक्त ढंगसे चलते रहे, 
उन्हें अपने उदारमना बुजुर्गोके आशीर्वादसे वंचित नही होने दिया। इस प्रकार संघर्षकी 
आँधी और तूफानके बीच भी उन्होने व्यक्तिगत सौहाद और पारिवारिक निष्ठाके 
अनिवाये कत्तंब्यका निर्वाह किया। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(सावरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्ृस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गरजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; ग्रांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, राष्ट्रीय 
अभिलेखाग़ार (नेशनल आर्काइन्ज़ बॉफ इंडिया), नई दिल्‍ली; आन्ध्र सरकार; श्री 
परशुराम मेहरोत्रा, नई दिल्‍ली; तथा 'बंच ऑफ ओल्ड लेटस *, बापुनी प्रसादी , ' माई 
डियर चाइल्ड *, सेवन मंथ्स विद महात्मा गांधी , ' सेवन मंथ्स विद महात्सा गांधी 
खण्ड २ (सक्षिप्त संस्करण), स्टोरी ऑफ माई छाइफ *, पुस्तकोके प्रकाशकों तथा 
निम्न-लिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओके आभारी हैः 'अमृतवाजार पत्रिका, 
“आज *, गुजराती ', 'नवजीवन ', बॉम्बे कॉनिकल' , यंग इंडिया ', 'छीडर ', हिन्दी 
नवजीवन ” तथा हिन्दू । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके छिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी पुस्तकारूय, इंडियत कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकाकूय, सूचना और प्रसारण 
मत्तालयके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग (रिसचे ऐंड रेफरेंस डिवीजन), नई दिल्ली; 
श्री प्यारेलार नथ्यर तथा काग्रजातकी फोटो नकल बनानेंके लिए सूचता और प्रसारण 
मन्त्राल्य, नई दिल्लीके फोटो-विभागके आभारी है। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया 
गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदियें हिज्जोंकी 
स्पष्ट भूलें सुधार दी गई है। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय भाषाकों यथासम्भव मूलके निकट 
रखनेका पुरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही उसे सुपाठय वनानेका भी पूरा ध्यान 
रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके है हमने उनका, मूछसे मिलाने और 
संशोधन करनेके वाद उपयोग किया है। नामोंकों सामान्य उच्चारणके अनुसार ही 
लिखनेकी नीतिका पालन किया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय था उनको 
वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गूजराती लेखोंमें लिखा है,। 

मूछ सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रुपमें उद्धृत किया है वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्थाहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके 
कहे हुए नहीं है, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये है। भाषणों और भेंटकी 
रिपोर्टोके उन अंझोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं, कुछ परिवर्तत किया गया है और कही- 
कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शीर्षककी लेखन तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध 
नहीं है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और मावश्यक 
होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल सास या वर्षका 
उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षेके अन्तर रखा गया है। शीपेकके अन्तमें 
साधन-सूत्रके साथ दी गईं तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और 
लेख, जहाँ उनकी लेखन तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका 
अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं 
हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन तिथिके अनुसार दिये गये है। 

साधन-सूत्रोंमे 'एस० एन० ' संकेत, सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध 
सामग्रीका; 'जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍्लीमें उपलब्ध 
कागज-पत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू०*, सम्पूर्ण गांधी वाद्मय, (कलेक्टेड वर्कस ऑफ 
महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्नोंका सूचक है। दे 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिद्विष्ट दिये 
गये है। अन्तमें साधन-सृत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हैं। 


नाक 


नणि (७ एड .छा या ७ ल्‍यथ (त 


विषय-सूची 


भूमिका 
आभार 
पाठकोंकों सूचना 


टिप्पणियाँ : देशबन्धुदास; सबके जेल जानेकी उपयोगिता; इसका सरल 


सौन्दय्यं; सरकारका असहयोग; धीरे-धीरे किन्तु निरिचित रूपसे; आगा 
सफदरकी ओऔरसे; सभापतिकी अनुपस्थितिमें; लाहौर; अजमेर; इल्हा- 
वाद; लखनऊ; बंगाल; दिल्‍ली; असम; मद्रास; वंगालका कत्तंव्य; 
अहिसाकी विजय; समस्त कांग्रेस-पदाधिकारियोसे; अखिल भारतीय 
काग्नेस कमेटी; कार्य-समिति; अहमदाबादका जाड़ा; इस्तीफें; कंठि- 
ताइयोंका उदय; कुछ प्रमाण; कही हम भूछ न जायें; खादी टोपीपर 
प्रतिबन्ध;। झइृपछानी और उनके साथी; गृप्तियाँ; आयरलूंड और 

भारत; स्वराज्य क्‍या है; जेलोमें काम; जागा साहब सफदर 

(१५-१२-१९२१) 


» महिलाओंका योग (१५-१२-१९२१) 

- लाला काजपतरायकी ओरसे (१५-१२-१९२१) 

. ईसाई तथा स्व॒राज्य (१५-१२-१९२१) 
 चरखेके बारेमें (१५-१२-१९२१) 

. एक उलझन और उसका हल (१५-१२-१९२१) 
« नगरपालिकाओपर विपत्ति (१५-१२-१९२१) 

» टिप्पणी : माँ-बापसे (१५-१२-१९२१) 

» पत्र: देवदास गांधीको (१५-१२-१९२१) 

० पत्र: महादेव देसाईको (१५-१२-१९२१) 

' तार (१५-१२-१९२१ के छग॒भग) 

तार 
, तार: श्री प्रकाशको (१५-१२-१९२१ या उसके पद्चात्‌) 

« तार: चक्रवर्ती राजगोपाछाचारीको (१५-१२-१९२१ या उसके पश्चात्‌) 

» मदनमोहन माछवीयको भेजे जानेवाले तारका मसविदा (१६-१२-१९२१) : 
« प्रियत्र (१६-१२-१९२१) 

पत्र: देवदास गांधीको (१६-१२-१९२१) 

* तार: जियाराम सक्‍सेनाको (१६-१२-१९२१ या उसके परुचात्‌) 

' तार. मौलाता अब्दुल वारोको (१६-१२-१९२१ या उसके परचात) 


र: राजेन्द्रप्सादको (१५-१२-१९२१ या उसके पद्चात्‌) 


मनन 


पृष्ठ 


१२ 


३७, 
३८. 
३९. 
४०. 


है 


न्श्क 


४२, 
४३. 


चौदह 


' तार: सीं० विजयराधवाबायकों (१६-१२-१९२१ था उसके पश्चात) 
« तार: श्यामसुन्दर चक्रवर्तीकी (१६-१२-१९२१ या उसके परचात्‌) 
« गहरे घाव (१७-१२-१९२१) 

« गुजरात क्या करेगा ? (१८-१२-१९२१) 

. सभ्यता (१८-१२-१९२१) 

० टिप्पणियाँ : धन्य है यह नारी! ; पारसी बहनें; पुलिसपर दोष 


मढ़नेकी आदत; तीन भय; वचनभंग।  नवजीवनमें भूलें; शंखध्वनिके 
साथ (१८-१२-१९२१) 


« पत्र: महादेव देसाईको (१८-१२-१९२१) 

तार: सी० विजयराघवाचायंकों (१८-१२-१९२१ या उसके पदचातृ) 
- तार: मदनमोहन मालवीयकों (१९-१२-१९२१) 

तार: चित्तरंजन दास और अबुछ कछाम आजादको (१९-१२-१९२१) 
« मथुरादास त्रिकमजीको लिखें एक पत्रका अंश (२०-१२-१९२१) 

, वक्तव्य : गोलमेज परिषवद्‌के सम्बन्ध्में (२०-१२-१९२१) 

, तार: मदनमोहन माल्वीयकों (२०-१२-१९२१ या उसके परचात्‌ ) 
, तार: महादेव देसाईको (२०-१२-१९२१ या उसके पश्चात्‌) 

, तार: श्यामसुन्दर चक्रवर्तीको (२१-१२-१९२१ या उसके पश्चात्‌) 
, तार: जमतादास द्वारकादासको (२१-१२-१९२१ या उसके पश्चात्‌) 
, टिप्पणियाँ : रंगारंग खबरें; चट्याँवकी कुर्बानी; मिल्े-जुले इरादे; नपुं- 


सक बनानेका तरीका; वाइसरायका दायित्व; गोलमेज परिषद्‌; धरना 
देनेका अधिकार; महाराष्ट्रकी पार्टीका अपमान; खादी बेचना; योग्य 
पतिकी योग्य पत्नी; बाबू भगवानदास; मार्कका प्रमाण; निष्कलुष 
बलिदान; दिल्‍लीकी कारगुजारी; उल्लेखनीय शपथ; द्रविड़ देशका अंश- 
दान; भाग छेना भी जु्मं; बिहारका सहयोग; “इंडिपेंडेंट का दमन; 
आशाप्रद चिह्न; विद्याथियोंका विरोध; हादिक उद्गार; एक आग्रह- 
पूर्ण सन्देश; मद्रास परिषद्में चरखेकी चर्चा (२९-११-१९२१ ) 

पत्र : महादेव देसाईको (२२-१२-१९२१) 

पत्र : महादेव देसाईको (२३-१२-१९२१ या उसके पूर्व) 

भेंट : “बॉम्बे ऋनिकल के प्रतिनिधिसि (२३-१२-१९२१) 

तार: जमनादास हारकादास और हृदयनाथ कुजझको (२३-१२-१६५२९ 
या उसके परचात्‌ ) 


, चकक्‍तव्य: वाइसरायके भाषणके सम्बन्धमें एसोसिएटेड प्रेसको (२४-१२- 


१९२१) 

तार: देवदास गांधीको (२४-१९-१९२१ या उसके पदचात ) 
टिप्पणियाँ: होम करते हाथ जलें; जेलमें नेहरूजीसे मुलाकात; राज- 
कोटवासी (२५-१२-१९२१) 


, भाषण : विषय-समितिकी बैठकर्में (२५-१२-१९२१) 


४१ 
४२ 


४७ 


५५ 
५६ 


५७ 
५७ 
५८ 
६१ 
श्र 
घर 
धरे 


दर 
९० 
९१ 
५९२ 


हि 


९४ 
९६ 


५३ 


१०० 


७२. 


पन्द्रह 


, भाषण: विषय-समितिकी बठकमें (२७-१२-१९२१) 

, भाषण : विषय-समितिकी बैठकममें (२८-१२-१९२१) 

, भाषण : अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनमें - १ (२८-१२-१९२१) 
. भाषण : अहमदावादके कांग्रेस अधिवेशनमें -२ (२८-१२-१९२१) 
, भाषण: हसरत मोहानीके प्रस्तावपर-१ (२८-१२-१९२१) 

, भाषण : हसरत मोहानीके प्रस्तावपर-२ (२८-१२-१९२१) 

« आदर्श कैदी (२९-१२-१९२१) 

. भेंट : बंगालके प्रतिनिधियोसे (२९-१२-१९२१) 

. पत्र : देवदास गांधीको (३०-१२-१९२१) 

, मेंट : संयुक्त प्रान्तके कांग्रेस नेताओंसे (३०-१२-१९२१) 

» सन्देश : उत्ककको (३०-१२-१९२१) 

. भाषण : गुजरात विद्यापीठ, गहमदाबादमें (३१-१२-१९२१) 

. तार: मौलाना अब्दुल बारीको (१-१-१९२२) 

» निर्देश : कृष्णासको (२-१-१९२२) 

« पत्र: देवदास गाधीको (४-१-१९२२) 

, भेंट: 'स्वराज्य के संवाददातासे (५-१-१९२२ के पूर्व) 

. टिप्पणियाँ : जेल-जीवनकी झाँकी; “इंडिपेंडेंट का नया रूप; एक 


बैरिस्टरकों नोटिस (५-१-१९२२) 


, कांग्रेसका अधिवेशन और उसके बाद (५-१-१९२२) 
» कानूनी छूट (५-१-१९२२) 


स्वतन्त्रताकी पुकार (५-१-१९२२) 


« जिस समस्याके तत्काल हलकी जरूरत है (५-१-१९२२) 

« तार: देवदास गांधीको (६-१-१९२२) 

. खूब किया, केकिन क्या यह जारी रहेगा? (८-१-१९२२) 

« खिलाफत परिषद्‌ (८-१-१९२२) 

* टिप्पणियाँ : ईंसाइयोमें जागृति; देशी राज्योंमें युवराज; कुछ प्रश्न; 


हवामें न उड़ जाये; खादीकी प्रतिज्ञा; वीर माता; दूसरी मिसाल; 
मालवीयजीका पुत्र; जेलमें भक्त छोग; गृजरातके लिए स्वर्ण अवसर 
(८-१-१९२२) 


«» वार: एस्थर मेननको (११-१-१९२२) 
« टिप्पणियाँ : बेहद माशावादी; पहले ही स्वतन्त्र; कांग्रेसियो सावधान ! ; 


' ठाइम्सका साक्ष्य ; भगवानके हाथोमें; मणिलाल डॉक्टर; मालवीय 
परिवार; लालाजीका पत्र; सुधार; एक रोचक ब्यौरा; प्रतिनिधियोंकी 
संख्या; उपस्थित प्रतिनिधियोंका विवरण; प्रेक्षकगण; अखिल भारतीय 
ईसाई सम्मेलन; कुछ और उल्लेखनीय गिरफ्तारियाँ; गुरुद्वारा आन्दोलन; 
क्षमा-याचता; वकीछोकी कठिनाई, कुर्कीका वारंट (१२-१-१९२२) 

अब गोलियोकी वारी है (१२-१-१९२२) 


१०२ 
१०४ 


१०६ 


१११ 


११३ 
११४ 
११५ 
११७ 
१२५ 
१२६ 
१२८ 
१२८ 
१२९ 
१२९ 
१३० 
१३१ 


१९२ 
१३९ 
१४६ 
१४८ 
१५१ 
१५३ 
१५३ 
१५६ 


१५८ 
१६३ 


१६४ 
१८५ 


७३. 
७४. 
७५, 
७६. 
७७, 
७८. 


७९, 


८१, 
८२. 
८ दबे का 


८४. 
<८५६ 
८९५ 
८७. 
८८. 
८९. 
९७०. 
९१. 
९२. 


९३. 
९४, 
९५. 
९६. 
९७, 
९८, 
९९, 


सोलह 


देशवन्धुका भाषण (१२-१-१९२२) 

अखबारोंकी स्वतन्त्रता (१२-१-१९२२) 

भेंट : ' बॉम्बे कॉनिकल ' के प्रतिनिधिसि (१४-१-१९२२ के पूर्व) 
भाषण: नेताओंकी परिषद्‌्मों (१४-१-१९२२) 

गृजरातकी बहनें (१५-१-१९२२) 

टिप्पणियाँ : नडियादका प्रयत्न; कछोगोंका तेज; स्त्रियोंका भाग; निर्भेय- 
ताकी आवश्यकता; किन्तु पुरुषके बारेमें क्या ?; मेरी आशा; मरने- 
की तैयारी; जान जाये पर मार न जाये; खरीदार तो मरेगा ही; 
बारडोली और आनन्द; यदि सच्चे हों तो; दूसरोके बारेमें क्या ? ; 
श्री महादेवका पत्र (१५-१-१९२२) 

मु० रा० जयकरकों लिखे पत्रका अंश (१५-१-१९२२) 


« भाषण : नेताओंकी परिषदर्में (१५-१-१९२२) 


तारका सारांश (१६-१-१९२२ के पूर्व) 

मित्रताका नियम (१६-१-१९२२) 

टिप्पणियाँ : एक गुजरातीका परचात्ताप; लालाजीका पत्र; काव्य-रस; 
देशबन्धुकी गर्जना; पूनाकी बहादुरी; बलिदानका फूछ; हम निस्सन्देह 
स्वतन्त्र हो गये हैं; एक ऋषिका आश्ीर्वाद; सिखोंकी बहादुरी; एक 
अंग्रेज महिलाकी स्वीकारोक्ति (१६-१-१९२२) 

पत्र: बॉम्बे क्रॉतिकल को (१६-१-१९२२) 

कार्य-समितिका प्रस्ताव (१७-१-१९२२) 

पत्र: कोण्डा वेंकटप्पैयाकों (१७-१-१९२२) 

भेंट : बॉम्बे क्रौनिकल के प्रतिनिधिसि (१७-१-१९२२) 

मालवीय परिषद्‌ (१९--१-१९२२) 

माझल लॉसे भी बदतर (१९-१-१९२२) 

भूल-सुधार (१९-१-१९२२) 

मद्रासमें गुण्डागर्दी (१९-१-१९२२) 

टिप्पणियाँ : कर-बन्दी; सरकार सलाम; तया चरखा; ईसाइयोंमें 
जागृति; नवयुवकोंका त्याग; अमेरिकासे; (१९-१-१९२२) 
जेलमें कोड़े छगानेका मामछा (१९-१-१९२२) 

तार: कोण्डा वेंकटप्पैया तथा अन्य छोगोंको (२०-१-१९२२ के पूर्व) 
पत्र: एक मित्रको (२१-१-१९२२) 

स्वराज्य कहाँ है? (२२-१-१९२२) 

सर्वदलीय सम्मेलन (२२-१-१९२२) 

सुखमें दुःख (२२-१-१९२२) 

टिप्पणियाँ: सरकार एक है! ; काठियावाड़; स्वराज्य आश्रम; 
कर देनेसे इनकार; धरनेके बारेमें क्या? ; अमेरिकासे सहायता; हस्त- 
लिखित पत्र (२२-१-१९२२) 


१८७ 
१८८ 
१९० 
२९१ 
१९३ 


१९५ 
२०६ 
२०७ 
२११ 
२१२ 


२१५ 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 
२२६ 
२३३ 
२३६ 
२३६९ 


२३९ 
२४६ 
२४२ 
२४२ 
२४३ 
२४६ 
२४९ 


२५० 


१००. 
१७०१. 
१०२. 
१०३. 


१०४, 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०९. 
११०, 
१११. 
११२. 
११३. 
११४, 
११५. 
११६. 


११७. 
, ११८. 
११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१०२४, 
१२५. 
१२६. 


१२७. 
१२८. 


सत्रह 


पत्र : देवदास गांधीको (२२-१-१९२२) 

पत्र : जोजेफ जे० घोषको (२४-१-१९२२) 

पत्र : देवदास ग्रांधीकों (२४-१-१९२२) 

टिप्पणियाँ : एक अंग्रेज महिलाका आशीर्वाद; सरकारी मेहमान; 
स्वराज्य आश्रम; बर्मामें; अम्बालामें; रोहतकमें! ; भमृतसरमें; 
लाहौरमें; बंगालमें; उलझनमें डालनेवाली रिहाई; पुलिस कान्फ्ेंस; 
प्रतिदाद (२६-१-१९२२) 

खतरेसे भरपूर (२६-१-१९२२) 

अपने आपसे होशियार! (२६-१-१९२२) 

उत्तर-दक्षिण (२६-१-१९२२) 

करबन्दी (२६-१-१९२२) 

आतंकका नंगा नाच (२६-१-१९२२) 

हिन्दू और मोपछा (२६-१-१९२२) 

आन्प्रमें दमन (२६-१-१९२२) 

भाषण : सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबादसें (२६-१-१९२२) 
उत्तर-दक्षिण (२९-१-१९२२) 

स्वयंसेवकोंकी भरती (२९-१-१९२२) 

सरकारकी सभ्यता (२९-१-१९२२) 

हर सालकी एक सामान्य विधि (२९--१-१९२२) 

टिप्पणियाँ : अहमदाबाद, नड़ियाद और सूरत; हमारी रक्षा; एक 
अग्नेन सहिलाका आशीर्वाद (२९-१-१९२२) 

आन्श्र देशमें जागृति (२९-१-१९२२) 

भाषण : वारडोली ताल्लुका सम्मेलनमें (२९-१-१९२२) 
बारडोलीका निर्णय (३०-१-१९२२) 

वारडोली ताल्लुकेके पठेलोसे (३०-१-१९२२) 

भाषण : सूरतकी सार्वजनिक सभामें (३१-१-१९२२) 

पत्र: मु० रा० जयकरको (३१-१-१९२२) 

पत्र : वी० ए० सुन्दरमुको (१-२-१९२२के पूर्द) 

पत्र: वाइसरायको ( १-२-१९२२) 

पत्र - वी० ए० सुन्दरभमकों (१-२-१९२२) 

टिप्पणियाँ : बड़े भाईका पत्र; भेरठमें आतक, बनारसमें बर्बरता; 
प्‌जावका योगदान; घामिक स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप; “ मदरलैड ” मुकाबलेके 
लिए तैयार; और लिखे हुए समाचारपत्र; स्थगित वेतन; पोलिटिकल 
एजेंसियाँ; बगालसे चेतावती; और आः्प्रके बारेमें? ; सामूहिक 
आलन्दोलनसे सम्भावित खतरा (२-२-१९२२) 

चरखेके बारेमें डा० रायके विचार(२-२-१९२२) 

विदेशोमें रहनेवाले भारतीय (२-२-१९२२) 


२५४ 
२५५ 
२५६ 


श्५्‌६ 
२६९९ 
२७२ 
२७४ 
२७८ 
२८१ 
२८२ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८५ 
२९० 
२९२ 


२९४ 
२९८ 
३०२ 
३१० 
३१३ 
३१३ 
३१६ 
३१७ 
३१७ 
३२१ 


३२१ 
३३२ 
३३३ 


अठारह 


१२९. एक ईसाई धर्म-अचारकके भ्रमपुर्ण निष्कष (२-२-१९२२) 


१२०. 
१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
१३७, 
“९२८. 


१३९. 


१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४२. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 


१४७, 


वकाछत करनेवाले वकील और स्वयंसेवकोंका कार्य (२-२-१९२२) 
खोजा भाइयों और बहनोंसे (२-२-१९२२ ) ह 
चक्रवर्ती राजगोपाछाचारीको लिखे पत्रका अंश (३-२-१९२२ ) 
पत्र : वी० ए० सुन्दरमूकों (३-२-१९२२) 

पत्र : महादेव देंसाईको (३-२-१९२२) 

पत्र : सी० एफ० एन्ड्यूजकों (४-२-१९२२) 

अंगद-वसीठी (५-२-१९२२) 

मेरा सूरतका भाषण (५-२-१९२२) 

बेंधाई हुई आशा (५-२-१९२२) 

अपीछ : बारडोछीके छोगोंसे (५-२-१९२२) 

पत्र: एस्थर मेनतको (५-२-१९२२) 

भेंट : ' बॉम्बे निकल के प्रतिनिधिसि (५-२-१९२२) 
मौन-दिवसकी टिप्पणियाँ (६-२-१९२२) 

पत्र : मु० रा० जयकरकों (६-२-१९२२) 

पत्र : मयुरादास तिकमजीको (६-२-१९२२) 

पत्र: परशुराम मेहरोत्राकों (६-२-१९२२) 

भारत सरकारको प्रत्यूत्तर (७-२-१९२२) 

पत्र: कार्य-समितिके सदस्योंको (८-२-१९२२) 


१४८. पत्र: डा० एम० एस० केलकरकों (८-२-१९२२) 
१४९. टिप्पणियाँ : जेलखानेकी कालकोठरीसे; दिल्ली जेलसे; शेरवानी वका- 


१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 


१५८ 
१५९ 
१६० 


लत करनेसे वंचित; छालाजी फिर गिरफ्तार हुए; पेंशन या रोका 
गया वेतन; अली-भाई; झूठे आरोप; मजेदार भूछ; सविनय अवज्ञामें 
सावधानी; आक्रामक बनाम प्रतिरक्षात्मक; एक उपयुकत फटकार; 
ईसाई समाजमें; नये युगका उष:काऊ; प्रकोशनकी दृष्टिसे अवांछनीय; 
पुण्यधाम काशीमें; आन्श्रमें; पूनामें; सावरमती जेलमें (१-२-१९२२) 
एक ही मामछा (९-२-१९२२) 

चक्करमें (९-२-१९२२) ' 

घरमें हिंसा (९--२-१९२२) 

टिप्पणी : समितिके साथ हुए समझौतेपर (९-२-१९२२) 

टिप्पणी : वलियामें दमन (९-२-१९२२) 

तार: देवदास गांधीको (९-२-१९२२) 

टिप्पणी : गुण्टूरमे सविनय अवज्ञापर (१०-२-१९२२ के पूर्व) 
भाषण : बारडोलीमें कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंके समक्ष (१०-२-१९२२) 
, प्रस्ताव: बारडोली कार्य समितिके (१२-२-१९२२) 

, 'स्व॒राज्यकी शर्तें” (१२-२-१९२२) 

, सरकारका जवाब (१२-२-१९२२) 


३१४ 
३३९ 
३४१ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३१४७ 
३५० 
३५१ 
३२५४ 
रे५५ 
३५६ 
३६१ 
३६२ 
३६२ 
३६३ 
३६३ 
३७० 
२७१ 


३७२ 
३८९ 
३९० 
३९२ 
३९६ 
३९७ 
२३९८ 
३९८ 
३९९ 
३९९ 
४०३ 
४०६ 


१६१. 
१६२. 


१६३ 

१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८, 
१६९. 
१७०, 
१७१. 
१७२. 
१७३. 


२१७४, 
१७५. 
१७६. 
१७७. 
१७८. 
१७९ 


१८०. 
१८१. 
१८२. 
१८३. 
१८४, 


उच्चीस 


गोरखपुरका अपराध (१२-२-१९२२) 

टिप्पणियाँ : 'विश्वासपात्र सेवक” क्‍यों?; “करना नहीं आता; 
' तवजीवन ' का विरोब; राष्ट्रीय शालाओंके सम्बन्धमें; शरीर-सम्पत्ति; 
कर्मेठ' और 'रक्षित' स्वयंसेवक; अन्त्यजोके विषयमें , एक गुजराती कविका 
पत्र -- एशियाके एकमेव कविके ताम; ज्ञातव्य प्रशन (१२-२-१९२२) 
पत्र: देवदास गांधीको (१९-२-१९२२)' 

तार: जहूर अहमदको (१२-२-१९२२ के परचात्‌) 

पत्र : मथुरादास विकमजीको (१३-२-१९२२) 

पत्र: चिमनदास ईश्वरदास जयगतियानीको (१४-२-१९२२) 

तार: सैयद महमूदको (१४-२-१९२२ या उसके पद्चात्‌) 

तार: देवदास गाधीको (१५-२-१९२२) 

पत्र: सर डेनियक हैमिल्टनको (१५-२-१९२२) 

पत्र: एस० ए० ब्रेलवीको (१५-२-१९२२) 

पत्र : महादेव देसाईको (१५--२-१९२२) 

भेंट: “बॉम्बे निकल के प्रतिनिधिसि (१५-२-१९२२) 

टिप्पणियाँ : अली-भाई; साबरमती जेलके कैदी; कांग्रेसके दफ्तर गैर- 
कानूनी; जैसा कि दूसरे सब देशोमें ! ; क्या-क्या स्थगित ? ; एक मूक 
कार्यकर्ता; आगा मुहम्मद सफदर; सिख॑-गौरव; अहमदाबाद और 
सूरत; न छप सका (१६-२-१९२२) 

चौरीचौराका हत्याकाड्ड (१६-२-१९२२]) 

तार: देवदास गांधीकों (१६-२-१९२२) 

पत्र : देवदास गांधीको (१७-२-१९२२) 

देवी चेतावनी (१९-२-१९२२) 

कैदियोंका क्या हो? (१९-२-१९२२) 

टिप्पणियाँ * वारडोछीकी जनतासे; प्रत्येक गुजरातीसे; अहमदाबाद और 
सूरत-निवासियोंसे; ढसा दरबारका सत्याग्रह; गोविच्दजी बसनजीका 
मामछा; भाटिया भाई-बहनोंसे (१९-२-१९२२) 

पत्र: जवाहरलारू नेहूरूको (१९-२-१९२२) 

पत्र: विजयलद्ष्ती पण्डितको (१९-२-१९२२) 

तार: देवदास गांधीकों (२०-२-१९२२) 

पत्र: अ० भा० कां० कमेठीके अध्यक्षकों (२२-२-१९२२) 
टिप्पणियाँ : एक बहुत बढ़िया चुनाव; दोनों पक्षोंके लिए सन्तौषप्रद; 
अध्यक्षकों सिफे छः महीनेकी सादी कैद; मलाबारका पुन्नर्माण; आदर्श 
पिता और आदर पुत्र; सविनय अवज्ञाका मर्म; मेरी साख उठ गई; और 
अधिक संख्यामें लिखित अख़बार; खादी टोपीपर रोक; सिन्धके बन्‍्दी; 
डा० किचलू -नं० ७७६; एक भूल-सुधार; शराबसे मुक्तिकी बजाय 
स्व॒तन्त्र भारत; विदेशी कपड़ा, सुदूर सिल्चरसे (२३-२-१९२२) 


४०७ 


ड०९ 
४१८ 
४१९ 
४१९ 
४२७० 
४२१ 
४२१ 
ड२२ 
डर ४ 
डर४ 
४२७५ 


४३१ 
डं३८ 
डंडें५्‌ 
४४५ 
४४६ 
४५७० 


४५२ 
४५७ 
४६० 
४६० 
४६१ 


१८५. 
१८६. 
१८७. 
१८८. 
१८९. 


१९७०. 


१९१. 
१९२. 
१९३. 


१९४. 


१९५. 


१९६. 
१९७. 


१९८. 
१९९. 
२००. 
२०१. 


बीस 


एक शानदार बयान (२३-२-१९२२) 

मौलाना अबुछ कछाम आजाद (२३-२-१९२२) 

गर्जन-तर्जन (२३-२-१९२२) 

मिलका कपड़ा (२३-२-१९२२) 

मेरे दुःखका अन्त नहीं (२३-२-१९२२) 

हमारी ढील (२३-२-१९२२) 

दिल्‍ली जेलके कैदी (२३-२-१९२२) 

सरकार द्वारा प्रतिवाद (२३-२-१९२२) 

प्रस्ताव: अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें (२५-२-१९२२) 
अहमदाबाद और सूरतकी कसौटी (२६-२-१९२२) 

टिप्पणियाँ : कलकत्ताकी जेलमें; चौथाई कैसे दी जा सकती है? ; झरियामें 
सविनय अवज्ञा; एजेन्सी अदालतोंमें वकालत; इसके विपरीत;  अस्पृ- 
बयता - एक अतिरिक्त अंग ”; मौतीराल तेजावत और भी ल ; विदेशी कपड़े- 
की दुकानोंतर घरना; अहमदाबादकी स्वयंसेविकाएँ; ' नवजीवन' का 
बहिष्कार नहीं; खादीका भण्डार (२६-२-१९२२) 

भेंट: पत्र-अतिनिधियोंस (२६-२-१९२२) . 

व्प्पिणियाँ : कांग्रेसकों मूत्ति न बता डालिए; खिछाफत समित्योंसि 
अनुरोव; खद्दर अनिवाये है; अनावश्यक घबराहट; प्रान्तीय कमेटियोंको 
सलाह; रचनात्मक कार्यक्रम; लोग हँसते हैं; राजनैतिक परिणाम; 
खिलाफतके बारेमें; उत्तेजनाकी जरूरत; कलावाजियाँ; ऐसी मूर्तिपूजा पाप 
है; वेकारकी घमकी; राजपूतानाके भील; आन्त्रपर मुसीवत; पीड़ित 
असम; अजमभेरमें अन्धेर (२-३-१९२२) 

कांग्रेसकी बैठक (२-३-१९२२) 

सरकार द्वारा प्रतिवाद (२-३-१९२२) 

झूठसे भरा एक इश्तिहार (२-३-१९२२) 

पत्र: मु० रा० जयकरकों (२-३-१९२२) 


परिन्वििष्ट 


१. सर शंकरन्‌ नायरके पतन्रके उद्धरण 
२. वाइसरायको लिखित गांधीजीके पन्रके सम्वन्धर्में भारत 
सरकारकी विज्ञप्ति 
सामग्रीके साथन-सूत्र 
तारोबवार जीवन-वृत्तान्त 
शीर्षक-सांकेतिका 
सांकेतिका 


४७८ 
४७९ 
४८१ 
४८३ 
४८४ 
४८८ 
४९० 
४९७० 
४९२ 
४९४ 


४९७ 
५०५ 


५१० 
५२५ 
५३० 
५३३ 
५३४ 


५३५ 


५३८ 
५४२ 
५४३ 
५४८ 
५५१ 


१. टिप्पणियाँ 
देदाबन्धु दास 

लॉड रीडिंगने' जो कहा था लगभग कर दिखाया। देशके बड़ेसे-बड़े नेता भी 
गिरफ्तारीसे नही बचे।' लॉडे रोनाल्डशेके भाषणका अभिप्राय छोगोंने यह समझा 
था कि देशबन्धु दास कांग्रेसके अधिवेशनसे पहले गिरफ्तार नहीं किये जायेंगे और 
अगर उसके बाद गिरफ्तार हुए भी तो कुछ अनुचित किये जानेपर ही। किन्तु छॉरडे 
रीडिंगकी धमकी इसके बाद सामने आई और उससे ढॉर्ड रोनाल्डशेके अभिप्रायपर 
हरताल फिर भगई। यदि मनोनीत सभापति स्वयसेवक बनाता रहे और घोषणापत्र 
जारी करता रहे तो फिर उसे क्यों आजाद रहने दिया जाये ? और फिर कलकत्तेमें 
युवराजके आगमनके दिन हड़ताल करनेकी हलचल भी जैसीकीश्तैसी चल ही रही 
है। मेरे खयालमें ऐसा ही कुछ सोचकर मनोनीत सभापति गिरफ्तार किये गये हैं। 
उनके साथ-साथ दूसरे अवेक प्रधान कार्यकर्ता भी पकड़े गये हैँ। मौलाना अबुल कलाम 
आजाद जो कि मुस्लिम उल्लेमाओंमें सर्वाधिक बड़े विद्वानोमें है, मौलवी अकरम 
खाँ जो कि खिलाफत समितिके मन्‍्त्री है, श्री सतमलर जो कि बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटीके मन्त्री है, बाबू प्मराज जन जिनका प्रभाव कलकत्तेके मारवाड्रीसमाज- 
पर है, सभापति महोदयके साथ गिरफ्तार हुए है। यह स्पष्ट है कि ये गिरफ्तारियाँ 
हड़ताछको रोकनेके लिए हुई हैं। इन गिरफ्तारियोसे यह नत्तीजा निकलता है कि 
अधिकारीगण छोगोंको शान्तिके साथ समझा-बुझाकर हड़ताछके छिए राजी करनेकी 
बात बरदाइत नहीं कर सकते। वे तो यही चाहते हैं कि जबरदस्तीसे ही क्‍यों न 
हो, दुकानें खुली रखी जायें। अलबत्ता वे कर्नल जॉनसनकी' तरह छोगोंको डरा- 
धमकाकर दुकानें खुलवाकर वहाँ सिपाहियोंकों पहरेपर बिठा देना नही चाहते; बल्कि 
नेताओंको गिरफ्तार करके डर॒पोक दुकानदारोंको भयभीत कर देना चाहते है। सो 
कलकत्तेके व्यापारियोके लिए अब यह अवसर आ गया है कि वे, अपने नेताओंके 
उनसे अलहदा कर दिये जानेपर भी, उस दिन हड़ताल रखें और इस तरह अपने 
निश्चय और स्वतन्त्र-वृत्तिका परिचय दें। अब तो २४ तारीखको हड़ताल रखना 


१. चितरंजन दास (१८७०-१९५७ ), वक्ीछ, वक्‍ता और छेखक; १९२१ में कांग्रेसके भध्यक्ष; 
१९२३ में स्वराज्य पार्टीको स्थापना की । 

२. १९२१ से १९२६ तक भारतके वाश्सराप । 

३. अभिप्राय १० दिसम्बर, १९२१ को देशवन्धु दासकी गिरफ्तारोंसे है । 

४. बंँगालके तत्कालीन गवर्नर । 

७. १८८९-१९०८; प्रसिद् नेता, दो वार कांग्रेस के अध्यक्ष; स्वतन्त्रता प्राप्तिके बादते १९५८ तक 
केन्द्रीप शिक्षा-मन्त्री । 

६. अप्रैल-मई १९१९ में माशै छोंके दौरान छादौर क्षेत्र: कर्मािंग अफप्तर । 
२२-०१ 


३ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पहलेसे भी अधिक आवश्यक हो गया है। युवराजके स्वागतके प्रति विरोध-प्रदर्शतकी 
भावता अब गौण हो गई है। अब तो अपने चेताओंके गौरव और सम्मानके लिए 
कलकत्तेके लोगोंको पूरी हड़ताक करना आवश्यक हो गया है। इससे अपने नेताओके 
प्रति उनकी निष्ठा सिद्ध होगी और यह भी सिद्ध होगा कि वे स्वयं भी अपने मतके 
अनुसार आचरण करनेमें समर्थ हैं। मुझे आशा है कि कलकत्तेकी जनता आग्रामी २४ 
दिसम्बरको अपने इस स्पष्ट कत्तेव्यका पालन करनेमें नहीं चुकेगी और इस समय 
जब हमारे नेता जेल जा चुके है, शान्ति-रक्षाके लिए हरएक असहयोगी स्वयं नेता 
बन जायेगा। सबसे अच्छा तो यह हो कि २४ तारीखको वे अपने घरोंमें रहें और सिर्फ 
स्वयंसेवक ही बाहर रहें। स्वयंसेवकोंका कर्त्तव्य होगा कि वे उन छोगोंको किसी 
तरहकी हानि न पहुँचने दें, जिन्होंने उस दिन दुकान खोले रखना तय किया हो। यह 
तो गृहीत ही है कि कांग्रेस और खिलाफत समितियोके नये पदाधिकारियोंका चुनाव हो 
गया होगा। हमारी सच्ची कसौटीका समय तो यही है। आज नेतृत्व ग्रहण करना 
वैसा ही हैं जैसा कि आयरलैंडके स्वर्गीय शहीद मैक्स्विनीका' ढॉर्ड मेयरका पद ग्रहण 
करना था। क्‍योंकि भेता-पदपर प्रतिष्ठित होनेके साथ-ही-साथ तुरन्त जेल जानेकी 
जिम्मेदारी भी आ जाती है। यदि सचमुच राष्ट्रका उत्थाव हो चुका है तो नेताओं 
और उनके अनुगामियोंका प्रवाह बराबर उमड़ता रहेगा। सरकार हमसे जितनी चाहे 
हम बराबर उसे अपनी ही आहुतियाँ देते रहें। और जैसे ही हम सरकारकी यह 
माँग पूरी कर देने योग्य सिद्ध हुए, हमें विजय मिल जायेगी। 
सबके जेल जानेकी उपयोगिता 

हम सब लोगोंकों अपने जेल जानेके औचित्यके विषयमें सन्देह नहीं होना चाहिए। 
यदि इसके लिए जितने लोग चाहिए उतने आगे न आयें तो हमें साहसपूर्वंक अपना 
अल्पमतमें होना स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर यदि हममें अपने कार्यक्रमपर 
निष्ठा है तो हमें चाहिए कि हम वचनसे नही अपने कमंसे उसका प्रसार करके इस 
अल्पसंरुयाको वहुसंख्यामें परिणत कर छें। हमें अच्छी तरह जान छेना चाहिए कि 
तिल-भर आचरणका मन-भर उपदेशसे अच्छा होनेकी बातमें कितना बल है। नये 
साधनोंकी खोजमें समय बरबाद करनेकी अपेक्षा उपलब्ध साधवोंका उपयोग करना सही 
अर्थशास्त्र है। यदि हम अपने मौजूदा साधनोंका उपयोग करते रहें तो नये साधन अपने- 
आप जुट जायेंगे। यदि यह भी मान लिया जाये कि छोग जेल जानेके लिए आगे नहीं 
आयेंगे, तो इतना तो निद्िचत है कि जो जेल नहीं जाना चाहते वे कामका कोई दूसरा 
तरीका स्वयं ढूँढ़ छेंगे। इसमें कमसे-कम सत्यज्ञीकता तों होगी। भारतके जो छोग 
कष्ट सहन करते हुए असहयोग करनेके कायल हैं, वे पुरी तरह उस मार्गका अवलम्वन 
करेंगे। यदि हम बीसों दफा जेछ जायें और फिर भी जेल जानेवालों की तादाद न बढ़ें- 
तो मैं तो उस समय भी यही कहूँगा कि “ हमको अपना प्रयत्न तवतक वरावर जारी 


१. आपरलैण्डके देशभक्त और कावके लोड मेपर । आपरलैण्डकी सुक्तिके लिए १९२० में ६७ 
दिनके आमरण अनशनके बाद उनका देहावत्तान हुआ । 


टिप्पणियाँ ३ 


रखता चाहिए जबतक सारा देश हमारे सिद्धान्तकी सत्यताका कायछ न हो जाये।” 
इसके सिवा धर्मका दूसरा मार्ग है ही नही। हम उन छोगोके लिए स्वराज्य चाहते 
है जो स्वतन्त्रताको प्यार करते है ओर जो उसके लिए कष्ट सहन करनेको उद्यत है। 
खिलाफतका' समर्थन भी हम ऐसे ही छोगोके द्वारा चाहते है; क्योकि वे ही सच्चे 
हिन्दू, सच्चे मुसलमान और सच्चे सिख है। 


इसका सरल सौन्दर्य 


अपने कार्यक्रमकी सादगीको समझना ही इसकी सच्ची खूबसू रतीको समझ छेना है। 
हमें इससे ज्यादा और कुछ नही करना है कि हम सूत कातें और गिरफ्तार हों और 
यदि हमें कातने दिया जाये तो हम जेलोमें भी का्तें। कातते या जेल जाते समय हमें 
अपनी मानसिक स्थितिें ठीक सन्तुलन' रखना चाहिए अर्थात्‌ हमें अपने मनमें अहिंसा 
और विभिन्न धर्मोके प्रति मंत्रीका भाव दृढ़ रखना चाहिए। यदि हम अंग्रेजो, सहयो- 
गियों और उन लोगोके प्रति जो हमसे सहमत नहीं ह, धृणा करना छोड़ दें; यदि हम 
एक-दूसरेके प्रति अविश्वास या भय न रखें और यदि हम पूरे राष्ट्रकी जीविकाकी 
दृष्टिसे कष्ट सहने और काम करने अर्थात्‌ सृत कातनेके लिये क्ंतसंकल्प हो जायें तो 
क्या हम यह नहीं मानते कि फिर संसारकी कोई भी शक्ति हमारे आड़े नहीं आ 
सकती । यदि हमें केवल अपने आपपर भरोसा हो तो फिर संख्यामें हमारे थोड़े या 
बहुत होनेंसे कोई फर्क नही पड़ता। और न हमारी गिरफ्तारी या हमपर ग्रोलीबारी- 
से ही कोई फर्क पड़ सकता है। मैत्े यह जो कार्यक्रम बताया है सो सब प्रकारसे 
पारंगत लोगोके लिए नही है बल्कि ऐसे व्यावहारिक लोगोंके लिए है जो अच्छे और 
ईमानदार है और जिनमें घैयँ और साहस भी है। यदि हम अच्छे तथा प्रामाणिक और 
साहसी भी नहीं बन सकते, तो फिर हमें स्व॒राज्य या धर्मकी बात करनेका क्या हक 
है? क्‍या हम अपनेको हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसी कह सकते है? 
यदि नहीं कह सकते तो क्‍या हमारे खिलाफत ओर पंजाबके बारेमें बातचीत करते 
रहनेका कुछ मतलब है। 

सरकारका असहयोग 


यदि हमें अपने कार्यक्रममें विद्वास है तो फिर सरकार यदि हर बातमें हमसे 
असहयोग करे तो भी हमें चिन्ता नही करनी चाहिए। श्री राजग्ोपाल्लाचारी' और आगा 
सफदरने' सूचित किया है कि उन्हें पूरे तार नही भेजने दिये जाते। मुझे तो इसी बातका 
ताज्जुब होता है, कि वह हमारे तार एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचने देती है और 
हमें इघधर-उघर जाने और एक-दूसरेसे मिलने देती है। मैने तो इस सरकारसे बुरेसे- 


१. खिलाफत भान्दोलनका उद्देश्य अर्ककि सुल्तानकों फिर वही दर्जा दिलाना था जो उन्हें प्रषम 
विश्वयुद्धके पहकछे प्राप्त था | 
२. चक्नवर्तों राजगोपाछाचारी (जन्म १८७९); राजनयिक, छेखक भौर भारतके प्रभम गव्ेर-जनर॒क | 


३. ३ दिखाबर, १९२१ को छाछा छाजपतरापकी मिरफ्तारीके बाद पंजाब भान्तीप कांग्रेस कमेटीके 
भष्यक्ष | 


द सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बुरे व्यवहारकी आशा कर रखी है। अतएवं यह सरकार हमारी कारंवाई रोकने या कम 
करनेके लिए चाहे जो करे मुझे अचम्भा नहीं होता। मुझे न आइचय होता है और 
न सन्ताप ही। वह तो अपनी हस्तीकी रक्षाके लिए ही लड़ रही है; और में समझता 
हैँ कि यदि में उसकी जगरहपर होता तो में भी वेसा ही करता जैसा वह कर रही 
है। शायद इससे भी ज्यादा करता। हम उससे अपने अधिकारोंका उपयोग न करनेकी 
आशा ही क्‍यों करें। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि हम उसकी मददके बिना 
अपने निर्वाहका और अस॒हयोगकों जारी रखनेका जरिया खोज निकालें। यदि हमारी 
खबरोंका एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त्में भेजा जाता बन्द कर दिया जाये तो भी हमें अपने 
चित्तको स्थिर रखना चाहिएं। कार्यक्रम तो सभी प्रान्तोंको अच्छी तरह मालूम ही 
है; अतः उन्हें अपना-अपना काम करते रहना चाहिए। बल्कि में तो इसमें फायदा ही 
देखता हूँ। यदि कहीं किसी आन्तमें कमजोरी आ गई तो खबरोंके अभावमें हमपर 
उसका कुछ असर नहीं पड़ सकेगा। मान छीजिए गुजरातवाले कुछ कमजोरी दिंखा 
दें और सरकारके आगे घुटने टेक दें था भान छीजिए कि असमके लोग पागल हो 
उठें या अचानक हिसा-काण्ड कर बैठें तो इसका बूरा प्रभाव पंजाबपर नहीं पड़ेगा। 
वैसे ऐसी कोई आशंका नहीं है। क्योंकि असम उत्तेजनाके जबरदस्त कारणोके होते हुए 
भी अनोखी शान्तिका परिचय दे रहा है और मुझे आशा है कि गुजरात भी श्लीन्न 
ही अपना पौरुष प्रकड करके दिखायेगा। और प्रान्तोंकी अपेक्षा शायद बम्बई प्रान्तकी 
सरकार अपने कामको ज्यादा अच्छी तरह करना जानती है। वह उनसे अधिक सहन- 
शील और कार्यकुशकरू तो निशचय ही है। उसने असहयोगियोको काफी गुंजाइश दे रखी 
है। परन्तु चूँकि अपनी अभीष्ट वस्तु न मिलनेकी अवस्थासें असहयोगी फाँसी-तकपर 
चढ़ जानेको राजी हैं, वे गुंजाइशका भरपूर उपयोग करते चले जा रहे हैं। लेकिन यह 
तो प्रसंगके बाहरकी बात हुईं। भारतका वायुमण्डल विलक्षण है, कहा नहीं जा सकता 
इसके आकाशमें क्षितिजपर उठा हुआ एक छोटा-सा बादर भी कब कितना भयंकर रूप 
धारण कर छे | मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वह यह कि हमें तमाम उलझनों- 
का स्वागत और सामना करनेके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको देखकर हम 
कभी विचलित न हों, कभी न घबरायें। जिस बातकी आशा को थी जब वह बात 
हो जाये तब तो हरगिज एक कदम भी पीछे न हठे। 


धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे 


यदि हमें तारकी विशेष सुविधा न दी जाये तो हमें डाककी मार्फत अपना काम 
चछाना चाहिए। यदि डाकका रास्ता भी हमारे लिए बन्द कर दिया जाये तो हमें 
हरकारोंसे काम छेना चाहिए। इधर-उधर आते-जानेवाले मित्र हमपर यह कृपा कर 
सकेंगे। जब रेलोंका इस्तेमाल भी हमारे लिए बन्द कर दिया जाये तो हमें यातायातके 
अन्य साधनोंका उपयोग करना चाहिए। कितनी भी बाहरी रुकावरटों क्यों न हों; हमारे 
कामकी गति धीमी नहीं पड़ सकती। बशर्ते कि हमें ईदवरमें ऐसा विश्वास हो कि 
हम कह सकें “अशरणशरण , शरण हम तेरी”, सभी धर्मोमें इस आश्ययकी प्रार्थनाएं 
मिलती है! यदि हम केवल परमात्माको ही अपना सहारा मानें और अपनेकों उसकी 


टिप्पणियाँ पु 


गोदमें छोड़ दें तो हम सरकारकी तमाम अग्नि-परीक्षाओंसे बेदाग बाहर निकल आयेंगे --- 
हमें जरा भी आँच न आने पायेगी। यदि उसकी इच्छा और आज्नाके बिना एक पत्ता 
भी नहीं हिलता तो फिर इस बातपर विद्वास करनेमें कौन-सी दिक्कत है कि वह 
इस सरकारके द्वारा ही हमारी परीक्षा छे रहा है? में तो बस अकेले उसीको भपने 
दुःख-दर्दकी कहानी सुनाऊंगा। और क्रोध भी करूँगा तो उसीपर जो इतनी बेरहमीके 
साथ हमारी परीक्षा ले रहा है। और यदि हम केवल उसीपर निर्भर रहे तो वह 
हमें अवद्य सान्त्वना देगा और हमें क्षमा कर देगा। जाल्‍लिमके सामने अडिग खड़े 
रहनेकी रीति यह नहीं है कि हम उससे घृणा करें या उसपर हाथ उठायें; बल्कि 
यह है कि हम अपने उस दु.ख और क्लेशके समय ईश्वरके दरबारमें दम्न होकर 
सच्चे दिलसे उसे पुकारे। 


आगा सफदरकी ओरसे 


आगा सफदरके दो सुन्दर पत्र' प्राप्त हुए है जिनमें उन्होंने दर्शाया है कि कैसे वीर 
पंजाबियोको झंझटमें डाकूकर उनपर मुकदमे चलाये गये हैं, कैसे वे इस परीक्षामें सच्चे 
सिद्ध हुए है, किस प्रकार पराक्रमी सिख, जो अबतक सरकारके सर्वोत्तम मित्र और 
समर्थक रहे है, सरकारकी सारी शक्तिकी अवज्ञा कर रहे है जो कुटिलताके साथ उनके 
विरुद्ध प्रयुतत हो रही है। तथा किस प्रकार पंजाबके समस्त नेता एकमत होकर 
कार्य कर रहे हैं तथा कैसे इस असाधारण कठिनाईमें भी वे सब अपने मानसिक 
सनन्‍्तुलनकों स्थिर रखे हुए है। प्रतिभाशाली तथा उदार आगा साहबने गौरवपूर्ण किन्तु 
जआपतास्त पंजाबके विषयमें जो कहा है उसे उन्हीके शब्दोंमें सुनिए : 


4 
« » *एप्ोसिएटेड प्रेसके जरिये आपने उन परिस्थितियोंके घिषयमें सुना 
होगा जिनमें कि गिरफ्तारियाँ की गई थीं। लछालाजीने बहुत चाहा कि आपकी 
इच्छाओंके अनुतार चलें और गिरफ्तार न हों परन्तु चूंकि थे पंजाब प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष थे, उन्हें सभामें जाना पड़ा और गिरफ्तार हुए। यह 
सभा सार्वजनिक सभाओंकी सनाही और स्वयंसेवक दरूफो समाप्त करनेके जावेश' 


१, यदाँ पत्रेफि केवल कुछ मंश दी दिये णा रहे दें । 

२, छाछा छाजपतराय (१८६५-१९२८); पंजाबके राष्ट्रवादी नेता, छेखड् भौर राजमीतिश; 
संवन्धस थोंफ पीपुष्स सोसाइ्टीके संस्थापक; १९२० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके मध्यक्ष । 

३- १७ नवम्बर, १९२१ को वम्बईमें हुए उपदृवोक्ति वाद स्थानीय सरकारोंकों सूचित किया गधा 
कि “ उत्तेजनात्मक भाषणोंकी वहुतायत रोकनेके लिए राजद्रोहात्मक सभा अधिनियमके जमलकी श्जाजत दी 
जायेगी. , . १९०८ का दण्डविधि संशोधन अधिनिंधम साम २ सस्तीसे भमलमें छाथा जाये ताकि उन 
स्वयंसेवक-संस्थानोंकी गैरकानूनी कार॑वाश्योते निबश जा सके जिनकी कवायदों, धरनों और पमकियोंसे 
देशकी शान्तिको खतरा पैदा हो गया है. . ,भारत सरकारने . , . प्रान्तीष प्रशासनकों निर्देश दिया 
कि राजद्रोह सविनय अवश्ञाके उपक्रम भौर द्िंसा भद़कानेवाले कार्मोस्रे तत्काऊ निपण जाये।” इंडिया 
इन १५९२१०२२ । 


है सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


जारी होनेके तुरन्त बाद की गईं थी . . .। जिला न्यायाधोशने सभाकों विद्रो- 
हात्मक बताकर उसपर प्रतिबत्ध लगाया किन्तु चूंकि यह आदेश गेरकानूनी था 
इसलिए तय हुआ कि उसकी अवज्ञा को जाये। 

लाल्‍ाजी, सनन्‍्तानम्‌,' गोपीचन्द,' और छालखाँ अब केल्रीय कारागारमें हे । 
वे प्रसक्ष और सल्तुष्ट हे। उन्हें बिस्तर और पुस्तकें भेज दी गईं; किन्तु बाहरका 
भोजन लेनेसे उन्होंने इनकार कर दिया और जेलूका भोजन छे रहे हे। 

मुकदसेकी सुनवाई ७ दिसम्बरकों होने जा रही है और कहा जाता है कि 
सुनवाई भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १४५ के अधीन होनेबाली है। . . . 

पूरा प्रान्त शान्‍्त है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हम खादीपर 
और विदेशीके बहिष्कारपर जोर दे रहे है। « - 

हमारे खालसा (सिख) मित्र जब भी अमृतसरमें सार्वजनिक सभाएँ करने- 
में लगे हुए हे परन्तु और गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही है। कुल २१ गिरफ्तारियाँ 
हुई हैं जिनमें से ११ पर पहले ही अभियोग चलाया जा चुका है। इसी तरह 
खालसा दोवानोंने लाहौरमें सभाएँ शुरू कर दी हूँ और अबतक एक गिरफ्तारी 

है। 

हुए सब आहिसापुर्ण वातावरण बनाये रखनेका अपनी ओरसे पुरा-पूरा 
प्रयत्न कर रहे है और उसमें सफल होनेकी पुरी आज्ञा है, क्योंकि छोग धीरे- 
धीरे इस साजवाकों आत्मत्ातू कर रहे हे और उत्तेजनात्मक परिस्थितियोंमें भी 
विचलित नहीं होते। « « « 

र्‌ 


आशा है कि आज सुबह जो पत्र मेने छिखा था आपको मिल गया होगा। 
शामके ४ बजे ब्लैडलॉं हॉलमें एक सार्वजनिक सभाकी सूचना दी गईं थी जिसकी 
अध्यक्षता सरदार प्रेमसिह सोधबंस करनेवाले थे। दोपहर दो बज तक लाठियों 
और राहफलोंसे लेस एक खासे बड़े पुलिस दलने हॉलकों घेर लिया और वहां 
पहुँचनेके सब रास्तोंको रोक दिया। शामके ४ बजेके बादतक वे पहरेपर रहे 
और कितीको भी वहाँ प्रवेश करनेकी इजाजत नहीं दी गई। - « « सरदार 
प्रेमसिह ३-३० बजे शामकों आये परन्तु पुलिस-दलने उन्हें रोका और एक 
यूरोपीय पुलिस-अधिकारीने उन्हें चले जानेको कहा। वे भीड़के साथ-साथ वापस 
मुड़े और कुछ दूरीपर एक सभा की जिसमें प्रस्ताव पास करके छालाजी और 
उनके साथियोंकों बधाई दी गईं। उसके बाद सभा विसजित कर दी। किन्तु मेंने 


१. के० सन्तानम्‌ ; राणनीतिश, झेखक् भौर प्रकार; १९१९ में पंजावके उपद्रवोपर रिपोर्ट देनेके 

लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त उप-समितिके सचिव; विन प्रदेशके छेपटीनेंट गवनेर; अथक्ष, वित्त भाषोग । 

२. डा० गोपीचन्द भागैव ( १८९०-१९६६ ); छाछा छाजप्तरापके मार्ग-दर्शनमें राजनीतिमें मविष्ठ; 
१९४२-४३ में कारावास; पंजानके मुख्य मन्त्र । 


टिप्पणियाँ ७ 


अमी-अभी सुता है कि पुल्सिके एक सिपाहीने एक चिद्यार्थोकों बुरी तरह पीटा 
और वह गम्भीर अवस्थामें अस्पतालमें पड़ा है। अभी-अभी पण्डित रामभजदत्त 
उसे देखने गये हे। 

लालाजी तथा अन्य छोगोंसे कल जेलसें भेंट की गई। सबके सन 
उत्साहपूर्ण हे। उनका कोई खास खपाल नहों रखा गया है। थे सब अलग-अलग 
कोठरियोंमें रखे गये हे और जेलके भोजनपर रह रहे हे। 

मेने गिरषारीछालसे सुना है कि अमृतसरमें कुछ गड़बड़ हुई है। सिख 
शान्तिपुर्चंक अपनी सार्वजनिक सभा कर रहे थे कि इतनेमें अचानक ही वहाँ कुछ 
साधु आ पहुँचे और अपन लोहेके डंडोंसे बुरी तरह पीढने छूगे। सिख अहिंसा- 
पूर्ण बसे रहे और उनके कुछ लोग जरुमी हो गये। साधुओंके काण्डके साथ- 
साथ फौज और पुलिसके साथ डिप्टी फम्िइ्तर आ गये। डिप्टी कमिश्वरकों तो 
आते दिया गया, किन्तु सिख नेता ज्ञानी शेर्ससहने अधिकारियोंकों दखल नहीं 
करने दिया और डिप्टी कमिदतरसे कोई भी मदद छेनेसे इनकार किया। कहा 
जाता है कि स्थिति काबू है और फिर कोई हिसाकी खबर नहीं मिलली। 

« » » अभी-अभो खबर सिली है कि पुलिस हारा पीढे गए विजद्यार्थीको 
हरलत सुधर रही है। | 
आगा साहबने जो सरल ओर सुन्दर वर्णन किया है उसमें अपनी तरफसे कुछ 

भी जोड़ना में अनावश्यक मानता हूँ। मैंने दोनों पत्नोंमें एक भी शब्द नहीं बदला 
है। मैं छालाजी और उनके साथियोको सादर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भुकदमेकी 
सुनवाईके दौरान भी जेलके खानेके अछावा कुछ और लेना अस्वीकार किया। मै 
सरदार प्रेमसिंह सोधवंशको बधाई देता हूँ जिन्होंने मजिस्ट्रेटके आदेशकी अवज्ञा करते 
हुए पुल्सिकी उत्तेजनात्मक मौजूदगीके बावजूद इतती शान्ति और प्रतिष्ठाके साथ 
सभाका संचाकून किया। मैं उस स्वयसेवककों भी बधाई देता हूँ जिसका सिर फूठा। 
अमृतसरकी गम्भीर घटताका विस्तृत ब्योरा मिलनेपर उसके सम्बन्धमें फिरसे लिखूँगा। 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि सिसोने अदुभुत साहस और संयमसे काम लिया है। 
जब लड़ाकू जातिके लोग अहिसात्मक बन जायें, तो वे सर्वोच्च प्रकारके साहसका 
परिचय देते है। इतिहास इस बातका साक्षी है कि सिखोने पहले भी ऐसा साहस 
दिखाया है। वे इन दिनो स्वयं अपने इतिहासकी पुनरावृत्ति कर रहे है। मुझे आशा 
है और भेरी प्रार्थना है कि वे सरदार खड़गर्सिहके' आदेशोका पालन करते हुए अन्ततक 
अहिसात्मक बने रहेंगे और रहन-सहनमें सादगी अपनायेंगे तथा केवल खादी पहनेंगे । 


सभापतिकी अनुपस्थितिमें 


हमारे मनोनीत सभापतिकी गिरफ्तारीसे हमें विचलित होनेकी जरूरत नहीं है। 
वे शरीरसे न सही मनसे हमारे बीच उपस्थित ही हैं। देशके नाम उनके सन्देदासे तो हम 


१. पंजावके एक कांग्रेसी नेता । 


८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


परिचित ही हैं। वे खुद उसीकी जीती-जागती मूर्ति हो गये है। कांग्रेसके अधिवेशनतक 
जो लोग जेलके बाहर रह जायें अब हमें उन्हींमें से किसीको सभापतिका काम चलानेके 
लिए चुन छेना चाहिए। इस जैसी शुभ घड़ीमें आजतक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 
जो बात असम्भव दिखाई देती थी वही सरकारकी इस स्वागत-योग्य दमन-नीतिके 
द्वारा प्रायः सम्भाव्य होती दीख रही है। हमारे बहुत-से बड़े-बड़े और अच्छे-बच्छे 
लोगोंका जेलोंमें होना ही स्वराज्य है। यदि सरकार हरएक असहयोगीको सिर्फ यह 
फरमान भेज दे कि वह २६ दिसम्बरको या इसके पहले अपने नजदीकी पुलिस थानेमें 
हाजिर होकर जेल जानेके लिए गिरफ्तार हो जाये और फिर उसे तबतक न छोड़ा 
जाये जबतक या तो वह खुद ही असहयोगके लिए साफी न माँग ले या सरकारको 
अपनी करनीपर पश्चात्ताप न हो, तो इस स्थितिको भी म पूर्ण स्व॒राज्य कहुँगा। 
श्री वल्लभभाई पटेल तथा उनके निष्ठावान्‌ साथी गुजरातकी राजधानी अहमदाबादके 
लिए योग्य प्रतिनिधियोंके स्वागतकी तैयारी करनेमें रात-दिन एक कर रहे है तो भी 
मैं कांग्रेसके अधिवेशनका न होना मंजूर करूँगा क्योंकि मेरी दृष्टिमें तो सरकारकी 
ऐसी आज्ञा पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति ही होगी। इस तरहसे सरकार भी असहयोगियों- 
के झगड़ेसे मुक्त हो जायेगी और असहयोगियोंका मनोरथ भी पूरा हो जायेगा। 
असहयोगियोंका तो यह सिद्धान्त ही है कि या तो स्वराज्य मिले या जेल। परच्तु 
यदि सरकार हमें इस नव वर्षके आग्रमनके उपलक्ष्यमें ऐसा कोई प्रेमोपहार न भेंट 
करे तो उसने जिन थोड़ेसे लोगोंपर यह दयादृष्टि की है उसीके लिए हमें अवश्य 
उसका क्ुतज्ञ होना चाहिए। पिछले कुछ दिनोंमें-- अपनी याददाश्तके अनुसार --- 
गिरफ्तार होकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकतेवाले प्रमुख व्यक्तियोंकी सूची में 
नीचे दे रहा हूं: 


लाहौर 
लाला' लाजपतराय के० सन्तानम्‌ 
डा० सत्यपाल डा० भोपीचन्द 
डा० गुरुबरुशराय मलिक लालखाँ 
एस० ई० स्टोक्स 

अजमेर 
मौलाना मुइनुद्दीन मौलवी अब्दुल्ला 
मिर्जा अब्दुल कादिर बेग सैयद अब्बास अली 
हाफिज सुलृतान हसन मौलवी नूरुद्दीन 


मौलवी अब्दुल कादिर बोढारी 


२, १८७५-१९००; गुणरातके कांग्रेसी नेता; बादमें स्वत भारतके प्रथम उपन्प्रषान मन्त्र । 


पण्डित मोतीलाल नेहरू 
पण्डित जवाहर॒छाल नेहरू 
पण्डित इ्यामलाल नेहरू 
पण्डित मोहनलाल नेहरू 
पुरुषोत्तमदास टंडन 
गौरीशंकर मिश्र 

पण्डित कपिलदेव मालवीय 


हरकरननाथ मिश्र 

चौधरी खलीकुज्जमा 

शेख मुहम्मद शौकत अली 
डा० शिवतारायण सक्सेना 
पण्डित वालमुकुन्द वाजपेयी 


चित्तरंजन दास 

मास्टर सी० आर० दास 
अकरम खाँ 

पद्चराज जैन 


शंंकरलाल 


टी० आर० फुकन 
एन० सी० वारदोछाई 
विष्णुराम मेंहदी 


वेंकटसुब्बैया 


टिप्पणियाँ 
इलाहाबाद 


मौलाना शरर 
एन० शेरवानी 
कमालुद्दीव जाफरी 
रणेन््रताथ बसु 
जॉर्ज जोजेफ 

के० बी० माथुर 


जूखनऊ 


मौलाना सलामतुल्ला 
मोहनलाल सक्सेना 
डाक्टर लक्ष्मीसहाय 
हकीम अब्दुलवली 
लालबहादुर श्रीपति 
बंगएल 
ससमल 
जितेन्द्रलारू बनर्जी 
मौलाना अबुछ कलाम आजाद 
मौलाना अब्दुल मुसाविर-सिलहट 


दिल्ली 
आसफअली 
असम 


कलाघर चालिहा 
आर० के० चौधरी 
महीबुद्दीन 

सद्रास 
लक्ष्मी भरसिहम्‌ 


मैने ये नाम याददाइतसे दिये है। में जानता हूँ कि सूची पूरी नही है, और हो 
सकता है कि यह पूरी तरह प्रातिनिधिक भी न हो। तथापि यह देशकी भ्रवृत्तिपर 
पर्याप्त प्रकाश डालती है। मेरे लिए यह देशकी स्वतस्त्रता-प्राप्तिकी योग्यताका मुखर 
प्रदर्शन है, बशतें कि योग्यताका मेरा स्तर स्वीकार कर लिया जाये; मेरे छेखे जो 
लोग कष्ठ सहनेको तैयार है दे स्वराज्यके लिए सबसे ज्यादा योग्य है। 


१० सम्पूर्ण गांधी वाढुमय 
बंगालका कत्तेंव्य 

बंगालका कत्तैंब्य स्पष्ट है। उसे निर्वाचित अध्यक्ष तथा अन्य चुने नेताओंकी 
गिरफ्तारीका उपयुक्त उत्तर देना है। मौझाना अवुछ कलाम आजादकी गिरफ्तारी 
मान्य अध्यक्षकी मिरफ्तारीके सदृश ही महत्त्वपूर्ण घटना है। मौलाना अबुछ कछाम 
आजाद विद्येषकर भुसलवूमानोंमें, अखिल भारतीय स्तरपर प्रतिष्ठित हैं। वे अनेक 
वर्षोतक राँचीमें ही निर्वास्तित होकर रहे। वे एक तपःपूत सैनिक हैं। इस्लछामके 
आलिमोंमें उनका बड़ा ऊँचा स्थान है। उनकी गिरफ्तारीसे भारतके मुसलमानोंके 
हरदयोंपर गहन आघात होना ही चाहिए। बंगालके हिन्दू और मुसलमान इसका क्‍या 
उत्तर देंगे? किसी क्रियाका उत्तर तो केवल ठीक प्रतिक्रियाके द्वारा ही दिया जा 
सकता है। हमें ज्ञात है कि ठीक प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? क्या बंगाली -- 
हिन्दू और मुसलमान--हजारोंकी संख्यामें आकर स्वयंसेवकोंके रूपमें भरती होकर 
गिरफ्तार होंगे ? क्या बंगाल केवक खादी पहलनेगा, कुछ अन्य नहीं? क्या बंगाली 
विद्यार्यी उनसे अपेक्षित कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रचारित हृदयद्रावक अनुरोधका उत्तर देंगे 


अहिसाकी विजय 


मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि विशेष रूपसे कलकत्तेके तथा सामान्य रुपसे 
बंगालके हिन्दू और मुसलमान पूर्ण रूपेण शान्त रहेगे। यदि वर्तमान शान्ति भविष्यका 
कोई संकेत दे सकती है तो बम्बईपर जो कलंक' लगा था वह लगभग पूरी तरह धुरू 
जायेगा। बम्बईसे हमने सबक ले लिया है। और अब उसे सदा थाद रखा जाता 
चाहिए। कलकत्ताके युवकगण जो नेता बच रहे है उनका अनुसरण करे। वे अधीर 
न हों। वे अपने मस्तिष्क झान्त रखें तथा अपने हाथ्थोका उपयोग सूत कातनेमें करे। 
प्रत्येक असहयोगीका नाम स्वयंसेवकोंकी सूचीमें हो तथा प्रतिदिन सूची अखबारोंमें 
प्रकाशित की जाये जिससे सरकारको, वह जिसे चाहे उसे मिरफ्तार करनेमें सुविधा 
हो। बंगारकी विकृक्षण भावुकता हमारे सष्ट्रीय इतिहासके इस सर्वोपरि संकटकालमें 
सर्वोत्तम कोटिकी शान्‍्त और शीतछ शक्तिके रूपमें परिवर्तित होनी चाहिए। कोई 
ऋषधोस्माद नहीं, उपद्रव नहीं, दुःसाहस तहीं। केवल अपने ध्येयके प्रति धर्ममय अनुराग 
तथा करो या मरो का एक निश्चित संकल्प । 

समस्त कांग्रेस-पदाधिकारियोंसे 


मै कांग्रेस कमेटियोंके सभी मन्त्रियोंसे अबतक हुई गिरफ्तारियों तथा गिरफ्तार- 
शुदा लोगों व पदाधिकारियोंके स्थानपर नये पदाधिकारियोंकी नियुक्तिसे सम्बन्धित 
सूची आमन्त्रित करता हूँ। यदि आवश्यकता हो तो वे मुझें दैनिक घटनाक्रम भी, 
प्रतिदिन उसी प्रशंसनीय ढंगसे भेजें जैसे आगा सफदरने भेजा था। में चाहूँगा कि 
उक्त विवरण संक्षिप्त तथा यथार्थ रूपमें एवं कागजके एक ही ओर साफ अक्षरों 
लिखकर भेजें जिससे मैं उन्हें आवश्यकतानुसार सरलतापूर्वक छपवा सकूँ। 


१, यहाँ स्पष्टट; संकेत १७ नवम्बर, १९२१ को युवराजके बम्बई पहुँचनेपर हुए दंगोंकी भोर है। 


टिप्पणियाँ ११ 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी आगामी महत्त्वपूर्ण बैठक २४ दिसम्बरको 
होनेवाली है। इस बैठकके निर्णयपर भविष्यके तमाम कार्यक्रमका आधार रहेगा। मुझे 
आश्ञा है कि प्रत्येक सदस्य जो इस बैँठकमें उपस्थित हो सकता है अवश्य उपस्थित 
रहनेका प्रयत्न करेगा। यह भी आशा है कि प्रत्येक सदस्य बिना किसी सकोचके पूरी 
आजादीके साथ अपना मत प्रकट करेगा। और फिर मत देनेका अर्थ उसके अनुसार 
व्यवहार करना है। हमारे राष्ट्रीय इतिहासके इस महत्त्वपूर्ण क्षणमें यनन्‍्त्रके समान 
मिला हुआ बहुमत किसी कामका चही। यदि हम किसी खास कार्यक्रमके पक्षमें 
अपना मत दें तो उसपर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और प्राणपणसे 
उसका पालन करनेकी तैयारी होती चाहिए। हम जेलके दरवाजोकों खोल दें और 
जेलोंमें ऐसे दाखिल हो जैसे कि दूल्हा दुल्हनके कक्षमें होता है। स्वतन्त्रताके लिए प्रयास 
धारा सभाओंमें या अदालतोंमें या स्कूछ-कालेजोके कमरोमें नहीं बल्कि कैदखानोमें 
और कभी-कभी तो फाँसीके तख्तेपर चढ़कर ही किया जाता है। इस संसारकी 
प्रेमिकाओंमें स्वतन्त्रता सबसे अधिक चंचला है। वह सर्वाधिक लुभावनी रमणी है 
जिसे खुश कर पाना सबसे अधिक कठिन काम है। इसमें क्‍या आइचर्य है कि वह अपना 
मन्दिर जेलछोमें या अगम्य ऊंचाइयोंपर बनाती है और जब हम (हिमारूयकी-सी ऊँचाई 
पर स्थित उसके मन्दिरतक पहुंचनेकी आशामें) जेलकी दीवारोको पार करनेका या 
काँटोसे भरे ऊबड़-खाबड़ रास्तेकों तय करनेका प्रयत्न करते है तो वह हमपर हँसती 
है। अतएव कांग्रेसकी वैठकके लिए आनेवाले सदस्योको चाहिए कि वे अपना मत 
और अपने विचार निश्चित करके आयें। यदि हमारा जेल जानेमें विश्वास न हो तो 
हमें ठीकसे यह वात कहनी चाहिए और दूसरे उपाय सुझाने चाहिए। यदि इस 
समय या कभी आगे जेलल्‍ूके रास्तेसें मेरा विश्वास न हो तो अकेला रह जानेपर भी मैं 
उसके पक्षमें अपना मत कभी न दूँगा। और यदि मेरा उसमें विश्वास हो तो अपने 
पक्षमें एक भी समर्थक न होनेपर भी में बिना हिचकिचाहट अपनी वही राय दूंगा। 
आरामसे चलाये जानेवाले किसी कार्यक्रमसे हम इस स्थितिका सामना नहीं कर सकते। 
हम लोग जो जेलोके बाहर हैं वे जेलोकी जीवनदायिनी दीवारोके अन्दर पहुँच 
जानेवाके लोगोके न्‍्यासी हो गये है। हम उनके विद्वासके योग्य सिर्फ एक ही तरहसे 
ठहर सकते हैं --वह यह कि अपने सिद्धान्तोका पालन करते हुए जेलोमें दाखिल 
हो जायें और आगेकी जिम्मेदारी अपने पीछे आनेवालों पर छोड़ दें। 


कार्य-समिति 


इस समितिका कार्यकारू अब समाप्त हो रहा है और इसकी यह अन्तिम 
वैठक बड़ी ही कठिन परिस्थितियोमें होगी। इसके १५ सदस्योंमें से देशबन्धु दास, 
लाला छाजपतराय, पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा मौलाना अबुछ कलछाम आजाद, 
जो दिल्लीमें मौलाना मोहम्मद अलीके' स्थानपर अभी नियुक्त हुए थे, महामान्य 


१. १८६१-१९३१; वकील और राजनीतिश; मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके दो वार अध्यक्ष । 
२. १८७८-१९३१; शोकत भढीके भाई और खिलाफत आान्दोलनके प्रमुख नेता ! 


(र सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सम्जाट्के उस अतिभिगृहमें, जिसे कारागार कहते हैं, आतिथ्य भ्रहण करनेके कारण 
अनुपस्थित रहेंगे। अतएवं मेरा सुझाव है कि जिन भ्रान्तोंसे ये देशभक्त जाये थे वे 
एक-एक ऐसा प्रतिनिधि भेजें जो मतदानका अधिकार न होते हुए भी कमसे-कम 
अपने सुझावोंसे तो समितिको लाभान्वित करे ही। अन्य प्रान्तोंको भी जिनका सीधा 
प्रतिनिधित्व समितिमं नहीं है मेरा सुझाव है कि वे भी अपना एक-एक प्रतिनिधि 
समितिके विचार-विमर्श्में भाग लेवेके लिए भेजें। 
अहमदाबादका जाड़ा 
मित्रोंनें मुझे प्रतिनिधियों और दर्शकोंका ध्यान इस बातकी ओर दिलानेको कहा 
है कि अहमदाबादमें जाड़ा न तो बस्बईकी तरह कम और न दिल्‍ली या अमृतसरकी तरह 
तेज होता है। अतएव उन्हें मामूली जाड़ेके कपड़े और बिछौना आदि छाना चाहिए। 
कांग्रेस अधिवेशनके पण्डालमें कुरसियाँ नहीं रखी जायेंगी। अतएव जूते रखनेके लिए 
खादीकी थैलियाँ नाममात्र मूल्यपर दी जायेंगी। छोग चाहें तो अपनी-अपनी थैलियाँ 
भी ला सकते है। मण्डपके बाहर जूते रखना मुनासिब त होगा। स्वागत-समितिने भी 
बहुत सोच-विचारके उपरान्त जो छोग जूते बाहर उतारना चाहें उनके जूतोंकी 
हिफाजतके छिए किसी तरहका प्रबन्ध न करना ही तय किया है। खिछाफत सभामें 
तो जूतोंको कायजमें छपेटकर अथवा दूसरी तरहसे साथ रखनेका सिलसिला है ही। 
लेकिन इस कठिताईको दूर करनेके लिए थैलियाँ रखना बड़ा अच्छा उपाय है। स्वागत- 
समिति बिजलीकी रोशनी, पानीके नल, टट्टी इत्यादिका बहुत अच्छा और खास तौर- 
पर इल्तजाम कर रही है जिससे कि प्रतिनिधियोंको यथासम्भव आराम हो और उन्हें 
सुविधा रहे। छेकिन मुझे स्वागत-समिति द्वारा आराम और सुविधा मिलने या न 
मिलनेका भविष्य-कथन नहीं करना चाहिए। 
इस्तीफे 
आजकल अखबारोंमें सभी सरकारी विभागोंमें कर्मचारियों द्वारा इस्तीफे देनेकी 
ख़बरें बराबर आ रही है। ऐसे एक इस्तीफेकी तकरू बेरुगाँव (कर्नाटक) से मुझे 
मिली है। वह आरोग्य-विभागके सहायक निदेशकके हैड बलकंका है, और उन्होंने 
कर्माटकके नेता देशभक्त गंगाधरराव देशपाण्डेके' जेल भेजे जानेके विरोधमें इस्तीफा पेद्य 
किया है। अपने इस्तीफेमें उन्होंने अपनी कुछ शिकायतोंका भी जिक्र किया है; लेकिन 
वह उनके सरकारी चौकरी छोड़नेका गौण कारण है। असमर्में भी, वहाँकी सरकारकी 
दमन-नीतिके विरोधमें, कई वकीलोंने वकालत बन्द कर दी है। मुझे भरोसा है कि 
इस तरह और भी अनेक इस्तीफे पेश होंगे और अनेक चकीर वकालत बन्द कर दंग। 
कठिनाइयोंका उदय गा है जिले 
बिहारके एक भाई जिन्होंने अपना नाम भी प्रकंट किया हैं 'लिखते हूं : अर ज 
के असहयोगको प्रत्येक मुस्छिमके लिए धामिक वृष्ट्सि अनिवार्य 
मानकर पुरी निष्ठाके साथ उसका समर्थन किया था। मेन यह मानक: कमी 


१. विल्यात राजनीति, जो “ कर्नाटक केसरी ? के नामसे जाने जाते थे । 
२. पहाँ केवल कुछ अंभ् दिये जा रहे दें । 


टिप्पणियाँ १३ 


अपनेको धोखा नहीं दिया कि असहयोगके माध्यमसे ही भारतके पुनरद्धारकी 
आशा है। - - - फिन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि से असहयोगकों कोई 
अल्प प्रभावी वस्तु मानता हूँ, बल्कि से अत्यन्त दृढ़तापुर्वंक यह फहता हूँ कि 
हमारे वेशवासियोंमें पुरी तरह अहिसापर दृढ़ रहकर असहयोग करते रहनेकी 
सामर्थ्य नहीं है। « - «मेरे विचारसे देशका नेतिक स्तर इतना अधिक गिर 
चुका है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी महिसक रीतिसे असहयोगका उचित पालत 
नहीं कर सकती। यह बड़े आदचर्यकी बात है कि आप जेसा उत्तरदायी नेता 
भी इस स्पष्ट और अधम वस्तुस्थितिकों समझते हुए भी उस ओरतसे अपनी 
आँखें मूंदे हुए है। 

» » » इतनी असफलताओंके बाद भी आप क्यों अभीतक स्वराज्य-प्राप्तिकी 
अवधि महीनोंमें ही गिनते चले जा रहे हे” यवि इसका अभिप्राय केवल 
जनताको सामूहिक रुपसे उत्तेजित करना ही था तो मेरी समझसें यह कवस 
सोच-विचारकर नहीं उठाया गया। ताजी घटनाओंने यह बात स्पष्ट भी कर 
दी है। कोरे सब्न बाग दिखाना जनताकी भावनाओंके साथ खिलवाड़ करनके 
सिवा और छुछ नहीं है। 

« » *वेद्वासियोंको प्रशिक्षित किये बिना संघर्ष नहीं छेंड़ा जाना चाहिए। 
हमने निकस्मे सनिकोंके बछपर ही युद्ध छेड़ दिया है। « « « 

में यंग इंडिया के भाध्यमसे आपके विचार जाननेका इच्छुक हूँ। 
पत्र-छेखक विहारके जाने-माने व्यक्ति है। इनकी सचाईमें कोई सन्देह नही। 

इसलिए उनके सुझावके अनुसार मै उत्तरमें खुली चिट्ठी ही लिख रहा हूँ। यह ठीक 
है कि असहयोगका विचार सर्वप्रथम खिलाफतके सम्बन्धमें ही आया था किन्तु मैंने 
अथवा मेरे पूर्व सहयोगियोंने यह कभी नही माना था कि ब्रिटिश सरकारके साथ असह- 
योग करनेमें किसी भी रूपमें देशहितका कोई बलिदान होगा। बल्कि हमारा तो यही 
विद्वास था कि यदि हम खिलाफतके सम्बन्धर्में सरकारकों भारतके मुसलमानोंकी 
न्यायोचित माँगें मान छेनेको विवश कर सके तो हम पंजाबके मामलेमें भी तथा परिणाम- 
स्वरूप स्वराज्यके मामलेमें भी उसे अपनी माँग पूरी करनेके लिए विवश्ञ कर सकेंगे। 
अहिसाको बिलकुल प्रारम्भसे ही असहयोगका एक अभिन्न अंग मान लिया गया था 
इसलिए उसके उल्लूघनका अर्थ ही अपने आप जसहयोगकी असफलता होता । सच पूछिए 
तो हालकी घटनाओंने अहिसाकी प्रगतिके प्रचुर प्रमाण ही प्रस्तुत किये है। मे लगभग 
निरचयपूर्वक कह सकता हूँ कि उनसे यही स्पष्ट हुआ है कि बम्बईका सही रास्तेसे 
भटकना नियमका अपवाद है और वह किसी भी प्रकारसे देशकी सामान्य परिस्थिति- 
का परिचायक नहीं है। एक वर्ष पूर्व यह बात असम्भव होती कि सरकार देशके 
विभिन्न भागोंसे इतने सारे मूर्ध॑न्य तेताओंको गिरफ्तार कर लेती और जनता पूर्णतः 
आत्मनियन्त्रित बनी रहती। यह मानना एक भूल होगी कि जनता मशीनगनोके डरसे 
शान्त है। इसमें ऐसे भयका भाग हो तो सकता है किन्तु भयभीत व्यक्ति भी यह तो देख 
ही सकता है कि आज भारतमें यदि हजारों नहीं तो सेकड़ों व्यक्ति तो ऐसे है जिन्हें 


(४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ये मशीनगनें अब आतंकित नहीं कर पातीं। न मैं इस विचारसे ही सहमत है 
नीचे गिरा है। इसके विपरीत प्रत्येक प्रान्तके जन-जीवनमें कक 306: अं वीय 
फलस्वरूप चमत्कारी परिवर्तत दृष्टिगोचर होते है। एक प्रतिष्ठित मुसलमान मित्र मुझे 
कल ही बता रहे थे कि किस प्रकार मुसलमान तरुणोने आहरस्य और नास्तिकतापूर्ण 
विलछासिताका जीवन त्यागकर धार्मिक सादगी और उद्यमपूर्ण जीवनको अपना लिया है। 

निश्चय ह्द हम स्वराज्य पानेके लिए बेचैन है। मगर यह तो हमारी छाचारी 
है। हमारी यह बेचेती क्या रेलके डिब्बेमें ठूंस-दैंसकर भरे हुए उन मोपलछाओकी बेचैनी- 
से भिन्न है जो तनिक-सी शुद्ध हवा और एक घूंट पानीके लिए तड़प-तड़पकर मर 
गये ।' विदेशी सत्ताकी इस मृत्यु-बैग्रनमें हम नैतिक श्वासावरोधसे तड़प रहे है और हमारी 
नेतिक मृत्यु भोपछाओंकी भौतिक मृत्युकी अपेक्षा अनन्त गृना हेय है। यह अवश्य ही 
एक बड़ा आदइचर्य है कि इतने वर्षोतक हमने स्वाघीनताकी प्राण-वायुकी जरूरत 
महसूस नहीं की। फिर भी अब जब हमें अपनी स्थितिका ज्ञान हो गया है, तब क्‍या 
हमारा स्व॒राज्यको शुद्ध वायुके लिए तड़पना नितानन्‍्त स्वाभाविक नहीं है? में नहीं 
मानता कि स्वराज्य-प्राप्तिकी एक अवधि निरिचत करके भैने कोई गलत काम किया 
है। बल्कि अगर यह जानते हुए भी कि छोग यदि वे छा्ते पुरी कर हें जिन्हें सरलत्ता- 
से पूरा किया जा सकता है, तो स्वराज्य १३ महीनेके भीतर अवश्य ही प्राप्त किया 
जा सकता है, मे ऐसा न कहता तो वह अनुचित होता! यदि वास्तवमें अहिसाका 
वातावरण तैयार हो गया है तो में साहसपुर्वक कह सकता हूँ कि हम तत्त्वतः इस 
वर्षके बचे हुए दिनोमें ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेंगे, भले ही अभी इसका स्वरूप स्थिर 
होनेमें और भी दिन रूग जायें। समयकी अवधिका निश्चय जनताकों भली-भांति जाग्रत 
करनेकी दृष्टिसे नहीं किया गया था बल्कि वह तो कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंका ध्यान 
तात्कालिक कत्तंव्यों और उनकी पूर्तिके प्रभावशाली परिणामोके प्रति केन्द्रित करनेकी 
दृष्टिसि किया गया था। अवधि निर्धारित किये बिना न तो हम एक करोड़की 
धनराशि जुटा पाते, व इतने सारे चरखे चलते, न हजारों रुपयोंकी हाथ-कती 
खादीका उत्पादन होता और न देझमें दीन-हीन श्रमिकोंके मध्य छाद्मोंका वितरण ही 
कर पाते। बंगाल, संयुक्त-प्रान्त और पंजाबर्में सरकार द्वारा तेजीसे गिरफ्तारियाँ होते 
रहनेके बावजूद जेल जानेवालोंका सामने आते चछे जाना हमारे सैनिकत्वका कोई 
छोटा-मोटा प्रमाण नहीं है। यदि अन्य प्रान्तोंमें भी हिसापूर्ण दमन-चक्र शुरू किया 
गया, तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जिन तीनों भाग्यशाली भान्तोंका मेने 
उल्लेख किया है, वे उनकी तरह चमककर दिखायेंगे! 

कुछ प्रमाण 

हम नीचे संयुकत-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके वर्तमान मल्त्री श्री जियाराम सक्सेताका 

पत्र' दे रहे है; वह किसी टिप्पणीकी अपेक्षा नहीं रखता। 


१. मछाबारके मोपलाओंने अगस्त १९२१ में विद्रोह किया तथा छट्ष्मार, भागजनी और इत्याकाप्ड 
किये । १९ नवाबरकों लगभग ८० मोपका रेल्से बेल्छारी जेल ऐे जाते हुईं इवासावरोधते मर गये । 
२. इस पत्रके कुछ अंश दी यहाँ उद्बुत किये जा रहे हैं । 


टिप्पणियाँ १५ 


संयुक्त-प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सभी स्थानीय पदाधिकारियोंमें 
से में ही एक अमागा अभीतक जेलसे बाहर हूँ। इसलिए यहाँ हालमें जो-कुछ 
हुआ है वहु बताना मेरा काम है। 

आधी रातके लगभग, प्रान्तोय कांग्रेसके कार्यालयकी तलाशी छी गई और 
प्रा० कां० कमेटी, कार्य-ससिति तथा अन्य उप-समितियोंके रजिस्टर पुलिस 
अधीक्षक, जिन्होंने तलाशी ली, उठा ले गये। इंसफे अतिरिक्त गिरफ्तार हुए 
सज्जनोंके घरों और खिलाफत समितिके कार्यात्यकी भी तलाशी ली गई। 

हमने अब इल्ाहाबादसें भी सुनियोजित तथा संयत ढंगसे सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बड़ी तेजीसे भरती हो रहे 
हे। « « « कल १२ स्वयंसेवकोंकी एक टोलीने अपनी बाहोंपर राष्ट्रीय बिल्ले 
लगाकर, देशभक्तिपुर्ण गीत गाते हुए दगरमें चफ्कर लगाया - - « किल्तु 
किसीको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। - « «आज पुनः वही ठोली अन्य १२ 
स्वयंस्ेवकों सहित नगरके विभिन्न भागोंमें घूमती रही।« - “आज भी कोई 
गिरफ्तारी नहीं हुई। 
रऊाहौरका निम्नलिखित पत्र' भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है: 

वातावरण सामान्य तौरपर बहुत ही अच्छा है। जनता निर्भय तथा 
अहिसक है। नगर कांग्रेस फम्रेदी स्वयंसेवकोंको एक ही समयमें धहरके विभिन्न 
स्थानोंपर सभाएँ आयोजित करने, एक-सा लिखित भाषण पढ़ने तथा एक-से 
गीत याने एवं १०-१५ सभिचटमें ही विसजित हो जानेकी हिंदायतके साथ 
भेजती है। फल (८ तारीखको) इस प्रकारकी २० सभाएँ २० विभिन्न स्थानों- 
पर आयोजित की गहँ। * . - गिरफ्तारी अथवा जेलका भय अब समाप्त ही 
हो च॒का है। 
निःसन्देह यह एक ऐसी वात है जिसपर किसी भी देशको गव॑ होना चाहिए। 

कहों हम भूल व जाय 

लाहौरके यही सज्जन खेदके साथ लिखते है कि खादी आन्दोलनकी प्रगतिमें 


प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है। अब लाहौरमें खादी उतनी दिखाई नही देती जितनी कुछ 
दिनो पहले दिखाई देती थी। यदि यह ठीक हो तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। केवल 
जेलोको भरते चले जानेसे ही हमारा पूरा अभिप्राय सिद्ध नही होगा। यदि भारत स्वदेशी- 
की ओर उन्मुल नहीं होता तो जेलोंको भरते जानेसे न ठो वह आत्मनिर्भर बनेगा 
और न करोडों छोगोंको रोजी-रोटी दे सकेगा। यदि कार्यक्रमके चारो परमावद्यक 
अंग्रोंको पूर्ण नहीं किया गया तो हम स्वराज्य नहीं ला सकते क्‍योंकि वे किसी वर्ग 
विशेषके लिए नही, सभीके लिए है। में बार-बार उनको ग्रिनाता हूँ, इससे पाठकगण 
उकता न जायें: हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी ऐक्य; स्वदेशी अर्थात्‌ 


१. पत्रके कुछ अंश ही पह्दाँ उद्धृत किये जा रहे हैं । 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


सभी तरहके विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार और हाथ-कती खादीका उत्पादन तथा 
प्रयोग; हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यताका उन्मूछन तथा सभीके द्वारा अहिसाका पाछम --ये 
चारों मानो किसी तख्तके चार पाये हैं। इनमें से एककों भी अछूग कर दें तो वह 
खड़ा नहीं रह सकता। । 


खादी टोपीपर प्रतिबन्ध 
एक मित्रने मुझे एक कशमकझसे सम्बन्धित कागज भेजे है। रत्नागिरी जिलेमें 
देवरखके एक स्थानीय वकीलका खादी टोपीको लेकर एक सब-जज़से झगड़ा हो गया। 
स्थानीय वकील श्री जे० वी० बैद्यके विरुद्ध उस सब-जजने निम्नलिखित आदेश 
दिया है: 
श्री वेद्य आज न्यायाल्यमें खादीकी टोपी, जिसे सामान्यतः गांधी टोपी * 
कहते हैँ, छगाकर उपस्थित हुए। मुण्य न्यायाधीश हारा रत्नाग्रिरी जिला न्याया- 
घीशकों हाल ही में प्रेषित एक पत्रमें प्रकट उच्च न्यायालयके मतके अनुसार, 
जिसका विवरण देवरुख न्‍्यायाल्यकों भो भेजा गया था, सेने श्री बंचकों धता 
दिया है कि आज खादौकी टोपी पहुनफर उनका न्यायालयमें उपस्थित होना 
न्‍्यायालूयका अपमान है। अतः मेने उन्हें आदेश दिया कि वे तत्काल न्यायालयसे 
बाहर चले जायें तथा जिला स्यायाघीश अथवा उच्च न्यायालय हारा अन्यथा 
आदेश न दिये जाने तक भविष्यमें कदापि इस प्रकार उपस्थित न हों। मेंने 
उन्हें यह भी चेतावनी दे दी है कि यदि वे फिर कभी ऐसी टोपी पहनकर 
स्यायालयमें उपस्थित हुए तो उन्हें व्यायाल्यकी मानहानिके सभी परिणामोंको 
भुगतनेका खतरा उठाना पड़ेगा। इस आदेश तथा श्री वेचके वक्‍तव्यकी एक- 
एक प्रति जिला न्यायाधीशको प्रेषित कर दी जायेगी ताकि इस सम्बन्धर्में जो 
भी कार्यवाही वे उचित समझें की जा सके। 


मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाल्‍ुयोंको प्रेषित पत्रके अंशोंकी प्रतिलिपि इस प्रकार 


उच्च स्थायालय वकीलों द्वारा न्यायालूयमें गांधी ढोपीके प्रयोगके निश्चय 
ही विरुद्ध है और वह स्यायालयमें कितती वकौल हारा गांधी टोपीका प्रयोग 
न्यायाधीशकी अवमाननाका अपराध मानेगा। 

हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायारुपके विचारोंकों जान लेनेपर वकील 
तदनुततार करना ठीक समझेंगे। 

कोई भी वकील पगड़ीके अतिरिक्त सिरपर अन्य कुछ धारण करके 
अदालतमें न आये। 

कृपया इस वकीलोंकों सुचित कर दें कि उच्च न्यायालय उनके ऐसे 
आचरणको बिलकुल अमान्य करता है। 


टिप्पणियाँ १७ 


इसके साथ उपनस्यायाधीशका निम्नलिखित मन्तव्य भी संरूसन है: 
मिम्त हस्ताक्षरकर्ता यह आज्ञा करता है कि वकील उच्च न्यायालयों 

द्वारा प्रेषित इन विचारोंका पालन करेंगे तथा ऐसा कोई अवसर नहीं आयेगा 

कि निम्न हस्ताक्षरकर्त्ताकों इस न्‍्यायारूप्में उन्हें लागू करनेपर बाध्य होना 

पड़े । 

आवश्यक मामलोपर चर्चाके साथ-ही-साथ एक ऐसे आदेशकी चर्चाके लिए जो 
केवल कुछ वकीलछोसे ही सम्बन्धित है कुछ स्थान लेते हुए मुझे कोई संकोच नही है। 
खादीकी टोपीके विरुद्ध छेड़ी गई इस लड़ाईमें जो तत्त्व छिपा हुआ है वह बहुत महत्त्व 
रखता है। उससे जाहिर होता है कि विरोधियों द्वारा किस प्रकार निर्दोष किन्तु नैतिक 
तथा आ्थिक आतन्दोलनोंको कुचलनेका प्रयास किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश महोदय 
अवश्य ही अदालतोसे बाहर लछोगोको अपने सिरपर ऐसा वस्त्र पहननेसे नहीं रोक 
सकते जिसे सम्पूर्ण भारतमें हजारो उच्चस्तरीय छोयोने सम्मानजनक मान लिया है। 
जिन वकीलोने शष्ट्रीय ठोपी अपना ली है, वे भी उसे न्‍्यायाल्यकी मानहानि करनेके 
लिए नहीं बल्कि स्वयं अपना सम्मान रखनेके लिए पहनते है। वे खादी-दोपी इस कारण 
भी पहनते है कि वे अपने धर्म अथवा अपनी राजनीतिको छिपाना नही चाहते, फिर चाहे 
उसका कुछ भी अर्थ क्यों न लगाया जाये। जो व्यक्ति स्वयं अपने सम्मानका खयारछू 
नही करता वह दास ही वन जाता है। वकील उच्च न्यायालयके न तो दास है, न 
अधिकारी । वे तो अपनेको जनताकी स्व॒तन्त्रताका संरक्षक मानते है। तो क्‍या फिर वे 
स्वयं अपनी स्वतन्त्रताका अपहरण सह छेंगे? में समझता हूँ कि श्री वैच्यने यह तय 
क्र लिया है कि यदि वे अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा करते हुए वकालत न 
कर सकेंगे तो वकालत करना ही छोड़ देंगे। अतः उन्होने इस आदेशके विरुद्ध लिखित 
आपत्ति की है और उक्त सब-जजकी अदालतमें पेशीमें जाना बन्द कर दिया है। 
अब वे वहाँ तमी आयेंगे जब निर्णय उनके पक्षमें होगा। मुझे यह भी मालूम हुआ 
है कि स्थानीय वकील संघके अन्य सदस्य भी भूषाके सम्बन्धर्में अपने सम्मान तथा 
स्वातन्त्यकी रक्षाके निमित्त मृनासिव कार्रवाई करनेके बारेमें आपसमें सलाह कर रहे 
है। यह जाशा तो की ही जा सकती है कि जो वकील वकालत छोड़ने और जो 
विद्यार्थी सरकारी स्कूल और कालेज छोड़नेमें असमर्थ है वे कमसे-कम अपने व्यक्तिगत 
सम्मानकी रक्षाके लिए वैसा ही वीसतापूर्ण संघर्ष करेंगे जैसा विजगापट्रममें मेडिकल 
कालेजके विद्याथियोने किया है। 


कृपलछानी और उनके साथी 
बनारससे एक तार मिला है जिससे मालूम होता है कि आचार्य कृपछानी' और 
उनके आश्रमके १५ सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये है। निरपराधियोंका बलिदान 
बढ़ता ही जा रहा है। आचार्य कृपछानी एक शिक्षा-शास्त्री हैं और उन्होंने अपनेको 
१. णीवत्तराम वो० छुपलछानी (जन्म १८८८); शिक्षाविद, राजनीतिश और १९४६ में कांग्रेसके 
अध्यक्ष । 
२२-२ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


छात्रोंके साथ एकाकार कर दिया है। उनके अनेक निष्ठावान विद्यार्थी है जिनका जीवन 
उनके सस्पर्कमें आकर एकदम बदल गया है। वे अहिसाके पथपर बहुत घूम-फिरकर 
आये है और अब बिलकुरू पूरी तरह उसमें विश्वास करते है। वे अपनी और अपने 
छात्रोंकी सारी शक्ति स्वदेशीके रचनात्मक पक्षके विकासमें छगा रहे हैं और बनारसमें 
एक आदर्श संस्थाका संचालन कर रहे है। उन्होंने अपनी जरूरतें जितनी कम की 
जा सकती है, उतती कम कर छी है और अपने विद्यार्थियोंके साथ संस्थाके रोजमर्सके 
काम और सुविधामें हाथ बँटाते हैं। सुविधाके नामपर वहाँ विद्याथियोंकों मिलनेवाला 
आचार्य कृपलानीका प्रेरक सम्पर्क ही समझिए। अभीतक यह नही माछूम हो पाया 
है कि आचार्य कृपछानी और उनके १५ छात्र गिरफ्तार किस लिए किये गये हैं। 
मेरा खयाल है कि यह स्वयंसेवककी तरह काम करनेका परिणाम ही होगा क्योंकि 
वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो जोखिमको देखकर डर जायें। कुछ भी हो इस तरह 
उन्होंने ऐसी अन्य संस्थाओंके लिए भारगदर्शन ही किया है। अधिकसे-अधिक पवित्र 
मनके व्यवित स्वयंसेवक बनें और जेल जायें। इस सम्बन्धर्में कार्यकारिणीकी हिंदा- 
यतोंका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। जिनके मन बिलकुल स्वच्छ है, सविनय 
अवज्ञाकारियोंके रूपमें वे ही जेल जानेके योग्य है, और कोई नहीं। यदि हमसे इस 
सम्बन्धर्में भूल हुई हो तो अब हम स्वयंसेवक भरती करते हुए अधिकसे-अधिक 
बारीकी और सख्तीसे काम लें। में पूरी तरह यह आशा करता हूँ कि जिन छोगोंके 
मन साफ नहीं है अथवा जो स्वदेशी, अहिसा या असहयोगके किसी ऐसे ही मामिक 
तत््वमें विश्वास नहीं करते, वे स्वयंसेवककी तरह भरती होनेके लिए प्रार्थनापत्र भी 
नहीं देंगे; स्वयंसेवक न वनकर वे सेवा ही करेंगे। 
गुप्तियाँ 

मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि स्वयंसेवकोंकों चुननेके सवालूपर सलाह-मशविरेके 
समय कलकत्तामें कुछ स्थानोंपर गुप्तियाँ और इसी तरहके दूसरे हथियार मिले। 
अहिंसाके सिपाहीको तलवार या छाठी नहीं रखनी चाहिए। जब अहिंसा हमारा 
हथियार है तो हमें हिसाके सारे प्रतीकोकों त्याग देना चाहिए। छोटानी मियाँने' 
अपने घोषणा-पन्रमें यह विकुकुछ ठीक कहा है कि हिंसा तो हमें मनमें भी नहीं 
लानी हैं। 

आयरलेड और भारत 


लॉर्ड रीडिगने हमपर आयरलैडके मार्गपर जानेका आरोप लगाया है। हम उस 
अद्भुत राष्ट्रके बारेमें थोड़ा विचार करें। आयरलैंडको आज जो अधूरी-सी स्वाधीनता 
मिली है वह आयरिश छोगों द्वारा हुसरोंकी खून-खराबीके कारण नहीं मिली है; वल्कि 
उन्होंने स्वेच्छासे अपना जो मनों खून बहाया है यह उसीका फल है। पाठक मेरी 
इस बातपर विश्वास करें। इंग्लैडको अपनी इच्छाके विपरीत उनके सम्मुख जो अस्ताव 
रखना पड़ा है उसका कारण यह भय नहीं कि उसे और अधिक जानें गंवानी 


१. बम्बईके तत्कालीन राष्ट्रवादी मुसलमान नेता । 


टिप्पणियाँ १९ 


पड़ेगी; बल्कि एक ऐसे राष्ट्रको और अधिक पीड़ा देनेसे होनेवाली लज्जा है, जो 
अपनी स्वाधीनताकों दुनियाकी सब चीजोसे अधिक चाहता है। इस फैसलेका मूल 
आयरिश देशभक्‍तोंका प्रचण्ड आत्म-बलिदान ही है। स्वर्गीय राष्ट्रपति कूगरने' जब 
अंग्रेजी साम्राज्यके खिताफ अपना झण्डा खड़ा किया और उसे आखिरी चेतावनी दी 
तब उनके साथ उनके मुट्ठी-भर अशिक्षित देश-बन्धु ही थे। उस समय उन्होने कहा 
था, में मानव-जातिको थर्सा दूंगा। उनके कहनेका मतकूब यह था कि वे हर बोअर 
पुरुष, स्त्री, और बच्चेको बलिवेदीपर चढ़ा देंगे और एक भी बोबरकों गृलामी 
स्वीकार करनेके लिए न छोड़ेंगे किन्तु अंग्रेज बोभर शहीदोके खूनसे रँंगी हुई दक्षिण 
आफ्रिकाकी रेगिस्तानी भूमिपर खुशीसे घूम-फिर सकेंगे। जब अग्रेजोके बन्दी शिविरोमें 
बोअर रमणियाँ और बालक मक्खियोकी तरह मर गये और जब इस्लडकी पिपासा 
बोअरोके दिये हुए खूनसे बुझ गई तब जाकर वह झुका। इसी श्रकार आयरलैंड भी 
गत कई वर्षोसे मानव-जातिको थर्रा रहा है। और इग्लैडने उसकी बात तब मानी जब 
उसके लिए हजारों जायरिश देशभक्तोकी नसोसे खून बहने के बीभत्स दृश्यको देखना असह्य 
हो गया। मै निद्दिचत रूपसे जानता हूँ कि हमारे मनोरथकी पूति कानूनी चतुराई, 
न्‍्यायके सम्बन्धमें सैद्धान्तिक वाद-विवाद या कौंसिलो और असेम्ब॒लियोके प्रस्तावोसे नही 
होगी। दक्षिण आफ़िका और आयरलंडकी तरह हमें भी मानव-जातिके हृदयको थर्राना 
होगा । परन्तु असहयोगी दक्षिण आफ्रिका और आयरलैडके इतिहासकी पुनरावृत्ति करनेके 
बजाय इन दोनों राष्ट्रोके सशक्त उदाहरणोसे अपने विरोधीके खूनका एक भी कतरा न 
गिराते हुए स्वयं अपना खून बहानेका पाठ सीख रहे है । यदि वे ऐसा कर सकें तो उन्हें 
थोड़े ही दितो या महीनोंमें स्व॒राज्य मिल्ल जायेगा। परन्तु यदि वे भाँख मूंदकर दक्षिण 
आफ्रिका और आयरलेडका अनुकरण करना चाहते हो तो भारतका ईश्वर ही रक्षक है। 
तव तो मौजूदा पुद्तमें स्व॒राज्य नही मिल्ठ सकता। और में जानता हूँ कि जिस स्वराज्य- 
का वचन श्री मॉन्टेग्युनें दिया है वह चाहे कितनी ही नेकनीयतीसे क्यों न दिया गया 
हो, अन्तत. एक भ्रम और जाल ही सिद्ध होगा। कौंसिलें सशक्त मनके मनुष्य तैयार 
करनेके कारखाने नहीं है; और सशक्त मनके मनुष्य उसकी रक्षाके लिए मौजूद न हो 
तबतक आजादी रोगका घर है। 


स्व॒राज्य क्‍या है? 

“टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने प्रदत्त किया है कि क्या मेरी स्व॒राज्यकी कोई स्पष्ट 
कल्पना है। यदि छेखक महोदय “यंग इडिया! के पिछले अंक उठाकर देखें तो उन्हें 
अपने प्रइनका पूर्ण उत्तर मिल जायेगा। किन्तु में यहाँ संक्षेपर्में कह दूं कि स्वराज्यका 
कमसे-कम अभिप्राय जनताके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी इच्छाओके अनुसार सरकारसे 
समझौता करना है। अतः यदि काग्रेसके प्रतिनिधि गिरफ्तार होनेके लिए निरन्तर स्वयं- 
सेवकोंको भेजते रहकर अपना दावा सच्चा सिद्ध करें तो किसीमी होनेवाले समझौतेमें 


१. एस० जे० पॉछ ऋूगर (१८२५-१९०४ ); शान्तवाण्के राष्टपुति, १८८३-१९०० । 
२. ईं० एस० मॉन्‍्टेयु (१८७९-१९२४); भारत-सचिव १९१७-२२ भौर मॉस्टियु-नैम्सफोई 
सुधारेंकि सद-अवतैक । 


२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उनकी राय निर्णायक होगी। अतः स्वराज्यका अर्थ है भारतकी जनता द्वारा अपनी 
माँगोंको भनवानेकी क्षमता। वाइसरायके इस विचारसे मेरा पूर्णतः मतभेद है कि यदि 
स्वराज्य तल्वारकी शक्तिसे नहीं आता तो वह अवश्य ही ब्रिटिश संसदकी ओरसे 
आयेगा। जब छोगोंकी इच्छा “तल्‍्तवार”से अदम्य हो जायेगी तब ब्रिटिश संसद 
उसकी पुष्टि करेगी। असहयोगी इस्पातकी तरूवारके बदले आत्मोत्सर्गकी तलूवारकों 
प्रयोगमें छानेका प्रयास कर रहे हैं, भारतकी आत्मा ब्रिटिश्न इस्पातके मुकाबले पर 
डटी है। लोक-स्वराज्य क्या है, यह जाननेके लिए हमें अधिक कालतक प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ेगी। 
जेलोंमें काम 

मेरे एक आदरणीय मित्र पृछते हैं कि जब सरकारने हजारों छोगोंको जेल जानेका 
सौका दिया है और हजारों लोग जेल जा भी रहे है, तव क्‍या कैदियोका जेलोंमें 
कोई काम करनेंसे कतई इनकार करना अधिक अच्छा न होगा। मुझे अन्देशा 
है कि यह बात नैतिक स्थितिको गछत समझनेके कारण कही गईं है। हमने जेल-संस्था- 
को भंग करनेका बीड़ा नहीं उठाया है। हमें स्वराज्यमें भी जेलें त्तो रखनी हीं 
होंगी इसलिए हमारी सविनय अवज्ञा देशके अनीतिमूलक कानूनोंकों भंग करनेकी 
सीमासे आगे न बढ़नी चाहिए। कानून-भंग सविनय तभी हो सकता है जब जेलके 
नियमोंका पालन खुशी-खुशी और पूरी तरहसे किया जाये, क्योंकि किसी खास नियमका 
सबवितय भंग करनेमें उत्त नियमको तोड़तेके छिए रखी गईं सजाको खुशी-खुशी मंजूर 
करना भी आता है। और जब कोई आदमी किसी नियम तथा उसके भंग करनेकी 
सजा दोनोंका विरोध करता है तब वह विवयज्ञील नहीं रहता और अव्यवस्था तथा 
अराजकताका कारण बन जाता है। सत्याग्रही एक परोपकारी प्राणी और राज्यका 
मित्र होनेका दावा करता है। अराजकतावादी राज्यका छात्र अतः जन-अत्रु होता है। 
मैने युद्धकी इस भाषाका प्रयोग इसलिए किया है कि तथाकथित वैधानिक रीति 
बिलकुल वेकार साबित हुईं है। छेकिन मे तो दृढ़तापूर्वक इस मतपर कायम हूँ कि 
सबिनय अवज्ञा शुद्धसे-शुद्ध रपका वैधानिक आन्दोलन है। यदि उसका सविनय अथवा 
शान्तिमय स्वरूप एक आभास-मात्र हो तो यह निरचय ही निन्‍्य और पतनकारी 
हो जायेगा। यदि अहिंसाकी सचाईको मान लिया जाये तो हिंसाकी सम्भावना होनेके 
कारण ही उमग्रतम अवज्ञा-भंगकी भी निन्‍दा नहीं की जा सकती। किसी भी बड़े या 
तेज आतन्दोलनका संचालन विना भारी जोखिम उठाये नहीं किया जा सकता और 
यदि जीवनमें बड़े-बड़े जोखिम न आयें तो फिर उसमें कोई रस ही न रहे। क्या 
हमें संसारका इतिहास नहीं बताता कि यदि बड़े-बड़े जोखिम न होते तो जीवनमें 
कुछ भी सरसता न रह जाती ? हमको जो गण्यमान्य छोग और समाजके नेता, 
संकटका जरा भी चिह्न दिखाई देते ही या जरा भी मारकाटकी ध्वनि कानमें पड़ते ही, 
भयभीत और घबराये हुए दिखाई-देते हैं, यह हमारे समाजकी पतित अवस्थाका ही 
बिलकुल साफ सवृत है। हम यह तो जरूर चाहते हैं कि मनुष्यके अन्दरसे पाशविक 
वृत्ति दूर हो जाये; परन्तु हम उसे इसी कारण पौरुषहीन नहीं ववा देना चाहते। 


टिप्पणियाँ २१ 


और मभनुष्यको अपना वास्तविक स्थान प्राप्त करनेकी प्रक्रियामें, समय-समयपर उसकी 
पाशविक वृत्ति भद्दे रूपमें प्रकट होना अवश्यम्भावी है। में पहले भी इन पृष्ठोमें कह चुका 
हैं कि बुद्धिगम्य परिस्थितिमें खूबन-खराबीके दृश्यकों देखकर मेरा दिल नहीं वहुलता; 
किन्तु जब मैं देखता हूँ कि कोई असहयोगी या उसका सहायक अपनी भ्रतिज्ञाके खिलाफ 
खून-खराबी कर बैठा है तब में जीता हुआ भी अधमरा-जैसा हो जाता हूँ। मेरा तो 
खयाल है कि ऐसे मौकेपर प्रत्येक सच्चे असहयोगीकी ऐसी ही हारूत होती होगी। 

अत्त: हम अब अपने मूल तकंपर आयें। हमें अवश्य ही सत्याग्रहीकी 'हैसियतसे 
अपनेको व्यापक नियमोल्लंघनसे बचाये रखना चाहिए। जबतक स्वयं जेलका शासन 
बिगड़ा हुआ या नीति-विरुद्ध न हो या जबतक वह हमें ऐसा न दिखाई दे तबतक 
हमें जेलके नियमोका पालन अवश्य करना चाहिए। छेकिन आराम न मिलने, प्रतिबन्ध 
लगाये जानें तथा ऐसी ही दूसरी असुविधाओोंसे जेलका शासन बिगड़ा हुआ नहीं 
कहा जा सकता। ऐसा तो वह तभी हो सकता है जब कैदी अपमानित किये 
जाते हों या उनसे बेरहमीका बरताव किया जाता हो --जैसे उन्हें गन्दी कोठरियोमें 
रखना या उनको मनृष्योके छायक खाना नव देना। में यह आशा जरूर करता हूं 
कि जेलमें असहयोगियोका बाचरण बिलकुछ ठीक, गौरवपूर्ण और फिर भी नम्जतायुक्त 
रहेगा। हमें जेछरों और वार्डरोको अपने दुश्मन नहीं मानना चाहिए; बल्कि 
अपने जैसा मनुष्य मानना चाहिए, जिनमें सहृदयताका सर्वथा अभाव नहीं है। 
हमारे सभ्य और शिष्ट आचरणके कारण उतकी हर तरहकी शका अथवा कदुता मिटे 
बिना नहीं रह सकती। मै जानता हूँ कि एक ओर तो नियम पालनका और दूसरी 
ओर घोर कानून-भंगका यह पथ बहुत दुर्गेम है; परन्तु स्वराज्यका सुगम राजमार्ग 
तो और कोई है ही नहीं। देशने बहुत सोच-विचारके उपरान्त इस तंग लेकिन सीधे 
रास्तेको पसन्द किया है। सीधी रेखाकी तरह यह पथ छोटेसे-छोटा है। परन्तु जिस 
तरह आपको सरल रेखा खीचनेके लिए अपना हाथ स्थिर रखनेकी और पूर्च अभ्यास 
करनेकी जरूरत है उसी तरह यदि हम अपने स्वीकृत मार्गमें बिना भटके आगे 
बढ़ना चाहते हैं तो हमें सतत नियम-पालन करने और अपने उद्देश्वपर अटल 
रहनेकी बड़ी आवश्यकता है। 

में यह बात जानता हूँ और मुझे इसका दुःख है कि जे किसी भी सत्याग्रहीको 
फूलोंकी सेजकी तरह सुखदायी नहीं हो सकती। और जब मैं पण्डित मोतीलार नेहरू 
और देशबन्धु चित्तरंजत दासके सुखी जीवनकी याद करता हूँ तब भेरा सिर चक्कर 
खाता है और दिल धड़कता है। कहाँ उनके सजे हुए सुन्दर विद्ञा् कमरे, अनग्रिनत 
दास-दासियाँ और हर तरहके घन-सुलभ आराम और ऐह्वर्यके साधन, और कहाँ ये 
जेलकी ठण्डी और भट्दी कोठरियाँ जिनमें उन्हें दीवानखानोके मधुर संगरीतकी बजाय 
कदियोंकी वेड़ियोंकी कर्कश झंकार सुनाई देगी। लेकिन साथ ही मुझे खयाल बाता 
है कि स्वराज्य तो ऐसे ही वीरोके आत्म-त्यागसे मिलेया। में यह सोचकर अपना 
दिल मजबूत कर छेता हूँ। जिस आत्म-बलिदानकी रूपरेखा हमने अपने लिए बनाई है 
उससे कही अधिक कुरबानियाँ दक्षिण आफ़रिका, कैनेडा, इंग्लैंड, फ्रांस और जमनीके 
महानसे-महान्‌ छोग्ोंको करनी पड़ी थी। 


र्२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आगा साहब सफदर 


अभी-अभी, तार नहीं वल्कि पत्र मिला है कि आगा साहब इसी १० तारीख- 
को स्यालकोटमें, जहाँ वे अल्पकालके लिए दौरेपर गये थे, गिरफ्तार कर लिये गये है। 
उनके पीछे-पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ भी गई। आगा साहब ने कहा कि वे वारंटके 
बिना नही जायेंगे, हाँ उन्हें पुलिस जबरदस्ती भछ्ते ही ले जाये। अन्तमें मजिस्ट्रेटको 
आकर उनकी गिरफ्तारीका हुक्म देना पड़ा। यद्यपि मजिस्ट्रेट यह नहीं बता सका 
कि वे क्यों गिरफ्तार किये जा रहे है; फिर भी आगा साहबने उस हुक्मको खुशीसे मान 
लिया। ज्यों ही जेलका फाटक खोला गया; भीड़में से कुछ लोग दौड़कर भीतर घुस 
गये और जागा साहबके साथ ही गिरफ्तार किये जानेका आग्रह करने छगे। उन 
लोगोंको स्वभावतः बाहर निकाल दिया ग्रया। संवाददाताने यह भी लिखा है कि भीड़- 
ने मजिस्ट्रेटका अपमान किया था। मैं आगा साहबको बधाई देता हूँ; किन्तु में भीड़- 
को बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आगा साहवके पीछे जाना ठीक नहीं 
था। जो लोग जेलमें घुसे उन्होंने अहिसाकी प्रतिज्ञाके अनुसार तो दुव्यंवबहार किया 
और जिन्होंने मजिस्ट्रेटठका अपमान किया उन्होने अपने ही उद्देश्यको हानि पहुँचाई, 
वे प्रतिज्ञाकों भंग करनेके ही नहीं, बल्कि कायरता दिखानेके भी अपराधी है। मेरी 
जानकारीके अनुसार पुलिसके सिपाहियोंकी संख्या कम थी और उनके अधिकारीने 
शिष्टताका व्यवहार किया था। कदाचित्‌ हमारे अहिसापर विश्वास करनेके कारण 
मजिस्ट्रेटकी रक्षाकी व्यवस्था भी अपर्याप्त थी। मैं असहयोगियोंकों चेतावनी देता हें 
कि यदि हम अपनी प्रतिज्ञाको तनिक भी भंग करेंगे तो स्वराज्य मिलना टलऊ जायेगा 
यद्यपि वह तेजीसे हमारी ओर आता दिखता है। हमारा आदर्श होना चाहिए-- मनसा 
वाचा कमेणा अहिसाका पालन! 

मुझे मालूम हुआ है कि आगा साहबने छाछा दुनीचन्दकों अपना उत्तराधिकारी' 
नियुक्त किया है। मेरी शुभ कामना है कि जिस प्रकार आगरा सफदर साहबको जेल 
जानेका सौभाग्य मिला है उसी प्रकार नये अध्यक्षको भी मिले। 


| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-१२-१९२१ 


१, पंजाब भान्तीय कांग्रेसके अध्यक्षके रूपमें । 


२० सहिलाओंका योग 


कलकत्तेकी महिलाओं हारा खादी बेचनेके प्रयाससे कछकत्तेके आम रास्तेपर भद्र 
पुरुषोंके कामकाजमें बाघा पड़ गई तथा इसलिए समाचार-पन्नोंमें प्रकाशित समाचारके 
अनुसार सरकारने उनको गिरफ्तार कर छिया ।' जो महिलाएँ गिरफ्तार की गयी उनमें 
मनोनीत अध्यक्ष महोदयकी' श्रद्धालु सहवर्तिनी, उनकी विधवा बहन तथा भतीजी” भी 
थीं। मुझे आशा थी कि शुरू-शुरूमें तो सरकार स्त्रियोकों जेल जानेका गौरव नही 
ही देगी। साधारणतया महिलाओोके सविनय अवज्ञामें सकिय भाग छकेनेकी कोई बात 
नहीं थी; किन्तु बगारू सरकारने स्त्री-पुरुषोंगें भेदभाव नहीं बरता और अपनी 
समदर्शिताके उत्साहमें आकर बंगालकी तीन महिराओंको भी जेल जानेका गौरव 
प्रदान कर दिया। तब में आशा करता हूँ कि सम्पूर्ण देश इस नवोन्मेषका स्वागत 
करेगा। स्वराज्य प्राप्त करनेमें पुरुषोके जितना ही भाग भारतकी नारियोंका भी होना 
चाहिए। सम्भवत' इस शान्तिपूर्ण सघर्पमें महिलाएँ पुरुषोको सीलों पीछे छोड़ सकती 
हैं। हमें ज्ञात है कि वे अपनी धामिक निष्ठामें पुरुषसे कही बढ़कर रही है। नारी 
जाति मूक तथा गम्भीर सहिष्णुताकी प्रतीक है। और अब बंगाल सरकारने नारीको 
अग्नि-परीक्षाके घेरेमें खीच ही लिया है तो मुझे आशा है कि सारे भारतकी महिलाएँ 
इस चुनौतीको स्वीकार करेंगी तथा संगठित हो जायेंगी। पुरुषोके बहुत बड़ी संख्यामें 
जेलोमें चले जानेसे अपने नारीत्वके गौरवको देखते हुए उनको उनका स्थान छेनेको 
बाध्य होना ही पड़ेगा और अब यह योगदान जेल-जीवनकी कठिनाइयोंको पुरुषोके 
साथ-ही-साथ झेलते हुए दिया जाये। ईरवर उनके गौरवकी रक्षा करेगा। नारीके सहज 
सरक्षक, उसके पति भी द्रौपदीके चीर-हरणको रोकनेमें जब असमर्थ हो गये तब 
उसके सम्परानकी रक्षा उसके सतीत्वनें की और भानों शरीर-बछका इस तरह उपहास 
किया। यह तो एक श्ाइवत सत्य है कि निर्बलसे-निर्बेहकको भी अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा 
करनेकी सामथ्यें प्राप्त है। नारीकों पुरुषका संरक्षण मिले किन्तु पुरुषोंकी अनुपस्थितिमें 
अथवा उसके संरक्षणके अपने पुनीत कर्त॑व्यका पुरुषों ढ्वारा पाछक़न न कर पानेकी स्थिति- 
में भारतकी कोई नारी अपनेको असहाय न समझे। जो मरना जानता है उसे अपनी 
प्रतिष्ठापर आघात किये जानेपर विचलित होनेकी आवश्यकता कदापि नहीं है। 

मैं भारतीय नारियोंको सलाह दूँगा कि वे बिना समय खोये शान्तिपूर्वक अग्नि- 
परीक्षाके इस घेरेमें पाँव रखनेके लिए तैयार बहनोंके नाम इकटठे करनेमें जुट जायें। 
वे अपनी सेवाका प्रस्ताव बंगाछकी महिलाओंकों भेजें ताकि बंगालकी महिलाएँ यह 


१. उन्हें ७ दिसम्बर, १९२१ को मुख्य मागैपर आवागमनमें बाधा ढाल्नेका जारोप लगाकर गिरफ्तार 
किया गया था । 

२. चित्तरंजन दास । 

३. वे बादमें छोड़ दी गई । 


४ सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अनुभव करें कि उनकी दूसरी बहनें भी उनका अनुसरण करनेको तत्पर है। यह 
सम्भव है कि जे-जीवन और उसके कारण वहनोंको जो तकलीफें झेलनी पड़ सकती 
है उन्हें सोचकर अधिक संख्यामें स्त्रियाँ सामने न आयें। यदि प्रारम्भमें थोड़ी ही बहनें 
इसके लिए तैयार हों तो यह राष्ट्रके छिए रज्जाका कारण नही हो सकता। 

पुरुषोंका कत्तंव्य स्पष्ट है। हमें उत्तेजित नहीं हो उठना चाहिए। उत्तेजित 
होनेसे देश अथवा हमारी नारी जातिकी रक्षा त होगी। हमने सरकारसे कहा है कि 
वारियों और वच्चोंका भी लिहाज न करे। पंजाबवमें मार्शल छॉके उन दिलोंमें निश्चय 
ही उसने उत्तका लिहाज नहीं किया था। निस्सन्देह कलकत्ताके अधिकारियों द्वारा 
कमसे-कम कानूनका नाम केकर उक्त महिलाओंके कामको गैर-कानूनी कहकर उन्हें 
गिरफ्तार कर लेना पंजाबके मनियावालाके उस कृत्यसे वहुत अच्छा है जिसमें बॉसदर्थ 
स्मिथ-जैसे छोगोंते औरतोंपर थूका, उन्हें गालियाँ दीं या अन्य प्रकारसे अपमानित किया 
था ।* हम अपनी महिलाओंकों ऐसे अपमानकी कल्पना करके आगे आनेकों नहीं कहते; 
अलवबत्ता यदि जनताकी सेवा करनेको सरकार अपराध मानकर उन्हें गिरफ्तार करे 
तो हम बेशक उन्हें आगे आनेके लिए कहते है। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि 
हमारी महिलाएँ स्वदेशीका प्रचार करके विदेशी कपड़ेका आयात और फलस्वरूप सत्ता 
द्वारा भारतकी साधन-सम्पत्तिके शोषणको बन्द करके इस सत्ताके आधार को खोखला 
बनाती रहें और सरकार चुप बैठी रहेगी। अतः यदि हम छोग अपनी महिलाओंका 
स्वदेशी आन्दोलनमें भाग लेना ठीक समझते हैं तो पुरषोंकी ही तरह उन्हें गिरफ्तार 
करनेके सरकारके अधिकारको भी हमें मान लेना चाहिए। 

इसलिए हम उत्तेजित न हों । पहले इन्द्रके लिए चुनौती देना और चुनौती स्वीकार 
कर लिये जानेपर विरोधीकी भर्त्संना करना कायरता होगी। पुरुष जेलोंको भर दें 
और सरकारके सामने यह सिद्ध कर दें कि जागृति केवल कुछ ही लोगोमें नहीं आई 
है बल्कि जन-जनमें व्याप्त हो गई है और इसी तरह अहिसाकी भावना भी केव् 
कुछ-एक लछोगोंमें ही नहीं, देशके ज्यादातर लोगोंरें घर कर गईं है। हमें अपने 
व्यवहारसे दिखा देना चाहिए कि जो आकस्मिक विस्फोट हुआ वह अपवाद था, किसी 
आम बीमारीका लक्षण नहीं। तथा अब, जब कि हमारे उत्तेजित हो आनेका लगभग 
सर्वाधिक प्रवक कारण उपस्थित है, हम अधिकसे-अधिक सहिष्णुता तथा आत्मनियन्त्रण- 
का परिचय दें। मैंने विशेषणके पहले क्रिया-विेषणका प्रयोग करके उसे सौम्य बनाया 
है। क्योंकि मेरी समझमें सर्वाधिक उत्तेजनाका अभीतक अवसर नहीं आया है। मैं ऐसे 
अवसरोंकी कल्पना कर सकता हूँ जिनसे असीम उत्तेजना फेक सकती है। यदि हमें 
स्वराज्य प्राप्त करना है तथा खिलाफत और पंजाबकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करनी है तो 
उसके लिए हमें अधिक मूल्य चुकाना चाहिए तथा अधिकसे-अधिक जितनी उत्तेजना 
सम्भव है उसके बीच भी चित्तकी स्थिरता नहीं छोड़नी चाहिए। हम सरकारकी 
ओरसे धुरेसे-बुरे व्यवहारके लिए भी तैयार रहें तथा कमसे-कम अच्छे व्यवहारकी 
अपेक्षा करके उसे सज्जनताका श्रेय दें। हमें निस्संकोच भावसे स्वीकार करना चाहिए 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १९८-३२२ । 


महिलाओंका योग २५ 


कि ज्यादातर मामलोंमें वे सौजन्यके साथ, युद्धके नियमोका पाछन करते हुए चल रहे 
हैँ । उन्होने पीर बादशाह मियाँ तथा डा० सुरेश वनर्जीको हथकड़ियाँ अवश्य लगाई 
किन्तु अली बन्धुओ, छाछा छाजपतराय, मौलाना मुहीउद्दीन अथवा पण्डित भोतीछारू 
नेहरूके साथ ऐसा नहीं किया। यदि वे सभीकी हथकड़ी लगाते तो में हथकंड़ी छंग़ाने- 
की बातपर लड़ नहीं सकता था। बन्दीकों हथकड़ी लगाना जेलका एक नियम है। 
निश्चय ही मेँ पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा उनके पुत्रको साथ-साथ हथकड़ी लगाकर 
जेलतक पैदल ले जाते देखनेके किए इलाहाबादतक जाना पसन्द करता। उनके हथकड़ी 
लगानेसे स्व॒राज्य पास सरक आयेगा इस बातकी प्रतीतिसे चमकते हुए उनके चेहरे 
देखकर मुझे बड़ी खूशी होती। किन्तु सरकारने इस खुशीका अवसर नहीं दिया। 
अलवत्ता मनृष्यकी प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे मै पंजाब जैसे कोछे और नीचे गिरानेवाढे 
अपमानजनक काये तथा मोपला मृत्यु-वैगन जैसी अविचारपूर्ण अमानुषिकताओंकी 
पुनरावृत्तिकी अपेक्षा अवश्य नहीं करता । किन्तु असहयोगी तो इनसे बरी रखे जानेकी 
कोई गृजाइश मनमें रखकर मैदानमें नहीं उतरे है। वे मानते है कि उनके साथ 
वुरेसे-बुरा व्यवहार किया जा संकता है; अपने उत्तरदायित्वकी पूरी चेतनाके साथ 
हमने अहिसक रहनेकी प्रतिज्ञा की है। स्व॒राज्य लगभग हमारी मुट्ठीमें आ गया है; 
कही ऐसा ने हो कि हम उसे अपनी असावधानीसे खो दें। 

नेताओके जेलमें होने पर भी, जहाँ-कहीं युवराज जायें वहाँ हड़तालें होनी चाहिए। 
हड़तालें करानेके लिए सभाओकी आवश्यकता नही है। जनताको स्वतःस्फूर्त कारंवाईका 
पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है। यह बात सरकारकी समझमें आ जानी चाहिए कि 
हड़तालें जोर-जबरदस्तीसे नही, स्वेच्छया ही की जा रही हैं। सविनय अवज्ञा कही भी 
अनधिकृत अथवा दुविचारित ढंगसे नहीं की जानी चाहिए। हर नया कदम विचार- 
पूर्वक तथा शान्तिके साथ उठाना चाहिए। छोग प्रत्येक विषयपर अपने घरोमें ही 
विचार-विमर्श कर सकते है। व्यापारी हजारों बार अपने व्यापारके सम्बल्धमें परस्पर 
मिलते ही रहते हैं। तो वे बहुत आसानीसे इस निरन्तर बदलती हुईं परिस्थितिसे उत्पन्न 
होनेवाले सवाोकी चर्चा कर सकते है और इसका निर्णय कर सकते है कि उनका 
अगला कदम क्‍या हो। में यह तो चाहता हूँ कि युवराज जहाँ जायें वहाँ हड़तालें भी 
हों मगर मैं इन्हें करने-करानेमें तनिक-सी भी हिंसा या जोर-जबरदस्ती या डरावें- 
धमकानेकी बातकी मूंजाइल नहीं छोड़ना चाहता। योजनाके अनुसार हड़ताछोंका न 
होना हमारे लिए थोड़ी-बहुत शर्मकी बात हो सकती है किन्तु इनके दरम्यान हिंसा हो 
गई तो वह भी हमारी प्रगतिको अवरुद्ध कर देगी और स्व॒राज्य भी अनिद्चित कालके 
लिए दूर खिसक जायेगा। 

मुझे यह भी आशा है कि गिरफ्तारियोके कारण प्रतिनिधियोंके रिक्त होनेवाले 
सभी स्थानोंकी पूर्ति कर लो जायेगी और कांग्रेसके सदस्य पूरी संख्यामें उपस्थित 
होगे और वे जो करना चाहते हैँ उसे तय करके आयेंगे और यह भी समझे हुए 
होंगे कि उसे किस तरह पूरा करना है। 

इसके छपते-छपते सूचना मिली कि तीनों महिराओंको कुछ 'घंटोंके बाद छोड़ 
दिया गया। तिसपर भी में इस लेखकों जनतातक पहुँचाना चाहुँगा क्योंकि जो-कुछ 


२६ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइुमय 
मैंने कहा है वह मूछतः ठीक है। मैं समझता हैँ कि महिलाओंको चेतावनीके साथ 
छोड़ा गया है। 

[बग्ेजीच 

यंग इंडिया, १५-१२-१९२१ 


३. लाला लाजपतरायकी ओरसे 


प्रिय महात्माजी, 


में आपको इतनी जल्दी यह पत्र इसलिए छिख रहा हूँ कि श्ञामतक मेरे 
गिरफ्तार हो जानकी पूरी सम्भावना है। ऐसा लछूग सकता है जैसे मेने आपकी 
इच्छाफ़ी अवहेलना को हो। इसका मुझे दृःख है किन्तु वास्तवर्म परिस्थिति ही 
ऐसी है कि गिरक्तार हुए बिना चारा नहीं है। हमने आज दोपहरको दो बजे 
प्रान्तीय काँग्रेस कमेटीकी बेठक बुराई है। जिलाघीशन उसे सार्वजनिक सभा 
माना है।. . . ज्यादातर तो इस बेठकपर प्रतिबन्ध लगा दिये जानेकी सम्भावना 
है। उन्होंने मोहल्लोंकी कांग्रेस कमेटियोंकी बेठकोंकों भी सार्वजनिक सभाओंकी 
संज्ञा देकर हमे नोटिस दे दिया है। इसका अर्थ तो कामका पूरी तरह ठप हो 
जाना ही है। उनके ये आदेश गेरकानूनी हें।. - « 

ऐसी हालतमें यह तो असम्भव है कि में बेठकसे बचकर बंठ रहें। यह 
तो केवल कोयरता ही होगी। मेरे इस काम्पर आप मुहर ते लगा सकें तो 
भी छुपया मुझे क्षमा करें।. . . भरोसा रखिए में आपके आन्दोलनकों कर्लंकिंत 
नहीं फरुंगा। यदि भे कभी छिद्वान्चेषी तथा अविव्वस्त प्रतीत हुआ होऊे तो 
उसके लिए भी मुझे क्षमा करें अपने सभो काम करते समय सुझे एक ही 
बातका ध्यान रहा है वह यहू कि में अपने देशा और देशंवासियोंके प्रति 
वफादार रहें। यदि सुझते गलतियाँ हुई हे तो वे अनजानमें ही हुई हैं। 
अपने सहृदय मित्रोंकी आलोचना करते समय भी मेरा कोई अन्य उद्देश्य 
नहीं रहा।. « « 

सिखोंने तमाम उत्तेजनाओंके बावजूद अभीतक अपना सन्तुलन भ्रशंसनीय 
रुपमें कायम रखा है। अधिकांश गिरफ्तारियाँ सेकड़ों-हजारों लोगोंकी उपत्वितिमें 
ही की गई हैँ।. . . सत्यके लिए कष्टसहन, वीरता, तेजस्विताकी जितनी भी 
प्रशंसा की जा सकती है हमारे सिस भाई उस सबके अधिकारी हैं। 

हमने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटोके अध्यक्ष-पदके लिए जागा सफदरकों अपना 
उत्तराधिकारी चुना है तथा तत्काल कार्रवाईके लिए फार्यक्रकको रुपरेखा भी 
उनसे मशबिरा करके तेपार कर ली है।. « - 


लाला लाजपतरायकी ओरसे २७ 


आज सवेरे श्री स्टोक्स' गिरफ्तार कर लिये गये। 


आपका निष्ठापूर्ण साथी, 
लाजपतराय 
३ दिसम्बर, १९२१ 
प्रातः ७ बजे 
पाठक मार्नेंगे कि यह पत्र" प्रस्तुत करके मैने ठीक ही किया है। प्रत्येक नेताने 
जेल जानेकी सम्भावनाको ष्यानमें रखकर व्यवस्था कर रखी है यह बात मार्ककी 
है। नि'सन्देह छालाजीने जो-कुछ भी किया है उसके अलावा और कुछ नहीं कर 
सकते थे। उनकी हृदतक में चाहता जरूर था कि यदि सहज भावसे सम्भव हो 
सके तो वे कांग्रेसका अधिवेशन हो चुकने तक गिरफ्तार होनेका प्रयत्न न करें तो 
अच्छा हो। किन्तु उनके सामने जो परिस्थितियाँ थी उनमें उद्देश्वकों आघात पहुँचाये 
विना बँैठकसे गैरहाजिर होना सम्भव नहीं है। यदि एक सेनापति प्रस्तुत युद्धसे 
बचता है तो वह सेनापति ही नहीं रह जाता। मुझे तो छाछाजीके प्रत्येक कार्यमें 
विवेकशीलता तथा शान्त शौय ही दिखाई देता है। में छालाजी हारा सिखोंकी' प्रशंसाका 
पूरी तरह अनुमोदन करता हूँ। उनकी दृढ़ता, धामिक उत्साह, शान्ति तथा कंष्ट- 
सहिष्णुतापर मैं बिलकुल मुग्ध हूँ। देशमें आज जो-कुछ हो रहा है वह सब नवजन्मदायी 
प्रसववेदना-सा दिखाई देता है। भगवान्‌ करे कि हमारे निर्धारित छक्ष्यकी पू्तिकी 
दिल्ञामें कोई अविवेकपूर्ण कार्य न हो, हिंसाका विस्फोट हमारी अबाध प्रगतिमें 
बाघक न हो। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १५-१२-१९२१ 


४. ईसाई तथा स्वराज्य 


संम्पादक 
“यंग इंडिया! 


भहोदय, 
आज स्व॒राज्यके प्रति भारतीय ईताइयॉके दृष्टिकोणके बारेमें अनेकानंक 

प्रदव किये जा रहे हे; इसलिए में विवेकशील ईसाइयोंके एक विज्ञाल समुदायके 
प्रतिनिधिकी तरह आपके पाठकोंका घ्यान कुछ ऐसे महत्त्वपर्ण तथ्योंकीं ओर 
आकर्षित करना चाहता हें जिनसे हमारे बहुत ही कम हिन्दू और मुसलमान भाई 
परिचित हें। 

१. हु अवेकिंग इंडियाके केखक । देखिए खण्ड २१ । 

२ पदाँपर केवल कुछ भंश दिये गये दें । 

३. दिसम्बर १९२१ के अन्तमें भहमदाबादमें होनेवाला भधिविशन । 


शर्ट 


सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


में सबसे पहले तो यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देवा चाहता हूँ कि तथा- 
कथित भारतीय ईसाई ज्यादातर तो पश्चिमके लोगों द्वारा विभित समुदाय है। 
« » » सारतमें जिन दो चोजोंने ईसाइयों्मं अराष्ट्रीयता भरनेका कार्य सम्पन्न 
किया है वे हूँ: (१) पश्चिमसे जाई हुई मिश्ञनरी संस्थाएँ तथा (२) हमारे 
अपने ही हिन्दू तथा मुसलमान भाई। - . . हमारे हिन्दू तथा मुसलमान 
सस्वन्धियोंने हमें सिन्न धर्म अपना लेनेके कारण बहिष्कृत कर दिया। . . . 
मिशनरियोंके प्रभावमें आकर भारतोय ईसाइयोंने अंग्रेजी रहत-सहन अपना 
लिया और बे अपने-आपको कुछ बहुत विशिष्ट मान बेठे और इससे उनकी रही- 
सही देशभवित तथा राष्ट्रीय भावना भी नष्ठ हो गई। . .- . यह तो भगवान॒की 
दया ही है कि मिशनरियों द्वारा हमें भटकाए रखनेकी कोशिक्षोंके धावजद हसारे 
समुदायमें अन्ततः सच्ची जागृति आई और अब शिक्षा तथा समुद्धिके बढ़ते 
हुए साधनोंते मपतरी सातृभूमिकी सेवाका सच्चा भाव भी हमारे समुवायमें 
तेजीति विकसित होता जा रहा है। - « . कुछ भारतीय ईसाई अपने-आपको 
पूरोपीयों तथा आंग्ल-सारतीयोंसे भी अधिक विदेशी समझलेमें गौरव मानते है। 
किन्तु सच्चे भारतीयोंकों तो इनके प्रति सहिष्णु हो रहना चाहिए. « « उनके 
साथ मिन्नों जंसा बरताव करके सिद्ध कर दीजिए कि सभी भारतीय चाहे थे 
हिन्दू, मुसलमान, पारती अथवा ईसाई कोई भी हो सब एक ही माँकी सन्तान 
और परस्पर सच्चे भाई व सच्ची बहनें हें। अपने ईसाई बन्धुओंकों अपने सच्चे 
प्रेमका आइवासन दीजिए और आप देखेंगे कि यदि भारतीय ईसाई एक बार 
देशप्रेमकी भावनासे प्रेरित हो गये तो वे देद्ा-सेवार्में अपना जीवन भी अपित 
कर देंगे। वे उसको स्वतस्त्रताके पुनीत युद्धमें अपना रक्त बहा देनेमें भी 
आया-पीछा नहों करेंगे। 
आपका, 
भारत-माँका एक ईसाई बेढा 


हिन्दू-मुसजमानोंसे किये गये अनुरोधके विचारसे में यह पत्र, व्यक्तिगत उल्लेखके 


दो अंशॉंको' छोड़कर, सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। यूरोपीय मिश्ननरियोंके विषयमें 
अनुचित रूपसे किये गये उल्ेंखको मैं पसन्द नहीं करता। यद्यपि लेखकने उनके विषय- 
में जो-कुछ कहा है वह अधिकांशतः सही ही है; फिर भी बहुत-से यूरोपीय मिशनरी 
न तो भारतीय विरोधी हैँ, न हिन्दु और मुसलमान विरोधी ही। राष्ट्रवादियोंके 
समक्ष मार्ग स्पष्ट है। उन्हें अपने विशुद्ध प्रेम द्वारा सभी अल्पसंख्यकोंकों अपनी थीर 
करना है; अंग्रेज भी इनमें आए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता, यदि उसे अहिसक रहना 


है तो एकांगी नहीं हो सकती। 


[ अंग्रेजीसे | 


यंग इंडिया, १५-१२-१९२१ 


१. यहाँ भौर भी बहुतसे भंश छोड़ दिये गये हैं । 


५. चरखेके बारेमें 


सम्पादक 
“यंग इंडिया 
्र ६ 
जिला कांग्रेस कम्ेटीके पास ऐसा कोई कताई विशेषज्ञ नहीं है जिसकी 
सलाहसे वहु॑ जन-साधारणमें प्रचारके लिए चरखेफा चुनाव कर सके . « « 
अधिकांञश कांयकर्ता अभीतक यह नहीं समझ पाये हे कि ऐसे पतले 
तकुएपर ही जो चरखेके एक चक्करमें १५० चक्कर पूरे कर लेता है ठीक 
बुने जाने योग्य सृत काता जा सकता है। 
कुछ स्थानोंमें यंग इंडिया” द्वारा सुझाये गये चरखेंकों आदर्श नमूना 
माना जाता है लेकिन उसके तकुए (जिसका व्यास आम तौरपर कमसे-कम 
आध इंच होता है) के चक्‍कर ४० से भी कम होनेके कारण तार खींचनके 
बाद उससें पूरे बट डालनेंके लिए पहियेको ज्यादा बार धुमाना जरूरी हो 
जाता है जिससे उसमें समय ज्यादा रूगता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि बहुत-से चरले बेकार पड़े रहते हे अथवा 
उनसे ऐसा सूत तैयार होता है जिसे बुनकर कस बटा या विषस होनेके कारण 
नहीं लेते . . . यदि समिति तिहूक स्वराज्य निधिका अधिकांश भाग इसी कामपर 
खर्चे करनेवाली हो तो घन देते समय उसे यह स्पष्ट शर्त रख देनो चाहिए 
कि जिप जिला संगठनकों यह घन दिया जा रहा है उसके पास एक ऐसा 
फताई-विशेषज्ञ होना चाहिए - « « 
आपका हत्यादि, 
(डा०) ए० के० नूलूकर 
२१ तबस्बर, १९२१ उपाध्यक्ष, 
पूर्व खानवेश जिला काँग्रेस कमेटी 
इस पत्रको' में बड़ी प्रसनब्नताके साथ प्रकाशित कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि 
लोग इससे मौजूदा चरखोंमें सुधारकी ओर प्रेरित हों। इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा 
कि हाथते सूत कातनेके काममें पढ़े-लिखे लोग कितनी दिलचस्पी छे रहे हैं। में 
डा० नूलकरके उदाहरणको स्पृहणीय मानता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १५-१२-१९२१ 
१. पदाँ-केवछ कुछ भंश ही दिये जा रहे दें । 


६० एक उलझन ओर उसका हल" 


छॉर्ड रीडिग उलझनमें पड़े है; उनकी बुद्धि चकरा गई है। करूकत्ताके ब्रिटिश 
इंडियन एसोसिएशन और बंगाल नेशनछ चेम्वर ऑफ कॉमर्सके अभिननन्‍दन-पत्रोंका 
उत्तर देते हुए उस दिन वाइसरायने कहा कि 
में जबसे यहाँ भारतमें आया हूँ तबसे बराबर मनन करते रहुनेपर भी 
जब में जनताके एक विशेष समुदायकी हलूचलूपर विचार करता हूँ तो आज 
भी उलपनमें पड़ जाता हूँ, मेरी बुद्धि चकरा जाती है। में सोचता हूँ कि 
सरकारकों चुनौती देनेके उद्देशनसें तथा उसे गिरफ्तारीपर मजबूर करनेके लिए 
जान-बूझकर कानून-भंग करनेसे आखिर हाथ क्‍या आयेगा? 


इसका आंशिक उत्तर तो पण्डित मोतीलार नेहरूने अपनी गिरफ्तारीके वाद 
यह उद्गार प्रकट करके दे दिया है कि मैं स्वतन्त्रताके मन्दिरमें जा रहा हूँ। हम 
गिरफ्तारी इसलिए चाहते हैं कि यह नाम-मात्रकी आजादी वास्तवर्म गुलामी ही है। 
हम इस सरकारकी संत्ताकों इसलिए चुनौती देते है कि हम उसकी शासन-ग्रणालीको 
बिलकुल बुरी प्रणाली मानते हैं। हम इस सरकारका तख्ता उलठ देना चाहते है 
हम उसे लोकमतके आगे शुकनेकों मजबूर कर देना चाहते हैं। हम यह दिखाना चाहते 
हैं कि सरकारका अस्तित्व प्रजाकी सेवाके लिए होता है; प्रजा सरकारकी सेवाके लिए 
नहीं होती। इस सरकारके राज्यमें स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना असह्यं हो गया है; 
क्योंकि उसके छिए हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है वह बहुत ही ज्यादा है, इतनी 
ज्यादा कि लोगोंको उसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। हम चाहे अकेले हों, चाहे 
हमारे साथ बहुत-से लोग हों, हम अपने आत्मसम्मान और अपने निश्चित सिद्धान्तोंको 
बेचकर आजादी नहीं खरीद सकते। मैंने देखा है कि छोटे-छोटे वच्चे भी उनके 
निरिवत उद्देश्यको भंग करनेका प्रयत्त किये जानेपर आनपर अड़ गये, जरा भी नहीं 
झुके; फिर उनके भाँ-बापकी दृष्टिमें यह वात चाहे कितवी ही छोटी क्‍यों न रही हो। 

लॉर्ड रीडिंगकोी यह वात अच्छी तरह समझ छेनी चाहिए कि असहयोगी सर- 
कारके साथ संग्राम कर रहे हैं। और जिस हृदतक सरकारने मुसल्रमानोंके साथ 
विश्वासधात किया है, पंजाबकी बेइज्जती की है, और वह जिस तरह लोगोंको जबरदस्ती 
अपनी इच्छाके अनुसार चलानेका दुराग्रह कर रही है और अपने किये विद्वासधात- 
का सुधार करने तथा पंजाबके अत्याचारोंका प्रायदिचत्त करनेसे मुँह मोड़ रही है, 
उसी हृदतक हमने उसके खिलाफ विद्रोह किया है। 


१, पद उन छेखोंमें से दे जिसे लिखनेके कारण गांबीजीपर सुकमा चछाया गधा था भीर सका 
दो गई थभी। 
२, वे ६ दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार हुए ये । 


एक उलझन और उसका हलक ३१ 


लोगोंके लिए दो मार्ग खुले थे -- एक तो सशस्त्र विद्रोहका और दूसरा श्ान्तिमय 
विद्रोहका। इनमें से असहयोगियोने --> कुछ छोगोने अपनी कमजोरी और कुछते अपनी 
शक्तिके कारण --- शान्तिका मार्गे अर्थात्‌ स्वेच्छापूर्वक कष्ट-सहन, पसन्द किया है। 

यदि देश इन कंष्ट-सहन करनेवाले वीरोके साथ होगा तो सरकारको या तो 
झुकना पड़ेगा या वह मठियामेट हो जायेगी; इसके सिवा दूसरी गति नहीं। यदि 
लोगोंने उतका साथ न दिया तो उन्हें कमसे-कम इस बातका तो सनन्‍्तोष होगा कि 
हमने अपनी आजादी बेच नहीं डाली। सशस्त्र युद्धमें आम तौरपर वही विजयी होता 
है जो अधिक मार-काट करता है। परन्तु शान्ति और कष्ड-सहन छोकमतको शीघ्र 
तैयार करनेका सबसे सुगम उपाय है और इसलिए इसके द्वारा प्राप्त की हुईं विजय, 
सत्यकी विजय कहलाती है। लॉ रीडिगकी जिंदगी अदालतोके वातावरणमें गुजरी 
है। अतएव उन्हें सत्ताके प्रति की गई सविनय अवज्ञाकी कंद्र करना कठिन मालूम 
हो रहा है। परन्तु जब यह युद्ध समाप्त हो जायेगा तब वाइसराय इस बातको जानेंगे 
कि इन अदालतोसे भी बढ़कर कोई अदालत है और वह है अन्तरात्माकी अदालत) 
जो दूसरी तमाम अदालतोसे श्रेष्ठ है। 

लॉर्ड रीडिंग चाहें तो इन तमाम कष्ट-सहन करनेवाले लोगोंकों अपने हिताहित- 
का कुछ भी खयाल न रखनेवाले पागलोकी संज्ञा दे सकते है। इसलिए उन्हें उन 
लोगोंको ' गछूत रास्ते से हटा देनेका भी अधिकार है। पागलोके लिए तो यह व्यवस्था 
बिलकुल ठीक है; यदि यह सरकारके भी अनुकूल पडती हो तो फिर यह एक आदरों 
अवस्था ही है। हाँ, यदि अस॒हयोगी खुद ही जेल जानेका मौका आ जानेपर नाक- 
भौंह चढाते हों, या मूँह फुछाते हों अथवा जेंसा कि छालाजीने कहा है  सरकारसे 
दया और कृपाकी भिक्षा” माँगते हों, तो अलवत्ता वाइसरायकों शिकायतका मौका 
ही सकता हैं। असहंयोगीका बल तो इसी बातमें है कि बिना किसी तरहकी शिकायत 
किये जे चला जाये। यदि खुद ही जेलका आह्वान करके, उसका पारितोषिक पाते 
ही, वह क्ुड़कुडाने लगे तो अपनी बाजी तुरन्त हार जाता है। 

वाइसरायने जो धमकी दी है, वह अशोभनीय है। आखिरी फैसला हुए बिना 
युद्ध तो रुक ही नहीं सकता। यह लड़ाई तो पशु-बरूकी सत्ता और छोकमतके बीच 
है। जो छोग छोकमतकी ओरसे लड़ रहे है वे पशुबकके सामने छाती खोलकर खड़े 
रहनेका निश्चय कर चुके हैं--वे अपने मतको छोड़ देनेके लिए हरग्रिज तैयार 
नहीं हैं। हे 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडियय, १५-१२-१९२१ 


७. नगरपालिकाओंपर विपत्ति 


अहमदाबाद, -नडियाद और सूरतकी नगरपालिकाओंपर शिक्षा विभागकों केकर 
फिर विपत्ति आ पड़ी है।! सरकार नगरपालिकाओंको शिक्षा विभागकों चलानेके 
अयोग्य उहराकर उस विभागकों अपने अधिकारमें करना चाहती है। इसीलिए उसने 
इस आदशयका नोटिस जारी किया है कि यदि ये तीनों नगरपालिकाएँ १७ तारीखकों 
पाँच बजेतक सरकारकी इच्छानुकूल बन्दोबस्त नहीं करेंगी तो सरकार शिक्षा विभाग- 
को अपने हाथमें छे छेगी। जहाँ नगरपालिकाको स्पष्ट बहुमत प्राप्त है वहाँ सरकारके 
लिए इस तरह कब्जा करना मुदिकल है। 

अब नगरपालिकाका असहयोगी सदस्य सिर्फ एक ही उद्देश्यसे वहाँ रह सकता 
है। और वह यह है कि वह हर उचित तरीकेसे छोगोंके बलको बढ़ाये तथा लोगोंपर 
सरकारके अधिकारकों कम करे। जहाँ सहयोगियोंकी संख्या अधिक होनेंके कारण ऐसा 
न॑ किया जा सके वहाँ असहयोगीको केवल अव्यवस्था पैदा करनेके लिए तथा चलते 
काममें दखल देनेकी खातिर ही नहीं रहना चाहिए। उसे समझ लेना चाहिए कि वैसा 
करनेसे जनबलमें वृद्धि नहीं होती; बल्कि यह तो केवल कालक्षेप है। अनुभव सिखाता 
है कि जिसके पास बहुमत है वह केवल धाँधलेबाजीके बलपर ही अपने निर्णयसे पीछे 
नहीं हट जाता और जब सिद्धान्तोंपर मतभेद होता है तब वह अपने बहुमतका पूरा 
उपयोग करता है। जहाँ सिद्धान्तोंपर मतभेद नहीं होता वहाँ बहुमतके नियमसे सुन्दर 
फलकी प्राप्ति होती है। जहाँ सिद्धान्तोंपर मतभेद हो वहाँ बहुमतके आगे झुकनेकी 
रूढ़िसे समाजका अधःपतन होता है। अतः जिस नंगरपालिकामें हम बहुमत प्राप्त कर 
सकते हों हमारा उसीर्मे रहना वांछनीय है। 

अब हम इस दृष्टिसे वर्तमान स्थितिकी जाँच करें। सरकारको शिक्षापर अधि- 
कार करनेसे रोकने और उसके साथ क्षगड़ा करनेसे बचनेका एक रास्ता यह है कि 
शिक्षाका प्रबन्ध उसी तगरकी राष्ट्रीय संस्थाकों सौंप दिया जाये और अनुदान देकर 
उसकी सहायता की जाये। नगरपालिकाकों ऐसी सहायता देनेका अधिकार है। अगर 
ऐसा किया जा सके तो भक्ते ही सरकार शिक्षापर अधिकार जमा ले किन्तु उसका 
कुछ मतलब न होगा। वह इससे वर्तमान विद्याथियोंपर अधिकार नहीं जमा सकती 
और वे स्वाश्रयी ही रहेंगे। सरकारी अधिकारी नये स्कूछोंकी स्थापना करना चाहें 
तो करें। उन्हें कोई नायरिक ऐसा करनेसे अवश्य ही नहीं रोकेगा छेकिन सरकारको 
इस स्कूलमें जानेवाे बालक कहाँसे मिलेंगे? हमारी मान्यता तो यह हैं कि स्कूल 
जानेके इच्छूक सब बालक नगरपालिकाके स्कूलोंमें पढ़ने आते हैं। इसके अतिरिक्त 
नये विभागके लिए अर्थकी व्यवस्था करनेमें भी सरकारको दिककतका सामना करना 


१, इन नयरपाल्कि्ोने अपने स्कूलोंमें राष्ट्रीय शिक्षा देने और सरकारी भनुदान न केलेक़ा निद्य 
किया था; चढ्ियाद नगरपाल्किके नि्मफें लिए देखिए खण्ड १९, पृष्ठ इं४घे४७ । 


ट्प्पिणी र३ 


होगा। नगरपालिका स्वेच्छासे पैसा कदापि नहीं देगी। इसलिए सरकार हर बार जोर- 
जबरदस्ती करके नगरपालिकासे पैसा छेगी। अत: इसमें भी सरकारकी पराजय होगी। 
दूसरा रास्ता यह है कि सरकार अपना अधिकारी नियुक्त करना चाहे तो भक्े 
ही करे; छेकिन नगरपालिका स्कूलोको यह सलाह दे सकती है कि उनके अध्यापकगण 
उस अधिकारीके आदेशका पालन न करे और उसको, वह जो भी कदम उठाना चाहे 
उठाने दें। यदि ऐसा हो तो भी सरकार परेशान होगी। 
तीसरा रास्ता यह है कि यदि सरकार वर्तमान स्कूलोपर अधिकार जमानेंके 
अपने प्रयत्नमें सफल हो जाये तो हमें मतदाताओके बीच काम करना चाहिए। अर्थात्‌ 
हम लोगोको ऐसी तालीम दें जिससे कोई भी बाकूक सरकारी स्कूलोमें न जाये और 
सब लोग नये स्कूल खोलकर अपने बालकोको उममें भेजें। 
इन तीनों रास्तोंको एक साथ नहीं अपनाया जा सकता; छेकिन हमें तीनोमें से 
एक रास्ता चुननेके वाद उसपर खूब ध्यान देना चाहिए। प्रतिनिधियोका यह कत्तंव्य 
हैं कि वे मतदाताबोंको खूब तालीम दें ताकि बे प्रत्येक उचित कार्यके लिए तैयार 
रहें। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-१२-१९२१ 


८, टिप्पणी 


माँ-बापसे 


जो माँ-वाप अपने वच्चोंको स्कूलों अथवा आश्रममें भेजते है उन्हें भी कुछ 
कर्तव्य पूरे करने होते है। यदि माँ-वाप ऐसा नहीं करते तो बच्चोका, जिन संस्थाओमें 
वे पढ़ते हों उन संस्थाओका तथा स्वयं उन माँ-बापका नुकसान होता है। अतः वे 
जिन सस्थाओंमें बच्चोको भेजें उन्हें उनके नियमोको जान लेना चाहिए। उन्हे बच्चोकी 
आदतों और आवश्यकताओको समझ लेना चाहिए और एक बार निश्चय कर लेनेपर 
उसका पाछन करना चाहिए। जब बच्चोका आश्रममें रहनेका समय हो तब माँ-बाप- 
को उन्हें अपने स्वार्थसे प्रेरित होकर अथवा अपनी सेवा करवानेके लिए वापस नही 
बुलाना चाहिए। फिर विवाहोमें भाग छेनेके लिए तो उन्हें बुलाया ही कैसे जा सकता 
है? ऐसे अवसरोंपर वच्चोंकों क्यों बुलाया जाये ? जिस तरह माँ-बाप बच्चोको अन्य 
समस्त सामाजिक कार्योर्में नहीं फेंसाते उसी तरह उन्हें विवाह-जैसे कार्योमें भी नहीं 
डालना चाहिए। वच्चोंका शिक्षण काल ऐसा होता है कि उसमें उनका ध्यान पढ़ाईके 
अछावा किसी अन्य विषयपर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण कालमें 
बच्चोको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। यदि उन्हे विवाह-जैंसे समारोह देखनेंके चक्करनमें 
डाला जायेगा तो उससे त्रह्मचर्य-पाकूतमें विष्त उपस्थित होनेकी सम्भावना है। 
इसलिए वालकोको सोच-समझकर वैसे कार्येसि अछग रखनेकी आवद्यकता है। इसके 

२२-३ 


रेड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अतिरिक्त आजकलके जमानेमें विवाहकी वात ही विपरीत जान पड़ती है। ऐसी स्थिति- 
में जो बालक स्वयं उससे दूर रहना चाहता हो, उसे भी उसमें भाग छेनेंके लिए 
लकूचाना तो उसपर अत्याचार करने जैसा ही है। आज जब मन दुर्व पड़ गया 
है और प्रकोभनोंका सामना करनेकी शक्ति क्षीण हो गईं है तव अगर किसीने नियमों- 
का पाकून करनेका निश्चय किया है और कुछ त्याग करनेकी इच्छा की है तो उसकी 
इस वृत्तिका पोषण किया जाना चाहिए। ऐसा करनेकी बजाय अगर हम स्वयं ही 
नियमोंको भंग करायेंगे तो हम दुर्वछताका पोषण करेंगे। मैनें जो बात विवाहके 
प्रसंगमें कही है वह अनेक प्रसंगोंपर छागू होती है। अपने बच्चोंका विचारपूर्वक पालन- 
पोषण करनेवाले माँ-वाप ऐसे अनेक प्रसंगोंको ढूँढ़ निकालेंगे जब उन्होने अपने 
बच्चोंको भागे ले जानेकी वजाय पीछेकी ओर घकेला है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-१२-१९२१ 
९, पत्र: देवदास गांधीकों 
गुरुवार [१५ दिसम्बर, १९२१ |! 
चि० देवदास, 


तुम्हारे दो पत्र मिले। विषय-वस्तु जितनी सुन्दर है, तुम्हारी छिखावट उतनी 
ही खराब है। खूब प्रयत्व करो। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें समय नहीं है। फिर 


भी तुम्हें प्रथलल तो करना ही होगा। 
हरिलालने बहुत सुन्दर काम किया। मैने अभी-अभी सुना कि उसे छः मासका 


सपरिश्रम कारावास मिला है। है 
शेष बातें महादेवभाईको मैंने जो पत्र लिखा है, उसमें है। 


बापके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ७७७५)की फोटो-नकलसे 


१, हरिछाल रविवार, १५ दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार किये गये थे । 
२. महादेव देसाई ( १८९२-१९४२ ); २० वर्षंतक गांवीजकि निजी मन्त्री रहे । 


१०. पत्र: महादेव देसाईको 
गुरुवार [ १५ दिसम्बर, १९२१] 


चि० महादेव, 

मैं तुम्हें लगभग नित्य ही पत्र लिखता रहा हूँ। स्वरूपरानीका' पत्र सुन्दर है, 
अर्थात्‌ तुम्हारा पत्र सुन्दर है! लेकिन हमें किसी बातका श्रेय तो लेना नहीं है। सर्वे- 
देवताओको किया हुआ नमस्कार वस्तुत. केशवकों ही जाता है। सब कार्य क्ृष्णापंण है 
इसलिए कुछ भी चिन्तवीय नही है। 

दासकी पत्रिकाएँ बहुत ओजपूर्ण हैं। उन्होने [ अहिसाका ] अमृत खूब पिया जान 
पड़ता है। बगालने सचमृच गुजरातका स्थान ले लिया है और गृजरात पिछड़ गया 
है। मुझे यह अच्छा भी रूगता है। 

प्यारेलाल' शेष बातें त्तो तुम्हें बता ही देगा। उसका खूब उपयोग करना और 
अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। मे चाहता हूँ कि तुम अब देवदासको जेल भेज दो। 
प्यारेलालको वहाँ भेजनेका यह कारण भी है। 

गोडवोलेको में अछूग पत्र नहीं लिख रहा हूँ। वह सब कागजात छेकर यहाँ 
आ जाये। अगर वह यहाँ आ जायेगा तो कुछ काम जल्दी निपट जायेगा। वहाँ अब 
उसकी कोई जरूरत नही जान पड़ती। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : ] 
निस्पन्देह गोडबोलेकों स्वयसेवकके रूपमें अपना नाम दर्ज करवानेकी कोई 
जरूरत नही है। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२७)की फोटो-तकलसे। 


१. गांधीणीने गुरुवार ८-१२-१९२१ को, भी देसाईको छिखें एक्र पत्रमें यद इच्छा व्यक्त की भी 
कि स्वरूपरानी उन्हें पत्र छिखें ) उन्होंने श्री देसाईको यह भी लिखा था कि वे उनकी सहाप्ताके लिए 
प्यारेठालको भेजनेकों तैपार हैं । उन्होंने यह पत्र सम्मवतः भगके गुर्वारकों लिखा था । 

३. मोतीछाल नेदरूकी पत्नी । 

३० धारेलाक नग्यर, १९२० से गांधीजीके दूसरे निजी सचिव; छझन्दोंने १९४२ में मद्दादेव देसाईकी 
मृत्युके नाद उनका स्थान ग्रहण किया; महात्मा गांधी: दि लास्ट फेल आदिके स्वपिता ! 

४. गुजरात विशापीय्के भूतपूर्व श्राथापक; अ० भा० कां० कमेटीके संयुक्‍त-सचिव । 


१९, तार” 


[१५ दिसम्बर, १९२१ के छगरभग फ 
असहयोगी पूरी तरहसे प्रतिरक्षात्तक भर हैं। जबतक सरकार परचात्ताप 
ते करे तथा जनमतकी सर्वोच्चता न माने किसी भी सम्मेलनसे छा 
नहीं हो सकता। 

गांधी 
 अंग्रेजीसे ] 
सेवेन मंथ्स बिद महात्मा भ्ांधी 


१२९. तार: राजेन्रप्रसादको” 
[ १५ दिसम्बर, १९२१ या उसके परचात्‌ | 


राजेन्द्रप्रसाद' 

छ्परा 

अवश्य भरती हो जाइये पर विश्वस्त युवकोंको निर्देश देकर ताकि 
अहिसाका उल्लंघन न होने पाये। 


े गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२६)की फोटो-नतकछ से। 


१. यह तार जवलूपुरके एक जर्मादारके तारके उत्तरमें भेजा गपा था जो इस प्रकार था: “ स्थिति 
अत्यन्त गम्भीर । दोनों ही पक्ष बरावर हृढ़। अवाॉछनीय धवनाएँ होना अस्म्भव नहीं। आपकी फिम्मेदारो 
अत्यधिक | गोल्मेम परिषद करना ठीक दोगा। वाश्सरायसे भी सुनवाईकी प्रार्थना की कई है।” 

२, मूल ज्ञोतसे । 

३. घढ तार राजेन्द्रपतादके १५ दिसम्बर, १९२१ को भिछे तारके उत्तरमें भेजा गया था। 
तार श्स प्रकार था; “ सरकारने स्वयंसेवक दल्को गवैध घोषित कर दिया है। शफी, जनकपारी तथा 
५० अन्य घोषणाकी अवहेलना करनेपर गिरफ्तार कर लिये गये हैं, हमारा सक्षाव है कि हक, मजकिद्ोर, 
दीपनन्दन तथा में इसमें भरती हो जायें। तार द्वारा छपरा हिंदापत भेजें।” 

४. १८८४-१९६३; राजनीतिश्ञ तथा विद्वानू; भारतके प्रथम राष्ट्रपति । 


१३. तार: श्रीप्रकाशको' 
[ १५ दिसम्बर, १९२१ या उसके परचात्‌ | 


श्रीप्रकाश 

सेवाश्रम 

बनारस 

हादिक बधाई। ऐसी सफर परिणतिके लिए बिलकुल तैयार नहीं था। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२९) की फोटो-तकलसे। 


१४. तार: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको 


[१५ दिसम्बर, १९२१ या उसके पश्चात्‌ | 
सुन्दर। आशा है आपको अधिकतम दण्ड मिलेगा। 
गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
सेवेन मंथ्स बिद महात्मा गांधी 


१. यह श्रीभकाशके १५ दिसम्बर, १९२१ के तारके जवाबमें भेजा गया था। उनका तार इस अकार 
था; “ पिताजी गप्राव संहिताकी घारा १०७के अपीन गिरफ्तार और स॒व ठीक है।” 

२, (जन्म २८९०);'बनारसके प्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू भगवानदासके सुपुन्र; कॉमेसी नेता; पाकिस्तानमें 
भारतके 5च्चायुक्त; वादमें बम्बईके गवर्नर । 

३. २७ दिसम्बर, १९२१ को १२ वजे चक्रवर्ती राजगोपालाचारीपर दण्डविधि संशोधन अधिनिषमके 
अन्तगत एक नोसिस जारी किया गया था तथा उसी दिन ४ बजे [ जदाल्तमें | पेश होनेका आदेश दिपा 
गया था। झुनवाई उस दिन स्थगित हो गई, पर साधन-उुत्॒से पता चढता है कि मामछेकी धूचना मिल्नेपर 
गांधीजीने यह तार भेजा था | 


१५. मदनमोहन सालवोयको भेजे जानेवाले तारका मसविदा' 


[१६ दिसम्बर, १९२१] 
चाहता हैँ आप समझ सकें कि यह संघर्ष अन्ततक चलनेवाला 
है। असहयोगी पूरी तरहसे प्रतिरक्षात्तक्र है। सार्वजनिक सभाओंका 
निषेध करने और उन्हें रोकनेवाके उत्तेजनात्क्स आदेश यदि वापस 
ले लिये जाते है तो वर्तमान सविनय अवज्ञा स्वतः ही बन्द 
हो जायेगी। जबतक सरकार जनताकी इच्छाका आदर नहीं करती, 
स्वागत-समारोहका बहिष्कार अवश्य जारी रहेगा। सम्मेलन तबतक वेकार 
ही सिद्ध होगा जबतक सरकार सचमुच पदरचात्तापा न करे ओर बराबर 
चुभनेवाली शिकायतोंको दूर करनेकी इच्छुक न हो तथा जनमतकी 
शक्तिके सम्मुख न झुके। तथापि जमनादासोँ व कुंजरूसे स्थितिपर 
चर्चा. करूँगा। 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
सेबेन मंथ्स विद महात्मा गांधी 


१. १८६१-१९४६; बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके संस्थापक; मारतीप राष्ट्रीय कांग्रेसके दो वार अथक्ष । 

२, यह मसविंदा गांधीणीने अपने निजी सचिव कृष्णदासकों माल्वीपनीका १६ दिसम्बर, १९११ का 
तार मिलनेपर बोलकर छिखवाया था । तार इस प्रकार था: “ वाश्तराषपर गोज्मेज सम्मेलनकी आवश्यकता- 
पर जोर डाएनेंके छिए २१ तारीखको छगमग सात आदमियोंके एक अतिनिधिमण्डल्की व्यवस्था कर 
रहा हूँ, इसलिए कछकता जा रहा हूँ । जमनादास और कुँजरू स्थितिका विवरण देने कल सावरमती 
पहुँच रहे हैं। ऐसा कहनेके लिए भापकी अनुमति चाहता हूँ कि पदि सम्मेब्नका अस्ताव मान ल्धि 
जाता है और सरकार हाथ-रोक छेती है तथा नेताओोंकों छोड़ देती दे, तो आप युवराजणके स्वायतका 
बहिष्कार नहीं करेंगे तथा सम्मोलनकी समाप्तितक सविनय अवज्ञा स्थगित रखेंगे। २१ तक कछ्कताका 

० ३१, बरटित्लो स्ट्रीट कि 
ष हक कर पह तार भेजा नहीं गया। जमनादास तथा हुजरके गांधीजीसे मिडनेके बाद 
जो उत्तर भेजा गया उसके लिए देखिए “तार: 3 माल्वीपकों ”, १९-१२-१९९१ । 
, जमनादास द्वास्कादास, होमरूछ छीगके प्रमुख नेता । 

४ हृदवनाथ दुजरू (जन्म १८८७); भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इढिया तोसाइटी ) के 

अध्यक्ष, उदार राजनीतिश तथा संसद-शास्री | 


१६. परिपतन्न' 


साबरमती 
१६ दिसम्बर, १९२१ 


प्रिय मित्र, 

में नहीं जानता कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकर्में कौन-कौन शामिल 
हो सकेगा। इसलिए मै एक प्रस्तावका मसविदा आपको भेज रहा हूँ। मैं चाहेंगा कि 
बह पास किया जाये। यदि आप झामिल न हो सकें तो क्या आप कृपया मुझे अपना 
मन्तव्य भेजेंगे ? और यदि अपने प्रान्तमें शान्ति बनाये रखनेके लिए आपकी उपस्थिति * 
आवश्यक हो तो अवसर होनेपर भी आप निरचय ही बैठकर शामिरू होने नहीं 
आयेंगे। मसविदेको कतई प्रकाशित न किया जाये। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९५४५)की फोटो-तकलसे। 
१७, पत्र: देवदास गांधीकों 
जन्म 


शुक्रवार [१६ दिसम्बर, १९२१] 


चि० देवदास, 

तुम्हारा पत्र मिछा। कैदियोंका चित्र सुन्दर भाषा किन्तु रही अक्षरोमें दिया है 
और इससे पत्रकी मिठास लगभग समाप्त हो गई है। 

मैं तुम्हारे जेल जाने ओर महादेवके गिरफ्तार होनेके तारकी राह देख रहा हूँ । 

भ्ीमती नेहरू वगैरा आयेंगे या नहीं, तारसे सूचित करना। आज महादेवको 
अलगसे पत्र नहीं लिख रहा हूँ। 

तुम दोनोकी तबीयत अच्छी रहनी चाहिए। प्यारेलालके वहाँ पहुँच जानेपर 
तुमपर बहुत वोझा तो नहीं पड़ेगा। 


१. थद् सम्भवतः विभिन्‍न आन्तकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको भेजा गधा था। 
२. जमनादास द्वारकादास और हृदपनाथ कुँजरू आअममें १७ दिस्तावर, १९२१ को पहुँचे थे। 


४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
आश्रममें अन्ना, गोमतीवहन' और सरकारकी' भौजाई जा गई हैं। वसुमति- 
बहन भी यहाँ है। 
बापूके आश्ञीर्वाद 


[ पुनरच : ] 
कल एन्ड्रयूज, जमनादास और क्रुजरू जा पहुँचेंगे। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७६७७)की फोटो-नकलसे | 


१८. तार: जियाराम सकसेनाको" 


[१६ दिसम्बर, १९२१ था उसके पदचात्‌ ] 
जियाराम' 
कांग्रेस कमेटी 
इलाहाबाद 
कार्य-समिति २३ को। 
गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२३)की फोटो-तकलसे। 


१, हरिंहर शर्मा, जो शुरूमें गंगानाथ मारतीष विद्यालय, बड़ौदामें क्राम करते थे। बादमें दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभाकै संगठनकर्ताओंमें से एक । । 

२, किशोए्छाऊ मशख्वाछाकी पत्नी | 

३. पट्वर्थन यादवाइकर, यंग इंडियाके अवैतनिक कार्यकर्णा। लागपुर कांग्रेसके अवसरपर 
दिसम्बर १९२० में निधन | देखिए खण्ड १९, पृष्ठ गृश्करद्‌ | 

४/ सी० एफ० एन्द्यूज ( १८७१-१९४० ) अंग्रेज मिशनरी; रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा गांधीजके 
निकस्तम सहयोगी; दीनवन्धुके नामसे प्रसिद्ध । 

५, यह तार णमियारामके १६ दिसम्वर, १९११ के तारके जवाब भेजा गया था। तार इस अकार 
था; “ पत्र मिंछा । कृपया कारय-समितिकी [ वेठककी ] तारीख तारसे- चूचित कीजिए |” 

६. संयुक्त भरान्तकी प्रान्तीव कांग्रेस - कमेटीके मल््ी । 


१९. तार: सौलाना अब्दुल बारीको' 


[१६ दिसम्वर, १९२१ या उसके पदचात्‌ ] 


इस सबके लिए हमें हर तरहसे ईश्वरकी क्ृपाका ही अनुगृहीत होना 
चाहिए। आशा है आप स्वस्थ होगे। 
गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२४)की फोटो-नकलसे। 


२० तार; सी० विजयराघवाचायेको 


[१६ दिसम्बर, १९२१ या उसके पदचात | 


आचार्य 
सेलम 
आपको वहाँकी स्थिति खूब समझकर ही आानेका निर्णय करना चाहिए।* 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२८)की फोटो-तकछसे | 


१. १८३८-१९२६; छखनऊके राष्ट्रीय ुसत्मान नेता, जिन्होंने खिलाफ भान्दोल्नमें सक्तिप भाग 
लिया था । भारतोष राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९२१ । 

पह तार मोछाना अब्दुछ बारीके १६ दिसम्बर, १९११ के तारके जवाबमें भेजा गधा था । तार 
इस अकार था: “आज दैदरादादसे वापस आया हूँ । मौलवी सछामतउल्ला तथा बपने अन्य यहुत प्यारे 
दिन्दू-मुतल्मान दोस्‍्तोंकी अजेष भावना देखकर में वहुत ही खुश हुआ । उनकी गिरफ्तारीपर में आपको 
वधाई देता हूँ। छब्ननऊ भौर इलाहावादके नागरिकोके घीरण, उनकी सहनशक्ति, भनुशासन, अमलकी पक्तता 
और कांग्रेसके दुव्मकी पावन्दीके लिए हमें उनपर यवें है। लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह हड़ताल्का 
सद्दी ब्यौरा यह है कि वह मुकम्मिक थी और पूरी तरद अद्दितात्मक भी। अभी-अभो पण्डित मोतीछाछ्जी, 
मोछाना सलामतउल्ला और उनके सायियोति जेलमें मुछाकात की है । समी बहुत खुश हैं । भमी-भमी 
आपके बेंटेकी गिरफ्तारीकी वात सुती । द्वादिक बधाई । आसार अच्छे हैं ।” 

२, यह तार १० दिसमवरके विंणपराधवाचा्थके उस तारके जवावमें दिया गया था जो गांधीणीको 
१६ को मिला था और हस अकार था: “ कृपया तारसे सूचित कीजिए कि वया २४ को मेरे वहाँ पहुंचनेसे 
काम चढेगा और यदि भाषका विचार दे कि इससे पहले मेरी उपस्थिति वहाँ वितान्त आवश्यक है त्तो 
बहुत ही भमुविधाजनक होगा ।”” 

३- १८५२-१९४३॥ प्रमुद् वक्ीछ और सक्रिय कांग्रेसी; १९३० में नागपुर कांग्रेस भिवेशनके 
अध्यक्ष । 

४. अनुमानतः अहमदावादके कॉम्रेस,अधिवेशनमें शामिल होनेके लिए । 


२१. तार: व्यामसुन्दर चक्रवर्तीकों" 


[१६ दिसम्बर, १९२१ या उसके पदचात्‌ ] 
खाली जगहें भरी जानी चाहिए। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७३१ )की फोठो-नकलसे। 


२२. गहरे घाव 


१७ विसम्बर, १९२१ 


सरकारकी आज्ञाओकों भंग करनेवालो को -- चाहे वे छोटे हो या बड़े --- कैद 
करना, उनको साधारण भृजरिमोंकी तरह रखना, उनको कारावासकी सुविधाओसे भी 
वंचित रखना, ये सब बातें तो समझमें आ सकती है। में उसे असद्व्यवहार नहीं 
कहेगा। अगर हम अपनेसे ऊँचे किसी अधिकारीको, अथवा जिसके अधिकारमें हम 
थोड़ी देरके लिए भी हों, रुष्ट कर बैठें तो उत्तकी आज़ामंग्रके छिए हमें सजा मिलता 
अनहोनी बात नहीं है। किन्तु अगर वह हमारा अपमान करे, हमारे बच्चोंसे जबरन 
ऐसी बातें कराये जिन्हें हम और वे दोनों बुरी समझते है ओर जिन्हें करनेके लिए 
हम कातूनन बाध्य नही है, या हमारे साथ ऐसा बरताव करे जैसे हम बिलकुछ नाचीज 
हों, तो यह हमें कभी बरदाइत नहीं हो सकता। कहते है कि कोकोनाडामें एक मजि- 
स्ट्रेटने स्वराज्य और खिलाफतके झंडोंको उबड़वा डाला, उसने यह हुक्म जारी किया 
कि एक सप्ताह तक ऐसे झंडे न लगाये जायें। यह भी सुनते है कि एक पाठझ्ाला- 
के धालकोंसे यूनियन जैकको जबरदस्ती सलाम कराया गया। हमने यह भी पढ़ा है 
कि कलूकत्ताके एक विख्यात प्रोफेसर अपना चोगा पहने बाहर जा रहे थे; उन्होने 
देखा कि सिपाही कुछ निरप्राध व्यक्तियोंका पीछा कर रहे है उन्हें बड़ी निर्दंयतासे 
पीट रहे है। वे प्रोफेसरका चोगा तो पहने ही थे सो उसके भरोसे ऐसा मानकर 
कि उनकी बात ध्यानसे सुनी जायेगी वे अधिकारीके पास पहुँचे और उससे उन्होंने 
बहुत निर्दोष भावसे इस मारपीठका कारण पूछा | बस, इस अपराधपर उन्हें भी अत्यन्त 
क्ररतापूर्वक पीटा गया। इसी तरह, बहादुर और सुसंस्कृत युवकीके एक दलको, उन 
लोगोंने जो उस समय उनके पहरेदार थे, ठोकरें लगाईं। लोगोंकों अकारण इस परह 
अपमानित किया जाता है, इससे यही जाहिर होता है कि हमारे शासकोके तौर-तरीकों- 


१. कछ्कताके सर्वेट पमके सम्पादक; देशबस्थु दासके वाद बंगाल अआन्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष। 

यह तार चक्रवर्तकि १६ दिसम्बर, १९२१ के तारके जवाबमें भेजा गया था। तार श्ख अकार था; 
«कपपा तार द्वारा राव दीजिए कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटके गिरफ्तारशुदा सदस्पकि स्थान 
खाली माने जायें और क्या उनको भरा जा सकता है १” 


गहरे घाव ४३ 


में जरा भी फर्क नही पडा है। वह ओडायरी ठसक अभीतक गई नहीं है। फिर छॉर्ड 
रोनाल्‍डशे उत पीटे गये प्रोफेसर साहबकों बुलायें, उनसे मीठी-मीठी बातें करें, उन्हें 
यह आववासन भी दें कि अब ऐसा न होने पायेग्रा तो इससे होना क्या है? फिर 
क्या ऐसा ने होने पायेगा ? क्या प्रोफेसर साहब फिर न पीटे जायेंगे? हाँ, यह तो 
मानी हुई बात है कि इस नाजुक समयमें तो फिर उनपर हाथ न उठाया जायेगा। खुद 
प्रोफेहर साहब भी विश्वविद्यालयके उस चोगेके भरोसे किसी पदाधिकारीको कुछ 
दिनोंतक न छेड़ेंगे। किन्तु क्या उस पदाधिकारीके हृदयमें उन प्रोफेसर साहबके प्रति 
थोड़ा भी जादर है? वे खुद अपने लिए तो उसके पास गये ही नही थे। वे तो 
अत्याचार-पीड़ित मनुष्योकी हिमायत करने गये थे। क्या वाइसरायके उस आदवासन- 
के कारण भविष्यमें भारतीयोकी रक्षा और सम्मान होगा ”? बात यह है कि सिपाहियो- 
को तालीम ही ऐसी दी जाती है, सवाल उसीका है। उसके द्वारा सिपाहीको एक 
ऐसा क्र पशु बता विया जाता है जिसे यथासमय निरप्राध मनृष्योंपर छोडा जा 
सके। आज इतने दास” और आजाद” इसीलिए जेल गये हैँ कि ऐसे अमानवीय 
और पाशविक अत्याचारोंकी पुनरावृत्ति न होने पाये। उन्होने जेलका स्वागत इसीलिए 
किया है कि वुरेसे-वुरे अपराधीके साथ भी ऐसा घृणित अत्याचार भ हो, उसके भी 
स्वाभिमानको कही धक्का न छगने पाये। एक संस्थाके हाथसे निकलकर किसी दूसरी 
संस्थाके हाथमें सत्ता चली जाये, सिर्फ इसलिए वे जेल नही गये है। वे जो चाहते 
है वह है ज्ञासन-प्रणालीमें आमूल परिवर्तत। जिस बातके लिए छालाजी बरसोसे 
अपना शरीर सुखा रहे हैँ, जो आरामतलबव मोतीलालजी नेहरूकी जीवन-श्वास बन गई 
है, और जिसकी खातिर वे पूरे फकीर बन गये है, वह छॉर्ड रोनाल्‍डशेकी क्षमा-प्रार्थना- 
से--फिर वह चाहे कितनी ही सदुभावपूर्ण क्यो न हो, चही बत सकती और व 
यह लॉड रीडिंगकी मीठी बातोसे ही तथा उनकी इस निजी चिन्ता और सावधानीसे ही 
वन सकती है कि अधिकारीगण कानूनकी मर्यादाका उल्लघन नहीं करेगे। यह आमूल 
परिवर्तेन तो शान्ति और वीरताके साथ उस कष्टको सहनेसे ही आयेगा जो छोगोंको 
इस समय भोगना पड़ रहा है और जिसे भोगनेके लिए, भगवान्‌की कृपासे, वे अपनेको 
तैयार भी पा रहे है। एक सावधान मित्र, मेरी इस आश्यावादितापर अंकुश लगानेके 
उद्देश्ससे कहते है कि कष्ट सहनेकी तो अभी शुरुआत ही हुई है और अपने अभीष्ट 
फलछकी आप्तिके लिए तो हमें आजसे कहीं ज्यादा मूल्य चुकाना होगा। उन्हे लगता 
है कि उसके लिए तो हमें एकाधिक जलियाँवाला बागोकी पुनरावृत्तिके लिए तैयार रहना 
होगा और इस बार पेटके बल रेगनेके लिए प्रसिद्ध उस गलीके कोनोतक डरके मारे 
काँपते हुए और अनिच्छापूर्वक नहीं वल्कि बहादुरोकी तरह प्रसन्न मनसे और अपने 
कदम दुृढतापूर्वक रखते हुए जाना होगा और रेगनेसे इनकार करनेके लिए कोड़ोकी 
मार खानी पड़ेगी। मे उन मित्रकों विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आशावादमें इन 
सब तथा इनसे भी इतनी खराब बातोंके हिए गुजाइश है जिनकी कि उन्हें कल्पना 
तक न होगी। किन्तु साथ ही में यह भी वचन देता हूँ कि अगर भारतने शान्ति 


१. देखिए खण्ड १७, पूछ १२९८-३२२ । 


पक सम्पूर्ण ग्रांधी वाह्मय 


बनाये रखी, चित्तको अविचलित रखा, और दिलमें बदछेका विचार भी न आने दिया 
(जो में मानता हूँ कि सचमुच बड़ी कठिन बात है, किन्तु साथ ही यह भी कहूँगा कि 
भारतकी वर्तमाव उच्च मनःस्थितिर्से उतनी कठित नहीं है) तो हमारी इस तैयारी 
और साथ ही प्रतिक्रियाके अभावके कारण सरकारकी पाशविक वृत्ति, पोषक तत्त्व न 
पाकर अपने-आप मर जायेगी और छॉर्ड रीडिंग भी अपने-आप हुम्बी-चौड़ी बातें अरूग 
रखकर पश्चात्तापकी मानवीय भाषा अपनायेंगे और उन्हें भारतीय वातावरणमें नई 
राजनीतिके लिए क्षेत्र दिखाई देगा। परन्तु इसके प्रतिकूल अगर हम अपने-आपको और 
अपने वचनको भूल गये तो हमें हजारों 'जलियाँवाला ' के दृश्य देखने होंगे और अपनी 
आँखोंसे सारे देशकों एक विज्ञाल वृचड़खाना बना हुआ देखना होगा। किन्तु राष्ट्रीय 
कांग्रेसके नव-निर्वाचित सभापतिने हमें इस नौबतके लिए पहलेसे ही तैयार कर दिया 
है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि कैंदका डर तो हमारे दिलसे दूर हो गया है। 
उन्हें शायद अपने बहादुर पुत्र तथा उसके साथियोंके अनुभव देखकर यह भी विश्वास 
हो गया है कि हम मार-पीट भी सहन करनेके लिए तैयार हूैँ। किन्तु वे तो हमें 
साक्षात्‌ मृत्युका भी डर दूर कर देनेकी आज्ञा दे रहे हैँ। अगर वह दिन देखना हमारे 
नसीबमें बदा होगा तो मुझे उम्मीद है कि तब भारतमें ऐसे पर्याप्त श्ान्ति-निष्ठ 
असहयोगी निकलेगे जिनके विपयमें यह लिखा जा सकेगा कि: 

उन्होंने बिना क्रोधके और अपने मूँहसे उस नादान खूनीके लिए भी प्रार्थना 

करते हुए बन्दूककी गोलियाँ खाईं। 

जो ख़बरें मिली है उन्हें यदि सच माना जाये तो दो असमिया स्वयंसेवकोंको कोड़े 
लगाये गये हैं। लाहौरके स्वयंसेवकोंनें उनपर किये गये मनमाने अत्याचारोंको बड़ी 
शान्तिके साथ सहन किया है।“यह लड़ाई मजाक नहीं है। हम गत बारह महीनोसे 
भी ज्यादा अरसेसे बराबर तैयारी कर रहे है और अन्ततक हमें इसी तरह नियमोंका 
पालन करना होगा । पीछे छौटनेका तो कोई सवारू ही नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-१२-१९२१ 


२३. गुजरात क्या करेगा! 


पिछले दस दिलोंमें बंगालमें पाँच सौ योद्धा पकड़े गये है। छगभग दो-तीन सौ 
संयुक्त-प्रान्तमें पकड़े गये होंगे। पंजाबमें सौ-एक लोग पकड़े गये हैँ। यदि उपर्युक्त 
प्रान्तोंमे अधिक असहयोगी नहीं पकड़े गये है तो इसमें इन श्रान्तोंके असहयोगियोंका 
कोई दोष नहीं है। मुझे जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनसे मैं देखता हूँ कि इन तीनों प्रान्तोंमें 
सरकार जितने योद्धा गिरफ्तार करना चाहे उसे उतने योद्धा मिल सकते हैं। अगर 
अभीतक जितने लोग पकड़े गये है उनकी संख्या केम जान पड़ती है तो इसका कारण 
सरकारकी सुस्ती है। प्रत्येक प्रान्तमें जेल जानेके लिए सैकड़ों जेलन्यात्री तैयार है।_ 

ऐसे समयमें गुजरात श्ञान्त है, मौन है और धैर्य धारण किये बैठा है। मुझे ये 
शान्ति, धैयें और मौन अत्यन्त प्रिय हैँ, क्योकि मुझे विश्वास है कि सैकड़ों गुजराती 


गुजरात क्‍या करेगा? ४५ 


जेल जानेके लिए बिलकुछ तैयार बैठे है। गृजरातसे जेलें भरनेंके कार्यमें पहल करनेकी 
जाशा थी; लेकिन उस सम्भानका उपभोग तो इस समय बंगाल कर रहा है। फिर भी 
यदि हम सचमुच तैयार हों तो हमें उससे ईर्ष्या करनेकी कोई जरूरत नही। मुझे 
80% है कि जब हमारी बारी आयेगी तब हम क्षण-भरमें बंगालके समकक्ष हो 
जायेंगे। 


वह समय समीप आता जा रहा है। 

बारडोली तैयार न हो और आनन्द तैयार न हो तो हम सामूहिक सविनय 
अवज्ञा नही कर सकते। लेकिन सविनय अवज्ञा करनेमें हमपर कोई प्रतिबन्ध छगा 
ही नही है। सामूहिक संविनय अवज्ञा करनेपर तो हम तुरन्त अपेक्षित परिणामकी 
उपलब्धि कर सकते है; परन्तु व्यक्तिगत रूपसे सविनय अवज्ञा करनेसे तनिक विलम्ब 
होगा। मुझे तो यह उम्मीद है कि वारडोली अवश्य तैयार हो जायेगा और इसीसे 
हम सामूहिक और अगर जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत अथवा दोनो प्रकारकी सविनय 
अवज्ञा करनेके लिए तैयार हो जायेंगे। 

बारडोली, आनन्द और नडियाद भके ही सामूहिक सविनय अवज्ञाकी तैयारी करें। 
अन्य सब भागोमें लोगोंकों व्यक्तिगत सविनय अवज्ञाके लिए तंयार रहना चाहिए। 
प्रत्येक गाँवमें जितने लोग तैयार हों उन्हें अपनी ग्राम-समित्तिमें अपने नाम दर्ज करा देने 
चाहिए। यदि ग्राम-समिति न हो अथवा कोई नाम दर्ज करनेके लिए तैयार न हो 
तो वे ताल्लुकेकी समितिमें अपने दाम दर्ज करा दें। ग्राम-समितियोको ताल्छुका-समिति- 
में नाम भेज देने चाहिए। ये सब नाम अन्तमें गुजरात प्रान्तीय समितिमें दर्ज करवा दिये 
जाने चाहिए। 

शान्तिसे ही स्वराज्य मिल सकता है, जिसकी इसमें श्रद्धा न हो; जो हिन्दू तो 
हो, छेकिन अस्पृश्यताका त्याग करनेके लिए तैयार न हो; जो अच्छी तरह कातना न 
जानता हो, जिसने विदेशी कपड़ेका सर्वथा त्याग न किया हो, जो केवल हाथसे कते 
सूतकी और हाथ-बुनी खादीका उपयोग न करता हो और जो हिन्दुओं, मुसलमानों, 
सिखों, पारसियो, ईसाइयों भौर यहूदियोके बीच मित्रताकी जरूरत न समझता हो, उसे 
जे जानेका विचार ही नहीं करना चाहिए और इसीलिए उसे स्वयसेवकोर्में अपना 
नास दर्ज करवानेका विचार भी अवश्य छोड़ देना चाहिए। 

जिन्दोने आत्मशुद्धि नहीं की है ओर जिन्होने शराब आदि पीना नही छोड़ा है 
वे यदि इस धार्मिक युद्धमें शामिल न होगे तो देशकी सेवा ही करेगे तथा इससे वे 
यह वता सकेंगे कि उन्होंने अपनी मर्यादा समझ ही है। 

जो स्वयसेवक बचें वे अपने भरण-पोषणकी व्यवस्था स्वयमेव कर छें। वे समिति- 
से भरण-पोषण करनेकी आज्ञा न रखें। जो देश-सेवा तो करना चाहते है लेकिन जिन्हें 
एक भी ऐसा मित्र नहीं मिकता जो ऐसे समयमें उनकी आवश्यकताओको पूरा कर 
सके, मेरे विचारसे वे देश-सेवा करने योग्य नही हो सकते। ऐसे छोगोंका खर्च अधिक 
नहीं होता और वह खर्च किसीको कदापि भारी नही पड़ेगा। 

जो-कुछ मैने पुरुषोके सम्बन्ध्में कहा है वह स्त्रियोपर भी लागू होता है! 
हार्लांकि स्त्रियोंकी एकाएक जेल जानेके लिए निकल पड़नेकी कोई जरूरत नही है 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फिर भी उनमें से जिन्होंने देशभक्तिका रस-पान उन्हे 
तैयार रहना चाहिए। 5७७७७४0४७७७४७७४७ 

काठियावाड़के एक मित्र पूछते है कि देशी राज्योमें रहनेवाले लोग ! 
देशी राज्योंके छोगोंको वही रहकर अपने नाम दर्ज नहीं करवाने बाय के 
जिनका जेल जानेका विचार हो वे अपने नाम प्रान्तीय समितिमें दर्ज करवा सकते है 
ओर जो नाम दर्ज करवातेके लिए तैयार न हों वे छोग भी कमसे-कम स्वयसेवकोके 
जिन गुणोंका मैने वर्णन किया है, उनका विकास तो कर ही सकते है। 

जब हम इस तरह तैयारी करके हजारोंकी संख्यामें जेल जानेके छिए तैयार हो 
जायेंगे तभी हमारे धैर्य, शान्ति और मौन शोभान्वित होंगे और हमारी सच्ची वहादुरी- 
के अंग माने जायेंगे। यदि हम समय आनेपर इतने बलका परिचय न दे सकेंगे और 
इतना आत्मत्याग ने कर सकेंगे तो हम कायर और निर्वकू कहे जायेंगे। लेकिन 
मुझे अपने मनमें गुजरातके साहसके सम्बन्धर्में कोई शंका नहीं है। 

में सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि इस साहसके साथ छोगोंमें ज्ञान भी उत्पन्न 
हो। हमें जिस ज्ञाचकी आवश्यकता है उसका सम्बन्ध स्वदेशीकी आवश्यकतासे और 
अस्पृष्यता-निवारणसे है। यह ज्ञान प्रत्येक पुरुषको अपने परिजनोंकों तथा विवाहित 
होनेपर अपनी पत्लीकों देनेका प्रयत्त करता चाहिए। अभी स्त्रियोंमें खादीके प्रति 
जितना चाहिए उतना प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। उनका रंग-विरंगे और आकर्षक नमूनोंके 
विदेशी कपड़ोंका मोह अभी नष्ट नहीं हुआ है। वे अभी अस्पृद्यताके पापसे मुक्त नहीं 
हुई है। उन्हें अभी धीरज और प्रेमसे समझाना बाकी है। यह कार्य सभी अपने-अपने 
परिवारोंमें आसानीसे कर सकते है। उन्हें उसमें सदा सफलता नहीं मिलेगी। यह वात 
समझमें आ सकती है, छेकिन हमें अपने प्रयासका आरम्भ अपने परिवारोसे ही करना 
चाहिए। जिस तरह हम नवीन भोगोंमें अपने-अपने परिवारको सबसे पहले शामिल करते 
है इसी तरह नये त्याग अथवा सुधारोंमें भी हमें पहले उसीको भागीदार बनाना 
चाहिए । 
इस मास गुजरात कांग्रेसके स्वागतमें जुठा रह सकता है; लेकिन जनवरीमें 
गुजरात को परीक्षाके लिए तैयार होना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय 
नहीं है। अतः मैं आजसे ही गुजरातियोंको साववात करना चाहता हूँ। नये खुष्टीय 
वर्षमें प्रान्तीय समितिका सबसे पहलछा काम गुजरातियोंकों आत्म-बलिदानके लिए तैयार 


करना होगा। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-१२-१९२१ 


२४. सभ्यता 


सभ्यता, विनय और नम्रता---इन ग्रुणोंपर आजकल इतना कम जोर दिया 
जाता है कि उससे ऐसा लरूगता है मानों हमारे चरित्रगठनर्में उनका कोई स्थान हो 
ते हो। यदि कोई मनुष्य स्थूछ ब्ह्मचर्यका पालन करता है तो वह बाजीराव बनकर 
सब लोगोंकी भर्त्संना करता और उन्हें धमकाता है। और हम उसकी इस असम्यता- 
को दुधारू गायकी लहातके समान सह छेते है। इसी तरह यदि कोई भनृष्य सत्य 
बोलता है तो उसे हम कंड़वे बचन कहनेकी छूट दे देते है और जो खादी पहनता है 
वह खादी न पहननेवालले छोगोंपर घावा बोल सकता है। उसी तरह जो सविनय 
अवज्ञा करता है वह ऐसा व्यवहार कर बैठता है मानो उसे अविनय करनेकी छूट 
मिली हुईं हो। असभ्योकी इस सेनाके नायक ब्रह्मचारी, संत्यवादी, खादीवादी अथवा 
सबिनय अवज्ञाकारी कदापि नही है। ये चारो अपनी-अपनी प्रतिज्ञासे उतने ही अधिक 
दूर है जितनी उत्तर दिशा दक्षिण दिशासे दूर होती है। और हम यह कह सकते है कि 
जहाँ विनय नहीं होती वहाँ विवेकका अभाव होता है और जहाँ विवेकका अभाव 
होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। विश्वामित्रकी तपस्या तबतक अधूरी ही रही 
जबतक उन्होंने विनय नही सीखी। 

विनय और नम्नता शान्तिकी निशानी हैं। अविनय और उद्धतता अज्ञान्तिकी 
सूचक है । इसलिए असहयोगी अविनयी तो हो ही नही सकता। तथापि असहयोगियोपर 
सबसे बड़ा आरोप अविनयी और उद्धत होनेका ही छगाया जाता है और इस आरोपमें 
बहुत-कुछ सचाई है। असहयोगी होकर हम ऐसा समझने छगते है मानो हमने कोई 
बहुत बड़ा काम कर लिया है, ऐसे ही जैसे कोई मनृष्य अपने कत्तेव्यका पालन करके 
यह मान बैठे कि उसे अब मानपत्र लेनेका अधिकार प्राप्त हो गया है। 

ऐसी अविनयसे हमें अपनी लड़ाईमें विजय मिलनेमें देर होती है क्योकि जिस 
तरह विनय रोष और द्वेषको रोकती है उसी तरह अविनय शत्रुताकों बढ़ाती है। 
यदि असहयोगी सहयोगियोके प्रति विनन्नताका व्यवहार करते, उन्हे गाछियाँ न देते 
और उनके प्रति आदर-भाव दिखाते तो इस समय दोनों पक्षोके बीच जो कटुता 
उत्पन्न हो गई है वह कभी उत्पन्न न होती और बम्बईमें इसका जो दुष्परिणाम 
निकला' वह कभी न निकरूता। जिन विद्यार्थियोंने सरकारी स्कूलोंको छोड़ दिया है 
उन्हें स्कूल न छोड़नेवाले विद्याथियोंको सताना नहीं चाहिए और न गालियाँ देनी 
चाहिए, बल्कि उन्हें उनको अपने प्रेमसे जीतना चाहिए। उन्हें उनकी पूर्बवत्‌ सेवा 
करनी चाहिए। जिस वकीलने वकालत छोड दी है उसे वकालत न छोड़नेवाके को 
चिढ़ाना नही चाहिए, अपितु उससे पहले जैसा ही मधुर सम्बन्ध रखना चाहिए। जिसने 


१, मराठा साम्राज्यंके एक पेशवा अथवा प्रधान भन्‍्त्री । 
२. वहाँ १७ नवस्वर, २९२१ को युवराणके मानेपर दंगा हो गया था; देखिए खण्ड २१। 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


33330 दी है उसे सरकारी नौकरी न छोड़नेवाले मनुष्यको गालियाँ 

यदि हम आरम्भसे ही अपना कार्य इस तरह करते तो आज हम उसे 
बैठ गये होते और देशने आज जितनी श्गति की है उससे कही अर मखि 
ली होती। तब नरम दलके लोग हमसे अलग रह ही नहीं सकते थे। 

मुझे उम्मीद है कि कोई भी मनुष्य विनम्र व्यवहार करनेका मतलब झूठी खुशा- 
मद करना नही समझेगा। विनम्र व्यवहार करनेका अभिप्राय यह भी नहीं है कि हम 
अपने घर्मके प्रति अपने भावको छिपायें। विन्न व्यवहारका अभिप्नाय तो यह है कि 
हम अपने धर्मपर आरूढ़ रहते हुए भी दूसरोंके प्रति आदर-भाव रखें। मैं तिलक तो 
लगाऊे, छेकिन तिहक न लगानेवालेका उपहास व करूँ। मैं पूर्वकी ओर मुख करके 
प्राथंता करूँ तो इसका अर्थ यह नही कि में पशिचमकी ओर मुख करके नमाज पढ़ने- 
वाले अपने मुसलमान भाईका तिरस्कार करूँ। मुझे संस्कृतका उच्चारण करना आता 
है इससे मुझे अरबीका उच्चारण करनेवाले की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए। खादीवादी 
अपनी खादीकी टोपी पहननेके बावजूद सोला हैट पहननेवाले के प्रति सहनशीछता और 
प्रेमभाव रख सकता है। यदि खादीसे लंदा हुआ मनुष्य विदेशी कपड़े पहननेवाले को 
गालियाँ देने छूंगें तो वह विदेशी कपड़ोका सबसे बड़ा प्रचारक सिद्ध होगा। बम्बईके 
उपद्रवोंसे खादीके प्रचारमें वृद्धि नहीं हुईं है। कुछ को तो इस समय खादीमें से दुर्गन्ध 
आने छऊगी है। 

यदि हम खादीवादी यह चाहते हों कि समस्त हिल्दुस्तानके लोग खादी 
पहनने छें तो हमें विदेशी कपड़े पहलतेवाले लोगोंको धै्यपूर्वंक समझाना होगा। हम 
विदेशी कपड़ेकी चाहे कितनी ही निन्‍दा क्‍यों न करें; लेकिन हम उसे पहननेवाले 
लोगोके प्रति तो प्रेमपूर्वक व्यवहार ही करें। प्लेग बुरी है छेकिन यदि हम रोगके पीड़ितों- 
का त्याग करेंगे तो हमें भी प्लेगकी छूत छगनेकी सम्भावना है। हम रोगके नाशकी 
इच्छा करें, रोगीके नाशकी कदापि नहीं। विदेशी कपड़े पहननेको यदि हम रोग 
मानते हैँ तो हमें इस रोगसे पीड़ितोंकी सेवा करनी चाहिए। क्या विदेशी कपड़े पहनने- 
वाले हमें रोगी नहीं मान सकते ? भर्ते ही मानें। वैसा होनेपर भी यदि हम एक 
दूसरेकी सेवा करते रहेंगे तो हम किसी-न-किसी दिन यह जान जायेंगे कि हममें से 
कौन अज्ञानमें है। किन्तु यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें धर्म और अधर्मका भेद 
कभी मालूम ही ने होगा। 

जिस तरह सहयोगियोंके प्रति विनयका व्यवहार करनेकी आवश्यकता है उसी 
तरह हमें जेल जानेपर भी विनययुकत व्यवहार करना होगा। एक ओर जेलके नियमोंका 
पालन करना तथा दूसरी ओर स्वाभिमानकी रक्षा करना दोनों कामोंको एक साथ 
निभाना कठितर है। जेलके कुछ नियम स्वभावतः हीनताकी भावना पैदा करनेवाले होते 
हैं। उदाहरणार्थ जेलकी कोठरीमें रहनेके अछावा हमारे लिए और कोई चारा नही है। 
इस तरह जो नियम जेलके अत्य सब कैदियोंपर छागू होता है उसे हमें अवश्य 
मानना चाहिए। छेकिन इसके साथ-साथ जहाँ हमें नीचा दिखानेकी खातिर ही कुछ 
किया जाता हो वहाँ हमें दृढ़तापूर्वके उसका विरोध भी करना चाहिए। यदि हम 


ट्प्पिणियाँ ४९ 


एक बार विनयकी शिक्षा प्राप्त कर लें तो किस अवसरपर हमें कंसा व्यवह्मर करना 
चाहिए, यह बात स्वतः मारूम हो जायेगी। 

जहाँ बहम्‌ है वहाँ अविनय और उद्धतता है। जहाँ अहम्‌ नही है वहाँ सम्यताके 
साथ-साथ स्वाभिमान है। अहम्‌भाव रखनेवाले मनुष्यको शरीरका अभिमान होता है। 
स्वाभिमानकों बनाये रखनेवाला मनुष्य जात्माको पहचानकर केवरू उसीकी चिन्ता 
करता है और उसके बाद शरीरको गला देनेके लिए तैयार रहता है। स्वाभिमानका 
पुजारी इस संसारमें सभीके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, क्योंकि उसे अपने 
सम्मानके समान ही अन्य छोगोका सम्मान भी प्रिय होता है। वह सबमें अपनेको 
तथा अपनेमें सबको देखता है और अपनेको दूसरेके स्थानपर रखता है। अह॒कारी 
सबसे अलग रहता है। वह अपनेको सबसे ऊपर मानकर जगत॒का काजी बननेकी 
कोशिशमें जगत्‌के सम्मुख अपना हलकापन सिद्ध करता है। 

इससे शान्त असहयोगीको विनयको एक अल्‍लूग ग्रुण मानकर उसका विकास 
करना होगा। और यही राष्ट्रकी अथवा व्यक्तिकी सभ्यताका मापदण्ड है। असम्यता 
पशुता है, निदचयपूर्वक ऐसा समझकर असहयोगीको उसका समूल त्याग करना चाहिए। 


[ गुजरातीसे ] 
वबजीवन, १८-१२-१९२१ 


२५. टिप्पणियाँ 
घन्य है यह नारी! 


ख्वाजा साहव राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालयके मुख्य व्यवस्थापक थे। मैं उनकी 
गिनती अत्यन्त शुद्ध-हृदय मुसलमानोंमें करता हूँ। वे जितने धर्माभिमानी हैं उतने ही 
देशामिमानी भी हैँ। वे स्वयं एक रईस खानदानके है। बैरिस्टरके रूपमें उनका वैभव 
विपुल था। आज वे धर्म और देशकी खातिर फकीर बन गये हैं। उनको भी सरकार- 
ने जेल भेज विया है इसका तार मुझे अभी-अभी उनकी बेगमकी ओरसे मिला है। 
उनका नाम खुर्शीद बेगम है। वे छिखती है: “आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि मेरे पतिको सरकारने गिरफ्तार कर लिया है। अब विश्वविद्याल्यको मैं चलाऊँगी। 
मुझे जब यह तार मिला तब मेरा खूब सवा सेर बढ गया; क्योकि जहाँ एक ओर 
ख्वाजा साहबकी पाक कुर्बानी है वहाँ हुसरी ओर उनकी बेगमकी बहादुरी और घीरज 
है। जहाँ ऐसी बात हो वहाँ स्वराज्यको कौन रोक सकता है? खुर्ज्ीद बेगमको अपना 
काम चलानेमें तनिक भी अड्चन नहीं होगी। विश्वविद्यालयके वीर और बुद्ध-हृदय 
विद्यार्थी खु्शीद बेगमके आसपास इकट्ठे हो जायेंगे और सम्भव है कि जो काम वे 
रुवाजा साहबकी खातिर न करते, उसे अब उनकी बेगसकी खातिर करेंगे। इसके 
अतिरिक्त खुर्शीद बेगम झ्वाजा साहबकी अपेक्षा इन विद्यार्थियोंको चरखेकी अधिक 
अच्छी तालीम देंगी। 


२२-०४ 


१७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जब हिन्दुस्तानकी बहुत-सी स्त्रियोंमें ऐसी ही हिम्मत आ जायेगी 
विजय अवश्य होगी। इस महान्‌ जागृतिके समय बहनोसे मेरी इतनी बता अं 
वे अपने भीतर संगठन-शक्ति भल्ती-माँति विकसित करें। उन्हें भी एक साथ मिलकर 
कास करना चाहिए। और ऐसा करवेका सरल मार्ग यह है कि वे परस्पर एक दूसरे- 
की टीका करनेकी बजाय अपने-अपने कार्योंमें जुट जायें। जो सेवाको ही सर्वस्त 
समझता है उसे टीका करनेका अवकाश ही नहीं मिलता। 


पारसी बहनें 


मुझे बम्बईसे एक पारसी बहनका एक पत्र भ्राप्त हुआ है जो अत्यन्त दुःखजनक 
है। इस बहनकी शिकायत कुछ ऐसी है कि उसके मूलकी जाँच करनेमें मुझे समस्त 
जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा होती है। छेकिन सिर्फ इस बहनके पत्रसे ही यह जाँच 
पूरी नहीं हो सकती। यदि मेरा यह छेख इस बहनके हाथमें पहुँचे तो मेरी उससे यह 
विनती है कि यह बहन मुझे अपना नाम-धाम लिख भेजे अथवा मुझसे आकर मिल्ठे। 
मैं इस बहनका नाम कंदापि प्रकाशित नहीं करूँग्रा; लेकिन यदि यह बहन मुझे सारे 
तथ्य बतायेगी तो मै उनकी अवश्य जाँच करूँगा और मुझसे जो मदद हो सकेगी 
सो करूँगा। यदि कोई स्त्री या पुरुष गुमनाम पत्र लिखे अथवा ऐसी कोई बात न 
लिखे जिससे मामलेकी पूरी जाँच की जा सके तो यह आसानीसे समझा जा सकता है 
कि उसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता! 

जो पारसी बहनें मुझे जानती है उनसे भी मैं बिनती करना चाहता हूँ कि वे 
भी खूब जाँच करें और यदि उन्हें कोई संकटका समाचार मालूम हो तो वे मुझे 
सूचित करें। 

चाहे कितनी भी सुरक्षित संस्था क्यों न हो फिर भी उसका कोई-न-कोई भाग 
ऐसा अवद्य रह जायेगा जिसमें अनेक उपाय करनेपर भी अत्याचारकों नही रोका जा 
सकता। लंदन, न्यूयार्क, शिकागो और पेरिसमें आज जो अपराध होते है और जो अत्याचार 
गुप्त रूपसे किये जाते है हमें उनकी खबर तक नहीं होती, कोई उत्तकी जाँच तक नहीं 
कर सकता तथा उन स्थानोंकी सर्तक पुलिस भी उनका पता नहीं लगा सकती। मेरी 
ऐसी मान्यता है कि उपर्युक्त शहरोमें कितने ही ऐसे अपराध होते है जिनकी हम कल्पना 
तक नहीं कर सकते। हममें से प्रत्येक भाई-बहनका यह धर्म है कि हम अपनी सेवासे 
जितने छोगोंके दुःख-निवारणमें हाथ बेटा सकें, बेंटायें और उन्हें सहायता देकर अपने 
करत्तेन्यका पालन करें। और जिस देशके अधिकांश लोग पराये दुःखोंकों अपना दुःख 
समझकर उनके निवारणका प्रयत्व करें उस देशरमें स्वराज्य है। 


पुलिसपर दोष मढ़नेकी आदत 


गुलामीमें रहनेवाले कायर मनुष्यकी ऐसी आदत होती है कि वह चूँकि अपनी 
भूल स्वीकार करनेमें डरता है इसलिए हमेशा दूसरोंके दोष ही ढूँढ़ा करता है। 
बम्बईकी दुःखजनक घटनाके सम्बन्धमें मुझे जितने पत्र प्राप्त हुए है उनमें से कुछ पत्र 
ऐसे है जिनमें सब दोष पुलिसके मत्थे मढ़ा गया है। 


टिप्पणियाँ ५१ 


अगर पुलिस, जैसी इन पत्रोमें बताई गई है, सचम्‌च वेसी ही भ्रष्ट है तो 
इसमें भी दोष हमारा ही कहा जायेगा। इन अत्याचारोको बरदाइत करनेवाले हम है 
अथवा अन्य कोई ? पुलिसमें भी हमारे अपने ही भाई है और यदि हम पुलिस-मात्र- 
को ही अपना शत्रु मानें और बदमाशोके लिए उत्तरदायी न हो तो हम राज्य किस 
तरह चलायेंगे ? स्वराज्यमें ऐसी भ्रष्ट पुलिस तथा बदमाशोपर कौन नियल्त्रण रख 
सकेगा ? यदि हमारी कल्पनाके स्वराज्यमें अग्रेज होगे तो वे जनताके सेवक होगे और 
हमारे भाइयोके समान रहेंगे। उस समय उनपर निर्दोष छोगोकी रक्षा करनेकी 
जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकेगी। फिर ऐसे लछोगोपर अंकुश कौन रखेगा? 

क्षणमर विचार करनेसे ही हमें माठम हो जायेगा कि हम जबतक पुलिसपर 
और जिन्हें हम मवाली तथा बदमाश समझते है उन लोगोपर अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकते तबतक हम स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते। उन्हें दबाकर सरकार राज्य 
चला सकती है। हम तो उन छोगोको प्रेमसे वश करके अथवा हम उनसे भी 
अधिक बदमाश और अत्याचारी बनकर ही राज्य चला सकेंगे। तीसरा रास्ता यह 
है कि हम उन्हें दण्ड देकर राज्य चलायें। अगर हमारी ऐसी इच्छा हो तो भी हममें 
वैसी शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम या तो वैसी शक्ति प्राप्त करनेके 
लिए दो-चार सौ वर्ष रुकें और बादमें स्वराज्यका विचार करे अथवा उन्हें आजसे 
ही प्रेमसे बद्में करे। 

भवाली-वर्गके अस्तित्व-मात्रसे ही यह मालूम होता है कि इस समय अघर्म और 
पाखण्डका प्राघान्य है। इस पाखण्डको बढ़ाकर तो हम कदापि स्वराज्य प्राप्त नही कर 
सकते | इस अधमंको धर्म द्वारा दूर करके ही हम भारतमें शान्तिका उपभोग कर सकते 
हैं। ब्रिटिश साम्राज्यनों हम जो बरदाइत करते है उसका कारण ही यह है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य अधिकाशत. मवाली-वर्गको दबाकर दु्बरू प्रजाकी रक्षा करता है। लेकिन 
में उसका विरोध करता हूँ; उसका कारण यह है कि वह प्रजासे इस रक्षाकी कीमत 
इतनी अधिक छेता है कि वह स्वयं अब मवाली राज्य-जैसा हो गया है। दूसरे 
शब्दोमें कहें तो हमें इस रक्षाकी कौमतके रूपमें अपनी प्रतिष्ठाका त्याग करना पड़ता 
है। हम इस अत्याचारसे मुक्त होनेके लिए यदि मवालियोकी सहायता प्राप्त करनेकी 
कोशिश करे तो भी मरते है, और यदि उन्हें छोड़ देते है तो भी मरते है। हमें उन्हें 
उनकी खुशामद किये विना प्रेमसे जीतना चाहिए और उनसे डरना छोड़ देना चाहिए। 
दूसरे छाब्दोमें हमें उन्हें धामिक बनावा चाहिए। यदि उतमें से थोड़ेसे छोग घामिक 
बन जायें तो दूसरोको उनका अनुकरण करनेमें कोई देर न लछगेगी। जो सिद्धान्त 
उनपर छागू होता है वही पुलिसपर भी लागू होता है। हम पुलिससे किसलिए डरे? 
वह अगर श्वेत ठोषी पहनकर भी आये तो किसे छछू सकती है? आप भछा तो 
जग भरा। हम इतने कायर क्‍यों बनते हैँ कि कोई भी हमें छल सके। मान 
लीजिये कि पुलिसने खादीका वेश धारण करके किसीपर अत्याचार किया। इससे हम 
उत्तेजित क्‍यों हो? हम उससे विनती करे। अगर वह न माने तो हम प्रयत्न करना 
छोड़ दें। हममें अगर उतना वर हो तो उसे अत्याचार करनेसे रोकनेमें अपने प्राणोको 
उत्सगं कर दें। यदि हम ऐसा करते है तो हम बहादुर सिद्ध होते हैं। पुलिस हमारी 


पर सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


इस बहादुरीको अवश्य देखेगी ओर अपना सुधार करेगी। पुलिस कायरको 
अत्याचारी बनती है। वह वीर पुरुषको मारकर अवश्य भयभीत होती है। मु 
लाहौरसे एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें एक मित्र लिखते हैं कि युवक तथा शक्तिशाली 
मनुष्य भी जब उसका प्रतिरोध नहीं करते तो इससे वह डर जाती है। उनको मारनेकी 
उसकी हिम्मत नही होती, हो ही नहीं सकती । मुझे तो ऐसे बहुतसे व्यक्तिगत अनुभव 
हुए हूँ। यह निर्मीकता किसीके सिखानेंसे नहीं आती। यह तो स्वयं अभ्याससे ही 
भ्राप्त' की जा सकती है। इसलिए मुझे पत्र लिखतेवाल्ों को समझ छेना चाहिए कि 
हमारा कार्य बदमाशोंपर सियन्त्रण प्राप्त करना तो है, छेकिन अगर हम खुशामद 
करके उनपर नियन्त्रण प्राप्त करना चाहते है तो इससे “ चल्हेमें से निकला, भाड़में 
गिरा ” वाल्दी कहावत चरितार्थ होगी। वे हमारे भाई जरूर है छेकिन दे रोगी हैं, उनकी 
हम सार-सेभाछ तो करें परन्तु अपने-आपको उनके सुपुर्द न करे। हम जिस दिन 
पुलिसका भय छोड़ देंगे उसी दिन पुलिस हमारी मित्र वन जायेगी। पुलिसका भय. 
छोड़ देनेका अर्थ यह नहीं कि हम पुलिसको मारें अथवा गालियाँ दें; अपितु उसका 
अर्थ यह है कि हम पुलिसकी भार स्रा लें और उसकी गालियाँ खा लें --.. ठीक उसी 
तरह जिस' तरह चित्तरंजन दासके बहादुर लड़केने मार खाई। वह पुलिसको मार सकता 
था। उसके सब साथी ह॒द्ढे-कटूटे और नौजवान थे। लेकिन उन्होंने सब-कुछ सहन किया। 
ग़ालियाँ खरा लेता एक बात है। यह असहयोग है। छेकिन गालीके उत्तरमें दो गालियाँ देना 
सहयोग है, क्योंकि तब हम गालियाँ देनेके दोषी ठहरते हैं। गालियोंके वश होना उनकी 
गुलामी करना है। गालियाँ खा छेनेका अर्थ यह नहीं कि गालियाँ देनेवाला जो-कुछ 
कहता है हम वही करें। गालियाँ खा लेनेका अर्थ है गालियाँ देनेवाले की इच्छाके वश्न्मे 
ने होना। यदि कोई हमसे गालियाँ देकर विष्णुका माम भी जपवायें तो भी हम न 
जपें। गालियाँ देनेवाला यदि हमें पेटके बल रेंगनेके लिए कहे तो हम सीधे तनकर 
चलें। वह अगर बैठनेंका आदेश दे तो खड़े रहकर उसकी पिस्तौछकी गौलियाँ खायें। 
इस तरह वह पूर्ण पराजित ही है, क्योकि उसका हमें शुकानेका मनोरथ पूरा नहीं 
हुआ। रावण सीताकों अपने कन्धेपर बिठाकर तो ले गया; लेकिन सीताने उसका 
कहना नहीं माना। वह यद्यपि सीताका वाहन बना, तथापि उनके स्पर्ंसे पवित्र न हो 
सका तथा अपयक्षका भागी हुआ। और सीता एक दुर्वक नारीसे जग्रदम्बा बन गईं। 
तातलये यह है कि निर्मम होकर गालियाँ खा छेना, और मार सहन कर छेना ही सच्ची 
बहादुरी है। जो मारके भयसे चुपचाप गालियाँ सुनता रहता है वह न तो मनुष्य होता 
है और न पश्ु। हिन्दुस्तान इस समय मर्दातगीका पदार्थ-पाठ सीख रहा है। यदि वह 
इसे पूरा सीख लेगा तो स्वराज्य प्राप्त कर सकेगा। 


तीन भय 


श्री देशवन्धु दासके जेल जानेंसे पहले उनके जो छेख प्रकाशित हुए हैं वे उतकी 
उन्मत दशाके परिचायक है और भनतीय है। “मन, वचन और कर्मसे शान्ति बनाये 
रखें। “ तरम दलको भी विनयसे अपनी ओर करें।” उनके ये सव वचन अमर वचन 
हैं और ये वचन ऐसे समय उनके मुखसे निकले, इससे इनकी सुन्दरता और भी बढ़ 


टिप्पणियाँ ५३ 


गई है। उन्होंने तीन भयोंका वर्णन भी इसी प्रकार किया है। वे कहते है, . हमने जेलके 
भयको जीत लिया है।” कौन जानता है कि उन्होने ये शब्द अपने लड़केकों ही ध्यानमें 
रखकर कहे हों। “दूसरे प्रकारका भय मारका भय है। हम इसे जल्दी ही जीतनेकी 
स्थितिमें है। तीसरा भय गोलीका है जब हम इसे जीत छेंगे हमें तभी स्वराज्य मिल 
जायेगा। स्वराज्यकी कुजी ही इसमें निहित है। यदि हम मारते और मरनेके भयको 
त्याग दें तो हमें न तो सरकार दबा सकती है और न भवाली दबा सकते है। और 
हम तभी स्वराज्य प्राप्त कर सकते है जब हमें इस त्रिविध भयकों जीतनेवाले लोग 
मिल जायें; अन्यथा हमें स्व॒राज्य कदापि नही मिलछनेवाला है। 
बचन-भ 

एक सज्जन लिखते है:' 

यह तो सीधा न्याय कहा जायेगा। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि मैने यह वचन 
कोई अपनी सत्ताके बलपर नहीं दिया था। मैं तो जनताका दास हूँ, उसका एलची, 
गुमाश्ता हँ। गूमाशता अपनी ओरसे कोई वचन दे ही नहीं सकता) इसलिए यदि 
अली बच्चु और उनके साथी ३१ दिसम्बरतक नही छूटेंगे तो मे उपर्युक्त सज्जनको 
तथा जनताको दोबी ठहराऊँगा। में बम्बईको जनतापर आरोप छगाऊँगा कि जिस प्रजा- 
ने मेरे सैकड़ो भाषणीको सुना उसीने मुझे धोखा दिया है। मैने तो १७ तारीखको 
जो जन-समूह देखा, जो आग देखी उसे सत्य मानकर ही यह कहा था कि “आज 
संध्याको में बारडोडी और आननन्‍्दकी परीक्षा छेने जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि 
हम वहाँ सविनय अवज्ञा होते तथा आपके द्वारा शान्ति रखे जानेंके फलस्वरूप दिसम्बरके 
मध्यमें स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे और जेलके दरवाजोंको खोलकर अली बन्धुओ, गंगाधर- 
राव देशपाण्डे और अन्य सज्जनोंका स्वागत करेंगे।” मैने तो यह बात बम्बई तथा 
हिन्दुस्तानपर विश्वास रखकर कही थी। यदि गली बन्घु इसी महीने नहीं छूटेंगे तो 
समस्त हिन्दुस्तान विद्वासघाती ठहरेगा। उसमें आप भरते ही मेरी भी गिनती करें। 
भले ही आप ऐसा विश्वास रखनेपर मुझे भोरा मानें। छेकिन में ऐसा विश्वास तो 
हमेशा ही रखूंगा। 

लेकिन मेरी मान्यता तो ऐसी है कि जो-कुछ हुआ है उससे वचनकी पृति हुई 
मानी जायेगी। छाछराजी, दास, मोतीकारूजी, जबुल कछाम आजाद, मुहीउहीन, आगा 
सफदर, जवाहरलराल आदि जो जेलमें गये है, क्या यह बात अछी भाई और उनके 
साथियोंकों मुकत करानेके बराबर नहीं हैं? उनके साथ अन्य जो सैकड़ों छोग गये 
हैं वे उन्हे केने गये हैं। उनके प्रयत्नोंको बल प्रदान करना तो हमारा काम है। 
यदि हिन्दुस्तान पूर्ण शान्ति रखेगा, छोग स्वेच्छासे गिरफ्तार भी होते रहेंगे एवं ऐसा 
करते हुए अपने सिर तुडवायेंगे और भरेंगे तो वे अली भाइयों आदिको अवश्यमेव 
जेलसे बाहर ला सकेंगे। मैं छेखककों विश्वास दिलाता हूँ कि इन नेताओके जेलमें पहुँच 


१. यद पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । श्समें केखकने कद्दा था, आपने वचन दिंधा था कि 
आप ३१ दिसावरसे पहले-पहके अली वन्धुओंको रिया करवा छेंगे | थदि आप इसमें सफल नहीं होते तो 
आपपर भी वचन-मंग करनेका वही आरोप लगेगा जो आपने लॉयड जॉजेपर छगाया है । 


भ सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


जानेसे अली भाशयोंकों इतना बल मिला है कि उससे उनकी वेड़ियाँ ही मानों कट 
गई हों। बीच-बीचमें सियाकृकोटके छोग्रोंका अविचारपूर्ण व्यवहार-जैसे विष्न रुकावट 
पैदा करते हे। हमारी गिरावटकी वजह यही है। आगा सफदर पकड़े गये इसलिए 
लोग पागल हो गये। कुछ जेलमें घुस गये। किसीने मजिस्ट्रेटटा अपमान किया। 
जोर-जबरदस्ती करना, अपमान करना और गालियाँ देना हमारे छिए हराम है। 
अगर ऐसा होनेपर भी लोग भूले करते रहें तो बेचारा एलची क्या कर सकता 
है! लोग उसे बहुत कोचेंगे तो वह अधिकसे-अधिक त्यागपत्र देकर हिमालयमें भाग 
जा सकता है। 
* नवजीवन 'सें भूलें 

एक दूसरे सज्जन  नवजीवन की कई भूछोंकी ओर संकेत करते है। मैंने जो 
जाँच की है उससे पता चलता है कि उन्होंने जो भूलें बताई है वे नही हुई है। 
तथापि अगर अन्य पाठकोंकों भी ऐसी गलतफहमी हो तो वह दूर हो जाये इसको 
घ्यानमें रखकर मुझे इतना बता देना चाहिए कि “नवजीवन' में जितने लेख प्रकाशित 
होते हैं वे सबके-सब मेरे लिखे नहीं होते। मे सबकी छानबीन नहीं कर सकता और 
मैं अपने यंग इंडिया” में प्रकाशित लेखोंका अनुवाद भी नहीं करता। भूले न हों 
इसके लिए बहुत सावधानी बरती जाती है। मैने अपनी बुद्धिके अनुसार अच्छेसे-अच्छे 
अनुवादक दूँढ़कर रखे है। वे मेरे एक साथी कार्यकर्ता है। ईमानदारीसे सबके प्रयत्न 
करनेपर भी कई बार भूलें तो रह ही जाती है। एक भाषासे दुसरी भाषामें अनुवाद 
करना जितना सुगम जान पड़ता है, उतना सुगम नहीं होता। इसके लिए दोतों 
भाषाओंपर समान अधिकार तथा विषयका ज्ञान होना चाहिए। तभी कुछ हृदतक 
मूलके सही अर्थकी रक्षा हो सकती है। इसी कारण अनृवादकी कीमत मूलकी 
अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए पाठकोंको यह जान लेता चाहिए कि नवजीवन 
में भूल जान-बू्षकर नहीं छोड़ी जायेगी और जब कोई पाठक सुधारने छायक कोई 
भूल बतायेगा तब वह तुरन्त सुधार दी जायेगी। 

शंलध्यतिके साथ 

जिस समय देशबन्धु पकड़े गये उस समयका वृत्तान्त जानने योग्य है। उन्हें 
उनके घरमें ही पकड़ा गया था। शामके चार-एक बजे पुलिस आईं। उस समय सब 
लोग चाय पी रहे थे। उनके सचिव श्री ससमछ पुलिससे मिलनेके लिए नीचे उतरे। 
उन्होंने ज्यों ही अपना नाम बताया, त्यों ही वे पकड़ लिये गये। इसी बीच देशवत्यु 
दास भी नीचे आ गये। 

“ आप मुझ्ी गिरफ्तार करना चाहते हैं? 

श्जीः हाँ ॥7 


१. सम्भवत्ः वालणी देसाई; किसी समध भहमदावादके शुजरात काढेजमें मंग्रेजीके प्राथापत्र; वे 
नौकरीसे त्यागपत्र देकर गांधीजीके पास भा गये थे; बादमें उन्होंने सत्याग्रह इन साउथ आमिकाका 
अनुवाद किया था। 


पत्र : महादेव देसाईको ५५ 


“तब में तैयार ही हूँ।” 

ऐसा कहनेके बाद देशबन्धु अपनी पत्नीसे मिलनेके छिए ऊपर भी नहीं गये ओर 
पुलिसके साथ हो लिये । जब उनकी गाड़ी बाहर निकली तब बाहर खड़े लोगोने ह्षनाद 
किया और ऊपर खड़ी स्त्रियोंने शंखध्वनि कौ! बंगालमें जब किसीका स्वागत करना हो 
अथवा किसीको शुभ कार्यके निमित्त विदाई देनी हो तब शंख बजाया जाता है। यह 
शुभ शकुन माना जाता है। जब स्त्रियाँ अपने पति अथवा पुत्र अथवा पिताके जेल जाने- 
पर नही रोयेंगी तथा उनके जेल जानेमें देश और घमंकी भलाई है ऐसा जानकर हूं 
मनायेंगी तब धर्मका प्रसार होगा और अधघमंका अवश्य ही नाश होगा। इसीसे इस 
दंंखध्वनिर्में मे हिन्दुस्तानकी विजयके चिह्त देखता हूँ। 


[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, १८-१२-१९२१ 
२६. पत्र: महादेव देसाईको 
रविवार [१८ दिसम्बर, १९२१, 
चि० महादेव, 


'इंडिपेन्डेन्ट” की छपाई सुन्दर नहीं है; उसका कारण मणीनकी खराबी ही 
होगी । 

स्वयसेवक दऊके सम्बन्धमें काग्रेसमें प्रस्ताव अवश्य पास किया जायेगा। अच्छे 
लोग ही उसमें भरती किये जायेंगे। तुमने प्रस्ताव तो देखा ही होगा। 

स्वरूपरानी और अन्य महिलाएँ आयेंगी अथवा नहीं और अगर आयेंगी तो कब 
आयेंगी ?* 

इसके साथका पत्र श्रीमती जोजेफको' दे देना। 

गोडबोले पहुँच गये है। मालवीयजी सम्मेछूनकी व्यवस्था कर रहे है । 

अपने और दुर्गाके स्वास्थ्यका समाचार देना | 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच * ] 


श्रीमती जोजेफ तो कलकत्ता गई है इसलिए मैं उनका पत्र उनके बताये हुए 
पतेपर भेज रहा हूँ। 


गुजराती पत्र (एस० एत० ११४२५) की फोटो-नकलरूसे । 


२, महादेव देसाईको गांधीजीने १५ दिलम्बर, १९२१ को छिखे अपने पत्रमें शच्छा प्रकट की थी कि 
अहसदाबाद भा जाना चाहिए | इस पत्रमें गांधीजणीने कहां है कि “वे यहाँ पहुँच गये है?”। 
अतः पद पन्र स्पष्ट: १५ दिसम्वर्के वाद आनेवाके रविवारको छिख्ला गया होगा | 
२. अहमदावादके कांग्रेस अधिवेशनमें भाग छेनेके छिए । 
३. जॉणे जोजेफकी पत्नी ) 


२७. तार: सी० विजयराघवाचार्यको' 


[१८ दिसम्बर, १९२१ या उसके पश्चात्‌ ] 
साधारण 
आचार्य 
सेलम 
श्राद्धमं कोई कठिनाई नहीं। 
गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७४४) की फोटो-नकलसे | 


२८. तार: सदनसोहन सालवीयको' 


१९ दिसम्बर, १९२१ 
मालवीय 


जमनादास [और] कुँजरूसे मिला। कृपया दमनकी चिन्ता न करें। सरकार 
जबतक सचमृच गलती नहीं मानती और तीनों मसलोंका मिबदारा करनेकी 
कोशिश नहीं. करती तबतक सम्मेनका कोई परिणाम नहीं होगा। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एव० ७७३०) की फोटो-नकछसे | 


२, षद तार विजपराघवाचायेके १७ दितम्बर, १९११ के तारके जवावमें था। तार एप प्रकार था: 
८ क्षग्रेत [ अधिवेशन ] के बाद द्वी स्थानोय स्थितियोंसे निपट्ना ठीक होगा । वेंषा आप ओद क्नव 
छिए स्थानकी व्यवस्था कर सकते हैं! यह भी स्मरण रहे कि कानूनन हम ओ्रीयुत दासकी जगह कार्य- 
बाहक अध्यक्ष ही चुन सकते हैं ! साढ-भरतक वही स्थायी अध्यक्ष रहेंगे ।” ह 

२, बह माल्वीपजीके १६ दिसम्बर, १९२१ के तारके उत्तरमें भेजा गया था । देखिए “ मदन- 
मोहन माल्वीपको भेने जानेवाे तारका मसविदा ”, १६-१२-१९३६ की परादथिप्पणी । 


२९. तार: चित्तरंजन दास और अबुल करहाम आजादको' 


१९ दिसम्बर, १९२१ 


चित्तरंजन दास 
जबुल कलाम आजाद 


आपका तार मिला। सम्मेलनके गठन और उसकी तिथि पहलेसे निश्चित 
होनी चाहिए। रिहाईमें कराचीके बन्दियो सहित फतवेके' लिए सजा पाये सभी 
बन्दियोकी रिहाई भी शामिल होनी चाहिए। यदि आपकी छगाई शत्तोंकि साथ 
इन शर्तोंको मान लिया जाये तो मेरी रायमें हम हड़तारूका निर्णय छोड़ 
सकते हूँ। 
गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७३०) की फोटो-नकलसे। 


३०. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे एक पतन्नका अंश 


मंगछवार, २० दिसम्बर, १९२१ 


* » में २२ तारीखकों खादीनगरमें ही रहेंगा। आप भी वही रहें। मैं 
आपको अपने साथ जथवा अपने पास ही रखूँगा। आपका पाँव यही जल्दी ठीक 
होगा। ऐसे जरुमकों भरनेके लिए यहाँकी आबहवा बहुत अनुकूछ है। 

[गुजरातीसे | 
बापुन्ती प्रसादी 


१. यह तार सर्वेश्री दास और भौछाना माजादके १९ दिसम्बर, १९२१के इस त्तारके उत्तरमें 
भेजा गया था: “हम श्न शर्तोपर इद्ताऊ वापस लेना ठोक समझते हैं, १. सरकार काँग्रेस द्वारा उठाये 
सभी मश्नोपर शीघ्र विचार करनेंके लिए एक सम्मेलन बुछाये । २ हाल्की सरकारी विश्ाप्त कौर पुछित तथा 
मजिस्ट्रेट द्वार निकाढे हुए आदेश वापत छिये जाय । ३. इस नंग्रे कामूनके तहत सभी बन्दिपोंकी बिना शर्े 
रिंदाई हो । कश्कत्तः प्रेसीडेंसी जेलके सुर्पारि/डेंटको मार्फत श्ली्र उत्तर दीजिए ।” 

२. मुसछमान घामिक नेताओं द्वार जारी किये गये फतदे 

३ १८९४-१९५१; यांधीजीकी सौतेली बहनके पौज्र; समाणसेवी, छेखक और गांधीजीके अनुषापी; 
वम्बई कांग्रेस कमेटीके मत्री, १९२२-२३; बृम्वई नगरनिंगमके सदस्य, १९२३-२० । 

४. अखिल भारतीय कांग्रेस के ३६वें भधिवेशनके छिए महमदावादके समीप बनाये गये नगरका नाम। 


३१- वक्‍तव्य: गोलमेज परिषद्के सम्बन्धमें 


[२० दिसम्बर, १९२१], 
छॉड रोनाल्डशे द्वारा पिछले सोमवारकों बंगारू विधान परिषदर्मे दिये गये 
भावणके सम्बन्धर्में शी गांबीने कल रातको अपने आअसमें एतोसिएटेड प्रेसके संवाद- 
दाताको निम्नलिखित वक्‍तव्य दिया: 
लॉर्ड रोताल्‍डक्षेत्रे बंगाल विधान परिषद्में जो भाषण दिया है उसे मैने पढ़ा। 
उसमें भेल-मिलापकी जो ध्वनि है उसकी मै कद्र करता हूँ । परन्तु मै यह कहे बिना नहीं 
रह सकता कि भाषण नितानन्‍्त भ्रामक है। उनके भाषणके जो अंज्ञ आलोचनाके योग्य 
हैं उनपर मैं यहाँ टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा । में तो सिर्फ यह कह देना चाहता हूँ कि 
वर्तमान स्थिति खुद छॉर्ड रोनाल्‍डशे तथा वाइसरायकी पैदा की हुई है। यद्यपि मैं 
हृदयसे चाहता हूँ कि में भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारोंपर ऐसा सन्देह न करूँ 
कि वे जनताके साथ संघर्षको आमन्त्रण देता चाहते हैँ, परन्तु अबतक मैने जो-कुछ पढ़ा 
और सुना है उससे मैं इस नतीजेपर पहुँचा हैँ कि मेरा सन्देह उचित है। यद्यपि मैं 
इस बातसे इनकार नहीं करना चाहता कि व्यक्तिगत तौरपर कुछ छोग थोड़ा-बहुत 
दबाव डालते होंगे बल्कि डराते-धमकाते भी होंगे; परन्तु में ऐसा माननेसे साफ 
इनकार करता हूँ कि १७ नवम्बरको उस जबरदस्त हड़तालके दिन कलकत्तेमें वहाँकी 
स्थानीय कांग्रेस या खिलाफत समितियों द्वारा अथवा उनकी तरफसे किसी भी 
प्रकारसे डराने-धमकानेकी तैयारी की गई और लोगोंकों डराया-धमकाया गया। इसके 
विपरीत, मेरा निश्चित मत है कि इन दोनों संस्थाओंनें अपने प्रभावका उपयोग इस 
ढंगसे किया जिससे लोग डराने-धमकानेका तरीका काममें न छा सकें। नैतिक दबाव 
अवश्य डाला गया था। और सभी महान्‌ आन्दोलनोंमें ऐसा दबाव डाछा ही जायेगा। 
छेकिन यह बात तो साधारण बुद्धि रखनेवाले की भी समझमें जा जानी चाहिए कि ऐसी 
सोलहों आने हड़ताल --जैसी कि १७ नवम्बरको कलकत्तेमें हुई थी-- महज इराने- 
धमकानेंसे होनी असम्भव है। पर मान छीजिए कि डराने-धमकानेके तरीकेसे काम 
लिया गया था। लेकिन तब भी क्‍या स्वयंसेवक-दलोंको भंग कर देने, सार्वजनिक 
सभाओंपर रोक लगा देनेका और जिन कानूनोंको रद करनेका वादा किया जा चुका 
है, उन्हें लागू करनेका कोई औचित्य था? डराने-वमकानेका कोई भी केक देनेकी 
कोशिदा क्‍यों नहीं की गई? मुझे बड़े दुःखके साथ कहना पड़ता है कि बंगालके 
गवरमेर महोदयने कलकत्तेमें एक स्थानपर कुछ गुप्तियाँ मिलनेकी छोटी-सी बातकों ढेकर 
बड़ी-बड़ी सार्वजनिक संस्थाओपर कीचड़ उछाला है। सभी नेताओंकी गिरफ्तारीके 


२. पद वक्तव्य एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे गोडमेज परिषद्के सम्बन्धमें हुईं मेंस्के दौरान दिया 
गया था । मेंठ्का एक्र संक्षिप्त विवरण २१-१२-१९२१ के बॉम्बे क्रॉनिकलमें अक्ाक्षित हुआ था जितके 
अनुसार यद्द मेंट तारीख २० दिसम्बरकों गदमदाबादमें हुई थी । 


वक्तव्य : गोलमेज परिषद्के सम्बन्धमें ५९ 


बाद प्रयायमें जो पूर्ण हड़ताल हुईं थी, उसके लिए वहाँ लोगोको किसने डराया- 
धमकाया था? बल्कि कहा जाता है कि उलदे सरकारी नौकरोंने ही दुकानदारों ओर 
ग़ाड़ीवालोंपर हड़ताछ न करनेके लिए बेजा दबाव डाला। फिर छॉर्ड महोदय फरमाते 
हः 
यदि हम यह मानें कि इन घटनाओंसे यही सूचित होता है कि लोग 
सचमुच परिस्यितियोंमें सुघार चाहते हे तो उसके लिए अनुकूल वातावरण होना 
आवश्यक है। दूसरे शाब्दोंसें यों कहें कि किसी भी बेठकके लिए दोनों ओरसे 
शान्ति होना पहली आवश्यक बात है, यह तो सबको मासना ही पड़ेगा। यवि 
असहयोगके मुल्य-मुख्य नेता निश्चित आइवासन दे कि स्थितिकी यह व्याख्या 
बिलकुल सही है, तब में भी कहेंगा कि वातावरण अनुकूल होता दीज़ रहा है 
और सरकारकों अपनी बातपर पुतविचार करना ठीक होगा। लेकिन बातोंके 
अनुरूप काम भी होता चाहिए। यदि मुझे सिर्फ इतना ही इत्मीनान हो जाये 
कि आम तोरपर लोग सस्मेलतके लिए इच्छुक है और असहयोगके प्रधान चेता- 
गण उसके अनुसार बरतनेकों तेयार है तो से अपनी सरकारसे यह सिफारिश 
करूँगा कि इस बंदलों हुई स्थितिके अनुसार कदम उठाये जायें। 
यह कथन अत्यन्त भ्रमोत्यादक है| इसमें जहाँ-जहाँ “ असहयोगके नेता ” शब्द आया 
हैं वहाँ-पहाँ यदि “सरकार” छब्द रख दिया जाये और' यह सारा वक्‍तबव्य किसी 
असहयोगीके मूँहसे निकले तो उससे सच्ची स्थितिका ज्ञान हो सकेगा। सच पूछिए तो 
असहयोगियोंको तो कुछ भी करनेकी जरूरत नही है; क्योंकि उन्होंने किसी भी मामले- 
में झगडेंकी स्थिति पैदा नही की है। वे तो जरूरत से ज्यादा सावधानीसे काम ले रहे 
हैं। छोग आक्रामक सविनय अवज्ञा शुरू करनेंके लिए कितने उत्सुक थे! किन्तु बम्बईके 
उपद्रवोके' कारण उनकी इच्छाओकों जबरदस्ती दबाना पड़ा। लेकिन आजकी स्थिति- 
में तो “सविनय अवज्ञा” मुहावरेका प्रयोग भी बहुत गलत अर्थमोें हो रहा है। मैं 
दावेके साथ कहता हूँ कि असहयोगी छोग जो-कुछ आज कर रहे है, ऐसी परि- 
स्थितियोमें कल हर सहयोगी भी वही करेगा। जब भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार 
हमारे राजनीतिक अस्तित्व और आस्दोलनको, चाहे वह कितना भी शान्तिमय क्‍यों 
न हो, नष्ट करनेपर तुल जाये, तब क्‍या हमें अपनी शक्ति-भर ऐसे प्रयत्वका हर 
सम्भव वैध तरीकेसे विरोध नहीं करना चाहिए? भुझे तो इससे अधिक वैध और स्वा- 
भाविक कोई बात नहीं दिखाई देती कि हम अपने स्वयसेवक-संगठनोकी प्रवृत्ति हिसा- 
से मुक्त रखते हुए जारी रखें और साथ ही सार्वजनिक सेवा भी करते रहें और 
ऐसा करनेका जो फल भोगना पड़े, उसे खुशीसे भोगें। सरकारी ज्यादतियोके मुकाबले 
अपने बुनियादी अधिकारोकी रक्षा करनेका दुस्साहस करनेके कारण सैकड़ो जवानों 
तथा बड़े-बूढ़ोका, अपने बचावके लिए क्रुछ भी कहे बिना, कोई शिकायत किये बगैर 
चुपचाप जेल चले जाना क्या उनकी कानूनका आदर करनेकी प्रवुत्तिका काफी परि- 


२, १७ नवम्बर, १९२१ | 


३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


चायक नहीं है? इसलिए अगर किसीको सम्मेलनके लिए 

अपनी सच्ची-सच्ची इच्छा जाहिर करनेकी जरूरत है तो बे के सके 
को ही अपनेको उस रास्तेपर जानेंसे बचाना है जिसपर कि दमन उसे ले जा रहा है। 
असहयोगियोंके सम्मेलनर्में शामिल होनेकी आशा करनेके पहले सरकारको ही अपने शुद्ध 
हेतुके विषयमें अपनी प्रामाणिकता सिद्ध 'कर दिखानी है। जब सरकार ऐसा करेगी 
तब उसे चारों ओर शान्ति-ही-शान्ति दिखाई देगी। जब सरकार हिसात्मक कार्रवाइयोंके 
सिवा दूसरी बातोंका विरोध न कर रही हो, तब असहयोगसे कोई बुराई नहीं हो 
सकती। दरअसल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे है जिसे बन्द कर देनेकी जरूरत हो। 
क्या लड़कोंसे फिरसे कहें कि भाई, सरकारी विद्यालयोंमें पढ़नें जाओ? क्या वकीछोंसे 
कहें कि आप वकारूुत शुरू कर दीजिए ? क्‍या छोगोंसे कौंसिलोंके छिए उम्मीदवार 
होनेकी सिफारिश करें? क्‍या उपाधिधारियोंसे कहें कि भाई अपने खिताब वापस माँग 
लो? यह सब कहनेकी आजा हमसे तबतक नहीं की जा सकती जबतेक कि कोई 
निपटठारा वास्तवमे न हो जाये या उसका आइवासन न मिल जाये। इन सब बातोंको 
देखते हुए यह स्पष्ट है कि असहयोगियोंकों कुछ भी करनेकी आवश्यकता नही है। 
हाँ, मै अपनी तरफसे यह जरूर कह सकता हूँ कि यदि सम्मेलन करनेकी सचमुच इच्छा 
हो तो में आक्रामक सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेकी सलाह कभी नहीं दूंगा। वैसे मे 
इरादा कर ही चुका हूँ कि ज्यों ही इस बातका पक्का विश्वास हुआ कि छोग अब 
अहिसाका रहस्य समझ गये है, आक्रामक सविनय अवज्ञा छेंड़ दूँ; ओर यहाँ मुझे यह 
भी कह देना चाहिए कि इन पिछले दस दिनोंकी घटनाएँ यह दिखला रही है कि 
लोग उसकी अपरिमित महिमा अच्छी तरह समझ गये हैं। सो यदि सरकार यह 
मानती हो कि अब असहयोगी खिलवाड़ नही कर रहे हैं, और अपने लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिए वे असीम कष्ट सहनेको प्रस्तुत हैं तो सरकारकों बिना किसी बर्तके ठीक रास्ते- 
पर आ जाना चाहिए, स्वयंसेवक-संगठनोंको भंग करने तथा सार्वजनिक सभाएँ बन्द 
करनेकी आशाओंकों रद कर देना चाहिए और भिन्‍्त-मिन्त प्रान्तोंके उत तमाम 
लोगोंको, जिन्हें इस कहते-भरकी सविनय अवज्ञाके लिए अथवा असहयोगकी सीमामें 
आनेवाले किसी भी उद्देहयके लिए सजाएँ दी गई है, छोड़ देना चाहिए। हाँ, जिन्होंने 
हिसा-काण्ड किया हो या उसका इरादा किया हो उनकी बात जानें दीजिए। सरकार 
हिसा-कांडको अथवा उसकी उत्तेजनाकों दंबानेके लिए खुशीसे अपनी सत्ताका सख्तीसे 
प्रयोग करे; छेकिन हमारे इस हकको कि हम अपना मत वेघड़क प्रकंट करें और तमाम 
बैध तथा अहिसात्मक उपायोंसे जनताकों शिक्षा देकर छोकमत तैयार करें, किसी 
तरहका जरा भी घवका न पहुँचना चाहिए | इसलिए अगर किसीको विगड़ी वात बनानी 
है, घोर अन्यायोंका परिमाजत करना है तो वह सरकार ही है। और तव वह जो 
सम्मेलन कराना चाहती है वह अनुकूल वातावरणमें हो सकता है। मैं यह भी कह 
दूँ कि जहाँतक भरा सम्बन्ध है, मैं ऐसा कोई सम्मेलन नहीं चाहता जिसमें बस 
हयोगसे निबटनेंके उपायों और तरीकोंपर विचार किया जाये। इस अवस्था यदि 
किसी सम्मेलनसे राम हो सकता है वो वह ऐसे सम्मेलनसे जिसमें वर्तेमात 


तार: मदनमोहन मारूवीयको ६१ 


कारणोंको दूर करतेके उपायोपर विचार किया जाये। ये कारण है ---खिलाफत और 
पंजाबके साथ किये गये अन्याय तथा स्वराज्य। फिर वह ऐसा हो जिसमें केवल 
वही छोग न बुछाये जायें जिन्हे सरकार चाहे; बल्कि जनताके सच्चे प्रतिनिधियोकों 
बुलाया जाये। तभी वह सफल हो सकता है--तभी उससे छाम हो सकता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-१२-१९२१ 


३२. तार: मदनमोहन मालवीयको"' 


[२० दिसम्बर, १९२१ या उसके पदचातू ] 


बहुत खेद है अपेक्षित आइवासन देनेसें असमर्थ हूँ। सम्मेलनोके सन्तोषप्रद 
परिणामके बाद ही असहयोग झुक सकता है। काग्रेसकी ओरसे निर्णय 
करनेका मुझे बिलकुल कोई अधिकार नही। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एच० एन० ७७३० )की फोटो-नकलूसे । 


१. यह तार मालवीपर्जीके २० दिसम्बर, १९२१ के तारके उत्तरमें भेजा गया था। तार इस अकार 
या; “ निम्न आश्षपका तार तुरन्त भेजनेकी भापसे प्राथना --- पदि आपके नाम दासके तारमें उक्छिखित 
मुद्दे स्वीकार हों और परिषदेके शध्न तथा तियिके बारेमें सहमति हो जाये तो आप दृद्ताछ वापत 
के लेंगे और भ्रस्तावित परिषद्ृका परिणाम निकछने तकके लिए राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी भौर मादक वस्तु- 
निषेषके सिंझसिकेमें दर धूरतमें बिना धरनेके किये जानेवाठे कार्मोक्के मतिरिक्त झसहथोग सम्बन्धी 
अन्य सभी कारेवाइपोंको स्थगित कर देंगे और भाप्र अपनी ओोर्से युद्ध-विराम-सन्विका सचमुच पूरा-पूरा 
पालन करेंगे । इम सके वांछित लट्पके संवोपरि द्वितोंके किए ऐसा भाश्वासन अत्वावस्यक है | 


३३. तार: महादेव देसाईको' 


[२० दिसम्बर, १९२१ या उसके पदचात्‌ ] 
महादेव देसाई 
आनन्द भवत 
इलाहाबाद 


शाबाश, प्रतिलिपियाँ तैयार करनेवाले जितने भी स्वयंसेवक मिल सके भरती 
करो। रोनियोपर' प्रतियाँ तैयार कराओ। संक्षिप्तसे-संक्षिण समाचार 
और जानकारीवद्धंक छेख दो। पत्रकी बिक्रीके लिए रोज काम करनेवाले 
स्वयंसेवक बनाओ । 


बापू 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७४८)की फोटो-नकछसे | 


३४. तार: द्यामसुन्दर चक्रवर्तोंकों” 
[२१ दिसम्बर, १९२१ या उसके पढ्चात्‌ 


मेरी रायमें या तो असहयोगके स्थगनके बिना ही सम्मेलन हो या फिर 
यदि युद्ध-विराम-सन्धि होनी हो तो सम्मेलनकी मुख्य शर्तों, उसके गठन 
इत्यादिके बारेमें पहलेसे फैसला हो जाना चाहिए। हम उम्र सविनय अवज्ञा 
नहीं कर रहे है। इसलिए यदि सरकारका मंशा सचमुच नेक है तो उसे 


१. यह तार महादेव देसाईके २० दिसम्बर, १९२१ के श्स तारके जवाबमें भेजा गया था: ““भाज 
सुबह जमानत जब्त | जारी किये गये नोस्सिमें कद्दा गया है कि “ औमती मोतीछाछ नेहरूका सन्देश ” 
और “ इम भी श्सकों कर देखें ” शीषक छेखोंमें ऐसे शब्द हैं जो फाून और व्यवस्था बनाये रखनेमें 
बाधा ढाल्वे हैं । दूसरा नोस्सि यंग इंडियाको तार द्वारा भेज दिया कि कलते इस्तलिखित पत्रिका 
निकालनेका शरादा है। विस्तृत निर्देश तार द्वारा दीजिए, यथपि हर घे गिरफ्तारीका इन्तज़ार है।” 

२, इस्तलिखित इँडिपेंडेंट निकाडनेंके छिए रोनियो मशीन; देखिए “ट्णिणियाँ”, २२-१२-१९२१ 
का उप-श्वीषेक “ इंडिंपेंडेंटका दमन ” । 

३.. यह बे चऋवरतीकि २० दिपम्नर, १९२१के तारके उत्तरमें भेजा गया था जो गांवीणीकों 
२१ दिसम्बएको मिछा था। तार श्स कार था; “ बंगाल प्रस्तावित परिषद्‌ ढारा अल्युः वात्तकि 
उपयोग पक्षमें ! वात्तविक्न थुद्धू-विरामका आश्ासन देना ही पर्याप्त माना जा रहा है। पिन रिदाहों- 
का सुझाव आपने रखा दे उनकी अमीद परिषदकी बैकसे ठीक पदछे की जा सकती दै । पर छारा 


तुर्त परामश दीजिए । ” 


तार: जमनादास द्वारकादासको धरे 


संस्था भंग करनेकी अधिसूचना बिना छातें वापस छेकर, सभाओपर लगाई 
रोक उठाकर अपना कदम पीछे लेना चाहिए, ब्रितना वारंट गिरफ्तार 
बन्दियोंको रिहा करके आंशिक रूपसे प्रायश्चित्त करना चाहिए। जिन कानूनोको 
रू करनेका वादा किया गया था उनको छागू करना क्‍या कुटिलतापूर्ण 
नहीं ? प्रकट, अप्रकट या जानबूझकर की जानेवाली हिसाका वह दमन जरूर 
करे; पर हमें विचार-स्वातन्त्यके घोर निरकुश दमनका विरोध प्राणोंकी बाजी 
लगाकर करना चाहिए। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७३० )की फोटो-नकलसे | 


३५६ तार: जमनादास द्वारकादासको' 


[२१ दिसम्बर, १९२१ या उसके पश्चात्‌ ] 


आपको दिये वचनका पाबन्द रहूँगा। व्यक्तिगत तौरपर किसी भी सम्मेलनमें 
बिना हर्त आनेकों तैयार हें। वाइसराय आपको ग्रलत राह सुझा रहे 
हैं। ठोस शर्तें बताइए जिनका पालन होगा। दासको भेजे तारमें' 


उल्लिखित शर्ते पूरी हुए बिना अपनी ओरसे हड़ताल रद नहीं कर 
सकता । 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एव० ७७५३)की फोटो-नकलूसे। 


२. यह तार जमनादास द्वारकादासके २१ दिसम्बर, १९२१के तारके उत्तरमें भेजा गया था । 
दार इस प्रकार था: “आप भनुमान नहीं छगा सकते कि मेरे रिए पद कितना निराशाजनक रहा । 
निएशा व्यक्त करनेके लिए शब्द नहीं ! बढ़ी आाशाएँ छेकर भाया था पर देखा कि पण्डितजी और 
दासको बादमें भेजे गये अपने तारमें आपने रपभग उन सभी वातोंको रद कर दिया जो भापने मुझसे 
की थीं। समझमें नहीं आया । विश्वास करता हूँ कि मी समय है । आपसे प्रार्थना है कि देशके 
बढ़े-बढ़े हिंतोंकि खपाल्से युद्धू-विरामकी अपीलको मान छीजिए । कमसे-कम भाप तो अधिक उदार इृष्टि- 
कोण अपना सकते हैं। आपकी सहमति धोनेपर हम अब मी सम्मेझनकी व्यवस्था कर सकते हैं। देशकी 
जनता गौर आपके अनेकानेक मनुषायी भी ऐसा सम्मेलन चाइते हैं। कृपया विस्तारपूवैक तार कीजिए।” 

३. १९ दिसम्बर, १९२१ को । 


३६- टिप्पणियाँ 


१९ दिसम्बर, १९२१ 
रंगारंग खबरें 
हफ्तेभर मेरे पास जिन चिट्ठ्यों, तारों और अखबारोंका ताँता बेंधा रहा उनमें 
से कुछ चुनिन्दा नमूने छीजिए: 
अभी दो मुसलमान कार्यकर्ता ऐसे जमींदारसे सिर फुड़वाकर लौटे हूं 
जिसे सरकारका समर्थन प्राप्त है। -- सिन्ध। 
स्वयंसेवक-संगठन अवेध घोषित। बिहार-भरके प्रान्तीय, जिला और अन्य 
कांग्रेस-दफ्तरोंकी तलाशी। कागजात, घहियाँ, साइक्लोस्टाइल भश्ञीनें, काँग्रेसकी 
मुहरें, स्वराज्यके झण्डे जब्त। प्रान्तीय कमेटी स्वयंसेवक दलमें भरती जारी रखते- 
को कृत-संकल्प। जनतामें उत्साह और प्रसन्नता।--बिहार। 
आज (१७ दिसम्बर) हथियारबन्द पुलिसने असम महापुरुषिया सस्प्र- 
दायकी घामिक संस्था शंकर हॉल” पर, जिसके एक हिस्सेमें बारपेटा कांग्रेस 
कमेटीका दफ्तर था, कव्जा कर लिया। यह कारंबाई शंकर हॉल ' के अधिकारियों- 
को सुचना दिये बिना की गईं। पहरेपर तेनात पुलिसके सिपाही हॉलके 
भीतर बीड़ी-सिगरेट पी रहे हे, जिसकी कड़ी मनाही है और थे इस प्रकार 
लोगोंकी घामिक भावनाओंको ठेत पहुँचा रहे हे। कांप्रेसकों चौजोंको छापरवाहीसे 
इधर-उधर फेंककर पुलिसने उसे अपने रहनेका स्थान बना लिया है और इस 
प्रकार छोगोंकों वे अपने धामिक कृत्य पुरे नहीं करने दे रहे हे। छोग अब 
भी अहिंसाका पालन कर रहे है। कास बड़ी तेजीसे भागे बढ़ रहा है। 
“- बारपेटा, असम । 
पण्डित रामभजदत्त चौधरी, प्रोफेतर रचिराम साहनी और छाला छाज- 
पतरायके मकानों, काँग्रेस कमेटीफे दफ्तरों, सिलाफतके दफ्तरों, सिराजुद्दीनफे 
सकान और सरलादेवीके' प्रेतकी तलाज्षी। छाहौर और अमृतसरमें पुलिस द्वारा 
स्वयंसेवकोंकी बुरी तरह पिटाई। खबर है छाहौर सेन्ट्रल जेलमें कंदियोंकों बेंत 
लगाये गये। 
इन रंगारंग खबरोंके नमूने मैने यह दिखानेके लिए प्रस्तुत किये है कि यदि 
हम इस प्रकारके बरतावसे बचकर निकल सके तो स्वराज्य आसानीसे हमारी पकड़में 
आ जायेगा। बच निकलनेका अर्थ यह है कि हम तैश खाये विना बहादुरीसे उसका 


१, सरछादेवी चौधरानी, पण्डित राममजदत्त चौधरीकी पत्नी भौर रवीद्धनाथ ठकुरकी भावणी | 
सरलादेवी भौर उनके पति १९१९ में गांधीजीके अनुषायों बन गये थे । 


टिप्पणियाँ ६५ 


सामता करें। और हारकर दम तोड़ती हुईं इस शासत-व्यवस्थाके संचालकोंको यहू 
कहना पड़ जाये, “ हमने कोशिश तो की छेकिन कामयाबी नहीं मिली ।” जब परवाना 
शमाके इर्द-ग्रिदे मंडराने लगता है तब उसका मरण निश्चित होता है। इसी प्रकार यह 
सरकार भी स्वयं अपनी हिसाके भारके नीचे दबकर तेजीसे टूक-टूक होती जा रही है। 
यह जानते हुए भी कि कही कुछ छिपाकर नहीं रखा गया है और असहयोग आन्दोलन 
करनेवालों के पास छिपाकर रखनेको कुछ हैं भी नही, मिजी मकानों और सावंजनिक 
दफ्तरोंकी तलाशी लेना यदि पागलूपन नहीं तो और क्या है? लेकिन इसमें सन्देह 
नही कि ये तलाशियाँ इसी इरादेसे छी गई हैँ कि लोगोंको जितना भी परेशान 
किया जा सके, किया जाये। एक पत्र भेजनेवाले ने मुझे छिखा है कि जेलोमें जगहकी 
तंगी महसूस होने छगी है। जितनी बड़ी तादादमें रोज कैदकी सजाएँ दी जा रही है, 
जेलके अधिकारी उसके लिए तैयार नहीं थे। बहुतसे कैदियोके लिए न उनके पास 
जगह है और न काम। इसलिए स्वाभाविक है कि आतंक जमानेके लिए दूसरे तरीके 
अपनाये जायें। इसलिए अब तो हमें और भी जल्दी-जल्दी ऐसे हमलोंके लिए तेयार 
रहना होगा। बेंत बरसाये जानेकी खबर अबतक ज्ञात होनेवाली सूचनाओंमें सबसे 
ज्यादा बुरी है। में अब भी यही आशा कर रहा हैं कि शायद यह खबर सच नही 
होगी। यह खबर मैंने ट्रिब्यून से ली है जो उन सबसे ज्यादा जिम्मेदार अखबारोंमें से 
है जो भारतके भाग्यसे यहाँ चल रहे है। यह खबर माशेल लॉके दौरान रछाहौरमें 
कोड़ोसे की जानेवाली अन्धाधुन्ध पिटाईकी याद दिला देती है। पहले उसका भी 
प्रतिवाद किया गया था छेकिन बादमें उसकी सत्यता मान छी गईं। पाठकोंकों याद होगा 
कि क्॒तेंक जॉन्सनने कैदकी सजासे काम न चलनेपर मिवारक और शीघ्र प्रभाव दिखाने- 
वाले दण्डके रूपमें कोड़ेका प्रयोग उचित ठहराया था। फिर भी, यह खबर चाहे सच 
हो या नहीं; हमें बुरीसे-बुरी स्थितिका सामना करनेके लिए तैयार रहना होगा। 
आजादीके लिए बड़ेसे-बड़ा कष्ट भी कम होगा। आजादीका जितना भारी मूल्य हम 
अदा करेंगे, वह हमें उत्तनी ही ज्यादा प्यारी होगी। 

छेकिन बारपेटाके मन्दिरपर कब्जा किया जाना तो कुछ मानीमें और भी बुरा 
है। यह बड़ा ही गम्भीर, अनावश्यक और भड़कानेवाला कार्य है। छेकिन मेरा यही 
आग्रह है कि इस प्रकार भडकाये जानेपर भी हमें अहिसापूर्ण बने रहना है। हमें याद 
रखना चाहिए कि हमारा ब्रत किसी प्रकारकी शर्तोंसि बंधा नही है। हमें हर कीमतपर 
उसे पूरा करना है। अनधिकार प्रवेश करनेवाछा कोई व्यक्ति मन्दिरको अपवित्र नहीं कर 
सकता। मन्दिरकी पवित्रता तो उसके उपासकोकी अपात्रताके कारण ही नष्ट हो सकती 
है। मौछाना अबुछ कलाम आजादके शब्दोमें हमें उस महानतम मन्दिर, अर्थात्‌ भारत- 
की ओर देखना चाहिए जो हमारे गूछामीके सामने घुटने टेक देनेके कारण इतने वर्षोंसे 
अपवित्र होता जा रहा है। और जब हम इतने दिनोसे इस अपवित्रताकों सहन 
करते आ रहे हैं, तो अब इन स्थानीय मन्दिरोमें अनधिकार प्रवेश् मौर अनधिकारी 
व्यक्तियों द्वारा उनके दुरुपयोगके फलस्वरूप इनके और भी अपवित्र किये जानेपर 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२९ । 
२२०५ 


६६ सम्पूर्ण गाँधी वाइमय 


उत्तेजित होकर हमें पागल नहीं बनना चाहिए। क्या छॉर्ड रीडिंग इस मामलेमें भी 
यह दछील देकर इसका महत्त्व कम करनेके लिए तैयार होंगे कि अधिकारी अपने 
एक बड़े ही कठिन कर्त॑व्यका पालन करनेमें छूंग्रे है? 
चटर्गावकी कुर्बानी 

चटगाँवकी घटनाओंका सजीव चित्रण करनेवाला पत्र जिस 2 था 
उसी दिन तारसे यह सूचना भी मिली कि वह पत्र भेजनेवाले 43438 सेन' 
भी गिरफ्तार कर लिये गये हूँ। वहाँ गिरफ्तार होनेवालछे स्वयंसेवकोकी कुछ संख्या 
अब तीन सौतक पहुँच गई है। पाठकोंको बाबू भ्रसन्नकुमार सेनके पत्रके ये अंश 
दिलचस्प छग्गेंगे: 

अभीतक वास्तव हम लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि सविनय 

अवज्ना आरम्भ फरनका सबसे अच्छा तरीका फौन-सा होगा। कांग्रेस कार्य- 

समितिके दिल्‍लीमें स्वीकार किये गये प्रस्तावके बाद हमने लोगोंको कठोरताते 

अहिताका पालन करनका पाठ पढ़ाना आरम्भ कर दिया। हमारे प्रचारक 

८ विसम्बरकों छौदनेवाले थे, लेकिन उस तारीखसे पहले ही १७ भवम्बरकी 

कलकत्तेकी हड़तालके कारण ऐंग्लो-इंडियन उम्र-पंथियोंके उकसावेमें आकर 

बंगाल सरकारपर पागरूपन सवार हो गया और उसने भूले-बिसरे कानूनों 

और तरीकोंते लाभ उठाकर स्वयंसतेवक-संगठनोंकों अवेध घोषित कर दिया। 

इस प्रकार उसने हमारी सहायता की है। 

पिछले कुछ विचोंसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक दृढ़ निश्चय लेकर पाँच-पाँचके 

जत्पोंमें प्रसन्चतासे जेल जा रहे हें। उन्होंने जो अनुशासन और संयम दिखाया 

है वहु असाधारण है और यदि आप अत्युक्ति न मानें तो मुझे यह कहनेमें जरा 

भी संकोच नहीं होगा कि इस दृष्टिसे वे युद्ध-क्षेत्रमें जानेबाले अच्छेसे-अच्छे 

अनुशासनबद्ध सैनिकोंकी बराबरी कर सकते हे। पिछले तीन दिलोंमें तिरेसठ 

व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हे। मुफस्सिल स्थानोंसे स्वयंसेवकॉका ताँता बेंधा हुला 

है और हमारा विश्वास है कि जल्दी ही इन बहादुर नौजवानोंको रखनके 

लिए घदर्गाँव जेलमें अधिकारियोंको जगह नहीं मिलेगी। 

इस प्रकार सरकारने शान्तिको अवैध और शान्तिके पहदओंको अपराधी घोषित 
कर दिया है। वह उनको स्वेच्छासे शान्तिपर अमल नहीं करने देती, वरन्‌ समय-समय- 
पर केवल अंकुशके जोरसे उनको शझान्तिका अमल सिखाती है। 

मिले-जुले इरादे 

एक मित्रने मुझे बताया है कि सरकार स्वयंसेवक-संगठनोंको इस कारण दबा 
रही है कि उसे इस वातका भरोसा नहीं कि ये सदा ज्ञान्तिपूर्ण बने रहेंगे। पत्र- 
लेखकने आगे छिखा है: 


१. वकीछझ और चट्गाँव जिला कांग्रेस कमेटीके मन्त्री ! 


टिप्पणियाँ ६७ 


उनका खयाल है कि आज तो आपके आदेशसे वे शान्त हे लेकिन आपके 
अथवा आपके उत्तराधिकारियोंके आदेश किसी विन भी घदलरू सकते हे और 
स्वयंसेवकोंसे फौजी तौरपर हथियारबन्द होनके लिए फहा जा सकता है। तब 
तो सरकारी फौजके खिलाफ स्थायी विद्रोही फौज खड़ी हो जायेगी। 
इस पत्र-लेखकनें एक यह भी सुझाव रखा है कि सरकार सशस्त्र ऋरान्तिकी 
अपेक्षा इस अहिसासे कही ज्यादा डरती है। ऐसे लछोगोसे जो बदला छेनेकी कोशिद्ष 
नहीं करते, दुव्यंवह्ार करते-करते पुलिस अफसर थक चुके है और उनकी हिम्मत 
टूट चुकी है। उनमें से कुछ यह्‌ मानने छूगे है: 
अहिसा रूपी दुश्भन तो बड़ा खतरनाक है। हिंसासे हम परिचित हैं और 
उसकी हमें कोई परवाह नहीं। हेकित ऐसे आदमीको सारना, जो बवलेमें 
मारता न हो, अपनेको क्वितना छोटा बना देता है। 
सचाई यह है कि ये दोनो ही बातें ठीक हैँ। सरकार भविष्यसे डरती है और 
इस बातका प्रबन्ध कर लेता चाहती है कि लछोय सशस्त्र विरोधकी ताकत हासिल 
न कर सकें, साथ ही वह श्षान्तिपूर्ण शक्तिके तेजीसे बढ़नेसे भी डरती है। संक्षेप्में, वह 
चाहती है कि न हम मर्द रहें न औरत । वह चाहती है कि हम नपुंसक बने रहें। 
नपुंसक बनानेका तरीका 
भारतमें नपुंसकीकरणके जिस तरीकेका प्रयोग किया जा रहा है, उसका बड़ा 
सजीव उदाहरण वेल्गाँवमें मिला है। एक मित्रने मेरे लिए बेलगाँवसे मिली खबरोका 
संक्षिप्त विवरण तैयार किया है, जो इस प्रकार हैः 
बेलूगाँवके जिला-अधिकारियोंने असहयोग आन्दोलनको दबानेका एक बड़ा ही 
मोलिक तरीका निकाल्‍ा है। पुलिस-सुर्पारिटेंडेंट श्री हेटरने एक परिपत्र निकाल- 
कर सभी सब-इन्स्पेक्टरोंसे कहा कि वे बलू-अयोग हारा असहयोगका प्रसार रोकें। 
सब-इंस्पेक्टरॉंन अपनी ओरखे परिपत्र भेजकर गाँवोंकी पुलिससे कह दिया कि 
“ असहयोगके पक्षमं भाषण करनेवाले लछोगोंको बछात्‌ रोका जाये। उन्हें यांवोमें 
घुसने न दिया जाये और गाँवोंसे निकाल दिया जाये और वक्‍ताओंकों भाषण 
देनेसे रोफा जाये। डो० एस० पी०का खयाहू है कि यदि पुलिस-पढेल इतनों 
बात समझ लें तो काफ़ी होगा। उच्च अधिकारी इस भामलेमें उचित सहायता 
देते रहेंगे।” लेकिन जब असहयोग-आन्दोलनकारियोंमें से कुछ भूतपुर्व वकीलोंने 
इस सस्बन्धमें कानूनके अनुसार काम करनेका प्रइन उठाया, तो डी० एस० पी० 
ने १९२१का अपना परिपत्र संख्या ६१५९ निकाऊ दिया जिसमें कहा गया है 
कि जिला पुलिस अधिनियमकी धारा ५१ (ख) के अधीन पुलिसको अपराध 
रोकनेका जो अधिकार स्रिछा हुआ है वह इस प्रयोजनके लिए काफी होगा। 
डी० एस० पी०का यह भी कहना है कि सार्वजनिक रूपसे ये असहयोग आल्दोलूम- 
कारी जब भी कुछ कहनेके लिए अपना मूह खोलते हे तमी अखिल भारतीय 


६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दण्ड संहिताकों घारा १२४ क अथवा १५३ क के अधोन अपराध करते है। इसलिए 

पुलिस अधिकारियोंको, कानूनको सोमामें रहते हुए, इस अपराधको रोकनेके लिए 

हर सम्भव उपाय करना चाहिए। 

इस सबके अन्तमें मजाक यह रहा कि इन अधिसूचनाओंसे लैस 
बेलगाँवके एक ताल्लुके बेलहोंगलका सब-इंस्पेक्टर उस समय वाकई जिछा का 
कमेटीके एक मंत्रीका मुँह बन्द करने पहुँच गया, जब वे बेलहोंगलमें एक सभामें 
भाषण करनेके लिए खड़े हुए। घटनाका विवरण मन्त्रीके शब्दोमें ही लीजिए : 


' * “जब में सभामें बोलनके लिए उठा, तो पुलिस सब-इंस्पेकटर मेरे 
सामने आ खड़ा हुआ और मुझसे कहने छगा कि में न बोलूं। माँगनेपर उसने 
कोई लिखित आदेश तो नहीं दिया, लेकिन उपयुंक्त परिपत्र संख्या ६३५९ 
दिखाया। . . - उसने मुझसे यह भरी कहा कि यदि मेने जिद करके बोलनेकी 
कोशिश की तो वह हाथ रखकर मेरा मुंह बन्द कर देगा। . . . यह बड़ी 
अनोली बात थी। . . . मेने वहु आदेश सास लिया और में बोला नहीं। स्थानीय 
भजिस्ट्रेट और मामलरतदार इस वाकयके समय पुरे वक्‍त वहाँ मौजूद थे। . « « 
लीजिए, इलाहाबादकी घटनाओंका संक्षिप्त विवरण देकर मैं इस बीभत्स चित्रको 

पूरा किये देता हूँ: क 
पिछली २५ नवम्बरकों सरकारने एक असाधारण गग्नटठ निकालकर १९०८के 
दण्डविधि संशोवत अधिनियमको संयुकत-प्रान्तपर काम कर दिया और विदेशी 
कपड़ेके बहिब्कार, धरना देने अथवा युवराजकी थात्राके अहिष्कारकों अपना 
उद्देश्य सानकर चलतेवाले खिलाफत, काँग्रेस तथा वंसी ही अन्य संस्थाओंके 
स्वयंसेवक दलोंको अवैध संगठन घोषित कर दिया। 

उसी दिन, पहलेसे घोषित कार्यक्मके अनुसार, प्रान्तीय कांग्रेस कमरेटीकी 
बेठक हुई जिसमें कार्य-समिति द्वारा निर्धारित रूपरेखाके अनुरूप स्वयंसेवक बोडड- 
की स्थापना करनेका निइचतय किया गया। एक द्ापथ-पत्रका ससौदा तैयार किया 
गया और सभामें उपस्यित ७५ व्यक्तियोंने स्वयंसेवकोंके रूपमें उसपर हस्ताक्षर 
कर दिये। लखनऊके पण्डित हरकरननाथ मिश्र, जो एक सभामें भाषण करने 
लखीमपुर गये हुए थे, सरकारी आक्रोशके पहले शिकार बनें। इसके बाद ६ 
दिप्तस्ब॒रकों सबेरे-सबेरे रूखनऊमें मौलाना खलोकुल्जना और खिलाफत तथा 
काँग्रेस कमेटियोंके अन्य लोगोंकों गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन शामको 
पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास ठण्डन' और 


१. १८८९-१९६४, राजनीतिशञ और छेखक; भारतके पहले प्रधान मल्री, १९४७-१९६४; भारत; 
विश्व इतिहासकी झलक और भेरी कहानी आदिके रचपिता । ु 

२. १८८२-१९६२६ उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध वकील और नेता; हिन्दी साहित्य सम्मेहनके संस्थापक; 
१९५० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके समाप्ति; भारतरत्न। उ्त समग्र वे इलाह्यबाद नगरपाल्किके भषक्ष गे। 


टिप्पणियाँ ६९ 


अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये, जिन्हें इस बीच स्वयंसेवकोंके रूपये नाम 
लिखातनेके अपराघमें विभिन्न अवधियोंकी जेढकी सजा दे दी गईं है। इसके बाद 
कुछ दिनका ठहराव जाया जो ११ तारीखको उन ६७ स्वयंसेवकोंकी गिरफ्तारियों- 
से दटा जिनमें से अधिकांश आनन्द भवनकी' दीवारपर जनतासे इस आहशय- 
की अपील लिखते हुए पकड़े गये थे कि वह युवराजके स्वागत-समारोहमें हिस्सा 
त ले। परस्तु, यह आक्रोश अपनी चरम सीमापर १३ तारीखको उस समय पहुँचा 
जब पुरी प्रान्तीय कांग्रेस कस्रेटोको उसको बेठकके दौरान पुलिसने घर लिया 
और दो मन्त्रियों तथा अन्य दो व्यक्तियोंकों छोड़कर बाकी सब लोगोंकों हिरा- 
सतमें ले लिया। कम्रेटीकी बैठक दिनमें एक बजे शुरू हुई थी और रातकों ९ 
बजेतक चलती रही। कोदियोंकों के जानेके लिए ६ मोटरगाड़ियाँ आईं। पुलिस 
सि० फर्ग्यूसन नामक एक डी० एस० पी०के अघीन करीब साढ़े पाँच बजे फमेटी- 
के भवनमें घुती और उसने सभी रास्ते रोक लिये। वह रातको ९ बजेतक 
दफ्तरकी तलाशी लेतो रही। बेठक खत्म हो जानेपर, जब सदस्यॉन डी० एस० 
पी०से कहा कि वे जाना चाहते हे तो डी० एस० पी०ने सभासें जाकर कहा 
कि कार्रवाईका विवरण उसे दिखाया जाये, और उसमें उसने जब यह प्रस्ताव 
देखा जिप्तमें सभी जिला और तह॒तील कांग्रेस कमेवियोंसे स्वयंसेवक दल संगठित 
करनेकी सिफारिश की गई थी तो उसने घोषणा कर दी कि दण्डविधि संशोधन 
अधिनियमके अधीन अपराध किया गया है। उसके बाद उससे वहाँ मौजूद सभी 
लोगोंसे एक-एक करके यह पूछा कि क्या थे कमेटीके सदस्य है और क्या उन्होंने 
इस संकल्पका समर्थन किया था। जब सभी सदस्योंतते इन प्रदनोंका उत्तर हाँ में 
दिया, तो उसने पचपत सदस्पोंकों हिरासतर्मं ले लिया जिनमें प्रान्तभरके सभी 
प्रमुल कार्यकर्ता शामिल थे। 
तलाशीके दौराव मि० फर्ग्युसनने “स्वराज्य' के सम्पादक बाबू शीतला- 
सहायकों इतने लात-घूंसे मारे और इतने प्रहार किये कि उनके शरीरसे खून बहने 
रूगा। लेकिन उन्होंने बड़े घे्यपूर्वक इन कष्टोंकों सहून किया। इसी अधिकारीने 
अन्य अनेक लोगोंके साथ दुव्यंबहार और घधदका-मुषक्मी कौ। सभीने अपने 
गुस्सेपर काबू रखा। तलाशी और गिरफ्तारियोंके लिए न तो कोई वारंट ही 
विलाया गया और न पुलिस अफसरोंन तरूाशी शुरू फरनेसे पहले अपनी 
खानातलाशी दी। पुलिसयवे सभी कागजात, रिकार्ड और प्रान्तीय कांग्रेस 
फमेटोकी मुहरें जब्त कर उनपर मुहरबन्द ताले रूगा दिये हे । 
मेरे सामने यह बात स्पष्ट है कि कानून और शालीनताकी अवहेलनाकी ये कोई 
इक्का-दुक्‍का घटनाएँ नहीं हैं वरन्‌ एक समझी-बूझी योजनाके अनुसार की जा रही 


१. मोतीछारू भेहदरूका निवास-स्थान । 


५ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कारंवाइयाँ है ताकि स्वस्थ सार्वजनिक जीवनको नष्ट करके जनताकी हिसात्मक प्रवृत्तिको 
उभारा जा सके और फिर जलियाँवाला वागका और भी व्यापक संस्करण प्रस्तुत 
किया जा सके) अच्छीसे-अच्छी मंशा लेकर उपर्युक्त घटना-क्रपर उदारसे-उदार 
इअन विचार करनेके बाद भी अन्य किसी निष्कर्षपर पहुँचना मेरे लिए सम्भव ही 
* नहीं हुआ। 


बाइसरायका दायित्व 


आज भारतवर्षमें हिन्दुस्तानियोंकीं सदाके लिए पौरुषहीन कर डालनेकी जो 
साजिश चल रही है उसमें, मुझे शक होता है कि छॉडे रीडिग भी शामिल है। पर एक 
मित्रने एक दूसरी बात सुझाई है। वे कहते है कि हाँ, छॉडे रीडिग उत घमकियोके 
लिए तो जरूर जिम्मेवार हैं जो हाल ही में उन्होंने अपने भाषणके द्वारा दी है; परन्तु 
उन्हें इस बातकी खबर नहीं होगी कि उनके मातहत अधिकारी इस तरह कानून-कायदे- 
का खून कर डालेंगे, या शायद उनका कुछ बस न चला हो --उनकी इस इच्छाकी 
कि कानूनकी मर्यादाका उल्लंघन जरा भी न किया जाये, नीचेके अधिकारियोंने पर- 
वाह न की हो। लेकिन मैं इन दोनों बातोंको नहीं मान सकता। लॉ रीडिंग यदि 
लोगों द्वारा कानूनकी खिलाफवर्जीको कानूनी तरीकोसे दबानेका प्रयत्न कर रहे हों तो 
उन्हें अपने इस अभियानकी ग्ति-विधिका--जिसे वे दमत” तक नही कहने देना 
चाहते -+- अच्छी तरह मनन करें और उसे विधिवत्‌ चलायें। दमनमें उनके मातहत 
अफसरोंका स्वार्थ है। अतएवं यदि वे उनके हाथसे निकल गये हों, तो लॉ रीडिगको 
तुरन्त इस्तीफा दे देता चाहिएं। कमसे-कम वे जाहिरा तौरपर ऐसी बेकायदा करतूतों 
और मार-पीट तथा हमलोंकी निन्‍दा अवश्य करें और “कठिन समयकी" दुह्ाई देकर 
उनके बचावकी कोशिश तो हरगिज न करें। इस सम्बन्धर्में एक बात मैनें सोची है। 
हाँ, वाइसराय महोदय हमारी उच्च आकांक्षाओंसे हमदर्दी रखते हैं। वे अपने देश- 
भाइयोंकी स्थितिसे खूब वाकिफ हैं। अतएवं वे इस बातकी आवश्यकता समझते है कि 
सुरूह करनेके पहले हमारी खूब कड़ी परीक्षा कर देखें। सो वे कठोर दमनका प्रयोग 
करके यह जाँच लेना चाहते है कि हम उसे कहाँतक सहनेको तैयार हैं, अर्थात्‌ 
आजाद होनेकी हमारी इच्छा कहाँतक सच है। इस तरह वे बतौर हमारे बकीलके 
अपने मुवक्किलका पक्ष मजबूत करके फिर किसी निबटारेपर आता चाहते है। तथापि 
मुझे अन्देशा है कि बात ऐसी नहीं हो सकती। मनुष्य-स्वभावकी यह रीति है है। 
लॉ रीडिंग सोलह आता स्वार्थसे बिलकुल खाली तही है। और यदि वे ऐसे हों त्तो 
ऐसी सरकारके यहाँ ठहर ही नहीं सकते जिसके वर्तमान गठनके अन्तर्गत प्रजाके 
दुःख दूर हो ही नहीं सकते। अतएव मुझे अपनी इच्छाके सर्वेथा विपरीत यह निष्कर्ष 
निकालनेपर बाध्य होना पड़ता है कि छॉर्ड रीडिय इस तरह भाषण-स्वातत्तय त्वा 
लोक-संस्थाओंका बलपूर्वक गला घोटकर भारतवर्षकों पौरुषहीन केरनेका प्रयत्त कर 
रहे हैं। हाँ, मैं यह मानवेको तैयार हूँ कि वे जो-कुछ कर रहे है वह यही समझकर 
कि इसमें हमारा भला है और अमी हम सच्चे पुरुष और स्त्री कहलाने योग्य नहीं 
हुए हैं। पर छॉड्ड रीडिंगकी आँखें शीघ्र ही खुल जायेंगी। वे जो चाहें सो माना 


टिप्पणियाँ ७१ 


करें। उसके लिए हमें झगड़तेका कोई प्रयोजन नहीं। और न हमें चिन्ता ही करनेकी 
जरूरत है। हम तो बस सच्चे स्त्री-पुरुषोकी तरह अपना फर्ज अदा करें। फिर हम 
देखेंगे कि हर बात हमारे अनुकूल हो जायेगी और हर आदमी हमारी तरफ झुक 
जायेगा । 


गोलसेज परिषद्‌ 


सरकार क्या सोच रही होगी, इस बातकी छानबीनके लिए “यंग इंडिया में 
वहुत कम लिखा जाता है। उसकी अटकलबाजी तो व्यर्थ ही है। किन्तु चूंकि आजकल 
समाचारपत्र इस सम्मेलनके विबयमें चर्चा कर रहे हैं तथा उसके विषयमें वाद-विवाद 
करते हुए अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे है, मुझे भी अब यह उचित मालूम हो 
रहा है कि भारतमें चारों ओर जो यह नाठक खेला जा रहा है उसके नायककी 
मानसिक स्थितिका कुछ विवेचन “यंग इडिया “में भी किया जाये। मेरा तो खयाल यह 
है कि सम्मेलनका होना तबतक निरथेक हो है, जबतक कि वाइसरायके दिमागसे यह 
अम दूर नहीं हो जाता कि अस॒हयोग तो कुछ गुमराह उत्साही लोगोंतक ही सीमित 
है। यदि उनकी यह इच्छा हो कि उनके साथ सहयोग किया जाये और देशमें शान्ति- 
सन्तोष फैले, तो उन्हें चाहिए कि वे असहयोगियोंको सन्तुष्ट करें --- उनसे सुलह करें| 
उन्हें यह समझ छेना चाहिए कि असहयोग कोई रोग नहीं है, यह तो एक रोगका 
मुख्य लक्षण है। खास रोग तो भारतकी जनतापर जो तीन तरहसे मर्माघात किया गया 
है, वही है और जबतक उस रोगकी जड़ नहीं काटी जायेगी तबतक इन ऊपरके सब 
उपायोंसे रोगीको जरा भी चैत नहीं मिलतेका। खिलाफत और पंजाबके अन्यायोका 
उचित प्रतिकार और जनताके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई योजनाके 
अनुसार स्वराज्यकी माँग पूरी करना, ये बातें यदि छोड़ दी जायें तो भले ही दमन 
किसी प्रकारके निपठारेका एक मासान और सीघा साधन दिखाई दे। हाँ, में बिलकुल 
मानता हूँ कि कोई भी बाइसराय परिस्थितिको भाग्यके भरोसे छोड़कर नहीं बैठ 
सकता। में मानता हूँ कि जिस बातके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया गया 
है उसे मिटानेको यदि वे तैयार नहीं है तो उन्हें सशस्त्र विद्नेहत्री तरह ही सविनय 
अवज्ञाको भी दबाना ही होगा। सत्यके कोरे सिद्धान्तका तबतक कुछ भी महत्त्व नहीं 
रहता जबतक वह, उन भनुष्योमें जो उसकी हिमायतके लिए अपने प्राणोंको होम 
करनेंको तैयार रहते हैं, मूर्ते रूप नहीं ग्रहण कर लेता। हमपर होनेवाके अन्याय और 
अत्याचार दुनियामें अभीतक इसीलिए टिके हुए हैँ कि हम उस सत्यके सच्चे प्रति- 
निधि नहीं है। अपने इस दावेको सिद्ध करनेका एक ही मार्ग है। वह यह कि हम 
अपने जिस्मे डाछे गये कामके लिए हर तरहके कष्ट सहनेको तैयार रहें । और हम तो 
इस उच्च करत्तेव्यमी साघनाकी कई मंजिले तय भी कर चुके हैं। किन्तु मैं यह नही 
कह सकता कि हम इस बातका कोई निर्णायक प्रमाण अभी दे पाये हैं। यदि कैदमें 
कोड़ोंकी मार पड़े और दूसरी अनेक प्रकारकी यातनाएँ सहनी पड़ें, तो कौन कह सकता 
है कि हम जेलसे भी न घबड़ा उठेंगे? कौन जानता है कि फाँसीपर रटक जानेंके 
लिए हममें से कितने आदमी तैयार है? 


७९ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


हो इसछिए मेरा तो खयाल है कि ऐसे सम्मेलनसे जिसमें सरकारके भी प्रतिनिधि 
» लाभ तभी होगा जब वह जी भरकर असहयोगियोंकी संख्या और उनकी क्षमताकी 
जाँच कर चुकेगी और उनकी कड़ी परीक्षा छे चुकेगी। 
किन्तु असहयोग छोकमत तैयार करनेका एक उपाय है। इसलिए यदि सहयोगी 
और असहयोगियोंका सम्मेलन हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूँगा। मुझे यकीन है कि 
वे भी खिलाफत और पंजाबके अन्यायों और अत्याचारोंका प्रतिकार चाहते है। मै यह 
भी जानता हूँ कि जैसे असहयोगी देशके लिए स्वतन्त्रता चाहते है, वैसे ही वे भी 
चाहते हैं। सरकारकी इस दमन-तीतिकी भर्त्सना करीब-करीब सभी नरमदलीय समा- 
चारपत्रोंने की है। यह देखकर मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। इससे कमकी मैने आशा भी 
नहीं की थी। मैं कह सकता हूँ कि यदि असहयोगी आत्मसंयमी बने रहें, हिसासे दूर 
रहें, अपने विरोधियोके प्रति दुर्वेचनोंका प्रयोग न करें, तो हर सहयोगी असहयोगी 
हुए बिना न रहेगा। यही क्‍यों, अंग्रेज भाई भी असहयोगियोके दलमें आ मिलेंगे और 
सरकारको हमारी शरण लेनी पड़ेगी; वह इसके सिवा और कर ही क्‍या सकती है। 
असहयोगकी इस विधिका परिणाम यही हो सकता है। इसी उद्देश्यसे वह आरम्भ भी 
किया गया है और उम्मीद है कि यही होगा भी । यह विधि ठकरावकी सम्भाववाको 
कमसे-कम कर देती है और यदि आज उसका परिणाम विपरीत दिखाई दे रहा 
हो, तो उसका कारण यही है कि असहयोगी सिर्फ अभी-अभी यह मानने छगे है कि 
केवल कार्यमें ही अहिसा होना काफी नहीं, वाणी और विचारोंका भी अहिसात्मक होना 
उतना ही आवश्यक है। असहयोगीके लिए छत्र॒के प्रति भी बुरे भावोंको दिलमें आने 
देना अनुचित है। हमारे विरोधियोंको सबसे भारी आशंका तो यही है कि इस 
अहिंसाके आचरणमें अनियन्त्रित हिंसा भड़क उठनेकी सम्भावना छिपी हुईं है। उन्हें 
हमारी, अर्थात्‌ हममें से अधिकतर छोगोंकी, हृदयकी शुद्धिपर विश्वास नही है। उन्हें तो 
उसमें अव्यवस्था और सर्वताशके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता! इसलिए यह दमन 
तो एक तरहसे हमें ईदवरीय वरदानके रूपमें मिला है। यह उनको और हमको 
दोनोंको दिखा रहा है कि जनतापर हमारा इतना असर हो गया है कि उत्तेजित कर 
देने लायक परिस्थितिमें भी हम उसे शान्त रख सकते हैं। किन्तु हमारे इस संयमकी 
अभी इतने अधिक समयतक परीक्षा नहीं छी गईं है जिससे हम यह समझ छ 
कि यह श्ञान्ति हमेशा ऐसी ही रह सकेगी। अब भी हमारे दिलमें धुकधुकी छगी 
ही रहती है। सियालकोटके छोगोंने आखिर यह रास्ता छोड़ ही दिया--फिर यह 
चाहे जितने छोटे पैमानेपर ही क्‍यों न हो) ऐसी छोटी-छोटी कितनी ही गलतियाँ 
हमसे हो चुकी हैं, जिनसे मालूम होता है कि हमारे अन्दर अभी सुरक्षाका भाव इस 
हृदतक पैदा नहीं हुआ है जिससे बाहरी आदमीके हृदयपर भी उसका प्रभाव पेड 
और उसके चित्तमें इस आल्दोलनके प्रति विद्वास और श्रद्धा उलनन्‍्त हो जायें। 
इसलिए मैं निष्पक्षतषके आधारपर या असहयोगियोंकी सदाशयता सिद्ध करनेके 
लिए सहयोगियोंसे मुलाकात करनेंके हर अवसरका स्वागत करूँगा। सरकारने जुद 
असहयोगको ही दबानेका इरादा जाहिर करके अपने सच्चे स्वरूपको अधिक स्पष्टतः 


टिप्पणियाँ ७३ 


प्रकट कर दिया है। जबतक यह हिसाके तथा उससे सहानुभूति रखनेवालछों के या 
उसके लिए उत्तेजित करनेवालों के दमतकी कोशिश कर रही थी, तबतक तो ठीक 
था। इसलिए मुझे तो कोई शक ही नही है कि सहयोगी भी सरकारके इस पागलपन 
के--अपने दुःख-दर्दे दूर करानेके उद्देश्ससे उठाये गये भान्दोरूनको दवानेंके इस 
निरथेक प्रयत्नके -- खिलाफ आवाज उठायेंगे। किन्तु मैं अपने मित्रोंको यह चेतावनी 
दिये देता हूँ कि जबतक वे यह यकीन नही कर लेते कि सरकार सचमुच पद्चात्ताप 
कर रही है और जनताके दु.खोके साथ सहानुभूति रुख रही है तबतक वे ऐसे सम्मेलनतका 
खयाल न करें| युवराजके स्वांगतके बहिष्कार तथा सार्वजनिक सभाएँ करनेके अधिकार 
अथवा स्वयंसेवक-दलछ या अन्य संगठनोके विषयमें कोई सम्मेलन तबतक न किया 
जाना चाहिए जबतक कि उनका उद्देश्य हिंसा करना न हो। स्वागतका बहिष्कार 
तो रुक नहीं सकता और तवतक झकना भी नहीं चाहिए, जबतक कि जनताकी 
इच्छाएँ, सार्वजनिक सभाएँ तथा संस्थाएँ पद-दलित की जायें और ये तो हमारे ऐसे 
वुनियादी अधिकार हूँ जिनके विषयमें किसी प्रकारकी वार्ता चलानेंकी जरूरत ही 
नहीं। हमें उन अधिकारोंके लिए लड़ना ही होगा। 

साथ ही यह भी ध्यान रहे कि असहयोगी अभी उस प्रकारकी सविनय अवज्ञा 
नही कर रहे हैँ जैसी कि वे चाहते थे। सार्वजनिक सभाएँ करने तथा श्ान्तिमय 
स्वयंसेवक-संगठन बनानेका वे जो आग्रह कर रहे है उसे सवितय अवज्ञाके नामसे 
विभूषित न करना चाहिए। असहयोगी तो अभी सिर्फ बचावमें ही लगे हुए है। 
अभी उन्होने आक्रामक स्वरूप तो आरम्भ भी नहीं किया है, जो कि पूरी तरहसे 
अहिसात्मक वातावरण बन जानेपर वे करनेवाले है। सरकारने उन्हें अपनी शक्तिकी 
परीक्षाका यह मौका देकर उनपर अनुग्रह ही किया है। 
२० दिसम्बर 

धरना देनेका अधिकार 


वम्बईवालों ने शराबकी दूकानोंपर अपना धरना वन्द कर दिया है। यह देखकर 

सरकारने सोचा होगा कि और तमाम जगहोंपर भी ऐसा ही होगा। लेकिन पूनाने 

. यह दिखला दिया है कि घरना देना हमारा हक है और बिना उचित कारणोंके उसे 

छोड़ा वहीं जा सकता। वहाँ घरना देनेकी मनाहीका हुव्स निकलते ही ' केसरी ' 
के सम्पादक श्री केलकर' लिखते है: 

आज सुबह जिला मजिस्ट्रेढकको नोटिस दे दिया गया है कि हम फरलाँ 

जगह फर्छां वक्तपर जाकर आज ही आपको आज़ा भंग करेंगे। पहली दुकड़ीमें 

में, सेरा पुत्र और सर्वेक्षी भोपदकर,' गोश्ललें, परांजपे तथा १५-१६ दूसरे 


१. नरसिंह चिन्तामण केलऋए ( १८७२-१९४७ ); महाराष्ट्के राजनीतिक नेता, झेखक और पत्रकार; 
तिल्कके निक्रववर्तों साथी । 

२. छोकसंप्रहके सम्पादक । 

३. मराठाके सम्पादक । 

४. स्व॒रात्यके सम्पादक । 


3 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सज्जन रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे पीछे और छोग भो टुकड़ियाँ बना- 
कर आपेंगे। देखें, पुतरा इस विषयमें क्या कर दिखाता है। ्त् 
निरचयके अनुसार वे लोग वहाँ गये और गिरफ्तार भी कर लिये गये। पर 
सिर्फ नाम लिखकर उन्हें छोड़ दिया गयो। उसके पश्चात्‌ एकके-बाद-एक टुकड़ी वहाँ 
जा रही हैं और उसी तरह नाम लिखकर छोड़ दी जाती है। निश्चय ही महाराष्ट्र 
कष्ट-सहनमें कभी पीछे नहीं रह सकता। महाराष्ट्रमें जैसे साहसी और कठिन कार्य- 
कर्ता हैं वैसे सारे भारतमें नही है। देश-मरमें चारों ओर पहली पंक्तिके नेता बड़ेसे- 
बड़े जोखिम सिरपर ले रहे हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है। श्री केठकर तथा उनके 
साथियोंकों तो जेलका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ; परन्तु अजमेरके छोंग उनसे अच्छे 
रहे। वहाँ तो बस मनाहीका हुक्म निकलते ही कार्यकर्ता दौड़ पड़े। चुनौतीका स्वागत 
किया और अपना 'धारमिक अधिकार” समझकर धरना देने पहुँच गये। पण्डित 
चाँदकरण शारदा लिखते ह : 
शराबकी तमाम दृकानोंपर स्व॒राज्य-सेनाके स्वयंसेवक तैनात कर दिये गये। 
सरकारको तरफसे भी हर दृकानपर पुलिसके जवान तथा घुड़सवार तैनात किये 
गये। उन्हें स्वमंसेवकॉंकों गिरफ्तार कर लेवेका हुक्‍्म भी दे दिया गया था। 
एक दलके पकड़े जाते ही इसरा दकू वहाँ जा पहुँचा। प्रुल्सिन सिर्फ १७ स्वयं- 
सेककोंको गिरफ्तार किया। उनपर तुर्त-फुर्त मासछा चलाकर, उन्हें पौने पाँच 
सहीनेकी सख्त कंदकी सजा दी गई। 
उन्होंने अपनी सफाई नहीं दी। इसके बाद अजमेरसे गिरफ्तारीकी खबर नहीं 
आईं। जहाँ बिना दंगे-फसादके तथा दुकानदार और शराब पीनेवालों के प्रति दुर्भाव 
न रखते हुए, धरना दिया जा सकता हो वहाँ तो वह हमारा नैतिक कत्तंव्य ही है। 
शराबखोरी बन्द करनेमें इसने जितनी सहायता दी है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता। अभी उस दिन करमसदके' ईसाइयों तथा हिन्दू ढेढ़ोंने मुझसे बड़ी इतन्नताके 
साथ कहा कि आपके धरनेकी वदौलत हमारी शराब पीनेकी आदत चूंट गई ! बम्बईने 
धरना देनेका अपना हक कुछ समयके लिए खो दिया है। उसने १७ तारीखको 
पारसियोंकी शराबकी दुकानें बुरी तरह जलछा और तोड़-फोड़ डा्ीं और ईसाइयों और 
पारसियोंके साथ बड़ी बदसलूकी की। तीन रोजतक वराबर यही हिसा-काण्ड होता 
रहा! उसीका यह फल है। में आशा करता हूँ कि जहाँ-कहीं धरना देनेकी तजवीज 
की गई हो वहाँ यह काम ऐसे भाई-बहनोंके सिपुर्दे किया गया होगा जिनके चाल- 
चलतपर कोई बँगूली नहीं उठा सकता तथा वे अपना काम विलडुल पे मित्र-भावते 
करते होंगे। हम पश्भुवलका प्रयोग करके छोगोंको नीतिवान बनाना नहीं चाहते। 
सहाराष्ट्रकी पार्दोका अपमान ध हि 
श्री केलकरके पत्रके सम्बन्ध्में यह कहना बहुत जरूरी है कि जो तेता अकोला गर्य 
थे उनकी जिस प्रकारकी आलोचना की गई है वह वहुत अनुचित थी। श्री केलकरके 
जिस पत्रसे मैंने उद्धरण दिये है, उसमें कहा गया हैः 


१, गाँधीणी १७ दिंसम्बरको क्रमतदम थे । 


टिप्पणियाँ ७५ 


समाप्त करनेंसे पुर्व मे उस अत्यन्त निर्दयतापुर्ण आरोपका खण्डन करना 
चाहता हूँ जो मुझपर और सम्मेलनपर लगाया गया है। व्यक्तिगत रूपसे में 
तो दर्शक-मात्र था और सिर्फ बहसके नियामकका फर्ज निभा रहा था। वहाँ 
जितने भी प्रस्ताव स्वीकार किये गये अथवा दुकराये ग्रये उनसें एक भी ऐसा 
नहीं था जिसकी शब्दावलीके साथ मेरी पूर्ण सहमति हो। में छोगोंसे एक ऐसा 
संशोधत भतवानेकी कोशिश कर रहा था जो सबको स्वीकार हो सके, लेकित 
अकोला सम्मेलमके बारेमें कोई कुछ भी क्यों न कहे, आपको तो कमसे-कस इस 
बातपर विश्वास करना चाहिए कि यह सम्मेलन बुलानेका तिएनय जुलाई अथवा 
अगस्तमें ही हो चुका था और इसीलिए साधारण रुपसे ही यह इस समय हुआ 
था, और यह कहना बड़ी ही निर्वयताकी बात होगी कि हम इसलिए सस्मेलनमें 
शरीक हुए कि दसन-चक्रके कारण नेताओंकी संख्या घढती देखकर अपने विचार 
प्रकट करनेका, अथवा उससे भी जघन्य बात यह होगी कि अपनों जान बचानका 
हम इसे अच्छा अवसर समझते थे। 


श्री केलकरके कथनके एक-एक शब्दका मैं हादिक समर्थन करता हूँ। याद रहे, 
यह पत्र उस समय लिखा गया था जब वे यह समझते थे कि उनको गिरफ्तार किया 
जानेवाला है। 


खादी बचना 


कलकत्तेमें श्रीमती वासन्तीदेवी दास तथा उमिलादेवीने सड़कोंपर और घर-घर 
जाकर खादी बेचना आरम्भ किया है। दूसरे प्रान्तोमें भी तुरन्त ही इसका अनुकरण 
किया गया है। श्रीमती सरलादेवी चौधरानी लिखती हैं: 


में अभी शहरमें जाकर यह तजवीज फरनेवाली हूँ कि ४० स्त्रियाँ 
खादी बेचनेके लिए भेजो जायें। दो-दो स्त्रियोंका एक दरू रहे गौर हर बलके 
साथ दो-दो स्वयंसेवक हों। इस तरह ये २० दल २० भिन्न-भिन्न रास्तॉपर 

भेजे जायें। 
मद्रासमें भी ऐसी ही व्यवस्था हो रही है। मेरी रायमें सूत कातनेके अछावा 
स्त्रियोंके लिए इससे अच्छा कोई धन्धा नहीं कि खादीकी बिक्री करके स्वयं उसका 
प्रचार करें। मिथ्याभिमान तथा संकोचशीलताकों दूर करनेकी तैयारीका यह बहुत 
बढ़िया साधन है। और यह पुलिसकों भी बिना खटकेकी खासी चुनौती है कि यदि 
उसकी हिम्मत हो तो ग्रिरफ्तार कर छे। परन्तु यह रिवाज प्रचलित तभी हो सकता 
है जब अच्छे-अच्छे घरोंकी प्रौढ़ स्त्रियाँ इसका सूत्र-संचालन करें। किसी प्रकारके 
दिखावेकी जरूरत नहीं। यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नही है कि बेजा दबाव डाल- 
कर उनसे खादी न खरीदवाई जाये। लोगोंको तंग करनेकी जरूरत नहीं है। हमारा 


१. चित्तरंजन दासकी पत्नी | 
२. वासन्तीदेवीकी वहन । 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


काम तो सिर्फ इतना ही है कि हम उनके दरवाजे यह उपयोगी राष्ट्रीय कपड़ा ले 
जायें --- उनकी मर्जी हो तो खरीदें, न भर्जी हो, न सही। 


योग्य पतिकी थोग्य पत्नी 


सुचित करते हुए हषे है कि मेरे पति जाज सुबह गिरफ्तार। जाते हुए 
उत्तका दिल खुशीसे भरा था, यह बात आपको तारसे बतानेको कह गये। उस्म्ीद 
है म॑ उनका काम्त अपनी बिसात-भर जारी रखूंगी। अलोगढ़ पुरअमन लेकिन 
पुरी तौरपर तेयार है। खुशीद र्वाजा। 


पतिके जेल जानेके वक्‍त इतना शानदार सन्देश भ्रेजनेके लिए मैं खुशींद बेगमको 
मुबारकबाद भेजता हूँ। ख्वाजा साहब एक बैरिस्टर हैं जो सुख-वेभवकी गोदमें पढ़े 
और बड़े हुए। मैंने उनके दोनों रूप देखें हैं। एक समय था जब वे बड़ी शौकीन 
तबीयतके आदमी हुआ करते थे। उन्हें अपनी सुन्दरताका अहसास था जिसे वे अच्छेसे- 
अच्छे यूरोपीय ढंगके कपड़ोंसे और भी निख्लारनेकी कोशिश किया करते थे) और आज 
मैं उन्हें लगभग फकीरीके बानेमें देखता हूँ। सबसे बहादुर और सबसे सच्चे मुसलमानों- 
में उनकी गिनती है। वे भारतको भी उतना ही प्यार करते है जितना कि इल्लाम- 
को। मौलाना भूहम्मद अलीने जब देखा कि वे स्थायी तौरपर नेशनक्त मुस्लिम 
यूनिवर्सिटीमें नहीं रह पायेंगे, तब उन्तको रुवाजा साहब ही एक ऐसे आदमी दिखे 
जो उनकी जगह छे सकते थे। झुवाजा साहबने विश्वविद्यालयकी सेवा करनेकी खातिर 
पटनामें अपनी दिन-दिन और ज्यादा चमकती वकाछृतकों छात मार दी। मैं जानता 
हैँ कि ख्वाजा साहब अपने ढंगसे अहिसामें यकीन करते है, छेकिन वे कभी न दूटने- 
वाली हिम्मतमें भी यकीन करते है और जान देनेका हुनर भी जानते है | रौलछट 
अधिनियम छागू होनेंसे पहलेके दिनोंमें जब अली भाशयोंकी रिहाईके लिए में अपने 
कुछ मुसलमान दोस्तोंके साथ सत्याग्रह आरम्भ करनेका विचार कर रहा था तब की 
र्वाजा साहबसे पूछा था कि सत्याग्रहमें कितने ऐसे मुसलमानोंके शरीक होने 
उम्मीद की जाये जो किसीकी जात लिये बिना अपनी जान देनेको तैयार हो जायेगे। 
उन्होंने उसी दम कहा था: है 
शुएबं यक्ीनत उनमें से एक है। वह हमारा हौरो है। और श्ञागव मे 
भी आधा शुएव हूँ। अफसोत्त कि इससे ज्यादाके नाम में आपको नहीं गिना 
सकता । 
जिक्र १९१७ या १९१६ का है, छेकित थे चल्द जुमछे कहते वक्‍त उनके झुत्दर 
मुखपर मैने जिस ईमानदारी, सचाई और विनयकी छाप देखी थी वह आज भी ताजा 
है। वक्‍त काफी बदल चुका है। मुझे इसमें कोई सन्देह नही है कि ख्वाजा साहवके 
व्यक्तित्वमें कहीं कोई कोर-कसर नहीं। उनकी उम्मीदके मुताबिक बहुत सारे मुसलमान 


१. हवाजा अन्दुल मजीद, उन दिनों अलीगढ़ विश्वविद्याल्यके उप्‌-कुल्पति । 
२. देखिए खण्ड, १७ । 
३- शुष्ब कुरैशी, न्यू एराके सम्पादक । 


ट्प्पिणियाँ ७७ 


अपनी बहादुरीका सवृत दे चुके हैं। और हमें कुछ भी अजब नहीं लगता जब उनकी 
पत्नी गवंके साथ कहती हैँ: “उम्मीद है में उनका काम अपनी बिसात-भर जारी 
रखूँगी।” पाठकोंको इसपर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अलीगढ़के विद्यारथियोको 
मैं जानता हूँ। वे छोग खुर्शीद बेगमके इशारेपर चलमेके लिए पूरे उत्साहसे तैयार 
रहेंगे जेसा कि शायद उन्होने ख्वाजा साहबके लिए नहीं किया। जब एक पाक दिल 
औरत अपनी पतवित्रतामें बहादुरी और मातृत्वके गुण मिला देती है, तब उसमें एक ऐसी 
चुम्बक-शक्ति पैदा हो जाती है जैसी कि किसी पुरुषमें सम्भव नही है। डा० मुहम्मद 
आलम विद्यारथियोंके दिमागोंका खयाल रखेंगे पर बेगम साहिबा उनके दिलोंको प्रभावित 
करके उन्हें खरे सोनेमें ढाल देंगी। और इतना ही नही, चूँकि इन विद्याथियोकों 
कताईमें हुनरमन्द बनना है, इसलिए भुझे पूरा यकीन है कि खूर्शीद बेगम इस हुनरकों 
सिखानेमें अपने पति और डा० मुहम्मद आलम दोनोके मुकाबले कही ज्यादा कामयाब 
साबित होंगी। बेगम मुहम्मद अलछीने जितना रुपया इकट्ठा कर लिया है उतना 
शायद उनके शौहर न कर पाते। में अपनी राय जाहिर कर ही चुका हूँ कि वे 
मोछानासे ज्यादा अच्छा भाषण करती है। मै पाठकोको राजकी एक बात बतलाता 
हूँ। बगालको सक्रिय बनानेमें सबसे बडा हाथ श्रीमती वासन्तीदेवी और उमिलादेवीका 
ही है। मेरे सामने एक पत्र पड़ा है जिससे पता चलता है कि इन तीनों महिलाओके 
बंगारू जाने और उनके गिरफ्तार होनेकी वातनें बगालकूकी जनताकों जितना आन्दोलित 
किया है उतना देशबन्धु दासके महान्‌ बलिदानने भी नहीं किया। और कुछ हो भी 
नहीं सकता था। इसलिए कि स्त्री तो एक मूर्तिमान बलिदान है। वह जब सच्ची 
भावनासे किसी कामका बीड़ा उठाती है तो पहाड़ोंको भी हिला देती है। हमने अपने 
देशमें स्त्रियोंके साथ दुरव्यंवहार किया है। जितनी बन सकी हमने उनकी उपेक्षा ही 
की है। लेकिन ईएवरकी इपासे अब चरखा उनकी काया-परहूट कर रहा है। और 
मुझे पूरा भरोसा है कि जब सभी नेता और सरकारके सभी विश्वासपात्र लोग जेलोंमें 
डाछ दिये जायेंगे, तब भारतीय महिलाएँ पुरुषोका बाकी बचा हुआ काम पुरुषोसे 
कही अधिक शालीनताके साथ पूरा कर दिखायेंगी। 


बाबू भगवानदास' 


जब आचारयें कृपछानी और उनके विद्यार्थी पकड़े गये, मैने अपने मित्रोंसे कहा 
था, “ क्या ही अच्छा हो यदि बाबू भगवानदास गिरफ्तार हो जायें। आखिर आचार्य 
कृपछानी तो बनारसके रहनेवाले नही हैं। छेकिन बाबू भगवानदास नही पकड़े जायेंगे। ” 
उस समय मुझे पता नही था कि बाबू भगवानदास ही उस पुस्तिकाके रचयिता थे जिसे 
आचार्य कृपछानी बेच रहे थे। पुस्तक लिखनेमें छेखकने बड़ी सावधानीसे काम लिया 
था। दूसरे ही दिन उनके पुत्रका शुभ संवाद मुझे मिला कि बाबूजी पकड़े गये ।' गिरफ्तारी- 
पर वे बड़े प्रसन्न थे। बाबू मगवानदास असहयोगी हैं। ऐसे असहयोगी जो मनसा, 
१. १८६९-१९५६; प्रसिद्ध विचारक और दाशैनिकर; भारतरत्ल, इन्होंने काशी विधापीठकी स्थापनामें 
अमुत्त साथ लिया था । 
२. देखिए “तार: श्रीप्रकाशको ”, १५-१२-१९२१ था उसके पश्चातक्की पादटिषिणी १ । 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वाचा, कर्मणा हमेशा हिसासे-दहुर रहते है। वे संस्कृत-साहित्यके अच्छे हैं। ने बढ़े 
ही पर्मनिष्ठ हैं। जमीदार है।-श्रीमती बेशरंट' यदि सेंट्रल हिन्दू काछेजक़ी जल न हे 
बाबू भगवानदास उसके निर्माता हैं। अतएवं उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा बलिदान हे जो 
ईईवरकों रुचिकर हुए बिना नहीं रह सकता। और वह पतित-पावनी विश्वनाथपुरी 
इससे अच्छा बलिदान और क्या करती? अखबार पढ़नेवाले लोग जानते ही होंगे कि 
बाबू भगवानदास कांग्रेस द्वारा स्वराज्य-योजना तैयार करानेका प्रयत्न कर रहे थे। उसके 
लिए वे स्वयं भी घोर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने मुझे कितने ही सूचक प्रनोंकी एक 
लम्बी सूची भेजी थी, जिसपर मैं वर्तमान घटनाओके कारण अभीतक कोई, ध्यान 
नहीं दे पाया। हिंसा न होने देनेकी वे बड़ी चिन्ता रखते थे। यदि उनकी गिरफ्तारीसे 
भी सरकारकी हिंसा-काण्डको न्यौता देनेकी उत्सुकताका पता न चलता हो तो मैं नहीं 
कह सकता कि किस बातसे चलेगा। भनृष्यके छिए यह बड़े भाग्यकी बात है जो 
ईईबर उसकी योजनाओंको अक्सर उलट-पलट देता है। और आजकल जो नित 
नई घटनाएँ हो रही है उनसे तो यह अधिकाधिक निश्चित होता जाता है कि भगवान्‌ 
इस सरकारकी तमास योजनाओंको उलट रहा है। इतना होते हुए भी छोग श्ञान्त 
बने हुए हैं। 
साकंका प्रमाण 
अमृतसरके लछाछा ग्रिरधारीलालनें' बस्तु-स्थितिके बारेसें बड़े मार्कका प्रमाण 
प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है: 
कल १४ तारीखको पंजाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलके २१ स्वयंसेवक खादी- 
का प्रचार करते हुए फरीद चौकसे जलूस धनाकर हॉल बाजार होकर गुजरे। 
डी० एस० पी० श्री बीटी और सब-इंस्पेक्टर मो० फकीर हुसेनन स्वयंसेवकोसे 
तितर-बितर हो जानेको कहा। स्वयंसेवकॉन तितर-बितर होनेंसे इनकार कर 
दिया और कहा कि थे गिरफ्तारीके लिए तेयार हे। इसपर श्री बोटी और 
मो० फकोर हुसेनने बड़ी बेरहमीसे स्वयंसेवकॉपर बेत और हंंटर बरताने शुरू कर 
दिये। फक्ीर हुतेनने एक मुसहूमान स्वयंसेवकककी दाढ़ी पकड़कर उसे बेभावकी 
सार सारी। : -  स्वयंसेवकोंके चेहरों और शरीरपर सख्त चोटोंके निशान है। 
सब-इंस्पेक्टरने खिलाफत स्वयंसेवकॉकों गन्दी-गन्दी गालियाँ दीं और जनता मौन 
और शान्तिपूर्क इस कायरतापुर्ण हमलेको सहन करती रही। स्वयंसेवको्न 
सिर्फ यही कहा कि यदि पुलिसमें साहस हो तो या तो उन्हें गिरफ्तार किया 
जाये अथवा (स्वयंसेवकॉको) गोली सार दी जाये। - « - इन बहाडुर और 


२. पी बेसेंट ( १८४७-१९३३); विषोसाफिक्रल सोसाइटीकी भध्यक्षा; १९१७ में भारतीय राष्ट्र 
कांग्रेसकी अध्यक्षा। बनारसके केन्द्रीय हिन्दू काझेजकी संस्थापिका । 

२. छाला गिरधारीछाल; अथक्ष, ममतसर जिछा कंग्रेस कमेटी ! 

३. यहाँ कुछ भंश ही दिये जा रहे हें । 


टिप्पणियाँ ७९ 


खुनसे लथपथ स्वयंसेवकॉन जरा आगे जाकर फिर स्वदेशोका प्रचार शुरू कर 
दिया। « « « 


एक पत्रमें' उन्होंने घटनाका ज्योरा दिया है जिसमें से में निम्नलिखित उद्धरण 
ले रहा हूँ: 
बृदय बड़ा उत्तेजक था। में सबसे ज्यादा तारीफ इस बातकी करूँगा कि 
मार और हंंटरकी चोठसे ग़रीर जगह-जगह कठ जानके कारण घोर पौड़ा होनेके 
बावजूद भी स्वयंसेवक अदस्य भावसे और मुस्कराते चेहरोंसे फिर जछूस 
बनाकर चल पड़े। - « « 
मेने डिप्टी कमिश्नरसे टेलीफोनपर पुछा कि किसके आदेशसे और किस 
कानूनके अधीन स्वयंसेवकोंको इतनों बह्ममोसे मारा गया था। उसने कहा कि 
बुरी तरह पीटे जानेफी उसे कोई जानकारी नहीं है। डिप्टी कमिइनरका कहना 
था कि उससे स्वयंसेवकॉंकों तितर-बितर करनेका आदेश दिया था क्योंकि सर- 
कारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलको भी अवध घोषित कर दिया था। उसने आगे 
बताया कि उसका आदेश था कि फससे-कम बल-प्रयोग किया जाये। जब सेने 
उसे बताया कि कम्ते-कम नहीं बल्कि ज्यादासे-ज्यादा बल-प्रयोग किया गया है, 
तो उसने कहा कि वह पुछताछ फरेगा। मेने उससे पुछा कि उसने कानून 
लागू क्‍यों नहीं किया और स्वयंसेबकॉको गिरफ्तार क्‍यों नहीं किया गया। 
उप्तने जवाब दिया कि उसे दूसरा ही आदेश है। वे साधारण स्वयंसेवकोंकों 
गिरफ्तार नहीं करना चाहते। 
लाहौरमें भी १३ तारीखको स्वयंसेवकोंके साथ इसी प्रकारका व्यवहार 
किया गया। - . - उनकी पीठोंवर पुलिस बेटनोंके कुन्दे मारे गये। बावसें 
रातको दो बज स्वयंसेवकोंकों जत्थोंमें शहरसे एक या दो मील दूर ले जाकर 
छोड़ दिया गया। उनके कोट उतार लिये गये। पंजाबकी इस कड़ाकेकी सर्दीमें 
इससे ज्यादा अमानृषिक काम और कुछ नहीं हो सकता। . - « मुझे पता 
चला है कि पंजाब सरकारने सब जिल्‍झा-अधिकारियोंकों परिपत्र भेजकर कहा है 
कि स्वयंसेवकोंके जलूस जबरदस्ती तितर-बितर कर दिये जायें; उन्हें गिरफ्तार 
न किया जाये। ऐस? केवरू उन्हें नीचा दिखाने और हिसाके लिए भड़कानके 
विचारसे किया जाता है। - - « अबतक तो जनताने शान्ति कायम रखी है। 
पंजाबी जिस बहादुरीसे इन कष्टोका सामना कर रहे है ईश्वर उन्हें जल्दी ही 
उसका फल देगा। अगर जेल जानेंके छिए छोग इसी प्रकार आगे आते रहे और 
सरकारी जेलोमें उतने कदियोके लिए स्थान न रहा तो हमें माशा करनी चाहिए 
कि पंजाबमें आज जो हो रहा है वह भारत-भरमें होने लगेगा। जान देने और लेनेवाले 


१. पदाँ कुछ भंश दी दिये जा रहे हैं । 


रे सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


युद्धमें भी हमें बहुतसे लछोगोंके जीवनकी कुर्बानी देनी पड़ती। अब जब कि हमें केवल 
जान देनी है, तो मुझे इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं है कि कुर्बानियोंकी संख्या 
उतनी न होगी और न हो सकती है जितनी जान देने और जान छेनेवाली लड़ाइयोमें 
होती है। यह एक बड़े ही पवित्र कृत्यका नितान्त व्यावसायिक पहलू है। फिर भी 
है शा बिलकुल सच्चा पहलू है और मुझे यह समझ लेनेमें कोई हज नहीं छगता कि 
अपनेको बदछा छेनेंसे रोककर हम अपने-आपको इस बातके लिए जिम्मेदार बना छेते 
है कि कमसे-कम मनृष्योंको कष्ट उठाना पड़े। 
निष्कल॒घष बलिदास 
पुलिसन अभो मुझे घारा १२४ (क)के अधीन गिरफ्तार किया है। मातृ- 

भूमिकी इस प्रकार विनद्ध सेवाका सुअवसर प्रदान करनेफे लिए सर्वश्ञक्तिसानुको 

अनेक घन्यवाद। मेरे सनमें किसी प्रकारका हेष अथवा अन्य फोई भाव नहीं, 

बल्कि यही एक विचार है कि भारतकी स्वतन्त्रताके लिए मेने ईमानदारी और 

दृढ़तापुर्वंेक अपने कत्तंव्यका निर्वाह किया है। मुझे विद्वास है कि जेलकी 

दीवारोंके भीतर रहकर में उतने ही उपयोगी ढंगसे और प्रसश्नभावसे देशकी 

सेवा कर सकूंगा जितनेसे इनके बाहर रहकर करनेका प्रयत्न करता था। 

यह तार जयरामदासका' है। उसी दिन मुझे उनका पत्र भी मिला जिससे श्री 
वेसूमल तेजूमल, मौलवी फतेह मुहम्मद और मौलवी सैयद अब्बास, जो तीनों ही बड़े 
प्रमुख कार्यकर्ता हैं, की ग्रिरफ्तारियोका पता चला। इन लछोगोंकी ग्रिरफ्तारियोंसे सिंधमें 
हुईं गिरफ्तारियोंकी कुल संख्या ९५ हो गई है। जयरामदासके त्यागकों में बिलकुल 
निष्कलृष समझता हूँ। मुझे पता है कि विचारोंमें भी उन्होंने किसीका बुरा नहीं चाहा। 
यह ऐसी बात है जो केवल थोड़ेंसे लोगोंके बारेमें कही जा सकती है। वे कठोर सत्यत्रती 
भौर कामके पीछे अपनेको मिटा डालनेवाले कार्यकर्ता हैं। सरकारको यह जानना चाहिए 
कि जयरामदास कभी हिसाको प्रोत्साहन नहीं देंगे, न हिंसाकी बात सोचेंगे। उन्होंने 
सदा स्वेच्छासे देशके कानूनोंका पालन किया है। इसीलिए वे सवितय अवज्ञाका 
अर्थ भक्ती प्रकार समझते हैं। लेकिन जेलमें डाल देनेंके अतिरिक्त शासनके लिए 
जयरामदासका और कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकारकी गिरफ्तारियाँ तो धार्मिक 
अर्थोर्में स्व॒राज्यके दिनलकी अधिक निकट छाती हूँ। 


दिल्लीकी कारगुजारी 


दिल्‍ली जो कुर्वानियाँ दे रही है वे भी शान्तिके हितमें ही हैं। यह दिखानेके 
लिए कि शान्तिपृर्ण वातावरण बनाये रखनेके लिए दिल्लीमें कितनी असाधारण साव- 


१. जपरामदास दौर्तराम (घन्म १८९२); सिन्पके कांग्रेसी नेता; १९२० में अततइथोग आन्दोल्नमें 
शरीक हुए; भारत सरकारके खाद और कृषि-मन्त्री, असमके गवनेर, सिन्ब प्रान्तीय काँग्रेस कमेटेके 
सचिव | 


टिप्पणियाँ ८१ 


घावीसे काम लिया जा रहा है मै यहाँ डा० अन्सारीके' पत्रसे निम्नलिखित उद्धरण 
दे रहा हूँ: 

१४ तारीक्षकों एक भी स्वयंसेवक नहीं भेजा गया। १५ तारीज़कों सवेरे 
'४३ स्वयंसेवक ग्रिफ्तारीके लिए « «« डिप्टी कमिश्नरकों भेजे गये पत्रमें लिखे 
स्थानपर पहुँचे। . , « 

१६ तारीखको ४० और ४६ स्वयंसेवकोंके दो जत्यथे ऋमशः दरियागंज 
पुलित चौकी और सब्जोमण्डी पुलित चौकीपर गये, लेकिन बार-बार अनुरोध 
फरनेपर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। 

१६ तारीबको अधिकारियोंने शक्तिका असाधारण प्रदर्शन किया। घुड़सवार 
पुलिस, कुछ सा्जेड, डिप्टी कमिइनर, एस० पी०, डी० एस० पी०, एक मजिस्ट्रेट 
और अनेक भारतीय पुलित्त अधिकारी भी मौजूद थे। सभी बंकोंपर पुलिसका 
पहुरा था और जगह-जगह पुलिप्तके जवान तैनात थे। पुलछिसका भारी जमाव 
देखकर जेसे भीड़ लग जाती है, बसे ही कोतवालोके सामने भी भीड़ जमा हो 
गईं, लेकिन सादे लिबासमें हमारे लोग उन्हें हठाते जाते थे और शान्ति रख 
रहे थे। लेकिन कुछ सा्लेंड भीडको हदानेमें अत्यधिक उम्र हो गये और चाबुक 
चलाने छंगे। भारतीय पुलिसने तो भार्कका संयम दिखाया, केकिन साजन्‍्टोंके 
जनतापर हमलेसे कई लोगोंकों गस्भीर चोटें आईं। 

इस हिसात्मक हमलेके बावजूद लोगोंने बड़े साहसका परिचय दिया और 
शान्त बने रहे। उन्होंने बदरेमें हमला नहीं किया। 

हमें पता चला है कि दाक्तिके इतने उम्र प्रदर्शनका कारण यह झूठी अफ- 
वाह थी कि हकीम अजमतल खाँ साहब १६ तारीखको एक हजार स्वयंसेवकॉका 
जत्या छेकर निकलनेवाले हे। 

भविष्यके लिए अपनी योजनाओंमें हमने परिवर्तत कर दिया है। और भब 
हम स्वयंसेवकोंसे चरले बॉाँदने, अलग-अलग स्थानोंसे सुत जमा करने, खादी 
तैयार करने और बेचने आदिका उनका सामान्य काम करायेंगे। 

स्वयंसेवकोंकों गिरफ्तार करनेसे इनकार कर देना इस बातका साफ 
सबत है कि हमारी नेतिक विजय हो गई है, हेकिन हम चुप बेठनेवाले नहीं 
हे। धाहरमें प्रत्येक वयस्क पुरुषको राष्ट्रीय स्वयंसेवक बलूमें भरती करनेके लिए 
जोरदार आल्योलन चलाया जा रहा है। हमें आजा है कि जल्दी ही प्रत्येक 


१. मुख्तार अहमद अन्सारी ( १८८०-१९३६ ); चिकित्सक और राजनीतिश; मध्यक्ष भारतीय 
ढीय॑ कांग्रेस, १९२७-२८ । 
२, यहाँ कुछ अंश द्वी उद्धव किये जा रहे हैं । 
3. १८६७५-१९२७; दृकीम और राजनीतिश; अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९२१; खिलाफ 
आन्दोलनके प्रमुख 


२२-६३ 


८२ सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


दुकानदार और उसके सहायक, प्रत्येक ताँगेवाला, प्रत्येक कुली और गाड़ीवान, 

यानी वास्तव दिल्‍लीका प्रत्येक निवासी अपना रोज्मर्राका काम करते समय 

भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलकी स्वदेशी वर्दी पहने दिखाई देने रछूग्रेगा। 

इस पत्रसे जाहिर है कि अधिकारियोंकी गुण्डागर्दीका सामना करते हुए क्षितनी 
धार्मिक श्रद्धाके भावसे वे यह आन्दोलन चला रहे है। स्पष्ट है कि छाहौर और 
अमृतसरकी छत फैलती जा रही है। उत्तरमें अमृतसर और लाहौर तथा अब दिल्लीसे 
अमन-चैनके पहरेदारोंके अकारण हमलों और पू्व॑में कछकत्तेसे इसी प्रकारके मनमाने 
व्यवहारकी खबरें शान्त-स्वभाव जनताके लिए असह्य होती जा रही है। क्या इस 
धामिक श्रद्धा-भावको छोड़कर दूसरी कोई चीज भारतकी जनताको इतना श्ञान्त वनाये 
रख सकती हैं? 

उल्लेखनीय शपथ 

दिल्लीमें शान्ति कायम रखनेका काम कितने सम्पूर्ण ढंगसे किया जा रहा है यह 
दिखानेके लिए मैं श्री आसफअछीके उस पत्रमें ली गई वह अनोखी शपथ नीचे 
उद्घृत कर रहा हूँ जो उन्होंने बावव अन्य छोग्रोंके साथ गिरफ्तार होनेके लिए जाते 
समय लिखा था: 

खुदाकों हाजिर-ताजिर जानकर से यह ऐलान करता हूँ कि (१) पुर- 

अमन तरीकोंसे स्व॒राज्य हासिल करना, (२) हिन्दुस्तानकी अलग-अलग कौमों 

और मजहबोंके बीच एका और भाईचारा कायम करना, (३) किसी तबके 

या कौसको हकीर या अछूत न मानना, (४) अपने मुल्ककी इज्जतके लिए और 

उसके हकमें जानोमाल न्योछावर करना, (५) मुल्कर्सं ही हाथ-कता, हाथ-बुना 

कपड़ा पहनना, (६) हीला-हवाला किये बिना अधिकारियोंका हुवम मानना, (७) 

और जबतक मुझे दलूसे अलग न किया जाये (अथवा जबतक कांग्रेस इस नीति- 

पर कायम रहे) खुद अहिसाका पालन करना और अहिसाका पारन करनेके 

लिए इुसरोंकों राजी करना मेरा पाक फर्ज होगा; और (८) अन्तमें मे यह 

अहृद करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंत्तेवक दइलके सिल्‍ूसिलेमें जितनी भी परेशानियाँ 

और मुसोबतें आयेंगी, म॑ खुशी-खुशी उनका सामना करूँगा और न तो में और 

न मेरे आश्रित किसी तरहका हर्जाना पानेकों उम्मीद करेंगे। 

द्रविड़ देशका अंगदान 
मद्रास और आन्भ्र-देश दाने: परन्तु जमे कदमों आगे वढ़ रहे है। कोई 


ताज्जुब नही यदि द्वविड़ छोग बंगारूकी वराबरीपर आ जायें। बंगालमें अभीतक 
१,५०० छोग जेल जा चुके हैं। द्वविड़ देशमें भी, मद्यपान-निषेषके सम्बन्धमें, अकेले 


२. १८८८-१९०३ वैरिस्टर और राष्ट्रवादी मुस्लिम राणनीतिश; खिलाफत आन्दोलनमें प्रमुख 
भाग लिया । अमेरिकामें भारतके राजदूत । 


टिप्पणियाँ ८३ 


इरोडने बहुत-कुछ कर दिखाया है। इसके पुरस्कार स्वरूप श्री रामस्वामी नायकरकों' 
एक मासकी सादी कैदकी सजा दी गईं है। इस छोटेसे मुकामपर पिछले पच्द्रह दिलोंमें 
३९ आदमियोंको सजाएँ दी जा चुकी है और अब श्रीमती नायकर तथा श्री नायकरकी 
बहनने धरना देनेपर कमर कसी है। दष्डविधि सशोधन अधिनियम अभी हालनमें वहाँ 
जारी किया गया है। मद्गासके गवर्नर लॉड विलिग्डनने' अपनी नीतिका खुलासा कर 
दिया है। सर हरकोट्ट बठरूरकी तरह वे भी कानून और ज्यवस्थाके प्रति आदरकी 
रक्षा करना चाहते हैं। अतएवं जहाँ अभी केवल मन्द वायुके झोके आते हुए दिखाई 
देते है वहाँ ग्रिफ्तारियोंका खासा पूरा तूफान उमड़ पड़ना बहुत सम्भव है। श्री 
राजगोपालाचारी और सुब्रह्मण्य शास्त्रीके मामलेमें सम्मन जारी किये जा चुके हैं! 
कार्रवाई प्रायः पूरी हो चुकी है। श्री राजगोपालाचारीने अधिकरसे-अधिक सजा चाही 
थी। उनके अस्वस्थ शरीरकी चिन्ताओंका भार उनके मित्रोसे हठकर कुछ समयके 
लिए जेलरके सिरपर चला गया। उनकी अस्वस्थतासे उनके साथियोकों हमेशा चिन्ता 
बनी रहती है। जबसे असहयोगका श्रीगणेश हुआ है तबसे श्री राजगोपालाचारी भी, 
पृण्डित मोत्तीलठालजीकी तरहू, अपने शरीरकों आराम नही छेने देते। अब कांग्रेसके 
सन्वियोमें अकेले डाक्टर अन्सारी ही बच रहे है। छेकिन मुझे इसमें सन्देह नही 
कि उन्हें भी अपनी सुयोग्य सेवाओके प्रतिफलका इन्तजार बहुत दिनोतक नहीं करना 
पड़ेगा! सरकार तो छोगोकों इस अन्तिम घोषणाके लिए तेयार कर रही है कि 
कांग्रेस और खिलाफत समितियाँ गैर-कानूनी सस्याएँ हैं। यह घोषणा हो जानेपर 
जो भी शख्स इन सस्थाओसे सम्बन्ध रखते है वे सब गिरफ्तारीके पात्र हो जायेंगे। 
और ऐसी घोषणा कोई अजीब बात नहीं होगी। यदि कांग्रेसको अपना शातन्तिपूर्ण 
कार्य जारी रखने दिया गया, तो वह निरुचय ही प्रकारकी जड़ें उखाड़ फेंकेगी-+- 
यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसे सरकार सहज मनसे स्वीकार नहीं कर सकती। 
कांग्रेस यदि जीवित रहनेंके छायक है, तो उसे अपने मार्यसे इंच-भर भी न हटना 
होगा और यदि वह इस कठिन कसौटीपर खरी उतरी तो इसका कारण सरकारकी 
कृपा नहीं, बल्कि जनतापर स्वयं उसके अद्वितीय प्रभावका बल होगा। इस दृष्टिसे 
विचार. करें तो सरकारकी इस चुनौतीके बाद कांग्रेसका जीवित रह जाना ही 
स्वराज्य है। 
भाग छेता भी जुर्म 

लाहौर पब्लिसिटी वो्डके एक तारमें कहा गया है कि कांग्रेसके छिए चुने गये 
प्रतिनिधियोको हजारा जिलेके डिप्टी कमिए्नरने यह चेतावनी दी है कि “ यदि उन्होंने 
कांग्रेसमें भाग लिया तो सीमान्त अपराध विनियमकी धारा ३६ के अघीन उन्हें जिलेसे 
निकाल बाहर किया जा सकता है।” मुझे उम्मीद है हजाराके कांग्रेसी प्रतिनिधि इस 


१. ६० वी० रामस्वामी नाथकर, एक कांग्रेसी जिन्देनि बादमें कांग्रेल छोड़ दी और “ द्रविद 
मुनेतत कषंगम ” की स्थापना की । 

*« मद्रातके गवर्नर, १९१९-२४; वाश्सराय, १९३१-३६। 

३« संयुक्त-आन्तके गवर्नर । 


८४ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


चुनौतीकों स्वीकार करेंगे और इसे अब अपनी इज्जत॒का सवाल बना छेंगे कि अपनी 
पूरी संख्यामें कांग्रेसमें आयें। हजाराके कमिश्नरकी यह कार्रवाई बंगाल, संयुक्त-प्रान्त 
और असमर्में खिलाफतके दफ्तरोंपर मारे गये छापोंके अनुरूप ही है। तरीकोंका एकता 
होना यह दिखाता है कि उनकी साजिश एक ही है कि कांग्रेस और खिलाफत 
समितियोंको समाप्त करके आन्दोलनकों कुचल दिया जाये। 


बिहारका सहयोग 

पटनासे आये एक तारमें' कहा गया है: 
दूसरा तार है: 

सोभवारकों स्वयंसेवकोंके अठारह जत्ये १० से ४ बजेतक शहर-भरमें, 
मुख्यतः फचहरियोंमें घूमे। छोगोंस्ते अपील की गई कि अपने मामले पंचायतोंमें 
ले जायें। एक प्रमुख वकोलसे भी वेसा ही करनेका अनुरोध किया गया, अन्य 
वकीछोंत गालियाँ दीं, दो स्वयंसेवकों, हुबीब और अब्दुल मजीदकों चाँटे मारे 
जो बिलकुल श्ान्त रहे और अधिक दृढ़तायुर्वक अपने काममें जुट गये। लोग 
अहिताकी सचाईकों समझ रहे हे। खादोका प्रयोग आम होता जा रहा है। आगे 
और भी सविदय अवज्ञाकी तेयारीमें लगे हेँ। 


जनक और सीताकी भूमि बिहार, भारतके सबसे विनम्र और सन्तप्त छोगोंकी 
भूमि बिहार, कष्टोंकी भूमि है। बिहार ही वह प्रान्त है जो सबसे ज्यादा भहिसावादी 
रहा है। असहयोगकी अधिकांश बातोंके परिणाम वहाँ असाधारण झुूपसे बढ़िया रहे हैं। 
अठारह महीने पहले जहाँ बिहार चरखे और खादीके इस्तेमालसे बिलकुल अनभिन्न 
था, वहीं अब उसके गाँवोंमें हजारों चरखे चल रहे है और हजारों औरत-म्दे आदतन 
खादी पहनने छूगे है। वहाँ हिन्दू-मुसलमान दोनोंमें शायद हिन्दुस्तानके सबसे निःस्वार्थ 
कार्यकर्ता मौजूद है जो मौन रहकर काम करते रहते है, बढ़-बढ़कर बातें नहीं बनाते । 
किसीने वहाँके नेताओंकी ईमानदारीके बारेमें गुपचुप तौरपर भी कुछ नहीं कहा है, फिर 
भी उसके श्ञान्तिपूर्ण कार्यकलापमें इतनी निर्ममतापुर्वक दखलन्दाजी की जा रही है। 

लेकिन यह सब-कुछ देशके भलेके लिए ही है। यदि इन सब कैदकी सजाओं, 
छात-थप्पड़ों आदिको बिना कुढ़े, बहादुरीके साथ और बिना वेरभावके सहन कर लिया 
गया, तो इससे बिहारियोकी झक्ति ही बढ़ेगी। जनताको यह भअग्नि-परीक्षा देनी पड़ेगी 
कि अहिंसा, खादी, नशाबन्दी, मुकदमेबाजीसे बचने, आत्म-संयम और आत्म-शुद्धिमें 
उसकी कितनी आस्था है। यही स्वराज्यके लिए हमारी पात्रताका भी मापदण्ड होगा । 

/इंडिपेंडेंट ' का दमन 

पाठकोंकों याद होगा कि श्री जॉर्ज जोजफकी गिरफ्तारीके फोरत बाद जब 

प्रकाशक और मुद्रकके रूपमें श्री महादेव देसाईने नया डिक्लेरेशन दाखिल किया था, 


१. तार पहाँ नहीं दिया गया है । उसमें यूचित किया गया था कि ढेढ़ सौ स्वधंसेव्ककि अति- 
रिक्त एक दर्जन प्रमुख व्यक्तिपोंकों गिरफ्तार कर लिया यया दे ! 


टिप्पणियाँ ८५ 


उस सभय उनसे २,००० रु० की जमानत माँगी गई थी। पण्डितजीकी सलाहपर जमानत 
जमा कर दी गई थी और एक दिन बन्द रहनेके बाद यह अखबार फिर निकलने छगा 
था। जमानत इस महीनेकी ७ तारीखको जमा की गईं थी। २० तारीखको वह जब्त 
कर ली गईं। नीति या छहजेमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था क्योकि उसमें बदलतेके 
लिए कुछ था भी नहीं। 'इंडिपेंडेंट' का सम्पादन एक बैरिस्टर द्वारा किया जाता था 
जो लिखनेमें सदा संयम और मर्यादाका ध्यान रखते थे। श्री जोजेफके बन्दी बनाये 
जानेंके बाद यह काम श्री महादेव देसाईने अपने हाथमें ले छिया था और उनकी 
शैलीसे यंग इंडिया के पाठक अपरिचित नहीं हैँ । जमानत “हमें यह काम पूरा 
करना है” और “ श्रीमती नेहरूका सन्देश ” ज्ीरषकसे उससें प्रकाशित दो रेखोंके कारण 
जब्त की गईं। पहले लेखमें स्ववसेवकोकी सूची दी गईं है और दूसरेमें वस्तु-स्थितिके 
बारेमे बड़े संतुलित विचार व्यक्त किये गये थे। छेकिन स्थानीय सरकारका कथन है 
कि इत छेखोंमें "ऐसे शब्दोका समावेश है जो कानून और व्यवस्था कायम रखनेके 
काममें हस्तक्षेप करते है। कानून क्‍या है यह हमें मालूम है, यह अधिसूचना निकाली 
गईं है कि स्वयंसेवक दलकों भंग कर दिया जाये; व्यवस्था क्या है यह भी हम 
जानते है, क्योकि सार्वजनिक सभाओंपर रोक लगा दी गई है । और यह निश्चित 
है कि समस्त राष्ट्रवादी अखबारोकी तरह ही “इंडिपेंडेंट ' ने भी ऐसे कानून और ऐसी 
व्यवस्थामें हस्तक्षेप करनेके लिए प्रोत्साहन दिया है। 

लेकिन सरकारको जल्दी ही अपनी गछूती माछूम पड़ जायेगी। “इडिपेंडेंट ' मर 
सकता है, छेकित जनतामें जो भावना उसने जाग्रत कर दी है वह कभी नहीं मर 
सकती। इंडिपेंडेंट' भले ही न छपे, उसे लिखा तो जा ही सकता है। सम्पादकको 
जहाँ मालिकोंके हितोंकी रक्षा करनी पड़ती है वहाँ अपने व्यक्तित्वको भी अक्षुण्ण रखना 
पड़ता है। सहादेव देसाई सम्पादकके रूपमें अब भी जीवित है, भक्े ही उनका मुद्रक- 
वाह रूप थोड़ी देरके छिए सो गया हो। और मुझे आझ्या है कि अब वे छापनेके 
स्थानपर अपना अख़वार लिखना शुरू कर देंगे। खबरों और सम्पादकीय टिप्पणियोंको 
मजवूरीके कारण और भी सार-हूपमें प्रस्तुत करनेसे पाठकोंका ही लाभ होगा। अधिक 
संख्यामें प्रतियाँ तैयार करनेके लिए मेरा सुझाव है कि रोनियो, साइकलोस्टाइल अथवा 
क्ोमोग्राफते काम लेता चाहिए। और यदि कानून और उसकी मनमानी व्याख्या 
सरकारको साइक्लोस्टाइल अथवा रोनियों मशीन तक जब्त कर छेनेकी अनुमति देती 
हो, तब भी श्री देसाईकी छेखनी तबतक देशकी सेवा करती रह सकती है जबतक खुद 
उनको पकड़कर इलाहाबादकी सेन्‍्ट्रल जेलमें न डाल दिया जाये । राष्ट्रवादी अखबारोंके 
रा खबरदार रहें। उन्हें आखिरी पाई ख्े होनेतक अपना संकल्प नहीं छोड़ना 
चाहिए। 

आश्ञात्रद चिह्न 
सरकारके वर्तेमान दमनके कारण सारे भारतके वकीलों और विद्यार्थियों नई 


जागृति आई है। कलकत्तेके कितने ही वकील वाइसरायके स्वागतमें शरीक नहीं हुए। 
हावड़ाके कई वकीलोंने वकारूत बन्द कर दी है। पंजाबके बार एसोसिएशनने लाला 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


लछाजपतराय तथा उनके साथियोके मुकदमे जेलके अन्दर चलाये जानेपर तथा छालाजीके 
घरवालों को छोड़कर और छोगोंके वहाँ उपस्थित रहनेकी मनाहीपर अपना तीक्र 
असत्तोष प्रकट किया है। बिहार और असमके कितने ही वकीछोने वकारूत बन्द कर 
देनेकी सूचना दी है। दिल्लोसे डा० अन्सारी लिखते हैं: 


सबसे अधिक आश्ञाप्रद चिह्न तो यह है कि हमारी सेवाओंका बड़ा अच्छा 
असर वकीलों और घनी लोगोंवर हुआ है। उन्होंने एक संघ बनाया है। उसके 
द्वारा वे उन लोगोंके कुटुम्बियोंकी सहायता करेंगे जो जेल जा चुके हें। कितने 
ही लोगोंने इसमें अच्छी-अच्छी रकमें दी हे। अबतक कोई २,००० रु० मासिक 
चन्देका इन्तजाम हो चुका है। उन छोगोंने यह-सब हमारे अनूरोध या इच्छा 
प्रकट किये बिना केवल परोपकारके भावसे प्रेरित होकर यह व्यवस्था की है। 


विद्याथियोंका विरोध 


जो हाल वकीलोंका है वही विद्यार्थियोंका भी -है। बंगालके कितने ही काढेज 
खाली-से हो गये हैं। कुछ विद्याथियोंने कुछ समयके लिए और कुछने अनिश्चित समयके 
लिए हड़ताल कर दी है। लाहौरके दयारूसिह काकेजके लड़कोंने गत १६ तारीखसे 
सिर्फ खादी पहनने तथा युवराजके स्वागतके बहिष्कारका निश्चय किया है। उन्होंने उन 
नेताओंको जो जे जा चुके है बधाई भी भेजी है। दयारूसिह कालेजके विद्याथियोका 
यह काम बहुत ठीक हुआ है। यद्यपि श्रीमती वासन्तीदेवीकी हृदयस्पर्शी अपीलसे 
विद्यार्थी-वर्गंका हृदय इतना अभिभूत नहीं हुआ कि वे कालेज छोड़ दें, तथापि उनसे 
आशा है कि वे इस आन्दोलनमें, जो कि दिनपर-दिन प्रबल और शक्तिशाली होता 
जाता है, अपने योग्य हाथ अवश्य बँटायेंगे । कलकत्तेके एक समाचारपत्रसे एक 
खबर नीचे दी जाती है। इसपर उनको ध्यान देना चाहिए . 
छतरिया राष्ट्रीय पाठकज्ञालाके दो लड़कों--९ वर्षीय रामप्रसाद और 
१० वर्षोप हरिवंश सिश्न --- को जिला सजिस्ट्रेठकी आज्ञासे उनके अर्दलीने उनके 
सामने बड़ी बेरहमीसे बेंत छूगाये। उनका फसूर यह था कि वे सरकारी नौकरी 
छोड़नेके सम्बन्धर्मे फतवा पढ़ रहे थे। परन्तु उन बहादुर लड़कोंने मजिस्ट्रेट 
कहा कि तुमसे जितने हो सके उतने बेंत लगाओ। चाहे हमारी कमर टूट जाय, 
चाहे पसलियाँ टूट जायें; पर हम फतवा पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते। 
हादिक उद्गार 
कष्ट-सहनकी इन ज्वालाओंकी बदौलत कुछ दिव्य विचार सुन्दर भाषाके वेषमें 
प्रकट हुए है । आजतक कितने ही विचारपूर्ण भाषण हुए; कितने ही अभिनन्दतपत्र 
पढ़े गये। जिनसे कानोंको भी सुख मिला, चित्तको भी आनन्द हुआ। छाछाजीके 
घोषणापत्रको देखिए, पण्डित मोतीलालजीके सन्देशको पढ़िए, या मौलाना अबुल कलाम 
आजादके पैगामकों सुनिए, उत्तकी खूबियोंपर मुग्ध हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता। 
परन्तु सभापति महोदयके भाषण और छेख जितने बोजपूर्ण, ममस्पर्शी और अगल्भ हूँ 


टिप्पणियाँ ८७ 


उतने किसीके नहीं! उनके सन्देश छोटे और तीखे है। वे सीधे उनके हृदयसे निकके 
है। क्या ही अच्छा हो यदि कोई साहसी प्रकाशक इन्हें संग्रह करके पुस्तक-रूपमें 
प्रकाशित कर दे। परन्तु विद्यारथियोंको दिये गये उनके एक सन्देशके दो वचन यहाँ 
उद्धृत करनेका लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता। वे प्रोफेसर जितेन्द्रछार बनर्जीको 
दो साकककी कैदकी सजाका समाचार सुननेपर दिये गये सन्देशसे लिये गये हैं। पहला 
वचन खुद जितेन बाबूके ही जोरदार बयानमें है, जो उन्होनें अदालूतमें पेश किया था। 
वह इस प्रकार है: 
यदि अपने पूरे आत्मिक बल और जोरके साथ अपने देशभाइयोंके लिए 
आजादो चाहना पाप है, तो सेत्ते बेशक बड़ा भारी पाप किया है--ऐसा पाप 
' जो न माफीसे मिट सकता है, त पद्चात्तापसे कट सकता है और मुझे घड़ा हर्ष 
है कि मुझसे ऐसा पाप जन पड़ा। यदि अपने देद्ा-बन्धुओंसे यह कहना गुनाह 
है कि भाई ये गुलासीकी बेढ़ियाँ तोड़ डालो -- जरे, ये हमारी सनुष्यत्ताको चीजे 
गिरा रही हे, ये उसके विकासकों रोक रही है तो में दुनियार्म एक बड़ा भारी 
गुनहगार हूँ और मुझे बड़ा हर्ष है कि परमसेदवरवे मुझे ऐसा अपराध करनका 
साहस और दुढ़ता दी। और जिस तरह कि आजतक उस दयामयने मुझे 
अपने अन्तःस्यित सत्यको शब्दों द्वारा प्रकट करनेका साहस और सासण्यं प्रदात 
की है उत्ती तरह मुझे आशा है कि वह भविष्य भी सुझे उत यातनाओंको 
सहन करनेकी शर्त देगा जो सनुष्य हारा दिये गये अन्यायपुर्ण दण्डसे हो 
सकती है। 
और यह है देशबन्घु दासकी अपीकृका अन्तिम अंश: 
समझते हो, जितेख्लाल बनर्जी कया है ? मे विद्याथियोंसे कहता हूँ, उनके 
जीवनके सर्मंकी समझो। शब्द उसे कंसे प्रकट कर सकते है? उनके वे काम, 
उनका वह जोवन, बुद्धि और अन्तःकरणके उत्के सदगुण, और इन सबका एक 
महान्‌ बलिदानकी सीमातक पहुँच जाना ये सब जितनी अच्छी तरहसे -- जिस 
प्रभावशाली ढंगसे उसे प्रकट कर रहे है -- उसके आगे मेरे दाब्द फीके पड़ 
जाते है। 
में फिर पूछता हूँ कि लितेच्रकाल बनर्जी क्‍या हे? में चाहता हूँ कि 
कलकत्तेके विद्यार्थी यह जाने कि इस प्रइनका उत्तर किस तरह दें। में अपनी 
पूरी हाविक छालसासे उनकी ओर देख रहा हूँ। जितेन बाबूने अपना सारा 
जीवन अपने प्रिय विद्यारथियोंके कल्पमाणके लिए अर्पण कर दिया। क्या आज 
यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं जो उनके इस बलिदानका अर्थ बता सके? 
जोशीली बातोंसे नहीं, व्यथेके आँसु बहाकर नहीं, बल्कि उस कासकों अपने 
सिरपर उठाकर, जो उन्हें इतना प्यारा था, उनके कामको सश्यवत शनानेके 
लिए मात्मबलिदान करके | 


८८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


केवक जिन्दा रहना भी भला कोई जीवन है? कया अच्छा हो जो सें 

यह कह सकूं, नहों कलकत्तेके विद्यार्थों मनुष्योंकी तरह जिन्दगी बसर करते 

हैं, वे जितेद्धलाल वनर्जीकी तरह जीवित रहते हैं। अब उनका दारौर तो 

फेदखानेसें है। क्या कलकत्तेके इतने विद्यार्थियोर्में ऐसा कोई नहीं जो उनकी 
आत्माकी इस पुकारकों सुनने कायक हुदय रखता हो? 

इन अपीलोंको महज भावुकताकी कोटिमें रखकर कोई इनका महत्त्व कम न 

करे। अब आगे बंगालकी भावनाकों कोई हलकी चीज न समझे, उसकी दिल्लगी न 

उड़ाये। बंगाल आज माताकौ पुकारपर दौड़ पड़ा है। उसपर मेरा दृढ़ विश्वास होते 

हुए भी खुद मैने उससे इतनी आशा नहीं की थी। यह चमत्कार अकेले कलकत्ते या 

चटगाँवमें ही नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उन सभी स्थानोंपर है जहाँ-जहाँ दमनने 

अपना जोर दिखाया है। कोरी अपीछोसे अथवा महज भावुकतावश् संसारमें कोई 


भी ऐसा कष्ट सहनेको तैयार नहीं होता। बंगालने सिद्ध कर दिया है कि उसको 
भावुकतामें पुरुषार्थ भरा हुआ है। 


एक आग्रहपूर्ण सन्देश 


मैक्समूलरने कहीं लिखा है कि सत्यको बार-बार तवतक दोहराते जाना चाहिए 
जबतक कि वह छोगोंके हृदयमें अच्छी तरह पैठ न जाये, उसी तरह जिस तरह कि 
ईदवरका नाम बार-बार रटना व्यर्थ नहीं होता, और उसे जान-बूझकर तबतक वार- 
बार दोहराना पड़ता है जबतक कि हम उसका साक्षात्कार न कर लें। सिख गुरुद्वारा 
प्रबन्धक समितिने सरदार खड़कर्सिह द्वारा जेलसे भेजे गये दूसरे सन्देशको प्रचारित 
किया है। लगता है कि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिका प्रचार-विभाग बड़ा ही कार्यक्षम 
है। उनका यह दूसरा सन्देश एक तरहसे पहले सन्देशकी शाव्दिक पुनरावृत्ति ही है। 
सरदार साहबने खालसा लोगोंसे कहा है कि हर सिखको खादी पहननी चाहिए और सादा 
भोजन करना चाहिएं। सफलताकी कुंजी है -- अहिसा | उन्होंने यह भी आज्ञा व्यक्त 
की है कि आम तौरसे सिखोंको और खास तौरसे अकाली जत्यथोंके सभी सिखोंको 
चाय पीना एकदम छोड़ देना चाहिए। सरदार साहबकी वात सोलहों आने ठीक है। 
सादे जीवतके बिना उच्च विचार सम्भव नहीं। यदि हमें अपने-आपको जनताके साथ 
घुछा-मिछाकर रखना है तो हमें अपना जीवन अधिकसे-अधिक सादगीपूर्ण बनाना 
चाहिए। सादगी इतनी बरतनी चाहिए कि हम स्वस्थ रह सकें। हमारे पहननेके लिए 
खादीके अतिरिक्ति अन्य कोई वस्त्र हो ही नहीं सकता। सादग्रीका जीवन ही अहिसासे 
मेल खाता है। सरदार साहवने चायसे दूर रहनेपर जो इतना जोर दिया है, वह 
भेरी समझमें नहीं आया। मुझे ठीक मालूम नहीं कि क्या सिख लोग अन्य मादक 
पेयोंकी अपेक्षा चायको ही सबसे ज्यादा अपनाते जा रहे हैँ। मै तो यह सोच रहा था 
कि उनको सभी प्रकारके मादक पेयोंका प्रयोग छोड़नेंके लिए कहता चाहिए। लेकिन 
शायद कुछ सिख मित्र इसका खुलासा करेंगे कि चायका प्रयोग बन्द करनेपर इतना 
जोर क्‍यों दिया गया है। 


टिप्पणियाँ ८९ 
मद्रास परिवद्में घरस़ेकी चर्चा 


मद्रास विधान परिबद्‌र्मे चरखेके विषयपर चर्चा हुई थी। एक सदस्यने एक 
संकल्प प्रस्तुत किया था कि सरकारको और अच्छे किस्मके चरखे चालू कराने चाहिए 
और हाथकी कताई-बुनाईको प्रोत्साहित करता चाहिए। सविस्तार चर्चाके बाद प्रस्ताव 
अस्वीकृत कर दिया गया। २३ संदस्योने उसके पक्षमें मतदाव किया। प्रस्तावके विरोधमें 
ये दलीलें दी गई थी कि “खादीका बस्त्र बोरे जैसा ही होता है और कोई भी 
समझदार आदमी मिलके सस्ते कपड़ेके मुकाबिले उसे पहनना पसन्द नही करेगा; और 
“ मज्ञीवोंके इस थुगमें हाथकी कताईकी ओर वापस लौटना अपराधपूर्ण होगा; और 
“ हाथका कता कपड़ा कमजोर होता है; और आखिरी दल्लीरकू यह कि “ चरखेसे तो 
चरसखा चलानेवालों का हो पूरा भरण-पोषण नहीं हो पाता इसलिए उसपर जनताका 
पैसा बरबाद नहीं किया जाना चाहिए।” परिषद्में चरखेके हिमायतती सदस्योंने इन 
सभी दलीलोंका काफी ठीक-ठीक उत्तर दिया था। लेकिन चर्चार्में एक दिलचस्प बात 
यहू सामने आई कि सम्बन्धित विभागके मन्त्रीने सिद्धान्त पेश किया कि चरखेसे जीविका- 
निर्वाह नहीं हो सकता, और मद्रास सरकारके अर्थ-विशेषज्ञ डा० स्लेटरने इस सिद्धान्तका 
विरोध किया और मल्त्रीसे अनुरोध किया कि वे इस मामकछेपर “ खुले दिमागसे ”, बिना 
किसी पूर्वग्रहके विचार करें। डा० स्लेटर इस तथ्यको समझते है कि भारतके दिन-दिन 
तिर्घन बनते कृषकोंके लिए कताई-जैसे किसी एक अनुपुरक धन्धेकी बड़ी जरूरत है। 
परन्तु परिषद्के पूर्वग्रहग्रस्त सदस्योके बहुमतने उनकी विशेषज्ञतापूर्ण रायकी परवाह 
नहीं की। परिषदुके सदस्य तथ्योंको खुली आँखों देखना भी नहीं चाहते। उनको 
पता ही नही है कि मद्वास प्रेसीडेंसीमें आजकल भी बड़ी ही महीन किस्मकी हाथकी 
कती खादी तैयार होती है। उन्होंने यह जाननेंका कष्ठ भी नहीं उठाया कि जीवन- 
भर सूक्ष्मसे-सूक्ष्म अनुसंधानोंमें और बड़ी-बड़ी कम्पनियोको खड़ी करनेमें गे रहनेवाके 
एक वैज्ञानिक डा० राय“-ैसे व्यक्तिने भी चरखेके सिद्धान्तकों अपना छिया है। तब 
इसमें आइचर्मेकी बात ही क्या है कि खादीका सन्देश सुननेवाले उच्च-वर्गके स्त्री-पुरुष 
बाजारोंमें फेरो लगाकर खादीका प्रचार करना जरूरी समझते है? 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २२-१२-१९२१ 


१, ढा० (सर ) अफुल्कचन्द्र राय (१८६१-१९४४); वेशानिक और देशभक्त । 


३७. पत्र: महादेव देसाईको 
[२२ दिसम्बर, १९२१] 


चि० महादेव, 

में तुम्हें नियमितरूपसे पत्र लिखतेका प्रयत्त अवश्य करता रहूँगा। स्वाजा' पकड़ 
लिये गये है। उनकी पत्नीनें लिखा है कि उनके स्थानपर अब वे काम करेंगी। 

मुझे जो प्रस्ताव सूझ्ष पड़ा है उसका मसविदा भेज रहा हूैँ। उसे ध्यानसे पढ़कर 
अगर कोई सुझाव देना चाहो तो अवश्य देना। तार भेजना तो व्यर्थ ही है क्योंकि 
उन्त तक पहुँचता ही नहीं। एकाघ तारकी बात अछग है। 

मैं चाहता हूँ कि देवदास फौरन जेल चला जाये। इसका महत्त्व तुम समझ 
सकते हो। 

स्वरूपरानीके सन्देशकी अंग्रेजी मुझे उत्तम जान पड़ी। 

अपने स्वास्थ्यका खयाल रखना। क्रिस्टोदासों जो-कुछ भेजते है उसे मैं पढ़ जाता 
हूँ। मैने जिसमें संशोधन कर दिया हो उसको यदि तुम जचे बिना भी प्रकाशित 
कर दो तो कोई हर्ज नहीं। 

आजका “यंग इंडिया” भी तुम्हारे 'इंडिपेंडेंट”' को भर सकता है। दो दिनसे 
“इंडिपेंडंट ' नहीं आ रहा है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२६)की फोटो-तकलूसे। 


१. इस पन्‍्के अन्तिम अनुच्छेदु्मे इस तारीख़के यंग इंडियाका जि दे जिसमें गांवीजीन ओम 
ख्वाजाका पत्र उद्धृत किया दै । 

२. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, २२-१९-१९२१ का उप-शीषक “ थोग्य पतिकी योल पतली ” । 

३, ऋृष्णदास, गांधीजीके सचिव । 


३८. पन्न : महादेव देसाईको 
शुक्रवार [२३ दिसम्बर, १९२१ या उसके पूर्व | 


भाईश्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र पढ़ा। तुम्हारे दुख” और सुख दोनोंका ही कोई अन्त नही है। 
इसपर जिस दृष्टिसे विचार करना चाहें उस दृष्टिसि विचार किया जा सकता है। 
भगवान्‌ करे, तुम अपने निरचयपर अदल रहो। 

तुम्हें जबतक वहाँ अथवा . . - रहनेकी जरूरत जान पड़े . . . तक रहो। 
अपने परिवारका तुमपर बड़ा दायित्व है, उसका भी तुम्हें निर्वाह करना है। 

तुम्हें बहनोके विवाहका प्रबन्ध करना चाहिए अथवा नहीं, इस सम्बन्धमें मे किसी 
निष्कृषंपर नहीं पहुँच सका हूँ। अगर मै तुम्हारे स्थानपर होऊं तो मै पिताजीसे स्पष्ट- 
रूपसे बात कर हूँ अथवा यदि उनका विवाह करनेका अधिकार मेरे ही हाथमें हो तो 
जिसने नरसिंह मेहताकी ओरसे भोजकी व्यवस्था कर दी थी उस भगवानूपर विश्वास 
रखता और अपनी बहनके गछेमें सृतकी माला पहनाकर उसे ससुराल भेज देता । 
मेरी सलाह यही है। तुम्हें दुर्गास' सलाह . . . वह दु-खित हो तो . . . - पित्ताजीसे 
तो वात - . » उनकी सलाह तो लेनी चाहिए और बादमें तुम्हारी आत्मा जो कहे 
सो करना चाहिए। तुम सब-कुछ दे दो तो भी कोई हज नहीं और यदि कुछ भी 
न दो तो भी में समाजके सामने तुम्हारा समर्थन करूँगा। मेरी कलूकी बात मेरे 
अन्तस्तलसे निकली हुईं विचारधारा थी। उस धारामें मुझे ही बहना है, किसी दूसरेको 
नहीं। इस प्रवाहको देखकर यदि दूसरोके हुृदयोंमें भी देसी ही भावनाएँ भ्रस्फूटित 
हो जायें तो वे उनमें खुशीसे अवगाहन करें। सिखाये पूत दरबार नहीं चढ़ते। 
, मथुरादासने जो उत्तर दिया वह सही था। जो सर्वस्व अपंण करना चाहता है वह 
स्वतः करेगा ही। 

हाँ, तुमने मुझसे पूछा सो ठीक ही किया। मैने जो ऊपर कहा है वही तुमसे भी 
कहूँगा। हमें अधिकसे-अधिक श्रद्धावान्‌ वननेका प्रयत्न तो करना ही होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७६३) की फोटो-नकलसे | 


१. भनुमानतः पद पत्र भरापकक्तों २४ दिसम्बर, १९२१ को उनके लेरू जानेसे पूर्व छिखा गया 
था। उनके पिता उप समय जीवित थे और तबतक उनकी किसी भी बहलकी शादी नहीं हुईं थी । 
उनकी एक बहनका विवाह १९२२ में हुआ औौर १९२३ में उनके पिताकी मृत्यु छुईं। 

२, मददेव देसाईकी पत्नी । 

३ सावन-सत जहाँ-तहाँ क्षतिग्रस्त है । 


३९. भेंट: “बॉस्‍्बे कॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे 


[२३ दिसम्बर, १९२१] 
कार्य-समितिकी बंठक आज सुबह और शासको, दोनों वक्‍त हुई और उसमें 
कांग्रेसके कार्यक्रम तथा जागेफके कामसे सम्बन्धित मुख्य प्रस्तावपर विस्तारसे 
चर्चा की गईं। अन्य विषयोंके अलावा श्री दासके स्थानपर काम करनेके लिए 
अध्यक्षके चुनावपर भी विचार किया गया और जेसा कि पहुले ही सुझाव दिया 
गया था, हुकीम अजमरूजखाँ उस पदके लिए चुन लिये गये। उनका नाम अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी फलकी बेठकरमं पुष्टिके लिए रखा जायेगा। 
बेठक समाप्त होनेपर “बॉम्बे ऋॉनिकल के एक प्रतिनिधि द्वारा भेंट किये 
जानेपर गांघीौजीने कहा, बंठककी विशेषता यह रही कि उसमें भाग लेनेवालॉमे 
पुरा तालमेल और मतेक्‍्य रहा। समितिके सदस्पोंके अतिरिक्त प्रान्तोंके 
प्रमुख प्रतिनिधि तथा अन्य लोग सास तौरसे बुलाये गये थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र 
और एक-दो अन्य प्रान्तोंमें काफो हदतक ऐसी भावना है कि विदेशोंस प्रचार, 
जो पिछले वर्ष बन्द कर दिया गया था,' फिर शुरू किया जाना घाहिएं और 
पुरी तरह नये ढंगसे चलाया जाना चाहिए ताकि बाहरी घुनियाके सामने भारतकी 
स्थितिकी भिष्पक्ष जानकारी रखी जा सके। मालूम हुआ है कि विषय-ससितिकी 
बैठकर्सें इस विषयपर एक प्रस्ताव रखा जायेगा। लूगता है कि गांधीजी ऐसे 
प्रचारके पक्षमें नहीं है। परन्तु आशा है, इस चर्चाके परिणामको प्रतीक्षा दिल- 
चस्पीसे को जायेगी। गांधीजी वाइसरायके भाषणसे' निराश नहीं दिखते थे। 
क्योंकि उन्होंने पहले ही इस परिणासकी कल्पना कर ली थी। भाषणसे तो 
केवल ऐसे शिष्टमण्डलकी व्यर्थंताके बारेमें उनके अपने विचारोंकी यथार्थता ही 
सत्य सिद्ध हुईं। गांधीजीने कहा, भान्न संयोगकी बात है कि मेने छा रोनात्डशेके 
भाषणकी रिपोर्ट देख ली और सोचा कि उसका जवाब दिया जाना चाहिए। 
में उसका जवाब पहले ही दे चुका हैं अर जो-छुछ मेंने कहा था उसमें से कुछ 
भी ऐसा नहीं जो ठीक साबित न हुआ हो « « «। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्न ऋॉमनिकल, २४-१२-१९२१ 
१, देखिए “तार: जिधाराम सकसेनाको ”, १६-१९-१९२१ था उसके पश्चात 
२५ देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १८६ । 
३- साल्वीप्ीके नेतृत्तमें भेजे गये शिष्टमण्डल्के जवाबमें २१ दिशम्बर, १९२१ को कल्कतामे 


दिवा गया सापषण । 
४ देखिए “ वक्तव्य : गोल्मेज प्रिंषदके सम्बन्धमें।”, २०-१२-१९२१.। . - 


४०. तार: जमनादास दहारकादास और 
हृदयनाथ कुजरूकों 
[२३ दिसम्बर, १९२१ या उसके परश्चात्‌ ] 


अब भी बिना शर्त किसी भी सम्भेलनमें शामिल होनेके छिए तैयार। क्‍या 
आपको नहीं रूगरता कि आपत्तिजनक विज्ञप्तियाँ वापस छेतें और कंदियोको 
रिहा करनेपर कोई कारंवाई बन्द करनेंके लिए नहीं रहती? क्या आप कोई 
बता सकते है? परल्तु विज्ञप्तियोके वापस न लिये जानें और असहयोगियोंकी 
रक्षात्मक कारेवाई जारी रहने पर भी मै व्यक्तिगतरूपसे शामिल होनेके लिए 
तैयार हूँ। काश आप समझ सके कि शिष्टमण्डल गरकूत रास्तेपर के जाया 
गया । 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७३०)की फोटो-नकलसे । 


१, पद जमनादास दवारकादात और दृदपनाथ कुँजरके २२ दिसम्बर, १९२१ को कछ्कतासे भेजे 
गये तारके जवाबमें दिया गया था ओर गांधीजीको २३ दिसम्बर्कों मिल था | तारके कुछ अंश श्स 
प्रकार हैं: “ पण्डित मदनमोहन माल्वीयके नाम प्रेषित जापके तारको पढ़कर बहुत दुःख हुआ। मैन्रीपूर्ण 
समझौतेकी सारी भाशाएँ घ्वस्त , , ,आपका भाश्वासतर था आप सम्मेलनमें शामिल होनेकी कोई शर्त 
नहों रद्ेंगे , . . इमें भरोत्ता था भाप यह सुझाव नहीं ठुकरायंगे कि सम्मेल्व होनेतक दोनों पक्षोंकी 
कारंवाई बन्द रहेगी . . « वाश्सरापके भाषणले कोई पूर्णतः सहमत न भी दो फिर भी उसका स्वर और 
स्वरूप बहुत ही सद्भाववर्धक दे । उन्होंने केवछ अस्थाषी शान्तिकी माँग की थी . . . दोनेंमें से कोई 
भी पक्ष आवश्यक प्रारम्मिक शर्तेके रूपमें दूसरेसे अपनी गलती माननेका भाग्रह न करे तो सम्मेलन भव 
भी सम्भव . . . हार्दिक प्रार्थना मामेपर फिर विचार करें. . « मादम हुआ दे बंगाल ऐसा भागे भपनानेके 
पक्षमें । निर्णधपर पुर्नावचार करें और देशमें शान्ति स्थापित करें । खयाऊ है अनिवादं प्रारम्मिक शर्ते 
मान छी जायें तो सम्मेब्नकी विचारणीप वार्तों, स्वना भादिका निणैष सुगम | , - « भाप समझते हैं 
दइण्डविधि संश्ोधत अधिनिधषम और राजद्रोदत्मक ससा अधिनिषमका प्रयोग सरकारके लिए विशेष रूपसे 
शनुचित पर्योकि उसने इनको रद करनेका वादा किया था ।. . , वास्तवमें वरततेमान परिस्थितिथोंक्ों देखते 
हुए सरकारने दण्डविधि संशोधन अधिनिप्रम भाग दो को रद करनेसे इनकार कर दिपा भौर राजद्रोदाह्मक 
सम्ता अधिनिषम रद करनेका निणैय भी यह देखनेके लिए मुल्तवी कर दिया कि संसदके अगंडे अधिवेशन- 
तक देशमें वातावरण प्ुधरता है था नहीं |. . ,** 


४१. वक्तव्य : वाइसरायके भाषणके सम्बन्धमें 
एसोसिएटेड प्रेसको 


अहमदाबाद 
२४ दिसम्बर, १९२१ 


एसोसिएडेड प्रेसका एक संवाददाता महात्मा गांघीसे मिला था। पण्डित 
सदनमोहन सालवीयके नेतृत्वमें मिलनेवाल्े श्षिष्टमण्डलको उत्तर देते हुए 
वाइसराय लॉ रोडिगन कलकत्तामें जो भाषण' दिया था उप्तोके सम्बन्धमें प्रइन 
किये जानेपर गांधोजीने निम्नलिखित वक्तव्य दिया: 


में यह कहनेके छिए छाचार हूँ कि वाइसरायके उद्गारोंकों पढ़कर भुझे बड़ा दुःख 
हुआ। युवराजके भारत आगमनके सम्बन्धमें कांग्रेस और खिलाफत संस्थाओंके रुखके 
बारेमें उन्होंने शरारतपुर्ण ढंगसे गलतबयानी की है। इसकी मैंने कल्पना तक नहीं की 
थी। दोनों संस्थाओंम से किसीके किसी भी प्रस्तावकी उठा छीजिए, किसी भी वक्‍ताके 
भाषणकों ले लीजिए, प्रत्येकर्में यह बात काफी और पूरा जोर देकर कही गईं है 
कि हम लोगोंके मनमें युवराजके प्रति व्यक्तिगत रूपसे कोई बुरा भाव नहीं है और 
न हम किसी प्रकार उनका अपमान ही करता चाहते हैं। उनके स्वागतका बहिष्कार 
एक स्वेथा सैद्धान्तिक कार्य है और उसका उद्देश्य चौकरशाहीके मनमाने तरीकोंके 
प्रति अपना विरोध प्रकट करना है। मैने बराबर कहा है और अब भी कहता हूँ कि 
उस नौकरशाहीकी जकड़को और मजबूत करनेके लिए ही थुवराजकों भारतमें छाया 
जा रहा है जिसने भारतकों एकदम भिखमंग्रा और राजनीतिक दुष्टिसे अर्धे गुलाम 
बना दिया है। अगर कोई यह साबित कर दे कि युवराजकी यात्राके उद्देशयके बारेमें 
मेरी यह धारणा भ्रान्त है तो में बड़ी खुशीसे अपने अपराधके लिए माफी माँग लूंगा। 

वाइसरायने इतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कही है कि युवराजके स्वागतके 
बहिष्कारका अर्थ है ब्रिटिश जनताके प्रति दुर्भाव प्रकट करना। उनको मादूम नहीं कि 
वे भारतके ब्रिटिश भ्रशासकों और ब्रिटिश जनताको एक पाँतमें बैठाकर खुद अपने 
देशवासियोंकी कितनी बड़ी हानि कर रहे है। क्या उनका मतलरूब यह है कि इस देशके 
अंग्रेज शासक ब्रिटिश जनताके प्रतिनिधि हैं और उनके तरीकोके विरुद्ध आन्दोडन करता 


१. वाइसरायने यह सापण २१ दिसम्बर, १९२१ को दिया था जिसमें उन्देंनि इंडिया हन १९२९०२२ 
के मनुसार वे कारण पूरी तौरपर समझाये ये जिनसे बाध्य होकर सरकारकों विधोष अधिनियम जारी करने 
पढ़े, और कानूनकी पाबन्द श्रणाकी हर तरहसे रक्षा करनेका हढ़ निश्चय व्यक्त किया गया था भौर साथ 
ही युवराजक्रे आगमनके सिछसिंकेमें कड़ी चेतावनी दी थी कि थुवराजके अपमानका अर्थ ईग्लेंडकी जनता 
और संसदका अपमान दोगा । वाश्सरापने कहा कि सम्मे्नकी किसी भी थोजनापर चर्चा भी तभी की 
जायेगी जब मसद॒पोग पार्टों पहके अपनी सभी गेर-कानूनी कार्रवाश्थों बन्द कर दे । 


वक्तव्य : वाइसरायके भाषणके सम्बन्धमें एसोसिएटेड प्रेसको ९५ 


ब्रिटिश जनताके विरुद्ध आन्दोलन करना है। अगर सचमृच वाइसराय साहबका मत 
यही है, अगर नौकरशाहीके कार्योंके विद्द्ध जोरदार और प्रभावकारी आन्दोलन करना 
और उसकी असलियतको खोलकर दिखाना ब्रिटिश जनताका अपमान करना है, तो फिर 
मुझे अपनेको अपराधी मानना ही पड़ेगा। परन्तु तब मुझे विनीत भावसे यह भी 
कहना पड़ेगा कि वाइसराय महोदयने भारतमें उत्पन्न होनेवाली इस महान्‌ राष्ट्रीय 
जागृतिको बिलकुल ही उलटे रूपमें ग्रहण किया है, उसको समझा ही नहीं है। मैं 
कहता हूँ और हजार बार कहूँगा कि हमारा आन्दोलन भूमण्डलके किसी भी राष्ट्र या 
किसी भी जनसमाजके विरुद्ध आरम्भ नहीं किया गया है। वह तो सीधा-सीधा उस 
शासन-प्रणालीके विरुद्ध आरम्भ किया गया है जिसके अन्तगेंत आज भारत सरकारका 
काम चलाया जा रहा है और मै दावेके साथ कहता हूँ कि वाइसराय साहबकी कोई 
भी धमकी या तदनुसार कारंवाई इस आन्दोलनका ग्रछा न घोट सकेगी और न इस 
जायूतिको भेट ही सकेगी। 

लॉर्ड रोनाल्ड्शेके भाषणके उत्तरमें मै कह चुका हूँ कि हम असहयोगियोने हमला 
शुरू नहीं किया है। हम आक्रमणकारी नही है। अतः हमें अपना हाथ भी नहीं 
खींचना है, न अपने किसी कार्यको रोकना है। सरकारका ही कर्तव्य है कि वह अपनी 
आक्रामक कार्रवाइयोंकों रोके जो हिंसाके विरुद्ध नही, बल्कि एक वैध, अनुशासित, बुढ़ 
परन्तु सवेधा अहिसात्मक आन्दोलन्के विरुद्ध की गई है। शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा 
करनेकी जिम्मेदारी भारत सरकार और केवल भारत सरकारकी है, बच्चें कि वह ऐसा 
करना चाहे। उसने खुद ही बारूद बिछाई और खुद ही उसपर बमसका गोला भी 
पटका और अब आदचर्य कर रही है कि उसकी बारूद भीषण विस्फोट उत्पन्न करने 
लायक क्‍यों न हुईं। 

इस समय फौरी प्रइन खिलाफत, पंजाब और स्वराज्यके प्रति किये गये अन्यायों- 
के निराकरणका नहीं है। इस समय तो फौरी प्रदन है, सार्वजनिक सभाएँ करने और 
शान्तिमय कार्योके निमित्त सभाएं और सथ स्थापित करनेके हमारे हकका और हम 
अपने इसी हकको महफूज रखनेके लिए छड़ रहे हैं। हमारी यह छड़ाई केवकू असहयो- 
गियोंकी ओरसे नहीं बल्कि समूचे भारतकी ओरसे, किसानोसे छेकर राजा-महाराजाबोकी 
ओरसे, सम्पूर्ण राजनीतिक पक्षों और विचारधाराओंकी ओरसे लड़ी जा रही है! समाज- 
के संघटित विकासकी यह प्रधान शर्तें है और वाइसरायके उद्गारोंमें भुझे आदिसे 
अन्ततक इसके विरोधी सिद्धान्तके आगे सिर झुकानेका ही आग्रह दिखाई देता है-- 
ऐसे सिद्धान्तको जिसे स्वातन्त्यपर आधारित कानूनके एक भूतपूर्व समर्थंकने एक ऐसे 
वातावरणमें फेसकर अपनाया है जिसमें कानून और व्यवस्थाके संरक्षणकर्त्ता स्वयं ही 
कानून और व्यवस्थाकी कोई परवाह नहीं करते । इसके दुष्टान्त देनेके लिए इतना 
ही काफी है कि में उन हमछोंका उल्लेख कर दूँ जो अकारण ही, छुटपुट तौरपर 
नही, एक बड़े पेमानेपर पजाब, दिल्‍ली और सयुकत-प्न्त्में किये जा रहे हैं। मुझे इसमें 


१. देखिए “ वक्तव्य: गोलमेज परिषकके सम्बन्धमें ”, २०-१२-१९२१ ! 
२ देखिए “ट्प्पिणियों “, २२-१२-१९२१ का उप-शीर्षक “ गोल्मेज परिषद्‌ ” । 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि दमनकी यह अन्धाधुन्ध चक्की जैसे-जैसे तेज होती जायेगी 
वैसे-वैसे यह पूरा दुःखी देश आतंक डूबता जायेगा। इस दमनके लिए सभ्य तरीके 
अपनाये जायें या असम्य, पर असहयोगियोंके छिए केवछ एक मार्ग है। कमसे-कम मुझे 
तो भारतीय जनताके लिए कोई और मार्ग दिलाई नही देता। सार्वजनिक सभाएँ करने 
और संस्थाएँ कायम करनेके अधिकारके बारेमें समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं। हमने 
अपना पीछे छौटनेका रास्ता बन्द कर दिया है। इसलिए हमें तबतक बराबर आगे ही 
बढ़ते जाना होगा जबतक भनृष्योंका यह बुनियादी अधिकार सुरक्षित न हो जाये। 
म॑ अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ | समझौतेकी मुझे सबसे अधिक 

चिन्ता है। मैं चाहता हूँ कि सब पक्षोंका गोलमेज सम्मेछन हो । हमारी स्थितिको 
जो कोई भी समझना चाहे, हम उसे भक्ती-माँति समझा देना चाहते है। मैं कोई शर्ते 
नहीं लगाता, परन्तु जब सम्मेलन बुलानेके पहले मुझपर शर्ते लगाई जाती हैं तब मुझे 
उन शर्तोंकी छावबीन करनेकी अनुमति अवश्य दी जाती चाहिए। और अगर मेरी 
छानबीनके बाद वे घातक ठहरें तो उन्हें स्वीकार न करनेके लिए मुझे क्षमा किया जाना 
चाहिए। भारत सरकारने ही यह तनाव पैदा किया है और वही इसे नियन्त्रिद कर 
सकती है, क्योंकि आक्रमण उंसीकी ओरसे हुआ है। 

[ अंग्रेजीसे | 

लीडर, २६-१२-१९२१ 


४२. तार: देवदास गांधोकों 
[२४ दिसम्बर, १९२१ या उसके पदचात्‌ | 


महादेवके सम्बन्ध्में आह्वादित। आशा है दुर्गा सशक्त और स्वस्थ होगी । 
चाहे तो वापस आ सकती है। आशा है तुम गिरफ्तार होनेतक अखबार 
जारी रखोंगे और अन्य छोग तुम्हारा स्थान छेनेके लिए तैयार होंगे। 
बाप 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, ३-१-१९२२ 


इंडिपेंडेंटका दस्तलिखित 
१. स्पष्ट है कि पद तार २४ दिसम्बर, १९२१ को महादेव देसाईको हंडिपेडड 
संस्करण प्रकाशित करनेके जुर्ममें दण्डविधि संशोपन अधिनिपमके अन्तगत सजा दोनेके दुर्त बाद भेजा 
गया था। 


४३. टिप्पणियाँ 


होम करते हाथ जले 


किसी पतन्रका सम्पादन करना कोई आसान काम नही है; यह बात में अपने 
लम्बे अनुभवसे समझ रहा हूँ। सम्पादककों पहले तो अपनी भूछोंके लिए उत्तरदायी 
होना पड़ता है। इसके बाद उसे उसका सहायक जो लिखे उसकी जिम्मेदारी छेनी 
पड़ती है तथा संवाददाता अथवा बाहरके लछेखकोकी भूलोंके छिए उत्तरदायी बनना पड़ता 
है। कम्पोजिटर भूल करे तो भी सम्पादक उत्तरदायी होता है और प्रूफ-शोधक भूछ 
करे तो भी सम्पादकका ही मरण होता है। मशीन दूट जाये और समयपर अखबार 
न जाये अथवा ठीक-ठीक अक्षर न उठे तो इन सबके लिए भी सम्पादक उत्तरदायी है। 
वह सिर्फ ढेख लिखकर ही भार-मुकत नहीं हो सकता। इन सबके उदाहरण भेरे पास 
मौजूद है। लेकिन इस नवीततम उदाहरणकों पढ़कर पाठक हँसेंगे। उस भूछके कारण 
तो एक भाईकों बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। ११ दिसम्बरके “नवजीवन ' में पारसी 
भाई-बहनोंसे सम्बन्धित टिप्पणीमें' निम्नलिखित वाक्य हैः “ पारसी भाई-बहनोंको 
इतना आद्वासन तो मैं देता हूँ कि ऐसे सैकड़ों हिन्दू और मुसछमान हैं जो उनके लिए 
और इसी प्रकार ईसाई आदि अन्य अल्पसंख्यक समाजोके लिए अपने प्राण दे सकते 
हैं।” मूलमें “वि.' नानी ” शब्द थे। कहनेका आशय तो यह था कि पारसी, ईसाई 
आदि छोटी कौमोंकी रक्षा करनेके लिए सैकड़ों हिन्दू और मुसलमान तैयार है। इसमें 
“वि” के बादका बिन्दु उड़ जानेसे “अजमेर गया” का “आज मर गया” वाली 
वात हो गईं है। और एक ईसाईने इसका उछठा अथे निकालकर मुझे उसपर उलछाहना 
दिया है । इसी विषयपर लिखे मेरे अन्य छेखों तथा इस वाक्यकी रचनाको ध्यानमें 
रखते हुए उठा अर्थ करनेकी कोई गुंजाइश नहीं है। तथापि अगर “नवजीवन ' से 
अपरिचित व्यक्ति इतने ही अंशको पढ़ें तथा जैसा ऊपर लिखा है वैसा उल्टा अर्थ 
करे अथवा समझे तो इसमें आदचर्यकी कोई बात नहीं है। इस अनुच्छेदको लिखनेका 
एक उद्देश्य उपर्युक्त ईसाई भाईसे और उनकी भाँति ही अगर किसी और भनुष्यको 
गलतफहमी हो गई हो तो उससे क्षमा-याचना करना है। इसका दूसरा उद्देश्य यह है 
कि सभी पाठक इससे यह शिक्षा प्रहण करें कि जहाँ प्रसंगके विरुद्ध अर्थ किया जा 
सकता हो वहाँ अगर प्रसंगके अनुकूल अर्थकी गुंजाइश हो तो वे प्रसंगके अनुकूल अर्थ 
ही करें। और इसका तीसरा उद्देश्य संस्पादकके लिए दयाकी भिक्षा माँगना है। 
सम्पादक हर किसी वस्तुका ध्यान नहीं रख सकता यह जानते हुए पाठकोंको उचित 
है कि वे उसके नामसे प्रकाशित पत्रके अनिवार्य दोषोको दरगुजर कर दें। छेकिन यह 


१. देखिए खप्ठ २१ ! 
२. वगैरा-वगैर, दि | 
ई छोटी । 


२२-०७ 


5८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सब-कुछ मैं कोई भूछ करनेकी छूट छेनेकी खातिर नहीं छिख रहा हूँ। 
कत्तेंग्य तो अपनी जिम्मेदारीको अच्छी तरह निभाना और अगर वह जे न नि 
तो अपने पदको छोड़ देना है। सम्पादक बननेके लिए किसीपर जोर-जबरदस्ती तो की 
नहीं जाती । अगर पत्रकों छापनेवाले, कम्पोजिटर तथा भ्रूफ पढ़नेवाले सब कुशल 
कार्यकर्ता न हों तो इसमें दोष तो सम्पादकका ही माना जायेगा। इन परिस्थितियोंमें 
उसने सम्पादन-कार्यकों सेभाछा ही क्यों था? यह तो अन्तिम आदर्श ही है। लेकिन यदि 
कोई यह मानकर बैठ रहे कि वह आज ही इस आदर्शकी प्राप्ति नहीं कर सकता तो 
वह काम शुरू ही नही करेगा, तब तो वह इस आदर्शको कदापि नहीं पा सकेगा । इस- 
लिए सम्पावकपर पाठकोंका चाबुक तो रहना ही चाहिए। मात्र चावुक चलानेमें उन्हें 
थोड़ी कछाका परिचय देना चाहिए । एक तो डायरकी भाँति चाबुक मारनेवाला 
मनुष्य होता है और दूसरा उस उदार राजाकी भाँति जो शोभाके लिए ही हाथमें 
चाबुक रखता है, लेकिन बिगड़े हुए घोड़ेपर उसका इस्तेमाल करता है ताकि घोड़ा 
यह न समझ छे कि चाबुक केवल शोभाकी ही वस्तु हैं। 
जेलमें नेहरूजीसे मुलाकात 

एक आश्रमवासीने छलनऊ जेलूमें पण्डित मोतीछाल नेहरुसे मुछाकात करनेके 
बाद मुझे एक पत्र लिखा है। यह इतना सुन्दर है कि मैं इसे पूराका-पूरा नीचे 
प्रकाशित कर रहा हूँ: 


राजकोटवासी 


अगर कोई राजकोटपर आरोप छगाये तो मुझे दुःख हुए बिना कैसे रह सकता 
है? थोड़े दिन पहले एक बहनने मुझसे यह कहा कि अब यदि मैं राजकोट जाऊं तो 
मुझे खादी-ही-खादी दिखाई देगी। वहाँ विदेशी वस्त्र तो बहुत कम छोग पहनते है। 
यह बहन फिलहाल राजकोटमें रहती है और स्वयं जब बाहर निकलती है तब तो 
मुख्यतः खादी ही धारण करती है। इससे उसने ऐसा मान लिया जान पड़ता है कि 
कमसे-कम राजकोटमें तो हर कोई खादी ही पहनता है। छेकिन राजकोट-निवासी एक 
नवयुवक जो स्वदेशीका पूरा-पूरा पाकून करता है और जो अधिक घूमा-फिरा नहीं है, 
राजकोटके सम्बन्ध्में यह लिखता है: 

यह टीका कड़ी है। इसका समर्थन अनायास ही एक ऐसे काठियावाड़ी संज्जनने 
किया हैं जो बहुत ही चतुर पर्यवेक्षक हैं। उक्त दीकामें सम्भावित अतिशयोक्तिकी 
गुंजाइश रख लें तो भी यह वास्तविक हो सकती है। काठियावाड़ने तिलक स्व॒राज्य- 
कोषमें उचित राशि दी थी। मै जानता हूँ कि अमरेलीमें खादी बनानेकी सुन्दर 
व्यवस्था है और काठियावाड़में खादीका अच्छा उत्पादन होता है। किन्तु यह दुःखकी 
बात है कि बड़े शहरोंमें रहनेवाल्ले काठियावाड़ी विदेशी वस्त्रोंके प्रति अपने मोहका 


१. थहाँ पत्रका मनुवाद नहीं दिवा गया है । 
२, पद्दोँ इसका अनुवाद नहीं दिया गधा दे । इसमें छेखकने लिखा था कि राजक्रोट्मे स्वदेशीक्री 


दिल्ामें कोई प्रगति नहीं हुईं दे । 


टिप्पणियाँ ९९ 


परित्याग नहीं कर सके हैँ। काठियावाड़पर पाइचात्य सभ्यताका अपेक्षाकृत कम प्रभाव 
होवा चाहिए। काठियावाड़की शुष्क भूमिमें तो मजबूत, सरल, शूरवीर, भोले तथा 
उदार मनृष्योंका जन्म होना चाहिए। यदि इसके बजाय काठियावाड़के शहरोमें सुखो- 
पयोग बढ़ता ही चला जाये तो काठियावाड़से हमें जो बड़ी-बड़ी जाशाएँ है उनका 
क्या होगा? यदि काठियावाड़ स्वराज्य-यज्ञ्मं अपना पूरा योगदान नही करेगा तो मुझे 
लगता है कि उसे हिन्दुस्तानसे अलग हो जाना चाहिए। मुझे यह उम्मीद है कि जब 
जेल जानेका समय आयेगा तब काठियावाड़ी अपना पूरा योगदान देंगे। केकिन यदि 
खादी पहनने लायक सादगी भी हम छोगोंमें नहीं आईं है तो हम जेलकी सादगीको 
किस तरह बरदाइत कर सकेंगे ? जहाँ एक ओर देशबन्धु दास खादी पहनते हैँ, चरखा 
चलाते है; मौलाना शौकतअली, जिनके लिए खादी पहनना बहुत कठिन काम था, अब 
खादी पहनने लगे है और जेलमें चरसखा चलाते हैं; वहाँ दूसरी ओर काठियावाड़के 
नागरिक कया खादीका त्याग करेंगे ? अब में समझ सकता हूँ कि छोग मुझसे यह शिकायत 
क्यों करते थे कि काठियावाड़में खादी बुनी तो बहुत जाती है लेकिन वहाँ उसकी खपत 
कम है। क्या कभी ऐसा भी समय आयेगा जब काठियावाड़की हृष्ट-पुष्ट भौरतें बेशक 
बाजरेकी रोटी बनायेंगी और सवेरे छाछ बिछोकर बढ़िया मक्खन निका्ँगी; केकिन 
बाजरेकी रोटी कुत्तोंको डाल देंगी और पाचनशक्ति मक्खन पचाने छायक न रहनेसे स्वयं 
बिस्कुट और चाय छिया करेंगी। और चूंकि काठियावाड़का गेहूँ भारी पड़ता है और 
बहुत छाल होता है इसलिए बम्बईसे मशीनका जाठा मेंगवाकर उसकी चपातियाँ 
बनाकर खाया करेंगी! थदि कोई श्रीनकी तरह राजाओकी छड़ाइयोके इतिहासको न 
लिखकर जनताके उत्थान और पतनका हालऊ छिखते बैठ जाये तो वह यह बात अवश्य 
सिद्ध कर देगा कि हिन्दुस्तानमें जैसे-जैसे महीत और मुलायम कपड़ेका आयात बढ़ता 
गया बैसे-वैसे हिन्दुस्तानके छोगोंके शरीरोंका गठन ढीला पड़ता गया और उनका मनोबल 
कम होता गया। काठियावाड़की छः फूट ऊँची रबारी स्त्रीको यदि कोई जापानी 
मलछमलकी रंगबिरंगी साड़ी दे तो क्‍या वह उसे पहनेगी भौर उसे पहने हुए अपने 
ढोर चरायेंगी। हम तो रास्ता ही भूल गये हैं। हम अन्तरके शखूंगारको छोड़कर बाह्य 
सजावटके मोहमें पड़ गये है। जिसके फलस्वरूप हम अपना देश अपने हाथसे गंवा 
बेठे हैं, अपनी देह खो बेठे है तथा भात्माकों मूछित कर चुके है। 

क्या काठियावाड़के नवयुवक बातें बनाना छोड़कर कपड़ा बुनने छगेंगे? क्‍या 
काव्यावाड़की औरतें श्रीमती वासन्तीदेवीकी भाँति खादी बेचनेके लिए निकलेंगी ? क्‍या 
काठियावाड़की जनता ढेढ़ और मभंगरी भाइयोंकी पुकारकों सुनेगी? उनके स्प्षेसे 
अपवित्र हो जानेवाले छोगोंको जेल नही जाना है। वे जेल जानेके योग्य नहीं हैं। 

| गुजरातीसे | 
नवजीबवन, २५-१२-१९२१ 


४४. भाषण : विषय-समितिकी बंठकमें' 


२५ दिसम्बर, १९२१ 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको बेठक यहाँ आज प्रातःकाल आरम्भ हुई और 
उससें पूरे दिन गांधीजीके रखे हुए मुख्य प्रस्तावपर विचार किया जाता रहा। यह 
प्रस्ताव काँग्रेस स्वयंसेवक दलका संगठन करने, सविनय अवज्ञा आन्दोलनको बढ़ाने 
ओर गांधीजोकों या उतके बाद नियुक्त किये जानेवाले अन्य लोगोंकों संकट-कालमें 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे कार्रदाई करनेका अधिकार देनेके सस्वन्धमें 
था। «. « विरोबी पक्षने प्रस्तावर्में से उन अंक्षोंको, जिनमें प्रतिज्ञा जबतक कायस है 
तबतक हिसाका आश्रय लेनेकों सम्भावनाका या उसका विचार तक करनेका भिषेध 
किया गया था, निकाल देनेकी घार-बार माँग की। इस पक्षका नेतृत्व ऑल इंडिया 
मुस्लिम लोगके मनोनीत अध्यक्ष हसरत मोहानीते किया। उनका कहना था कि 
यदि अहिंसा असफल हो जाये तो उस अवस्था उनके घर्मेमें हिंसाका आश्रय लेनेकी 
अनुमति दी गई है। 
बहुतसे सालम हुआ कि इस सम्बन्धर्में स्वयं मुसलबान सदस्यों मतभेद है। 
उनमें से फुछने मत व्यक्त किया कि सौ० हुसरत मोहानीके संशोघनोंकों स्वीकार 
करनेसे कांग्रेसका सिद्धान्त ही बदल जायेगा। « « « 
अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हुए गांधोजीने एक लम्बा भाषण दिया। उन्होंने 
कहा, फल शाम मेने महाराष्ट्र दढके वेदाओंके साथ विचार-विमर्श किया था। उसके 
फलस्वरूप सेने अपने मूल प्रस्तावमें दो-एक छोटे-सोटे परिवर्तेन-परिवर््धंध कर लिये 
है। महाराष्ट्र इछको असहयोग कार्यक्रमकी सभो बातें पूर्ण रूपसे स्वीकार हूँ। परन्तु 
उसके कुछ अंश्नोंके विषयमें उसका असन्‍्तोब है। इस असन्तोषको दलके नेताओंने व्यक्त 
किया। में संबकों विश्वास दिलाता हैं कि उक्त परिवतंनों-परिवर्दधनोंमं असहयोगके 
प्रधान सिद्धा्तका रत्ती-भर भी त्याग नहीं किया गया है। फिर भी महाराष्ट्र दलका 
और भषिक निष्ठायुक्त सहयोग प्राप्त करना निद्चितत हो गया है। महाराष्ट्र दल, 
बल और त्यागमें बेजोड़ है; उसने भूतकालसें घड़े-बड़े कार्य किये हे और भारतमें 
प्रजातत्त्रकी अदस्य भावना भर देना उसोका कार्य है। इस दलके नेताने,' जो बादमें 
सारे भारतके नेता हुए और जिनकी मूर्ति करोड़ों देशवासियोंके हृदयोंगं आराध्य 


१. यह बेठक अहमदाबादमें हुईं थी । 
२. १८७०-१९५१; राष्ट्रवादी सुतत्मान नेता ! खिलाफत आन्दोल्नमें सक्रिय भाग लिया | 


३. छोकमान्य तिलक । 


भाषण : विषय-समित्िकी बैठकमें १०१ 


देवके रूपमें प्रतिष्ठित हो गई है, इस प्रजातस्त्रकी भावनाकी वृद्धि करते हुए ही इस 
संसारसे कूच किया। 

उन्होंने आगे कहा कि इस दलको यह इच्छा थी कि प्रस्तावमें ऐसा संशोधन कर 
दिया जाये जिससे उन वकीलों, अध्यापकों और दूसरे छोगोंकी दुष्ठतापुर्ण अपमानसे 
रक्षा हो सके जो यद्यपि कांग्रेसके आदेशानुसार विशेष झूपसे त्याग नहीं कर सके हे 
पर दुसरे असहुथोगियोंसे कस देशभक्त और ईमानदार नहीं हे। में प्रस्ताव ऐसा 
कोई वाक्य रखनेका विरोधों हूँ, क्योंकि इसका महा अनर्थकारी अर्थ किया जाता 
सम्भव है, परन्तु मे इस बातको पूरा जोर देकर कहता हूँ कि हम लोगोंको उन सब 
लोगोंका सम्मान अवद्य करना चाहिए जो यद्यपि असहुयोगियोंकी दृष्टिसे कमजोर 
है, परन्तु जो वेशभक्तिसें अवब्य ही किसोसे कम् नहीं हें। मे वकोलोंका छिद्रान्वेषण 
नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने उस समय वेशकी अनुपम सेवा की है जब और 
लोग भयसे काँपते रहते थे। 

गांघीजीने आगे कहा: 

में आप लोगोंमें से प्रत्येकसे अनुरोध करता हूँ कि जप छोग यहाँसे नरम दलवाछों, 
वकीलों, अध्यापकों, सरकारी नौकरों और खुफिया पुलिसके छोगोके प्रति मनमें सदभाव 
छेकर जायें। नरम दलवाके हमारे देशभाई है। आज वे हमारी ही पंक्तिमें आकर 
खड़े हो रहे है और जब वे देखते हैं कि देशकी स्वाधीचता खतरेमें पड़ गई है तब वे 
अपने विचारोकों बिलकुल भिर्भीक होकर व्यक्त कर रहे हैं। छीडर' और बंगाली ' के 
सम्पादकीय लेखोंकों पढ़कर आत्माकों आनन्द होता है। क्या हम सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी' 
सहायतासे सदाके लिए वंचित होनेके लिए तैयार है? जब-जब उनका किसी रीतिसे 
अपमान किया जाता है तब-तब मैं बिना आँसू बहाये नहीं रह सकता। मैं अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीसे महाराष्ट्र दछकी उस स्तुत्य भावनाको ग्रहण और धारण 
करनेका अनुरोध करता हूँ जिससे प्रेरित होकर उसने अपनेसे भिन्न मत रखनेवालों के 
प्रति सहिष्णुता प्रकट करनेका आग्रह किया है। मुझे पूरा निश्चय है कि जब त्यागका 
समय आयेगा तब महाराष्ट्र बंगारूसे कदापि पीछे नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सम्भव 
है, उसका नाम सूचीमें सबसे ऊपर रहे। 

महात्माजीने कहा कि इतनी कैफियतके बाद भुझे आशा है कि महाराष्ट्र दलके 
संशोबनका विरोध त किया जायेगा, क्योंकि में चाहता हूँ कि जिस भावनासे प्रेरित 
होकर यह प्रस्तुत किया गया है उसको सब असहयोगी अपने भीतर उतारें। 

अ्तमें गांघोजीने असहयोग़के कार्यक्रतोंमें अहिसाको प्रधानतापर जोर देते हुए 
कहा: 

या तो हमें इस कार्यक्रममें पूरा विश्वास रखकर नये वर्षमें पुर रखना और 
विद्युत्‌ वेगसे इसे समाप्त करना होगा या अहिसाका भक्त रहनेंके करारकों तोड़ 


१, १८४८-१९२५; १८९५ और १९०२ में कांग्रेसके अध्यक्ष और बादमें दल्के नेता रहे । 


१०२ सम्पूर्ण गांधी वाकृुमय 


देना पड़ेगा। सरकारके साथ यह हमारा अन्तिम मोर्चा है। अहिसामें भेरा विद्वास 
इतना अधिक है कि यदि देश सच्चे अहिसाके आचरणके लिए आवश्यक भानसिक 
स्थिति भी प्राप्त कर छे तो मैं यह वादा करनेके लिए तैयार हैं कि हमें इसी 
महीनेके अन्ततक स्व॒राज्य, तत्त्वतः सच्चा स्व॒राज्य, मिल जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-१२-१९२१ 


४५. भाषण : विषय-समितिकी बेठकमें' 


२७ दिसम्बर, १९२१ 
आज अहमदाबादसमें सुबह चार घंटेकी बेठकके बाद भारतीय कांग्रेस कमेटी सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण मामलोंमें निश्चित निष्कर्षोंपर पहुँची। उसने न केवल बहुत बड़े 
बहुमतसे गांधीजीका मुख्य प्रस्ताव स्वीकार किया अपितु हसरत भोहानीके नेतृत्वमें 
होनेवाले ५२ सदस्योंफे जबरदस्त विरोधको भी अस्वीकार कर दिया। इन सदस्योंने 
काँग्रेसके सिद्धास्तमें परिचर्तत करवानके लिए और ब्रिटिश साम्राज्यके बाहर स्वराज्य- 
प्राप्तिको फांग्रेसका उद्देश्य निश्चित करवानेके लिए बहुत संघर्ष किया था। . . . 
बेठककी कारेवाई शुरू करते हुए अध्यक्ष हकीम अजमल खाँने घोषणा की कि 
उन्हें श्री गांधीके प्रस्तावसें ऐसे संशोधनोंके नोटिस मिले हें जो सही अथॉम कांग्रसके 
सिद्धान्तके ही प्रतिकूल पड़ते हें। इसलिए उन्होंने उनको नियम-विदुद्ध ठहराया; परन्तु 
यह सुझाव विया कि यदि नोटिस देनेवाल़े छोग चाहें तो वे उन संशोधनोंकों पृथक्‌ 
और स्वतन्त्र प्रस्तावोंके रूपमें रख सकते हैं। 
चूँकि स्थिति कुछ उलझी हुईं दिलाई दी, इसलिए गांधीजीने एक संक्षिप्त भाषण 
दिया जिसमें उन्होंने इस विरोधी मुद्दोंका विडलेषण किया और समितिके सामने उन्हें 
स्पष्ट करके रखा। उन्होंने कहा, यदि हसरत मोहानी और अन्य लोग चाहे तो वे 
काँप्रेस-सिद्धान्त्मं परिवर्तन करवानेंके सम्बन्धनें अछूग प्रस्ताव रख सकते है। कित्तु, 
चूँकि मेरा प्रस्ताव अभी समितिके सासने है, अतः में चाहता हैँ कि वे सब छोग जो 
हसरत सोहानीकी तरह सोचते हें यह याद रखें कि उन्हें मेरे प्रस्तावके पक्ष मत 
नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रस्तावका सूछ जाधार ही यह है कि वर्तमान सिद्धान्त 
अवदय ही बरकरार रहना चाहिए और हमें अपनी लड़ाई अन्ततक अहिसाके अस्चसे 
ही लड़नी चाहिए। किन्तु उसके विपरीत हसरत मोहानीका दल पूर्ण स्वतन्त्रताके और 
स्वतस्त्रताकी लड़ाई हर' सम्भव उपायसे  झड़नेके पक्षमें है। मामला साफ और सीधा 


१, थद्द बेठक भद्दमदानादमें धुईं थी । 
३, देखिए “ भाषण : अहमदाबादके कांग्रेस भधिवेशनमें - १”, २८-१२-१९२१ | 


भाषण : विषय-समितिकी बैठकमें १०३ 


है और में चाहता हूँ कि जो लोग सिद्धान्तमें परिवर्तत कराना नहीं चाहते कमसे-कम 
वे मेरे प्रस्तावमें निहित भावनाके पक्षमं सत दें। साथ हो वे यह याद रखें कि यदि 
दे घादमें हसरत मोहानोफे प्रस्तावके पक्षमें मत देंगे तो वे मेरे प्रस्तावको व्यर्थ कर 
देंगे। 

भाषण समाप्त होनेपर, गांधीजीके प्रस्तावपर सत लिये गये और बह हषें- 
ध्वतनियोंके बीच पास हो गया। फेवर १० सदस्योंने विपक्षें मत दिये। 

इसके बाद हसरत सोहानीने कांग्रेसके सिद्धान्तर्में परिवर्तेतका अपना पहला संशोधन 
रखा जिसमें उन्होंते शान्तिपूर्ण और वध उपायोके बजाय सभी सम्भव और उचित 
उपायों द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त करनेका प्रस्ताव किया था। 

इस संशोधनकों कोई अच्छा समर्थन वहीं मिला, इसलिए भ्रस्तोतान उसे वापस 
जे लिया। 

उतके दूसरे संशोधतपर, जिसमें ब्रिटिश साम्नाज्यके बाहर स्व॒राज्य लेनेकी बात 
कही गई थी, विशेष रूपसे बहुत विवाद हुआ। 

एक दर्जन सदस्योंने उसका समर्थव किया . « «। 

किन्तु इतने ही सदस्योंने संशोधनका विरोध किया . - .। 

इसके बाद गांघीजीने एक संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने कहा, में यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हुँ कि पंजाब और खिलाफतके मामलोंमें ब्रिटिश सरकारसे राहुत 
पानेकी मुझे १५ महीने पहले जितनी आदा थी उससे अधिक आज है। कांग्रेसके 
सिद्धान्तके अन्तर्गत कांग्रेसमें अब भी ऐसे दो दलोंके रहनेको गुंजाइश है जो ब्रिटिश 
साज्ाज्यके अन्दर या बाहर स्वराज्य चाहते हों, परन्तु जो लोग हिसाका सहारा छेना 
चाहते हे, उनके लिए उससें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती; क्योंकि जैसे ही कोई 
व्यक्ति कांग्रेसमें शामिल होता है, उसे उसके सिद्धान्तके अनुसार अहिसाकी प्रतिज्ञापर 
हस्ताक्षर करने ही पड़ते हे। गांधोजीने जोर देकर कहा कि स्वराज्य प्राप्तिसे साज्राज्य- 
वाद स्वतः भंग हो जायेगा। भारत तब भी निइचय ही स्वतन्त्र होगा। भाषण समाप्त 
करते हुए उन्होंने सबको चेतावनी दी कि हम अपनेसे सहानुभूति रखनेवाले नरसदलीय 
और अन्य लोगोंको ऐसे कदम उठाकर अपनेसे अलग न करें। ऐसी क्षारंवाइयोंसे हमारा 
वर्तेतान सरल काम एक बहुत सुध्किल काम बन जायेगा। 

हंसरत मोहानीके संशोधनपर सत छेनेसे पहले सभी दर्शकोंसे कहा गया कि वे 
वाहर चले जायें . - .। उसके बाद उसपर संत छिये गये और वह भारी बहुमतसे 
नामुंजूर कर दिया भया। उसके पक्षस केवल ५२ सत आये - - -। 

[ भंग्रेजीसे 
हिन्दू, २८-१२-१९२१ 


४६. भाषण : विषय-समभितिकी बेठकम' 


२८ दिसम्बर, १९२१ 

आज विषय-समितिने अपनी अन्तिम बेठक समाप्त करनेसे पुरे पण्डित सदनमोहन 
मालवीयका वह प्रस्ताव भारी बहुमतसे अस्वीकार कर दिया जिससें कांग्रेससे आग्रह 
किया गया था कि वह उचित शत्तोंपर गोलमेज सम्मेलनकी इच्छा व्यक्त करे और 
कलके मुख्य प्रस्तावमें से उस धाराकों निकाल दे जिसमें उग्र रूपसे कानूनकी सबिनय 
अवज्ञा करनेकी सलाह दी गई है। 

समितिकी बेठक सुबह आठ बजे शुरू हुई। उसमें हकीसम अजमसल खाँ नहीं भा 
सके थे . « -। 

तब गांघीजी अध्यक्ष चुने गये। 

कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए भांधीजीने सम्रितिकों बताया कि सद्रासके सदस्य, 
जिनमें सर्वश्षी विजयराघवाचार्य, कस्तुरी रंगा आयंगार और सत्यमूर्ति भी हे, मुझसे 
बहुत आग्रहपुर्वक कह रहे हैं कि बाइसरायके कलकत्ता भाषणके जवाब एक प्रस्ताव 
पास करना चांछनीय है। इस भ्रस्तावमें कांग्रेसकों ओरसे जोरदार धाब्दोंमं यह घोषणा 
की जानो चाहिए कि भारतके भाग्यका निर्णय ब्रिठिश संसदके हाथोंमें नहीं है, वरन्‌ 
काँग्रेसके हाथोंमें है और ब्रिटिश संसद तो सिर्फ भारतके लोगोंकी इच्छा ही पूरी कर 
सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पण्डित सालवीय और श्री जिन्ना यह जोर दे 
रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलनके सुझावके सम्बन्ध कांग्रेसरों निश्चय ही अपनी स्थिति 
बतानी चाहिए। 

गांधीजीने दोनों दलों हारा सुझाये गये आधारपर प्रस्ताव स्वीकार करनेका काम 
समितिपर छोड़ दिया क्योंकि वे खुद ऐसा प्रस्ताव नहीं तैयार फर सके थे जो सदस्यों- 
की इच्छाके अनुसार होता। उन्होंने कहा, मेरे, पण्डित मालवीय, श्री दास, मौलाना 
अबुछ कलाम और श्री दयामसुल्दर चक्रवर्तके बीच गोलमेज सम्मेलनके बारेमें तारोंका 
आदान-प्रदान हुआ है। में सर्वश्ी दास और चक्रवर्तीसे इस महीनेकी २४ तारीलको 
हड़ताल न करनेकी बातपर सहमत हो गया था बद्चतें कि स्वयंसेवक संगठनको विच्छिन्न 
करने और आम सभाओंको निषिद्ध ठहरानेवाली विज्ञप्तियाँ वापस छे ली जायें और इन 
विज्ञप्तियोंके अन्तर्गत जो सत्पाग्रही बौद भुगत रहे हैं वे रिहा कर दिये जायें। भी 
गांधीने कहा कि में अपनी माँग थोड़ी-सी बढ़ा रहा हूँ। सें चाहता हूँ कि फतवा-सम्बन्धी 


१. पद बैठक भददमदाबादमें हुईं थी । 
२. पत्रकार और मद्गास्क्े कांग्रेसी नेता। सर्विनय अवश्षा जोंच-समितिके तद॒त्य; हिन्दूके उम्पादक | 
३. १८८७-१९४३; मद्रासके असिद्ध कांग्रेसी नेता ओर वक्ता । 


भाषण : विषय-समितिकी बैठकमें १०५ 


कंदी, जिनमें कराचीके कंदी भी आते हे, रिहा कर दिये जायें क्योंकि सरकार कराचीके 
मुंकदमोंके समयसे ही पागल हुई है। उन्होंने यह भो कहा कि वे उस लोगोंके लिए 
संरक्षण नहीं भाँगते जिन्होंने हिंसा की है। श्री गांधोने श्री चक्रवर्तोके एक दूसरे तारका, 
जिसमें कहा गया था कि कुछ दातोंपर कलकत्ताके लोगोंका मत एक गोलमेज सम्मेलूत 
किये जानेके पक्षमें है, यह जवाब दिया कि या तो यह सम्मेलन बिना शर्ते होता 
चाहिए, आर्थात्‌ सरकार जो चाहे करती रहे और असहयोगी जो चाह करते रहें; 
या यदि ज्ञान्ति आवश्यक है तो यह जरूरी है कि पहले शर्तें और सम्मेलनके गठनकी 
बातें तय हो जायें और सब कौदी, जिनमें कराचोंके कैदी भी शामिल हैं, रिहा कर 
दिये जायें और आपत्तिजनक विज्ञप्तियाँ बिना शर्ते बापस ले ली जायें। 

भाषण जारी रखते हुए श्री गांधीने कहा: 

मैं अपनी स्थिति बिलकुछ साफ कर देना चाहता हूँ। व्यक्तिषः मैने सम्मेलनके 
प्ररनको जरा भी महत्त्व नहीं दिया है। में समझता हे कि सम्मेलनके सम्बन्धमें प्रस्ताव 
पास करना कांग्रेसकी प्रतिष्ठासे मेल नहीं खाता क्योंकि वाइसरायकी घोषणामें ऐसा 
कुछ भी नही है जिससे छगे कि कांग्रेससे उत्तरकी अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर 
कांग्रेसके मुख्य प्रस्तावमें, जिसे मै आशा करता हें कि आप कांग्रेसके पण्डालमें सर्वे- 
सम्मतिसे पास करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वाइसराय या किसी दूसरेके भी, 
जो ग्ोलमेज सम्मेछन कराना चाहता हो, रास्तेमें रुकावट पड़ती हो। बल्कि उस 
अस्तावमें कुछ ऐसा है जो बहुत ही गौरवास्पद है। वह यह है कि यदि सरकार गोर- 
मेज सम्भेलर करना चाहती है तो वह केवल तभी हो सकता है जब हमें हृदय-परि- 
वर्तन होनेके संकेत मिलें और हमें यह छगे कि सम्मेलनके कुछ सफल परिणाम होंगे। 
यदि हम सम्मेलन जायें और वहाँसे बिलकुल खाली हाथ लौटें तो उससे हमारे लिए 
बहुत कठिन समस्या पैदा हो जायेगी। किन्तु मै आपको विश्वास विल्ता हूँ कि मुन्ने 
वाइसरायकी धोषणामें ऐसी कोई बात नहीं दिखती जिससे मुझमें विश्वास पैदा हो। 

उन्होंने आगे कहा कि वाइसराय पहले ही पंजाब और खिलाफतके विषयमें अपनी 
लाचारी जाहिर कर चुके है ओर हमपर सुधार थोपे है। निस्सन्वेह इस विचारमें 
बहुत-छुछ सार है कि जब काम्काजी लोग विचार-विमर्श करेंगे तो हम बिलकुछ खाली 
हाथ नहीं लौटेंगे, किन्तु 

मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेसका यह काम नहीं है कि वह कमजोर आधारपर और 
केवक तिनकेका सहारा पानेकी आशासे ऐसी कोई घोषणा करे। डूबते हुए मनुष्यके 
सिवा तिनकेका सहारा दूसरा कौन छेता है? किन्तु कांग्रेस तिनकेका सहारा नहीं छेगी, 
क्योंकि वह तो आज जीवनी शक्तिसे स्पन्दित है। (देरतक तालियाँ) 

अन्तमें श्री गांधोने पण्डित सालवोयसे, जिन्हें उन्होंने तालियोंके बीच सबसे 
महान्‌ भारतीय बताया, अपने विचार व्यक्त करनेकी प्रार्थना की . . .। 

[ अंग्रेजीसे ] 
लोडर, २०-१२-१९२१ 


४७. भाषण: अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनमें - १ 


२८ दिसम्बर, १९२१ 
महात्मा गांधी सदाकी तरह लेंगोदी धारण किये हुए जैसे हो सभा-मंचसे उतर- 


कर वक्‍ताके आसवकी ओर बढ़े पैसे ही लोगोंने श्रद्ा और उत्साहसे जोरोंकी करतल- 
ध्वनि की। उन्होंने आसन ग्रहण करनेके भाव हिन्दोमें बोलना शुरू किया: 
सभापतिजी, भाश्यो और बहनो, 


हकीमजी साहबने मुझे तीस मिवटका समय दिया है। उम्मीद है कि मैं इतने 


समयमें अपना भाषण पूद्य कर लूँगा। लेकिन सभापति महोदय इस प्रस्तावको हिन्दी 
और अंग्रेजीमें पढ़कर सुनानेका समय इसमें जोड़ना भूछ गये हैं। (हँसी) 


आप छोग़ोंमें से जो भी अंग्रेजी नहीं जानते वे मुझे थोड़े समयके छिए क्षमा 


करें। मैं बादमें इसका सारांश आपको हिन्दीमें बतल दूंगा। 


इसके बाद गांधीजोने अंग्रेजीमे प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया और साथ-साथ वे 


प्रत्येक पैरेका अर्थ हिन्दीमें बतलाते जाते थे। 


चूँकि कांग्रेतके पिछले अधिवेशनके समयसे भारतवर्षके लोगोंने प्रत्यक्ष 
अनुभवसे यहूं जान लिया है कि अहिलतक असहयोगकों अपनारेकी बदौलत देशने 
निर्भयता, आत्मत्याग और आत्मसम्मानके सामलेमें बहुत प्रगति को है, और 
चूंकि इस आत्वोलनसे सरकारकी प्रतिष्ठाकों बहुत धवक्ता पहुँचा है और चूँकि 
कुछ मिलाकर देश स्व॒राज्यकी बोर तेजीके साथ आगे बढ़ रहा है; यह कांग्रेस 
कलकतेके विशेष अधिवेशनर्में स्वीकृत और नागपुरणोें पुत्रः स्वीकृत प्रस्तावको 
परिपुष्टि करती है और अपना यह दुढ़ निरचय प्रकट करती है कि जबतक 
पंजाब और खिलाफतके अन्यायोंका निवारण ने हो और स्वराज्यकी स्थापदा न 
ही तथा भारतीय सरकारका नियन्त्रण गेर-जिम्मेदार हाथोंसे निकलकर भारतके 
लोगोंके हाथोंमें व आ जाये, तबतक अहिसक असहयोगका कार्यक्रम, प्रत्येक प्रान्त 
अपनी-अपनी तजवीजके अनुसार, और भी अधिक जोरके साथ जारी रखेंगा। 

और चूंकि वाइसरायने अपने हालके भावणोंमें जो धमकियां दी है उनके 
फलस्वरूप भारत सरकारने भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें स्वयंसेवक दलोंको ठिप्न-मिन्त 
करके तथा सार्वजनिक सभाओों और यहाँतक कि कमेटीकी बंठकोंको भी गरः 
कानूनी तथा मनमाने तरीकेसे जबरन बन्द करके तथा कितने ही भास्तोंम 
बहुतेरे कांग्रेसी कार्यकर्तताओंकों गिरफ्तार फरके जो दमन शुरू किया है उसके 
कारण, और चूँकि इस दसनका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कांग्रेस और खिलाकत- 


३६ हकीम भजमलछ खो । 


भाषण : अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशसमें - १ १०७ 


की कारवाइयोंका दम घोट दिया जाये और जनता उनकी सहृाययतासे बंचित 
रखी जाये, अतः यह सभा संकल्प करती है कि जिस फद्र आवश्यकता हो, 
कांग्रेसके दुसरे तमाम कास बन्द रखे जायें और सब लोगोंसे अपील करती 
है कि वे पिछली २३ नवम्बरकों धंम्बईमें कार्य-ससितिके प्रस्तावके जनुसार सारे 
देशमें संगठित होनेवाली स्वयंत्तेवक सेनामें भरती होकर शान्तिपुर्वेक तथा बिना 
किसो तरहके दिखावेके अपनेको मिरफ्तारीके लिए अपित कर दें। परन्तु जो लोग 
नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्रपर सही न करें, वे उस सेनासें भरती न किये जायेंगे: 
ईइवबरकों साक्षी सानकर से प्रतिज्ञा करता हूँ कि 

(१) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेनामें भरती होना चाहता हूँ। 

(२) जबतक में इस सेनामें रहेंगा तबतक में चचन और कर्मसे अहिसाका 
पालन करूँगा और सरगर्माके साथ इस बातकी कोशिश करूँगा कि अपने इरादेसें 
भो अहिसक बना रहूं; क्योंकि मे सानता हूँ कि भारतकी वर्तमान परिस्थितिसें 
केवल अहिसाके हारा ही खिलाफत और पंजाबकों सहायता सिर सकती है 
और स्वराज्यको प्राप्ति हो सकती है तथा भारतकी तसाम जातियों -- हिन्दू; 
मुसलभान, सिख, पारसी, ईसाई और यहूदियों-- में एकता स्थापित की जा 
सकती है। 

(३) में ऐसी एकताका कायल हैँ और हमेशा उसकी वुद्धिके लिए प्रयत्न 
कर्ंगा। 

(४) में मानता हूँ कि भारतकी आथिक, राजनीतिक और वेतिक 
मुक्तिके लिए स्वदेशी बिलकुल आवश्यक है, और दूसरे सब किस्मके कंपड़ोंकों 
छोड़कर सिर्फ हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी ही पहनूँगा। 

(५) में एक हिन्दुकों हैसियतसे मानता हूँ कि छुआछूतको बुराईको दूर 
करन आवश्यक और न्याययुकत है और जब-जब अवसर आयेगा से अन्त्यज 
जातियाँके साथ सिलूँगा-जुलूगा तथा उनको सेवा करनेका प्रयत्व करूँगा। 

(६) में अपने अफसरोंक्ी आज्ञानॉँका और उन तमास कानून-कायदोंका 
पारन कछेंगा जिन्हें स्वयंसेवक समिति, या फार्य-्ससिति अथवा कांग्रेस हारा 
संस्थापित दूसरी कोई संस्था तेयार करेगी और जो इस प्रतिन्ञा-पत्रके तत्त्वके 
विरुद्ध न होंगे। 

(७) भें अपने देश और घमकी खातिर बिना गुस्सा छापे जेलके कष्ट 
सहने, मारपीट सहने और सौत तकको अपनानेके लिए तेयार हूँ। 

(८) मेरे जे चले जानेकी अवस्थामें मे काँग्रेससे अपने कुदुम्बियों तथा 
आश्वित जनोंके लिए किसी तरहकी सहायताका दावा न करूँगा। 

इस काँग्रेसकों यह विश्वास है कि १८ वर्ष तथा इससे अधिक अवस्थावाले 
तमाम लोग तुरन्त स्वयंसेवक सेनामें भरती हो जायेंगे। 


९०८ 


सस्पूर्ण गांधी वाहमय 

तक सार्वजनिक सभाओऑपर प्रतिबन्धकी घोषणाओंके वामजूद और काँग्रेसकी 
को भी सार्वजनिक सभाओँमें श्ञामिल करनेकी कोशिशोंके कारण, कांग्रेस 
सलाह देती है कि फमेटीकी बेठकें और सार्वजनिक सभाएँ बन्द जगहोंमें टिकट 
लगाकर और पहले ही से मुवादी कराके की जायें। जहाँतक मुसकिन हो वही 
वक्ता भाषण करे जिसका नाम पहलेसे जाहिर कर दिया गया हो और बहु 
भी लिखा हुआ भाषण पढ़े। हर हालतमें इस बातकी सावधानी रखनी चाहिए 
कि कहीं उत्तेजना न फेल जाये और उससे लोग हिंसाके लिए प्रवृत्त न हों। 

इस कांग्रेसका यह भी सत है कि किसी व्यक्ति अथवा संस्था हारा स्वेच्छा- 
चारी और अत्याचारपुर्ण तथा पौरषहोन कर बेनेवाले ढंगसे सत्ताके उपयोगको 
रोकनेके इसरे तमाम उपायोके कारगर सिद्ध न होनेपर, सक्षत्त्र चित्रोहके बजाय 
सबविनय अवज्ञा ही एकमात्र सम्यतापुर्ण और कारगर इलाज है। इसलिए यह 
काँप्रेस उन समस्त कार्यकर्त्ताओंकों, जो शान्तिमय उपायोकों मानते हे और जिन्हें 
पूर्ण त्रिदवास है कि वर्ततान सरकारकों भारतवासियोंके प्रति अपनी इस पूर्ण 
गैर-जिम्मेदाराना स्थितिसे च्युत करनेके लिए, किसी-न-किसी प्रकारके आत्म- 
त्यागके सिधा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह सलाह देती है कि वे व्यक्तिगत 
सबिनय अवज्ञाकों प्रहण करें और जब जनता अहिसाकी पुरी तालोम पा चुके 
और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्‍्लीकी पिछली बेठकमें बताई 
दूसरी शर्तोंक पालन करने योग्य हो जाये तब सार्वजनिक सविनय अवज्ञा 
भी शुरू कर दे। 

इस काँग्रेलका यह सत है कि सवितय अवज्ञापर ध्यान केख््रित करनेके 
लिए-- फिर चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक, चाहे आकामक हो या 
रक्षात्मक -- जो उचित सावधानी रखते हुए तथा कार्य-समिति अथवा प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटियोंकी ओरसे समय-समयपर निकलतेवाली सुचनाओंके अनुसार किया 
जाये, कांग्रेसकी दूसरी तमास गतिविधियाँ जब कभी, जहाँ कहीं और जिस हद 
तक आवश्यकता हों, बत्द कर दी जायें। 

यह कांग्रेस १८ और इससे अधिक उच्नके विद्याथियोंकों, विष करके 
उन विद्याथियोंकों जो राष्ट्रीय विद्याल्योंमें पढ़ते है तथा उनके अध्यापक-चर्गेको 
निमल्त्रित करती है कि दे पुर्वोकत प्रतिज्ञा-यत्रपर तुरन्त सही कर दें और राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक दलोंमें भरती हो जायें। 

काँग्रेसी कार्यकर्ताओंके एक बड़े भागकी गिरफ्तारीकी सम्भावताके कारण 
यह कांग्रेस, अपने सामान्य तन्‍्त्रको, जब कभी हो सके तब सामान्यतया उसका 
उपयोग करनेके लिए अक्षुण्ण बनाये रखना आवश्यक समझती है और इसीलिए 
सहात्मा गांधीको, दूसरी सूचना निकलने तक, अपना मुख्तारतासर मुकरेर करती 
है और अ० भा० कांग्रेस फमेटीके तमाम अधिकार उन्हें देती है। इनमें कांग्रेसके। 


भाषण: अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनमें- १ १०९ 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीके अथवा कार्य-ससितिके विद्येष अधिवेशन बुलानेका 
अधिकार भी शामिल है। इत अधिकारोंका उपयोग वे कांग्रेसकी किन्‍्हीं दो बेठकों- 
के बीचकी अवधिमें ही कर सकते हैं। किसी आकस्मिक आवश्यकताके समय 
अपने स्थानपर किसी वुसरेको मुख्तारआम मुकरंर करनेका भी अधिकार उन्हें है। 
यह कांग्रेस ऐसे उत्तराधिकारी सुख्तारआमकों तथा उनके पीछे जो-जो 
उत्तराधिकारी मुकरर होते जायेंगे उन सभीको पूर्वोक्त सभी अधिकार देतो है। 
पर इसमें दार्ते यह है कि इस प्रस्तावकी किसी बातसे महात्मा भांधीकों 
अथवा किसी भो पुर्वोक्त उत्तराधिकारीको यहु अधिकार नहीं होगा कि वे भारत 
सरकार अथवा ब्रिटिश सरकारसे, अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटीकी मंजूरी लिये 
बिना अथवा उस भंजूरोको विशेष रूपसे आयोजित कांग्रेसके अधिवेदानमं स्वीकृत 
कराये बिना, किसी तरहकी सुलह करें; और एक धर्त यह भी है कि जबतक 
कांग्रेतकी आज्ञा पहले व प्राप्त कर ली जाये, महात्मा गांधी या उनके उत्तरा- 
घिकारी कांग्रेसके ध्येयकों न बदलें। 
यह कांग्रेस उन समस्त वेशभकक्‍तोंकों बधाई देती है जो अपनी अन्तरात्माकी 
पुकारपर अथवा अपने देशके लिए कारावास भोग रहे हे और यह सानती है कि 
उनके आत्मबलिदासने स्वराज्यके आगमनकी गतिको बहुत तेज कर दिया है।' 
इस प्रस्तावकों अग्रेजी और हिन्दुस्तानीमें पढ़नेमें मुझे पूरे ३५ मिनट छगे हैं। 
यदि सम्भव हुआ तो में चाहूँगा कि मुझे अब ३० मिनट भी, जितना समय कि हकीमजी 
साहवने मुझे दिया है, त छग्रें। और यदि सम्भव हुआ तो मैं यह सब समय नही 
लूँगा क्योंकि भेरे खयालमें यह प्रस्ताव खुद बहुत साफ है। यदि पन्द्रह महीनोकी लगा- 
तार सक्तियताके बाद भी यहाँ इस अधिवेशनमें एकत्रित आप सब प्रतिनिधियोको यह 
मालूम नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं, तो में निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि 
में दो घढेके भाषणसे भी आपको विश्वास नहीं दिला सकूंगा | इसके अछावा, यदि मैं 
आज आपको अपने भाषणके बलूपर विश्वास दिला भी सका तो मुझे भय है कि 
अपने देशवासियोपर मेरी कोई आस्था नहीं रह जायेगी, क्योकि इससे यह जाहिर 
होगा कि उनमें सगत ढगसे सोचनेकी क्षमता नहीं है। कारण, मेरा कहना यह है कि 
इस प्रस्तावमें कुछ भी नया नहीं है, कोई चीज ऐसी नही है जो हम अबत्तक बराबर 
करते न रहे हों, अबतक बराबर सोचते न रहे हों। कोई भी चीज इस' भ्रस्तावमें 
ऐसी नई नही है जो तनिक भी चौंकानेवाली हो। आपमें से जिन्होने कार्य-समितिकी 
हर महीनेकी कार्यवाहियोपर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी हर तीसरे महीनेकी 
कार्यवाहियोंपर ध्यान दिया है और उनके भ्रस्तावोका अध्ययन किया है, वे केवल एक 


१. ये अनुच्छेद “ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छत्तीवर्वें भषिवेशनकी रिपो८/ ” में शामिक्त ये। श्सके 
वादके अनुच्छेद १९-१-१९२२के यंग हंडियासे लिये गये हैं, जिसमें इनकी प्रस्तावनाके रूपमें पद 
टिप्पणी दो गई थी: “यह आओ गांधीके उतत माषणका पुनरीक्षित पाठ दे जो उन्होंने कांग्रेस मधिवेशनमें 
मुख्य भस्ताव पेश करते हुए दिया था ।” 


११० सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


दही निष्कर्षपर पहुँच सकते हैं कि यह प्रस्ताव पिछले पच्द्रह भहीनोंकी 
गति-विधियोंका बिलकुछ स्वाभाविक परिणाम है। और सरकारकी हक 
““ अधोगामी -- सार्यपर चल रही है यदि आपने उसे तनिक भी समझा है, तो 
आप केवल इसी निष्कषंपर पहुँच सकते हैं कि विषय-समितिका इस अ्रस्तावपर 
पहुँचना ठीक ही है; और कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र वाइसरायकी धोषणाओंका और 
इस देश्षमें जो दमन चल रहा है उसका केवल वही जवाब दे सकता है जो कि 
इस प्रस्तावमें दिया गया है। 

स्वयंसेवकोंको जो शपथ छेनी है उसकी धामिक बारीकियोंके बारेमें मैं अंग्रेजी 
जाननेवाले मित्रोंका फोई समय नहीं लूँगा। उस विषयमें अपने विचार मै हिन्दुस्तानीमें 
ही प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह कांग्रेस इस प्रस्तावके आशय 
ओर परिणामोंकों समझ छे। इस प्रस्तावका अर्थ यह है कि हम छाचारी और किसी भी 
व्यक्तिकी अधीनताकी स्थितिसे ऊपर उठ चुके हैं। इस प्रस्तावका अर्थ यह है कि राष्ट्र 
अपने प्रतिनिधियोंके भाष्यमसे, अपनो इच्छानुसार कार्य करनेका संकल्प कर चुका है, 
५५२५ उसे दुनियाके किसी भी इन्सानकी मदद नहीं चाहिए, केवल एक भगवान्‌की मदद 
चाहिए। 

यह प्रस्ताव जहाँ अपने अधिकार स्थापित करने और दुनियाकी नजरोंसे नजरें 
मिलतेके, राष्ट्रके अदम्य साहस और संकल्पको प्रकट करता है, वही पूरी विनज्नताके 
साथ सरकारसे यह भी कहता है: “ तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम हमारा कितना 
भी दमन करो, पर एक दिन तुम्हें लाचार हो पशचात्ताप करना ही पड़ेगा; और हमारा 
तुमसे कहना यह है कि तुम समय रहते सोच लो, इसपर ध्यान दो कि तुम क्या कर 
रहे हो और यह खयाल रखो कि भारतके ३० करोड़ लोग कहीं हमेशाके लिए 
तुम्हारे दुश्मन न बन जायें।” 

यदि सरकार सचमुच चाहती है कि रास्ता खुला रहे तो यह प्रस्ताव उसके लिए 
रास्ता बिलकुल खुछा छोड़ रहा है। यदि नरमदलीय (माडरेट) दोस्त खिलाफतके 
झण्डेके नीचे और पंजाबकी ---इसलिए भारतकी --स्वाधीनताके क्षण्डेके नीचे इकटूठे 
होना चाहते हैँ, तो यह प्रस्ताव उनके लिए भी रास्ता बिलकुल खुला छोड़ रहा है। 
यदि सरकार न्याय करनेके लिए वस्तुतः इच्छुक है, यदि छॉड्ड रीडिय वाकई न्याय 
करनेके लिए ही भारत आये हैं, उससे कम किसी चीजके लिए नही आये है---और 
हमें उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए--तो मैं उन्हें इस मंचसे, ईदवरकों अपना साक्षी 
मानकर और यथाश्वक्ति पूरी ग्रम्भीरताके साथ यह सूचित करता हूँ कि यदि उनका 
इरादा नेक है तो इस प्रस्तावमें उनके लिए रास्ता खुला है। लेकिन यदि उनका इरादा 
बद है, तो उनके लिए रास्ता बन्द है, फिर चाहे कितने ही आदमियोंकी बढि 
क्यों न देनी पड़े और यह दमन चाहे कितना ही भयंकर क्यों न हो जाये। उनके सामने 
एक गोलमेज सम्मेलन बुानेका पूरा अवसर है, पर वह एक असली सम्मेलन होना 
चाहिए। यदि वे एक ऐसा सम्मेलन चाहते हैं जिसमें भाग लेनेवाले सब बराबर हों और 
एक भी याचक न हो, तो यहाँ रास्ता खुला है और वह हमेशा खुला रहेगा। इस प्रस्तावमें 
ऐसा कुछ नहीं है जिसमें किसी नम्भर और विनयशज्ञील व्यक्तिको लण्जित होना पड़े। 


भाषण : अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनमें -- २ १११ 


यह प्रस्ताव किसीको भी घमण्ड-भरी चुनौती नही है, बल्कि यह चुनौती है उस सत्ताको 
जिसका सिंहासन घसण्डपर टिका है। यह चुनौती है उस सत्ताको जो करोड़ों विचार- 
शील मनुष्योके सुविचारित मतकी उपेक्षा करती है। यह एक विनीत किन्तु अटल 
चुनौती है उस सत्ताको जो अपनेको बचानेके लिए विचारकी स्वतन्त्रता और संस्थाएं 
बनानेकी स्वृतन्त्रताकों --उन दो फेफड़ोको जो स्वाघीनताकी आक्सीजन प्राप्त करनेके 
लिए भनुष्यके लिए अत्यावश्यक हैं --कुंचछना चाहती है; और यदि कोई सत्ता इस 
देशर्मं भाषणकी स्वतन्त्रता और सस्थाएँ बनानेकी स्वतन्त्रताको रोकना चाहती है, तो 
में इस मंचसे आपकी ओरसे यह कहना चाहता हूँ कि वह सत्ता, यदि उसने पश्चात्ताप 
नहीं किया तो भारतके आगे जो उच्च साहस, महान्‌ उद्देश्य और संकल्पसे इस्पात 
बन चुका है, नष्ट हो जायेगी, भछे ही अपनेको भारतीय कहनेवाले सब नर-तारी इस 
पृथ्वीसे मिट जायें। ईरवर ही जानता है कि यदि में आपको पहले गोलमेज 
सम्मेलनमें जानेकी सझाह दे सकता, यदि में आपको सबविनय अवज्ञाके इस प्रस्तावको 
स्वीकार न करनेकी सलाह दे सकता, तो मैने ऐसा ही किया होता । 

मैं शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ। मेरा शान्तिमें विद्वास है। पर मैं शान्ति हर मूल्य- 
पर नहीं चाहता। मेँ उस तरहकी शान्ति नही चाहता जो हमें पत्थरोंमें मिलती है; 
में उस तरहकी शान्ति नहीं चाहता जो हमें कब्नोमें मिलती है। में तो उस तरहकी 
शान्ति चाहता हूँ जिसका निवास मनुष्यके हृदयमें है--वह शान्ति जिसे सारी 
दुनिया अपने वाणोंसे बीधनेको ठुली हुई है, पर जिसे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुकी शक्ति 
सभी तरहकी क्षतिसे सुरक्षित रखती है।' 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १९-१-१९२२ 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके छत्तीसर्वें अधिवेशनकी रिपोर्ट 


४८, भाषण : अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनसें -- २ 


[२८ दिसम्बर, १९२१ 

भाइयो और बहनो, 
मेने जो-छुछ अंग्रेजीमं कहा है वही आपसे नहीं कह रहा हुँ। जो बात आपसे 
कहता हूँ वह आप जानते हैं और समझते हैं। हमारी समस्या यह है कि सिख 
भाइयोंके बारेसें दया करता है। मे स्वराज्य पानेतक आपसे शञान्तिसे जो काम कर 
रहे हैँ करनेको कहता हूँ। आप लोग इरादेमें भी और ख़यारूमें भी शान्ति रखें। 
हाथमें तो शान्ति कायम रखते है लेकिन जबान भी साफ रखनी चाहिए। हमारी 
वाणी अबतक साफ नही रही है। शान्तिसे काम करनेवालों की वाणी भी साफ रहनी 


१. इसके बाद गांवीजीने हिन्दीमें साषण दिया । हिन्दीके पाठ्के लिए देखिए अगला शीषैक ) 
२. “ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतके छत्तीसवें अधिवेशनक्ती रिपोर्ट “के अनुसार । 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहिए। हमारे दिलमें जो गुस्सा है अगर उसको हम बनाये रखना चाहते हों तो मैं 
कहता हूँ कि आपके लिए वाणी और हाथकी शान्ति रखना बेब है के 
औरत और मर्देको अगर काम करना है तो मैं कहूँगा कि हम इसका पालन करें 
और यह कसम छेकर यानी गुस्सेको निकालकर काम करें। में आपसे कहता हैं 
जिसपर हैँ कि 
कक आप हिन्दुस्तानकों आजादीकी मंजिलपर पहुँचाना चाहते हैं तो जरूर यह कसम 
एं। अगर आप यह बात नहीं मानेंगे तो पहुँचायेंगे 
और मुसलमान बोनीका बाग होगो | 22222, 
पागल हिन्दू कहदेगा कि मुसछमानोंते सोमनाथका मन्दिर तोड़ा और इसी तरह 
पागछ मुसकमान और बात करेगा। वह अफरयानिस्तानकी ताकतका रूयारू करेगा। 
आप शान्तिको छोड़ देंगे तो शान्ति नहीं रहेगी। शान्ति रखनेसे ही शान्ति रहेगी। 
हिन्दुत्तानकी जो हालत है उसका भी खयाल करना होगा। जो आप चाहते है कि 
हिन्दुस्तानमें हम पारसी, हिन्दू, मुसलमान, आपसमें मूहब्बतसे रहें तो यह कसम छेती 
होगी। और तलवार खींचेंगे तों काम नहीं बनेगा। जो छोग ऐसे है वे अंग्रेजोके पास 
चले जायेंगे। दूसरी बात और है, ओर वह यह है कि हम जेछके लिए तैयार है। 
मारपीट बरदाइत करनेके लिए तैयार है। मौतको भी बरदाइत करनेके लिए तैयार 
हैं। हमारा मजहब कहता है कि हम ऐसा करें। अब दूसरी शर्ते क्या है? दूसरी 
शर्त यह है हम ग्रुस्सा रोककर बरदाइत करें। अगर गुस्सेपर काबू न करेंगे तो यह 
बरदाइत, बरदाइत नहीं होगी। हजरत अलीपर एक आदमीने थूका तो उन्होंने गुस्सा 
नहीं किया। ऐसा करते तो इस्लाम आजतक कायम ने रहता। यह तो हमारा 
पुराना तरीका है। न यह गुरुग्रंथ ' साहबमें है, न कुरान ' में। हमारे मजहबकी बात है 
कि सब्नसे हम काम करें तो खुदा कहेया अच्छा किया। तलवार नहीं चलानी चाहिए। 
अगर इस तरह हम काम करना चाहें तो अच्छा है। अगर आप मरने जाते हैं तो 
मरिए। हिन्दुस्तानके लिए मरना आत्महत्या नही है। आत्महत्या हिन्दू और मुसलमान 
दोनोंके लिए बुरी है। अगर आप किसी औरतकी बेइज्जती करना चाहते है तो जाकर 
डूब मरिए। आत्महत्या बुरी है मगर इस तरहकी आत्महत्या ठीक है। हम भरनेके 
लिए सब्नसे मरते हैं तो मर जाना चाहिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना है, और 
अगर और कुछ कहूँ तो आप और हम दोनों पागल हैं। आपने १५ सहीवोंसे काम 
किया है। ऐसा ही काम करना चाहिए। शान्तिसे छाभ पहुँचा है या नहीं, असहयोग 
कुछ है या नहीं? स्वराज्य तो दमनमें है। स्वराज्य कमजोर दिलवाले के लिए नही 
है। ग्ौकत अली होते तो कहते कि स्वराज्यके लिए मर जाना होगा। स्वराज्यके 
लिए यह बड़ी बात नहीं) अगर आप काम करना चाहते है तो मैं आपसे अपनी 
जबानसे कहना चाहता हूँ, में ईइवरसे प्रार्थवा करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि 
अगर कोई आदमी आपसे बात कहे तो कमरेमें जाकर खुदाकी मदद छें। अगर यह 
न कर सके तो दिलसे पूछें कि जो बात मैं कह रहा हूँ, बड़ी है या नहीं। अगर 
नहीं है तो आप इस रिजोल्यूशन (अस्ताव) को अस्वीकार कर दें। अगर बड़ी है तो 
इसकी कंद्र करें। अगर क॒ंद्र करना चाहें तो इसमें छिखी हुईं वातको मारे। अव॑ 
कोई आदमी जैसा कि मैने ऊपर कहा इसका क्‍या जवाब देगा। अगर कोई इसके 


भाषण : हसरत मोहानीके प्रस्तावपर - १ ११३ 


खिलाफ चढेगा तो बड़ी मुहिकल होगी। आप उस तरीकेसे काम करें और तब 
शान्तिपूर्वक स्व॒राज्य और पजाबका मसला तय करके खिलाफत भी छे लें! 


आज, २-१-१९२२ 


४९. भाषण: हसरत सोहानाके प्रस्तावपर'- १ 


अहमदाबाद 
२८ दिसम्बर, १९२१ 


अध्यक्ष महोदय, भाइयो और बहनो, 


मुझे रंज होता है कि हमारे बीच आज ऐसे भी प्रतिनिधि बैठे हैं जो बिना 
सोच-विचारके ऐसी माँग करते हैँ कि हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं। इससे 
स्पष्ट होता है कि हमारे सामने क्या मौका है, हम नहीं जानते। मुझे साथ-साथ 
यह खुशी है कि ऐसे भी आदमी है जो कुछ भी कहनेसे डरते नहीं। अब स्थिति 
ऐसी हो गई है कि जहाँ कभी हम स्वराज्यका नाम-भर लेनेसे डरते थे, वहाँ आज 
यह वात कह सकते है कि ब्रिटिश सल्तनतके साथ नहीं रह सकते, हमें पूरी आजादी 
चाहिए। इससे भी बड़ी बात कहनेसे नहीं डरते इसका मुझे विश्वास है। 

आपने सुना कि हसरत मोहानीने क्या बमका गोछा हमारे सामने रखा है। 
एक बात ही रखी है कि हमें पूर्ण स्व॒राज्य चाहिए। यह प्रस्ताव पिछले प्रस्तावकां 
विरोधी है, काग्रेस क्रीड का भी विरोधी है। हम छोटी बातको नही कर सकते, और 
बड़ी बातक्रों सोचना चाहते है, हसरत साहबके प्रस्तावका यही अर्थ है। जो कुछ उनके 
प्रस्तावमें अच्छा है, वह सब कांग्रेसके प्रस्तावमें है ही । हसरत साहबके प्रस्तावसे बहुतसे 
लोग डर जायेंगे। अबतक हमारे बीच हिन्दू-मुसछमान ऐक्य भी अच्छी तरहसे कायम 
नहीं हुआ है। उसके आगे हम लम्बी बात करना चाहते है। इससे हमारा काम 
बिगड़ता है। मुझे उम्मीद है आप हसरत साहबके प्रस्तावकों नापसन्द करेंगे। 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके छत्तीसवें अधिवेशनकी रिपोर्ट 


१. कांग्रेस भधिवेशनमें, इसएत मोहानीके अस्तावके सम्बन्धमें दिया गया। प्रस्ताव इस प्रकार था: 

“ भारतीय राष्दीय कांग्रेसका ध्येष भारतकी जनता द्वारा सभी वैध और श्वान्तिपूणे साथनेकि बलपर ऐसा 

स्वराज्य या पूण्ण स्वापीनता आप्त करना दे णो सभी अरकारके विदेशों निमनन्‍्णसे सनेया मुक्त हो |” 

गांधीजीने पहके हिन्दी भौर बादमें अंग्रेजीमं भावण किया । अंग्रेजी साप्णके लिए देखिए भगछा शीषैक। 
२२-८ 


५०. भाषण : हसरत मोहानीके प्रस्तावपर - २ 


२८ दिसम्बर, १९२१ 
स्वतन्त्रतापर भौलाना हसरत भोहानीके प्रस्तावफे विरोधमें दिये गये भाषणका 
यह संशोधित रूप है: 
मित्रो, 


श्री हसरत भोहानीके प्रस्तावके सम्बन्धमें मैने सिर्फो थोड़ेसे शब्द (हिन्दीमें) कहे 
हैँ ! में आपसे अंग्रेजीमें केवल इतना ह्टी कहना चाहता हे कि आपमें से कुछ लोगोंने 
इस प्रस्तावके सम्बन्धर्में जितनी उदासीनता दिखाई है, उससे मुझे दुःख हुआ है। उससे 
मुझे दुःख इसलिए हुआ है कि इसमें उत्तरदायित्वकी भावनाका अभाव दिखाई देता है। 
जिम्मेदार पुरुषों और स्त्रियोंकी तरह हमें याद रकख्तना चाहिए कि हमने केवल एक घंटा 
पहले क्या किया है। एक घंटा पहले हमने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें वास्तवमें 
कुछ निश्चित तरीकोंसे खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका निराकरण अन्तिम रुपसे 
करानेका और जनताकों सत्ता दिलानेका उल्लेख है। क्या आप एक अवास्तविक प्रश्न 
उठाकर भारतीय धातावरणमें यह बम फेंककर अपने मनसे उस सारी स्थितिको भुछा 
देगे? में आशा करता हूँ कि आपमें से जिन छोगोंने पहले पस्तावके पक्षमें मत दिया है, 
वे इस प्रस्तावको हाथमें छेने और इसके पक्षमें मत देनेसे पहले पचास दफा सोचेगे। 
संसारके विचारणील लोग हमपर आरोप लगायेंगे कि हम अपनी वास्तविक स्थिति 
नहीं जानते। हमें अपनी मर्यादाएँ भी समझनी चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोंमें 
पूर्ण और अदूट एकता होती चाहिए। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो आज विश्वासपृर्वक 
यह कह सके कि “ हाँ, अब हिन्दू-मुस्लिम एकता भारतीय राष्ट्रीयताका अविच्छेद्य भंग 
बन गई है? ” क्‍या यहाँपर कोई ऐसा है जो मुझसे कह सके कि पारती और सिख 
और ईसाई भौर यहूदी तथा अछूत जिनके बारेमें आपने आज शाम ही भाषण सुता है, 
ऐसे किसी विचारका विरोब नहीं करेंगे ? इसलिए इस कंदमसे आपकी कोई अ्रतिष्ठा 
नहीं बढ़ेगी, आपको कोई छाम नहीं होगा, बल्कि आपकी अपूरणीय हानि हो सकती 
है। आप ऐसा कदम उठानेंसे पहले पचास बार सोचिए! सबसे पहले हमें अपनी शवित 
सँजोनी चाहिए; सबसे पहले हमें अपने कार्यकी कठिनाइयोंकी जाँच करनी चाहिए। 
हमें ऐसे पानीमें नहीं जावा चाहिए जितकी गहराई हम नहीं जानते और हंसरत्त 
मोहानीके इस प्रस्तावसे आप भारी कठिनाईमें फॉसते है। मे आपसे पूरे विष्वासते 
कहता हूँ कि यदि आप उस भ्रस्तावर्में विश्वास करते हैं जो आपने सिर्फ एक सी 
पहले पास किया है तो आप इस अस्तावकों अस्वीकृत कर दें । जो भ्रस्ताव अब बाप 
सामने है, इससे उस प्रस्तावका सम्पूर्ण प्रभाव मिद जाता है जो आपने है 
क्षण पूर्व पास किया है। क्या सिद्धा्त भी कोई ऐसी मामूछी चीज है जो कप के 
तरह जब चाहे तव बदली जा सके। सिद्धान्तोंके लिए लोग प्राण दे देते & अरि 


आदश कैदी ११५ 


सिद्धान्तोंके कारण वे युग-युग जीते है। क्या आप उस सिद्धान्तको, जिसे आपने 
नागपुरमें पूरी तरह स्ोच-विचारकर, और बहुत वाद-विवादके परचात्‌ स्वीकार किया 
था, बदलने जा रहे है? जब आपने वह सिद्धान्त स्वीकार किया था, तब आपने एक 
सालकी कोई सीमा नहीं बाँधी थी। यह एक व्यापक सिद्धान्त है; इसके अन्तर्गत 
कमजोरसे-कमजोर और बलवानसे-बलूवाव सब आ जाते हैं और यदि आप मौलाना 
, हसरत मोहानीके इस सीमित सिद्धान्तकों स्वीकार करेंगे जिसके अन्तर्गत कमजोर भाई 
नहीं आते तो आपको अपने इन भाइयोंको संरक्षण देनेका सौभाग्य न मिलेगा । इसलिए 
में आपको पूरे विश्वासमें लेकर कहता हूँ कि आप उनके प्रस्तावकों अस्वीकृत कर दें। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १९-१-१९२२ 


५१. आददों कंदी 


क्या असहयोगियोंकों जेजलानोंमें जेलके नियमोंके खिलाफ, इस तरह 

“बन्देमातरम्‌ का घोष करना चाहिए, जिससे मामूलो कंदियोंकों दंगा-फसादकी 

उत्तेजना मिल सकती है, क्या असहयोगियोंकों भोजनमें सुधार करवाने तथा दूसरी 

सुविधाओंके लिए भूख हड़ताल करनी चाहिए ? क्या हुड़तालके तथा दूसरे दिनोंमें 

उन्हें जेलके अच्दर काम बन्द कर देना चाहिए? क्या असहयोगियोंकों जेलके 

ऐसे वियमोंक्रों तोड़नेका भी हक हासिल है जो उनकी अन्तरात्माकों चोट नहीं 

पहुँचाते ? 

कलकतेके एक असहयोगी मित्रवे एक तार भेजा है। भारतके एक दूसरे प्रान्तसे 
भी एक असहयोगी मित्रने यह सुनकर कि असहयोगी कैदी जेलकी भर्यादाके अनुसार 
नही बरतते है, मुझसे कहा है कि जेलकी मर्यादाके पाछलवकी आवश्यकताके सम्बन्धमें 
मैं कुछ लिखूँ। दूसरी ओर, में ऐसे अनेक असहयोगी कैदियोको जानता हूँ जो जेलकी 
मर्यादाका पालन सुयोग्य रीतिसे ठीक-ठीक कर रहे हैँ। 

आज जब हजारो आदमी जेल जा रहे हैं, यह समझ लेना आवद्यक है कि 
असहयोगी फैदियोंको अपनी अहिसाकी प्रतिज्ञाके अनुसार किस तरह बरतना चाहिए । 
जब हम असहयोगके क्षेत्रकी सीमाओंको नहीं मानते तब वह एक कत्तंब्य होनेके बजाय 
सब-कुछ करनेका एक खुछा परवाना, अतएवं, एक जुम हो जाता है। अच्छे और 
बुरेका भेद बतलानेवाली रेखा प्रायः इतनी सृक्ष्म होती है कि उसकी पहचान ही नही 
की जा सकती। छेकित फिर भी यह रेखा तो है और अनुल्लंध्य है तथा कहाँ है, 
इसके बारेमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। 

तब उन छोगोंमें जो कि अच्छे कार्मोंके लिए जेल गये है और जो बुरे कामोंके 
लिए जेल गये है, कया फर्क है? अक्सर दोनों एकसे कपडे पहनते है, एकसा खाना 


“११६ सम्पृर्ण गांधी वाइमय 


छाते द और बाहरी तौरपर दोनोंको एक पे तरह जेलकी मर्यादाका पालन करना 
पड़ता है। परन्तु जहाँ ये दुसरे, बुरे का्ोंके छिए जेल जानेवाके छोग, जेलकी 
मर्यादाका पाछन अत्यन्त अनिच्छापूर्वक करते हैं और उसे लुके-छिपे अथवा हो सके तो 
खुलेआम भंग कर देते हैं; वहाँ अच्छे कामोंके लिए जेल जानेवाछे लोग, खुशी-खुशी और 
अपनी पूरी योग्यताके साथ जेलकी मर्यादाका पालन करते है और अपने जेल्से वाहर 
रहनेकी अवस्थाकी अपेक्षा जेलके अन्दर अपनेकों अधिक सुयोग्य और देशकी सेवाके 
अधिक भोग्य सिद्ध करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि इनमें जो बड़े-बड़े प्रसिद्ध कंदी 
हैँ, उनके जेलमें रहनेसे उनके द्वारा देशकी जितनी सेवा हुईं है उतनी उनके वाहर 
रहनेसे नहीं। जितनी कड़ाईके साथ जेलकी मर्थादाका पालन किया जायेगा उसी 
परिणाममें उनकी सेवाकी मात्रा बढ़ती जायेगी। 

हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जेलोंकों तोड़ देना नहीं चाहते हैं। में तो 
समझता हूँ कि शायद स्वराज्यमें भी हमें जेलोंको कायम रखना होगा। यदि हम पक्के 
अपराधियोंके दिमागमें यह बात भर देंगे कि स्वराज्यकी स्थापनाके बाद वे रिहा कर 
दिये जायेंगे या उनके साथ बेहतर बरताव होगा तो हमें बड़ी कठिनाईका सामता करता 
पड़ेगा। मैं स्वराज्यमें जेलोंको कैदियोंके शिक्षालयोंमें वदक देता चाहता हूँ केकित 
अनुशासनका पालन तो उनमें भी कराना ही पड़ेगा। अतएवं यदि हम अनुशासन- 
भंगकी प्रवृत्तिको उत्तेजित करें तो उससे वास्तवमें स्वराज्यकी प्रगति रुकेंगी ही। यह 
स्वराज्यका तेज चालंवाछा कार्यक्रम तैयार ही इस विश्वासके आधारपर किया गया है 
कि हम सुसंस्कृत छोग हैं और इसलिए हम थोड़े ही समयमें अपने अन्दर ऊँचे दरजेके 
अनुशासनका विकास कर सकते हैं। 

सच बात तो यह है कि एक ओर जहाँ सविनय अवज्ञा, उस राज्यके जिसे हम 
नष्ठ कर देना चाहते है, अन्यायमूछक तथा अनीतिमूलक कानूनोंका अनादर करनेका 
अधिकार देती है, वहाँ दुसरी ओर वह यह अपेक्षा रखती है कि उस कानूनके अनादर- 
की सजा नम्नता और राजी-रजामन्दीके साथ कुबूल करो। जेलके कानून-कायदोंका 
प्रसन्न-चित्तसे पालन करो और उससे होनेवाले दुःखों और कष्टोंको सहन करो । 

इसलिए इससे यह बात बिलकुल साफ तौरपर जाहिर हो जाती है कि जेलमें 
जाते ही सत्याग्रहीका प्रतिरोध बन्द हो जाता है और आज्ञापालन फिरसे शुरू हो 
जाता है। जेलके अन्दर रहते हुए वह किसी तरहकी विद्येष सुविधाका दावा नहीं कर 
सकृता --- इस बिनापर कि कामूनका अनादर विनयपूर्वक किया है। जेलके अन्दर रहते 
हुए वह अपने अनुकरणीय आचरणके द्वारा अपने आसपासके मुजरिमोंका भी भरना 
करता है, जेंलर तथा दूसरे अधिकारियोंके हृदयको कोमछ बनाता है। ऐसा नम्नतावृर्ग 
व्यवहार, जिसका उद्यम अपने बछ और ज्ञानसे हुआ हो, अन्तको जालिमके जुल्मको 
मिंठा देता है। इसी बितापर तो में यह दावा करता हैं कि स्वेच्छापूर्वक कष्टसहन 
बुराइयों ओर अन्यायोंको दूर करनेकी रामबाण दंवा है । ु 

अतएव यह प्रकट है कि किसी असहयोगीके लिए जेलकी मर्यादाको भंग करते 
हुए ' वन्देमातरम्‌ ” आदिका घोष करना विहिंत नहीं है और इसी तरह उप्तका जेलके 
नियमोको चुपके-चुपके भंग करता भी नाजायज है। असहयोगी ऐसा कोई काम नहीं 


भेंट : बंगालके प्रतिनिधियोसे ११७ 


करेगा कि जिससे उसके साथके कैदी नीति-भ्रष्ठ हों | खुल्लमखुल्छा जेलके नियमोंको 
भंग करनेका या भूख हड़तालका मौका सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो उन्हें 
अपमानित करनेका प्रयत्न किया जाता हो, या सन्तरी छोग खुद ही कैदीको आराम 
पहुँचानेके नियमोको तोड़ते हों, जैसा कि वे अक्सर करते है, या जब कि खाना इतना 
खराब दिया जाता हो जिसे मनुष्य नही खा सकता, जैसा कि प्राय. दिया जाता है। 
हाँ, जब अपनी किसी आवश्यक धर्म-विधिमें बाधा डाली जाये तब भी जेलके अन्दर 
सविनय अवज्ना की जा सकती है। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २९-१२-१९२१ 


०५२, भेंट: बंगालके प्रतिनिधियोंसे*" 


अहमदाबाद 
२९ दिसम्बर, १९२१ 

महात्माजी : मेरा सुझाव यह है कि आप जो चाहें मुझसे पूछें। 
एक प्रतिनिधि: प्रदत्त कठिन है। हम जानता चाहते हें कि हमारे फासका 

तरीका क्‍या होगा ? 

महात्माजी : जो प्रस्ताव हमने पास किये हैं वे वास्तवमें इस तरह संक्षेपमें कहे 
जा सकते हैं कि सरकार द्वारा स्वयंसेवक दलोंको भंग करने और आम सभाओपर रोक 
लगानेके सम्बन्धर्में निकाली गई दो घोषणाओके रूपमें जो दमन किया है, हम उसका 
जवाब देना चाहते हैँ। इसलिए हम सभी आदमियो और औरतोंको स्वयंसेवक बनाकर 
और जब जरूरी हो भौर जरूरी न हो तब भी आम सभाएँ और समितियोकी बैठके 
करके उन घोषणाओका प्रतिरोध करते हैँं। परन्तु इसके दो तरीके है: इनमें एक यह है 
कि हम जब अनावश्यक हो तब सी आम सभाएँ करके सरकारको अपने खिलाफ कदम 
उठानेके लिए उकसाएँ। परल्तु मेरी राय है कि आप ऐसा न करे। यह तो आक्रमणा- 
त्मक हो जायेगा। किन्तु जबतक हमारे समस्त रक्षात्मक उपाय समाप्त न हो जायें, 
तबतक हमें आक्रमणात्मक उपायोको काममें छानेकी जरूरत नहीं है और उनका काममें 
लाना उचित नही है | इसलिए जबतक आप स्वयंसेवक भरती करते रह सकते है और 
उनसे सामान्य तरीकेसे काम लेते रह सकते है, और जबतक आप अपनी आम सभाएँ 
जो आपके उद्देश्य, आपके प्रचार और लोगोके प्रशिक्षणके लिए जरूरी हो, करते रह 
सकते हैं तबतक आप इन दोनो कार्योंको बराबर करते रहें। उसके परिणामस्वरूप 
खतरे सामने आयेंगे। जबतक आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे है, तवतक आप चिन्ता 


१. साथन-पुत्में निम्नलिखित आरम्मिक ट्प्पणीके साथ अकाशित: “पिछली २९ दिसाबरकों 
मंगाछके प्रतिनिधियों और महात्मा गांधीके बीच हुई वार्ताकी रिपोर्टका सम्पूणे पाठ ।” 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
न करें। कँदियोंके साथ क्या हो रहा है, आप इसकी चिन्ता न करें। स्थितिका सामना 


करनेके लिए हमारे पास और उपाय हैं। स्वमावतः कैदियोंको रिहा करानेका एक तरीका 
यह है कि हम जेल जायें, परन्तु हमारा उद्देश्य कैदियोंकों रिह कराना नहीं है, वल्कि 
हमारा उद्देश्य है स्व॒राज्य प्राप्त करना और जेलकी चाबी अपने हाथमें छेना। यह है 
हमारा उद्देश्य / इसलिए यदि आप यह उद्देश्य उस पूरे राष्ट्रीय कार्यंको जिसे आप करते 
रहे हैं, मात्र ईमानदारीकी भावनासे करते हुए पूरा कर सकते है तो में आपसे कहता 
हैं कि स्वार्थकी दृष्टिसे जेलमें रहना बाहर रहनेसे अधिक सुखकर है। भेरा खयाल है 
कि आप सभी सच्चे और ईमानदार आदमी हैं और मुझे इसका पुरा विष्वास है। 
यदि ऐंसा नहीं है तो आप सच्चे और ईमानदार बनें। तब आप भरोसा रख सकते 
हैं कि स्वराज्यके लिए एक भी मनुष्यके जेल जाये बिना हम स्वराज्य पा छेगे। 

और इसलिए आपकी जवर्तें अधिक कठिन है। आपको आदमियो और औरतोंको 
स्वयंसेवक बनाता है; हम सबको उन सात था आठ प्रतिज्ञाओंका पालन करना है 
और उनकी पूर्ति करना ही स्वतः सच्चा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है। यदि सभी 
भारतीय उन प्रतिज्ञाओंपर हस्ताक्षर कर दें और उनका अक्षरशः: और उसी भावनासे 
जिसको लेकर वे लिखी गई हूँ, पालन करें तो काम पूरा हो जायेगा। आपको फिर 
कुछ और करनेकी कतई जरूरत नहीं है। 

आपने बंगालमें बहुत हृदतक अहिसाका पालन किया है, किन्तु इसके बावजूद 
आप मनसे अहिंसक हैं, इसमें मुझे आज भी सन्देह है। और फिर भी मैं चाहता हैं 
कि श्री दासने जो कहा है आप उसे याद रखें। उन्होंने आपसे अपने साथ जेल जानेके 
लिए नहीं कहा है, किन्तु उन्होंने आपसे मनसा, वाचा और कमेंणा अहिसक रहनेका 
अनुरोध किया है। हममें से कितने छोग मत, वचन और कममसे अहिसक हैं। वे आज 
हमसे जेल जानेंकी आशा करते हैं--वे ऐसी आशा करते हैं, भले ही ऐसा कहें या 
न कहें +- और इसमें कोई शक नहीं कि वे हम सभोसे जेल जानेकी आश्या करते हैं, 
किन्तु इसकी शर्ते यह है कि पहले हम मन, वचल और कर्मसे अहिंसक बन चुके हों। 
हमारे लिए यह सबसे पहला कत्तंव्य-कर्म है। 

आप आत्रमणात्मक कदम न उठायें बल्कि प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करके, उसमें 
लिखी बातोंकों समझकर और उसका महत्त्व जानकर रक्षात्मक काम करें। या फिर 
प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर ही न करें। यदि आपने इस प्रतिज्ञापर उसका पूरा महत्त्व जाने 
बिना हस्ताक्षर कर दिये हैं, तो आप अपना नाम वापस छे लें। यदि इस प्रतिज्ञामें 
विश्वास करनेमें आपको कोई झिझक है तो मैं आपसे किसी भी अवस्थामें सामूहिक 
सबिनय अवज्ञामें भाग छेनेकी आशा नहीं करता। आपको मेरा इन्तजार करना हैं। 
सविनय अवज्ञाकी कल्पना पूर्णतः मेरी है, और मैं आपसे कहता हूँ कि वह कहीं अन्यत्र- 
से नहीं छी गई है-+-यह सविवय अवज्ञाकी पूरी कल्पना आपके सामने प्रस्तुत कर 
दी गई है। ये झब्द मेरे नहीं है । मेरी अत्यन्त तीव्र इच्छा है कि यह प्रयोग जो 
समस्त संसारके लिए महत्त्वपूर्ण है, अनुचित और अवैज्ञानिक ढंगसे न किया जाये ताकि 
वह असफल न हो। मैं चाहता हूँ कि हम इसे असफल व होने दें; सम्भव है में जुद 
असफल हो जाऊँ, छेकिन वह अलग बात है। किन्तु यदि आप कोई भयंकर भूल क्र 


भेंट : बंग्रालके प्रतिनिधियोंसे ११९ 


बैेंगे तो आपपर निस्सन्‍्देह दोष लगाया जायेगा और तब जायद आप सविनय 
अवज्ञाकों ही दोष देना शुरू कर देंगे। इसलिए में कहता हूँ कि आप सामूहिक 
सविनय अवज्ञा कतई न करे। आप अपनी कार्रवाई रक्षात्मक ढंगकी वैयक्तिक सविनय 
अवज्ञातक ही सीमित रखें। वैयक्तिक सविनय अवज्ञा तो एक बच्चा भी कर सकता 
है। हमें जो-कुछ करना है अपने उस कार्यक्रमके एक हिस्सेके बारेमें मुझे इतना ही 
कहना था। 

में जानता हूँ कि बगालमें आज बहुत अधिक अधीरता है और इसलिए असहि- 
््णुता है और मैं आपको यह भी बता दूँ कि मैने भारतमें इतनी ज्यादा कदुता अन्यत्र 
कही भी नहीं देखी जितनी बंगालमें देखी है और वहाँ इसीलिए इतनी असहिष्णुता 
दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी इस बातसे कोई गरूतफहमी न 
होगी। हम मद्रासके दो विचारधाराओके छोगोकों ही छे। वहाँ एक श्री कस्तूरी रगा 
आयगार हैं जो वस्तुतः असहयोगियोके नरम वर्गका प्रतिनिधित्व करते है और दूसरे 
डा० राजन' है जो दूसरी विचारधाराके छोगोके नेता है। परन्तु दोनोके बीच सम्बन्ध 
मधुर है। फिर सहयोगियों और असहयोगियोका मामछा लें। उनके सम्बन्ध भी किसी 
भी तरह उतने वैमनस्यपूर्ण नही है जितने वगालमें है। मुझे ऐसा कहनेका अवसर 
बारीसालमें मिला था। मे नही जानता कि मेरा वह कथन कभी प्रकाशित किया गया 
था या नही। किन्तु मैने उस समय जो कुछ भी कहा था उसका एक-एक शब्द आज 
भी सच है। हमने अपनी अघीरतामें ऐसा विश्वास कर लिया कि हम पूर्णतः निर्दोष 
है और जो लोग हमसे मतभेद रखते है वे देशके हितचिन्तक नहीं है, यही नही, वरन्‌ 
उसके शत्रु हैं। और इसीलिए हम अपने अच्छेसे-अच्छे नेताओके बारेमें भी यही सोचते 
हैं। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकों लें। उनके बारेमें पत्नोमें जो-कुछ लिखा गया है, वह मैंने 
देखा है और निजी बातचीतमें जो कहा गया है वह भी सुना है। उससे छगता है कि 
हम उन्हे देशका शत्रु समझते हैं। में लही समझता कि वे ऐसे है। में आपसे कहता 
हूँ कि वे देशके शत्रु नहीं है। यदि मैं मद्रास जाता और कहता कि श्री कस्तूरी रंगा 
आयंगार देशके शत्रु है, तो मद्रासके छोग मेरे उस कथनपर रोष व्यक्त करते और 
उसे सहन न करते । किन्तु मै जानता हूँ कि बंगारूके छोग मेरी इस बातकों सह छेते 
कि श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी देशके शत्रु है। उम्रतावादी वर्गंकों छे। में यह कहलनेके 
लिए तैयार नही हूँ कि श्री थैगय्या चेट्टी' देशके शत्रु है --यद्यपि वे अब सार्वजनिक 
जीवनमें आगे आ गये हैं; किन्तु फिर भी उनका जीवन आश्ञात्रद कदापि नहीं है। 

एक प्रतिनिधि: परन्तु सर सुरेच्रनाथका जीवन कभी आशज्ञाप्रद नहीं रहा। 

महात्माजी : जहाँतक मैं जानता हूँ, आपको तो ऐसा ही कहना है! इसलिए 
में आपको सावधान करना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने अस॒हयोग और अहिसाके 
प्रति सच्चा रहना है तो आप इतने अनुदार न हो और अपने ही देशवासियोको इतना 
बुरा न समझें। और आखिरकार, क्या इससे अपनी ही निन्‍्दा नहीं होती? किसीने 


१. ढा० टी० पस्तृ० एस० राणन्‌ , पमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता और बादमें मद्रास मन्निमण्डल्के सदस्य । 
२. मद्रासमें जस्टिस पार्टकि संस्थापक । 


(९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझसे बहू कहा था, अँग्रेजोंके लिए यह्‌ गवंकी वात है कि वे यह कह सकते है 
कि पिछले महायुद्धमें एक भी अंग्रेजने जासूसी नहीं की। किन्तु इसके विपरीत हम 
समझते हैं कि हमारे अछावा दूसरे सव भारतीय देशके वत्रु है। निस्सन्देह यह निराशा- 
वादी विचारके लोगोंका दृष्टिकोण है। अपने बारेमें इतनी ओछी राय रखकर हम 
राष्ट्रकी हत्या कर रहे हैं। 

मैं हर बंगाली मित्रको जो यहाँ आया है साववान करना चाहता हूँ कि यदि 
वह यह चाहता है कि ये अंशावान्‌ कैदी रिहा कराये जायें और अपनी ताकतसे रिहा 
कराये जायें तो रिहा करानेके कई तरीके हूँ। उन्हें मियादसे पहले रिहा करानेका सबसे 
स्वाभाविक तरीका है उनकी अपनी ताकतसे रिहाईं। दूसरा तरीका है, वे सजा दत्म 
होनेपर रिहा किये जायें और तीसरा तरीका जी वहुत अधिक कमजोर बनानेवाला 
है, यह है कि वे अपनी मभियादके वाद रिहा किये जायें। परन्तु जब वे जेलसे वाहर 
जायेंगे तब वे एक नये भारतको देखेंगे जो उनकी आशज्याका भारत न होगा, वरन्‌ ऐसा 
भारत होगा जिसमें वे सम्भवतः ऊुग्रातार दो दिन भी नहीं रह सकते। परल्तु में 
अन्तिम स्थितिकी संम्भावता नहीं कर सकता। लेकिन अगर हममें असहिष्णुताकी 
भावना बनी रहती है तो इस स्थितिकी सम्मावता बहुत बढ़ जायेगी। इस तरह यह 
असहयोगकी भावनाके ही विपरीत है। असहयोग निराशाका सिद्धान्त नहीं है। असहयोग 
घृणा और वेवसीका सिद्धान्त नहीं है। यह तो प्रेमका सिद्धान्त है। किन्तु मैं नही 
चाहता कि आप अभी उस सरकारके वारेमें सोचें जिससे हम असहयोग कर रहे हैं। 
मैं तो केवठ यह चाहता हैँ कि आप अपने देशभाइयोंके प्रति अपनी उदारता बरतें, 
फिर चाहे वे उदारदलीय हों, पुलिसमें हों, खुफिया पुल्सिमें हों, वे कुछ भी हों, 
आपसे कहता हूँ कि भाप उनके प्रति उदार बनें। और यदि आप ऐसा कर सकते 
हूँ, तो हममें जितवी ताकत आज है, उससे वहुत अधिक हो जायेगी। और मेँ इस 
बारेमें आपसे अत्यन्त हार्दिक अनुरोध करता हूँ! ेु 

मैं चाहता हूँ कि मोतीवाबूसे हुई वातचीतकों मैं ज्योंकातत्यों दे सकू तो दूँ। 
जब मैं पिछली वार कलकतामें उनसे वकीछोंके वारेमें मिला था तब उनसे वातचीत 
हुई है। उसमें उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं वकीछोंके प्रति कठोर न वरनूँ। 
अवश्य ही मैं उस बातचीतकों आपको विस्तारसे नहीं बता सकता।' में जानता है कि 
मैने कई अरुचिकर बातें कहीं थीं जो सच सावित की जा सकती हैं और जो उचित 
थीं। फिर-भी मैंने वे किसी अनुदार भावनासे और निश्चय ही उनके 49 300 अपने 
बीच अछगाव पैदा करनेंके लिए नहीं कही कं मैं चाहता था कि वे नेतृत्वते 
था उस पूर्ण नेतृत्वसें जो उनके हाथमें है हटा थे जायें। 

परन्तु मेरा ऐसा जरा भी इरादा कमी नहीं था कि ने जनताकी सेवा विलछग 
कर दिये जायें। इसके विपरीत मैंने सभी वकीछोंकों, वकालत करनेवाले वकीलोंको भी, 
राष्ट-सेवामें छगानेका प्रयत्त किया है क्योंकि यदि वे शर्त पूरी नहीं कर कहीं सकते तो वे 
असहयोग समिति आदियें अधिकारीके रूपमें अच्छी तरहसे काम नहीं कर सकते। 


१, देखिए खण्ड १८, पृष्ठ २७८-२८१ । 


भेंट: बंगालके प्रतिनिधियोंसे १२१ 


परन्तु निस्सन्देह यह प्रश्न उठता है कि यदि वकील ऐसा नहीं कर सकते तो जो अन्य 
लोग -- जैसे व्यापारी --शर्तें पूरी नहीं करते उत्तका क्या हो। इसी प्रशनपर नाग- 
पुरमें गर्मागर्म बहस हुई थी। इसपर श्री केलकरने बहुत जोर दिया था और उन्होंने 
एक बार सार्वजनिक सभामें मुझे चुनौती दी थी और कहा था कि मैँ व्यापारियोंके 
प्रति पक्षपात्‌ करता हूँ; किन्तु उनका यह कथन वास्तवमें गछत था। परन्तु जैसा 
कि मैंने अपने भाषणमें कहा था हम वकीलोंसे अधिक आशा करते है, क्योंकि वे नेता 
हैं। हम व्यापारियोसे कम आशा रखते है क्योकि वे कभी नेता बननेकी महत्त्वाकांक्षा 
नहीं रखते। हमने उतका पैसा छिया है और कुछ नहीं। इसीलिए व्यापारियोंसे इतनी 
अधिक आशा करना सम्भव नहीं है। वकीलों और व्यापारियोमें झगड़ेका सवाल नही 
है। छेकिन यह एक अछूग बात है और यह कहना कि हमें वकीलोंको अपने क्षेत्रसे 
बिलकुल निकाल बाहर करना चाहिए बिलकुछ दूसरी बात है--फिर भछे ही हम 
अपने बीचसे शर्ते पूरी न करनेवाले व्यापारियोकों न भी हटायें। यदि हमारे बीच 
ऐसे लोग हैं जो शर्त पूरी नहीं करते तो कमसे-कम वकीलोके प्रति हमें उदार होना 
चाहिए और एक शोभतीय तथा प्रतिष्ठापूर्ण ढंगसे उनके ज्ञान और उनकी सेवाओंका 
छाभ उठाना चाहिए। इसलिए में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप प्रयत्न कर 
देखें कि आपको मेरे बताये सीमित ढंगसे हर वकीछकी सहायता मिल सकती है। मैं 
नही चाहता कि आप वकीलोंको अपनी समितियोमें अध्यक्ष-रूपमें लें। मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि यह खतरनाक होगा क्योकि आज सबसे अधिक महत्त्व ऐसी निर्भीकता- 
का है जिसमें मनुष्य नुकस्तानकी बिलकुल परवाह न करे, और जबतक हम अहिंसाकी 
प्रतिज्ञाके अनुसार बढ़ेसे-बड़ा खतरा मोल लेनेको तैयार न हों, हम अपना कार्यक्रम अपने 
पास जो सीमित समय है उसीके भीतर पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मै आपसे कहता 
हैं कि जाप वकीछोंसे नेतृत्वके अछावा अन्‍य सभी विभागोमें मदद ले, और नेतृत्वके 
लिए किसी अछूतको छे छें। किन्तु शर्ते यह है कि उसमें. दृढ़ साहस हो और बहा- 
दुरका दिल हो। यदि वह इतना अभय हो कि संसारकी अधिकसे-अधिक प्यारी सभी 
चीजोंको, अपने करीबी रिह्तेदारो और अपने बच्चों तकको त्यागनेके लिए तैयार हो, 
यदि बहू इन सबको छोड़कर इस पथपर चलनेंके लिए तैयार हो तो मैं कहेंगा कि 
ऐसा अछूत एक वकीलसे सदा ही कहीं अधिक अच्छा अध्यक्ष होगा। इसके विपरीत 
वकील पूर्ण सज्जन हो, और उसने अपने धन्धेमें कीति और अनुपम सफलता प्राप्त 
की हो; किन्तु फिर भी वह हमारे लिए किसी कामका नही है। इसलिए मै आपसे 
अवश्य ही यह कहना चाहता हूँ कि अपना अध्यक्ष ईमानदार और बहादुर व्यक्तिके 
सिवा किसी औरको न बनायें। किन्तु इसके अकाया मै आपसे अनुरोध करना चाहता 
हैं कि आप उनका सहयोग लें। आप पूरी कोशिश करें, और वकीछोंका सहयोग प्राप्त 
करें। किन्तु यह बात भी उससे छोटी है जिसका उल्लेख मैंने आपके सम्मुख किया 
है। आप सबके प्रति उदार रहें। आप याद रखें कि स्वराज्यके कार्यक्रममें हम उन्हें 
अपने साथ रखना चाहते हैं। हम अपने देशवासियोको उससे अलग नहीं करना चाहते । 
और यदि हम उनकी सहानुभूति और सहयोग नही पा सकते तो हममें कुछ दोष है। 


रर सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हमने निरचय ही अपनी अहिसाकी भ्रतिज्ञाका पालन अक्षरक्ष: और भावनाके अनसार 
नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे अहना चाहता हूँ कि आप वास्तविक रुपसे इन 
वातोंपर विचार करे और इनको याद रखें। मै नहीं समझता कि मुझे इससे अधिक 
कुछ कहना है। 

यह पुछे जानेपर कि एक वकारूत करनेवाला वक़ौल प्रत्तावके अनुसार कि 
तरह देशकी सेवा कर सकता है, भहात्माजीने कहा: हु 

वकालत करनेवाला वकील निश्चय ही खादी पहन सकता है, किन्तु वह स्वमं- 
सेवक नहीं बन सकता। 

प्रशत : जैसे कोई वकीछ, मात्र जरूरतके कारण वकालत करते रहनेको वाध्य 
है-- वह स्वयंसेवक नहीं धन सकता -- उसे एक बड़े परिवारका पालन-पोषण करना 
होता है, वह्‌ जेल जानेकी जोखिम नहीं उठा सकता। 

महात्माजी : मैं ऐसे वकीलोंको जानता हैं और ऐसे छोगोंको आज अवश्य हो 
जेलोंसे बाहर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हजारों छोगोंके पालन-पोषणके साधन 
जुटाना सम्भव नहीं है भौर मौजूदा प्रस्ताव इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर नहीं बनाया 
गया है कि स्वयंसेवक अधिकसे-अधिक संझुयामें भरती हों, चाहे वे अयोग्य ही क्यों 
न हों, वरन्‌ इस उद्देश्यसे बनाया गया है कि योग्यताके साथ-साथ उनकी संख्या भी 
अधिकसे-अधिक हो। दूसरे शब्दोंमें हमें संख्या वढ़ानेके छिए अयोग्य लोगोंकों भरती 
नहीं करना चाहिए। यदि हम संख्या बढ़ानेके प्रयत्तमें स्वयंसेवकॉकी योग्यताका 
खयाल छोड़ देंगे तो हमें सचमुच स्वराज्य देरसे मिलेगा और मै भविष्यवाणी कर 
सकता हूँ कि अच्तमें हम लड़ाईमें हार जायेंगे। मै आपको बताऊँ कि मै अहमदाबादके 
कारखानोंके सभी मजदूरोंसे जिनकी संख्या आज पचास हजार है, प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर 
करा सकता हूँ; परल्तु में नहीं चाहता कि उनमें से एक भी मजदूर उस्र प्रतिज्ञाको 
समझे विना उसपर हस्ताक्षर करे। मैं केवछ उन्हींको छेना चाहता हैँ जो वर्षोंसे संघर्ष- 
में रहे हैं और जो उस प्रतिज्ञाका मूल्य समझते हों, जिसे वे लेते हैं। मैं इस तरहके 
कमसे-कम छोगोंसे स्वराज्य के सकता हूँ। मैं ऐसे एक करोड़ स्वयंसेवक भी नहीं 
चाहता कि जो यह न जानते हों कि अहिंसा क्या है और जो हिंसा करनेमें अशकत 
होनेके कारण कांग्रेसके कार्यक्रमका अनुसरण करें था करनेका दिखावा करें। मैं इसकी 
अपेक्षा यह अधिक चाहता हूँ कि वे सहयोगी वन जायें, खुल्लमखुल्ला सरकारके 
पक्षमें चले जायें और जो-कुछ करना चाहें सो करें। ु 

प्रदत : इस दशामें आदमियोंकी कमीसे कुछ स्थानोंगं फकाम्र कक जायेगा। 

महात्माजी : यदि आपके आसपास भी बहुत-सी संस्थाएँ और ऐसे बहुत-से लोग 
हों जो आपका काम करें किन्तु जेल न जाना चाहें तो इसमे मुझे कोई आपत्ति नही 
है। आप उनसे निश्चय ही अछुतोंसे सम्बन्धित अपने काममें या नवावन्दीके काममें, क 
स्वदेवीके प्रचारके काममें मदद छें, किन्तु वे स्वयंसेवक दलके सदस्य नहीं वन सकते। 


१. गांवीजीने बादमें अपने इस कथनका खण्डन किया था; देखिए “वक्राछत करनेवाके वक्ोछ और 
स्ववंसेवकोंका काये ”, २-२-१९२९ । 


भेंट : बंगालके प्रतिनिधियोसे १२३ 


स्वयंसेवक दल सरकारी घोषणाओंकी अवहेलना करके सगठित किया जा रहा है, और 
केवल वही लोग जेल जाने योग्य है जिनके विचार शुद्ध हैँ। 

श्रीयूत अनंगमोहन घोष: में यह मानता हूँ; किन्तु क्‍या नेतृत्वके लिए बुढ्धिके 
बिना केवल त्याग पर्याप्त हो सकता है? 

महात्माजी : दो बातें जरूरी हैं --त्याग और सचाई। में कह चुका हूँ कि 
यदि आपके पास सच्चा और बहादुर आदमी है तो वह आज नेतृत्व कर सकता है। 

अनंगबांय : उसमें बुद्धि भो होनी चाहिए। 

महात्माजी : मैं ऐसे मनृष्यकी कल्पना शायद नहीं कर सकता जो ज्ानपूर्वक 
त्याग कर रहा है छेकिन उसमें बस्तुतः बुद्धिमत्तापूर्षक नेतृत्व करनेके योग्य ज्ञान न 
हो। सचमृच में महसूस करता हूँ कि में आपको ऐसे बीसियों छोगोके दृष्टान्त दे सकता 
हैँ जो आज नेतृत्व कर रहे है। 

अनंगबाबू : जहाँतक हमारा अनुभव है, हमें ऐसे लोग नहीं मिलते। 

महात्माजी : इसका कारण यह है कि हमने अभीतक अपने अन्य देशवासियोंको 
मौका नहीं दिया है। हमने असलमें उन्हें अछंग कर दिया है और अबतक हमने 
उन्हीं लोगोके देशभक्त बनतेपर जोर दिया है जो अग्रेजी जानते हैँ। हमारी मुसीबतका 
कारण यही है। हमें ऐसे आदम्मियोंकी सचमुच जरूरत है। 

अनंगबाब्‌ : हमें आवद्यक गुणोंसे युक्त ऐसे असहयोगी नहीं मिलते जो समितियों- 
की ज़िम्मेदारी ले सकें या उनके अध्यक्ष आदि बन सकें। 

महात्माजी : कठिनाई है, इससे में इनकार नही करता; किन्तु हमारे पास आज 
जैंसे छोग है हम उन्हींसे अपना सब काम चला सकते हूँ। शर्ते एक ही है कि हम 
उन लोगोंको कुशल बना सकें, पर्याप्त गतिशीरक बना सके और वे हमारा नेतृत्व कर 
सकें, इतना बहादुर बना सकें। 

अनंगबाबू : स्वयंसेवकोंके सम्बन्ध्में एक और प्रइन है। एक धारा है कि स्वयंसेवक 
लोग जेल जानेक्ी दक्षा्में परिश्रम्िककी आशा नहीं कर सकते, किन्तु जबतक वे 
स्वयंसेवककी तरह काम करते है, क्या उन्हें कुछ मिलेगा? 

महात्माजी : यदि वे काम कर रहे है तो उन्हे मिल सकता है; परन्तु मै स्वयं 
यह चाहता हूँ कि स्वयंसेवक दलूमें ऐसे छोग लिये जायें जिन्हे पैसेकी कतई जरूरत 
न हो। जो कार्यक्रम हमने सोचा है वह यह है कि कोई भी मनुष्य अपना नाम 
स्वयसेवकोमें दर्ज करानेके बाद उचित समय आनेपर थोडे दिलोंमें गिरफ्तार कर लिया 
जायेगा; किन्तु यदि सरकार बिलकुछ कुछ न करे और घोषणाको वापस भी न छे, 
तो पैसा देनेका प्रइन उठता है भौर तब उन छोगोकों पैसा देना होगा जिनकी सेवाओ- 
को जरूरत है, किन्तु उन छोगोंको नहीं जो सिर्फ अपने नाम दर्जे कराते हैं और 
जिनके नाम सक्रिय स्वयसेवकोकों सूचीमें या सहायता पावेवाढे छोगोकी सूचीमें नही 
हैं। मैं वास्तवमें उन स्ववसेवकोकी परवाह नहीं करना चाहता जो गाँव-गाँवमें जाकर 
भाषण दें। वह समय वीत गया, किन्तु हमें ऐसे स्वयंसेवक चाहिए जो स्वदेशीका 
काम या ऐसा ही कोई दूसरा काम सगठित कर सकते हैँ, और हमें अर्थशाभ करा 


(९४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सकते है और भारतमें ऐसी व्यवस्था कर सकते है कि हम अपनी भयंकर दखितासे 
छुटकारा पा सके। 
शीयुत गुणदाचर्ध सेन : कांग्रेसके प्रस्तावमें अन्य सभी गति-विधियोंकों बन्द 

फरनेको बात कही गईं है--तब क्या हम अपने स्वदेशीके कार्यको, राष्ट्रीय 

स्कूलों आविके कार्यकों जारी न रखें? 

महात्माजी : जिस हृदतक जरूरी हो उस हृदतक हम नये केले वे खोलें जिनके 
लिए बहुतसे स्वयंसेवकोंकी सेवाओंकी जरूरत होती है। हम उनमें इतने स्वयंसेवक नहीं 
लगा सकते, क्योंकि हम चाहते है कि सभी कार्यकर्ता जेल जानेके लिए अपने नाम दें 
और यदि सरकार उन्हें के तो हमें हर उपलब्ध कार्यकर्ताको उसे दे देना चाहिए। 
इसलिए मैने यहाँ "जिस हृदतक जरूरी हो उस हृदतक' इन शाब्दोंका प्रयोग किया 
है। यदि हम यह देखें कि जो छोग स्वदेशीके कार्यमें लगे हैं उनकी सूची समाप्त हो 
गई है तो हमें राष्ट्रीय स्कूलोंके कार्यकर्ताओमे से--जो काफी बड़ी संख्यामें है--लोग 
लेने होंगे। उन कार्यकर्तताओंको भुक्त कर दिया जाना चाहिए। जब अन्य सभी राष्ट्रीय 
कार्य बन्द हो जायेंगे; तो इसका अर्थ यह होगा कि उनके कर्मचारी उनमें से निकल 
आये हैं। 

भ्रीयुत सुरेशवखर सजुसदार : आपने सार्वजनिक सभाओंके बारेमें कहा है। कुपया 
हमें निर्देश वें कि क्या हमें स्वयंसेवकोंकों जे जानेके उद्देश्यसे ही गिरफ्तार होनेके 
लिए सड़कोंपर भेजना है जैसा कि हम अबतक करते रहे हे। 

महात्माजी : जबतक सरकार उन्हें गिरफ्तार करती रहे तबतक आप ऐसा कर 
सकते हैं; परन्तु वह उनको गिरफ्तार न करे तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं होगी। 
परन्तु जबतक वह उन्हें गिरफ्तार करती रहती है तबतक उनके सम्मुख कोई दुतरा 
काम नहीं है; तबतक उन्हें बस बाहर जाना है और गिरफ्तार होना है! 

एक प्रतिनिधि ः क्या हम चौकीदारी-कर देना बन्द कर सकते हैं! 

महात्माजी : अभी नहीं। वह तो आक्रमणात्मक संविनय अवज्ञा होगी। 

अछ्तोंसे बया तात्पयं है यह पूछे जानेपर भहात्माजीन फहा: है 

अछत वे सब हैं जिनका स्पशं हम अभिमानवश्ञ अपनेको दूषित करनंवाला 
समझते हैं। इसलिए हमें उनको न केवल छूना ही चाहिए बल्कि उनकी सेवा करनी 
चाहिए। उनके लिए भोजन सुलूम करने अर्थात्‌ यदि वे भूले रह रहें है तो उनकी 
जीविकाका साधन जुटानेके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। यदि वे प्यासे है तो 
उन्हें पीनेके लिए पानी देनेके बाद ही हमें पाती पीना चाहिए । यदि कोई अत 
बुखारसे परेशान है तो मै उनकी सेवा करूँगा या उसे साँपने काट लिया है वो 
उसके घावमें से विषको उसी तरह चूसूँगा जैसे कि यदि मेरे वच्चेको साँप काटे तो मे 
उसके घावसे विषको चूसूँगा | साथ-साथ खाने-पीले या विवाहन्सम्वन्य करनेका कोई 
प्रबन नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये निषिद्ध नही है; परन्तु इतका आग्रह नहीं है। 

यह पूछे जानेपर कि क्या कोई मनुष्य विदेशी कपड़े पहने हुए स्वयंत्तेवक बन 
सकता है और सीधा जेल जा सकता है, महात्माजीने कहा: 


पत्र : देवदास गांधीकों ११५ 


यह न केवल घृतंताकी बात है, वरन्‌ इस पुनीत कार्यके लिए हानिकर भी है। जो 
लोग इसमें आयें उन सभीको खादी अवश्य पहननी चाहिए। जेल जाना गौरवकी बात 
है। कोई भी जेल जाकर हमपर एहसान नही करता। वह स्वयं ही इतार्थ होता है। 

एक प्रतिनिधिने कहा कि इस स्थितिमें तो काफी स्वयंसेवक नहीं होंगे क्योंकि 
बंगालमें हाथकी कती और बुनो शुद्ध खादी पर्याप्त भात्राें नहीं मिल पाती। 

महात्माजी : तब यदि बंगालमें काफी स्ववसेवक नही है तो मैं समझता हूँ कि आप 
बंगालकी खाड़ीमें बह जायें और अधिक उपयोगी स्त्री-पुरुषोके लिए जगह खाली कर दें। 

मिवनापुरके एक प्रतिनिधिके यह पुछतपर कि यवि राष्ट्रीय स्कूलोंके अध्यापक 
जेल जायेंगे तो उनका काम कौन करेगा, महात्माजीने कहा कि सिदमापुरकी महिलाएँ 
जो कुशल यूत कातनेवाली है, उनका काम कर सकती है। 

प्रदनः जब जनतासे मारपीट की जाये तो स्वयंसेवकॉंका क्‍या कर्त्तेव्य है? 

महात्माजी : उन्हें बीचमें जाकर उसे रोकना चाहिए और चोटें स्वयं झेलनी 
चाहिए। 

बड़ाबाजारका एक प्रतिनिधि : हमें उन व्यापारियोंसे कंसा व्यवहार करना 
चाहिए, जिन्होंने हस्ताक्षर किये थे और वादा किया था कि थे फरवरी और मार्च 
तक विदेक्षी कपड़ा नहीं मेंगायेंगे। 

महात्माजी : हमें उनसे फिरसे हस्ताक्षर करनेके लिए कहना है। 

प्रतिनिधियोंके साथ दो घंटे बिताकर महात्माजी चले गये। 

[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १४-१-१९२२ 


७५३. पत्र : देवदास गांधीकों 


शुक्रवार [३० दिसम्बर, १९२१ |! 
चि० देवदास, 
श्रीमती जोजेफका पत्र इसके साथ है। मैने उन्हें लिखा है कि तुम उन्हें वहाँसे 
पैसा भेजोगे। 'इडिपेंडेंट ' के संचालकोसे मिलकर आवश्यक प्रबन्ध कर लेना या जैसा 
तुम्हें सूझे, वैसा करना। ध्यान रखना कि तुम्हारे जेल जानेके बाद भी उन्हें कोई 
तकलीफ ने हो। 
गोविन्दके' चल्ले जावेसे मुझे तो बड़ा सन्‍्तोष हुआ है। उन्होने तुम्हें अभीतक 
गिरफ्तार नहीं किया है, सो तो जान-बूझकर ही नहीं किया। इसकी चिन्ता नहीं 


१. इस पत्रफे आखिरी हिस्सेमें पॉल रिचडेंका उल्केख है और वे दिसम्बरके अन्तिम सप्ताइमें 
का ये । भी र्विंड शनिवार, ३१ दिसम्बर, १९२१ को गांधीबीके साथ ग्रुणरात भहाविधालय 

प्र 

२. पैं० मंदनमोहन माल्वीयके पुत्र। उन्हें घरना देनेके आरोपमें २० दिस्तम्बर, १९२१ को गिरफ्तार 
किया गधा था किन्तु बादमें छोड़ दिया गया था । 


१२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करनी चाहिए। यदि वे तुम्हें ग्रिरफ्तार नहीं करते, तो 

सकेगा। अगर पकड़ छें, तो छोगोंका जोश बढ़ेगा ह शक आम 
इस समय पॉछ रिचर्ड' यहाँ है। मैने किशोरलारसे' उन्हें मिाया। किश्नोर- 

लाल हे इ उनसे मिलकर गया है, इसलिए मुझसे भी मिल गया। कुमारी 

पीटर्स्ना आज यहाँ हैं। कल भाई थीं, आज चली जायेंगी। श्री रिचर्ड रविवारकों 

जायेंगे। श्रीमती सन्‍्तानम्‌ अभीतक यहां हैं। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ७६८३) की फोटो-नकलसे | 


५४. भेंट : संयुक्त-प्रान्तके कांग्रेस नेताओंसे 


अहमदाबाद 
३० दिसम्बर, १९२१ 

महात्माजीने कहा: 

अभी सविनय अवज्ञा करनेकी जरूरत नहीं है। अभी इतना ही काफी है कि 
स्वयंसेवकोंमें नाम लिखाकर, फिर चाहे गिरफ्तार हों अथवा नहीं, अपने जिम्मे सौंपे 
कामको जारी रखें। 

स्वराज्य प्राप्त करनेके मेरे तरीके मौलाना हसरत मोहानीके तरीकोंस्ते बिछकुछ 
भिन्न हैं। अगर मैं अपनेको इस छायक समझता तो फौरन पूर्ण स्वाघीनताकी घोषणा 
कर देता। क्योंकि ऐसी धोषणाके बाद फिर रेंलों, डाकघरों एवं तारों तथा ऐसी ही 
अन्यान्य वस्तुओंका व्यवहार करना पाप होगा। अगर अधिकांश लोग हम छोगोंके पक्षमें 
आ जायें तो केवल तीन ही महीनेमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। 

अगर सब देशभाई मेरा साथ छोड़ दें यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे अरूग 
हो जाये तो भी मैं अकेला ही काम करनेको तैयार हैं। 

संयुक्त-प्रान्तके गवर्नर श्री हरकोदे बटछूर चाहते हैँ कि फिर सन्‌ १८५७ की्‌ 
तरह विद्रोह मंचे और छोय सरकारकी दुह्ाई देकर पुकार मचायें। 

अच्छा होता कि इल्ाहाबादमें राष्ट्रीय कोतवाली कायम करनेंका काम अमी 
बन्द कर दिया जाता। पर जब यह काम शुरू हो गया है तो इसे जारी रखना ही 


उचित है। 
मुझे खेद है कि अबतक संयुकत-्रन्तमें स्वदेशीका प्रचार जितना चाहिए था 


उतना नहीं हुआ है। इससे मैं सन्तुष्ठ नहीं हूँ। 
१. एक #ांसिसी छेखक । 


, मशख्वाला । 
ध एन मेरी प्रीटठैन, जिन्दोनि एक ढेनिंश मिश्षत्टी धस्थर फैरिंगके साथ दक्षिण भाफ़िकामें काणे 
किया भौर कुछ समयके लिए सागरमतीमें भी रहीं | 


भेंट : सयुकृत-प्रान्तके कांग्रेस नेताओसे १२७ 


कांग्रेसके दफ्तरोम स्वयंसेवकोकी मरतीका काम जारी रहना चाहिए। 

पण्डित मोतीछाल नेहरू चाहते है कि इंडिपेंडेंट की प्रतियाँ हिन्दी और उर्दू 
भाषामें प्रकाशित की जायें, अतः स्वयसेवकोकों इसके प्रकाशनमें पूरी मदद करनी 
चाहिए। 

हम छोगोंकों चोरों एवं डाकुओके प्रति भी कदापि हिंसाका भाव मनमें न छाना 
चाहिए। अहिसा ही हम छोगोंका एकमात्र क्षरत होना चाहिए। 

जबतक हम लोग जेल जानेको तैयार न होंगे, जबवक हम मरने तकके लिए 
कमर न कसेंगे और कोघको वशमें नहीं कर छेगे, तबतक पंजाबपर किये गये अत्या- 
चार तथा खिलाफतके प्रइन कदापि हल न हो सकेंगे। 

स्व॒राज्यका अर्थ यह है कि सेनापर हमारा पूरा अधिकार हो। 

स्वयंसेवकोंकी सूची समाचारपत्रोमें प्रकाशित की जाये और कोतवाली भेजी 
जाये । 

स्वयंसेवक घूम-फिरकर खादी बेचे। उनकी वर्दी केवढक एक मामूली चपरासीकी 
होनी चाहिए। विदेशी कपड़ोकी दुकानोंपर धरना देतेकी जरूरत नहीं । शराबकी 
दुकानोंपर घरना जारी रहे। 

राष्ट्रीय स्कूछोंको सूत्त कातने और कपड़े बुननेके कारखानोंमें परिणत करना 
चाहिए । इनमें अठारह सालके नीचेकी उम्रके लड़के काम करें और स्त्रियाँ इनकी 
देखभाल करे। 

अठारह वर्षसे अधिक उम्रवाले जो छात्र एवं शिक्षक स्वयंसेवक बननेसे इनकार 
करे उन्हें स्कूलोसे निकाल दिया जाये। 

इलाहाबादसे प्रकाशित होनेवाला 'स्वराज्य” नामक हिन्दी पत्र हाथसे लिखकर 
प्रकाशित किया जाये। 

जिनकी जायदाद जब्त हो जाये वे प्रसशन्नतापृ्वंक उसका त्याग करें, क्योकि ऐसी 
अत्याचारी सरकारके राज्यमें जायदाद रखना हो पाप है। स्वराज्य मिलते ही फिरसे 
जायदाद लौटा दी जायेंगी। 


नमाज, १-१-१९२२ 


५५७. सन्देश : उत्कलको' 


३० दिसम्बर, १९२१ 
महात्माजीन ३० विसस्वर (१९२१)को श्रीयुत भागीरणी महापात्र, गं गैपबन्धु 
चोधरी, निरंजन पटनायक और नवक्ृष्ण चौधरी द्वारा भेंठ किये जानेपर निम्नलिखित 
सन्देश दिया था: 
मुझे उत्कलका ध्यान बार-बार आता रहता है। जो दृश्य मैने देखा है, वह 
बिलकुल दिल दहला देनेवालछा है। भ्रान्तसे गरीबी दुर करें। घर-घरमें चरखेका सन्देश 
दें उत्कलको शेष भारतके लिए खहरका भण्डारयृह बनायें। भूखे आदमियों और 
ओऔरतोंको भोजन दें। यही वह सबसे अच्छी राजनैतिक शिक्षा है जिसे आप अपने 
लोगोंकों दे सकते हैं; आप आक्रामक सविनय अवज्ञाके प्रद्नको छेकर परेशान न हों। 
यदि सरकार कोई चुनौती दे तो आप स्वयंसेवक भरती करते जायें और मुझे आशा 
है कि कमसे-कम पचास हजार उत्कलवासी जेलोंमें भर जायेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋॉनिकल, १४-१-१९२२ 


५६. भाषण : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें 
३१ दिसम्बर, १९२१ 


शनिवारकों सुबह गुजरात विद्यापीठमें श्री पाल रिचर्डन “ भारतका सन्देश पर 
एक भाषण दिया। महात्मा गांवी सभाके अध्यक्ष थे। भरी रिचर्ड फ्रांसीसी भाषामें 
घोले और श्रीमती सरोजिनी नायडूने भाषणका अनुवाद पढ़कर सुनाया। 
महात्मा गांघीने कहा, में इस भाषणमें उपस्थित होना बहुत सम्मानकी बात 
समझता हूँ। मुझे कांग्रेसके प्रतिनिधियोंसे भेंट करनी थी, इस बजहसे में पिछले दो विन 
समय नहीं भिकाल सका; किन्तु में आज श्री रिचर्डका भाषण सुननेके लिए आया हूँ। 
उन्होंने ओताओंसे अनुरोध किया कि वे श्री रिचर्डकी बातमें जो भी अच्छाई हो उसे 
प्रहण फरें और उसका अनुसरण करें। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, २-१-१९२२ 


१, उड़ीसाका पुराना नाम । साधन-ूत्तमें यह सन्देश सर्वेन्दसे लिया गया दे । 


५७. तार: मौलाना अब्दुल बारीको' 


१ जनवरी, १९२२ 


जबतक कार्य-समितिकी बैठक बुलाई जा सकती हो तबतक डिक्टेटरका 
प्रदन॑नही उठता। कार्य-समितिकी बैठक बुाना सम्भव होनेपर डिक्टेटरके 
अधिकार कार्य-समिति जैंसे होगे। जेल जाना, मार खाना, प्राण देना 
अपने-आपमें उद्देश्य नही है; इन कष्ठोंको धर्म या देशके छिए ही 
सहना है। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७७९) की फोटो-नकलसे | 


५८. निर्देश: कृष्णदासकों" 


[ मौनवार, सोमवार, २ जनवरी, १९२२ |' 
कृष्ठोदासको निर्देश 
खादीनगरमें प्राप्त सारे पत्र जो छाँटे नहीं गये, कहाँ है? 
... आप सजाओं और खबरोके दिलचस्प अनुच्छेदोंका एक सार तैयार कर सकते 
है । 
[ अंग्रेजीसे ] 
सेदेन मंथ्ठ विद महात्मा गांधी 


१. यह तार मौलाना अब्दुल बारी द्वारा वम्बईसे ३१ दिसम्बर, १९२१ को भ्रेषित उस तारके उत्तरमें 
था जिपमें कद गया था: “ . . . कृपया निम्न प्रश्नोंका उत्तर तारसे भेजें ताकि मैं धामिक इृष्टिसि उठ्मे- 
वाढे सन्देह दूर कर सह । क्या डिवेटेथकी दैसियतसे आपके अधिकार वही दें जो कार्म-समितिके था उससे 
अधिक हैं? क्या का्य-समिति डिक्टेट्के अधिकार छीन सकती है? स्वथलेवक दलोंका मुख्य उ्ददेग्प वया 
होगा; देशके छिए काम करते हुए जेल जाना, मार खाना और प्राण तक दे देना या ये अपने-आपनमें 
उद्देदप माने जायें ३” 

२. एक प्रतिलिपिति । 

३. साधन-पतसे । 


कक 


५९. पत्र: देवदास गांधीकों 
बुधवार [४ जनवरी, १९२२] 


चि० देवदास, 


तुम्हारा समाचारपत्र' मुझे मिलता ही रहता है, किन्तु तुम्हारा कोई पत्र नहीं 
आया है। इस समस्त परिश्रमके बीच तुम अपनी लिखाबट सुधारनेकी बात मत भूलना । 
इस बारके यंग इंडिया में तुम्हे इडिपेंडेंट' की बहुत-सी सामग्री मिलेगी। हमने तुम्हारे 
सब आअंक्ोंका सार देनेका निश्चय किया है, इसलिए वह सप्ताहमें एक बार तो तुम्हें 
आसानीसे मिल जायेगा। तुमने “गूँगा मौन” (सम्यूट साइलेंस) शब्दोका प्रयोग किया 
है। यह 'गूंगा मौन” क्‍या होता है? 

अभी तुम्हारे अक्षर इतने स्पष्ट नहीं होते कि वे पढ़े जा सकें। तुम टाइप कराना 
बिलकुल छोड़ दो, यह बात मुझे अधिक ठीक जान पड़ती है। जिस व्यक्तिसे समाचार- 
पत्रकी सामग्री लिखवाते हो उसकी लिखाबठ तो अच्छी है। 

तुम्हारा तीसरा पृष्ठ अच्छा नहीं है। टाइप करनेवाले ने बहुत-सी जगह खाली 
छोड़ दी है। बंगालके गवनेरके सम्बन्धमें खबर कौन देगा? मालवीयजी कानून भंग 
करते हैं, यह लिखनेवाले को सूलीपर चढ़ा देना चाहिए। वे तो मद्रास गये भी नहीं। 

दूसरे पृष्ठपर गोलमेज सम्मेलन” शीर्षक दो बार आया है। 

आज नेहरू-परिवारके लोग रूखनऊके लिए रवाना हो गये। वे सब तीसरे दर्जेमें 
गये है; यह टिप्पणी तुम दे सकते हो। उमिलादेवी भी उसी वगगंमें यात्रा कर 
रही है। 

१४ तारीखको मै बम्बईमें होऊँगा। वहाँ उसी दिन नरमदलीय सम्मेलन है। 
मुझे १५ तारीखकों भी वहाँ रहना पड़ेगा! सुन्दरम्‌ फिलहाल यही रहेगा। 

तुम्हें अपने पत्रकी प्रत्येक पंक्ति पढ़ लेनी चाहिए। सामग्री अभी और कम कर 
सकते हो, छेकित जितनी दो उतनी ठोस हो; और उसे सुन्दर भी बनाओ। 

बापुके आशीर्वाद 


[पुनदच : | 
स्वदेशीकी खबर तो देनी ही चाहिए। जिन्हें अवकाश हो उन्हें स्वदेशीका प्रचार 
करना चाहिए। उन्हें सूत कातना, रई पीजना, कपड़ा बुनना और वंचना चाहिए। 


१, मेदरू-परिवारके सदस्य २८ दिसम्बरको कांग्रेसता अधिवेशन समाप्त होनेके बाद अद्मदागादसे 
रवाना हुए ये भौर गोविन्द माव्वीयक्ों ८ जनवरी, १९२२ से पहले सजा दे दी गई थी । 
२. दस्तलिख्ित हंडिपेंडेंट, जिते महादेव देसाईकी गिरफ्तारी भौर सजाके बाद देवदास निकाल 


रहे थे । 


मैंट :  स्वराज्य के संवाददातासे १३१ 


गोविन्दके फिर गिरफ्तार होनेका तार मिला है। इस बार किसलिए पकड़ा 
गया है, इस बातका पता नहीं चछता। इसके बादकी खबर तुमसे मिलेगी। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७७२०)की फोटो-नकलसे। 


६०. भेंट: “स्वराज्य ' के संवाददातासे" 


[५ जनवरी, १९२२ के पूर्व ] 


“स्व॒राज्य' का विशेष संवाददाता अहमदाबादसे लिखता है: 

मेने प्रस्तावित समझौतेके' सस्बन्धर्मं वर्तमान स्थिति जाननफे लिए महात्माजीसे 
मुलाकात की। 

प्रदन: इस विषयमें छाला राजपतराय और पण्डित मोतीरूाल नेहरूकी क्‍या 
राय है? 

उत्तर: जहाँतक मोतीलालजीका सम्बन्ध है, उनका मत तो यंग इंडिया ' के गत 
अंकमें' बता दिया गया है। छालाजीने मुझसे जेलमें पड़े छोगोके लिए फिक्र न करनेको 
कहा है। 

मान लोजिए, स्वयंस्तेवक-संगठनोंकों दूसरे प्रान्तोंमें गेर-कानूनी नहों घोषित किया 
जाता और सार्वजनिक सभाओंपर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, उस हालतमें 
स्वपंसेवक और कांग्रेस-कार्यकर्ता जेल जानेफे लिए क्‍या करेंगे? 

उसके लिए तो उन्हें आक्रामक ढंगकी सविनय अवज्ञा करनी होगी। इसके लिए 
उन्हें तबतक इन्तजार करना पड़ेगा जबतक में उसे शुरू न करूँ। इस बीच उन्हें 
स्वयसेवकोंका संगठन करना चाहिए, प्रति दिन कमसे-कम चार घटे चरखा चलाना, 
प्रति घंटा कमसे-करम एक तोछा १० या १२ नम्बरका बढ़िया बठा हुआ और एक- 
सार सूत कातना चाहिए। 

क्या स्वयंसेवकॉकों विदेशी कपड़ों और शराबकी दुकानोंपर धरना देना चाहिए ? 

जो लोग अपनी जिम्मेदारी समझते है, और शान्तिपूर्वक काम कर सकते हैं, वे 
धरना दे सकते है। 

आप नये वर्षमें कबतक संघर्षके चलनेकी आज्ञा रखते हूं ? 

कह नही सकता। वतंमान स्थितिमें तो यह शायद दो महीनेसे अधिक न चढे। 
हमें भारतके हर हिस्सेमें सरकार द्वारा कोड़ो और गोलियोंकी अन्धाधुन्ध मारके लिए 


पद मेंट-वार्ता स्व॒राव्यत्ते उद्धृत को गई थी । 
२, इस समझौतेके लिए माछवीयजी बातचीत चछा रहे थे । 
३. २९ दिसम्बर, १९२१ के भंकमें “जेल्से एक दूसरा पत्र” (एनमदर जेल छैटर) शीपैकसे 
प्रकाशित हुआ था ! मोतीछाल नेदरुनें लिखा था; “ बातचीतका एक दो आधार हो सकता है 
वह पद कि तीनों मगोमें किंती तरकी कमी नहीं को जायेगी 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तैयार रहना चाहिए। हमें तब भी विच॒लित नहीं होना 
पंजाब और खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायोंके परिोगगक कप बार है 
स्वराज्यके लिए तो और भो नहीं। हम अभी वाणीकी स्वतन्त्रता और संगठन आदि 
वनानेकी आजादी-जैसे बुनियादी अधिकारोंके लिए लड़ रहे है, और इस सवारूपर 
हम नरम दलवालों और अत्य लोगोसे भी सहयोगकी अपेक्षा करते हैं। वीचमें जो यह 
छोटी-सी भिड़न्त हो गई है, वह खतम होनेके वाद हमारा रात्ता साफ हो जायेगा। 
भहात्माजीने यह भी कहा कि स्वराज्यकी किसी भी योजनामें सेना और 

पुलिसपर जतताके नियन्त्रणकी बात अवश्य होनी चाहिए। 

[ अग्नेजीसे | 

बॉम्बे ऑकॉनिकल, ५-१-१९२२ 


६१० टिप्पणियाँ 
जेल-जीवनकी झाँकी 
भूख या फिर ऐसा खाना जो कुत्तोंके खाने लायक होता है, ओढ़नेको 
कुछ नहीं और ऐसा तो बिलकुल ही नहीं जो दिल्‍लीकी कंड़ाकेकी सर्दासि बचा 
सके; कपड़ोंके नामपर जधन्य अपराधोंके अपराधी मामूली कंदियोंकी फटी-पुरानी 
उतारन; उसमें भी जुओं और पिस्सुओंकी भरभार और खूनके दाग; और 
सबसे भयंकर वात तो यह है कि अगर कभी एकाध असहयोगी सरकारी 
प्रलोभनोंमं फेसकर नेतिक वृष्टिसे कुछ कमजोर हो जाता है तो उसके साथ 
अच्छा व्यवहार किया जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है और इस बातकी 
ओर हुमेद्या इज्ञारा किया जाता है तथा जोर डालकर ऐसी परिस्थिति 
लानेकी कोशिश भी कौ जाती है। 
जब दिल्‍लीके छाला शंकरछाल दिल्‍ली जेलसे मियाँवाली जेल के जाये जा रहे 
थे तब उन्होंने उक्त छाब्दोंमें अपने जेक-जीवनका विवरण दिया। मुझे जिस मित्रने 
यह विवरण भेजा है, वे लिखते हूँ: 
हमने मोयलॉको बन्द सौतगाड़ीका' नाम सुता है छेकित यह दिल्ली जेल, 
जहाँ हमारे बेहतरीन और श्रेष्ठ असहयोगी कार्यकर्ता दूँसे गये हैँ, खुलो होते 
हुए भी एक ऐसी जगह बना दी गईं है जहाँ मोत और शतानका मिलाजुलछा 
साज्राज्य है। ये पंक्तियाँ लिखते समय भावावेशके कारण मेरे विचारोंको गति 
अबरुद्ध हो रही है। झ्ञायद इस कारण हमारे इस सुन्दर और प्रिय देदाम 


३, रेलगाढ़ीके पक बन्द ढिव्वेमें मोपला द्षैदिपोंकों मरकर के जाया जा रहा था; दम धुट णानेसे 
कुछ कैंदिषोंकी मृत्यु हो गई थी । 


टिप्पणियाँ १३३ 


बहू ताकत जो शंकरल्‍ाल-सरीणे अनेक व्यक्तियोंको खामोश कर रही है मेरी 

इस कप्तजोर आवाजकों भी दबा रही है। असहयोग आन्दोलनके कार्यकर्त्ताकों 

बड़ी बेंदर्दीसि पीटा जाता है और तबतक मार पड़ती रहती है जबतक कि 

पीटनेबाले के हाथ थक नहीं जाते। सत्याग्रहियोंक कपड़े उतार लिये जतते हे 

सो भी इस हृदतक कि अपनी लाज ढकनेके लिए भी उतके पास कुछ नहीं 

रह जाता; उन्हें दृषित भोजन दिया जाता है और गन्दगीमें रखा जाता है 

जिसमें वे संक्रामक रोगोंके कौटाणुओंके शिकार बनते हे। इस तरह उन्हें 

बरबस धीरे-धीरे मौतके मुंहमें ले जाया जाता है। ऐसी वर्दनाक कहानियाँ 

में बराबर सुन रहा हूँ। 

इन पक्तियोंके लेखक एक बहुत सुसस्कृत और सवेदनशील युवक हैँ। मैने उनके 
पत्रमें से कुछ विवरणात्मक अश निकाल दिये है। वे ऐसे कष्टोके आदी नही है, इसलिए 
दिल्‍ली जेलमें असहयोगियोके साथ जो दुब्येबहार हुआ उससे वे बहुत अधिक प्रभावित 
हुए। परन्तु इस अभियोगके सारमें सचाई है। कारण, उसकी सत्यताका प्रमाण और भी 
कई ऐसे सूत्रोंसे मिक्रा है जिनका आपसमें एक दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है। इस बातमें कोई 
सन्देह मालूम नहीं होता कि जब सरकार असहयोगियोको झुकानेमें असमर्थ रही और 
जैलमें हूंसकर भी उनसे माफी न मेंगवा सकी तो अब इस तरहके हुक्म जारी किये गये 
हैं कि इत लोगोको शारीरिक यातनाएँ पहुँचाई जायें। ऐसा समय जरूर आता है जब 
अपनी सम्पूर्ण इच्छाशक्तिके बावजूद मनृष्यका शरीर यातना सहनेंसे इनकार कर देता है 
और उसकी आत्माकों भी अपनी अनिच्छाके बावजूद शरीरकी बात स्वीकार करनी पड़ती 
है। शासक अपनी इसी जानकारीका नांजायज फायदा उठाकर सत्याग्रहियोकी स्वाभिमानी 
आत्माको दबाना चाह रहे है। और मुझे इस बातपर आदचर्य नहीं होगा अगर 
उन सत्याग्रहियोंमें से कुछ छोग इस अमानवीय व्यवहारकों, जिसे स्पष्टतः एक 
नियमित प्रणाढ्मीका रूप दिया जा रहा है, सहनेमें असमर्थ हो जायें और अपने शरीरको 
असहाय वेदनासे बचानेके लिए क्षमा-याचना कर लें। 

लेकिन जहाँ इस बातके उदाहरण है कि आत्मा शरीरकी भयकर यातनाओंको 
किसी निश्चित सीमासे आगे सहनेमें असमर्थ रहती है वहाँ ऐसे उदाहरणोंकी भी कभी 
तही है कि आत्माने भयकर यातनाओंको सहनेमें विजय पाई है। यदि पहलेसे पर्याप्त 
मानसिक तैयारी हो तो कष्टकी अतिशयता स्वयं एक औषध बन जाती है जो कष्टका 
अनुभव ही नही होने देती; अलबत्ता उसमें सब-कुछ सहनेके लिए आत्माका संकल्प 
जरूरी है। बात्माके इस प्रबल संकल्पसे उत्पन्न आनन्दका आवेश पीडाकी अनुभूतिपर 
हावी हो जाता है। अपने देश या धर्मकी सेवा करनेमें जो आनन्द मिलता है वह 
आनन्द इतना अधिक होता है कि सेवाके दौरान होनेवाला कष्ठ उस आननन्‍्दमें खो 
जाता है। 

इसलिए प्रत्येक सत्याग्रहीका यह कत्तंव्य है कि वह सभी झारीरिक यातनाओको सहे | 
लेकिन इसी तरह उसका यह भी कत्तंव्य है कि वह अस्वच्छता और अपमान दोनोंका 
विरोध करे। वह खुशी-लुल्ी कोड़े सहेगा। छेकित उसे रेंगकर चलनेको कहा जाये तो 


(३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वह इनकार करेगा। वह खुशी-खुशी नंगे बदन रहेगा और उंडमें ठिदुर-ठिठुरकर 
मौतका आछिगन करेगा। छेकिन उसे कीटाणुवाले गन्दे कम्बल्लों और कमीजोंको लेनेसे 
दृढ़तापूब॑ंक इनकार करना होगा। भछे ही वह वगैर खानेके रहे छेकिन उसे कंकरीले 
आ्टेकी रोटियाँ और दाल खानेसे इतकार करना चाहिए। भले ही वह बगैर स्नान 
किये रहे लेकिन उसे गन्दे पानीमें नहानेसे इनकार करना चाहिए। जहाँ झुकना 
अमानवीय हो वहाँ सत्याग्रह कत्तंव्य हो जाता है। 

सत्याग्रहियोंकों स्वेच्छायूवंक कष्ट सहनेका जो अवसर मिलता है, उसे उन्हें अपना 
सौभाग्य ही समझना चाहिए। यह सवसे श्रेष्ठ सेवा है। वे लोग दरअसरू जेलकों 
पवित्र कर रहे है। सामान्य अपराधी भी मानवीय व्यवहारके अधिकारी है। भक्े ही 
सरकार बहुत सादा खाना और कपड़ा दे लेकिन दोनों ही चीजें होनी चाहिए स्वच्छ 
आर पर्याप्त । 

मेरे लिए इस प्रकारके अमानवीय व्यवहारके विवरण प्रकाशित करना कोई 
खुशीकी वात नहीं है चाहे ऐसा व्यवहार कही भी और किसी ने भी किया हो। मैं 
यह विश्वास नहीं करना चाहता कि मनुष्य ऐसा पराशविक आचरण भी कर सकते 
है जेसा कि उन बहुत-सी घटनाओंसे सिद्ध होता है जो कि उनके बारेमें बताई जाती 
हैं। मेरी यह ख्वाहिश है कि यह लड़ाई खिलाड़ियोंकी भावनाके साथ लड़ी जाये। 
जव मैं यह देखता हूँ कि औचित्यकौ मर्यादाओंका पालन नहीं हो रहा है तो मुझे यह 
वात बहुत कचोठती है। 

लेकिन अगर दूसरे लोग यानी शास्रक-वर्ग गन्दा खेल खेलता है, तो वैसा ही 
सही । सत्याग्रहियोंके सामनें और कोई चारा नहीं है उन्हें तो स्थितियोंका मुकाबला 
करना है और सामने आनेवाली कठिनाइयोंके वीचसे होकर गुजरना है। जापानियोंकी 
वीरताकी एक कहानी है कि जब उन्होंने एक खाईको पार करनेमें अपनेको असमर्थ 
पाया तो उन्होंने उस खाईको अपनी लागोंसे पाठ दिया। हमारा पक मारना नहीं 
है बल्कि केवल मारे जाना है, छेकिन क्या इसलिए हमें उन लोगोंके मुकाबले कम 
त्याग करना चाहिए? हमारा प्रण तो हमसे जापानी सिपाहियोसे भी ज्यादा बीरताकी 
माँग करता है क्योंकि हमें तो छड़ाईके ढोल-वाजोंके विना ही आगके वीचसे होकर 
गुजरना है। स 
... प्र-छेखकने जो अभियोग छगाया है, वह गम्भीर है। मैं इसके हक 
प्रमाण देना चाहूँगा। मुझे “इंडिपेंडेंट' पत्रके सम्पादक महादेव देसाईके साथ किये जा 
रहे व्यवहारका विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है; जिसे में उद्धृत करता है। यंग इंडिया 
के पाठक जानते हैं कि इस पत्रसे उनका क्या सम्वन्ध है।' वे सबसे ज्यादा संजीदा 
कार्यकर्तताओंमें है और बहुत संवेदनशील हैं। श्री देसाईके एक मित्र श्रीमती देसाईके 
साथ उनसे मिलने गये। लेखक इस सम्बन्धर्में कहते है: ॥॒ हु 

हमें जबरवस्त दमन सहना होगा; हम उसके लिए तैयार हो रहे है। 
सेने आपको सहादेवभाईके कारावासके बारेसें तार भेजा हैं। उन्हें मवालतम 


१. मद्दादेव देसाई यंग इंडियाके प्रकाशक ये । 


टिप्पणियाँ १३५ 
पेश होनेके लिए सम्मत मिला था। वे जेल जाते समय बिलकुल खुश थे। हम 


कल उनसे सिरूने गये सगर हमें मिलने नहीं दिया गया। में खाना, कपड़े 
और कुछ किताबें छे गया था लेकिन जेलूरने लेनेसे इनकार कर दिया। आज 
सबेरे हम उनसे मिल सके। उन्हें साधारण अपराधियोंके साथ रखा गया था 
और जेलके सभो नियम उनपर लागू किये गये हे। वे जेलके कपड़े पहने हुए 
थे। थे एक काली कमीज जिसको बाहें कोहनीतक थीं और एक हाफ पैन्‍्ट 
पहने हुए थे। उनके कपड़े गन्दे और बदबूदार थे और उनमें जुएँ भी थीं। 
उनके पास दो कम्बल थे जो शायद सहीनोंसे नहीं घोये गये थे और जिनमें 
जरूर ही जुओंफी भरमार रही होगी। पानी पोनेके लिए एक जंग लूगा 
लोहेका बतेंन था। जंग्र इतना ज्यादा था कि अगर उससें पानी थोड़ी देर भी 
रखा रह जाये तो वह पीने योग्य न रहे। इसलिए रातको उसमें से पानी 
नहीं पिया जा सकता था। सबरें उस पानीका रंग बिलकुल पीला हो जत्ता 
था। वहाँ एक गन्दी टंकी है जहाँसे पीनेका पानी लिया जाता है और यही 
पानी नहाने-धोनेके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यह नहीं सालूस 
कि उन्हें बाल्टियाँ भो दी जाती है या नहीं। नहानेके लिए एक लंगोट दिया 
जाता है। लेकिन बदन पोंछनेके लिए कोई तौलिया नहीं दिया जाता। जब 
घूपमें बदन सूल जाये तो वही गन्‍्दे कपड़े फिर पहनने पड़ते हे। इस जगह की 
ठंडी जलवायुमें महादेवभाई-जंसे कमजोर आदमीके लिए कपड़े धोना असम्भव 
है। क्‍योंकि जबतक घोये हुए कपड़े सुख्ध न जाये तबतक उन्हें नंगे बदन 
रहना पड़ता है। उन्हें सिर्फ जेलका ही खाना दिया जाता है। करू रात तो 
उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, आज सुबह उन्होंने दरिया जेसी कोई चीज ली। 
इस खालेमें कंकड़ और घुल थी। शौचके लिए कौदियोंकों बाहर जाना पड़ता 
है और जश्ौवके लिए पानी उसी बर्तंतमें ले जाना पड़ता है जो उन्हें पानी 
पीनके लिए दिया जाता है। रातके लिए उन्हें बगर ढफ्कनका बतंन दिया 
जाता है। हाँ, अभी सिर्फ एक कसर बाकी है और वह यह कि उनके हथ- 
कड़ियाँ नहीं डाली गईं। 
मुझे एक दूसरे सूत्रसे मालूम हुआ कि उनके साथ दुर्व्यवहार करनेके लिए विशेष 
आदेश जारी किये गये हैं और उसका कारण यह बताया जाता है कि महादेव 
देसाईने जान-बूझकर शासनकी आज्ञाका उल्कधन किया है। अधिकारियोको यह बात 
बहुत खटकी है कि इंडिपेंडंट ” छपाई और छपाईके लिए आवश्यक “डिक्लेरेशन 
दाखिक किये बिना ही निकाल पाना सम्भव हो गया है। 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जेलके सीखचोमें वन्द रहकर भी महादेव 
देसाई अपनी सम्पादकीय दक्षताको सिद्ध करेंगे और झारीरिक यातनाओंके बावजूद अपनी 
स्वतन्त्रता बरकरार रखेंगे। मे यह सूचना देकर पाठकोंको सान्त्वना देना चाहता हूँ कि 
महादेव देसाईके पास प्रेमसे ओतप्रोत ऐसा हृदय है जिसमें यातना पहुँचानेवाले के लिए 


ध्कप सम्पूर्ण गांधी वादमय 


भी स्थान है। पवित्र भजनोंके रूपमें उनके पास एक ऐसी आत्मक्षक्ति भी है जिसपर 
यातनाओंका असर नहीं होता। वे भजन गाकर अपने इन सारे कष्ठोंकी पीड़ाकों दूर 
कर सकेंगे। मेरा पूरा विव्वास है कि मीराबाईपर उनके पति द्वारा दी गई यातनाओका 
कोई असर नहीं हुआ था। ईइ्वरके प्रति प्रेम और उसके अमूल्य नामका निरन्तर 
स्मरण उन्हें नित्य प्रसन्न बनाये रखता था। जब में उन राजपूत वीरांगनाओंकी याद 
करता हूँ जो ईश्वरका नाम लेकर जलती हुई चितामें कूद जाती थी तब मेरे भन्में 
उनका जो चित्र उभरता है मैं उसमें उनके चेहरेपर आननन्‍्दका ही भाव देखता हूँ। 
लेटीमरने'! जब शानके साथ अपना हाथ फैलाकर भआगमें डाल दिया तो उन्हें तनिक 
भी कष्ट नहीं हुआ। उन्हें अगर किसी चीजने वचाया तो वह थी ईदवरमें उनका 
विष्वास और उनकी सत्यनिष्ठा। चमत्कारोंका युग आज भी गुजरा नहीं है। यदि हम 
ईदवरकी सत्ता और उसकी रक्षा करनेकी क्षमतामें थोड़ा भी विश्वास करें तो हमें 
ऐसा कवच मिल जाता है जिसके बलूपर हम उन सब पीड़ाओंको सह सकते है जिन्हें 
असह्य कहा जाता है। किसी भी सत्याग्रहीकों जिसे अपने उद्देश्यमें विष्वास है, इस 
सत्यमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिए कि संकटके समय ईह्वर उसकी रक्षा 
करेगा। 

मुझे पूरा विश्वास है महादेव देसाई अपने विनम्न किन्तु गरिमापूर्ण व्यवितत्वसे 
दुव्यंवहार करनेवाले पाषाण-हृदय व्यक्तियोंका भी दिल पिधछा सकेंगे । है 

छेकिन हम सरकारके दुर्व्यवहारके उदाहरणोंकी अपनी चर्चापर वापिस आये: 
छखनऊका उदाहरण लीजिये। वहाँ सब ठीक चल रहा था। पण्डित नेहरू और उनके 
साथियोंको आवश्यक सुविधाएँ दी गई थी। मैं तो यह सोचने छगा था 28 
संयुकत-प्रान्तकी सरकार अपनी आज्ञाका उल्लंघन करनेवालों को वरावर जेंलर्में डाल 
रही है फिर भी वह राजनीतिक बन्दियोंके साथ शालीनता और नम्नताका व्यवहार 
कर रही है। ठेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि छखनऊमे भी कुछ परिवर्तन आ 
गया है। मुझे अभी-अभी खबर मिली कि शेख खलीकुज्जमों और उनके हम साथियों- 
को जिला जेल्से केन्द्रीय जेलमें भेज दिया गया है और उन्हें जो सुविः दी गई थीं 
उनसे उन्हें वंचित किया जायेगा और शायद उनसे किसीको मिलनेकी इजाजत भी 
नहीं मिलेगी । पण्डित वेहरू और वाकी कौवियोंनें इस प्रकारके भेदभावके विदद्ध एक 
कड़ा विरोध-पत्र भेजा है और इस वातकी माँग की है कि उनके साथ भी वैसा ही 
व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि दूसरे राजनीतिक कैवियोके साथ किया कक 
है। हर भारतवासीके लिए यह गवेकी बात होनी चाहिए कि भारतके कुछ बंहत 
आदमी आज अपना सारा बड़प्पन भूलकर आम आदमीके साथ कच्चेसे-कत्वा भिड़ाकर 
काम कर रहे हैं और अपने लिए किन्‍्दीं विशेष अधिकारोंकी माँग नही कर 


रहे है। 


१. हू छेयीमर (१४८५-१५५५); अंग्रेज समाज-सुधारक जितपर ध्म-विरोधी दोनेका आरोप छा- 
कर जीवित जरा दिया गया था । 
५. इस अनुच्छेदके भन्तमें छेखन-तियि, १ जनवरीका उल्हेख है । 


टिप्पणियाँ १३७ 


उपयुक्त टिप्पणियाँ लिखनेके बाद मुझ एक तार मिला। इस तारमें कहा गया 
है कि श्री देसाईसे दुबारा मिलने दिया गया और वे बिलकुल स्वस्थ है और उनके साथ 
अब अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियोकी खातिर, मुझे इस बातकी खुशी 
है कि श्री देसाईके साथ किये जा रहे व्यवहारमें सुधार किया गया है। खैर, यह तो 
ठीक है छेकिन ऊपर जिस अस्वच्छताका वर्णन हुआ है वह तो शुरूसे ही नहीं होची 
चाहिए थी। महादेव देसाई-सरीखे किसी एक व्यक्तिके साथ मजबूरन अच्छा व्यवहार 
किया गया --यह बात खास महत्त्व नही रखती। सवाल एकका नहीं बल्कि बहुतसे 
छोगोका है। सामान्य कैदियोकी क्या हालत होगी? क्‍या उन्हें कोई अधिकार है? 
सुसंस्कृत लोगोका कैदमें डाला जाना उस दृष्टिसे एक अनायास प्राप्त सौभाग्य है। 
जेलमें राजनीतिक कैदियोंकी उपस्थितिका एक आनुषगिक लाभ यह होगा कि मानव- 
अधिकारोका यह सवाल हल हो जायेगा। 

/इंडिपेंडंट ' का नया रूप 

श्री महादेव देसाईने दो हजार रुपयेकी जमानत जब्त हो जानेपर इडिपेंडेंट ' का 
जो हस्तलिखित सस्करण निकाला था वह कठिनाइयोके बावजूद अब भी भिकल रहा 
है। वह अपने तये रूपमें नियमित रूपसे प्रकाशित हो रहा है। अगर वर्तमान सम्पादक 
गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद क्रमश. यह पद कौन-कौन लोग सभाडेगे, 
इसकी व्यवस्था कर छी गई है। पत्रके मुखपृष्ठउपर उन सम्पादककों और सहायक 
सम्पादकोके नाम हैं जो कि इस थोड़ी-सी अवधिमें गिरफ्तार कर लिये गये है। 
वे है :---रंगा अय्यर,' जॉर्ज जोजेफ, कबाडी और महादेव देसाई। मेरा खयाल है 
कि लाहौरके 'जमीदार पत्रको छोड़कर कोई ऐसा दूसरा पत्र नहीं है, जिसका ऐसा 
गौखबपूर्ण रेकार्ड हो। में एक दूसरे कालममें पिछले सात अंकोसे कुछ चुनी हुईं सामग्री 
प्रकाशित कर रहा हूँ | पहला अक तो मैं पूरा प्रकाशित कर ही चुका हूँ। पत्रकी यह 
विशेषता पाठकोके ध्यानमें अवश्य आयेगी कि समाचार कितनी सावघानीसे संकलित 
किये गये है, कैसे एक-दूसरेसे उनका तालकू-मेल बैठाया गया है और उन्हें संक्षिप्त 
रूपमें पेश किया गया है। पाठक यह भी देखेंगे कि सम्पादकीयमें कैसे ठोस विचार 
है। में पूरी आशा करता हूँ कि इलाहाबादकी जनता इस प्रयोगके प्रति सहानुभूति 
जतायेगी और उसके युवा सम्पादक द्वारा की गई अपीलका समर्थन करेगी। यह एक 
साहसपूर्ण प्रयोग है और उसमें महत्त्वपूर्ण सम्भावनाएँ निहित है। मुमकिन है कि सरकार 
पत्रके खिछाफ अपनी कारेवाई की कोई हद ही न बाँघे और प्रत्येक नये सम्पादकको 
गिरफ्तार करती चली जाये। इस नये प्रयोगका उद्देश्य यह दिखाना है कि जब 
सजा भुगतनेके छिए काफी आदमी मौजूद हो तो कोई भी सरकार जनताकी मर्जीके 
खिलाफ जबरदस्ती अपनी इच्छा नही छाद सकती। अपनेको स्वत॒न्त्र अनुभव करने और 
स्व॒तत्त्र होनेसे पहले यह जरूरी है कि हम सभी सरकारी रियायतरोंकों ठुकरा सके। 
हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे असहयोग आन्दोलनके बावजूद बहुत सी ऐसी चीजें 


२. सी० एस० रंगा गय्यर | 


मु सम्पूर्ण गांधी वाह्सय 


हैं जिनका छाभ हम सरकारकी कृपासे उठाते हैं। अगर सरकार चाहे तो हम सबको 
बिलकुछ अल्‍ूग-अछग कर सकती है और रेलगाड़ी, डाक-तार जादिकी सुविधाओसे हमें 
वंचित कर सकती है। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे सरकार हमारी मर्जीके बगैर नहो 
दबा सकती और वह है हमारी आात्मा। इसलिए यदि हम भारतकी जआत्माको स्वतन्तर 
बनाये रखता चाहते हैं तो सरकार हमारे रास्तेमें जो भी रुकावटें डे उनका 
मुकाबछा करने और उनपर विजय पानेके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 

यदि समस्पादकको अच्छे प्रतिल्षपिक मिरू जायें तो वह आसानीसे एक हजार 
प्रतिक्िपियाँ तैयार करा सकता है। मेरी सलाह है कि सम्पादक अपनी बात और भी 
कम दाब्दोंमें कहना सीखे । अगर वह थोड़ा-सा अभ्यास करे तो अपनी पूरी बात सिर्फ 
एक फुलस्केप' कागजके दोनों तरफ लिखकर कह सकता है। रोजाना जनता जिन 
उपे हुए पतन्नोंको पढ़ती है और जिन्हें पढ़नेमें उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है 
उनकी अपेक्षा यह संक्षिप्त समाचारपत्र कहीं ज्यादा पढ़ने योग्य होगा। अगर समाचार- 
पत्रमें से भरतीकी सामग्री, सुर्खियाँ और विज्ञापत हटा दिये जायें तो बाकी सामभ्ी एक 
फुलस्केप कागजमें आ सकती है। सम्पादकको चाहिए कि वह ऐसे समाचार और 
विचार प्रकाशित करे जिन्हें पाठक और कहीं नहीं पा सकता। ऐसा करनेसे उसके 
पत्रकी प्रचार-संख्या बिता प्रयत्नके हजार गृनी हो जायेगी। सम्पादकको साथ ही यह 
याद रखना चाहिए कि लिखित दैनिक पत्रके लिए एक और तरहके संगठनकी जरूरत 
है। इसके एजेण्टोंको वितरकोंका कार्य कम और प्रतिलिपियोंका कार्य ज्यादा करना 
होगा। लिखित दैनिक पत्रके प्रबन्धककों एजेण्टोंकी और उन ग्राहकोंकी सूची रखनी 
होगी जो इन एजेण्टोंसे पत्र खरीदते हैं। इन एजेण्टोंको अपने-अपने क्षेत्रोंके लिए 
स्थानीय प्रतिलिपिक रखने होंगे जो अपने क्षेत्रोंके लिए काफी भ्रतिलिपियाँ तैयार करेंगे। 
इस प्रकार लिखित दैनिक पत्रके कर्मचारियों और पाठकोंके बीच निकटतर और सजीव 
सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। इसके अछावा, जब यह योजना ठीक तरह चल पड़ेगी 
तो आप देखेंगे कि परेशानी कम हो जायेगी; समय, शक्ति और पैसा भी कम खर्च 
होगा और इसके परिणाम अधिक टिकाऊ और श्ीत्र फलदायी होंगे। 


एक बेरिस्टरकों नोटिस 


अछीगढ़में दंगोंके तुरन्त बाद जब श्री ठी० ए० के० शेरवानीकी गिरफ्तार किया 
गया, उस समय वे राष्ट्रीय मुस्लिम विदवविद्या्यके व्यवस्थापक थ। इस समय श्री 
शेरवानी, इलाहाबादकी नैनी केन्द्रीय जेलमें सजा काठ रहे है। अभी उन्हें उच्च न्याया- 
रूयसे यह नोटिस दिया गया है कि उन्हें भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १५३-७ के 
अन्तर्गत सजा हुई है। अतः वे बतायें कि उनका नाम एडवोकेटोंकी सूचीसे क्‍यों न हक 
दिया जाये या उन्हें वकारूत करनेसे मुअत्त क्यों न कर दिया जाये क्योंकि उन्हें अप 
सफाई इसी माहकी २३ तारीखको देनी है। दो साल पहले बड़ेसे-बड़ा वकील एसा 
नोटिस पाकर सिहर उठता ! उस समय इस तरहकी कार्रवाईको भावी वर्बादीका सूचक 
समझा जाता। लेकिन खुश किस्मतीसे स्थिति बदर गई है। मुझे पता है कि कप 
नोटिससे श्री शेरवानीकी एक रात मी बेचैनीसे नहीं कटी। उन्होंने असहयोर्ग 


काग्रेसका अधिवेशन और उसके बाद १३९ 


हैसियतसे वकालत पहले ही छोड़ दी है। उन्हें अपने ऊपर और देशपर इतना 
विश्वास तो है ही कि वे यह विश्वास रखें क्रि जब स्वराज्य मिलेगा और वह निकट 
भविष्यमें मिलनेवाला ही है, तब उनका नाम सूचीमें सम्मानके साथ पुन" शामिल कर 
लिया जायेगा, भल्ते ही २३ तारीखको उच्च न्यायारूय उसे हटाना चाहे तो हठा दे। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ५-१-१९२२ 


६२. कांग्रेसका अधिवेशन और उसके बाद 


सारांश 

कांग्रेस अधिवेशनका सप्ताह बड़े हर्ष और उत्सवका सप्ताह था। किसीको ऐसा 
नहीं छगता था कि स्वराज्य अभी प्राप्त नही हुआ है। प्रत्येक मनुष्य इस बातकों 
जानता मालछूम होता था कि हमारा राष्ट्रीय बल लगातार बढ़ रहा है। जिसे देखिए 
उसीके चेहरेपर विश्वास और आज्ञाके भाव झलकते हुए दिखाई देते थे। स्वागत- 
समितिने अधिवेशनके लिए एक लाख मनुष्योके बैठने योग्य मण्डप बनाया था; परन्तु 
आगत सज्जनोकी संख्याका अनुमान कमसे-कम दो छाखका है। भीड़ इतनी अधिक 
थी कि सीजन टिकट या प्रवेश टिकट तक देना असम्भव हो गया | और यदि लछोगोंको 
डरानेके लिए कुछ झूठी अफवाह न उड़ाई गई होती तो दर्शकोकी यह आदचये- 
जनक संख्या और अधिक होती। नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओंके कारावास और उनके 
साहसने छोगोके हृदयोमें एक नई आशा और नई उमंग पैदा कर दी है। ऐसा 
लगता था कि लोगोंको यह मालूम हो गया है कि आजादी प्राप्त करनेकी तथा अपनी 
आजादीमें इकावट डालनेवाली बड़ीसे-वडी ताकतके टुकड़ें-टुकड़े कर डालनेकी रामबाण 
दवा बस कष्ट सहन ही है। 

काग्रेसके नये विघानके अनुसार एक साकूतक काम हुआ है और मेरी विनम्र 
सम्मतिमें विधानने अपनी उपयोगिता पूरी तरह सिद्ध कर दी है। विषय-समितिमें चारों 
ओर भम्भीरता और 'कामसे-काम रखने 'की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। उसमें प्रत्येक 
बातकी खूब छानबीन की जाती थी। फिर उसके सदस्योंका चुनाव तत्काल ही, जैसा 
बन पड़ा, वैसा नहीं किया गया था; बल्कि वे अपने मतदाताओं द्वारा बहुत सोच- 
विचारके उपरान्त निर्वाचित किये गये थे। मतदाता भी ऐसे जो यह जानते थे कि 
हम क्या कर रहे हैँ। खुद काग्रेसके अधिवेशनका दृश्य भी प्रभावशाली था। देशबन्धु 
चित्तर॑जन दासकी जगह सभापतिके आसनकों हकीमजीने' सुशोभित किया। उन्होंने 
अपना काम जिस घीरजसे निबाहा उससे यह सिद्ध हो गया है कि वे एक आदर्श 
सभापति हैँ। प्रतिनिधियोने मत देनेंसे पहले अपनी झंकाओके निवारणका आग्रह 
किया। प्रत्येक बातकी और पूरी कार्रवाईको जाननेका वे बार-बार प्रयत्न करते थे। 


१. इकीम भमजमल खो ! 


हक सम्पूर्ण गांधी वादमय 


स्वागत-समितिके सभापति श्री वल्छभभाई पटेलने अपना 
वह इतना छोटा था कि कोई १५ मिचटमें लतम हो गया। कक कलवेटअपीके ९४॥ 
करानेके लिए एक भी भाषण नहीं हुआ। यह पूरी कार्रवाई कांग्रेस कमेटीने ही कर 
डाली। इससे बारह हजार प्रतिनिधियों और प्रेक्षकोंके केमसे-कम दो धण्टे बच गये। 
सभापति महोदयका भाषण भी करीब बीस मिनटमे पूरा हो गया था। अत्येक वकक्‍ताने 
अपने प्रतिपाद्य विषयपर ही भाषण किया। वे अपने विषयसे इधर-उधर नहीं भटके। 
एक भी मिनट व्यर्थकी बातमें नहीं छगाया गया। 

स्थिति ही ऐसी थी कि इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था। 
तमाम भ्रस्तावोंमें जो-कुछ कहा गया था वह राष्ट्रको ही लक्ष्य करके कहा गया था। 
उनके द्वारा जनताके सामने ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिसके अनुसार, यदि देश यह 
चाहता हो कि संसारमें उसे अपना उचित स्थान प्राप्त हो तो, उसे बड़े उत्साह और 
जोशके साथ काम करना होगा। ह 

इसलिए विश्वय-समिति तथा खुछे तधिवेशनमें इस बातपर असाधारण झुपसे ध्यान 
दिया गया कि प्रत्येक प्रस्तावकों लोग खूब अच्छी तरह समझ छें और फिर उसपर 
मतदान करें। 

यह वी हुआ कांग्रेसके इस अधिवेशनके काम-काजके सम्बन्ध्ें। अब प्रदर्शनीकी 
बात करें। 

प्रदर्शनी 

महासभाका प्रदर्शन-विभाग भी कम प्रभावशाली नहीं था। खुद मण्डप ही बड़ा 
भव्य और शानदार था। वह चारों ओरसे खादीसे आच्छादित था। मेहराबें भी 
खादीकी थीं और विषय-समितिका मण्डप भी खादीका ही था। भण्डपके सामने ही 
एक सुन्दर फूहारा था, जिसके आसपास हरे-हरे मैदान बड़े सुहावने मालूम होते थे। 
कांग्रेसके मण्डपके पीछे एक बड़ा भारी मण्डप और था जिसमें कांग्रेसके वक्‍ता आ- 
आकर कांग्रेसकी काररवाईका हार उन हजारों नर-नारियोंको सुनाया करते थे, जो 
कांग्रेसके प्रति अपने प्रेम और प्रवेश्-शुल्क देनेकी अपनी तैयारीके बावजूद कांग्रेसके 
सण्डपर्मे न जा पाये थे। 

रातके समय वह सारा मैदान बिजलीकी रोशनीसे जग्मगा उठता था। और 
चूँकि यह स्थाव साबरमतीके किनारे एलिस पुलके छोरपर ही है इसलिए सदीके दूसरे 
किनारेसे देखनेवाले हजारों तमाशबीनोंके लिए वह बढ़ा भव्य दृश्य था। 

प्रदर्शतीका स्थान बस पुलके पास ही था। झुंडके-झुद्द छोग प्रदर्शनीमें दूढे पढ़ेते 
थे। प्रदर्शनी बड़ी सफल रही। लोगोंकी आमद-रफ्त तो अनुमानसे भी बाहर निकली । 

कोई ४० हजारसे कम प्रेक्षक हररोज वहाँ नहीं गये। भारतमें क्या चीजे 
तैयार हो सकती हैं इसका यह अद्वितीय प्रदर्शन था। चिकाकोल (आस्क्ष प्रदेश))े 
कुछ कारीगर आये थे। वे कपासकी समस्त क्रियायें खुद करके बताते थे। १०० नम्बर 
तकका सूत हाथसे कातकर दिखाते थे। यह दृश्य प्रदर्शनीका मुख्य आकर्षण था। 
किसी भी तरहके यंत्रकी सहायताके बिना शायद ऐसी बर्फ़-जैसी सफेद पूनी नहीं बनाई था 


कांग्रैसका अधिवेशन और उसके बांद॑ १४१ 


सकती जैसी कि उन आन्प्रकी महिलाओने केवल अपने हाथोसे बनाकर दिखाई। जितना 
बारीक धागा उन आन्श्र-महिलाओकी कोमल अँगुलियोसे निकछता था उतना किसी 
यल्त्रसे नही निकल सकता । तकुआ चक्कर खाता हुआ अपने संगीतका जैसा सुर छेंड़ता 
था बैसा अन्य किसी प्रकारसे नहीं निकूह सकता! एक कमरेमें हर तरहकी खादीके 
नमूने रखे थे। उनसे यह बात जानी जा सकती थो कि इस एक वर्षमें खादीके 
जीवनमें कितना विकास हुआ है। कविवर रवीन्द्रनाथके शान्तिनिकेतत तथा दूसरी 
जगहोसे चित्रकाके कुछ नमूने आये थे और नवकाशीकी कारीग़रीके भी कुछ सुन्दर 
नमूने रखे गये थे। उन्हें देखकर सामान्य दर्शक तथा उस विषयके ज्ञाताको भी 
कुछ नई बातें मालूम हो सकती थी। सग्रीत समारोह भी हुए थे जिनमें भारतके 
समस्त प्रान्तोके अच्छे-अच्छे गवैये एकत्र हुए थे। उन्हें देखनेके लिए हजारो लोग बेतरह 
उमड़ते थे। समारोहके अन्तमें अखिल भारतीय संगीत-परिषद्का पहलछा अधिवेशन हुआ । 
उसके संयोजक थे पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर'। परिषद्का उद्देश्य था राष्ट्रीय सभा- 
समितियोंमें संगीतका प्रवेश और प्रचार करता तथा भजन-मडलियोका संगठन करना | 


खादीकी लोकप्रियता 

खादीनगर, उसके पासका मुस्लिमनगर और उसके पडोसमें ही खिलाफत मण्डप, 
ये हिन्दू-मुस्लिम एकताके सबसे बड़े उदाहरण थे तथा खादीकी लोकप्रियताके प्रत्यक्ष 
प्रमाण थे। स्वागत-समितिने सिर्फे गुजरातमें ही बनी खादीसे काम लिया है। कुछ 
साढे तीन छाख हपयेकी खादी मेंगाई गई और उसके उपयोगके लिए पचास हजार 
रुपया खर्च किया गया। प्रतिनिधियों और दर्शंकोके तमाम डेरोपर तथा एक बड़े 
भारी रसोई-घर और, भण्डारगृहपर खादी-ही-खादी लगी हुई थी। कोई दो हजार 
हिन्दू-मुसलमान स्वयसेवकोने जिनमें कुछ पारसी और ईसाई भी थे, खादीनगर तथा 
मुस्लिमनगरमें ठहरनेवाले तमाम भेहमानोके सत्कार और प्रबन्धका भार सँमाला। 

शौचादिके लिए विशेष रूपसे प्रबन्ध किया गया था। इसके लिए छोटी-छोटी 
खाइयाँ खुदवाई गई थीं और हर ज्नौचालयके चारो ओर खादीके पर्दे छुग्राये गये थे। 
हर एक सज्जनके टट्टीसे बाहर निकलते ही मेलेपर साफ मिट्टी डाली जाती थी। 
इससे जब भी कोई टट्टी जाता तो वह उसे साफ ही नजर आती थी । खाइयोकी सफाईके 
कामपर दाम देकर मेहतर नही रखे गये थे; पर हर जाति और हर मजहबके स्वयं- 
सेवकंगण तैनात थे। इस कामके लिए उन्ही स्वयसेवकोकी योजना की गई थी जिल्हें 
इस आवश्यक कामसे अरुचि नही थी। पाठक शायद इस बातको न जानते होगे कि 
यह विधि कितनी अच्छी है। इससे सफाई खूब रहती है। इससे मैछा साफ करनेवाछे- 
को न तो मैलेको छूता पड़ता है और न उसपर पड़ी हुई मिट्ठीको ही। उसे बस 
बेलचे-भर साफ मिट्टी उसपर डाल देनेकी और एह॒तियातके साथ मैलेको ढक देनेकी 
जरूरत रहती है। इस जरा-सी और मामूली एहुतियातका फल यह हुआ कि आसपासकी 
जगह बड़ी साफ और सुहावनी बनी रही और मक्खियोकी भिनभिनाहटसे और उनके 
दोषसे बची रही। सभो जयहोंपर बिजलीकी रोशनीकी तजबीज की गईं थी। 


१. पण्डित विष्णु दिगा्बर पछुस्कर, शास्रीप संगीतके विख्यात गायक। गांधवे भद्दावियाल्यके संस्थापक । 


६४९ भम्पूर्ण गांधी वाद्मय॑ 
ह भहिला-परिषद्‌ 

में महिला-परिषद्का उल्लेख किये बिना नही रह सकता, जिसकी कि सभानेत्री 
अली भाइयोंकी वीर माता बी-अम्मा थीं। वह दृष्य हृदयस्पर्शी था। पूरे विबारू पण्डाल- 
में पन््रह हजारसे कम औरतें न थी। मैं यह नहीं कहता कि वहाँ जो-कुछ हो रहा 
था उसका रहस्य सभीकी समझमें आ गया। छेकित मैं यह जरूर कहता हूँ कि वे 
अपने दिलसे इतना जानती थीं कि वहाँ क्या बात हो रही है। वे जानती थी कि 
उनकी इस सभाने भारतकी उद्देश्य-पू्तिमं बड़ी सहायता पहुँचाई है और उन्हें माठम 
था कि हमें भी अब पुरुषोंके साथ-ही-साथ अपने हिस्सेका काम करना है। है 

इस तमाम भीड़-भाड़में, जहाँतक मुझे पता है, किसी तरहकी कोई दुर्घटना नहीं 
हुई। पुलिसने किसीके काममें दखल नहीं दिया, किसीसे छेड़-छाड़ नहीं की। यह 
उसके लिए नेकनामीकी बात है। पुछसे कांग्रेस अधिवेशतकी ओरका सारा प्रवन्ध कांग्रेस 
तथा खिलाफतके स्वयसेवकोंके सुपुर्दे था। 


इस चिन्नका कृष्ण पक्ष 


यहाँ तक तो मैने चित्रका उज्ज्वल पक्ष दिखाया। परल्तु अन्य सभी चित्रोंकी तरह 
इस चित्रका कृष्ण पक्ष भी था। छोगोंमें उत्साह तो खूब प्रबल था; पर प्रेक्षक कभी- 
कभी नियमोंको भंग कर देते थे। अधीर हो उठवनेपर वे एक-दो बार तो मण्डप्मे 
जानेके लिए जबरदस्ती फाटकर्में घूस पड़े। उस समय तो कुशल रही; परन्तु उससे 
बात बढ़कर भयंकर हो सकती थी। हममें इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए जिससे 
हम ऐसे कार्योंको पूर्ण शान्तिके साथ निविष्न पूरा कर सकें। और यह उसी दद्ामें 
सम्भव है जबकि जन-समूह कुदरती तौरपर और अपने-आप अपने ही भाई-विरादरोंकी 
हिंदायतोंके मुताबिक बरते। आत्मसंयम स्वराज्य अर्थात्‌ स्वशासनकी कुंजी है। प्रति- 
निधिभाई भी नियमोंका पालत्र करनेमें शिष्टाचारका ध्यान नही रखते थे। कुछ लोग 
तो अपने लिए नियत स्थानको छोड़कर दूसरी जगह बैठ गये। कुछ भाइयोने तो बिना 
हिचकिचाहटके यहाँतक कह डाछा कि हम तो सविनय अवज्ञाके लिए कमर कसे चुके 
हैं, अतएवं जहाँ हमारा जी चाहेगा वहीं बैठेंगे। कांग्रेस कमेटीके कुछ सदस्य भी ऐसे 
अभद्र दण्डनीय कानून-भंगसे बरी नहीं थे। कुछ प्रतिनिधियोंने अपने स्थानका किराया 
और भोजनके दाम भी देने नहीं चाहे। और मुझे यह कहते हुए दुःख होता हैं कि 
एक गुजराती भाई, यह जानते हुए भी कि प्रेक्षकोंके टिकट दूसरेके काम नहीं था 
सकते, जालसाजी करके अपने एक मित्रका टिकट देकर आते रहे। इस वातसे मेरा 
दु:ख और भी बढ़ जाता है कि वे प्रान्तीय कमेटीके एक प्रसिद्ध सदस्य है| 


अब आगे ! 


जब मैं तस्वीरके इस बुरे पहलूका ध्यान करता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता 
है। हमें अपने घ्येयकी प्राप्तिमें क्‍यों देर हो रही है; यह मैं जानता हूं। परल्‍्ठ जब 
मैं उसके अच्छे पहलकी ओर देखता हूँ तो चित्र इतना मनोहर मालूम होता है कि 
इन छायाओंसे उसकी सुन्दरता कुछ खास कम नहीं हो सकती। पर साथ ही हमें ईते 


कांग्रसका अधिवेशन और उसके बांद॑ १४१ 


बातोंको भूल जाना तथा सतकंतामें गफलत करना ठीक नही है। इस आतन्दोलनकी 
सफलता हमारे नैतिक बलके विकासपर ही निर्भर है। जिस प्रकार सगीतमें एक 
सुरके बिगड़ जानेसे सारा मजा किरकिरा हो जाता है उसी प्रकार हमारे इस महान्‌ 
आन्दोलनको नष्ट-अ्रष्ट करनेके लिए एक ही आदमी काफी है। हमें याद रखना चाहिए 
कि हमारी सब बातोंका आधार सत्य और अहिंसा है। दूसरे छोग जिन्होने ऐसी 
प्रतिज्ञा नही की है चाहे जो करें; पर यदि हम विचारपूर्वक की गई अपनी ही 
प्रतिज्ञाओको तोड़ने छगें तो इससे सर्वनाश हुए बिना तन रहेगा। इसलिए जैसा कि 
मैने अक्सर इन पृष्ठोमें छिखा है, कांग्रेसके विधानके अनुसार कामिल तौरपर काम 
करनेसे हीं स्वराज्यकी स्थापना अपने-आप हो जायेगी। देखें, क्या होता है? 
कांग्रेसका कोष 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके पास अभी एक अच्छी रकम शेष है; परन्तु 
प्रान्तीय कमेटियाँ अवश्य ही अपने पासका सब रुपया खर्च चुकी होगी। उनके पास 
आमदनीका एक ऐसा साधन है जिसके लिए उन्हें विशेष प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नही 
रहती। काग्रेसके हर एक सदस्यको चार आने प्रतिवर्ष चन्दा देता आवश्यक है। तभी 
उसका मत देनेका अधिकार कायम रह सकता है। अतएव यदि प्रत्येक प्रान्तमें यथेष्ट 
सदस्य हों और सदस्यता-पत्र भरनेवाले सदस्योकी सख्या कमसे-कम दो छाख मानें 
तो उसके पास पचास हजार रुपये जमा हो सकते है। मुझसे कहा गया है कि यह 
तो केवल मृगतृष्णा है; क्योकि इतने रुपये वसूल करनेमें मूलसे भी अधिक खर्च हो 
जाता है। जो सरकार अपनी आयसे अधिक खर्च करती है वह स्वेच्छाचारिणी या 
अष्ट सरकार होती है। कांग्रेसके लिए तो यह दावा किया जाता है कि उसका सचालन 
स्वेच्छापृवंक होता है। और यदि हम नाम-मात्रके खर्चपर चन्दा वसूल नही कर सकते 
तो हमें जीवित रहनेका कोई अधिकार नही। स्वराज्य हो जानेपर हम ऐसी उम्मीद 
करते है कि अपनी आय वसूछ करनेमें सरकारकों २ई प्रतिशतसे अधिक खर्च नहीं 
आयेगा और यह सारी वसूली बढ-प्रयोगसे नहीं, बल्कि लोगोकी स्वेच्छासे होगी। 
अतएव प्रत्येक प्रान्तसे हमें कमसे-कम इतनी आशा करनी चाहिए कि वह अब अपने 
ख्चेका प्रवन्‍न्ध खुद करेगा। फिर कमसे-कम एक करोड़ सदस्य अर्थात्‌ २५ लाख 
रुपये सारे भारतसे सदस्यताके चन्देके रूपमें प्राप्त करना कौन कठिन बात है? यदि 
हमारा संगठन या यो कहें कि सरकार दिनपर-दिव अधिकाधिक लोकप्रिय होती 
जायेगी तो हमारे सदस्योकी संख्या दूनी हो जानी चाहिए। हमारे पास ऐसे सुयोग्य 
और ईमानदार अवैतनिक स्वयसेवक काफी तादादमें होने चाहिए जो सिर्फ चन्दा 
वसूल करनेका ही काम करे। यदि ऐसा न हो तो हमें अपनेको दिवालिया कहना 
चाहिए। यदि काग्रेस देशके उत्तम और स्वाभाविक सवर्धनका लक्षण हो तो किसी भी 
प्रकारकी कोशिशके बिना यह नाम-मात्रका सालाना व्यक्तिगत कर वसूल हो जाना 
चाहिए। और जो बात स्वयं काग्रेसके विषयर्में चरितार्थ होती है वही उसकी दूसरी 
संस्थाओं जैसे महाविद्यालयों, पाठशालाओ, वुनाईके कारखानों आदि पर भी घटती 
है। जो सस्था स्वय अपने नैतिक वरपर स्थानीय जनताकी सहायता नहीं प्राप्त कर . 


५ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सकती, वह जीवित रहने योग्य नहीं है। जो संस्था अपने ही जिलेकी 

चलती है वही उस जिलेके लिए आवश्यक हो सकती है। 25 कई कक 
संस्थाएं हैं। उनको इंग्लैंड या अमेरिकासे रुपया मिलता है। पर है वे छोगोंपर भार 
रूप ही। जनताका तन-भन उनके साथ नहीं है। यदि पादरी छोग आरम्भसे ही लछोगोकी 
सदभावना और सहायताकों अपना आधार बनाते तो उन्होने आज भारतकी अपरिमित 
सेवा की कप । इसी प्रकार यदि कांग्रेस कम्रेटियों तथा कांग्रेससे सम्बन्ध रखनेवाली 
दूसरी संस्थाओंकों उसके केन्द्रीय मंडलकी ओरसे सहायता मिलने छंगे तो बहुत सम्भव 
है कि वे उन चीजोंकी तरह हो जायें जो बाहरसे छाकर कहीं ऊुगाई जाती है और 
उनसे शायद ही जनताका हित हो। अतएवं यह एक सामान्य नियम बनाया जा सकता 
है कि जिम संस्थाको स्थानीय छोगोंकी ओरसे सहायता नहीं मिलती उसे जीवित ने 
रहना चाहिए। आत्मावरूस्थन स्व-शासनकी क्षमताकी अचूक कसौटी है। हाँ, यह हो 
सकता है कि ऐसे स्थान और प्रान्त अभी होंगे जिन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान न हुआ 
हो। आरम्भिक अवस्थामें उन्हें उनके विकासमें सहायता देनेकी आवश्यकता होगी। 
सरकारके साथ संग्रामकी जो भी योजना हम बनायें उसमें उनकी गिनती नहीं की 
जा सकती। वायुवेगसे चलवेवाले इस युद्धमें हमें केवल उन्हीं स्थानोंपर भरोसा रखना 
होगा जिनके राजनैतिक चैतन्यका विकास हो चुका हो। अतएवं केन्द्रीय मंडलसे 
स्थानीय संस्थाओंकों बहुत ही कम आध्िक सहायताकी आशा रखनी चाहिए! 


इुजादूत 

इसी तरह हमको छुआछूतके विषयमें भी भगीरथ भप्रयत्त करता चाहिए। जब- 
तक कि खुद अछूत लोग ही हिन्दू धर्मके इस सुधारकी तसदीक न करें तबतक क्‍या 
हम उनके लिए कुछ करनेका दावा कर सकते है? इस विषयमें मुझे आन्ध्र जैसे 
अत्यन्त प्रगतिशील और खूब जाम्रत प्रान्तर्में भी गलतफहमी पाकर निराकज्षा हुईं। छुआ- 
छूतको दूर करनेका अर्थ है पंचम जातिकी समाप्ति | अतएवं यदि कोई पंचम जातिका 
लड़का किसी सावंजनिक कुएँसे पाती ख्ीचे था सार्वजनिक मदरसेमें पढ़े तो छोगोंको 
उसपर कोई आपत्ति न होनी चाहिए। एक अक्नाह्मण जितने काम कर सकता है उतने 
सब काम करनेका अधिकार उसे होना चाहिए। धर्मके नामपर हम हिन्दुओंने बाहरी 
बातोंका खूब आडम्बर रच रखा है और धर्मको केवछ खानपानका विषय बनाकर 
उसकी प्रतिष्ठा कम कर दी है। ब्राह्मणत्वको जो अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उसका 
कारण है ज्ञानसे प्रदीष्त निःस्पृहता, अन्तःकरणकी शुद्धि और घोर तपस्या। हिन्दू लोग 
यदि खान-पान और छूतछातके आध्यात्मिक प्रभावकों अनुचित महत्त्व देंगे तो इसका 
कुफल उन्हें मिक्ले बिना नहीं रह सकता। हमें आत्तरिक पविश्नताका अधिक विचार 
करना चाहिए; हम अनेक आत्तरिक प्रल्लोभनोंसे घिरे हुए है; घोरसे-घोर अस्पृश्य 
और पापपूर्ण विचारोंका प्रवाह हमें स्पर्श कर रहा हैं और अपविन्र वना रहा है। 
ऐसी दक्षामें हम अपनी पवित्रताके धमण्डमें मस्त होकर अपने उन भाईयोंके स्पर्शके 
प्रभावको तिछका ताड़ न बनायें, जिन्हें हम अज्ञानवक्ष और उससे भी अधिक अपने 
बड़प्पतकी ठसकमें अपनेसे नीचा समझते हैं। उस सर्वक्षक्तिमान्‌ परमात्माके दरवारम 


कांग्रेसका अधिवेशन और उसके बाद १४५ 


हमारी: पहचान इस बातसे नहीं होगी कि हमने क्या-क्या ख्ाया-पिया है और किस- 
किसका स्पर्क्न किया है; बल्कि इस बातसे होगी कि हमने किस-किसकी सेवा की 
हैं भौर किस-किस तरहसे की है। यदि हमने किसी भी विपत्तिग्रस्त और दुःखी 
मनुष्यकी सेवा कौ होगी तो वह अवश्य हमपर कृपा-दृष्ठि डाछेगरा। जिस प्रकार हमें 
बुरे लोगों और बुरी बातोंके संसर्गंसे बचना चाहिए उसी प्रकार खराब, उत्तेजक और 
गन्दे खान-पानसे भी दुर रहना चाहिए। परन्तु हमें इन नियमोंकी महिमाको आवश्यकता- 
से अधिक महत्त्व नहीं देता चाहिए। हम भोजनके रूपमें अमुक वस्तुओके त्यागका 
उपयोग अपने कपठ-जाल, धूतंता और पापाचरणको छिपानेके लिए नही कर सकते। 
और इस आशंकासे कि कही उनका स्पर्श हमारी आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक न हो, 
हमें किसी पतित या गनन्‍्दे भाई-बहनकी सेवासे हरग्रिज मुँह न मोड़ना चाहिए। 
हिन्दू-मुस्लिम एकता 

हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्ध्में भी अभी बहुत-कुछ होना बाकी है। इस 
एकताको अभी छोग सन्देहकी दृष्टिसे देखते है। उन्हें डर है कि इससे छोटी जातियोके 
स्वतन्त्र अस्तित्व तथा उन्नतिमें बाघा पहुँचेगी। हम सावधान रहें। हमें अपनी पिछली 
भूलोंको फिर न दोहराना चाहिए। हमें अपने नरमदलीय अथवा निर्देलीय भाइयोंके 
साथ भाईचारेका बरताव रखना चाहिए। उन्हें ऐसा नही छगना चाहिए कि इन छोगों- 
के साथ रहनेमें हमारी खैर नही है। अपनी सहिष्णुताके ढ्वारा हमें उनके मनसे अपने 
सम्बन्धर्में उनकी सारी शंकाएँ और विरोधका भाव दूर कर देना चाहिए; हाँ, हमारे 
आददांसि उनका जो विरोध है वह भरते रहे। 


संबिनय अवज्ञा 


हमें सारा विश्वास केवल सवितय अवज्ञापर ही केन्द्रित नही कर देना चाहिए। 

उसका उपयोग तो हमें चाकूके समान बहुत ही सोच-समझकर करना चाहिए। जब 
मनृष्य वराबर बे-रोक काठता ही चला जाता है तो वह जड़-बुनियादको भी काट डालता 
है और जिस चीजको प्राप्त करने के लिए वह ऊपरके फिजूल अंशको काटना चाहता 
था वह भी उसके साथ कट जाती है। सविनय अवज्ञाका प्रयोग केवल उसी दद्यामें 
अच्छा, आवश्यक और अव्सीर होगा जब हम मनुष्यकी उन्नतिके दुसरे तमाम नियमों- 
पर अटल और दृढ़ रहे। अतएव हमें अवज्ञाकी बनिस्वबत उसके 'सविनय ” विशेषण- 
पर पूरा-पूरा जोर देना चाहिए। विनय, अनुशासन, विवेक और अहिसाके बिना अवज्ञा 
करनेसे सिंदा सर्वनाशके और कुछ नहीं हो सकता। प्रेमके साथ की गईं अवज्ञा 
प्राणदायी और जीवनवद्धक है। सविनय अवज्ञा तो उन्नतिका बड़ा बढ़िया लक्षण है; 
वह ऐसा विसंवादी विरोध नही जो नाशकारी होता है। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ५-१-१९२२ 


२२-१० 


६४२५ कानूनी लूट 


किक हजारों असहयोगियोंको दिये जा रहे कारावासके दण्ड और काराबासके अनिवार्य 
कष्टोंकी,बातसे मुझे खुशी होती है किन्तु यहाँ जब मैं जिन घटनाओंका उल्छेख कर 
रहा हूँ उनसे मुझे दु:ख होता है, यद्यपि मै जानता हूँ कि उनसे स्वराज्य पास आ 
रहा है। सरकारके ,बारेमें में इतना बुरा खयारू कभी नहीं बनाना चाहता था जितना 
उसके इन कार्योके कारण मुझे बनाना पड़ रहा है। 
कलकत्तेकी हड़तारूः इलाहाबादकी हड़ंतालकी तरह ही सम्पूर्ण थी। बसम्बईमें 
१७ नवम्बरकों कुछ छोगोंने अपना होश खोकर जैसे पागरूपनके कंत्य किये कलकत्तेके 
नागरिकोंने वैसा कुछ भी नही किया, यद्यपि छोगों द्वारा शान्ति भंग किये जानेका खतरा 
वहाँ सबसे ज्यादा था। उनकी शान्ति अनुकरणीय थी। उनके ' भस्त्री बाबू सातकौड़ी- 
पति राय तथा सरदार लछमनर्सिह्‌ और स्वामी विश्वानन्दकों गिरफ्तार कर लिया 
गया था और जैसा कि मालूम होता है गरिरफ्तारीका कारण सिर्फ यह था कि वे 
शान्ति बनाये रखनेकी कोशिश कर रहे थे। फिर भी लोग शान्त रहे। इसे देखकर 
तो ऐसा लगता है कि शीघक्ष ही हम अपने देशवासियोंके विषयमें यह कह सकेंगे कि 
उन्होंने नेताओंके बिना ही अपना काम सुयोग्य रीतिसे करना सीख लिया है, या दूसरे 
दाब्दोंमें, वे खुद ही अपने नेता बन गये है।' ' 
हड़तालको तोड़नेकी जी-तोड़ कोशिशोके बावजूद छोगोने अपनी इच्छासे हड़ताल 
रखी और भड़कानेकी कोशिशोंके बावजूद उन्होंने शान्ति कायम रखी, यह बात ' सिविल * 
गा़्के सदस्यों और यूरोपीयोंको बहुत खल गईं है। स्पष्ट है कि इसका सारा 
दोष वाइसराय साहबपर है। उन्होंने युवराज महोदयकों ऐसे समयपर बुलाया है जब 
कि उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। और जब उन्हें बुला लिया गया तो जहाँ-कहीं 
बे जा रहे है वाइसराय जनताको उनका स्वागत करनेके लिए मजबूर कर रहे हैं 
और इसमें असफल होनेपर वे ब्रिटिश नागरिकोंकी भावनाओंको यह कहकर भड़का 
रहे है कि यह बहिष्कार युवराज और ब्रिटिश जातिका खुल्लमखुल्ला अपमान है। जिस 
बातकी आशंका थी वही हुआ। पुलिस और सिविल गाने विभिन्न सरकारी ऐडानोंका 
यही मतलंब निकाला कि अब उन्हें छूट मिल गई है और वे जो चाहें सो कर सकते 
हैं। उन्होंने दुकानें लूटीं। अगर “सर्वेन्ट में छपी खबरें सच हों तो ये लोग जूते 
पहने हुए मस्जिदोंमें घुसे और उन्होंने चोरियाँ भी की हैं। बेकसूर आदमियोंके चोट 
लगी और कुछने तो जानसे भी हाथ घोये। करूकत्तावासियोंने यह कानूनी अराजकृता 
अत्यन्त सहनशीलताके साथ बरदाबइत की है। उन्होंने ठीक काम किया हैं। मेरी 
शायमें तो घमंका अपमान करनेवालों के जूतोंसे मस्जिदकी पवित्रता भंग नहीं हुई। 


१० गे दिसम्बर, १९२१ को । 


कानूनी लूट १४७ 


मस्जिद जानेवालों फी आइचरयंजनक सहनझशीलताने मस्जिदको और भी अधिक पवित्र 
बना दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा संघर्ष घाभिक है। 

बिहारके कुछ भागोंमें भी अधिकारियोंने कोई बेहतर सलछूक नहीं किया। सोनपुर 
थानाकी कांग्रेस कम्तेटीके मन्‍्त्रीने छिखा है: 

२१ दिसम्बर, १९२१को दोपहर घाद रूगभग ३ बजे १० स्वयंसेवक कुछ 
कार्मकर्ताओंके साथ सड़कपर गत लगा रहे थे और दुकानदारोंसे २२ त/रीखको 
युवराजके आगसनपर मुकम्मिल हड़ताल फरनेके लिए कह रहे थे। जब ये लोग 
सोनपुर पुलिस स्टेशनके पास पहुँचे तो पुलिस सुर्परिटेंडेंट (भऔ पाकिन) जिनकी 
यहाँ युवराजके आगमनके लिए नियुक्तित की ययो है, फरीब १०० सिपाहियोंके 
साथ थानेंके बाहर निकले और स्वयंसेवकॉसे उनके झंडे, वेज और उनके खादीके 
कपड़े तक छीन लिये और सारी चीजोंकों फाडुकर चीर-चीर कर दिया। 

इसके तत्काल बाद सुर्परिठेंडेंट साहब कांग्रेसफे दफ्तरमें पहुँचे। उबके पीछे- 
पीछे सादे कपड़ोंमें हाथोंमें छाठी लिये कुछ सिपाहो थे। कांग्रेस दफ्तर पहुँचनेपर 
उन्होंने सिपाहियोंकों बप्तर लूट लेनका हुक्‍्स दिया; (उनके दाब्द थे --“ सारो 
और लूटो ”।) यह हुक्म मिलते ही सिपाहियोंन दफ्तरका दरवाजा तोड़ दिया, 
और स्वयंसेवकॉंकों हटाकर दफ्तरके फमरेसें घुस गये। इसके बाद श्री पाकिन- 
ने दफ्तरकी पुरी तलाशी ली और एक सन्दृकका ताला तोड़ा जिसमें कुछ नकदी 
थी और रिकार्डबाली अलमारी भी तोड़ डाली। उसके बाद उन्होंने सब रिकार्ड, 
खादीके कपड़े, राष्ट्रीय कैलेंडर, तस्वीरें, बेज, खादीकी टोपियाँ और धार्मिक 
पुस्तकें जेसे ' रामायण” और “गीता ' वहाँसे हटाकर दफ्तरके सासन जला डालीं। 
वे क्रीब' १२० रुपये भी उठा ले गये। यह रुपया जिला कांग्रेस कमेटीने 
बाढइग्रस्त लोगोंमें बॉँदनेके लिए और राष्ट्रीय स्कूलफे चन्देके लिए भेजा था। 
बनारससे निम्नलिखित समाचार मिला है। इस समाचारसे कानून और व्यवस्थाके 

अनुसार चलनेका दम भरनेवाली इस सरकार द्वारा दिन दहाड़े की जा रही छूटका यह 
दु.खमय चित्र पूरा हो जाता हैः 

पिछले तीन दिनोंमें स्थयंसेवकोन अपनेकों गिरफ्तार करानेके लिए सढ़कों- 
पर परेड नहीं को। सब मिलाकर करीब ५०० स्वयंसेवक गिरफ्तार किये गये। 
उनमें से अधिकांश २४ घंटे बाद छोड़ दिये गये या उनपर दस रुपये जुर्माना 
किया गया। जुर्माना अदा न करनेपर पुलिसने उनसे कम्बल, कोट, टोपी, जूते, 
घड़ियाँ आदि उतरवा छीं। 
इस तरहके काम गृण्डों द्वारा किये जानेकी बात तो सुती है। कानूनकी निगाहमें 

तो नागरिकोंकी सम्पत्ति और उनके शरीरको इतना पवित्र समझा जाता है कि उन्हें 
बिना कानूनी कारंवाईके छुआ भी नहीं जा सकता। मैने अदालतोंमें ऐसे छोग भी 
देखे है जिन्हें कर्जा चुकाना होता है और जिनके खिलाफ अदालत रकम अदायमीका 


(४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हुक्म भी जारी कर देती हैं पर वे आरामसे वहाँसे निकल आते है हालाँकि 
वास्कटोंपर सोनेकी जंजीरें लटकी होती हैँ। मैने ऐसे अपराधी भी देखे हैं सह 
जुर्माना किया गया था और जिनकी अंगरुलियोंमें हीरेकी ऐसी कीमती अँगूठियाँ थीं 
जिनसे उनका जुर्माना पूरा वसूला जा सकता था, छेकिन अदालूतसे जुर्माना दिये बिना 
बेरोक-टोक चले गये। इन सभी मामलोंमें वसूली तभी की गई जब कि उनके खिलाफ 
उनकी जायदाद की जब्ती या उसे बेचनेके वारंट जारी किये गये। छेकिन इस समय 
असहयोग आन्दोछनकारियोंके खिलाफ जो कानून छागू किया जा रहा है उसमें कोई 
बन्धन नहीं है। उससे तो ऐसा लगता है कि भारतमें किसी एक अफतरकी मर्जी ही 
सारा कानून हो गई है। मेरा तो खयाल है कि सरकारकी ओरसे जो-कुछ हुआ 
बताया जाता है उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो माल लॉके अन्तगंत भी इस तरह 
बेहिचक नहीं की जा सकती थीं। अफसोस है कि भारत सरकारको ऐसे आदमी मिल 
जाते हैं जिन्हें वह इतने गिरे हुए काम करा लेनेके लिए इस्तेमाल करती है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-१-१९२२ 


६४. स्वतन्त्रताकी पुकार 


भौलाना हसरत भोहानीने कांग्रेसके मंचसे तथा मुस्लिम लीगके सभापतिकी हैसि- 
यतसे बड़ी हिम्मतके साथ आजादीके लिए लड़ाई ठानी। छेकिन दोनों धार उन्होने 
बड़े मजेमें भूंहही खाईं। मौलाना साहब क्या चाहते थे, इसके विषयमें किसीको गलत 
खयाल नहीं हो सकता। बराबर की और हिस्सेदारकी हैसियतसे भी तथा खिलाफतका 
निपटारा अच्छी तरह हो जानेपर भी, वे अंग्रेज लोगोंके साथ किसी किस्मका ताल्लुक 
नहीं रखना चाहते। यह कहना ठीक नहीं होगा कि पूर्ण आजादीके बिना खिलाफतके 
मसछेका निपटारा कभी हो ही नहीं सकता। हम यहाँ सिद्धान्तकी चर्चा कर रहे है। 
इस बातपर तो सभी एकमत है कि यवि पूर्ण आजादीके बिना खिलाफंतका सवाल हल 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ यदि अंग्रेज छोग मुसलमानी दुनियाकी उच्च आकांक्षाओंके प्रति 
विरोधभाव ही रखते रहे, तो हमारे लिए पूर्ण स्वतल्त्रताका आग्रह करनेके सिवाय 
दूसरा उपाय ही नहीं है। यदि ब्रिदेनकों मुसलमानोंके साथ दोस्तीका बर्ताव करनेके 
लिए राजी नहीं किया जा सकता तो भारत ब्रिदेनको अपनी नैतिक सहायता भी 
नहीं दे सकता और खुद उसे भी ब्रिटेनकी नैतिक और भौतिक सहायताके विदा अपना 
काम चलाता होगा। मि 

परन्तु फर्ज कीजिए कि ग्रेंट त्रिदेन अपना रुख बदल दे--जैसा कि में जानता 
हूँ, हिन्दुत्तानको बलवान पाकर वह बदलेगा --“तब भी पूरी आजादीके लिए जोर देते 


१, दिसम्बर १९२१ में कांग्रेस और सुस्छिम लीगके अहमदाबादमें हुए अधिवेशनोमें पूर्ण सतंतरताका 
कद्य स्वीकार करानेके छिए । 


स्वृतन्त्रताकी पुकार १४९ 


रहना धामिक दृष्टिसे नाजायज होगा। क्योंकि वह हमारी प्रतिहिसा और झ्ल्लाहटका 
सूचक होगा। ऐसा करना खुदाकों न मानता होगा; क्‍योंकि उस अवस्थामें उनसे 
किनाराकशी करनेका आधार इस घारणापर होगा कि अंग्रेज लोग मनुष्यके देव-भावको 
पहचानने और उसे अपनानेकी क्षमता नहीं रखते। ऐसी स्थितिको न तो श्रद्धावान्‌ 
हिल्‍्दूं और न श्रद्धावान्‌ मुसकमान ही कबूछ कर सकता है। 

भारतका सबसे बड़ा गौरव इस बातमें नहीं है कि वह अंग्रेज भाइयोको अपने 
खूनका प्यासा दुश्मन माने, जिन्हें मौका मिलते ही हमें हिन्दुस्तानसे निकाल बाहर 
क्रना है; बल्कि इस बातमें है कि उस साम्राज्यकी जग्रह-- जिसकी भिन्ति पृथ्वीके 
कमजोर और अनुन्नत राष्ट्रों तथा जातियोकी आधिक लछूटपर, और इसलिए आखिर- 
कार पशुबलूपर आधारित है--एक ऐसे राष्ट्रमण्डलका निर्माण करनेमें है जिसमें वे 
और हम मित्र और हिस्सेदारकी हैसियतसे रहें। 

जरा हम इस बातपर विचार करे कि ऐसे स्वराज्यका जिसमें अंग्रेजोंके साथ 
सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है? इसका निःसन्देह यही अथ्थ है कि भारत यदि चाहे तो 
स्वतस्त्रताकी घोषणा कर सके। अतएव स्वराज्य कोई ब्रिटिश पालियामेंटसे मिलने- 
वाला भुफ्तका दान नहीं होगा। वह भारतकी पूर्ण आत्माभिव्यक्तिकी घोषणा ही होगी। 
हाँ, यह सच है कि वह पालियामेंटके एक कानून द्वारा ही घोषित किया जायेगा। लेकिन 
वह तो भारतीय प्रजाके प्रकाशित मतकी शिष्ट स्वीकृति मात्र होगी। दक्षिण आफ्रिका- 
की यूतियनके विषयमें भी ऐसा ही हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा यूनियनकी 
योजनाका एक अक्षर इधरसे उधर न हो सका । हमारे भतकी स्वीकृति तो सन्धिके रूपमें 
होगी और ब्रिटेन सन्धिमें सम्मिलित दो पक्षो्में से एक होगा। 

ऐसा स्वराज्य चाहे इस वर्ष न आये, हमारी इस पीढ़ीमें भी न आये। लेकिन 
मैने इससे कमका विचार नहीं किया है। जब कभी निपटारा होगा तब ब्रिटिश 
पालियामेंट नौकरशाही हारा व्यक्त भारतीय प्रजाके मतको नहीं बल्कि भारतके 
स्वतन्त्रतापू्वंक चुने गये प्रतिनिधियों हारा व्यक्त भतको स्वीकार करेगी। 

कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रको बतौर दानके स्वराज्य नहीं दे सकता। यह 
तो ऐसी निधि है जो देशके अच्छे-अच्छे पुरुषोंके रक्तसे ही खरीदी जा सकती है। 
और जब हम उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चुकें तब वह हमारे लिए दान-रूप न 
रहेगी। वाइसरायने यह कहा है कि स्वराज्य यदि तलवारके द्वारा नही मिला तो 
पाछियामेंटके द्वारा ही मिक्त सकता है। यहाँ वे गड़बड़ा गये हैं। ऐसा कहकर श्रोताओं - 
को यह अनुमान करनेका मौका देता कि इंग्लैडमें कष्टसहनके नैतिक दबावको 
माननेकी क्षमता नहीं है, उन्होंने अपने देशकी बड़ाई नहीं की है और यदि उन्होने 
उपस्थित जनोंको यह समझाना चाहा हो कि ब्रिटिश पालियामेंट तो जब उसकी इच्छा 
होगी तभी स्वराज्य देगी, उसे हिन्दुस्तानकी उच्चाकांक्षा और अभिलाबासे कोई गरज 
नहीं, तो उन्होंने श्रोताओोंकी बुद्धितत्ताका अपमान किया है। सच बात तो यह है 
कि स्वराज्य लगातार परिश्रम और कल्पनातीत कष्टसहनके बलपर ही प्राप्त होगा। 

परन्तु चाइसरायकों यह पता नहीं है कि तलवारकी स्थान-पूर्तिके छिए कोई 
दूसरा साधन भी है और इसलिए कझ्ायद वे यह खयाल करते है कि धारा सभाकोंमें 


६५० सस्पूर्ण गांधी वाहमय 


अपनी वाद-विवाद कुशछताका प्रयोग करते-करते किसी-न-किसी दिन हम ब्रिटिश 
पाछ्यामेंटको यहांतक प्रभावित कर सकेंगे कि भारतको स्वराज्य प्रदान करना कितना 
वांडनीय हैं। छेकिन उन्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा कि तलवारकी स्थान-पूतिका एक 
उससे भी बढ़िया ओर अक्सीर साधन है और वह है--.सविनय अवज्ञा। भब यह 
दिनपर-दिन अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि कानूनकी सविनय अवज्ञासे कृष्ट- 
सहनका वह भाग तैयार होगा जिससे होकर भारतकों अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके पहले 
अवश्य गृूजरना होगा। 

हमने अभी अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं की है। मुसलमानों और हिन्दुओंमें 
अब भी अविश्वास कायम है। अछूत-छोगोंको अभी हिन्दुओके स्परशंकी आब नही पहुँची 
है। भारंतके पारसी और ईसाइयोंको अभी यंहू निरचरय नहीं है कि स्वराज्य मिलने- 
पर उनका भविष्य क्या होगा। अभी हम अपने ही बनाये कानून-कायदोकी पाबन्दी 
करना नहीं सीखे हैं और न उसकी जरूरत ही महसूस करते है। चरखेने अभी हमारे 
घरोंमें स्थायी रूपसे स्थान नहीं पाया है। खादी अभीतक राष्ट्रीय पोशाक नही हो पाई 
है। दूसरें शब्दोंमें यो कहें कि अभी हम आत्म-रक्षाकी कछा और उसकी शर्ते नही 
समझ पाये हैं। 

अभीतक भारतमें एक ऐसा जन-समाज मौजूद है जिसकी संख्या तो कम हो 
रही है पर जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो यह मानता हैकि हिसाके ही 
द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त हो सकता है और इसलिए कहता है कि अहिसाके साथ-साथ 
हिसाकों भी जारी रहने देना चाहिए अर्थात्‌ हमारी यह अहिंसा या शान्ति, हिसाकी 
पूवंपीठिका और तैयारी समझी जानी चाहिए। जो छोग इन विचारोंके कायल है वे 
शायद यहं न जानते हों कि ऐसा करना सारे संस्तारकों धोखा देना है। हमारी 
प्रतिज्ञा तो हमसे यह अपेक्षा' करती है कि जबतक हम उससे बंधे हुए है तवतक 
हम इस बातपर विश्वास करें कि अहिसा ही सबसे शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करानेका 
साधन है। ज्यों ही हमें यह विश्वास हो जाये कि स्वराज्य तो अदििसाकें द्वारा नहीं 
प्राप्त हो सकता या केवल हिसासे ही प्राप्त हो सकता है, त्यों ही हमें अपनी प्रतिज्ञा 
रद कर देनी चाहिए --ऐसा करनेके लिए हम वाघ्य है। जबतक हमने अहिसाकी 
प्रतिज्ञा ले रखी है तबतक वह हमारे लिए धर्म है। अभी अहिसाका परीक्षण चल रहा 
है, इसलिए वह कार्योपयोगी भी है। परन्तु जबतक हम अपनी प्रतिज्ञासे वे हैं तब- 
तक हम केवल अपने ही लिए अहिसाकों मानने और उसका पालन करनेंके लिए बाध्य 
नहीं है; बल्कि हम इदूसरोंकों अहिसाके पाछनके छिए तैयार करने और हिंसाका 
निषेध करनेके लिए भी उतने ही बाध्य हूँ। मुझे तो अब और भी अधिक विश्वास 
हो गया है कि हम अभी अपने छक्ष्यतक नहीं पहुँच पाये है, इसका कारण यह है कि 
खुद हम सब छोगोंने ही, जिन्‍्होंवे कि कांग्रेसके सिद्धान्तोंको स्वीकार किया है, हमेशा 
न तो वचन और कर्मके द्वारा शान्तिका पाछन किया है और न विचारों और इरादोंमे 
शान्ति धारण करनेका प्रयत्त किया है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-१-१९२२ 


६५० जिस समस्याके तत्काल हलकी जरूरत है 


सरकारने इस समय जो समस्या हमारे सामने पैदा की है उसके सामने स्वराज्य, 
खिलाफत या पंजाबकी समस्याका स्थान गौण है। हमें पहले भाषणकी और मिल-बैठ- 
कर विचार करनेकी स्वतन्त्रता हासिल करती ही चाहिए। उसके बाद ही हम अपने 
लक्ष्यकी ओर आगे बढ़ सकेगे। बगलसे किये गये इस हमलेसे अगर सरकारका बच 
चले तो वह हमें मार सकती है। भाषण और गोष्ठीकी स्वतन्त्रताके मामछेमें हार 
माननेका मतलब यह होगा कि हमारा सारा प्रयत्त धूलमें मिर्ू जायेगा। अगर संरकारं- 
को हमारी अहिसात्मक गति-विधियोंको, भले ही वे गति-विधियाँ सरकारके अस्तित्वके 
लिए खतरनाक हों, विनष्ट करने दिया जाता है तो नरम दलके लछोगो तकको अपना 
सारा काम बन्द कर देना पड़ेगा। इसलिए सबके हितोको ध्यानमें रखते हुए हमें इन 
मौलिक अधिकारोकी रक्षा प्राणपणसे करनी चाहिए। हमें युवराजका स्वागत करनेंके 
लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न हमें अपने स्वयसेवक सगठनोंको तोड़नेके 
लिए या अपने उन कामोंको छोड़नेके लिए मजबूर किया जा सकता है जिन कामोंको 
हम अपने विकासके लिए उपयुक्त समझते है । 

इन अधिकारोकी रक्षाका सबसे शीघ्र फलदायी और सुरक्षित तरीका यह है कि 
हम इन प्रतिबन्धोंकी उपेक्षा करें। भछ्े ही गोलियोंकी बौछारका सामना करना पड़े, 
हम सच बोलना नही छोड़ सकते, इसी तरह चाहे हमें बन्दूकोंकी संगीनोंका मुकाबला 
क्यों न करना पड़े हम अपना संग्ठनका अधिकार नहीं खो सकते। इन मौलिक अधि- 
कारोंको प्राप्त करनेके छिए कोई भी कीमत चुकाना बड़ी बात नहीं है। और इस 
मामलेमें कोई समझौता, बातचीत या सम्मेलन नहीं हो सकता। या सम्मेलन बुलाने 
और समझौता होनेसे पहले यह जरूरी है कि पाबन्दीके आदेश और संग्रठनोंकों तोड़ने- 
के हुक्म रद कर दिये जायें और जिन लोगोंको अहिसात्मक गति-विधियोके लिए 
गिरफ्तार किया गया है उन्त सबको छोड़ दिया जाये। अगर हम स्वतन्त्र व्यक्तियोकी 
तरह नही रह सकते तो निस्सन्देह हमें सहर्ष मरनेके लिए तैयार रहना चाहिए। 

काश, मैं हर आदमीको समझा सकता कि सविनय अवज्ञा प्रत्येक नागरिकका 
जल्मसिद्ध अधिकार है। अगर वह यह अधिकार छोड़ देगा तो मनुष्य ही नही रह 
जायेगा। सविनय अवज्ञासे कभी अराजकता नहीं पैदा हो सकती। हाँ, अपराधमूक 
अवज्ञासे अराजकता पैदा हो सकती है। प्रत्येक राज्य ऐसी अपराधमूलक अवज्ञाकों बलात्‌ 
खतम करता है और अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह स्वयं खतम हो जाता है। 
लेकिन सविनय अवज्ञाकों दबाना तो मनुष्यकी अन्तरात्माकों कैद करनेकी कोशिश करने 
जैसा है। सविनय अवज्ञासे तो शक्ति और पवित्रता बढ़ती है। सत्याग्रही शस्त्रोका 
कमी इस्तेमाल नहीं करता और इसीलिए वह उस राज्यके लिए सर्वथा हानिरहित 
होता है जो छोकमतकी आवाज सुननेके लिए थोड़ा भी तैयार हो। हाँ, वह स्वेच्छा- 
चारी राज्यके लिए खतरनाक होता है क्योंकि वह जिस उद्देश्यके लिए राज्यकी 


र५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अवज्ञा करता है उस ओर जनताका ध्यान आकर्षित करता है और इस तरह उस 
राज्यके विनाशका कारण बनता है। इसलिए उस राज्यमें जहाँ कोई कानून नहीं है 
या दूसरे शाब्दोंमें जो राज्य भ्रष्ट है वहाँ सविनय अवज्ञा एक पवित्र कत्तेंव्य बन 
जाती है और जो नागरिक इस भ्रंकारके राज्यसे छेन-देनका व्यवहार रखता है वह 
उस राज्यके भ्रष्टाचार गौर गैर-कानूनी हरकतोंमें साझीदार है। 

इसलिए किसी विशेष अधिनियम या कानूनकी सविनय अवज्ञा करना उचित 
होगा या नहीं, यह सवार जरूर उठाया जा सकता है और रुकने तथा सावधानी 
बरतनेकी सलाह भी दी जा सकती है। कछेकिन सविनय अवज्ञा करनेके अधिकारके 
बारेमें शंकाकों कोई स्थान नहीं हो सकता। वह तो हर एकका जन्मसिद्ध अधिकार 
है; उसे अपना आत्मसम्मान खोयें बिना नहीं छोड़ा जा सकता। 

हाँ, यह जरूरी है कि जब सविनय अंवज्ञाके अधिकारपर जोर दिया जाये तो 
उसके साथ ही सभी सम्भव प्रतिबन्ध छग्राकर इस बातकी व्यवस्था कर दी जानी 
चाहिए कि उसका समुचित उपयोग हो। इस बातकी पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए 
कि कहीं भी हिसा न भड़क उठे और अराजकता न फैलछ जाये। प्रसंगकी आवश्यकताके 
अनुसार उसकी व्याप्ति ओर प्रसारका क्षेत्र अच्छी तरह सीमित कर दिया जाना 
चाहिए। इसलिए आज जो सवाल हमारे सामने है उसे ध्यानमें रखते हुए हमें यह 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि आक्रामक सविनय अवज्ञाकी हमारी भौजूदा प्रवृत्ति भाषण 
और गोष्ठीकी स्वतन्त्रताके अधिकार सिद्ध करनेतक ही सीमित है। दूसरे शब्दोंमें 
असहयोग जबतक अहिसात्मक रहता है तबतक उसे बिना किसी रुकावटके चलने 
देना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाये तभी खिलाफत, पंजाब या स्वराज्यकी 
समस्याओंपर समझौतेके लिए प्रतिनिधियोंका सम्मेलन बुलाया जा सकता है, उससे 
पहले नहीं । 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-९-१९२२ 


६६. तार: देवदास गांधीकों 


अहमदाबाद 
६ जनवरी, १९२२ 
देवदास गांधी 
आनन्द भवन 
इलाहाबाद 


क्ृष्णकान्त', खन्ना, सैयद मुहीउद्दीन और गोविन्दको उत्तके सौभाग्यपर बघाई।' 
आशा है स्वयंसेवकोंका ताँता बरावर बँघा रहेगा। 


बाप 
अंग्रेजी प्रति (एए० एन० ७७९०)की फोटो-तकलसे ) 


६७. खूब किया, लेकिन क्‍या यह जारी रहेगा! 


हम कह सकते है कि गृजरातने अच्छा काम करके दिखाया है।' उसने साढ़े तीन 
लाख रुपयेकी खादीके तम्बू तानें और पडाछ बनाये, बिजलीकी रोशनी की, सुन्दर 
प्रदर्शतीका आयोजन किया, भजन गाये, कीर्तन किये और हिन्दुस्तानके संग्रीतका गौरव 
प्रदर्शित किया। हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ रहे और किसीने भी एक-दृसरेको 
कोई ऊँचा-नीचा शब्द नहीं कहा | गूजरातकी बालिकाएँ स्वयसेविकाएँ बनी। गुजरातके 
नौजवानोंने भंगियोंका काम किया और प्रतिनिधियोंकी सेवा की। स्त्रियोंकी विशाल 
सभा हुई, व्याल्यान हुए, कांग्रेसके पंडालमें अर्थशास्त्रके नियमोका पाकन करते हुए 
सभीने आवष्यकतानुसार ही भाषण दिये, किसीने भी रूम्बा भाषण नहीं दिया और 
सरकारको चौंका देनेवाला और सरकार द्वारा आरम्भ की गई दमन-नोतिका जवाब 
देनेवाला प्रभावपूर्ण परन्तु मर्यादायुक्त प्रस्ताव पास किया। 

यह सब करके गूजरातने अपना और हिन्दुस्तानका नाम उजागर किया है, इसमें 
तो किसीको कोई सन्देह नही हो सकता। लेकिन क्‍या आगे भी ऐसा ही होगा! 

वीरताका दिखावा करनेंमें तो कोई कसर नहीं रखी गई। वीरताकी बातें कहते- 
में कोई कंजूसी नहीं दिखाई गई, छेकिन क्या छोग वीरताके कार्य भी करेगे? क्‍या 
भ्रूजरातके लोग बंगाल, संयुकत-प्रान्त और पंजाबके छोगोसे होड़ कर सकेगे ? क्‍या वे 


१. पण्डित क्रष्णकान्त माझ्वीप; पण्ठित सदनमोहन माल्वीवके भतोने भर अभ्युद्यके सम्पादक। 
२. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, ८-१-१९५० का उप-शीषक “ भालवीपणीका पुत्र” । 
३. दिसम्बर १९२१ में महमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनमें । 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कैदियोंको छुड़ाने और स्वराज्य प्राप्त करवेका यश्ञ छेंगे अथवा जेल जायेंगे? क्या वे 
5 किये बिना सार खायेंगे और मरेंगे ? यदि हम सब बातें समझें तो यह कार्य 
षच्चोंका खेल है; किन्तु यदि न समझें तो पहाड़ काटनेंके समान कठिन है। 

हम मत, वचन और कायासे शाल्त रहें, भंगीको भी सगे भाईके समान मानें: 
पारसियों, यहूदियों, ईसाइयों अथवा सहयोगियोंके साथ भी शिष्व्ताका व्यवहार करे, 
अंग्रेज पड़ोसीके अ्रति भी ओष न करें, शुद्ध स्वदेशीका पाछन करें। ख्ादीके ही कपड़े 
पहने, सत्यके लिए गौर सत्यका पालन करते हुए जेल जायें, मार खायें और भरें-- 
यह हमारा ककत्तेब्य है। 

इस कठिन श्रतिज्ञाका पाछन करते हुए जो मरेगा वस्तुतः वही जीवित रहेगा 
और देशकों जीवित रखेगा। वन्य बहुतसे छोग मृत्युकों प्राप्त हुए है, अवेकने अपने 
सिर फुड़वाये हैं और अनेक जेल गये हैं। उन्होंने हिन्दुस्तानकी श्री-वृद्धि नही की है, 
उसे तारा नहीं है, बल्कि उसको बदनाम किया है। गुनहगारोंके कष्टों, और आँसुओंसे 
हिन्दुस्तानका रोग मिटनेवाला नहीं। उसके रोगका उपचार तो निर्दोषोंका बलिदान है। 

रावण सती सीताको पकड़कर ले गया और उससे राक्षस-राज्यका नाश हो 
गया। यदि वह किसी वेश्याको पकड़कर ले गया होता तो जाज जगत्‌ उसे वेश्याकी 
पूजा करनेके छिए याद न करता | अगर दुष्टको जरूरतसे ज्यादा दण्ड मिले तो जगत 
उसकी चचातिक नहीं करता। छेकिन यदि निर्दोषका बाल भी बाँका हो तो उसे वह 
एक क्षण भी सहन नहीं करता। ः 

लेकिन मैने क्‍या देखा? - 

गृजरातके एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधिने कांग्रेस अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके लिए 
दूसरेके टिकटकी चोरी की। वे भाई पकड़ लिये गये और स्वयंसेवक उन्हें मेरे पास 
राये। मैं लज्जित हुआ। मुझे गुजरातसे भाग जाना ही श्रेयस्कर प्रतीत हुजा। 
स्वराज्यके लिए प्रयत्न करनेसे क्या लाभ --पल-मरके लिए ऐसा दुर्बर विचार मेरे 
सनमें आ गया। अगर यही भाई जेल जायें तो उससे जनताकों क्या छाभ होगा |; 
मैंने इस घटनाकों उस समय भी तुच्छ नहीं माना था और आज भी नही मानता 
हूँ। शरीरमें एक छोटी-सी फुत्सी भी जानलेवा बन सकती है। पचास मन हुध 
संखियेकी एक छोटीसी डली पड़ जानेंसे व्यर्थ हो जाता है। अगर तुरन्त दुह्म हुप 
मलसे छू जाता है तो हम उसे फेंक देते है। हि 

गुजरातियो, आप स्त्री हों अथवा पुरुष, आप चेतें। कमाये हुए घनको पल-मरमें 
खो न बैंठें। यह लड़ाई असत्यकी नहीं है। इसमें पाखण्ड नहीं चढता। इसमें दा 
नहीं चलती | आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नम्नता, सम्यता, शौर्य, उदारता, से 
विचार, सदुभाव और सदृव्यवहारसे ही यह छड़ाई जीती जा सकती है। पु 

जो अपवित्र हैं वे भले ही उससे दूर रहें। अपविन्वता तो संसार-मरमे है, इस- 
लिए वह गुजरातमें भी रहेगी ही। लेकिन पवित्रतामें अपवित्रताकी मिलावट नहीं चछ 
सकती। जिनसे सत्यका पालन नहीं होता वे भछ्े ही अछूग रहें। उन्हें तो अलग 
रहना ही चांहिए। जिनसे सच नहीं बोला जाता वे भक्े ही मौत रहें। उन्हें बाद 
बुरा सोचनेकी आदत होगी तो वह भी समय आनेपर चली जायेगी क्योंकि वी 


खूब किया, छेकिन क्या यह जारी रहेगा? १५५ 


उसका कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जायेगा। दूसरेका टिकट छेकर काग्रेसमें आनेकी 
क्या जरूरत थी? वहाँ देखने योग्य क्या था? 

मेरे कानोंमें यह बात आई है कि ये शर्तें कठिन है। ऐसा होते हुए भी इनमें से 
एक भी बात नई नही है। 

जो बात हमते नागपुरमें और कलकत्तामें निश्चित की, प्रस्तावके रूपमें स्वीकृत 
की और जो हजारों सभाओंमें दुहराई वही बात भ्रतिज्ञामें दी गई है। अब जब कि 
प्रत्येक व्यक्तिके लिए अपना निदचय प्रकट करनेका समय आया है तब क्या हम 
भड़क उठेंगे ? क्या इतने दिनोंतक हम यह कहकर दम्भ ही करते थे कि हमें मैत्रीसे, 
अस्पृर्यताके मैलको दूर करके तथा आत्मत्याग करके स्व॒राज्य प्राप्त करना है; अथवा 
हम यह भानते थे कि ये शर्तें दूसरोके पान करनेके लिए है, हमारे पाछन करनेके 
लिए नहीं हैं? 

.. मुझे उम्मीद है कि एक भी समझदार गुजराती स्त्री या पुरुष इस धर्म-यज्ञमें 
अपना नाम दर्ज कराये बिना न रहेगा। बारडोली अथवा आनन्द तैयार न हुए हों 
तो भछे ही न हों। तैयार हुए बिना रह ही नही सकेंगे। छेकित व्यक्तिगत सविनय 
अवज्ञा तो हम आज ही कर सकते है। ऐसे व्यक्ति तो हर माँव और हर छहरमें 
मिलते चाहिएं। ऐसे व्यक्तियोको अब जेले भरनी ही चाहिए। 

मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि जबतक गुजराती जेल न जायें तबतक न तो 
कोई समझौता हो और न कोई असहयोगी कैदी ही छूटे। छेकिन ऐसी निर्देय उम्मीद- 
के क्षाथ-साथ मेरी यह भान्‍्यता भी है कि स्वेच्छया जेल जानेवाले कैदी कार्यें सिद्ध 
हुए बिना छूटनेकी कामना ही नही करेगे और कार्य-सिद्धिके लिए अभी हमें काफी दु.ख 
उठाना है। इस दुःखको अगर गुजरात नही उठायेगा तो और कौन उठायेगा? कमसे- 
कम दु ख उठानेका रास्ता एक ही है और वह यह कि अबच्छेसे-अच्छे लोग अधिकसे- 
अधिक दुख उठायें। इसलिए गुजरातके सभी स्त्री-पुरुषोसे मेरी विनती है कि बे 
स्वयसेवक बननेके लिए जो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है उसे समझें और उसपर हस्ताक्षर 
करे एवं उनके सम्मृख् हस्ताक्षर करके जेल जानेंके जो अनेक शुद्ध गवसर खुले हैं 
उनका उपयोग करें 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ८-१-१९२२ 


६८- खिलाफत परिषद्‌ 


कांग्रेस अधिवेशतके साथ-साथ ही खिलाफत परिषद्‌ और मुस्छिम छीग़की बैठक 
होती है। इससे हिन्दुओं और मुसलमानोंको बहुत-कुछ सीखने और परस्पर मित्रता 
बढ़ानेका अवसर मिलता है। संयोगसे खिछाफत परिषद्के अध्यक्ष कांग्रेसके इस अधि- 
वेशनके अध्यक्ष भी हैं--इस वातमें मुझ जैसे श्रद्धाहुको तो ईश्वरका हाथ ही दिखाई 
देता है। देशबन्घुनें गिरफ्तार होकर, वे कांग्रेस अधिवेशनमें शामिल होनेपर जितनी 
सेवा करते उससे कहीं अधिक सेवा की है ओर हकीमजीने जेलसे बाहर होने तथा खिला- 
फत परिषद्का भार सिरपर होनेपर भी कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्षके पदक भार भी 
संभाल लिया है और इस तरह हिन्दू-मुस्लिम एकतामें वृद्धि की है। खिहाफतके शिविर 
और कांग्रेसके शिविरका सम्बन्ध इतना निकटका हो गया है कि किसीको ऐसा आभास 
नहीं हो सकता कि दोनों अरूग-अछग हैं। 

इन्हीं कारणोंकों ध्यानमें रखकर मौलाना अब्बास तैयवजीने सुझाव दिया कि 
मुस्लिम छीगको अलग संस्थाके रूपमें कायम रखनेका अब कोई कारण नहीं है। जाज 
जब कि हिन्दुओं और मुसलूमारनोंके दिल एक हो रहे हैं तव दो अलग-अलग राजनैतिक 
संस्थाओंकी क्‍या जरूरत है? जबतक वे अपने-अपने अधिकारोंके लिए परस्पर एक- 
दूसरेसे लड़ रहे थे तबतक दो अलग-अलग राजनैतिक संस्थाओंकी जरूरत थी। अब 
तो खिलाफत समिति ही पर्याप्त है। खिछाफत समिति तो रहेगी ही क्योंकि उसका 
सम्बन्ध घर्मसे है। 

इस तरह मुस्लिम कछीगको खत्म कर देनेके कारण अत्यन्त सबक और शुद्ध हैं, 
तथापि जबतक मुसलमानोंका मत इस वारेमें अच्छी तरहसे दृढ़ नहीं हो जाता तब- 
तक मुस्लिम छीगको खत्म कर देनेका विचार न करना ही ठीक होगा। 

खिलाफत परिषद्‌ और मुस्लिम छीगकी वैठकमें हर स्थितिमें अंग्रेजोंसे सम्बन्ध 
तोड़नेकी जो चर्चा हुई थी उसके विषयमें में पहछे ही छिख चुका हूँ! इसलिए यहाँ 
और अधिक विचार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो खिलाफत परिषद्‌ ओर 
मुस्लिम लीगकी बैठकर्में दोनों कौमोंके बीच दिन-अतिदिन वढ़नेवाले प्रेमका जो अनुभव 
हुआ उसके सम्बन्धर्में छिखनेकी इच्छा होती है। कांग्रेतके मंचपर इतने मुसलमान 
और खिलाफत परिषद्‌ तथा मुस्छिम छीगके मंचोंपर इतने हिन्दू कार्रवाईमें मुक्त 
भावसे भाग छेते थे कि सभीको यह भव्य दृदय अपने मनोंमें सजोकर रखना चाहिए। 

हालाँकि हिन्दुओं और मुसलमानोंके दिछ साफ होते जाते हैं तथापि पा वभी- 
तक भयरहित नहीं हुए हैं। हमारा मार्ग अभी रेगिस्तानों, जंगलों, शादियों और 
पहाड़ियोंसि भरा हुआ है; उसे हमें अभी साफ करना है। उसपर अभी कंकड़ विछानें 


२, गांधीजीने २७ दिसम्बर, १९२१ को खिछाफत परिकर्में और ३० दिताबर, १९३१ को मुस्मि 
लीगके अधिवेशनमें साय लिया था ! 


खिलाफत परिषद्‌ १५७ 


और रोलर घुमाना- बाकी है।- अब-भी इस एकताको मजबूत करनेके लिए जितने 
उपाय काममें छाये जाने चाहिए उन्हें काममें छानेकी बहुत जरूरत है। और इन 
उपायोंको हम अच्छी तरहसे जान गये है। ये निम्नलिखित है; , 

१. परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखम्मं भाग छेना। 

२. एक-दूसरेकी भावनाओका पूरा-पूरा ध्यान रखना | 

३. परस्पर एक-दूसरेके प्रति भयको त्याग्रना। 

४. जिनमें एक-दूसरेके हित जुड़े हुए दिखाई दें, ऐसे कार्योंको हाथमें छेना। 


खिलाफतने हमें पहली शर्तका पालन करनेका भाग दिखाया है। 

हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेके धामिक कार्यो्में हस्तक्षेप किये बिना एक- 
दूसरेके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते है। 

हिन्दू ज्यादा हैं और मुसलमान कम, इस बातसे मुसलमानोंको नहीं डरना 
चाहिए। और मुसलमान मुस्लिम राज्योंसे सहायता प्राप्त करके हिन्दुओंको दबायेंगे, 
यह भय हिन्दुओंको त्याग देना चाहिए। 

स्वदेशी और चरला सबके लिए समान हितकी वस्तुएँ है। अगर हिन्दू और 
मुसलमान समान रूपसे उनके महत्व और छामकों समझ जायें तो दोनोंकी एकतामें 
बहुत अधिक वृद्धि हो जायेगी। 

छेकित दोनोंकी एकतामें वृद्धि करनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हिन्दू 
और मुसलमान दोनों छोटी-छोटी कौमोकी रक्षा करने छगें। दोनों पारसियों, यहुद्ियों 
और ईसाइयोंसे प्रेम करें, उनका सम्मान करे, उनकी रक्षा करे और स्वप्नमें भी उन्हें 
सताने अथवा उनके साथ जोर-जबरदस्ती करनेका विचार न करें। ऐसा करते हुए 
दोनोंकों एक-दूसरेकी रक्षा करने और सेवा करनेकी आदत पड़ जायेगी। जिस हृदतक 
हममें सेवाभाव बढ़ेगा उस हृदतक हम एकदिल होंगे। 

मनुष्य जिस हृदतक अपना कत्तंव्य निभाता है उस हृदतक वह प्रेमपात्र बनता 
है। अधिकारोंकी ही खोजमें धूमनेवार अपने कर््तंव्यसे चूक जाता है और अन्ततः 
वही अत्याचारी कहा जाता है। हम सरकारका विरोध करते है क्योकि सरकार 
केवल अपने अधिकारोसे परिचित है। वह हमारे प्रति अपने कर्तव्यका तो विचारतक 
नहीं करती। 

यदि हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेके सर॒परस्त अथवा शुभचिन्तक बननेकी 
कोशिक्ष करेंगे तो वे जन्ततः अवश्यमेव एक-दूसरेके शत्रु बन जायेंगे। लेकिन यदि वे एक- 
दूसरेके सेवक वनेंगे तो उनकी स्नेहकी गांठ दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जायेगी और 
वह अन्तमें न तो तोड़े दूदेगी, व जलाये जलेगी और न गछाये गरलेगी। हिन्दू और 
मुसलमान जब ऐसे विलक्षण बन्धनमें बेंध जायेंगे तभी स्वराज्य-कुसुम पूरी तरहसे 
खिलेगा। और तब हमें इन सब बातोंपर विचार करनेकी भी कोई जरूरत न 
रहेगी कि हमें पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिए अथवा हमें अंग्रेजोसे मैत्रीकी भी आकांक्षा है 
अथवा हम तलवारके बलपर स्वराज्य प्राप्त करेंगे या शान्तिपूर्ण ढंगसे। जब ऐसा शुभ 
अवसर आयेगा तब हमें मनचाही वस्तु उपरूब्ध हो जायेगी। इसलिए हम सबका --- 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियोंका है 
ः हुदियोंका -- यह धर्म है कि 
भविष्यका विचार छोड़कर वर्तमावका सुधार करनेमें ही छूग जायें की 
व जायें 
कर गई इस सबका पहावर हो। ही । उस धर्मका पालन 
[ गृजरातीसे | 
नंवजीवन, ८-१-१९२२ 


६९, टिप्पणियाँ 
ईसाइयोंमें जागृति ' 

- देखता हूँ कि ईसाई डक भी असहयोगने बड़ी जाग्रृति उत्पन्न कर दी 
है। समस्त भारतके ईसाइयोंका एक सम्मेलन कुछ दिन पहुछे छाहौरमें हुआ था। 
उसके अध्यक्ष थे, श्री मुकर्जी। उसमें स्वदेशी तथा मदयनिषेधके सम्बन्धमें अच्छे-अच्छे 
प्रस्ताव पास किये गये। उनकी प्रत्येक बातमें स्वराज्यकी ध्वनि सुनाई वे रही थी। 
वक्‍ताओंने खादी पहननेपर बहुत जोर दिया। इस बातको अब सव छोग समझ गये 
हैं कि खादी गरीबोंके लिए जीवन-रूप है और चरखा गरीबोंके घरकी वरकत है। 
अतएव अब ईसाई भाइयोंने भी उसको अपना लिया है। इस सम्मेलनके समापतिने 
यद्यपि असहयोगके विरुद्ध विचार प्रकट किये तथापि स्वराज्य तो वे भी चाहते हैं। 
उन्होंवे अपने भाषणमें सरकारकी दमन नीतिकी तीज चिन्दा की। 

ु देशी राज्योंमं युवराज 

यह सवाल पूछा गया है कि जब युवराज देक्षी राज्योंगें जायें तव वहाँके छोगोंको 
क्या करना चाहिए ? मैं समझता हूँ कि देशी राज़्योंके छोग अपने राजाओंसे असहयोग 
नहीं कर रहे हैं। ऐसी अवस्थामें वे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे देशी राज्यों- 
की स्थिति विषम हो जाये। हाँ, वे राज्यके अतिथिका स्वागत-सत्कार करनेके लिए 
बाध्य नहीं हैं, परन्तु इससे उन्हें उनके स्वागतके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा क्रनेंका अधि- 
कार प्राप्त नहीं होता। अतएवं जब युवराज देशी राज्योंमें जायें तब वहाँके छोर्ोंको 
हड़ताल नहीं करती चाहिए और न विरोध सभाएँ । परन्‍्तु वहाँके समझदार छोयोंका 
भारतके दूसरे भागोंसे तो निकट सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। अंततः बे, जहाँतक 
हो सके, युवराजके स्वायत-सत्कारमें शरीक न हों। देशी राज्योंमें छोकसत्ता जैसी चीज 
तो बहुत ही कम है, या है ही नहीं। [इसलिए | वहाँ राजाके प्रत्येक कार्येमें छोगोंका 
शामिल होना जरूरी नहीं होता। वहाँ तो लोग उन्हीं कामोमें शामिल होते हैं 
जिन्हें या तो वे खुद बच्छा समझते है या जिनमें उन्हें जबरदस्ती किये जानेंका डर 
रहता है। इन सब वातोंमें यदि विनयपूर्वक व्यक्तिगत स्वातस्त्यका उपयोग किया थारये 
तो वह उचित है। देशी राज्योंमें राजा और प्रजाका सम्बच्ध स्वार्थमूलक है। राजा 
थदि अच्छा हो तो वह अजाका हितसाधन करता है। यदि बुरा हो तो फिर प्रजाके 
पास शस्त्र अथवा सत्याग्रहके सिवा तीसरा साधन नहीं है। ब्रिटिश भारत सरकार 


टिप्पणियाँ १५९ 


और प्र॑जाका ऐसा ही सम्बन्ध बन गया दिखता है; और सरकार ऐसे काम कर रही 
है जिनका लोककल्याणसे विरोध है। इसीसे यहाँ सत्याग्रह शुरू किया गया। देशी 
राज्योकी स्थिति आज इतनी विषम है कि उनकी प्रजाके लिए राजाओंके विरुद्ध 
सत्याग्रह आरम्भ करना बड़ा गम्भीर कदम सिद्ध हो , सकता है। सत्याग्रह केवकछ 
उन्ही राज्योंमें आरम्भ किया जा सकता है, जिनमें असह्य अत्याचार हो रहे हों और 
साथ ही लोगोंमें सामाजिक आत्मबल उत्पन्न हो चुका हो। 
कुछ प्रश्न 
. मुझसे अनेक तरहके सवाल पूछे जाते हैं। यदि मैं उन सबका जवाब देता रहूँ 
तो मुझे दूसरे कामोंके लिए फुर्सत ही न मिले। अतः जहाँ जवाब दिये बिना काम 
ही नही चलछता वही मै जवाब देता हूँ। एक ग्रुमनाम पत्रमें कुछ प्रदन पूछे गये है। 
उनका जवाब में यहाँ इसलिए नही दे रहा हूँ कि वे आवश्यक हूँ; बल्कि यह 
दिखानेके लिए दे रहा हूँ कि अभी छोगोमें कितना अज्ञान है और दूसरे मेरा हेतु 
यह भी है कि ऐसे छोगोंको भी जानकारी हो जाये। 
- प्र०: आप स्वराज्य लेकर क्‍या करेंगे? 

उ०: जो मुझे प्राप्त करना है उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न तो में पृथक रूपसे 
कर रहा हूँ। परन्तु जो समाजको प्राप्त करना है उसको तो समाज ही प्राप्त कर 
सकता है। 

आपने जो इतने रुपये जमा किये हे आप इनका क्या करेंगे? 

प्रत्येक प्रान्तकी कांग्रेस कमेटी उनका उपयोग कर रही है। मुझे उसमें से एक 
पाई भी खर्च करनेका अधिकार नहीं है। उसका हिसाब भी प्रकाशित कर दिया 
गया है। 

स्व॒राज्य मिल जानेपर आपके सरनके बाद कौन राज्य करेगा? 

स्वराज्यका अर्थ है अपना राज्य। सब अपना-अपना राज्य करेंगे। जब सब लोग 
अपने-अपने ऊपर राज्य करने लगेंगे तब सबका--जनताका -- राज्य होगा। उससे 
मेरे जीवन-मरणका कोई सम्बन्ध नहीं है। में तो सिर्फ हकीम हूँ। 

आप अंग्रेजी भाषामें लेख क्‍यों लिखते हे ? 

इसलिए कि मैं अपनी संचित पूँजी देशके लिए ख्च करना चाहता हूँ। 

आप रेलगाड़ीमें क्‍यों बेठते हे ? 

सरकारकी इतनी मेहरबानी हो रही है। में उससे लाभ उठाकर अपना काम 
चलाता हूँ। 

आप सबको खादी पहनाना चाहते हे, परन्तु वह तो महंगी मिलती है। 

विदेशी कपड़ा अगर मुफ्त मिलता हो तो भी महेंगा है। खादी महँगी मिलनेपर 
भी सस्ती है, क्योकि खादी खरीदनेमें ख्चं किया गया सारा रुपया भारतके गरीबोके 
घर जाता है। फिर खादी अधिक दिनोतक चलती है और उससे जो सादगी आती 


है वह हमारे जीवनके दूसरे भागोमें व्याप्त होकर अपनी सृगन्धसे राष्ट्रके जीवनको 
सरल और शुद्ध बनाती है। | 


१६० सस्पूर्ण (गांधी वाइमय 
8 3 आप लोगॉंको किसलिए मरवाते हे ? 

में नहीं मरवाता। लोगोंको मरनेमें आनन्द आता न्‍ 

अथवा धर्मके निमित्त मरनेको तैयार हो जाते हैं। ३ 00 आओ 
आपके साथी बूढ और अंग्रेजी पहनावा क्यों पहनते हे? 

हे ह हे मेरी सहिष्णुता प्रकट होती है। और उन सज्जनोंके साथ रहते हुए भी 

उन्हें भमपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि भारतमें न तो बूटोंकी 

बी वा बूटोको जरूरत है और न 
आप लोगोंके धर्ममें दखल क्‍यों देते हें? 
में किसीके धर्ममें दखल नहीं देता। लोग इतने भोले-भाछे भी नहीं हैं कि मुझे 

दखल देने दें। हाँ, सब घमोके जो सामान्य सिद्धान्त हैं उन्हें मैं जरूर छोगोंके सामने 

उपस्थित करता हूँ और करते रहना चाहता हूँ। 


हवार्में न उड़ जाये! 


सविनय अवज्ञाकी तेज हवा माछूम तो बहुत अच्छी और पुष्टिकर होती है; 
परन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि कहीं इस हवामें खादी वह न जाये, सृत 
उड़ न जाये। जो लोग खादी-प्रचारका काम कर रहे हैं वे स्वयंसेवकोंमें अपना नाम 
अवश्य लिखायें; परन्तु चरखें और खादीको न भूलें। उन्हें खुद आगे बढ़कर ग्रिर- 
फ्तार हो जानेकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें सन्‍्तरीकी तरह काम करना है। वे जब 
रक्षा करनेका समय आये तब बाहर आयें अन्यथा अपने जिम्मे किये गये काममें छग्रे 
रहें। जो लोग स्वदेशीके प्रचारमें दत्तचित्त हैँ वे तो खादी बेचते हुए अथवा चरखा 
चलाते हुए ही गिरफ्तार हों। यदि स्वदेशीसे भिन्न कामोंमें छग्रे हुए जेक जानेवाले 
लोग कम पड़ जायें तो स्वदेशीके प्रचारका काम करनेवाले छोगोंका मददके लिए 
आगे आना दूसरी बात है। श्रच्चा सिपाही तो वही है जो अपनी जगहपर ही लड़ता 
हुआ मरता है। अपने कत्तंव्यका पालन करते हुए मर जाना ही श्रेयस्कर है; दूसरेका 
काम हाथमें छेता खतरनाक है।' 

खादीकी प्रतिज्ञा 

आइरचर्यकी बात है कि कांग्रेसनें स्वयंसेवकोंके लिए जो प्रतिज्ञा निश्चित की है, 
उसकी खादी पहननेकी शर्तें बहुतोंकों कठित मालूम होती है। असछमें तो विचारमें 
भी शान्ति घारण किये रहने और पीठे जानेपर भी मनमें क्रोप न छात्रेकी शर्त कंठित 
लगनी चाहिए। तथापि खादी पहननेकी बात विषम जान पड़ती है, इसका कारण तो 
यही हो सकता है कि हम इस शर्तेको न तिभायें तो सब छोगोंको साफ दिलाई दे 
जायेगा और हम किसी दुसरेको अथवा स्वयं अपनेको धोखा नहीं दे पायेंगे। मेरी 
सलाह तो यह है कि हमारा खादीके विषयमें जितना सावधाव रहना आवश्यक है हमें 
उतना ही सावधान अन्य विषयोंमें भी रहना चाहिए। खादीकी शर्तका अर्थ कुछ अनि- 
दिचत रह गया है। परन्तु इसका अर्थ तो एक ही हो सकता है। यह शर्ते हमारे 


१- स्वथमें निषन अेपः परवर्मों भधावदः । सगवद्गीता, ३-३५। 


ट्प्पिणियाँ १६१ 


पहननेके कपड़ोंपर ही छागू हो सकती है। यदि हमारे घरोमें गादी-गदेले आदि विदेशी 
या मिलके कपड़ेके हो तो हमें उन्हें भी त्याग देना चाहिए; परन्तु यह बन्धन इस 
प्रतिज्ञामें नही आता, क्योकि इस हृदतक तत्काल शुद्धि करनेमें कठिनाइयाँ है। कितने 
ही मनुष्योको यह खर्च भी असह्ा हो सकता है। परन्तु पहननेके कपड़ोमें इतने 
परिवर्तंतके बाद घरमें दूसरे कामोके लिए भी कोई खादीकों छोड़कर मिक या किसी 
दूसरे देशका बना कपड़ा इस्तेमाल न करेगा। पहननेके कपड़ोंके लिए खादीका 
व्यवहार करनेमें तो अब जरा भी कठिनाई नही रह गई है। यदि कोई बहुत ही गरीब 
हो तो वह खादीकी लूगोटी रलूगाकर काम चला सकता है; परन्तु पहने खादी ही। 

इस विषयमें एक और सवाल किया ग्या है। खादी सिर्फ स्वयसेवकका काम 
करते समय ही पहले या हर वक्‍त ? जबतक स्वयसेवक दलमें किसीका नाम है तबतक 
तो प्रतिज्ञा करनेवाले को घर-बाहर सर्वत्र खादी ही पहननी चाहिए। 


चीर भाता 


कांग्रेस सप्ताहमें मुझे बम्बईके श्री गोविन्दजी वसनजी मिठाईवालाकी माताका 
पत्र मिला था। परन्तु में उसका उपयोग नवजीबन ' में तभी नही कर सका। इस 
मुकदमेका विवरण बम्बईके कई अखबारोमें छप चुका है, अतः में उसपर यहाँ 
विचार करना नहीं चाहता। श्री गोविन्दजीकी माताजीने अदालतमें एक बयान दिया 
था जिसका उत्तर एक सज्जनने दिया है। मै इसके सम्बन्धर्में भी कुछ कहना नहीं 
चाहता | इस मुकदमेमें श्री गोविन्दजीकी माता श्रीमती साकरबाईने जो वीरता दिखाई 
है में उसीकी ओर पाठकोका ध्यान खीचना चाहता हूँ। साकरबाई हिम्मत करके 
पुलिसके पास गईं । वे अदालछतमें भी कठघरेके सामने अपने बेटेके पास खड़ी रही और 
उन्होने अपने वेदेके मनसें किसी तरहकी कमजोरी नहीं आने दी। श्री गोविन्दजीका 
लालन-पालन बहुत ऐशो-आराममें हुआ है। बम्बईके दगेके समय उन्हे जो घाव लगा 
था वह अभीतक भरा नहीं था। उन्होंने जेछके कष्ट कभी भोगे नहीं थे। मित्र 
उनको जमानतपर छुड़वानेका प्रयत्न कर सकते थे। वे उन्हे यह कहकर सफाई देनेकी 
प्रेरणा दे सकते थे कि यह तो व्यक्तिगत मुकदमा है, राजनैतिक नहीं। उन्हें इन सब 
भयोसे बचानेके लिए तथा सत्यकी रक्षा करनेके लिए साकरबाई अपने बेटेके कठघरेके 
सामने खड़ी रही और उन्होने स्वयं उपस्थित रहकर मानो उनकी रक्षा की। उन्होने 
श्री गोविन्दजीको जमानतपर छुड़ानेसे खुद इनकार किया। ये बहन जानती थी कि 
अस॒हयोगकी प्रतिज्ञा करनेवारा मनुष्य अदालतमें अपनी सफाई दे ही नहीं सकता; 
फिर उसका मुकदमा चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक, सच्चा हो या झूठा। 
इस कारण उन्होने इस भ्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिए अदालतमें जानेका साहस किया। 
ऐसी मिसालछें दूसरी जगहोमें भी देखनेमें आ रही है। माता पुत्रकी, बहन भाईकी 
और पत्नी पतिकी तरह-तरहसे मदद कर रही है, और उन्हें हिम्मत बँधा रही है। 
मैं ऐसी दृढ़ता और हिस्मतमें स्व॒राज्यकी झाँकी देख रहा हूँ। स्त्री और पुरुष सभी 
आज तो अपनी शिक्षासे नही, बल्कि अपने सत्य और अभयसे भारतके मस्तकको ऊँचा 
कर रहे हैं। 

२२-१६ 


६६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
दूसरी मिसाल 


श्री महादेव देसाईकी धर्मपत्नी प्रयागमें हैं। वे स्वयं भी स्वयंसेविका 
है, वे सेवा करनेके लिए जगह-जगह जाती है, दूसरे स्वयंसेवकोंकों खाना पकाकर अब 
हक जिम कर पी गम हैँ एवं नित्य चरखा चलढाती हैं। श्री महादेव- 

रफ्तार उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, जिसे होंगे 

मैं इसी सयालसे उसे यहाँ दे रहा हूँ: आम 238 

उन्हें मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त है ही। परन्तु मै आशीर्वाद देनेवाला हूँ कौन? 
भारतकी स्त्रियोंकों तो अपने ही तपोबढसे साहस मिल रहा है। कोई एक-दो मनुष्य 
जेल नहीं गये है, कितने ही गये हैं भौर कितनों ही की घर्मपत्नियाँ साहस दिखा रही 
हैं। वे खुशी-खुशी अपने पतियोंकों और दुसरे रिव्तेदारोंको जेल भेज रही है और खुद 
भी जेल जानेके लिए तैयार हो रही हैं। मूझे तारसे यह ख़बर मिल गई है कि श्री 
देसाईके साथ जो निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा था वह अब बन्द कर दिया गया है। 
जेलमें कष्ट तो होते ही है। किन्तु धीर॒ज और अपने विनययुकत बरतावसे अनुचित 
कष्टोंका निवारण अवश्य ही होता है। ऐसा हो चाहे न हो; जेलके भयानकसे- 
भयानक कष्ट तो हमें सहत करने ही होंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी गति ही 
नहीं है। 

सालवीयजीका पुत्र 


पण्डित मदनमोहन मालवीयके सबसे छोटे पुत्र गोविन्द तथा उनके भतीजे हृष्ण- 
कान्त मालवीय पहले एक बार पकड़े जाकर सजा भोगकर रिहा हो चुके हैं! ऊहें 
व्याख्यान देनेके कारण अब दुबारा गिरफ्तार किया गया है और डेढ़-्डेढ़ वर्षकी कड़ी 
कैदकी सजा देकर जेल भेज दिया गया है। इसे मै भारतवर्षका सोभाग्य मानता हूँ। 
श्री मारवीयजीके पुत्रका असहयोगके कारण जेल जाना तो हमें अपनी प्राचीन पर्मे- 
कथाओंकी याद दिलाता है। भाई गोविन्दने मावीयजीसे अनुमति अ्राप्त करनेकी पूरी 
कोशिश की। उन्होंने जहाँतक बना अपने पूज्य पिताकी इच्छाका मान रखा। पिताने 
भी पुत्रको पूरी स्वतत्त्रता दी। जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगोंके 
पकड़े जानेपर श्री गोविन्दसे न रहा गया तब उन्होंने अपने पिताकी एक बहुँते ही 
विनययुक्‍्त पत्र छिखा और रणांगणमें कूद पड़ें। मैं जानता हूँ कि इससे श्री गोविन्दकी 
पितुभक्तिमें रत्ती-भर भी कमी नहीं हुई है। मुझे दृढ़ विदवास है कि पण्डितजीके मनम 
भी श्री गोवित्दके प्रति इस कामके कारण तनिक भी रोष नही है। इन पिता और 
पुत्रकः सम्बन्ध 'ऐसा ही मीठग रहा है और रहेगा। इस प्रकार इस स्वराज्य-यज्ञत 
सब छोग अपनी-अपनी अन्तरात्माके आह्वानकों मानने छग गये हैं और हम पिता 
और पुत्रकों जुदा-जुदा मैदानोंमें देख रहे है। ये सब धर्मजागृति --- स्वराज्य “-- के 
ही चिह्न हैं। 


१, यह पत्र यहाँ नहीं दिया गधा है । #समें दुर्गावइनते गांधीजोंसे भाशीर्वाद भी माँगा था | 


तार: एस्थर भेनवकों १६३ 
जेलमें भवत लोग 
श्री गोविन्दकी जो कहानी अभी हमने सुनी उससे प्रकारमें भिन्न परन्तु वैसी 
ही कल्याणकारी सीख काशीकी जेलसे आचार्य कृपलानी हमें दे रहे है। उनके भतीजे 
लिखते है :' 
गुजरातके लिए स्वर्ण अवसर 
ऐसा लगता है कि नडियाद, सूरत और अहमदाबादकी शालाओंसे सम्बन्धित विवाद 
जेल जानेका अवस्चर देगा और गोधराको तो भानो घर बैठे गंगा ही मिल जायेगी। 
गोधराके छोगोंको दो मासतक जुलूस न निकालनेकी आज्ञा दी गईं है। इस निषेध 
आज्ञाकी अवधि इस भासकी १७ तारीखको समाप्त होगी। इसलिए इस बीच गोधराके 
लोग शान्ति कायम रखनेकी शर्तेके साथ-साथ दूसरी शर्तोका पालन करते हुए जेंलें 
भर सकते हैँ। वहाँके मजिस्ट्रेटने नीचे छिखा नोटिस जारी किया है।* 
इस प्रकार भजनों और निर्दोष राष्ट्र-गीतोंपर रोक लगाना सहन करने योग्य 
नहीं है। मुझे आज्ञा है कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इन शहरों अथवा ताल्लुकोंमें व्यक्ति- 
गत सविनय अवज्ञाकी अनुमति दे देगी और गुजरात भी अपनी बलिदान देनेकी 
क्षमताका परिचय देना आरम्भ कर देगा। 
[ गुजरातीसे ] 
तवजीवत, ८-१-१९२२ 


७०, तार: एस्थर मेननको” 


साबरमठी 
११ जनवरी, १९२२ 
ईश्वर तुम वोनोंका कल्याण करे। 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे 


नेशनल आर्काइन्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित मूल अंग्रेजी प्रतिसे। 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गपा है । णाचाये कपछानीने शस प्में अपने सतीजेकों रचित किया 
था कि वे जेलमें सत्याग्रह आश्रमकी दिनचर्पाका ही अनुत्तरण कर रहे हैं । 

२. पहाँ नहीं दिपा गया है । 

३. पहछे एस्थर फेरिंग, एक ढेनिश धर्म-प्रचारिका जिन्दें गांधीजी अपनी पुत्रीके समान मानते ये; 


१९१६ में भारत भाई तथा बादमें घावरमती माश्रममें रहने छूगीं। स्ष्टतः यह तार डा० मेननके सागर 
उनके विवाहके बाद भेजा गया था | 


७१. टिप्पणियाँ 
बेहूद जआाशावादी 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सत्याग्रहका सही-सही ज्ञान रखनेवाक्े अध्येता है। 
दक्षिण आफ़िकामें सत्याग्रह शुरू किये जातेके समयसे ही उन्होंने इसे समझता शुरू 
कर दिया था। मेरी रायमें वे सत्याग्रह-विज्ञानकों जितनी अच्छी तरह समझते-वृझते है 
शायद उतनी अच्छी तरह दूसरा कोई नहीं समझता। वे इसपर बरसोसे अमल करनेकी 
कोशिश करते चले आ रहे है। इसलिए जब उनके सामने जेल जानेका मौका आया 
तो वे एक क्षणके लिए भी आगा-पीछा किये बिना जेछ चल्ले गये। यद्यपि वे मद्रासमें 
आन्दोलनका नेतृत्व अपने निराले और निरभिमान ढंगसे कर रहे थे, पर उन्होंने यह 
अनुभव किया कि [सम्भवतः] जेलमें रहकर वे मद्रासके आन्दोलनका नेतृत्व ज्यादा 
अच्छी तरह कर सकेंगे । ज्यों ही उन्हें तीन महीवेकी सादी कौदकी सजा सुनाई गई 
त्यों ही उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने जिस आश्ञावादिताका परिचय दिया, 
आद्या है वह पाठकोंको रुचेगी। पत्र इस प्रकार है: 


तीन महीनेकी सादी सजा तो बहुत ही कम्त है। और फहीं यदि इससे 
भी पहले आप स्वराज्य प्राप्त कर लें तब तो यह कोई बात ही नहीं है। मुझे 
आज्ञा है कि जब में वापस लौदूँगा, आप स्व॒राज्यका काम पूरा कर चुके 
होंगे और अपने आहार-शास्त्रके अनुसन्धानके सामान्य काममें जुट जायेंगे 
यद्यपि मैं अनुभव करता हूँ कि स्वराज्य एक तरहसे तो आ ही गया है (और 
भेरा आशय जिस तरहसे है वह भी महत्त्वपूर्ण है) किस्तु इस समय जो असाधारण 
परिस्थिति पैदा हो गई है उसके कारण में इतनी जल्दी अपने आहार-शास्त्रके अनु- 
सन्धानके सामान्य काममें नहीं जुट पारऊंगा। जैसा कि मैंने कहा है यह. पत्र भरत 
मासकी २१ तारीखको सजा सुनाये जानेके तुरत्त बाद लिखा गया था। उसी दिन सजा 
मिलमेंसे पहले यह नीचे दिया हुआ छम्बा पत्र लिखा गया था: 
मुझे आपका पत्र और संलग्न प्रस्तावोंका मसविदा सिला। 
भे इस दावेको प्रस्तावमें डाले जानेके पक्षसें नहीं हूँ कि हमने स्वराज्य 
बाह्य रूपनें तो नहीं पर सार रूपमें प्राप्त कर लिया है। मे इस दावेका मतल्व 
तो समझता हूँ लेकिन यह भी अनुभव करता हूँ कि यह बात आपके लेखोंम 
बताई जानी चाहिए, इसे कांग्रेसके प्रस्तावोंका अंश न बनाया जाये। 
मुझे किसी ऐसे प्रस्ताव चिशेषका पता नहीं है जिसके द्वारा सामूहिक या 
व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी स्वीकृति साफ शब्दोंमें दी गई हो। मे 
सोचता हूँ कि इस विषयपर स्पष्ठ प्रस्तावका होता आवश्यक और वांछनीय है 
प्रस्तावोंके वर्तमान स्वरूप सिर्फे एक हो तरहकी सविनय अवज्ञाकी 


टिप्पणियाँ १६९५ 


दी गई है अर्थात्‌ स्वयंसेवी संगठनोंके सम्बन्ध जारी की गई निबंधाज्ञाका 
उल्लंघन। सम्भव है इस तरहकी पाबन्दियाँ ह॒दा दी जायें या कदाचित्‌ इनमें कुछ 
ढील फर दी जाये। दूसरी तरहकी आज्ञाएँ भी है जिनका उल्लंघन किया जा 
सकता है, जंसे १४४ घाराके अन्तर्गत जारी किये गये हुषम। इसलिए मेरा 
सुझाव है कि स्वयंसेवी संगठनोंके प्रस्तावके बाद, हमें एक प्रस्ताव ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए जिसमें कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनफी स्वीकृति दी जाये परन्तु 
इस आन्दोलनका स्वरूप क्या हो और वह किन-किन सीमाओंसे प्रतिबन्धित हो 
यह बात समय-तमयपर कार्य-समिति या आप स्वयं ही निर्धारित करें। 

में नहीं जानता, अधिक संस्यासें 'संविधानवादी' सज्जनोंके आनेका 
काँग्रेसके कार्य-संचालनपर दया प्रभाव पड़ेगा। पर से अपना यह विचार आपपर 
आग्रहपुर्वक व्यक्त करता चाहता हूँ कि इस समय कोई बातचीत नहीं की 
जानी चाहिए। बल्कि तबतक नहीं जबतक हम सबविनय अवश्ञा संघर्षमें थोड़ा 
और आगे न बढ़ जायें। सरकारके साथ होनेवाली बातचीतमें अली बन्घु, दास, 
लालाजी और पण्डितजी शरीक किये जायें इतना ही काफ़ी नहीं है बल्कि इस 
बातमें उनकी राय ली जानी चाहिए कि सन्धि या सुलह करनके लिए कौन-सा 
समय निर्धारित किया जाये। इसके अतिरिक्त सुलहकी बात्तचीतके लिए कांग्रेस 
और सरकारके बीच सम्मेत हो एकमात्र माध्यम होना चाहिए। कांग्रेसकों 
चाहिए कि वहु सब दलोंके गर-पदाधिकारी चेताओंको नामजद करे। नरम दलके 
नेताओंको कांग्रेत नासमजद करे व कि सरकार। सरकार नेताओंकों नामजब करके 
हमारे बीच हमेशा खराबी पेदा कर देती है। मेरा यह निश्चित मत है कि 
इस अधिवेशनमें कांग्रेसका कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सरकारके 
साथ बातचीतका कोई उल्लेख हो या जिसमें इसके लिए सम्भावना व्यक्त की 
जापे। जरूरी समझा जानेपर आगे चलकर एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा 
सकता है। 

कुछ लोगोंका यह खयाल है कि अब हमें यह बात जोरोंसे उठाकर 
देशकी शक्ति और घ्यानकों इन सवालॉपर के जाना चाहिए कि हम हिन्दुस्तानके 
लिए किस तरहुकी सरकार और कैसा संविधान चाहते है । मुझे यह खयाल पसन्द 
नहीं है। यह सवाल तो उस वक्‍त उठाया जाना चाहिए जब हमारा संघर्ष अपने 
अन्तिम चरणमें हो। 

कुछ लोग समानान्तर सरकार बनानेकी बात कर रहे हे । मेने इस सस्बन्धमें 
आपसे कभी बातचीत नहीं की है; इसलिए से अपनी राय सामने रखनेकी 
हिम्मत तो कर रहा हूँ परन्तु बिना काफी सोच-विचारके। से समझता हें कि 
समानान्तर सरकार बनाना सम्भव हो नहों है। जबतक कोई सरकार हिसाके 
आधारपर चलन रही है, हम समानान्तर सरकार बिना प्रतिहिसाके नहीं बना 


१६६ 


सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


सकते। अहिताके आधारपर तो हम कैवल असहयोग अयवा सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन ही चला सकते हें, समानान्तर सरकार और सुनिद्िचत संत्याओोंको 
एक बहुत ही संकुचित सीभासे आगे चलाना सम्भव नहीं है। संसारकी वर्तमान 
परिस्थितिमें अहिसाके तरीकेसे केवल एक नकारात्मक और घिनाशात्मक रवैया 
अख्तियार किया जा सकता है और इसके बाद नईं सरकारके साथ इस तरीकेकों 
चलाया जा सकता है लेकिन वेती समकालीन समानान्तर सरकार नहीं चलाई 
जा सकती जंसी कि आयरलेंडवासियों द्वारा चलाई गईं मानो जाती है। अगर 
में अपने विचार स्पष्ट रुपसे जाहिर नहीं कर पाया हें तो भी चिन्ताकी 
बात नहीं है। में इस विषयपर थोड़ा-सा इसलिए कह गया कि कहीं फोई 
सदस्य इस विषयका प्रस्ताव रखनेपर जोर न दे बंठे। 


मुझे नहीं मालूम कि अब हम कब या किन परिस्थितियोंमें मिल्ेंगे। लेकिन 
में अनुभव करता हूँ कि ज्यों-ज्यों जेल जानेका समय नजदीक आ रहा है में 
अपने जीवनका उद्देश्य अनुभव करने लगा हें 
२० तारीखको निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी गई थीं: 

में दिल-प्रतिदित अधिकाधिक यह अनुभव कर रहा हैँ कि हमपर सुलह 
और बातचीतका वौर समयसे बहुत पहले छादा जा रहा है। यदि आप कोई 
ऐसा तरीका निकाल पाते कि इस बातचीतकों अपने संघर्षमें कुछ और सफलताएँ 
पानेतक स्थगित किया जा सकता तो बड़ा अच्छा होता। सरकार तो तत्काल 
बातचीत करना पत्तन्द करेगी क्योंकि निश्चित ही इस समय हमारी शर्तें एक 
महीने बाद रखी जानेवाली शततोंकी अपेक्षा हलकी होंगी। हमारे नरसदल्लीय मित्र 
बातचीतके लिए बेहव उत्सुक हो रहे हे। वे वेख रहे हें कि हम भयग्रस्त नहीं 
हैं और अवध जोतेंगे; इसलिए वे छोग अपनी असाध्य बुबंलताओंके कारण 
संघर्षकों तोन्न रूप धारण करनेसे पहले ही समाप्त देखना चाहते है। आपसमें 
बहुत स्पर्धा होनेके कारण वे अधकचरे विचार ही उगल देते हें। सरकार चतुर 
है। उसने अपनी गलती समझ की है और यह भी अनुभव कर लिया है कि 
हम लोग जोर-जुल्मभके आगे झुकनेवाले व्यक्ति नहीं हें। इसलिए वे छोग चुपत्ताप 
पीछे हट रहे हैं। मद्रास सरकारने निश्चित रूपसे यह घोषणा कर वी है कि 
वे संगठनोंकों गेर-झानूनी घोषित नहीं करेंगे और यही काम बिहार और 
उड़ीसाकी सरकारोंने भी किया है। 

सरकार अब समझ रही है कि नरमदलीय लोगोंने उसका साथ छोड़ 
दिया है। लेकिन हमें अपने पक्षकों थोड़ा और मजबूत कर छेनेतक रुके अमल रो 
चाहिए। युवराजकों वापस चले जाने दोजिए और उसके बाद फरवरीम हम 
समझौतेके बारेमें सोचें। तबतक हमें यह भी मालूम हो जायेगा कि गुजरातन 
या कुछ कर दिखाया है। इस अवसरपर जब कि नेहरूजी, वास और ठालाजी 


टिप्पणियाँ १६७ 


जेलमें हे, सम्मेलनकी बातचीत उठाना बिलकुल गल्‍ूत है। फेवर सन्धिके लिए 
समय निद्चिचत किया जाना चाहिए और कुछ नहीं। 

मोपल्‍्ला लोग अब तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें ले जाये जा रहे है। उतके डिब्बों- 
की खिड़कियोंमें सिर्फे सॉखचे लगे होते हे। अब हम देखते हे कि सिपाही उन्हें 
पानी देते है और किप्ती-किती स्टेशनपर तो सिपाही पानीके लिए दोड़-भाग 
भो करते हे। सत्तर आदमियोंका बलि चढ़ता बेकार नहीं गया। अब हजारों 
मोपल्‍राओंके साथ भादमियों जेसा बरताव किया जाता है। 


मै कैदियोंसे प्राप्त होनेवाले पत्र यहाँ देता रहा हूँ क्योंकि हमारा संघर्ष कितना 
जोरदार है और लोगोंका संकल्प कितना दृढ़ है, उसे साबित करनेवाली इनसे बढ़कर 
और कोई चीज नहीं है। पाठक यह देखेंगे कि भ्रस्तावोके सम्बन्धमें दिये गये राज- 
गोपाछाचारीके विचार प्राय: पूर्वानुमानित है। उनकी इस सछाहके पक्षमें कि मुख्य 
प्रस्तावमें समझौतेका कोई जिक्र न हो बहुत-कुछ कहा जा सकता है। यद्यपि हम 
कमजोर थे और शायद अब भी हूँ तथापि जरूरत इस बातकी है कि हम अपना 
ध्याव कष्ट सहनके मार्गसे न हटायें। फिर भी मैं अनूभव करता हूँ कि जिस तरीकेसे 
प्रस्तावका उल्लेख किया गया है वह अपरिहाये था। हमें अपनी कमजोरी जाननी 
और स्वीकार करनी चाहिए और हमें मजबूत बननेकी आशा रखकर काम भी 
करना चाहिएं। मुझे आएचयें नहीं होगा अगर संघंषंकी समाप्तिपर पहुँचने तक हमें 
बहुत-से समझौते और सन्धियाँ करती पड़ें और बहुत-सी असफलताएँ मिलें। सच्चा 
सैनिक वह है जो जीवन और परिस्थितियोको एक दाशनिक ढंगसे देखता है। वह 
परिणामके प्रति तटस्थ भाव रखता है। उसका करत्त॑व्य तो पूरी शक्तिसे काम करते 
रहना है; उसके लेखे विश्राम और कष्ट एक जैसे ही होते हैं। वह विश्वाम इसलिए 
करता है कि जरूरत पड़नेपर और भी अधिक कष्ट झेल सके। हमें बिना उत्तेजित 
हुए सहिष्णुता बढ़ानी चाहिए। चूँकि अपनी इच्छासे कष्ट सहना एक नया अनुभव है, 
इसलिए छोग समझते हैँ कि यदि क्षणिक आवेश दब जाये तो शायद हम नये दमनके 
विरुद्ध खड़े होनेकी इच्छा ही न करें, छेकिन स्वराज्य-प्राप्तेके लिए सबसे आवश्यक 
शत यह है कि हम कष्ट सहनेंके लिए हमेशा तैयार रहें। क्‍या इग्लैड अपनेको आक्र- 
मणके मयसे मुक्त रखनेके लिए अपने शस्त्रागारमें स्थायी रूपसे शस्त्रास्त्र नही रखता? 
इसमें सन्देह नहीं कि यह पागलपन है, आत्मधातक है और इसका अ्थ ईदवरकी 
सत्तामें जौर उसके नयायमें अविश्वास करना भी है। छेकिन जबतक इंग्लैड यह 
आवश्यक समझता है कि वह दूसरे देशोपर अपना व्यापार लादे, उनको छठे-खसोटे 
तबतक वह अन्यथा कर ही नहीं सकता। वह चाहता है कि दुनियाके राष्ट्र उससे 
डरें और इसके लिए उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। छेकिन मेरी समझमें 
भारत तो यह चाहता है कि सब राष्ट्र उससे प्यार करें; इसीलिए भारतको चाहिए 
कि वह आजादीके लिए हमेशा कष्ट उठानेको तैयार रहे। हम अपनी इच्छाके विरुद्ध 
इतने लम्बे समयसे कष्ठ उठाते आये है कि अब हमारे लिए यह सोचना तक कठिन है 
कि हम बिदा कष्ट उठाये भी रह सकते हैं। आइए, अब हम कष्ट सहनेंकी अनिच्छाको 


१६८ सम्पूर्ण गांघी वाइूमय 


स्वेच्छामें परिवर्तित करें। जब हम छोगोंमें कष्ट सहनेकी 'स्वेच्छा' पैदा हो जायेगी 
तो समझिए कि संसारके सारे राष्ट्र मिककर भी हमारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। कुछ 
भी हो, भारतने यही मार्ग चुना है और ज्यों ही यह बात निश्चित रूपसे सिद्ध हो 
जायेगी कि कष्ट सहनेकी क्षमता हमारे लिए मामूली बात है तो समझिए कि हम 
पूर्णतः स्वतन्त्र हो गये। हमारी अवस्था तब ऐसी हो चुकेगी कि हम समझ्ौतों और 
सम्मेलनोंमें बिना किसी प्रकारकी आहांका और पूर्णतः स्थिरचित्त होकर भाग छे सकेंगे। 

मोपला कौंदियोंके साथ किये जानेवाले सभ्यतापूर्ण व्यवहारका जो उल्लेख राज- 
गोपालाचारीने किया है उसमें हमारे लिए एक शिक्षा निहित है। हममें से बहुतसे 
लोगोंको अपनी लम्बी राजनीतिक दासताकी घुटनसे मुक्त होनेके पहले ही शरीर त्यागना 
पड़ेगा। यह राजनीतिक घुटन मोपलछा छोगोंकी याततासे भी अधिक कष्टकर है, 
यद्यपि मोपलछा लोगोंको जो यातनाएँ भुगतनी पड़ी हैँ, उसने हमारे मानवीय दयाभावकों 
बहुत ठेस पहुँचाई है। जो मोपले मौतकी उस गाड़ीमें मरे, यदि वे छोग निरफराव 
थे, उनमें बहुतसे निश्वय ही निरपराध होंगे, तो वे ईदवरके सामने पौरुषहीनताके 
अपराधी नहीं ठहरेंगे। हमारे साथ ऐसी बात नहीं है। हम लोग जान-बूझ्कर अपनी 
कमजोरीके कारण राजनीतिक अपमान सह रहे हैं। मेरा विश्वास है कि नरम दलके 
जो छोग राजगोपालाचारीके पत्र पढ़ेंगे, वे उनके सद्भावसे किये गये कटाक्षोंका वुरा न 
मानेंगे। ये पत्र प्रकाशित किये जानेके लिए नहीं थे। ये पत्र स्वभावतः उन्मुक्त भावसे 
लिखे गये थे। इन पत्रोंमें कोई दुराव-छिपाव नहीं रखा गया। प्रकाशनके लिए जो- 
कुछ लिखा जाता है उसमें तो इस बातका ध्याव रखा जाता है। छेकिन में आशा 
करता हूँ कि वे लोग राजगोपाछाचारीकों गलत भी नहीं समझेंगे। इस तथ्यसे इनकार 
नही किया जा सकता कि आजकल सहयोग करनेवाले नरमदलीय लोगों और असहयोगी 
उम्रतावादियोंमें प्रकृतिगत अन्तर है। उम्र दलवाले छोग नरम दलके छोगोपर कायरता- 
का दोषारोपण करते हैं। वे उतकी देशभक्तिपर सन्‍्देह नहीं करते। दोनों ही देशके 
हितचिन्तक और सेवक हैं। नरम दलके लोगोंको इस बातकी छूट है कि वे उम्र दलके 
छोगोंके बारेमें यह धारणा बनायें कि वे जल्दबाज हैं, और भविष्यके बारेमें कुछ 
नहीं सोचते | हमें इस प्रकारकी निष्कपट आलोचना बिना ऋुंद्ध या सन्तप्त हुए बरदाइत 
करनी चाहिए। 

पहुले ही स्वतस्त्र 

“संग इंडिया के पाठक श्री डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियर्सनके' नामसे अपरिचित नहीं 
हैं। शान्तिनिकेतनमें श्री रवीन्द्रनाथके कार्यकछापसे कई वर्षोतक उतका सम्बन्ध रहा 
है। उन्हें भारतमें राष्ट्रीय विचारोंको पोषण देनेवाली एक उस्तों लिखनेके हक 
देश-निकाला दिया गया था। हाल ही में उन्हें शान्तिनिकेतन लोटनेकी इजाजत हर! 
है। वहाँसे उन्होंने कांग्रेस सप्ताहके दौरान आन एन्डूचूज हारा निम्नलिखित स 
भिजवाया है। व्यक्तिगत बातें छिखनेके बाद उन्होंने लिखा फ 


१, इंसाई पर्म-पचारक तथा भारतके सक्रिय सदापक । 
२, थवों घस पके कुछ गंश दी दिये था रहे हैं । 


टिप्पणियाँ १६९ 


में एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूँ जिसका रूप अधिक सार्वजनिक 
है। इसको कांग्रेस अधिवेशनमें सार्वजनिक रूपसे कहने न कहनेकी बात आपपर 


छोड़ता हूँ . . - चह यह है 
आपके कामको सफलता मिली है, और इसलिए भारतको स्वतन्त्र हुआ 
ही मानिए 


यद्यपि यह निर्चित है कि आपको बिना दातेंके पूर्ण स्व॒राज्य सिले बिना 
नहीं रहेगा; फिर भी भें समाज-सुधारका कुछ व्यावहारिक और रचनात्मक 
फार्यक्रम अपनाये जानेपर जोर दूंगा « « « 
मुझे यकौन है कि आयरलूंडका कृषि संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके 

नमूनेपर भारतकी स्वतन्त्रताकों इमारत खड़ी कौ जा सकती है। भारतकों 

भी ऐसे किसी आधारकी जरूरत पड़ेगी जिसपर वह एक स्वतन्त्र और 

आत्मनिर्भर राज्यकी तरह खड़ा हो सके और इसके लिए आवदयक है कि 

व्यावहारिक स्वराज्यका कोई कार्यक्रम अविलम्ब तैयार किया जाये। 

में पियसंनके इस विचारसे सहमत हूँ कि भारत पहलेसे ही स्वतन्त्र हुआ बैठा 
है। भारत तभी स्वतन्त्र हो गया था जब लालाजी, पण्डित नेहरू, चित्तरंजन दास और 
मौलाना अवबुल कलाम आजाद गिरफ्तार किये गये। वह तभी आजाद हो गया था 
ज्यों ही यह स्पष्ट हो गया कि दमन निष्फल साबित हुआ है और लोग, भले ही 
उनपर हमला किया जाये या उनपर कोडोकी वर्षा हो, सभाएँ करनेसे नही डरेगे। 
हमें आजादी तभी मिल गई थी जब हम इसकी कीमत चुकानेके लिए तैयार हो 
गये | शासकों और हमारे बीच जो मतभेद है उसे मिटानेमें समय छलगेगा। हम तबतक 
स्वतन्त्र नहीं कहछा सकते जबतक कि हमें “आजाद होनेके प्रमाणपत्र ' की आवश्यकता 
बनी रहती है। वह आदमी जिसे अपनी तन्दुरुस्ती सिद्ध करनेके लिए तन्‍्दुरुस्तीका 
प्रमाणपत्र पेश करनेकी जरूरत पड़े, तन्दुरुस्त नही माना जा सकता ? कांग्रेस पण्डालमें 
दाखिल होनेवाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषको खुद अपने व्यक्तित्वमें ही आजादीका आभास 
मिला होगा। 

श्री पियसेनने भारतीय वायुमण्डलमें आजादीकी बिजलीका चमकना तो देख 
लिया, पर वे आन्दोलतका रचनात्मक पहलू देखना चूक गये। स्व॒तत्वताकी भावना 
तो सर्वत्र व्याप्त हो गई है। रचनात्मक कार्य आन्दोनकों स्थायित्व प्रदान करता है 
परन्तु उसकी प्रक्रिया दिखाई नहीं पडती। उसका अनुमव तभी हो सकता है जब उस 
कामको देखा जाये जो हजारों घरोमें चुपचाप किन्तु निरिचित रूपसे किया जा रहा 
है। वे उसे स्वदेशीमें और चरखेमें देख सकते हैँ। जिस हृदतक हाथकी कताईं सगठित 
होगी उसी हृदतक भारत स्थायी रूपसे सुसंगठित होगा। इस समय भारतमें तत्काल 
कृषिका सगठन होना असम्भव है क्योकि यहाँ भारतकी सयुकत परिवार प्रणाली, जिसका 
प्रभाव मुसलमानोंपर भी है तथा भारतकी दूसरी विज्ञेष बातें इस कार्यकों असम्भव 
बना देती है। लोगोके छोटे-छोटे खेत, बठवारेके कारण और भी छोटे होते जा रहे 
हैं। इसलिए केवल खेतीबारी देशकी गरीबी दूर करनेके लिए एक कमजोर साधन 


हि सम्पुर्ण गांधी वाइमय 


है। यद्यपि उसके तरीकोंमें सुधार किये जा रहे हैँ। छेकिन अगर चरखा अपना पुराता 
स्थान ग्रहण कर ले तो यह अविलम्ब [कपड़ेकी| अखरनेवाली कमीको पूरी करेगा 
साथ ही बढ़ते हुए परिवारोंके लिए भी साधन जुटायेगा। यह अतिवृष्टि आदिका 
भी डटकर मुकाबला कर सकता है और कई खतरोंसे बीमेकी तरह हमारी रक्षा करता 
है। इससे देशकों औद्योगिक प्रयत्नके लिए प्रेरणा मिछृती है। चरखा सफलता प्राप्त 
करनेके लिए राष्ट्रीय पैमानेपर किये जावेवाढे सहयोगको सर्वथा अनिवाय बना देता 
है। खादीका आन्दोलन गाँवके जीवनमें क्रान्ति छा रहा है और लाखों छोगोंके दिलोंमें 
आशाका संचार कर रहा है। इसमें कोई अचरज नहीं, जैसा कि कलरूकत्ताके अखबारों- 
से पता चलता है, कि शायद डा० राय! चरखा आन्दोछतको बढ़ावा देवेके लिए अपने 
गाँव काटिपाड़ा गये है और वहाँ उन्होंने हर व्यक्तिसे अपने अवकाशके समयमें चरखा 
कातनेके लिए कहा है, क्योंकि उनके मतानूसार चरखा राष्ट्रकी मुक्तिका साधन सिद्ध 
होगा। उन्होंने बड़े जोरदार द्ाष्दोंमें कहा कि अगर गाँवके लोग छः: महीनेके अन्दर- 
अन्दर खुदके कते और बुने कपड़ेसे अपनी जरूरतें पूरी कर छें तो उनकी [स्वराज्य- 
की | हार्दिक इच्छा पूरी हो जायेगी। 


कांग्रेसियों सावधान ! 


जबतक मैं खादी आन्दोलनके प्रचारमें लगा हुआ हूँ में कांग्रेस कमेटियों और 
खिलाफत समितियोंक्रो चेतावनी देना चाहता हूँ कि स्वदेशीके सम्बन्धममें जो प्रयत्त 
किया जा रहा है वे उसमें ढिछाई न आने दें। सविनय अवज्ञापर अपनी शक्ति 
केन्द्रित करनेका अर्थ है स्वदेशीके लिए दूना उत्साह। स्वदेशीके बिना सविनय अवज्ञा 
एक ऐसा मरण है जिसमें से पुन्नीवनकी आशा नहीं की जा सकती या यों कहें कि 
यह किसी ऐसे बंजर खेतको जोतना है जिसमें नई फसल बोनेकी गुंजाइश ही नहीं 
है। सविनय अवज्ञाका अभिप्राय यह भी होना चाहिए कि खादी आन्दोलनकों अधिक 
प्रोत्साहन मिले। सभी स्त्रियों, पुरषों और बच्चोंको, जो जेलमें नहीं है, चाहिए कि 
वे अपनी फाजिल शक्ति, हर उपलब्ध क्षण सूत कातनेमें लगायें और खादी तैयार 
करें और दूसरोंमें भी इसका प्रचार करें। स्वदेशीके बारेमें मेरी अब भी यह प्रवक 
धारणा है कि पूर्ण स्वदेशी स्वयंमेव हमें स्व॒राज्यकी ओर छे जायेगी। राष्ट्रके लिए 
स्वराज्य ऐसा ही है जैसा कि किसी व्यक्तिके लिए शारीरिक स्वच्छता। 


टाइम्स का साक्ष्य 
“टाइम्स ” में व्यापारपर टिप्पणियाँ छिखनेवाले व्यक्तिने १० विसम्बरके व्यापार 
परिश्षिष्टमें रईके व्यापारमें आई हुईं मन्दीके बारेमें लिखा है: 


रुईके व्यापारमें जो मन्दी आईं है वह बदत्तुर जारी है। « « « लंका- 
शायरके घोरण, साहस और विश्वासकी कठिन परीक्षा हो रही है। 


१, ढा० प्रफुल्कचन्द्र राय । 
, +, पहाँ केवल कुछ मंश दिये जा रहे हैं । 


ठिप्पणियाँ २१७१ 


रईके व्यापारके सम्बन्धर्मे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कलकत्ताके व्या- 
पारियोंने विदेशी कपड़ा न खरीदनका आपसमें जो निदपचय किया था वह ख़त्म 
हो रहा है। यह बात जोरोंसे सुननेमें आ रही है कि बहिष्कार फरवरीतक और 
बादमें भी चलता रहेगा लेक्चिन वह अवधि जिसके बारेमें वस्तुतः निश्चय किया 
गया था, साले सत्म होते-होते खत्म हो जायेगी और उस समयके बाद विदेशी 
कपड़ोंकी खरीदपर प्रतिबत्ध बने रहनेकी सम्भावना नहीं है। . - - कुछ भी हो, 
जहाँतक माऊूम हो पाया है कलकत्ताके व्यापारियोंके सामने इस बहिष्कारको 
दुवारा चालू फरनेको कोई बात पेश नहीं है। गांधी-आल्दोलनकी इस विश्ञेष 
प्रवत्तिके रास्तेसे हुट जानेके बाद यह बात करीब-करोब निर्िचत-सी मालूम 
होतो है कि भारतके साथ व्यापारमें पुरानी स्थिति पुनः जा जायेगी। « « - 
अगर भारत थोड़ा-बहुत मार भी सेंगानेके लिए आगे बढ़े तो दूसरी भण्डियॉमे 
हमारा साल बिकेगा, ऐसो सम्भावना है। 


काश | इस छेखकने जिस सम्भावनाका उल्लेख किया है उसके क्रियान्वित 
होनेकी आशा होती। स्वदेशी कोई अस्थायी योजना नहीं है। वह स्वराज्यकी संग्रिती 
है। हाथकी कती और बुनी हुई खादी ही पहनी जानी चाहिए और सो भी निष्ठाके 
साथ। विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कोई दण्ड नहीं है; बल्कि यह पविशत्रीकरण और 
स्थायी राहत पहुँचानेका साधन है। स्वराज्यके साथ इसकी अदला-बदली नहीं की 
जा सकती | या यों कहें कि स्वराज्य खादीपर अवरूम्बित है। स्वदेशीके फलस्वरूप 
इंग्लैंडपर दवाव तो पड़ ही रहा है। लेकिन अगर इंग्लैड खादी आस्दोलनकी सर्वथा 
अवहेलना कर दे, तो भी उसके लिए आन्दोलन चलता ही रहेगा। जहाँतक लकाशायर- 
का अपने कपड़ेके लिए भारतीय मंडियोंपर आश्चित रहनेका सवाल है, उसे अपना 
बाजार अन्यत्र खोजना पड़ेगा। बड़ेसे-वड़ा लोम भी भारतको निठल्ला बैठे रहने और 
लंकाशायर या किसी दूसरेकी खातिर पराश्रयी बने रहनेके लिए प्रेरित नहीं कर 
सकता | अगर सब कुछ ठीक रहता है और अगर भारत और इग्लैंडको दोस्त और 
स्वेच्छासे साझीदार बने रहना है, जैसो कि मै आशा करता हूँ औौर चाहता हूँ, तो 
ऐसी बहुत-सी अन्य चीजें है जो इंग्लैड भारतको बेच सकता है और भारत भी उन 
चीजोंको छेकर फायदा उठा सकता है। कपड़ा तो भारत किसीसे भी नहीं छेगा, चाहे 
वह दोस्त हो या दुश्मन । जो भारत इग्लैड और दूसरे शोबषकोंकी एडियोके नीचे दबा 
कराह रहा है उसकी अपेक्षा पुनरुत्यित, समृद्धिशाल्ी और स्वतत्त्र भारत इंग्लैंड तथा 
संसारके मालकी खपतके लिए ज्यादा अच्छी मंडी बनेगा। 


भगयानफे हाथोमें 
हालाँकि बड़ो दादाके' पत्र और इंग्लैडके एक ईसाई धर्म-प्रचारकके पत्रमें व्यव्ति- 
ग्रत बातें हैं फिर भी वे इतनी महत्त्वपूर्ण है कि मैं उन्हे जनताके सामने रखनेका 


१, छििन्द्रनाथ ठाकुर, रवीद्धनाथ ठादुरके सबसे बढ़े भाईं। जिन्हें खोग बदों दादा कहा करते थे । 


(७२ सम्पूर्ण गांघी वाहमय 


लोभ संवरण नहीं कर सकता। मेरे लिए वड़ो दादाके पत्र तो हमेशा आश्वीवादके रुपमें 
होते हैं। यह मेरे लिए बड़े सन्‍्तोषकी बात है कि इस अवस्थामें भी वे संघर्पमें इतनी 
सजीव रुचि रखते है। इस अंकमें प्रकाशित उनका यह पत्र आन्दोलनको आशीर्वाद 
देता है सो तो है ही, साथ ही उन छोगोंके लिए, जो इस संबर्षके आध्यात्मिक 
पहडूके कारण सच्चे दिलसे परेज्ञान-से है, एक आध्यात्मिक हल भी पेज करता है। 
साधनों और व्यक्तियों दोनोसे ही---वे जैसे भी हों-- सुधारकका पाछा पड़ा करता 
है और इसलिए उसे खतरा मोल लेना ही पड़ता है, सिद्धान्तहीनतासे किये गये 
कामोंकों भी स्वीकार करना पड़ता है इसलिए हमेशा ऐसे काम करनेकी जरूरत है 
जो नैतिक दृष्टिसे ठीक हों! ईमानदारी नीतिके रूपमें भी वैसी ही स्वीकार्य है जैसी 
कि स्वयं एक गृणके रूपमें परन्तु वेईमानी, भले ही उसका उद्देश्य कितना ही महान्‌ 
हो, स्वीकार नही की जानी चाहिए। अगर उद्देश्य अच्छा है तो उससे कामकी महत्ता 
भी बढ़ती है। और अच्छा काम बुरे उद्देश्य्से किये जानेपर भी अच्छे कामकी महत्ता 
सवंथा खत्म नहीं हो जाती। कमसे-कम दुनियाके लिए तो वह काम अच्छा रहेगा 
ही। नुकसान उसके करनेवाले को ही उठाना पड़ता है क्योकि उसका उद्देश्य बुरा 
होनेपर उसे अपने ही कासके यश्ञका पूरा हिस्सा नही मिलता। अत्तएवं अहिसामें 
हमें इस वातकी जरूरत है कि हम हिंसाके काम करके उन्हें ढकनेंके छिए अहिसाका 
बहाना न बनायें । 

_ एक अंग्रेज ईसाई धर्म-प्रचारिका ” अपने धम्म-प्रचारके क्षेत्र्में वहुत प्रसिद्ध है। 
उन्होंने अपना नाम और पता भेजनेकी कृपा की है। छेखिकाके स्वभावकी निष्कपटता 
और उनकी स्वीकारोक्ति भारतमें अंग्रेज निवासियोकों सुल॒हका मार्गदर्शन कराती है।' 
मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अगर असहयोग आतन्दोलनमें भाग लेनेवाले 
छोग अहिसाके ब्रतपर अन्ततक अडिग रहें, भले ही उन्हें कितना ही उकसाया- 
भड़काया जाये, तो भारतमें रहनेवाला प्रत्येक अंग्रेज नर-नारी पूर्ण रूपसे राष्ट्रवादी वन 
जायेगा। अंग्रेजोंके हाथों हमारा जो अपमान हो रहा है यदि हम स्वयं उसमें हाथ न 
वँटायें, उससे असहयोग करें तो अन्ततोगत्वा हमारे साथ उनका मैत्रीभाव हो जायेगा। 
जो घटनाएँ घट रही है उनसे साफ मालूम होता है कि वर्तमान अवस्था कितनी 
असझ्य है। " हे 
हे मम महिलाके तथा दूसरे सज्जन, दोनों के ही पत्नोंकी खूबी यह है कि वे 
यह मानते हैं कि इस आन्दोलनमें ईशवरका हाथ हैं। मुझे इस वातका अहसास है और 
इस अहसाससे पीड़ा भी पहुँच रही है कि पिछली लड़ाईमें अंग्रेज गौर जर्मन ४ 
ही इस बातका दावा करते थे कि ईश्वर उनके साथ है। में यह नहीं कह सकता कर 
जर्मनीकी हार एक ऐसी परीक्षा है जिसमें ईदवरने उन्हें अपनी कृपासे वंचित कर 


१, यहाँ उद्धत नहीं किया गया । 
२. यह पत्र यहाँ नहीं दिंपा जा रहा है । इसमें उन्होंने गांवीजीकी प्रशंधा की थी और आन्दोडतके 


प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपनी जातिवालॉमें से बहुतोंद्ी चक्षम्प मू्खता थौर आंतिपर खेद 
प्रकट किया था । 


टिप्पणियाँ १७३ 


दिया है या अंग्रेजोकी विजय ईहवरकी अनुकम्पाकी द्योतक है। ईश्वरके तौर-तरीके 
रहस्यमय है। वह प्रायः अपने भकतोकी परीक्षा पराजय द्वारा और उन्हें अनेक कष्ट 
पहुँचाकर लेता है। इसलिए मैं उनके अनुमानकों स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये सघर्ष 
निरदिचत रूपसे एक सही उद्देश्यके लिए और ऐसे साधनोसे लड़ा जा रहा है--णजो 
कमसे-कम जाहिरा तौरपर अहिसात्मक है, छेकिन बहुतसे सत्याग्रही तो निस्सन्देह 
अहिसाप्रिय है। अहिसामें ईश्वरपर पूरे तौरपर भरोसा करना निहित है। जिस 
अद्भुत साहस, पवित्रता और सत्यका परिचय दिया ग्रया है अगर मैं इनका मिथ्या 
श्रेय हूँ तो मेरा सिर ही फिर जाये। लेकिन हम अगर यह मानें कि ईर्वरकी प्रेरणासे 
आन्दोलन चल रहा है और ईइवर मुझ जैसे साधारण व्यक्तिको अपने हाथोमें एक 
उपकरणके तौरपर इस्तेमाल कर रहा है वो श्रेय किसको जाता है यह वात सहज ही 
समक्षर्में आ सकती है। 


सणिलारल डाक्टर 


श्री बनारसीदास चतुर्वेदीनें' इसी अंकमें श्री मणिलारू डाक्टरके' बारेमें ध्यान 
आकर्षित किया है। यह मामछा इस बातका एक अद्भुत उदाहरण है कि “महान्‌ ' 
ब्रिटिश साम्नाज्यमें किस तरह किसी आदमीका पीछा किया जा सकता है और वह भी 
सिर्फ इसलिए कि वह किसी खास तरहकी राय रखता है। केवल इस आधारपर कि 
फीजी सरकारने उनके खिलाफ रिपोर्ट की हैं-- हालाँकि अदालतमे उनके खिलाफ कोई 
बात साबित नही हुईं--न्यूजीलैड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अब श्रीलकार्मे उनके 
बसने तथा वकालत करनेपर पाबन्दी छूगा दी गई है। जहाँतक जनताको मालूम है 
श्री मणिलालका कसूर यही है कि उन्होने अपने देशवासियोकी सेवा की है और उनपर 
उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। श्री मणिछाऊने फीजी सरकारको चुनौती दी है कि 
वह उनके खिलाफ छगाये गये अभियोगोको सत्य सिद्ध करे, केकित सरकार इतनी 
कायर है कि वह ऐसा न कर सकी। और यह तो नीचताकी हद है कि उनकी 
आजीविंकाके साधन उनसे छीन लिये जानेपर भी उन्हें गुजारेके लिए कुछ नहीं दिया 
जा रहा है। व्यक्तियोंका गुप्त रूपसे इस तरह सताया जाना साम्राज्यवादके बड़े दुर्गुणों- 
में से है। यह साम्राज्यवादकी शक्ति नहीं है; कमजोरी है। जिस साम्राज्यमें व्यक्तिका 
इस तरह क्रतापूर्ण अपमान किया जाता है और फिर उसे अपने विरुद्ध छूगाये गये 


१. (ज० १८९२ ); पत्रकार और हिन्दी लेखक । संसद-सदस्य, १९२० में चीपस काणेज इन्‍्दौरसे 
त्यागपन्र देकर शान्तिनिकेतनमें ओ सी० एफ० एन्‍्डयरूजके साथ काम करने लगे । 

२. गांधीणीके पुराने साथी ढा० प्राणजीवन मेहताके दामाद; बैरिस्टर । डा० मणिछार मारीशसमें 
कई वर्षोतक भारतीयोकि ह्वितमें संघ करते रहे | वे १९१८ में फीजी गये थे भौर १९२० में सरकारने 
बिना मुकदमा चछाये देशनिकाछा दे दिया था। कुछ दिलों वाद उन्हें न्यूजीलेंड व आास्ट्रेल्यामें वकालत 
न करनेका इक्म दिया गया था, सिंगापुरमें उन्हें इसने तक नहीं दिया गया था । जब वे न्यूजीडैंड्से 
लोटे तब उन्हें हंकाके सर्वोच्च न्यापाल्यमें वकालत करनेक्ी अनुमति नहीं दी गईं । लंकाके गवर्नर द्वारा 
उन्हें ९ जनवरी, १९३१ तक लंकासे चके जानेका भादेश मिला था | 


१ैछढे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अभियोगोंको निर्मूछ साबित करवेका भी मौका नहीं दिया जाता, ऐसा साम्राज्य 
द्ोनेके ही काबिल है। स्मरण रहे कि श्री मणिलाल डाक्टर कई सालसे वैर्स्टरी 
करते आ रहे हैं। आम आदमीकों यह सोचनेक्ों आदत पड़ गई है कि वकीहू लोग 
कमसे-कम अपनेको संताये जातेंसे बचा सकते है । खैर, जहाँ-जहाँ श्री मणिलालने अपना 
धन्धा जमानेकी कोशिश की, वहाँके किसी भी वकीलने अपने ही व्यवसायवाल्ले को 
बचानेका प्रयत्न तक नहीं किया। वास्तवमें न्यूजीलैडकी छा सोसाइटी और बदालतते 
ही श्री मणिछाककों बकाछतके पेशेंसे अकूग रखतेका पडयन्त्र रचा है। 


मालवीय परिवार 


इस चिराले असरहयोग संग्रामकी एक अत्यन्त निद्य्ी वात यह है कि इसके 
कारण कितने ही परिवारोंमें भतमेद उत्पन्न हो गया है। और उनमें भी मालवीय 
परिवारमें जो मतभेद उत्पन्न हुआ है वह तो विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। मेरी रायमें 
तो यह घटना भारतवासियोंके लिए सहिष्णुता और सविवय अवज्ञाका अच्छा-खासा 
पा5 प्रस्तुत करती है। श्री मालवीयजीकी सहिष्णुता तो अनुपम है ही। मुझे यह मालूम 
है कि वे जेल जानेके खिलाफ है। में यह भी जानता हूँ कि यदि वे उसके कायल 
होते तो वे ऐसे आदमी नहीं है जो उससे बचनेकी कोशिश करते। और जब उनका 
सन्ताप हद दर्जेतक पहुँच जायेगा और जब मेरी ही तरह उनका भी विद्वास ब्रिंटिन 
न्‍्यायपर से पूरी तरह उठ जायेगा तब यदि वे जेढ जानेके लिए सबसे आगे बढ़ जायें 
तो मुझे जरा भी आइचर्य न होगा। परन्तु यद्यपि वे आज स्वर्य सविनय कानून-भंगके 
खिलाफ है तथापि उन्होंने कभी उन्त छोगों तकके किये गये निरचयोंमें हस्तक्षेप नहीं 
किया जो उनके निकट सम्बन्धी हैं और जितपर अपने प्रेम अथवा बुजुर्ग होनेके 
नाते उनकी निविवाद सत्ता है। वल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रोंकी अपनी- 
अपनी इब्छाके अनुसार बरतनेकी पूरी आजादी दे दी है। गोविन्दकी सविनय अवशज्ञाका 
उदाहरण मेरी दृष्टिमें सेजोकर रखने लायक है। पण्डितजीने अपने मूदुछ भोर 
सौजन्यपूर्ण ढंगसे उस वीर नवयुवककों इस मार्गसे दूर रखनेका भरसक अबत्त किया। 
गोविन्दन भी अन्ततक अपने पूज्य पिताकी इच्छाके अनुसार चलनेका भरसक के 
किया। उसने ईदवरसे प्रार्थताकी कि मुझे मार्य दिखा। वह परस्पर बिपरीत कर्त्तव्यको 
सामने देखकर गहरे असमंजसमें पड़ गया। ग्रोविन्दपर तेहरभोंकी गिरफ्तारीका बड़ी 
असर हुआ, और उसने अपने विशाल हृदय पिताका आज्ञीष आप्त करके संपर्णम दूँ 
पड़नेका विश्वय कर छिया। जेंकोंको भी गोविन्दस बढ़कर उल्लासपूर्ण हृदयवाद्ा 
युवक शायद ही मिला होगा। यह साहसके साथ कहा जा सकता 3 कि सविनय 
अवज्ञा करके गोविन्दने अपने देश और पृज्य पिताके प्रति अपनी कर्तव्यपरायणता 
प्रमाणित की हैं। बालकों द्वारा कत्तंव्य-मावसे संविनय अवज्ञा करनेके मामलेम 
गोविन्दका यह कार्य हमारे जमानेके सामने एक नमूना पेश करता है। मुझे विश्वास 
है कि इसके कारण पिता और पुत्रके बीच कोई दरार पैदा नहीं हुई है। शायद 
मारूवीयजीको आज गोविन्दपर पहलेकी अपेक्षा अधिक गर्व होगा। ऐसे हद का 
कार्य इस यूद्धके धाभिक स्वरूपको प्रमाणित करते है। गोविन्दन अदालत ज॑ 


टिप्पणियाँ १७५ 


साहसपूर्ण बयान! पेश किया है उसे पाठकोके सामने उपस्थित करनेके मोहको मैं 
नहीं रोक सकता | 

मै पिता-पुत्र दोनोंको बधाई देता हूँ। में पाठकोंको भी आमन्त्रित करता हूँ 
कि वे इसमें मेरा साथ दें। देशकों दोनोंपर गव॑ करना चाहिए। जहाँके युवकंगण 
गोविन्दकी तरह साहस दिखाते है वहाँ युद्धका वांछित फल मिले बिना रह ही 
नहीं सकता । 


लाहाजीका पत्र 
आखिरकार छाल्‍हा काजपतराय, पण्डित सन्तानम्‌, मलिक छाछलखाँ और डाक्टर 
गोपीचन्दके मुकदमेका फैसला सुना दिया गया। छाछाजी तथा पण्डित सन्तानम्‌को 
अठारह-अठारह महीने और मलिक छाहूखाँ और डाक्टर गोपीचन्दको सोलह-सोलह 
महीनेकी कैदकी सजा दी गईं है।' इन विशिष्ट मुर्लाजमोके बहुतेरा विरोध करनेपर 
भी सरकारने उनके बचावके लिए एक वकील जबरदस्ती नियुक्त कर दिया था। इस 
तमाशेके बावजूद उनको सजा दिया जाना निश्चित था। सजाका हुक्म सुनाये जानेंके 
जरा पहले ही छालाजीने मुझे एक पत्र लिखा। उससे उनके भचका उत्साह साफ 
झलक रहा है। वह इस प्रकार है: 
आपने जो स्नेह॒पूर्ण पत्र और सन्देश भेजा है उनके लिए आपको बहुत- 
बहुत घन्यवाद। « « « मेने भूज-हड़तालू नहीं की है क्योंकि से अपने आरामके 
लिए शोरगुल मचानेके खिलाफ हुँ। . - - में राष्ट्रीय पाठशालाओं तथा महा- 
विद्यालयोंके छिए भारतवर्षका, हिन्दु-कालका इतिहास लिखनेमें छूगा हुआ हूं। 
सन्तानम्‌ संस्‍्कृतके तथा धामिक प्रन्थोंफे अध्ययनमें अपने समयका घहुत अच्छा 
उपयोग कर रहे हे। गोलमेज सम्मेलनका तथा अहमदबाधादमें जो-कुछ हुआ 
उसका समाचार मुझे मिल चुका था। सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित निर्णय लेनेंमें आप 
हमारी तकलोफों का विचार बिलकुल न करें। आप यकीन मानिए, हम लोग 
अपने अभीष्टको प्राप्त करनेके लिए जबतक चाहिए तबंतक और जितनी चाहिए 
उतनी तकलीफ़ें बरदाइत करनेको हर तरहसे तंेयार हे। और अब जब संघर्य 
छिड़ हो गया है तो हमें अन्ततक डटे रहना चाहिएं। 
हमें आज्ञा करनी चाहिए कि छाछाजी और पण्डित सन्तानम्‌कों उनका अध्ययन 
जारी रखने दिया जायेगा। मैं उन्हें तथा उनके साथियोंकों यह सुझाव अवश्य देना 
चाहूँगा कि वे मौलाना शौकत अली और श्री राजग्रोपालाचारी तथा उन्तके साथियोंका 


१. पदाँ उद्भधुत नहीं किया गया है । 


२. छाछा छाजप्तराय और पण्डित सन्तानसक्ो ७ जनवरी, १९२१ को सजा सुनाई गई थी । 
३ पद्टां कुछ मंश दी उद्धृत किये गये हैं 


(७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अनुकरण करें अर्थात्‌ वे साहित्यिक कार्यके साथ-ही-साथ चरखा भी चढायें। मैं 
विश्वास दिलाता हूँ कि बीच-बीचमें चरखा कातते रहनेसे छाछाजीके इतिहास-लेखन 
तथा पण्डित सन्‍्तानम्‌के संस्कृत-अध्ययनर्मं बाधा न पहुंचेगी। 

प्रस्तावित गोलमेज परिषद्के सम्बन्धर्में लाछाजीने जो-कुछ कहां है उसकी ओर 
में उत देशसेवकोंका ध्यान दिलाता हूँ जो मनृष्यकी सर्वोत्कृष्ट भावनासे प्रेरित होकर, 
अपने देशसे प्रेम करने तथा अपनी अच्तरात्माकी पुकारके अनुसार आचरण करनेके 
अपराधके कारण जेल चले जानेवाले कीदियोको छुड़ानेके उद्देश्यसे जल्दी ही कोई 
निपटारा करनेका प्रयत्त कर रहे है। हमारी प्रतिष्ठाके अनुकूछ कोई निपटारा होता 
हो तो उसके रास्तेमें हमें रोड़े न अठकाने चाहिए; पर यदि हम अपने जेल जादे- 
वाले देशभक्‍तोंके शरीर-सुखके खयाकसे कोई असन्तोष॑जनक सन्धि कर बैठेगे तो वह 
उनके प्रति अन्याय करनेके समान होगा। यदि हम अपनी इच्छासे निमन्त्रित कष्ठोंको 
कम करनेके लिए अनुचित रीतिसे जरा भी झुक गये तो कहना होगा कि हम देशकी 
मौजूदा मनःस्थितिको ठीक-ठीक नहीं समझे । 


सुघार 


कलकत्तासे श्रीमती उ्मिलादेवीने नीचे लिखा भूल-सुधार भेजा है जिसे में सहर्ष 
प्रकाशित करता हूँ: 

मेरे साथ हुईं भेंटका जो विवरण “यंग इंडिया में छपा है उसमें मेने 
कुछ भूलें पाई हे और ये भूलें इसलिए हुई हे कि प्रब्नोत्तर जल्दीमें हुए थे 
और इसलिए आपके भ्रतिनिषिते कुछ बातें छूट गयी हे। प्रायंत्रा है कि आप 
“बंग इंडिया में निम्नलिखित संशोधन छाप दें: 

९. इस प्रदनके उत्तरमें कि बंगालकों वर्तमान स्थितिके बारेम मेरा वया 
विचार है, मेन कहा था: 

स्थिति अद्भुत है। बंगारू अब अपने रंगे है। अखिल भारतोय कांग्रे 
क॒मेटीके दिल्‍्लोमें हुए पिछड़े अधिवेशवके दौरान मे इुंः्डी थी क्योंकि मेन यह 
महसूस किया था कि बंगाल स्वदेशीके सम्बन्धर्में पुरा अयत्त नहीं कर रहा है 
और इसीलिए वह इस आल्दोलनका नेतृत्व करनेमें असमर्थ है। मेरी सदेव यह 
इच्छा रहती है कि बंगाल हरएक आस्दोलममें सबसे आगे रहे। अब मुझे इसके 
बारेतें तनिक भो शंका नहीं रह गई है क्योंकि में अनुभव करतो हूँ कि बंगाल 
अब आगे है। 

२. इस प्रशनके उत्तरमें कि बंगालमें आन्दोलनके एकॉाएक जोर पकड़नका 

क्या कारण है, मेने कहा था: 

५ की हब हुब्म इसका सामान्य कारण है। महिलाओं और 
नेताओँकी गिरफ्तारीसे बंगालमें बहुत जोश फेला है। 


ट्प्पिणियाँ १७७ 
एक रोचक ब्योरा 


स्वागत-समितिके मस्त्रीकी कझृपासे मैं निम्नलिखित आँकड़े प्रकाशित कर पा रहा 
हूँ। इससे प्रकट होगा कि किस प्रान्तके कितने भतिनिधि अधिवेशनमें आये थे। आये 
हुए प्रतिनिधियोका वर्गवार विवरण भी दिया जा रहा है: 








प्रतिनिधियोंकी संख्या 
ऋ० सं०  प्रान्तका नाम विघानके अनुसार आये कितने 
प्रतिनिधियोंकी संख्या 

१ आन्ध्र ३६० ३८३ 
२. केरल १६० ३३ 
३. महाराष्ट्र २९२ २६३ 
४. कर्नाठिक ३२७० ३०४ 
५, गजरात १८५ १८५ 
६... बम्बई १८ १७ 
७... ब्रह्मदेश १०० ५६ 
८, पजाब और सीमान-प्रान्त ५४० ५१८ 
९. सिन्ध ७१ ६३ 
१०; दिल्ली १०० ९२ 
११५, राजपूताना ४०० ३९९ 
१२. उत्कल २३०० १०८ 
१३३, मध्य-प्रान्त (मराठी) ५७ डड 
१४, असम श्र १७ 
१५५ बरार ६१ ५८ 
१६५ मद्रास ४१७० १६२ 
१७, बंगाल ९८६ ३७३ 
१८, संयुकक्‍त-प्रान्त ९६० ८८८ 
१९. मध्य-प्रान्त (हिन्दुस्तानी) २०९ २०५ 
२०... बिहार ५८८ ५५८ 
६,१७३ ४,७२६ 





१, मूलमें धद्दी संल्या दी गई है । 
२२-१२ 


ध् सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 





है उपस्थित प्रतिनिधियोंका विवरण 

क०सं० भहिलाएँ मुसलमान पारसी सिल्ष अन्यज दोष 
हे कं ऐ ३६५ 
के । ३२ 
हे ऐ २५३ 
है 5 हि २६६ 
६. रे र्‌ १५ 
१ ५! 
८ १७ ६७ ५४ ३८० 
है 4 ११ ५१ 
१० १३ है ६८ 
१! ११ १३ बे 
से रे १०५ 
१३ १ ५ ३८ 
हा १५ 
१५. २्‌ प्‌ ५्‌ 
९ ६५ श्‌ १ हि; १४७ 
१७. २० ३६ है. ३२३ 
१८, ९ 6 ॥ १४ ३ ७६१ 
१९. ६ २५ १७० 
२०. ७ ८३ ४६८ 
१०६. ४६९ ५ ९१ २ ४,०७९! 


इससे यह मालूम होता है कि कुल आने योग्य ६,१७३में से ४,७२६ प्रतिनिधि 
अधिवेशनमें आये | अबतक ऐसा होता था कि प्रतिनिधियोंकी संख्या स्थानीय प्रतिनिधियों- 
से बहुत बढ़ जाती थी क्योंकि कांग्रेसके पुराने विधानके अनुसार वे सिर्फ १०) देकर 
अनायास ही प्रतिनिधि हो जाते थे। इस बार श्री माल्बीयजी तक प्रतिनिधि: नही माने 
गये; क्योंकि वे प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए थे। अतएवं यह वास्तविक संख्या ४,७२६ 
अच्छी संख्या थी। संयुक्त-प्रान्त और बंग्रारूमें हजारोंकी संख्यामें गिरफ्तारियाँ हुईं। 
तिसपर भी उन प्रान्तोंसे क्रशः ८८८ और १७३ प्रतिनिधि आये थे और सुद्दर 
असम और उत्कल प्रान्तोंसे क्रमशः १७ और १०८। इससे यह प्रकट होता है कि 
लोग राष्ट्रीय कांग्रेसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे है। प्रायः सभी आल्तोंसे कुल मिलाकर 
१०६ महिला-प्रतिनिधि भी उपस्थित थीं। यह भी कोई कम महंत्त्वकी बात नहीं है। 
६५ सिख प्रतिनिधियोंकी उपस्थिति भी बहुत ही सराहनीय है। दो वर्ष पहले मुहिकलसे 


१, मूलमें थद्दी संत्या दी गई है । श्मका योग ४०३३ होता दे । 


टिप्पणियाँ १७९ 


कुछ ही सिख भाई कांग्रेसके अधिवेशनमें आते थे | परन्तु अब सिख जाति राष्ट्रीय आन्दो- 
लनमें चारो ओर हाथ मार रही है। ४६९ भृसल्‍ूमानोंकी सख्या भी अच्छी-खासी है; 
परन्तु जबतक पूरी तादादमें जो १२०० से भी अधिक होगी, वे छोग न जायें तबतक 
हमें सन्तोष नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि “अन्त्यज' प्रतिनिधि २ से अधिक 
आये होंगे। पंजाब और आदल्क्र प्रान्तोसे ऐसे प्रतिनिधि व आयें, ऐसा में खयाछ नही 
कर सकता। पारसियोंके प्रतिनिधियोकी निर्चित संख्या उनकी सल्याके हिसाबसे २ है, 
अतएव ५ प्रतिनिधियोका उपस्थित होना उनकी संख्यासे बहुत अधिक है। जैसा कि 
मैंते कई बार कहा है कि पारसी भाई अपनी संख्याके लिहाजसे क्या त्याग, क्‍या 
उपस्थिति, क्‍या योग्यत्ता और कया उदारता, सभीमें बहुत ऊँचा स्थान रखते है। मुझे 
मालूम हुआ है कि कमसे-कम २ ईसाई प्रतिनिधि भी आये हुए थे। और यदि श्रीयुत 
स्टोक्स और श्रीयुत जॉर्ज जोजेफ आज जेंछके बाहर होते तो वे अवदय मौजूद होते। 
परन्तु यह हिन्दुओं और मुसलूमानोका काम है कि वे ईसाई जातिके हृदयमें इस 
आन्दोलनके प्रति अधिक प्रेम पैदा करनेकी दिक्लोजानसे कोशिश करें। 
प्रक्षकगण 

प्रतिनिधियोंकी उपस्थिति तो बहुत सन्तोषजनक थी ही; परन्तु प्रेक्षकोंकी संख्या 
भी उससे कम नही थी। देशकी स्थिति विक्षृ्ध होनेके कारण बड़े-बड़े धनाढ्चर व्यक्ति 
तो अधिवेशनसे दूर ही रहे, इसलिए पाँच हजार रुपयेवाका एक भी टिकट न बिक 
सका। तो भी एक-एक हजार रुपयेवाले २१ टिकट बिके, २० आदमियोने पाँच-पाँच 
सौके खरीदे, १६२ ने सौ-सौके, ८१ ने पचास-पचासके और १,६८६ ने पच्चीस-पच्चीसके 
टिकट खरीदे। इस तरह कुछ ९३,४००) रुपया आया। स्वाग्रत-समितिकी ओरसे 
निरिचतसे अधिक रकम आई--जो कि ७८,६२५) रपये थी। तीन-तीन रुपयेके 
११,२६१ सीजन टिकट बिके। इन टिकटोके आधारपर काग्रेसकी बैठकोको छोड़कर 
सब जगह जाया जा सकता था। ६४,४६९ टिकट चार-चार आनेवाले बिके। जैसा 
कि में पहले वता चुका हूँ, भीड़के कारण सीजन तथा भ्रवेश टिकट बेचना बन्द कर 
देना पड़ा था। विभिन्न फीसोके रूपमें स्वागत-समितिको २,४९,५२७ छपये प्राप्त 
हुए। 

अखिल भारतीय ईसाई सम्मेऊत 


श्री मुखर्जीकी अध्यक्षतामें होनेवाले इस सम्मेलनको हम इसलिए महत्त्वपूर्ण कह 

सकते है कि उसने देशके राजनीतिक जीवनमें काफी दिलचस्पी दिखाई है। अध्यक्ष 

महोदयसे छेकर साधारण प्रतिनिधितक सभी इस बातका आग्रह प्रदर्शित कर रहे थे 

कि वर्तमान राष्ट्रीय जागृतिमें भारतीय ईसाइयोको अवश्य भाग छेना चाहिए। प्रोफेसर 
एस० सी० मृखर्जीका कथन है कि 

हमें अपनी वाणी और अपने कार्यों हारा.यह प्रमाणित करके दिखा देना 

चाहिए कि ईस्ताई घ॒र्मने हमें अभारतीय और अराष्ट्रीय नहीं बना डाला है। 

हमारे सजहबी खयालातमें फर्क भले ही हो, छेकिन हम एक जमातके रूपमे 


(८० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अपने भाइयों --हिन्दुओं और मुसलूमानों--से अछूग-अछूग रहेंगे 
'तो सोंची भी नहीं जा सकती? 3६४४४ ७०७ 
इस सम्मेलनमें १६ भ्रस्ताव पास किये गये। इन भ्रस्ताबोंमें राष्ट्रीय जीवनका 
भत्यंक पहलू आ गया था। उसने सरकारकी दमन-तीतिकी निन्‍्दा की। विज्ञप्तियोके 
रूपमें जारी किये गये सरकारी हुक्मोंको वापस लिये जाने तथा क्ैंदियोंकी रिहाईका 
अनुरोध किया, सम्मेछनने असहयोगियोंको यह सलाह दी कि असहयोग आन्दोलन 
स्थगित कर दिया जाये, उसने गोलमेज सम्मेलन बुराये जानेपर जोर दिया, पूर्ण 
नशाबन्दीके कार्यक्रके साथ सहमत्ति प्रकट की और विदेक्षोंमें बसे हुए भारतीयोके 
साथ सहानुभूति प्रकट की। उक्त अ्स्तावोंमें से मैं स्वदेशीसे सम्बन्ध रखनेवाल्े प्रस्तावोंका 
मूल पाठ यहाँ यह दिखानेकी गरजसे दे रहा हैँ कि छोग यह जान छे कि ईसाइयों- 

के विलोंमें स्वदेशीकी भावना कहाँतक जाग्रत्‌ हुई है। 

इस सम्मेलनकी यहु दृढ़ धारणा है कि ईसाई लोगोंके जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्र्में स्ववेशीकी भावनाका प्राधान्य रहना चाहिए और उसके परिणामस्वरूप 
देशके सभी देझों उद्योग-धन्धोंकों प्रोत्साहव मिलेगा। हम लोगोंको चाहिए कि 
हुम अपनी स्वदेदी भावनाकों कार्यान्वित करनेफे लिए अविल्‍ूम्ब ही भारतमें बने 
वस्त्र पहनना शुरू कर दें। इस बातकों भद्दे नजर रखते हुए कि भारतीय 
ईसाई समाजपर अनेक बार और कड़े दाब्दोंमं यह कांछन रूगाया गया है कि 
बहू स्वदेशी भावनाके प्रति उदासीनताका भाव रखता है, यह सम्मेलन सिफारिश 
करता है कि सभी प्रान्तीय लोगोंको चाहिए कि वे स्थानीय छीगोंकी सहायतासे 
समाजके लोगोंमें स्वदेशी भावना सरनेके छिए साधन खोज निकालनकी दिल्लो- 
जानसे कोशिश करें और इस कार्थक्रमकों कार्यान्वित करनेमें तनिक भी विलस्ब 


न करें। 

यह-सब बहुत उत्साहवद्धंक है। आशा है कि प्रस्तावपर अमल किया जायेगा, 
और जिस प्रकार हिन्दुओं और मुसल्मानोमें चरखा और खादी लोकप्रिय हो गई है 
उसी प्रकार ईसाई छोगोंमें भी हो जायेगी। अब यह काम हिन्दुओं और मुसल्मानोंका 
हैं कि वे इस सम्मेछनके इस प्रयासकी कद्र करते हुए अपने ईसाई देशवासियोंके 
प्रति प्रगाढ़ मैत्री भावका परिचय दें और उसका पोषण करें। 


कुछ और उल्लेखनोय गिरफ्तारियाँ 


सभी तरफसे गिरफ्तारियोंकी खबरोंका आना जारी है। अब दयामबावूकी' छेलनी 
'सर्देन्ट ' के स्तम्भोंको सुशोभित न करेगी। उन्हें इसलिए कैद किया गया है कि वे 
अदालतके इस अधिकारको मानतेकों तैयार नही हैँ कि वह उन्हे गवाहके रूपमें कर 
करके उनसे गवाही दिलाये। कांग्रेसके प्रस्तावमें न तो किसीको उस हृदतक जानेको 
कहा गया है और न किसीको वैसा करनेसे मना किया गया। इयामबादूने अधिक सख्त 


१. बाबू पपामसुन्दर चक्रवर्ती । 


टिप्पणियाँ १८१ 


रवैया अपनाया है। उन्हें कलकत्ता जेलमें साथियोसे जा मिलनेका मौका मिछा और 
वे इस मौकेकों चुकनेवाढे नही थे। सर्वेच्ट 'ने अपनी स्थापनाके दो सालमें ही 
बहुत बड़ी मुश्किलोंके बावजूद अच्छी-खासी कीत्ति अजित कर ली है। उसकी इस 
प्रगतिमें ध्यामबाबूके योग्य निर्देशनका बहुत बड़ा हाथ था। पतन्नके पाठकोंको अब इस 
छाभसे वंचित होना पड़ेगा। छेकिन मुझे सन्देह नहीं कि द्यामबाबू जेलमें रहकर देशकी 
उससे भी अच्छी सेवा कर रहे है। कष्ट सहनेका जो उदाहरण उन्होने पेश किया 
है वह किसी भी उस सम्पादकीयसे ज्यादा प्रभावशाली है जो कि वे अपनी सशक्त 
लेखनीसे लिखते। 
वेलगाँवमें श्री देशपाण्डेका स्थान श्री माजछलीने लिया था। अब श्री माजली 
गिरफ्तार कर लिये गये हैं! उनकी गिरफ्तारीने कर्नाटकको प्रतिष्ठा प्रदान की है। विदाईके 
सन्देशमें उन्होंने स्वर्गीय श्री ह्यूमके शब्दोकों दोहराया है: “ आपकी सम्पदा, पांडित्य, 
कोरी उपाधियों और निदक्षष्ट व्यापारका क्या मूल्य है? वास्तविक स्वायत्त-शासन इन 
सबके समन्वित मूल्यके बराबर है। राष्ट्र अपने प्रयत्नसे ही बनते हैं।” श्री माजलीसे 
कहा गया था कि वे  बच्छे चाल-चलनके ' लिए मुचरका दें। चूँकि उन्हें इसका पता 
ही नही था कि उन्होंने बुरे चाल-चलनके अभियोगके छायक कोई काम किया है, 
इसलिए उन्होंने जमानत देनेंसे इनकार कर दिया और वहाँ जाना बेहतर समझ्षा जहाँ 
कि अच्छे चाल-चलनवाके आदमी आजकल जानेमें सुखका अनुभव करते है। श्री माजछी 
चाहते है कि केवल स्वृतन्त्र भारतकी सरकार ही उन्हे जेलसे छोड़े और वे सबसे 
शुद्ध खादी पहननेकी प्रार्थना करते है जो कि पवित्र और स्वतन्त्र भारतका प्रतीक है 
और विदेशी कपडोका बहिष्कार करनेके लिए कहते है, क्योंकि ये कपड़े विदेशी जुएके 
प्रतीक है । 
श्री माजलीकी ही तरहका कसुर आन्ध्न प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके मच्च्री डा० बी० 
सुब्ह्मण्यमका था। उन्हें कोकोनाडाममें एक सालकी कड़ी सजा दी गई है। 
युरुद्वारा आन्दोलन 
सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिसे जो ताजे समाचार भिछे हैं उनसे प्रकट होता 
है कि कमिश्नरने अमृतसरके स्वर्ण-मन्दिरकी चावियाँ लछौठा देनेकी बात्‌ कुछ शततोंकि 
साथ सामने रखी है। सरदार भगत जसवन्तर्सिहने देरीसे प्राप्त होनेवाले इस प्रस्तावका 
जोरदार जवाब भेजा है। सरकारी विज्ञप्तिकी पहुँच स्वीकार करते हुए सरदारजीने 
ये पक्तियाँ लिख भेजी है: 
६ दिसम्बर, १९२१कों शि० यु० प्र० समितिन जो प्रस्ताव पास किया 
है से उसकी ओर आपका ध्याव आकर्षित करना चाहता हूं: 
निदचय किया जाता है कि जबतक स्वण-प्रन्दिरकी चावियोंके सिलसिलेयें 
गिरफ्तार किये गये सब सिखोंकों बिना किसो शर्तके रिहा नहीं कर दिया 
जाता तबतक कोई भी सिख चाबियोंको वापस लेनके सस्बन्धर्में की गईं किसी 
भी व्यवस्थामें अपनी रजामन्दी जाहिर न करेगा। 


१८२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इसलिए समितिके आदेशसे में आपको सूचित कर रहा हें कि 
समिति चाबियोंकी अस्थायी रुपसे तथा शर्तेकि साथ की बात कप 
सरकारी सुझावको, जिसमें चाबियोंके मामलेमें गिरफ्तार किये गये सभी सिलोंकी 
बिना दर्त रिहाईकी वात शामिल नहीं की गई है, स्वीकार तहीं कर सकती। 
सिख-समाजकी विज्ञप्तिमें निम्तलिखित आवश्यक बातें और जोड़ी गई है: 


उपयुक्त पन्र-व्यवहारसे यह स्पष्ट है कि दरबार साहबको कुंजियाँ शिरो- 
मणि समितिकों वापस करनेमें सरकारकों कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह तभी 
तकके लिए जबतक कि स्वर्णे-मन्दिरके मुकदमेका फैसला नहीं सुना दिया जाता। 
फ्या सरकार शुरूसे यही रबेया अख्तियार नहीं कर सकती थी? कुंजियाँ गर- 
हारा समितिके पास रखी रहने देते हुए भी वह मुकदमा चलाती रह सकती 
थी। फहनेकी जरूरत नहीं कि जिस तरह समिति इस समय उस मुकबमेसें कोई 
भाग नहीं ले रही है, उस्ती तरह उत् हालतमें भी वह उसमें कोई भाग नहीं 
लेती। जोर-जबरदत्ती करके चारबियाँ के जाकर और इस जोर-जवरदस्तीके 
खिलाफ, जिसकी व्यथंता सरकार अब प्रच्छन्न रूपसे स्वयं मान रही है, आवाज 
उठानेबाले सिखोंकों गिरफ्तार करके सरकारकों इतनी क॒ठुता पंदा- करनकी 
जरुरत ही क्या थी? 

क्षमा-याचना 


इलाहाबादसे ख़बर मिल्री है कि “क्रिमिनल छॉ एमेन्डमेंट ऐक्ट (फौजदारी 
कानून संशोवन अधिनियम )के अन्तर्गत गिरफ्तार आठ अभियुक्तोंकों छोड़ दिया ग्रया 
क्योंकि उन्होंने माफी माँग छी और गैर-कानूनी सभाजों, तथा मूर्खतापूर्ण एवं अद्योम- 
नीय आच्दोलनोंमें भाग लेनेपर अफसोस जाहिर किया है।” चूँकि मथुरामें कुछ ही 
महीनों पहले जो-कुछ हुआ था उसे मै भूलछा नहीं हूँ इसलिए मुझे इस खबरपर 
विश्वास नहीं होता। मथुरामें कुछ नामधारी असहयोगी सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये 
थे और फिर उनसे माफी मेंगवाई गई थी। वादमें अधिकारियोंकी तरफसे यह दावा 
किया भ्रया कि असहयोगियोंने माफी माँगी है। में इस समाचारको सत्य तो नहीं 
मानता छेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि कार्यकर्ता इससे फायदा उठायें। अगर उन 
वहुतसे नौजवालोंमें से जो कि रोजाना गिरफ्तार किये जा रहे हैं कुछ छोग कमजोर 
पड़ जाते है और पीछे कदम हटाते हैं, खासतोरसे उस हालतमें जब कि होगरोंके साय 
भले ही कुछ समयके लिए ही, ऐसा वरताव किया जाता है जैसा कि ४835 
साथ किया गया है,' तो हमें आइचय नहीं करना चाहिए। हम छोगोंको थोड़े-से ही 
आदमियोंके गिरफ्तार होनेपर सन्तोष मानता चाहिए, बजाय इसके कि हममें कुछ 
लोग दिलके कमजोर हों और किसी खास मौकेपर आवेशमें आकर गिरफ्तार तो हो 
जायें पर बादमें घुटने टेक दें। 


१, देखिद / व्प्पिणियाँ ”, ५-२-१९२२ का उप-श्वीपैक्र “ ले>-जीवनकी झाँकी ” । 


टिप्पणियाँ १८३ 


वकीलोंकी फठिनाई 


सेठ जमनाछालक बजाजतनें नागपुर कांग्रेसके प्रस्तावके' अनुसार जो वकील अपनी 
वकालत स्थगित करे उनकी सहायताके लिए एक छास्र रुपयेका दान दिया था। साल- 
भरके बाद अब यह फण्ड, जैसा कि सोचा भी गया था, प्रायः समाप्त हो चुका है। 
ढेकित वकीर लोग, अगर उन्हें अपनी आबरूका खयारू है, अदालतोमें वापस नहीं 
जा सकते। और मुझे विद्वास है कि इनमें से अधिकांश देशके आइचयेजनक त्यागकों 
देखते हुए फिरसे वकालत शुरू करनेका विचार तक मनमें नहीं छायेंगे। पर वकीछोंको 
उनके ही साधनोंपर छोड़ देना उचित नहीं होगा। इसलिए प्रान्तीय कमेटियोंको मैं 
यह सलाह अवश्य दूँगा कि वे इस बोझको अपने ऊपर उठा लें। अलबत्ता, अगर 
आवश्यक हो तो वे इस काममें केन्द्रीय निधिसे भी सहायता के सकती हैँ। यह नई 
व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय कार्यकी सुस्थिर गतिमें किसी तरहकी 
बाघा न आपे और वकीछोंके दिलोंमें दुविधा पैदा न होने पाये। 
किन्तु इस समय वकीलोंके मार्गमें जो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं उनमें यह सबसे 
छोटी है। राष्ट्रीय जागृतिमें हाथ बेटानेके लिए वे उत्सुक हैँ। उनकी आत्मा तो तैयार 
है, पर उनके मनका दौवेल्य उन्हें आगे बढ़नेसे रोकता है। में अब भी यही महसूस 
करता हूँ कि वकारूत करनेवाले वकील नेतृत्वका भार वहन नहीं कर सकते। इस 
आन्दोलनके लिए पूर्ण, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा, परिणामोंकी ओरसे बिलकुल ही 
लापरवाह आत्मत्याग तथा बलिदानकी आवश्यकता है। अतः यदि आल्दोलनका नेतृत्व 
उनके हाथमें आयेगा तो वह कमजोर पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि ऊपरके लोग 
कठोर परीक्षाकी घड़ीमें कमजोरी दिखा गये तो पूराका-पूरा उद्देश्य विफल हो जायेगा। 
इसलिए कांग्रेसने जान-बूझकर ही उतके लिए एक सम्मानपूर्ण भार्ग खोल रखा है। 
प्रस्तावके मूल पाठमें केवल वही लोग स्वयंसेवक हो सकते थे जो असहयोग कार्य॑क्रमको 
पूरी तरहसे निबाहनेकी क्षमता रखते थे। पर अब स्वयंसेवक-दलके लिए सहज नियम 
बना दिये गये हैं। उनमें से अधिकांश तो विद्वासोंसे ही सम्बन्धित हैं। खादीका 
प्रयोग आरम्भमें कुछ जसुविधा उपस्थित कर सकता है, पर यदि प्रतिज्ञा-पत्रमें जिन 
आवश्यकताओंका उल्छेख है उनमें उन्हें विश्वास है तो वे उसकी असुविधाकी परवाह 
नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्षि असहयोगके कारण जेल हो आता है तो उसके बहुत-से 
अवगुणोंपर पर्दा पड़ जाता है। इसी तरह यदि कोई घकीलछ जेल हो आये तो वह 
कारावास भोग आनेके फलूस्वरूप ही अपने पूर्व गौरवको पुनः प्राप्त कर सकता है। 
इसके अलावा एक प्रस्ताव इस विषयका भी पास हुआ है जिसके द्वारा सभीको, यहाँ 
तक कि सरकारके साथ पूर्ण रूससे सहयोग करनेवाले व्यक्तियोंको भी, ऐसे कामोंमें 
भाग छेनेंके छिए जिनमें न तो त्याग करना पड़ता है और न मतभेदकी गंजाइश है, 
कांग्रेसकी सहायता करनेंके लिए आमन्त्रित किया गया है। इसलिए मुझे आशा है कि 


१. १८८९-१९४२; गांधीवादी उद्योगपत्ति, समाज-सेवक मौर दानी; कई वष्षौतक भारतीय कांग्रेसके 
कोषाध्यक्ष रहे; यांवीजीके भनन्‍य भक्त | 
३, सन्‌ १९२०-में नागपुरमें मखिल सारतीए कांग्रेसके मधिवेशनमें पारित असहपोग-सावत्षी पत्ताव। 


१८४ सस्‍्पूर्ण गांधी वाइमय 


बकील लोग अपनी योग्यता और अवसरके अनुसार देशकी पुकारका समचित उत्तर 
देंगे और उन अनेक तरहके कामोंमें सोत्साह भाग लेंगे जो उनके लिए खुले हुए है। 
जहाँ सभीसे सहायक होवेकी अपेक्षा की जाती हैं, वहाँ किसीको उदासीनता दिखलाना 
उचित नहीं। असहयोगियोंको उचित है कि वें अपनी सफलताओंपर गव॑ न करे 
बल्कि राष्ट्रकी उन्नतिके लिए जहाँ-कहीसे जिस किसी तरहकी सहायता मिले उसे 
मम्नताके साथ स्वीकार करते रहें। असहिष्णुता और लोगोसे अछूग रहनेकी वृत्तिकी 
जगह उनके दिलोंमें सहिष्णुताकी भावना आनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य जिसके पास 
त्याग करनेके लिए कुछ है ही नहीं केवछ खादी घारण करके वकालत करनेवाले उन 
वकीलों तथा अन्य छोगोंका उपहास करता है जो अपनी समझके मुताबिक ईमानदारीके 
साथ देशकी अन्य कई तरहसे सेवा कर रहे हैँ तो वह व्यक्ति आन्दोलनकी शोभा 
नहीं बढ़ाता, और न उसको काम ही पहुँचाता है। मातृभूमिकी सेवामें जो-कुछ सहर्ष 
अर्पण किया जाये वह सहर्ष स्वीकृत होना चाहिए। 


कुर्कोका वारंट 


कई जगहोंसे इस बातकी पूछताछ की जा रही है कि जुर्माने ठोके जानेपर 
और बुर्मानेकी वसूलीके लिए कुर्कीका वारंट जारी किये जानेपर क्या किया जाना 
चाहिए। गिरफ्तार होने और मारपीट बरदाश्त करनेंके लिए तो व्यक्ति तैयार हो 
जाता है छेकित मारू-असबाबकी हानि बरदाश्त करनेके लिए नही। इस असंगतिकों 
पहली नजरमें समझ सकता मुश्किक मालूम होता है लेकिन असलमें है वह आसान। 
हम अपने मारू-असबाबसे, अपनी सम्पत्तिसे इतना मोह करते है कि जब गिरफ्तारी- 
में बदनामीकी कोई बात नहीं होती तो हम अपनी सम्पत्तिके नुकसानके वजाव गिर- 
पफ्तार होनेंकी असुविधाकों बेहतर समझते हैँ। लेकिन हमें यह चीज समझ लेनी 
चाहिए कि यदि हम अपनी शारीरिक सुख-सुविधाके भ्राथ-साथ भौतिक सम्पत्तिका 
भी त्याग करनेके लिए तैयार नहीं हैं तो हम जीती हुईं बाजी हार जायेंगे । अव्यव- 
स्थित राज्यमें जिस व्यक्तिकी अन्तरात्मा प्रबल होती है वह अपना सामान, सम्पूर्ण 
सम्पत्ति और शरीर तक दाँवपर छगा देता है और अपनी आत्माको स्वतत्त करता 
है। इसलिए इस संघर्षसें हमें विजय तभी आप्त हो सकती है जब हम ऐसी अ्रत्यंक 
वस्तुके प्रति उदासीन हो जायें जिनके द्वारा राज्य हमार अपनी इच्छा थीपष सकता 
हो। अतः हमें इस बातके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारा सामात जब्त कर 
लिया जाये और हमारी जमीन छीन ली जाये फ़िर भी हम उसी तरह प्रसन्न रहें 
जैंसे कि आज गिरफ्तार होनेपर रहते है। हमें पूर्ण आरवस्त होता चाहिए कि जिस 
तरह सरकार आज हमें गिरफ्तार करके जेल भेज-मेजकर परेशान हो चुकी है उसी 
तरह वह हमारा माल-असबाब वेच-बेचकर उससे भी जल्दी परेशान हो जागेगी। अगर 
हमें शीघ्र ही स्व॒राज्य प्राप्त कर लेनेका पूरा विश्वास है, जैसा कि होता भी चाहिए, 
तो हमें यह भरोसा भी होता चाहिए कि जितनी भी जमीन हेंड़प ली गई है वह 
सब ज्योंकी-त्यों हमारे पास छौट आयेगी और वसूछ की गई रकमका भी अधिकांग 
हमें फिर मिल जायेगा। जब जममंनोंते बेल्जियमको रौंद डाला था तब 


अब गोलियोंकी बारी है १८५ 


यह विश्वास था कि यदि अपनी सम्पत्ति पुनः प्राप्त करनेका उनका संकल्प बना 
रहा और वे उसके लिए कष्ट सहनेको तैयार रहे तो वे फिर अपनी जमीनपर छौट 
आयेंगे। स्वर्गीय जनररू बोथाके' पास सैकड़ो एकड़ जमीन और बेहतरीन मवेशी 
थे। उन्हें अपनी यह सारी सम्पत्ति छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होने कीमतकी 
परवाह किये बिता संघर्ष किया और अन्तमें दक्षिण आफ्रिकाके मानो बावज्ञाह ही हो 
गये और अपनी सम्पत्ति उन्हें ससम्मान वापस मिली। हमें भी वोअर छोगो और 
वेल्जियमवासियोके मुकाबले कम करतब नही करना चाहिए। खासतौरसे उस हालतमें 
जब कि हमारा सघर्ष ऐसा है जिसमें हम सभी कुछ त्यागनेके लिए और प्रतिपक्षीकों 
किसी भी तरह क्षति न पहुँचानेके लिए कृतसंकल्प है। अगर हम अपने देशसे गरीबी- 
को समाप्त करना और ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हो जिसमें समाजका कोई भी 
सदस्य नीचा न माना जाये तो हमें स्वेच्छासे, यद्यपि अस्थायी तौरपर ही, गरीबीका 
जीवन स्वीकार करना होगा। हममें से कुछ छोगोंको अपनी सुख-सुविधाका यह जो 
त्याग करना होगा वह उस पुरस्कारके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो इसके फलस्वरूप 
भविष्यमें हमें प्राप्त होतेवाछा है। इसके द्वारा हम अपनी पुनीत मातृभूमिके विगत 
वैभव और सम्मातकों पुनः प्राप्त करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १२-१-१९२२ 


७२. अब गोलियोंकी बारी है 


दमनका जो नया रूप तेजीसे सामने आ रहा है, के० ने उसका संक्षिप्त विवरण 
तैथार किया है। इससे बहुत-सी बातोंका पता चलता है; आश्ञा है पाठक इसे बहुत 
ध्यानसे पढ़ेंगे! हो सकता है कि इस विवरणमें कुछ अतिशयोक्ति हो, परन्तु असहयोगके 
क्षेत्रेसे अबतक प्राप्त प्रायः सवकी-सव रिपोर्ट इतनी सच निकली हैं और उन्का 
प्रतिवाद इतना निराघार सिद्ध हुआ है कि के०ने मेरे पास आये पत्रों और अखबारोमें 
से जो तथ्य इकट्ठे किये हैं, वे इतनी हूबहू तसंवीर पेश करते हैं कि उनमें किसी 
प्रकारकी काट-छाँट करनेकी मेरी इच्छा नही होती! 

पुलिसमें ज्यादातर हमारे अपने देशवासी ही हूँ। परन्तु यह स्पष्ट है कि अपने 
बड़े अधिकारियोंक्रे उदाहरण और आदेशसे उन्हे कानूनके खिलाफ कार्रवाई करनेको 
उफत्ात जा रहा है। भीड जब निरंकुश होती है तब उसके सामने कोई और बेहतर 
रात्ता होता ही नहीं। लेकिन जब पुलिस निरंकुश होती है तो उसका वह कार्य 
जान-ूझकर किया हुआ और इसछिए अक्षम्य होता है। भीड़के पागरूपनपर तो काबू 
पाया जा सकता है, छेकिन पुलिसके पागलपनसे यदि छोग पहलेसे ही उसके लिए 


१. १८६९-१९१९; वोभर जनरछ तथा राजनीतिशञ; डन्सवाल्के प्रधान मन्त्री १९ ०७, दक्षिण 
आफिका संघके अ्रधान भन्त्री १९१०-१९१९ । 
२. यहाँ नहीं दिया गया है । 


डक सम्पूर्ण गांधी वादमय 


तैयार न हों तो उन्हें बहुत तबाहीका सामना करना पड़ता है। यह तकलीफ हम 
छोग एक लम्बे अरसेसे भोगते आ रहे है। ईश्वरको धन्यवाद है कि भारत आज 
सरकारके इस योजनावद्ध उन्मादका सामता करनेको तैयार है। 

तथाकथित दहशत फैलानेवालों के खिलाफ तथाकथित साधारण कानून छागू करनेके 
इस ढोंगका हमें पर्दाफाश कर देना चाहिए और विगृुद्ध मार्शल छॉको आमन्त्रित करना 
तथा उसका स्वागत करना चाहिएं। ओडायरशाही' और डायरशाहीकी' चाहे हिमायत 
न की जा सके, पर जहाँतक आदर्शका सवाल है उनके पीछे विश्वासकी ईमानदारी 
है। किन्तु भारतमें आज जो-कुछ हो रहा है, वह अकथनीय पाखण्ड है। 

अगर यह सच है कि कुर्कीके वारंटोंकी आड़में पुलिस वनारसमें हमारे घरोंमें 
घुसी और वह घरके लोगोंके जेवर तक के गईं; अगर यह सच है कि बृलन्दशहरमें 
पुलिस, व्यवस्था कायम करनेंके वहाने, छोगोंकों मारने-पीटनेकी गरजसे उनके घरोके 
भीतर घूस गईं; अगर यह सच है कि उसने कुर्कीकि वारंट तामीछू करनेके लिए कैदियों- 
को करीब-करीब विककुरू निर्वस्त्र कर दिया तो यह मामछा बिलकुल इस छायक है कि 
अपनी ओरसे अहिंसा कायम रखते हुए अत्यन्त उम्र ढंगका सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
शुरू कर दिया जाये। हमें निःसहाय छोगोंपर गोली चलाई जानेके अवसरकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। और न हमें, सिर्फ बचावकी कार्यवाहीतक सीमित रहते हुए, 
छोगोंकी सहन-शव्तिपर बेजा दवाव डालना चाहिए। सरकारके कारकुनोंको हमें दर 
बातकी छूट नहीं देती चाहिए कि वे हमारे घरोंकों छूटते-पादते रहें। हमें खुद आगे 
बढ़कर अपने सीनोंपर गोलियाँ खानी चाहिए, और वह भी जल्दीसे-जल्दी। यद्यपि 
ये लोग स्वयंसेवक है और इन्होने कष्ट सहनेका व्रत छिया है, फिर भी हम, मुख्य 
कार्यकर्ता, शान्त और मिरपराध छोगोंकी सन्‍्तापजनक मारपीटकों एक दार्भनिककी 
तरह तटस्थ भावसे कैसे देख सकते है? रन 

एक मुसलमान नौजवानपर खादीकी टोपी पहनने या बेचनेके (जी भी वात रही 
हो) अपराधके लिए एक यूरोपीय “नौजवान का गोली चलाना (क्या यूरोपीय नौजवान 
हथियार रखते है?) चुपचाप सहन नहीं किया जा सकता। हमें इस अन्यायका वदला, 
यदि आवश्यक हो तो, खुद अपने सीनोंपर गोलियाँ खाकर 234 क चाहिए। 

सरकार हमें हिंसा या घुणित अपमानजनक आत्मसमर्पणकी ओर घकेलना चाह 
रही है। पर हमें इन दोनोंमें से एक भी काम नहीं करना है। हैंगे इसका जता 
ऐसी सविनय अवज्ञासे देना है जिससे उन्हें गोली चछानी ही पड़ें। 

ने तो हमारे बीच गृह-युद्ध चाहते हैं। पर हमें उनके हाथोंमे नही मे 
यहाँ एक ऐसा उदाहरण है जिसे में गृह-युद्धका खुछा अचार कह शक हि 
जिडेके मजिस्ट्रेटने उप्त जिलेके रईसोंकों निम्नलिखित गइती चिदृढी' भेजी हैः 


| - किया गया दमन- 
१ व २, सर माइक भोडापर पंजावंके छेफिट्नेंट गवनेर ( १९१३-१९१६ )द्वात 
पुणे शाप्व । जनरछ डापर, जो पंजावके उप्ववेक्षि दिनों (१९१६) मे पंजाबके ैसिक अपिकारी मे 


द्वारा किये गये जुल्म | ॥॒ 
३० यहाँ उसके कुछ भंश ही दिये जा रहे है । 


देशबन्चुका भाषण १८७ 


जैपा कि आपको निःसन्देह ज्ञात होगा, खिलाफत और कांग्रेसके स्वयंसेवक 
प्रान्तीय सरकार द्वारा गैरकानूनी संघ घोषित कर दिये गये है और हमें उनको 
दबा देनेके आदेश मिल चुके है। . « « 

मेरे पास पुलिसके जो सियाही हूँ उनकी संझ्या सीमित है। और में 
फौजकी मदद लेना नहीं चाहता। . « « 

इसलिए में जिलेके कुछ बड़े-बड़े रईसों और इज्जतदार लोगोंको मददके 
लिए लिख रहा हूँ। . . « आप कृपया अपने नोकरों-चाकरों, कारिनदों और पहूं- 
दारोंमें से हट्ढेकट्टे और मजबूत ऐसे पचास आदमी छाँटकर तेयार रखें जिन्हें 
आप मेरा यह सन्देश मिलनपर कि उनकी स्पेशल पुल्सिमें भरतोके लिए 
जरूरत है, भेज सकें। 

फिचहाल प्र इतना ही किया जाये कि आदमी छाँद लिये जायें और 
उनके नामों व ठिकानोंकी एक सूची तेयार कर ली जाये। « « « 


हमें सरकारके चकमेमें न आकर, इस जालमें फंसनेवाले रईसोको जो कुछ भी 
वे करना चाहें, उन्हें वैसा करने देना चाहिए। हमें सविनय अवज्ञाके सिर्फ ऐसे रूपोंको 
अपनाना चाहिए जिनसे हमारे अपने छोगोके साथ, चाहे वे सिविल गार्डकी हैसियतसे 
आये हों या अभी जनसाधारणके ही आदमी हों, कोई टक्कर न हो। यह लड़ाई 
अडिग साहत और अहिंसाके पूर्णतया पालनसे एक महीनेके अन्दर-अन्दर जीती जा 
सकती है। भगवान्‌ भारतको प्रकाश ओर साहस दे। 
मैने यह आशा की थी कि मौतका सामना करनेकी शपथ अभी दूरकी चीज 
है। परन्तु ईश्वरकी इच्छा स्पष्ट रूपसे यही है कि हमारी परीक्षा अच्छी तरह और 
प्री-पूरी हो। यह लड़ाई ईव्वरके नामपर शुरू की गई थी। वही हमें इसमें पूरा 
उतरनेकी शक्ति देगा। 
[अंग्रेजीसे ] 
पघंग इंडिया, १२-१-१९२२ 


७३: देशबन्धुका भाषण!' 


देशबन्धु दासके अध्यक्षीय भाषणके प्रकाक्षनमें देर हो गई, इसके छिए क्षमा 
चाहता हूँ। मुझे यह भाषण टुकड़ोमें मिला और उसपर निर्देश था कि मै उसे 
सुधार-सेवारकर अच्छे रूपमें छापूँ। पाठकोंकों यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें 
मैंने सिफे इतना ही किया है कि एक वाक्य, जो निकाकू दिया गया था, फिरसे दे 
दिया है, एक विचारको पूरा करनेके रहिए एक वाक्य अपनी ओरसे जोड़ा है भौर 
यत्र-तत्र कुछ श्ाव्दिक परिवर्तन किये है, जिनका कोई खास महत्त्व नही है; बाकी 


१. गिरफ्तार हो जानेके कारण देशबन्धु चित्तरंजन दास १९२१ की भहमदावाद कांग्रेसमें अपना 
अष्यक्षीप भाषण नहीं दे पाग्रे थे | बादमें वह भादग यंग हंडियामें गांधीजी द्वारा छिी इस प्रस्तावनाके 
साय छपा था । 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तो यह जिस झूपमें मुझे मिला था, उसी रूपमें छापा जा रहा है। मूलमें जो वाक्य 
छोड़ दिये गये है उन्हें पढ़नेसे पता चलता है कि देशवन्धु उन वाक्‍्योंमें एक सालके 
कामका लेखा-जोंखा और असहयोगपर अपने सुविचारित मतको विस्तारसे प्रस्तुत 
करना चाहते थे। लेकिन प्रकाशित पाठमें उनके मतके वारेमें जानकारी पानेकी दृष्टिसे 
काफी सामग्री मिल जाती है। इसके अछावा उसकी जानकारी हमें देशके नाम उनके 
उन जोरदार और भनको आल्दोलित कर देनेवाले सन्देशोंसे भी मिरू जाती है, जो 
उन्होंने अपनी गिरफ्तारीसे थोड़ी ही देर पहले दिये थे। पाठकोंको इस जानकारीसे 
भाषणकों समझनेमें सहायता मिलेगी कि इसे श्री दासने अपनी गिरफ्तारीसे ठीक पहले 
ही तैयार किया था। भाषण छिखनेमें जिस आत्म-सयमसे काम लिया गया है, उसे 
पाठकंगण आसानीसे देख सकते है, और इस तथ्यकों भी वे अवश्य लक्ष्य करेंगे कि 
देशबन्धु अहिसाको अपना धर्म मानते हैं। छेकिन इस सरकारको तो ऐसे व्यक्तिके 
लिए भी जेल ही उपयुक्त स्थान जान पड़ा। इससे अधिक अपकौर्तिकी वात इस 
सरकारके छिए और कया हो सकती है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १२-१-१९२२ 


७४. अखबारोंकी स्वतन्त्रता 


दिन-ब-दिन परिस्थितियोंके दबावसे सरकारके ये दावे झूठे सिद्ध होते जा रहे 
है कि नये सुधारोसे जनताकों और अधिक स्वतन्वता दे दी गई है और उसके अधिकार 
बढ़ा दिये यये है। ये दावे तो तभी ठीक हो सकते हैँ जब वे कठिनसे-कंठित परीक्षामें 
भी उत्तीर्ण हो जायें। भाषण स्वातन्त्रयका मतलब तो यही है कि हमारे वचन कितने ही 
कठोर और चोट पहुँचानेवाले क्‍यों न हो, फिर भी उस स्वतस्वतावर आक्रमण न 
फिया जाये । और अखबारोंकी स्वतस्त्रताका सच्चा सम्मान तभी है जब वे कड़ीसे-कड़ी 
टीका-टिप्पणी कर सकें, तथा सचाईको तोड़-मरोड़कर गलत ढंगसे भी पेक्ष कर सके। 
इन बातोसे रक्षा तो अवश्य होनी चाहिए, किल्तु वह इस तरह तहीं कि ऐसे लेखोका 
छापना कानून द्वारा बन्द कर दिया जाये, या छापेखानेपर ही वार करके उसे बन्द 
कर दिया जाये। वह तो अखबारोंको स्वतन्त्र रखते हुए सच्चे अपराधीको सजा कक 
ही होनी चाहिए। इसी प्रकार सभा-सम्मेलनकी स्वतन्त्रताका सच्चा सम्मान मर 
कहा जा सकता है जब छोग आम तौरपर सम्मिलित होकर रह 2 0 लकी 
बोजनाओंपर भी विचार कर सकें; और यदि वास्तवमें कोई ऐसी क्रान्ति हो दि 
जिसका उद्देश्य जनमतको और जनमतका प्रतिनिधित्व करनेवाली बा 
करके अव्यवस्था फैलाना हो, तो उस क्रान्तिको कुचलनेके लिए सरकार के 
शक्तिका प्रयोग मं करे बल्कि जनमत और नागरिक पुलिसका ही सहारा जा ! हि 

भारत सरकार अब छोकमतको जाग्रत करनेवाले और. व्यक्त बोर 
तीन शक्तिशाली और महत्त्वके साधनोंकों नष्ठ करनेका अयत्य कर रही है 


अखबारोंकी स्वतन्त्रता १८९ 


प्रकार एक बार फिर, परन्तु खुश-किस्मतीसे आखिरी बार, अपने स्वेच्छाचारी और 
निरंकुश स्वरूपका परिचय दे रही है। स्वराज्य, खिछाफत तथा पजाबके सम्बन्धमें 
किये गये अन्यायके निवारणके लिए लड़नेका अर्थ सबसे पहले इस त्रिविध स्वृतन्व्रताके 
लिए लड़ना ही है। 

“इंडिपेंडेंट” अब छपकर नहीं मिकलता। डेमोक्रेट” तो बन्द हो ही गया 
और अब तलवार लाहौरके केसरी और प्रताप” पर उठी है। छाछाजी द्वारा शुरू 
किये गये पत्र, वन्देमातरम्‌ ' ने तो दो हजारकी जमानत जमा करके फिलहाल वारको 
टाल दिया है। पहले दो पन्नोकी एक बार दी हुई जमानत जब्त कर ली गई है और 
अब उन्हें १०-१० हजारकी जमानतें दाखिल करनेंके लिए या पत्र बन्द करनेके छिए 
दस दिनका नोटिस दिया गया है। मुझे आशा है कि दस-दस हजारकी जमानतें दाखिल 
करनेसे ने इतकार कर देंगे। 

मेरा अनुमान है कि यदि जनता कोई आन्दोलन उठाकर इस रोगके कीटाणुओको 
बढ़नेसे न रोकेगी तो जो संयुक्‍त-प्रान्त और पजाबमें हो रहा है वही धीरे-धीरे और 
जगह भी होगा। 

पहले तो पूर्वोक्त पत्नोंके सम्पादकोसे में यही आग्रह करूँगा कि वे “इडिपेंडेंट की 
तरह अपने विचार हाथसे लिखकर ही प्रकाशित करते रहे। मुझे विश्वास है कि जिस 
सम्पादकके पास कुछ बातें कहने लायक है तथा जिसके लेखोको छोग चावसे पढ़ते 
हों वह जबतक जेलखानेके बाहर है तबतक उसका मूँह आसानीसे-बन्द नही रखा जा 
सकता। और जहाँ वह जेलमें गया कि मानों उसने अपना पूरा सन्देश दे दिया। 
मडाले जेलमें बन्दी लोकमान्यका मौन ' केसरी के स्तम्भोमें प्रकाशित उनके दाव्दोसे 
कही ज्यादा प्रभावशाली था। और जब वे छूटकर आये तब उनके भाषणों और 
लेखनीका प्रभाव पहलेकी अपेक्षा, जब कि वे जे नही गये थे, हजार गृना बढ़ गया। 
उनके जेल जानेंके पूर्व उनकी छेखनी और वाणीमे जो प्रभाव था उससे कई गुना उस 
दिन हो गया था जब वे रिहा हुए थे भौर अब उनकी मृत्यु हो जानेपर तो छोगोने 
उनके जीवन-भरके स्वप्नको साकार करनेंका जो पवित्र संकल्प किया है उसके द्वारा 
बिना भाषण और छेखनीके ही वे अपने पत्रका सम्पादन कर रहे है। आज अगर वे 
जीवित होते और स्वयं ही अपने मन्त्रका प्रचार करते तो भी वे इससे अधिक और कुछ 
नही कर सकते थे। मुझ जैसे आलछोचक तो आज भी उनके किसी-न-किसी कथनमें 
दोष निकालते ही रहते। किन्तु आज सव टीकाएँ बन्द हैं और केवल उनका मन्त्र ही 
करोड़ों भारतीयोके हृदयोंमें बैठकर उनपर शासन कर रहा है। इन करोड़ो छोगोने 
लोकमान्यके मन्त्रकों अपने जीवनमें सिद्ध करने और इस प्रकार उनका स्थायी और 
जीवन्त स्मारक बनानेका निश्चय कर लिया है। 

इसलिए पहले तो सीसेके टाइप और यन्त्र-रूपी मृतिकों हमें तोड़-फोड़ डालना 
चाहिए। हमारी कलम ही टाइप बनानेवाली फाउण्डरीका काम देगी और खुशी-खुशी 
नकल करके प्रतियाँ तैयार करनेवालों के हाथ छापनेके यन्त्रका काम देंगे। हिन्दू धर्म 
मूर्तिपूजाको वहीतक उचित मानता है जहाँतक कि वह किसी आदर्षकी प्राप्तिमें सहायक 
हो। परन्तु जब वह मूर्ति ही हमारा आदर्श बन वैठती है तव मूर्तिपुजा एक पापमय 


(६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय्य 


आडम्बर हो जाती है। इसलिए जवतक हम अपने विचारोंका प्रकाशन स्वतन्त्रता- 
पूर्वक कर सकें तबतक अवश्य यस्‍्त्र और टाइपका उपयोग करें। किन्तु जब एक 
प्रजावत्सछ” सरकार, जो बड़ी चिन्ताकुल होकर मुद्रण-यन्‍्त्र और टाइपोंकी अक्षर- 
योजनापर बड़े गौरसे निगाह गड़ाये बैठी हो और उसपर अंकुश रखे हुए हो, हमारे 
हाथसे मुद्रण-यन्त्र छीन छे, तो हमें छाचार और दीन नहीं हो जाना चाहिए। 

तथापि में मानता हूँ कि हस्तलिखित समाचारपत्र एक असाधारण समयके लिए 
एक असाधारण वीरोचित उपाय ही है। आज यदि हम मूद्रणाठय और कम्पोजीटरकी 
स्टिकके प्रति उदासीन बन जायें तो ऐसा करके हम मुद्रणालूयोंके स्वतन्त्र अस्तित्व या 
उनकी पुनः स्थापनाकों ही सुनिश्चित करते है। 

इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी करना चाहिए। हमें बड़ी-वड़ी समस्याओंको 
हलक करनेका विचार करनेके पहले इसी अधिकारकी पुनः प्राप्तिकि छिए सविनय 
अवज्ञाका उपयोग करना चाहिए। भाषण स्वातन्व्य, सभा-सम्मेलनकी स्वतन्त्रता और 
मुद्रणस्वातन्त्य, इन तीनों अधिकारोंकी पुन्रःस्थापता रूग्रभग पूर्ण स्व॒राज्यके समान है। 
इसलिए बम्बईमें पण्डित मालवीयजी आदि प्रमुख देशपुत्रोंके उद्योगसे होनेवाले सम्मेलनसे' 
में तो आदरपूर्वक यही आग्रह करूँगा कि वह खिलाफत, पंजाब और स्वराज्यकी 
बातको एक ओर रखकर इन्हीं बाधाओंको दूर करनेके उपाय सोचनेमें अपनी सारी 
शक्ति लगाये | इन बातोंमें हम सबका हादिक सहयोग सम्भव है। हमें इन छोटी-छोटी 
परन्तु महत्त्वपूर्ण बातोंका तिबदारा पहले कर लेना चाहिए। इनके हल हो जानेपर 
बड़ी व जठिल समस्याएँ अपने आप हल हो जायेंगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-१-१९२२ 


७५, भेंट: “बॉम्बे कॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे 
[१४ जनवरी, १९२२के पूर्व ] 


, » » महात्मा गांधी, जिन्होंने परिषद्‌र्मो जानेकी अपनी तत्परता व्यवत्त की हैः 
ने हुमारे प्रतिनिधिको एक भेंटर्मे बताया कि गोलमेज परिषद्के सम्बन्धर्म कांग्रेस 
जो स्थिति अपनाई है उत्तसे हृठनेफा कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह्‌ भी कहा 
कि ऐसे किपती सम्मेहतकों उपयुक्त पूर्व पीठिका तैयार करनेके लिए कांग्रेस कार्य- 
समितिमें मेने जो शर्तों' निर्धारित की थीं उन्हें सरकारकों पूरा करना होगा; तभी 
कांग्रेतते इस योजनाते सहमत होनेकी आशा की जा सकती है। जहाँतक मेरा 


१. १४ जनवरीको बम्बईमें ! 
२, समी दर्लेके नेताओंकी परिषद, जो १४ जनवरी, १९२५ को बम्बईमें दनेवाली थी । 
३. देखिए “ माषण : विषष-समितिकी बेथ्कमें , २८-१२-१९२१ | 


भाषण : नेताओकी परिषद्‌मे १९१ 


सम्बन्ध है, यह निमन्त्रण स्वीकार करनेके पीछे मेरा संज्ञा यह देखना है कि पिछले 
हुपते सेने यंग इंडिया के पाठकोंके सामने जो एक छोटा-सा सवारू' पेश किया था 
उसपर अपने नरसवलीय मित्रोंका सहयोग मुझे प्राप्त हो सकता है या नहीं -- मेरा 
मतलब भाषण और संगठन आदि बनानेकी स्वतन्त्रताके सवालसे है। में तो आशा 
करता हूँ कि इस सवालपर अपने नरमदलोय मित्रोंकों कांग्रेसके विचारोंसे सहमत कर 
पकता मेरे लिए सम्भव हो सकेगा। 

[अंग्रेजीसे | 

बॉस्ब फॉनिकल, १४-१-१९२२ 


७६- भाषण : नेताओंकी परिषदसें' 
१४ जनवरी, १९२२ 
परिषद्‌कों कार्यवाहीका समारम्भ करते हुए पण्डित सदनमोहन सालहूवीयन उन 
परिस्थितियोंपर प्रकाश डाल्य जिनमें परिषद्‌ बुलाई गई थी और उसका उद्देश्य भी 
बताया। इसके बाद उन्होंने सर शंकरन्‌ नायरसे' अध्यक्षका आसन प्रहण करनेका 
अनुरोध किया। तर शंकरन्‌ तायरने आसन प्रहण करते हुए भरी मुहम्भद अली जिन्नासे 
सम्पेलनके विचारार्थ आयोजकॉंकी ओरसे प्रत्तावॉका मसविदा पेश फरनेकों कहा। 
श्री जिन्नाने प्रस्ताव पेश किये। उसके बाद अध्यक्षने श्री गांधीसे प्रस्तावॉपर बहस 
शुरू करमको कहा। 
श्री गांधोने सभी दलोंके नेताओंकों विचार-विमशेके लिए एक मंचपर बुलानके 
लिए प्रिषदृके आयोजकॉको घन्यवाद देते हुए कहा कि में तो अपने नरमदल्लीय भाइयों- 
के सामने अपना हृदय खोलकर रख देनेको आकुल हो रहा हूँ। जहाँतक खुद मेरा 
सवाल है, से तो बिना किसी शर्तके किसी भी परिषद्में शामिल होनेको तेयार हूँ; 
लेकिन कांग्रेस और असहयोगियोंकी बात और है। इसके बाद थी गांधीने किसी भी 
गोलमेज परिषद्र्मे असहयोगिपोंके शासिल होनेकी शर्तोंका उल्लेख किया, जिनमें एक यह 
भो थी कि दण्डविधि संशोधन अधिनियम तथा राजद्रोहात्सक सभा अधिनियमके अन्‍न्त- 
गेंत जेल भेजे गये छोगोंके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक कंदियोंको भी रिहा फिया जाये। 
उन्होंते कहा कि सरकार हारा यह शर्ते पुरी फिये जानेपर ही असहयोगी ऐसे किसी 
सम्मेलनर्में ञामिल हो सकते हें। किप्तोको, यहाँ तक्त कि जनरल डायरकों भी, नीचा 


१. देखिए “जिस समस्याके ततत्काछ दंलकी जरूरत है”, ५-१-१९२१ । 

२. यह परिषद बम्बईमें हुईं थी । 

३. १८५७-१९३४, कांग्रेसके अध्यक्ष, १८९७; मद्रास उच्च न्यापाल्यके न्यायाधीश; १९१५ में 
वाइसरापक्ी कार्यक्रारिणी परिषदके सदस्य । 

४. १८७६-१९४८; मुहल्मान नेता; पाकिस्तानके संस्थापक और उसके प्रथम गवर्नर जनरूू | 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दिखाया जाये या अपमानित किया जाये सें इसका आग्रह नहीं करता। में जो चाहता 
हैं वह प्िर्क यह है कि सरकार परिवद्‌ममें सच्ची भावनासे शामिल हो, पश्चात्तापकी इस 
भावनाके साथ कि उसने जो-कुछ बुरा किया है, उत्तका निराकरण करेगी।' उन्होंने बहुत 
सारी वारवातोंका उल्लेख किया, जिनके कारण देशमें असन्तोष फैला है; और फिर 
कहा कि जवतक इन कारणोंकों दूर नहीं किया जाता और जो-कुछ घुरा किया 
गया है उसका लिराकरण नहीं होता तबतक ग्रोछम्रेज परिषद्‌ शान्ति और मेलजोलके 
वांछनोय वातावरणसें नहीं हो सकती। परिबदुका निमसन्‍्त्रण स्वीकार करनेमें मेरा और 
सेरे साथी असहयोगियोंका मंशा परिबदुके उद्देश्यके प्रति अपनी सहानुभूति जता देना- 
मर था। उससे आगे तो मे यह समझता हूँ कि अगर असहयोगी लोग परिषद्के 
प्रस्तावों धारीक न हों तो यह यहाँ उपल्यित सभी दल्लोंके लोगोंके प्रति न्याय हो 
होगा, हालाँकि सें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परिषद्‌की कार्यवाहीमें मे पुरा 


१, वहाँ १६-१-१९२२ के ऑम्वे क्रॉनिकर्में श्स प्रकार कहा गया है: ” महात्माजीने सरकारके 
अपराधोंकी लम्बी चूची बताई । उन्होंने कद्य कि इन अपराधोंके कारण स्थिति ऐसी हो गई है जो माल 
ठोसे भी बदतर दे । उदादरणत्वरूप उन्होंने दाण्डिक पुलिस (प्यूनिग्वि पुल्सि )का उल्केख किया णो 
सीतामदीपर थोप दी गई दे । उन्होंने सम्मेलनमें उपस्थित लेगोंते पूछा कि ब्या भाप जानते हैं कि दाष्डिक 
पुलिप्त तैनात करनेका मतलब वया होता है। जबतक सरकारकी स्पष्ट सहमतिसे ऐसो धध्नाएँ होती रहेंगी 
तबतक किस्ती सम्मेलनकी वात करना व्ययें है। उन्होंने आगे खेदपूर्वंक पद स्वीकार क्रिया कि कुछ अत्तद्षयोगियों- 
ने दिसासे काम लिया है, और उन्होंने उन सबके ऐसे भआाचरणके छिए क्षमा मॉँगी । छेक्निन साथ ही 
उनका खपाक था कि ऐसी घटनाएँ बहुत कम भौर यदा-कदा ही हुई हैं, और इन घटनाओोंकों छोड़कर 
असहयोगकी प्रयति काफी सन्तोष॑जनक है, तथा श्सके जो परिणाम सामने आये दे उनसे निराश होनेका 
कोईं कारण नहीं दिखाई देता । अपने साथी कार्यंक्र्ताओं द्वारा स्वेच्छापूवंक भोर छुशी-खुशी उठाये गये 
क्टोंके सम्बन्धमें भद्दात्माजीने बताया कि इस त्तरद कष्ट उठानेवालों में से किसी भी व्यक्तिने कोई शिकापत 
नहीं की है । मौठाना शौकत गलीका वजन कारावासके दौरान ३० पौंड कम हो गया है, छेकिन वे तो 
अपना वजन घटाना द्वी चाहते थे । ढा० फिचद्ध वजन बढ़ाना चाइते थे भर उसका वजन बढ़ा है । 
प्र पण्डित मोतीछाल नेहरुको बेलमें वह विभाम मिला है जिसकी इच्छा वे णेल्से वाइर रहकर कर तो 
रहे थे छेकिन मिछ नहीं पा रद्या था । छाछा छाजपतराप अपने समयका सदुपयोग राष्ट्रीय स्कूकेकि लिए 
एक पाठय-पुस्तक तैयार करनेमें कर रहे हैं । थहाँ मद्दात्माजीने अपने सापणमें बिनोदका पुट देते हुए 
कहा कि इस पक्वार उनके लिए तो जेल-जीवनंसे दुःखी होनेका कोई कारण हो नहीं है । 

« परद्दात्माजीने आगे बताया कि असहयोगिषोंने जो सम्मेडनका निमंत्रण स्वीकार किया उसमें उनकी 
इच्छा मात्र यह थी कि संगोजकोके प्रति वे अपनी सहामुभूति सिंदर कर दें, छेकित वे इससे भागे नहीं 
जाना चादते । इस सम्मेलन द्वारा पार किये जानेवाढे किंस्ती भी अस्तावमें शरीक नहीं होना चाहते । 
ढेकिन इसका मतलव यह नहीं दे कि वे उपयुक्त वातावरणमें एक सम्मानननक समझौता _करानेके 
प्रपत्नेंमिं भी शामिक होना नहीं चाहते । भतह॒पोगियों और अन्य दछेके बीच एक दीवार ६। पह 
दीवार तबतक नहीं टूट सकती जबतक क्रि. अप्तहपोगी छोग अपना एक महत्पूर्ण सिद्धान्त न छोड़ हे 
था दूसरे दूवाडे भसदयोगिषोंमें शामिल न हो जाये। उनका लक्ष्य कोई सम्मेलन वंगेरह नहीं बल्कि पद 
है कि सरकार यह घोषित करे कि उसे सचमुच अपने कियेपर पद्मातताप है, और जबतक सरकार मदद 
रास्तेपर नहीं भाती तवतक कोई भनुबकूल वातावरण तेयार नहीं हों सकता ।« « « 


गूजरातकी बहनें १९३ 


सहयोग करूँगा और उचित निष्कर्षोपर पहुँचनेमें अपने दल तथा खासकर कांग्रेस 
कार्य-समितिकी ओरसे पुरी मदद करूंगा। 
इसके धाद अध्यक्षन लोगोंसे आम बहस-म्‌बाहसेके लिए अनुरोध किया, जिसमें 
सर्वशी एस० आर० बोमनजी, जे० ए० वाडिया, जे० बी० पेटिट, एस० श्रीनिवास 
आयंगार, शेवगिरि अग्यर, सत्यमृति, गोकरनताथ मिश्र तथा कुजरूने भाग लिया। 
उत्तरमें श्री गांधीने बताया कि परिबदृके प्रस्तावों असहयोगी लछोग क्‍यों नहीं 
बरीक हुए और उनका ऐसा करना किस तरह वांछवीय था। उन्होंने नरम दलवालों 
और इंडिपेंडंटॉसे अनुरोध किया कि वे सरकार और असहयोगियोंके बीच भमध्यस्थका 
काम करें, और कहा कि परिषद्के कामको सफल बनानके लिए असहयोगी छोग हर 
तरहुकी सहायता देनेको तेयार हे । 
बहसके दौरान श्री गांधी असहयोगियोंको भोरसे एक बार और बोले। उन्होंने 
अपहयोगियोंके नेताकी हैसियतसे परिषद्‌ द्वारा पास किये गये प्रस्तावींके सस्बन्धसें 
अपनी स्थिति स्पष्ट की। 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋनिकल, १८-१-१९२२ 


७७. गृजरातकी बहनें 


जब श्रीमती वासन्तीदेवी दास, उभिलादेवी सेत और सुनीतिदेवी पकड़ी गई' 
तब अहमदाबादकी कुछ-एक बहनोने निश्चय किया कि स्त्रियोके एक स्वयसेवक दलकी 
स्थापना की जाये और जेलयात्रा करनेका मार्ग ढूँढ़ा जाये। इस निरचयके फलस्वरूप 
बहनोके सम्मुख प्रतिज्ञापत्र रखे गये। पहले विचार यह था कि पचास नाम दर्जे 
होनेके वाद सूची प्रकाशित की जाये । यह बात कांग्रेस अधिवेशन होनेसे पहलेकी है। 

इस बीच बंगाली बहनें तो छोड़ दी गईं। सरकारमें उन्हें रोक रखनेकी ताकंत 
न थी। इसलिए अहमदाबादकी सूचीको प्रकाशित करनेकी बात मुल्तवी कर दी गई। 
तथापि स्त्रियोका हस्ताक्षर करना तो जारी ही रहा। फलस्वरूप रूगरभग १४० स्त्रियों- 
ने हस्ताक्षर किये है। वे अब भी हस्ताक्षर कर रही हैँ। इनमें से तीन बहनोंकों जेल- 
यजाका कुछ अनुभव है। 

परन्तु हस्ताक्षर करनेसे क्या होगा? इन हस्ताक्षरोके पीछे जो निश्चय है वह 
अमूल्य है। फिर जहाँ हस्ताक्षर करनेकी कीमत है वहाँ हस्ताक्षर करानेवालोंकी 


जवावदेही बढ़ जाती हैं और इस विचारके प्रस्तोताके रूपमें मेरी जवावदेही सबसे 
अधिक है। 


१. १६-१-१९२२के बॉम्चे क्रॉनिकलके अनुसार “परिषर्के समाप्त होनेके पइछे [१५ जनवरीको] 
परिषर्के सम्पुक्ष पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंकी शर्त तथ करनेके लिए एक समित्ति नियुक्त को गईं।” 
२. देखिए “ पहिलकाओंका पोग ?, १५-१२-१९०२ | 
२२-१३ 


हि सम्पुर्ण गांधी वाइभय 


यदि एक सरकारको हटाकर दुंसरी सरकारको प्रतिष्ठापित करनेंकी बात हे 
तो में स्त्रीवगंको आगे आनेकी सलाह कभी न देता। दैसे काममें बहुत्त हलक 3) 
यह में पहले ही देख चुका हूं। छेकिन इस छड़ाईके अन्त्में तो रामराज्य स्थापित 
होनेकी आज्ञा है। इस लड़ाईके अन्‍्तमें गरीबोंको आश्रय सिलनेकी आशा है। इस 
छड़ाईके अन्तमें स्त्रियोंके सुरक्षित होनेकी उम्मीद है। इस लड़ाईके अन्तमें हिन्दुस्तानमें 
भूखसे पीड़ितोंकी भूख दूर किये जानेकी उम्मीद है। इस छड़ाईके अन्तमें चरखेका 
पुनरुद्धार हीनेकी आशा है। इस लछड़ाईके अन्तमें कौमोके बीच व्याप्त पारस्परिक 
सा विषके कम होनेकी आशा है। इस लड़ाईके अन्तमें अस्पृश्य मानी जानेवाली 
जातियोंकी अस्पृश्यताके मिटलेपर उन्हें भी भाईके समान माने जानेकी उम्मीद है । 
इस लड़ाईके अन्तर्में श़रावखानों और शराब पीवेकी आदतके समाप्त होनेंकी भाश्ा 
है। इसके अन्तमें खिछाफतकी और गायकी रक्षा होनेकी उम्मीद है। इस लड़ाईके 
अन्तर्में पंजाबके घाव भरनेकी उम्मीद है। इसके अन्तमें प्राचीन सभ्यताकों अपना 
स्थान मिलनेकी तथा प्रत्येक धरमें चूल्हेके समान ही कामबेनु-हप चरखेके दाखिछ 
किये जानेकी उम्मीद है। 

जिस प्रवृत्तिमें इतनी शुभ आशाएँ समाहित है उस भ्रवृत्तिसे स्त्रियाँ भछा कैसे 
विमुख्त॒ रह सकती हैं। इसलिए में स्त्रियोंस आगे आकर अपना भाग अदा करनेकी 
विनती कर रहा हूँ। इन्ही आशाओके फलस्वरूप मैं हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंमें उत्साह 
जगा देखता हूँ। 

तथापि इस उत्साहसे भ्रमित होकर वया मुझे स्त्रियोंको जे जानेकी भी सलाह 
देनी चाहिए। मुझे छगता है कि में इसके अछावा कुछ और कर ही नहीं सकता। 
यदि में इसे उत्तेजन न दूँ तो हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके प्रति मेरे मनमें जो श्रद्धाभाव है 
उसपर छाछन लगता है। स्त्रियोंके बिचा यज्ञ अधूरा रहता है। निर्भगताकी जितनी 
जरूरत पुरुषोंको है उतनी ही जरूरत स्त्रियोंको भी है। इसलिए मैने सोचा कि स्त्रियाँ 
भले ही अपना नाम दर्ज करवाकर जेल जानेकी वातकी और जेल जानेके खयालकी 
आदत डालें। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी सोचा कि यदि स्त्रियोंको जेलके विचारसे 
अकुलाहट न हो तो पुरुषोंके जेल जानेका मार्ग सुगम हो जायेगा। 

लेकिन इस वारेमें जैसे मेरी जवावदेही है बसे ही उन वहनोंकी भी जवावदेही 
है जिन्होंने इस मामछेमें पहल की है। नाम दर्ज करवा लिया है इसलिए अब उतने 
वहनोंको काम करनेमें जुट जाता होगा। थे बहनें शरावकी हुकानोंपर धरना दे 
सकती हैं। उनके धरना देनेसे शराब पीनेवाले अवश्य शमिन्‍्दा होंगे। बहनें वैसा 
काम करना चाहे तो उन्हें अब्वास साहबकी तरह गलेमें तल्तियाँ छटकानी पड़ेंगी !' 
उन्हें शराव पीवेवालों के धरोंको हूंढ़कर वहाँ उनसे प्रार्थना करनेके लिए जाना पडेंगा। 
बहनोंको भेरी सबसे पहली सलाह तो यह है कि वे फिलहाल शरावकी दुकातापर 
धरना देनेके विचारकों स्थगित रखें और खादी बेचनेके छिए निकल पड़ें। भुद्ध खादी 
सब खादीकी दृकानोंमे नहीं मिछ्ती। इसके अतिरिक्त जिन्होंने स्वदेशीका विचार नही 


१, देखिए भगछे प्रष्पपर उप-शीषेक “ नढ़ियादका प्रण्त्त ” | 


टिप्पणियाँ १९५ 


किया है वे शुद्ध खादी लेनेके लिए दृकानोपर नहीं जाते। उन्हें तो खादी उनके घर 
जाकर दी जायेगी तभी वे उसे पहनेंगे। यदि बहनोने अपने साथ खादी रखी तो वे 
जिन्होने विदेशी अथवा मिलके वने कपड़े पहने हों उन्हें खादी दिखाकर छलचा सकती 
है। उन्हें घर-घर घूमकर खादी बेचनी चाहिए। वे खादीकी टोपियाँ भी अपने साथ 
रखें और बेचें। ऐसा करनेसे वे निर्मम बनेंगी तथा सरकार उन्हें पकड़नेके लिए 
ललचायेगी। जबतक स्त्रियोके कामका असर सरकारके महसूलपर नही पड़ता अथवा 
वे दूसरी तरहसे लोगोंके बलमें वृद्धि करनेमें सह्ययक नहीं होती तबतक सरकार 
उनको पकड़नेवाली नहीं है। और जब स्त्रियोमें संगठन-शक्ति आदि जा जायेगी तभी 
उनका जेलमें जानेका विचार अधिक उचित होगा। 

मुझे यह भी उम्मीद है कि बहनोने जो प्रतिज्ञा ली है वे उसका पालन पूरी 
तरह करेंगी। मेरा खयारू है कि वे शान्ति रखेंगी तथा हिन्दु और मुसलमान, 
दोनोसे प्रेम करेंगी। लेकिन क्या वे घरोमें भी बुद्ध खादी ही पहनेंगी? क्‍या वे 
भगियों, ढेढों और अन्य अस्पृश्योको भाईके समान ही मानेंगी ? क्या उन्हें जूठा अथवा 
गन्दा भोजन देना बन्द करेंगी? वे उनके स्पर्शंसे अपनेको अपविन्र तो नही मानेंगी ? 
जिन बहनोंने इस प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये है उनमें सभी वर्णोंकी बहनें हैं। उतनी 
बहनें अगर विवेकपूर्वक अपनी प्रतिज्ञाका पाछून करेंगी तो उनकी सख्या १४० से 
१,४०० और १,४०० से १४,००,००० होनेमें देर नहीं लगेगी। 

में तो ऐसी आशा और ऐसी श्रद्धासे ही इन बहवोंके पवित्र नाम देता हूँ। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-१-१९२२ 


७८. टिप्पणियाँ 


सडियादका प्रयत्न 


नडियादमें अब्बास साहब और उनकी दुकड़ीने जेल जानेका जो प्रयत्न किया था 
वह व्यर्थ हो गया रूगता है। उन्होंने गछेमें सूचना-पट्ट डाले और प्रदर्शन बढ़िया 
रहा सही छेकिन वे जेल तो नहीं जा सके। इससे उन्हें निराशा हुई है। किन्तु सत्याग्रही 
तो कभी निराश होता नहीं। वह तो सदा प्रयत्न करता जाता है और ईद्वरमें 
आस्था बनाये रखता है। देनेवाला तो ईश्वर ही है। वह अपनी इच्छाके अनुसार 
देता है। उसकी इच्छारमें मनमानी नहीं होती। वह कभी भूल नहीं करता। उसकी 
इच्छामें तो छुद्ध न्याय ही होता है। इसका अर्थे यह है कि हमारे प्रयत्नको देखते 
हुए जौ-कुछ उचित होता है वह न्यायाधीश हमें उतना ही देता रहता है। 

इसका एक फल तो हुआ है। अब्बास साहब गरछेगें सूचना-पटूट डालकर घूमे; 
यह फल कोई छोटा फल नहीं है। कहाँ वह जज जो दृूसरोको डॉटता-डपटता था 
और कहाँ आज यह अवकाक्षञआ्ञप्त जज और उसके साथी जो गहेमें यूचना-पट्ट 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बाँधकर यह निरचय करके निकले हैं 
बगका चुपचाप खा छे। पके हूँ कि कोई सिपाही उनको धक्का मारे तो उसका 
. इसका विद्याथियोपर जो प्रभाव पड़ेगा वह इसका अतिरिक्त फल है। जो विद्या्थो 

इतबेपर भी नहीं समझ पायेंगे वे बादमें छज्जित होगे। उनके माँ-वाप भी विचार 
करेंगे। जो कक अदालतका हुक्म लिये विना दिन-दहाड़े हमारे घरोके ताढे तोड़ती 
है उसकी शाल्लाओंम हमारे वच्चे जा ही कैसे सकते हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ 
कि वे पढ़ेंगे तो सही, किल्तु गुनेंगे नहीं। पढ़नेकी यह फीस तो वहुत कड़ी रही। 
हमारा सम्मान जाये और हमारे स्वाभिमानका हनन हो, इतनी बड़ी कीमत देकर 
कौन पढ़ेंगा ! 

हम जो धरना देनेंके छिए निकले है वह शिष्दतापुर्वक ही। ऐसे शिप्टतापूर्ण 
घरनेसे कुछ-व-कुछ छाभ तो होगा ही। जो वस्तु आज या सदाके लिए त्याज्य है हम 
उसीके विरुद्ध घरना देते है। इसलिए यह घरना नीतिसंगत और उचित है। जबतक 
हम धरनेमें जोर-जवरदस्ती नहीं करते तबत॒क हमें यह अधिकार है कि हम किसी भी 
निन्‍दनीय वस्तुके विरुद्ध धरना दें। किन्तु हम ऐसी सभी वस्तुओके विरुद्ध धरना देनेके 
इस अधिकारका उपयोग एक साथ नहीं कर सकते। जिस वस्तुके विषयमें कोई बड़ा 
मतभेद होता है वहाँ धरना देना एक प्रकारकी जबरदस्ती है। कोई चीज हमे पसन्द 
है किन्तु दूसरेको पसन्द नहीं, ऐसी चीजके विरुद्ध कोई दूसरा मनृष्य धरना दे दे तो 
क्या हमें वह बुरा नहीं छग्रेगा? इसलिए सामान्य दृष्टिसे देखें तो धरना तो उसी 
वस्तुके विरुद्ध दिया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध पुरा छोकमत वन गया हो। में यह्‌ 
तो मानता हूँ कि नडियादका लछोकमत सरकारी श्ालाओआंके विरुद्ध है। लेकिन जहाँ 
सरकारी श्ालाएँ खाली नहीं होतीं वहाँ यही मानना पड़ता है कि माँ-वाप इसके 
अनुकूल नही हैं और जहाँ माँ-वाप अनुकूल न हों वहाँ यह कैसे माना जा सकता है 
कि लोग असहयोगके सम्बन्धर्में एकमत हैं? 

शिक्षणकी जरूरत तो है ही। अक्षर-ज्ञानकी जरूरत है; किन्तु अक्षरुज्ञान ही 
तो सब-कुछ नहीं है। वह साध्य नहीं है; वह तो साधन-मरात्र है। जिसमें समझ है 
उसे अक्षर-ज्ञान न हो तो भी क्या हुआ ? दुनियाके महान्‌ धर्म-श्षिक्षक और सुधारक 
सभी पढ़े-छिखें न थे। पैगम्बर ईसामसीह और मुहम्मद क्या पढ़े-लिखे थे ? फिर भी 
उन्होंने जो ज्ञान दिया है और माचव-जातिकी जो सेवा की है, महान्‌ तत्त्ववेत्ताओं 
और अर्थज्ञास्त्रियोमें उतना ज्ञान नहीं है और उन्होंने उत्तनी सेवा नहीं की है एव 
उनके लिए यह भविष्यमें भी सम्मव नहीं है। बोबर लोगोंके राष्ट्रपति ऋ्रंगरको, 
मश्किल्से हस्ताक्षर करने लायक ही पढ़ना-लिखना आता था। अफगानिस्तानके भूतपूर्व 
अमीर इतने ही पढ़े-लिखे थे; किन्तु इन दोनोंकी समझ्न-शक्ति अपार थी। 

कोई यह शंका कर सकता है कि मेरी यह वात तो असाधारण पुरुषोपर लागू 
होती है। यह वात ठीक है; किन्तु मैने इससे यह बताया है कि पढ़ें-लिखे बिता 
काम नहीं चऊ सकता, ऐसी बात नहीं है। दुनियामें अधिकांश छोग आज भी पढें" 
लिखें नहीं है, किन्तु वे मू्खे नहीं है। हम उत्तकी शक्तिसे जीवन-निर्वाह करते है 
उनके सामान्य ज्ञानसे ही यह संसार चछ सकता है। यह सव कहनेका तालयें इतना 


टिप्पणियाँ १९७ 


ही है कि हमारे बच्चे इस संघर्ष-कालमें पढे विना रहें इसमें उनका और राष्ट्रका 
लाभ है। जिस भकानमें विषैद्ी हवा उत्पन्न हो गई हो उसे हम, जबतक वह हवा 
साफ न हो जाये तबतक के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हमारे उस काममें वृद्धिमानी है 
वैसे ही इन सरकारी शालाओंकों छोड़नेमें वुद्धिमानी है और लाभ भी है। जो माँ- 
वाप इतना भी नहीं समझ सकते, यह मानना चाहिए कि उनमें स्वराज्य लेनेकी लगन 
पैदा नहीं हुई है। सरकारने चडियादकी नगरपाछिकाओंकी शालाओपर जबरदस्ती 
कन्जा कर लिया है। यदि हम इतनेपर भी अपने बच्चोंको सरकारी शालाममें भेजते 
रहेंगे तो माना जायेगा कि हम ऐसे ही बरतावके योग्य है। इसलिए अव्यास साहब 
और उनके साथियोने अपने गछेमें सूचना-पटट डाछकर घूमना शुरू किया है यह ठीक 
ही किया है। 


लोगोंका तेज 


सूरत, अहमदाबाद और नडियाद इन तीनों शहरोके छोगोंका तेज देखा जा 
रहा है। इन तीनों शहरोंकी नगरपालिकाबंने शिक्षाके' सम्बन्धर्में सरकारसे असहयोग 
कर दिया है। तीनोंमें छोक निर्वाचित प्रतिनिधियोंने बहुमतसे नगरपालिकाओंकी मार्फ॑त 
दी जानेवाली शिक्षाका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इन शाहाओके मकानोको सरकारने 
जब्त कर लिया है। यह बात सहन करने लायक नहीं है। 

सरकारकी इस लूटपाटकों ध्यथें करना छोगोके हो हाथमें है। यदि भाँ-बाप 
अपने वच्चोंको सरकारके नामपर चलाये जानेवाके स्कूलोमें न भेजें और शिक्षक 
उनमें काम करनेके लिए न जायें तो सरकारने ताछे तोड़कर जिन मकानोंपर कब्जा 
कर लिया है वे मकान खाली पड़े रहेंगे। और उसने गैर-कानूनी तौरपर उनका जो 
रुपया जब्त कर छिया है वह हमको वापिस मिल जायेगा। हमें सरकारकी इस 
लूटपाटसे डरना नहीं चाहिए और निर्भय रहते हुए यह मानना चाहिए कि हमें ये 
सकान अवश्य वापिस मिलेंगे और यह रुपया भी वापिस मिलेगा। 

किन्तु तबत्क बच्चे क्‍या करें? यदि लछोगोंमें समझ हो तो हम उनके पंचायती 
स्थानोका उपयोग बच्चोंको शिक्षा देनेके लिए कर सकते है; किन्तु यदि ये स्थान न 
मिल सके तो हमें वच्चोको खुलेमें ही पढ़ाना-छिखाना चाहिए। हमें उनसे सूत कत- 
वाना चाहिए, उनसे भजन गवाने चाहिए और शारीरिक व्यायाम करवाना चाहिए। 
कांग्रेसने जो प्रस्ताव पास किया है उसके अनुसार हमारे शिक्षकोकों तो जेल जानेकी 
तैयारी करनी है; इसलिए फिलहाल हमारी शिक्षाका रूप ऐसा होना चाहिए कि कमसे- 
कम शिक्षकोसे हमारा काम चल सके। मुझे तो प्रौढ़ स्त्रियोके हाथमें अपने वच्चो- 
को सौंपनेमें भी कोई संकोच नहीं होगा। वे चरखे तो चलायेंगी ही। साथ ही वे 


१. देखिए “ नगरपाल्किओंपर विपत्ति ”, १५-१२-१९२१ और “ टिप्पणियाँ ?, ८-१-१९२२ का 
उप-शीषेक “ गुजरातके लिए स्वणे अवसर” । 
ेल्‍ २. दिसावर १९२३ में महमदावादमें स्वीक्त । देखिए “ भाषण : भहमदावादके कांग्रेस अभिवेशलमें -१ ०, 
२८-१२-१९२१ । 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बच्चोंकी देखरेख भी करेंगी। यदि हमारे बच्चोंनें विवय और श्षिष्टता सीखी होगी 
तो वे इन स्तरियोंका बहुत सम्मान करेंगे और अधिक विनयज्ील बनेंगे। इससे इन 
स्त्रियोंको भी सेवा करनेका अवसर मिलेगा। 


स्त्रियोंका भाग 


इस संधणेमें स्त्रियोंको भी पूरा भाग छेना चाहिए। स्त्रियोंने स्ववंसेविका वसकर 
कांग्रेस अधिवेशनकों सफल बनाया था। कांग्रेसके जीवनमें यह पहला ही प्रयोग था। 
गुजरातकी बहनोंको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह गृजरातके लिए बहुत प्रसन्नताकी 
बात है। यह प्रयोग पूर्ण सफल रहा और सब छोगोंपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ा। यदि स्त्रियाँ सभी निरापद सेवा-कार्योंमे भाग छेने लगें तो हमारी कार्यंशक्ति 
दूनी हो जाये। 

हम यह भी जानते हैँ कि सरकार स्त्रियोंकों यकायक पकड़ेगी नही। पुरुषोको 
तो अपनेको गिरफ्तार कराना ही है। इसलिए स्त्रियोंको पुरुषोंके बहुत सारे काम 
संभाल हेने होंगे। 

निर्भभताकी आवश्यकता 


इसके लिए केवल निर्भयताकी आवद्यकता है। जहाँ पवित्रता है वही निर्भयता 
हो सकती है। हमारे मन इतने मलिन हो गये है कि हमें स्त्रियोंकी पवित्रताके विषयमें 
सदा भय ही वना रहता है। ऐसा करके हम गोया सारी दुनियाको बुरा बताते है। 
हम स्त्रीकों इतना कमजोर समझते हैं मानो वह अपनी पवित्रताकी रक्षा करनेके 
योग्य ही न हो और पुरुषोंको इतना पतित मानते है मानो वे परल्त्रीको सदा केवल 
निलेज्ज दृष्टिसे ही देखते हों। थे दोनों खयाल हमें दाभिन्दा करनेवाले है। और यदि हम 
स्त्री-पुरष सभी ऐसे ही हों तो हमें मानना होगा कि हम स्व॒राज्यके लिए विलकुल 
अयोग्य है। हमें यह मान छेनेका कोई कारण नहीं है कि अंग्रेज स्त्री-पुरुष मर्यादाकी 
रक्षा करते ही नहीं। अंग्रेज महिलाएँ अनेक सेवा-कार्य करती हैं। इसके विपरीत 
यदि हमें दो-एक नरसोंकी जरूरत होती है तो हमारे लिए उनको प्राप्त करना भी 
कठिन हो जाता है। 

यदि स्वराज्य सचमुच ही नजदीक आ रहा हो तो स्त्रियाँ अपनी पविग्रताकी 
रक्षा करनेके लिए दिनपर-दिन अधिकाधिक तैयार होती जायेंगी। उनके मंतसे डर 
दुर होना चाहिए। यह खयाछ गलत है कि स्त्रियाँ अपनी पवित्रताकी रक्षा करनेंके 
योग्य नहीं हैं। यह अनुभवके भी विरुद्ध है और स्त्री-पुरुष दोनोंके लिए इक 
है। हाँ, ऐसे नरपशु संसारमें अवश्य हैं जो वछात्कार करते है। परन्तु जिस स्त्री 
अपनी पवित्रताका खयाल है उसपर वलत्कार करनेबाक्य पुर्ष आजतक ने तो पंदा 
हुआ है और न होगा ही। हाँ, यह वात सच है कि प्रत्येक स्त्रीमें इतना योगवल, 
इतनी पवित्रता नहीं है। किन्तु इस स्थितिके कारण भी हम छोग ही है! पे 
आरमभ्भसे ही लड़कियोंकोी ऐसी तालीम देते हैं जिससे वे अपने संतीत्वकी रक्षा हल 
समर्थ नहीं होतीं। और अन्त जब लड़की वड़ी होकर नारी वनती है तव उसके 


टिप्पणियाँ १९९ 


मतपर इस शिक्षाका अथवा कुशिक्षाका असर इतना गहरा होता है कि वह यही 
मानती है कि स्त्री तो हर पुरुषके सम्मुख अपंग ही है। परन्तु यदि सत्य और पवित्रता 
जैसी कोई वस्तु दुनियामें हो तो मै निःशंक होकर कहना चाहता हूँ कि स्त्रीमें अपनी 
रक्षा करनेकी पर्याप्त शक्ति मौजूद है। जो स्त्री दु खके समय भगवानको याद करेगी 
उसकी रक्षा वह अवश्य करेगा। जो स्त्री मरनेके लिए तैयार है, उसे कोई दुष्ट एक 
शब्द भी कह सकता है? उसकी आाँखोंमें ही इतना तेज होगा कि उसको देखकर 
सामने खड़ें व्यभिचारी पुरुषके होश गुम हो जायेंगे। 

मरनेकी शक्ति तो सवमें है; परन्तु उसके प्रयोगकी इच्छा सबको नही होती। 
जब कोई पुरुष किसी स्त्रीको अपवित्र करनेका प्रयत्न करता है और पु बनकर 
विषयासक्त होने लगता है तव पुरुष और स्त्री दोनोकों ही आत्मधात कर छेनेका 
हक है--इतना ही नहीं, तब आत्मघात करना दोनोंका कत्तंव्य है। जिसकी आत्मामें 
बल होता है वह आत्महत्या आसानीसे कर सकता है। कोई भी, चाहे वह स्त्री हो या 
पुरुष, चाहे कितने ही बलवानके पंजेमें क्यों न फंसा हो, अपनी जीमको काटकर अथवा 
हाथ खुछे हो तो अपना गला दबाकर प्राण त्याग कर सकता है। वह भरनेके छिए 
तैयार हो तो चाहे कितना ही जकड दिया जाये और चाहे पेड़से बाँध दिया जाये, 
फिर भी यदि हड्डियाँ टूट जानेकी परवाह न करे तो उस बन्धनसे छूट सकता है। 
बलवान दुर्वलको अपने वशमें इसलिए कर छेता है कि दुर्वंछको अपने प्राण प्यारे 
होते है। इससे वह मरनेके लिए आवश्यक बल नहीं दिखाता। हम भ्रृड़पर चिपके 
हुए चींटेको जब उससे अलग करते है तब उसकी टाँगें दूढ जाती हैं; परन्तु वह 
हमारे बलके वशरमें नही होता। बालक अपने माँ-बापसे अपना हाथ छुड़ानेके लिए जब 
बहुत जोर छगाता है तब माँ-वाप उसका हाथ छोड़ देते है, क्योकि यदि वे हाथ न 
छोड़ें तो उसका हाथ दूटनेका डर रहता है। प्रत्येक मनुष्यमें अपने किसी भी अंगको 
तोड छेनेकी शक्ति होती है; किन्तु वह उससे उत्पन्न कष्ट अर्थात्‌ मृत्युके कष्टको 
सहन करनेके लिए तैयार नहीं होता। परन्तु ऐसी तैयारी करना तो प्रत्येक स्वराज्य- 
वादीका, प्रत्येक स्त्री-पुरूपका धर्म है। यदि हम ऐसी शक्तिके लिए परमात्मासे रोज 
प्रायना करे तो वह अवश्य मिलती है। प्रत्येक बहनसे मेरी प्रार्थना है कि वह प्रति 
दिन प्रात काछ उठकर यह निश्चय करे---” ईहवर तू मुझे पवित्र बनाये रख। तू मुझे 
अपनी पवित्रताकी रक्षाके छिए आवद्यक बल दे और मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मै 
प्राण-त्याग करके भी अपनी पवित्रताकी रक्षा कर सकूँ। तेरे समान रक्षकके होते हुए 
मुझे भय किसका है?” सद्भावसे की गई ऐसी प्रार्यता प्रत्येक स्त्रीकी रक्षा करेगी। 


किन्तु पुरुषके बारेमें क्या? 
उक्त बिचारोकी चर्चा करते हुए पुरुष होनेके कारण मुझे छज्जाका अनुभव 
होता है। पुरुष जो अपनी माताके पेटसे जन्मा है, जिसे उसने नौ महीनेतक अपनी 
कोखमें रखा है, जिसके लिए उसने इतना कष्ट पाया है, जिसे सुछाकर वह स्वयं सोई 
है और जिसे खिलाकर उसने खाना खाया है, क्या वह पुरुष उसी स्त्री जातिका 
इतना द्रोही बनकर पैदा हुआ है कि उससे स्त्री जाति सदा डरती रहे ? स्त्री 


२०० सम्पूर्ण गांधी वाढ़मय 
वाघ-जसे हिल पद्ुओंसे नहीं डरती और उनसे डरकर नहीं भागती किन्तु वह 


पुरुषके व्यभिचारसे डरती है और भागती है। मैं स्त्रियोसे तो इस वारेमें प्रवत्नमील 
रहनेका निवेदन कर चुका हूँ। अब में पुरुपोसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। क्या 
इस मातृजातिको निर्भय करना पुरुषका कत्तंव्य नहीं है? क्या वह सदा यह प्रार्थना 
न करेगा: है प्रभु, यदि मै पर-स्त्रीपर कुदृष्टि डालूँ तो उससे पहले मेरे प्राण 
छे छेना। जब में व्यभिचारके मागंपर पग रखूँ, तू मुझे प्राण त्यागनेकी शवित देना! 
तू मेरे मनसे सब विकारोंको दूर करना जिससे कोई भी स्त्री मुझसे न डरे और 
मुझे अपना भाई मानकर अपनेको सुरक्षित समझे।” भेरी ईदवरसे प्रार्थना है कि 
जवतक भारतके पुरुष स्त्री-जातिकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है तबतक हे प्रभु, तू 
हमें गुलाम ही रखना। जिस देशके पुरुष स्वयं स्त्रीकी रक्षा नहीं करते वे पुरुष, 
पुरुष नहीं है, और उनका तो गुराम रहना ही ठीक है। 
मेरी आज्ञा 

किन्तु मुझे पूरी आशा है कि भारतके स्त्री-पुरुष दोनों ही, उन्हें जिस मर्यादाका 
पाछन करना है उसे समझ गये है। दोनोंने पविन्र॒ताका स्वाद चलन लिया है। वह स्वयं- 
सेविका निर्भय थी। मेने एक लड़कीकों एलिस ब्रिजके पास निर्भय खड़े होकर टोपियाँ 
बेचते देखा। इससे मेरी] खून एक सेर वढ़ गया। उसे किसका भय था? वह जानतो 
थी कि सभी पुरुष उसके भाईके समान हैं। आप भछा तो जग भला। कांग्रेसके 
पण्डालमें आई हुईं हजारों स्त्रियाँ बिलकुल निर्भय थीं। इसलिए यदि स्त्रियाँ समस्त 
निरापद प्रवृत्तियोंमें भाग द लेंगी तो उसका कारण पुरुषोंका स्वार्थ अथवा स्त्रियोका 
आलहलूस और अज्ञान ही होगा। पुरुष स्त्रीको घरके कामसे निवृत्त न होने दे अथवा 
स्वयं स्त्री ही अपने साज-झंगारसे अथवा वतरससे मुक्ति न पा सके तो बह देश्ष-सेवा 
क्या करेगी ? 

मरनेकी तेयारी 

नड़ियादमें अब्बास साहव गिरफ्तार नहीं किये गये, इसमें ईश्वरकी यह इच्छा 
हो सकती है कि जो मनुष्य पंजाबके कष्ठोंको जानता है और जो उन कष्टोंका 
विचार करके अनेक बार रोया है उसका छुटकारा जेल जानेंसे ही नहीं हो सकता। 
उसको तो अपने प्राण देकर ही परीक्षामें उत्तीर्ण होना है। असहयोगका प्रस्ताव 
सबसे पहले गृजरातियोंने ही किया था; इसलिए उनके लिए अकेली जेछ कैसे काफी 
हो सकती है? उन्हें तो मरनेका अनुभव चाहिए। क्या अव्वास साहवको ईश्वर इसी- 
लिए जेलमें नहीं भेजता ? 

सच कहें तो अब जेलका भय रहा ही कहाँ है? जेल जानेको कौन कष्ट मानता 
है? मुझे कैदियोंकी सम्मति्याँ मिलती रहती हैं। सभी अपने पत्रोंमें यही लिखते हैं: 
“हसारे कारण आप हलका समझौता न कर डों। हमें कोई जल्दी नहीं है। 
जिन भयोंकों हमने छोड़ दिया है उनको निमन्त्रित करनेका दिलावा करके हम थी 
नहीं लेना है। हमारा छुटकारा तो इससे आगे बढ़नेसे ही होगा। वीचका पत्ता, 
मारपीट सहन करनेका रास्ता, पंजाबी साफ कर रहे हैं। कौत जानता हैं जनताने 


टिप्पणियाँ २०१ 


हमारे हिस्सेमें मौत ही रखी हो? में तो यही चाहता हूँ कि यदि भारतको मृत्युके 
भयको भी जीतना हो तो उसका भार उठाना गुजरातके हिस्सेमें आये। गुजरातकों 
बहुत नामवरी मिली है। उसने अपने आँगनमें काग्रेस अधिवेशन करनेका सम्मान 
प्राप्त किया है। उसकी कीमत वह मृत्यूसे चुकाये तो वह कोई बड़ी कीमत नहीं 
होगी। और जो स्वेच्छासे मृत्युसे भेंट करता है वह तो अमृत निद्रा भोगता है। 
मृत्यु दी निद्रा है। मुसकमात और ईसाई भाई कहते हैँ कि सब्र कयामतके दिन 
कन्नोमें से उठेंगे। हिन्दू भाई कहते है कि मृत्यु एक चोलेको छोड़कर दूसरे चोलेमें 
जाना है और ऐसा करते हुए, एक दिव ऐसे धाममें पहुँचना है कि जहाँ मनुष्य एक 
दिन मी नहीं सोता। तीनो मानते हैं कि मृत्युका अर्थ सर्वथा नाश ही नही है। 
धर्मंकी परीक्षा तो मृत्युके समय ही होती है। जो रोता-विल्खता मरता है, जो मरना 
नहीं चाहता, वह मरनेपर अवगतिको प्राप्त होता है। हम ऐसी मृत्युको प्राप्त हों 
इसकी अपेक्षा हम मृत्यू रूपी परम मित्रसे स्वयं भेंट करनेके छिए क्यो न निकछ पड़ें। 
यह बात बिलकुल सच है कि यदि गुजराती --- भारतीय -- भाई मृत्युका भय छोड़ 
दें तो बहुत कम छोगोंको मरना पड़ेगा। हम डरते हैं इसीलिए गुराम हैँ । यदि हम 
कद, मारपीट, मृत्यु और अपने मारूकी छूटका भय छोड़ दें तो हम किसी भी मनृष्य- 
को मारनेका व विचार करें और न किसी भनुष्यको भारें। इसका अर्थ यह है कि 
इूसरोको मारनेका विचार छोडनेके साथ मरनेकी तैयारी जुड़ी होती है और ज्यो ही 
मरनेकी तैयारी हुई कि फिर उसको मारनेकी उत्सुकता किसीको नहीं होगी। इसी- 
लिए इस ससारको मनुष्यके मनकी तरंग कहा गया है। हम दूसरोको डरायेंगे तो स्वयं 
डरेंगे, दूसरोको मारेंगे तो स्वयं मरेंगे। सर्प भी जब डरता है तभी हमें डसता है। 

मृत्यूुका भय छोड़ देना चाहिए यह छिखना आसान है किन्तु ऐसा करना आसान 
नही है, यह तो में जानता ही हँ। इसलिए मैं यह नहीं मानता कि सब गुजराती 
सत्री-पुरुष मृत्यु-भयको एक क्षणमें छोड़ देंगे। फिर भी में यह आशा जरूर करता हैं 
कि गुजरातमें ऐसे स्व॒राज्य-प्रेमी छोग मौजूदा है जो मृत्युका भय छोड़ चुके है और 
देश और धर्मकी खातिर मृत्युसे भेंट करनेके लिए बिलकुल तैयार और उत्सुक है। 
मेरी ईश्वरसे प्रार्थवा है कि देशमें ऐसे लोगोकी संख्या वढ़े और हमारी परीक्षाका 
काल शीघ्र आये। 


जान जाये पर भाल न जाये 


“जेल जायेंगे, मार खायेंगे, मर जायेंगे परन्तु अपना माल न देंगे। कांग्रेसने 
माल देनेके लिए थोड़े ही कहा है? ” ऐसा कहनेवाले कुछ शूरवीर भी हूँ जो मरने- 
को तैयार हूँ; किन्तु अपनी जमीन अथवा अपने ढोर-डंगर नीलाम होने देनेके लिए 
तैयार नहीं। कांग्रेसपर हृगाया गया आरोप दो व्यर्थ ही है। कांग्रेसने मालका उल्लेख 
यह समझकर नहीं किया है कि जो शरीर उत्सर्ग करनेके लिए तैयार है वह अपना 
सब-कुछ देनेके लिए भी तैयार होता है। छेकिन हममें स्थावर और जंगम सम्पत्तिकी 
तृष्णा इतनी अधिक होती है कि हम शरीर देते हुए भी सम्पत्तिका त्याग करनेके लिए 
तेयार नहीं होते। इसलिए हमें इस सम्बन्धमें विचार करनेकी जरूरत है। 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


.. _परकेर तो जिस-जिस भयसे हमें वश्में कर सकती है उस-उस भयक्ो दिखाकर 

हा 5 हल का करेगी। यदि वह यह देखेगी कि हमें जेल जानेंसे जर्माना 
ना कठिन लगता हमपर जरूर जर्माता गेंमें है 
भी जेल और मुनि दोनों ही चल रहे है। कब जी हर प 

हमें अपनी स्थावर और जंगम सम्पत्तिकी जब्तीका भय बिलकुल छोढ़ना पड़ेगा। 
अन्यायी राज्यमें धनवानोंकों अन्यायमें भाग छेना पड़ता है। इसलिए अन्यायी राज्यमें 
गरीबी ही पृण्यका मार्ग है। अतः हमें यह वात जाननी ही चाहिए कि यदि हम 
असहयोगी रहना चाहते है तो हमें घनका छोभ अवश्य छोड़ना पड़ेगा। हमारा असह- 
योग तभी पूरा माना जायेगा जब हम यह निदचय कर छेंगे कि भछे ही हम भूत 
भर जायें, किन्तु हम अन्यायके आगे सिर नहीं शुकायेंगे । 

यह बात भी समझ लेने योग्य है कि मनुष्य जब जुर्मानेका भय छोड़ देता है 
तव सरकारको जुर्मानेका रुपया वसूछ करना कठिन हो जाता है। हजार छोगोंको 
जेछ भेजनेको बजाय, हजार छोगोंकी सम्पत्ति नीलाम करता अधिक कठित है। किन्तु 
कैदकी सजा थोड़े-से छोग्रोंको ही दी जा सकती है। वहुतसे लोग कोई काम करें तो 
उनको रोकना छूगभग असम्भव हो जाता है। सम्पत्ति जब्तकी जा सकती है किन्तु बह 
बेची किसको जाये? जमीनका कब्जा तो लिया जा सकता है, किन्तु वह उठाकर दूसरी 
जगह तो नहीं ले जाई जा सकती? एक मनुष्यकी जमीनको नीछाममें ख़रीदनेका 
इच्छुक दुपरा भनुष्य कौन होगा? 

फिर जो स्वराजवादी है उन्हें अपनी मान्यतापर विश्वास तो होना ही चाहिए 
इसलिए स्वराजवादियोंकों यह विश्वास रखता चाहिए कि यदि उन्तकी सम्पत्तिपर 
सरकार आज अधिकार कर छेती है तो स्वराज्य मिलनेपर वह उन्हें वापिस मिलेयी 
ही। जनरल वोधाके पास हजारों वीघे जमीन थी। उसके पास जितने पश्ू थे उतने 
अत्य किसी मनृष्यके पास ते थे। उत्त सबपर अंग्रेजोंकी सेनाने अधिकार कर लिया 
था। किन्तु क्या इससे श्री वोथाने हार मानी? वे खुद छड़े और अत्तमें अपनी 
सम्पत्तिपर फिर अधिकार प्राप्त कर लिया, इतना ही नहीं; वल्कि उनका स्थान 
दक्षिण आफ्रिकामें एक राजाके समान हो गया। उनका यह विश्वास था कि यदि वे 
जीवित रहेंगे तो अपनी सम्पत्ति वापिस छे छेंगे, और यदि भर जायेंगे तो उन्हें स्वर्ग 
मिलेगा। हमारी छड़ाई तो दूसरोंको मारनेकी छड़ाई नहीं है; अतः हमें तो सम्पत्तिके 
सम्बन्ध बेफिक्र ही रहता चाहिए। सवार यह उठता है कि यदि सरकार हमारी 
सम्पत्ति ले ले तो हम खायेंगे क्या? किन्तु जहाँ हमने यह प्रतिज्ञा की है कि हम 
भूजे मरेंगे तो भी झुकेंगे नहीं, वहाँ हमें अपने वारेमें या भूखों मरनेके सम्बन्ध कया 
विचार करना है? भारत-जैसे विशाल देशमें कोई-त-कोई तो हमें खानेंके लिए देगा 
ही, भौर अब तो हमारे पास अपना प्रिय चरखा है। तब हमें क्या चिन्ता मल 
है? जहाँ पूरा परिवार भल्ती भाँति पींजना और कातना जानता है वहाँ हैगे व 
पेटकी तनिक भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। हु 

हमारे मनमें जितना भी भय पैदा होता है वह सब की अविश्वाससे है 
होता है। यदि हम ईववरपर विश्वास रखे अर्थात्‌ वह जेसा चाहगा वसा होगा, 


टिप्पणियाँ २०३ 


मानें तो हम कभी चिन्ता ही न करें। किन्तु जो होना होगा सो होगा, यह वात हम 
तभी कह सकते है, जब हम अपनी ओरसे पूरा प्रयत्न कर ऊे। मनुष्यके प्रयत्नके पीछे 
ईदवरकी सम्पूर्ण कृपा होती ही है--- उसे ईश्वरकी कृपाका सहारा अवश्य मिलता है। 
ईदवर॒पर विश्वास रखनेका अर्थ यह है कि जब हमारी सम्पत्ति छूदी जाये तब भी 
हम ईदवरको धन्यवाद दें। यदि हम अपनी सम्पत्ति न छूटनेकी शर्तेपर धन्यवाद देते 
है तो यह तो सौदा करना हुआ। ईइवर सौदा नहीं चाहता। उसे तो भक्त चाहिए 
और वह अपने भक्तकी भक्तिकी कड़ी परीक्षा लेता है। वह जितना दयालु है 
उतना ही निर्दयी भी है। न्यायका विचार करते समय वह किसीकी परवाह नहीं करता 
और किसीके प्रत्ति पक्षपात नही करता। वह भक्‍तकों और जो भक्‍त नही है, सभीको 
उनके कर्मोके अनुसार फल देता है। भकक्‍त सत्कर्म करनेसे अच्छा फल और अभकक्‍त 
कुकर्म करनेसे बुरा फल पाते हैं। 

इस लड़ाईमें दम्भ, द्ेष और अधीरताके लिए स्थान नही है। इसीसे तो इसको 
धर्मयुद्ध कहा गया है। ईइवर करे, गुजरात धर्म-भावनाका परिचय दे। और बह 
धर्मभावनाका परिचय देगा ऐसी आशासे तो में जीवित हूँ। 


खरीदार तो भरेगा हो! 


मैं सुनता हैँ कि खेड़ा जिलेकी शुद्धता तो नाममात्रकी ही है। खेड़ाके छोग किसी 
सरकारी आदमीको न मारेंगे, किन्तु यदि पाटीदारका माल नीलाम होगा और उसको 
खरीदतेवाछा कोई मिल जायेगा तो वह तो जीवित बचकर न जायेगा। उससे तो जवसर 
आतनेपर पाटीदार “बच्चा वैर चुकाये बिना न छोड़ेगा। यह अहिंसा कसी है? यदि 
कोई हमारी सम्पत्ति खरीदे तो वह सरकारी जादमसी ही हुआ। हमने प्रस्ताव पास 
किया है कि हम सरकारी आदमीको नही मारेंगे। तब उस खरीदारको कैसे मारा जा 
सकता है? फिर हमारी प्रतिज्ञामें ऐसा कोई अपवाद तो है नही और यदि पाटीदार 
अथवा अन्य कोई इस प्रकार विचारमें भी अपनी प्रतिज्ञाका त्याग करेगा तो स्वराज्य 
निदचय ही नही मिलेगा। चाहे जैसे भले-बुरे मार्गेसे स्व॒राज्य प्राप्त करना हमारी प्रतिना 
नही है। हमें स्व॒राज्य अहिंसा और सत्यके द्वारा प्राप्त करना है। यह कांग्रेसका सामान्य 
धर्म है ओर असहयोगियोका विहिष्ट धर्म है! हमें यह न भूछ जाना चाहिए कि 
जो भी छोग कांग्रेसमें सम्मिलित होते हैं उन सबके लिए अहिंसा और सत्यका पालन 
लाजिमी है। असहयोगमें क्रोध और हिंसाके लिए बहुत अवकाश रहता है। इसीलिए 
अधिक सावधानीके रूपमें असहयोगके साथ शान्तिमय शब्द जोड़ दिया गया है। 
अतः मुझे आशा है कि गुजरातकी लाज रखनेके लिए उत्सुक पाटीदार अथवा अन्य 
छोग अपने मनमें से हर प्रकारके मकह्ितन विचार और भयकों तुरन्त ही बिलकुल 
निकाल देंगे। 

बारडोली और आत्तन्‍्द 


इन दोतों ताल्लूकोंका एक विशेष कत्तेव्य है। यदि वे अब जल्दी तैयार न होगे 
तो उनकी ओर गृजरातकी लाज जानेवाली है। निर्भयतामें, जेल जानेमें और मारपीट 


पटक सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


सहन करनेमें संयुकत-प्रान्तके हिन्दू-मुसछमान, वंगालके हिन्दू और मुसलमान 
पजाबके हिन्दू, पठान और सिख उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब वारडोछी और हक 
जिन्होंने बहुत यश पाया है, जल्दी तैयार न होंगे तो हमारी लाज अवश्य जायेगी। 
हमें जेल तो जाना ही है, किन्तु हमें मरनेकी योग्यता और शक्त प्राप्त करनी है। 
जब योग्यता आती है तो शक्ति भी आती ही है। सब लोग खादी पहनने लग जायें। 
कमेटीके पास खादीनगरमें काममें छाई हुईं पवित्र खादी है। सव उसका उपयोग 
कर ले और उसके बाद अपने ताल्‍्लकेमें तैयार की हुई खादी ही पहनें! स्त्रियाँ भी, 
आज सबका जो सामान्य धर्म है उसका पालन करने लग जायें। छोग उद्योगी बन- 
कर घर-घरमें चरखे चलाने रूग जायें, अच्छा मजबूत सूत कातें, गाँव-गाँवमें सुन्दर 
पिंजाई हो, ढेढ़ और भंगीको सब भाई समझे और उनकी सेवा करें, उनके बच्चोंको 
राष्ट्रीय श्ञाकाओंमें दाखिल करें और उनको स्वयं जाकर लायें, उनसे प्रेमपूर्ण वरताव 
करें और जो लोग सरकारके सहयोगी हों उनको निर्भय बनायें । हिन्दू, मुसलमाद, पारसी 
और ईसाई सब आपसमें मेलसे रहें। इसमें कठिनाई क्या है? इसमें खर्च भी क्या 
लगता है? चरखा और खादी तो हमें पैसा देते है। दूसरी बातें भी विचार-दोषको 
टूर करनेवाली हैं। इसमें कठिताई तो कुछ नहीं होनी चाहिए । मेरी प्रारथता है कि 
बारडोली-निवासी रात-दिन सतत श्रम करें और ऐसी योग्यता प्राप्त करें। वे अधिकसे- 
अधिक २० तारीखतक मन्त्री या प्रमुखसे अपनी योग्यता और तैयारीके सम्बन्धमे 
प्रमाणपत्र छेकर भेज दें। इसी प्रकार आनन्‍्द-निवासी भी अब्वास साहवका प्रमाणपत्र 
लेकर उसी तारीखको या उससे पहले भेजें। 


यदि सच्चे हों तो 


यदि ये भाई सच्चे और साहसी हों तो सरकारी लगान देना आजसे ही वन्द 
क्र दें। जिसने यह निश्चय कर छिया हो कि लड़ाई तो लड़नी ही है, कमसे-कम वह 
तो छगान देता बन्द कर हो दे। ताल्छकेके सभी छोग छगान देनेके वाद यह वे कहें 
कि हमें अब लड़ना है। 

दूसरोंके बारेमें क्या? 

मुझसे कुछ लोगोंने कहा है कि छूग्रानवन्दीके छिए तो सारा गुजरात तैयार 
है। तो क्या में सबको लगानबन्दी करनेकी सछाह न दूंगा! थहें सजा कप नही दे 
सकता। जो व्यक्ति अपनी इच्छासे लगान न देना चाहे उसे मैं लगान देनेके लिए 
बाध्य नहीं करूँगा। इस तरह बाध्य करनेवाला मैं कौत हूँ? किस्तु सब छोगोसे 
लगानबन्दीके लिए कहनेकी जोखिम में न छूंगा। 

लगानबन्दी करनेमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं है; हमें तो लगानवन्दीमें अपनी 
विनय दिखानी है। और यदि हम सविनय लुगानवन्दी करना चाहते हों तो हम हु 
बनना चाहिंए। इसलिए जो हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियोके वीच कक 
स्थापित करना अपना धर्म मानते हैं, जिन्होंने शान्ति-रक्षाकी बात समझ ली है के 
ढेढ़ों और भंगियोंकों अपने भाईके समाच मानकर उनका स्पर्श करते हैं औौर उ 


टिप्पणियाँ १०५ 


अपने-आपको अशुद्ध हुआ नहीं मानते, जो पहनने और ओढ़नेंमें खादीके वस्त्रोंका ही 
प्रयोग करते है और जिनमें भरने और अपनी सम्पत्ति जब्त करानेकी हिम्मत है ऐसे 
छोग मेरी सलाह लिये बिना ही भछते छगानवन्दी कर दें। 

किन्तु यह तो व्यक्तिगत बात हुईं। जिसको जरा भी समझानेकी जरूरत होती 
हो ऐसे सब छोगोको मै छगानबन्दी करनेकी सलाह नहीं दे सकता। इसका मुख्य कारण 
तो यह है कि मुझे अभी यह विश्वास नहीं हुआ है कि गृजरातके सभी ताल्डुकोके 
लोग लगानबन्दी करके अपनी सम्पत्ति नीलाम होने देने और फिर भी रोष त करनेके 
लिए तैयार हो गये है। इसलिए सामान्य छोगोंके लिए बुद्धिमानीका मार्ग यही है 
कि उनको लगान दे देनेकी सझाह दी जाये। यदि वे इसपर भी छलगान न दें ठो वे 
इसके लिए स्वतन्त्र हैं। जो लोग छगान दें वे आन्दोलनमें दूसरी जो भी सहायता 
दे सकें अवश्य दें। बाकी सारा भारत लूुगान देगा इसका अर्थ यह तो नही है कि वह 
हार गया। मै ऐसे छोगोंसे अनेक प्रकारकी सहायता ढूगा। इस प्रकार मेरी दो 
सलाहें हुईं : 

१. बारडोली और आनन्‍्दके छोगोको सामुदायिक संविनय अव॑ज्ञा भंग 
करनी हो तो वे छगान न दें, फिर चाहे उनकी इनामी जमीनें भी जब्त क्यो 
न कर छी जायें। 
२. इनके अतिरिक्त दूसरे ताल्लकेके छोगोंको मेरी यह सलाह है कि वे 

लगान दे दें, किन्तु असहयोगमें दूसरी तरहकी सहायता दें। 

मेरी इन सलाहोके बावजूद जिन छोगोको यह निश्चय हो कि वे सब श्तोंका 
पालन कर सकेंगे और अपनी जिम्मेदारीपर छगान न दें वे अवश्य ही धन्यवादके 
पात्र होगे। किन्तु उन्हें यह गे न करना चाहिए कि वे स्वय बहुत साहसी है और 
दूसरे लोग कायर है। अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार सभी लोग काम करते है। ऐसा 
मानकर भारी त्याग करनेवाला व्यक्ति भी नम्र रहे और अधिक त्याग करनेके लिए 
तैयार हो। 


श्री महादेवका पत्र 


तीचे मै श्री महादेव देसाईका पत्र' सम्बोधन और हस्ताक्षर छोड़कर अक्षरश: दे 
रहा हूँ। मै इसे जेलके नियमोंके विर्द्ध भेजा हुआ मानता हूँ। मैने दक्षिण आफ़िकामें 
ऐसे पत्नोंका उपयोग करनेंसे भी इंकार कर दिया था, किन्तु यहाँ में देखता हूँ कि 
महादेव देसाईने जो निर्दोष नियमभंग किया है वह क्षम्प माना जाना चाहिए। जेलरूमें 
जो डायरशाही चल रही है उसको समयपर प्रकट करनेका दूसरा कोई उपाय नही 
है। इस नियमभंगके फलस्वरूप कोई कष्ट भोगना पड़ेगा तो महादेवकों ही भोगना 
पडेंगा। यदि उन्हें भी लक्ष्मीनारायणकी तरह बेंत छगें और उनकी रीढमें घाव हो 
जायें तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा जोखिम उठाकर भी महादेवके लिए पत्र लिखना 


२. यह पत्र यहाँ नहीं दिपा गधा है । इसमें राजनेतिक कैदियोंसे दुष्यंवहार किये णाने और दो 
स्ववसेवर्कों, कैलाशनाथ और लक्ष्मीनारायणको बेत छगाये जानेकी बात कही गई थी । 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जरूरी था। यदि सरकार कैदियोंको कुछ भी छूट देना चाहती हो तो उसे उसका ऐसा 
सदुपयोग अवश्य होने देना चाहिए जैसा कि महादेवने यह पत्र लिखनेमें किया है। 
इस पत्रमें जो बातें छिखी गई है उनके सम्बन्धर्में इस समय मैं अधिक लिखना नही 
चाहता। में तो भारतकी धीरता औरे धान्तिको देखकर आनन्द और आइदवचर्यके समुद्रमें 
डूबा जा रहा हूँ। अवश्य ही मुझे इतनी आत्मशुद्धिकी आज्ञा नहीं थी। कौैदियोंने जो 
जयधीष किया वह उनकी उद्धतता नहीं है, बल्कि वह तो उनका अधिकार है, ऐसी 
उनकी मान्यता थी। और जब मभहादेवनें लक्ष्मीनारायणका ध्यान इस भूलकी ओर 
खींचा तब उन्होंने कितनी सरहकृतासे तत्क्षण अपनी भूछ स्वीकार कर ली! अवश्य ही 
इस लड़ाईमें ईइवरका हाथ है। 

| गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १५-१-१९२२ 


७९. भु० रा० जयकरको' लिखें पत्रका अंश 


रविवारकी सुबह [१५ जनवरी, १९२२ | 


में वैठकर्में व्यस्त था, तभी आपका पत्र | का। आपके पतन्रका जवाब देने और 
१० बजेकी बैठकके' लिए प्रस्ताव तैयार करनेके लिए जल्दी उठ गया हूँ। 

मेने श्री पटेल द्वारा किये गये आपके अपसानकों उसी भावसे ग्रहण किया 
जिस भावसे उनके हाथो एक नहीं, अनेक अवसरोंपर होनेवाके अपने अपमानोको 
ग्रहण किया है। यह छगभग उनका स्वभाव ही बन गया है। में तो यह भानते 
लगा था कि आप दोनों किसी तरह एक-दूसरेके बड़े अच्छे सित्र बन गये है। अब 
अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका पत्र श्री पठेलको दिखाना चाहूँगा-- उन्हीके 
लाभके लिए। आप जानते ही हैँ कि मैने मान लिया है कि मेरे और उनके बीच 
खुल्लमलुल्ला मतभेद है। उनकी राह अलग है, मेरी अछूग। वे भी जानते हैँ कि 
हम दोनों दो अलग दिशाओंमें चर रहे है। श्री पढेलके बारेमें तो वस इतना ही! 

सत्यके अछावा और मेरा कोई दरू-बल नही है। में केवल सत्यके लिए ही जीवा 
चाहता हूँ। आप चाहें असहयोगियोके शिविरमें वने रहें या उससे अछय हो जायें; 


१, मुकन्दराव रामराव जयकर (१८७३-१९०९ ); वकील और उदारबढीय नेता; उप-कुछुपति, पूना 


- विश्वविधालय । 
यह पत्र जपकरके १४ जनवरी, १९२२ के पत्रके उत्तरमें भेजा गया था। उस प्र॒में उन्होंने दृम्वईमें 


आधोजित नेतार्भकि सम्मेलनमें पहे दिनकी वैय्कमें विदुलुमाई पंटेछ द्वारा कही गई वातकि वारेमें शिकायत 
की थी । 
२. साथन-सूतसे । 


३० देखिद अगछा शीषक । ेु लत 
४. विदवुल्भाई झवेरमाई पंटेछ ( १८७३-१९३३ ); वेल्छभमाई पंटेलके बढ़े भाई; वम्वई विधान परिषद 


सदस्य; भारतीय विधान सभाके प्रथम्र निर्वाचित अध्यक्ष, १९१५-२० । 


भाषण : नेताओकी परिषद २०७ 


लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता--वैसे ही जैसे मालवीयजीको नहीं छोड़ सकता, 
भछे ही फिलहाल जै मेरे पक्षमें नहीं हैं। में आपको एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति मानता 
हूँ। आपने मेरे मनपर यह छाप छोड़ी है कि आप अत्यन्त सुसस्क्ृत व्यक्ति है और 
जान-बूझकर कोई गछत काम कर ही नही सकते। 

[ अंग्रेजीसे | 

स्टोरी ऑफ माई राइफ 


८० भाषण : नेताओंकी परिषदसें' 
१५ जनवरी, १९२२ 


अध्यक्ष महोदय और भादयो, 

श्री एन० वी० गोखलेने जो तीन-चार सवार पूछे हैँ, वे उचित ही है। उन्होने 
सवाल पूछे है और में समझता हूँ, इस समितिको ये भ्रस्ताव तैयार करनेमें मेने जो 
सहायता दी है, उसका पूरा स्पष्टीकरण दे दूँ। आप देखेंगे कि प्रस्ताव जिस रूपमें 
आपको कछ पढ़कर सुनाये गये थे, उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तत कम ही किये गये है। 
सम्मेछ़नको ध्यान रहे कि में सम्मेलनके प्रस्तावों शरीक होना नहीं चाहता, और 
जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो कहँगा कि उनमें अन्य असहयोगी छोग भी शामिल 
नही होगे। (हषंध्वति) वे बहसमें भी भाग नहीं लेंगे। तो मेरी तम्न सम्मतिम्में इन 
प्रस्तावोके आशय-अभिप्रायपर विचार करके अपनी इच्छानुसार इन्हें स्वीकार अथवा 
अस्वीकार करनेका विशेष अधिकार या कत्तंव्य उन लोगोका है जो असहयोगी नहीं 
है। मैने कछ बताया था कि असहयोगियोका काम क्‍या है, और भें कककी एक-एक 
बातपर आज भो कायम हूँ। मैने कहा था कि असहयोगियोका काम सलाहकारका 
काम है; लेकिन वे इन प्रस्तावोंमें शरीक नहीं है। इसका मतलूव यह नहीं कि इन 
प्रस्तावोपर वे कोई मत ही नहीं रखते। बेशक, इनपर उनका एक अपना मत्त है। 
कुछ ऐसी चीजें हैँ जिन्हें चन्द विशेष परिस्थितियोमें करना असहयोगियोके लिए जरूरी 
हो जाता है। व्यक्तिश: मैं आपको यह वता दूँ कि असहयोगियोंका रवैया इस बातपर 
निर्भर करेगा कि ये प्रस्ताव उनपर किस ढगकी जिम्मेदारी डालते हैं। पहले प्रस्तावके 
सम्बन्धमें तो मैने जो-कुछ कल कहा, उससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरा 
कहना है कि वह ज्योका-त्यो है। 


१. यह परिषत्‌ वम्बईमें हुईं थी। १७-१-१९२२ के हिन्दूके अनुसार इस परिषद्ने १४ णनवरीको 
जो समिति नियुक्त की थी, उसको बेठक १५ जनवरीको परिषदकी दुवारा बैठक होनेसे पहले ही हुईं थी 
और उ्तमें एक सलाहकारके तोरपर भनौपचारिक रुपले गांधीजी भी शामिल हुए ये । परिषदकी कार्रवाई 
६ बजे श्ञामकों शुरू हुईं, जिसमें गांधीजीने भाषण दिया था। १८-१-१९२२ के हिन्दूमें उसे “अभद्दात्मा 
गाँपीके भाषणका पूरा पाठ ” शीषेकत्ते छापा गया था। 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय 


..इंसरा ग्रस्ताव भी श्योंका-त्यों रहता है। उसके सम्बन्धमे में सम्मेल्मसते वे बातें 
कहूगा जो मेने कमेटीके सामने कही थी; अर्थात्‌ यह कि अगर सम्मेलन यह प्रस्ताव 
आविकारिक हुपसे भेजता है तो वह कार्य-समितिके' सामने रखा जावेगा और कार्ये- 
समिति उसपर विचार करेगी। और मैंने इस सम्भेछतकी कमेटीको जो आशवासन दिया 
है उसे फिर दृहराता हूँ कि अहमदाबाद कांग्रेसके प्रस्तावमें जो आम सबिनय जवज्ञा 
प्रासुरभ करनेका निएचय किया ग्रया है उसे मैं कार्य-समितिको तबतक रोके रहवेकी 
सलाह दूंगा जबतक इस सम्मेलन द्वारा नियुक्‍त्त की जानेवाली कमेटी इस बाशासे 
सरकारसे वातचीत करती रहेगी कि वह एक गोलमेज सम्मेल़नकी वात मंजूर कर 
लेगी। लेकिन देशको इस महीनेकी ३१ तारीखके वाद आम सविनय अवज्ञा रोके रखनेकी 
सलाह देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। में आपको यह भी बता दूँ कि यह समय- 
सीमा बढ़ानेके लिए मुझपर काफी जोर डाला गया, किन्तु दुःखके साथ बताना पड़ता 
है कि में उसके लिए राजी नहीं हो सका। क्यों नहीं राजी हो सका, इसका कारण 
में बहुत संक्षेप्में बता देना चाहता हूँ। मेरे छिए १५ दिनका समय भी बहुत महत्त्व 
रखता है। दूंसरा कारण तो मैंने आपके सामने कल ही पेश कर दिया था, जिसका 
सम्बन्ध आज देदामें जो-कुछ हो रहा है, उससे है। जहाँतक देशमें चल रही दमनकी 
कारंवाइयोंका सम्बन्ध है, असहयोगियोंने जो भी गलतियाँ या अपराध किये हों, उन 
सबके बावजूद मेरा विचार है कि इन कार्रवाइयोंका कतई कोई ओऔौचित्य सिद्ध नही 
किया जा सकता और असहयोगी छोग इनका एकमात्र उत्तर यही दे सकते है कि वे 
आम सवितय अवज्ञा प्रारम्भ कर दें। ़ेकिन मेरे जो देशभाई असहयोगी नहीं है, उतका 
समर्थन प्राप्त करनेके लिए, उत्तकी सहानुभूति पानेंके लिए मैने इच्छा न होते हुए भी 
कहा है कि हम पन्द्रह दिततक आम सवितय अवज्ञा रोके रहेंगे। (हंध्वनि) मुझे 
आशा! है, में कार्य-समितिको इस बातपर सहमत कर हूंगा। पिछली रात्त हम 
असहयोगियोंने इस विषयपर आपसमें अनौपचारिक तौरपर विचार-विमर्ग किया, और 
उन्होंने मुझे यह कहनेका अधिकार दे दिया कि इस सम्मेलन द्वारा नियुक्त कमेटी 
वाइसरायसे बातचीत कर सके, इसलिए उन्होंने पद्धह दिनतक प्रतीक्षा करनेका 
निरचय किया है। इस तरह वाइसराय मह्दोदयकी हमारे प्रति जो गछत धारणा है 
वह दुर होगी और यह साफ हो जायेगा कि हम छोग दुराग्रहीं नहीं हैं। बगर 
गौलमेज सम्मेलनके सफल होनेकी कोई सम्भावना हो तो हम ऐसे सम्मेलनके आयोजनके 
मा्गेमें बाधक वहीं होना चाहते। और जो वात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि 
हम अपने उन देशभाइयोंके साथ अपना सम्बन्ध ठीक करना चाहते है कक 
हमसे नहीं मिलता। फतवा कैदियोंको रिहा कीजिए, उन राजनैतिक कैदियोंकों रिहा 
कीजिए जो था तो सजा भोग रहे है या जिसपर सामान्य कानून अथवा दंण्डविधि 
संशोधन अधिनियम और राजद्रौहात्मक सभा अधिनियमके अन्तर्गत मुकदमे चल रहे हू 
पही माँग हमने कछ पेश की थी और यही वे शर्ते हैं जिन्हें मंजूर करनेक्रा भें आग्रह 
कर रहा हूँ। भेरे असहयोगी मित्र इस वातसे मुझपर शायद नाराज होंगे कि में अपने 


३. कांग्रेसकी काम-समितिके सामने । 


भाष॑ण : नेताओंकी परिषदमें २०९ 


नरमदलछीय भाइयोकी चिंकनी-चूपड़ी बातोमें आता जा रहा हूँ। अगर वे मुझपर ऐसा 
आरोप लगाते हैँ तो मै कहूँगा कि में सचमुच दोषी हूँ । (हँसी) सजायाफता राजनीतिक 
कैदियों या जिन राजनीतिक कैदियोपर सामान्य कानूनके अन्तर्गत मुकदमे चल रहे हैं, 
उनके सम्बन्धमें मैने आपसे कल ही कहा कि इस सम्मेनकी सिफारिशोमें ऐसे सभी कैदी 
आयेंगे या नहीं, इसका निर्णय सम्मेन द्वारा नियुक्त की जानेवाली कमेटी ही करेगी, 
लेकिन तथ्योको ध्यानमें रखते हुए और मिन्रोके दबावके कारण मुझे तो झुकना ही पड़ा । 
इसलिए मैने कहा कि “अगर आप एक व्यक्तिको अपनेमें से नामजद करनेको तैयार 
हो और दूसरेको सरकारी अधिकारियोमें से, और दोनोको एक पच चुननेका अधिकार 
दें तो में इस प्रस्तावको स्वीकार कर रूँगा।” मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर छेनेंके कारण भेरे असहयोगी मित्र मुझसे नाराज नही होगे। जहाँतक देशके आम 
कानूनका दुरुपयोग करके या उसे गरूत ढंगसे छागू करके कैद किये ग्रये छोगोका 
सम्बन्ध है, यह छोटी-सी कमेटी ही उनके मामछोपर विचार करके उनकी रिहाईकी 
सिफारिश करेगी। में बेहिचक ऐसा मानता हूँ कि उस कमेटीके हाथोमें हमारे इन कैद 
किये गये देशभाइयोका हित बिलकुछ सुरक्षित रहेगा। आप देखेंगे कि कलके प्रस्तावमें 
एक छात॑ यह थी कि सभी सरकार विरोधी गति-विधियाँ आजसे बन्द हो जायेंगी। 
इस सम्बन्धरमें मैंने कमेटीके सामने एक वाक्य रखा, छेकिन देखा इससे तो में मुसी- 
बतमें फंस गया हूँ। (हँसी) आपको यह जानकर आइचर्य होगा कि पण्डित कुजरूकी 
तीदंण बुद्धिने तत्काल इसमें एक नुक्‍्स निकाकू दिया, और उस नृक्सकी जानकारी 
मुझे सही रास्तेपर ले आई। मेने कहा, “ नही, में क्षण-भरको भी आम ढंगका कोई 
वाक्य यहाँ प्रयुक्त नही करना चाहता। हमारा संघर्ष अत्यन्त शुद्ध है। हमें देशासे या 
वाइसराय महोदयसे कुछ भी छिपानेकी जरूरत नही है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, 
उन सबको यह जान लेना चाहिए कि हमारे मनमें ठीक-ठीक कौनसी बात चल रही 
है। तो सवाल यह है कि उक्त गोलमेज सम्मेलन होनेतक सभी गति-विधियाँ बन्द रखी 
जायें। में तो सिर्फ कोई निश्चित चीज ही स्वीकार कर सकता हूँ, और इसलिए मैने 
समझौता करनेके खयाछसे इरोड (मद्गास)की बहुतसी स्त्रियों तथा पूनाके श्री लैवेटके 
हितोका बलिदान कर दिया है। मैंने कह दिया है कि जवतक सम्मेलन चलेगा, हम 
शराबकी दुकानोंपर धरना देना वन्द रखेंगे। ऐसा मैने इसलिए किया है ताकि दूसरा 
उद्देश्य सिद्ध कर सकूं, अर्थात्‌ यह कि वाइसराय महोदय अथवा कोई भी हमपर 
वादाखिलाफीका आरोप न छगा सके। सरकारको जो शर्तें पूरी करनी है, उन्हें अगर 
उसने पूरा कर दिया तो हम सम्मेलनकी अवधितक हड़ताल करना बत्द रखेंगे, धरना 
देना बन्द रखेंगे और तबतक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ नहीं करेंगे। बेशक, यह कहते 
हुए मुझे दुःख होता है कि हमें शराबकी दुकानोपर कानूनी तौरपर तथा श्ञात्तिपृर्ण 
ओर सदाशयतापूर्ण ढगसे घरना देना भी बन्द करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आज्ञा है कि 
मेरे असहयोगी भाई इस वातकों लेकर नाराज नही होगे। जो मुख्य वात में कहना 
चाहता हूँ, वह यह है कि असहयोग-सम्बन्धी और कोई गति-विधि बन्द नहीं की 
जायेगी। श्री कुजरूने मुझसे पूछा कि अगर इन कैदियोंको छोड़ दिया जाता है और 
२२-१४ 


रण. सम्पूर्ण गांधी वादमय 


यह्‌ नोटिस वापिस हे लिया जाता है तो क्या भाप स्वयंसेवक भरती करना बन्द नही 
तरेंगे। मेने जोर देकर कहा, “नही”। स्वयंसेवक भरती करना तो मैं क्षण-अरको 
भी बन्द नहीं करूँगा। इस आधारपर कि. . .* हमारे लिए ऐसा वचन देना सम्भव 
नहीं है। . « . सविनय अवज्ञाकी तैयारी . . .।' यह तैयारी आक्रामक अथवा वैर- 
विरोधपूर्ण ढंगकी नहीं होगी। यह बात उन छोगोंके हकमें है जो अब आम सबिनय 
अवज्ञी आरम्भ करनेको तैयार बैठे है। उन्हें एक निर्धारित समयपर सबिनय बवज्ञा 
प्रारम्भ करनी होगी। इसलिए उन्हें तैयारी करते रहना चाहिए। मै नही समझता कि 
इसमें में कोई सरकार विरोधी काम कर रहा हूँ। लेकिन में चाहता हैं यह सम्मेलन 
इस बातको समझे कि इस सम्मेलूनकी कार्रवाई समाप्त होनेपर कछ कार्य-सम्रितिकी 
बेठकर्में उससे सलाह-मणविरा करनेके बाद मैंने जो वचन देनेकी वात कही है उसका 
पूरा अर्थ क्या है। मैत्ते अपना सारा काम्र पूरा कर छिया है। मैने विषय-समितिसे 
भी कहा कि ये बातें बिलकुल ठीक हैं। सरकार बाज चाहे ये बातें मंजूर करे या 
ने करे, मेरे लिए तो मुख्य बात इतनी ही है कि बाइसराय यह न कह पायें कि 
हमने खिलाफत सम्बन्धी माँग छोड़ दी है। खिकाफतके प्रइनपर हमारे खंयेमें रहो- 
बदलकी गुंजाइश नहीं है, पंजाबके सवालपर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। 
केमसे-कम जो माँगें हो सकती है, वे एक रुम्बे अरसेसे देशके सामने है। इसमें कमी 
करनेकी गूजाइश नहीं है। अब बातचीत तो सिर्फ इस विषयपर हो सकती है कि 
खिलाफतके सम्बन्ध्में जो माँगें रखी गई है, उन्हें पुरा कैसे किया जाये, पजावके 
सम्बन्धर्मे जो-कुछ माँगा जा रहा है, वह कैसे दिया जाये। (हष॑ध्वनि) सरकारके 
सामने जो समस्याएँ हैं, उन सभीको में सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहता हूँ, छेकित इन 
माँगोंका परम महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है भारतको पुर्ण अधिराजत्वका दर्जा देना। अब 
सवाल है कि वह कैसे हो? गोलमेज सम्मेलनमें भी में वाइसराय महोदयसे इसी 
बातके लिए साम्रह निवेदन करूंगा कि पूर्ण अधिराजत्वकी इस माँगको ध्यानमें रखते 
हुए एक योजना बनाई जाये, और यह योजना इस देशकी जनताके समुचित रूपसे 
निर्वाचित प्रतिनिधियों हारा तैयार की जाये। “समुचित छूपसे निर्वाचित प्रति- 
निधियों ”से मेरा तात्पयं है कांग्रेस संविधानके अन्तर्गत निर्वाचित भ्रतिनिधि, भर्थाते 
चवन्निया-सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। मतलूब यह कि जो छोग चार-चार 
आने चन्देके रूपमें देते है उनके नाम मतदाता सूचीमें दर्ज किये जायेंगे और वही 
इन प्रतिनिधियोंका चुनाव करेंगे। ये प्रतिनिधि भारतके लिए पूर्ण अधिराजलकी 
एक योजना तैयार करेंगे। मैं जानता हूँ यह सवारू बहुत बड़ा है। यह बात में 
ने आपसे छिपाना चाहता हूँ, न देशसे और न अपने-आपसे। में यह भी जानता 
हें कि स्वयं में हृदयसे ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह देश अभी वैसी माँग करनेकी 
दृष्टिसे सचमुच तैयार नहीं है। गोलमेज सम्मेलनके सफल होनेमें मुझे अनेक शंकाए 
है। लेकिन जो-कुछ मैंने कहा है, वह अगर न कहता तो वह अपने सिद्धान्तके प्रति 
धोखेबाजी होती, जिन मित्रोंका संग-साथ मुझे प्राप्त है, उनके प्रति घीखेवाजी होती 


१, २ और ३ पहाँ मृलमें कुछ शन्द पढ़े नहीं जा सके । 


तारका सारांश २११ 


और वाइसराय महोदयके प्रति धोखेबाजी होती। में वाइसराय महोदयको किसी 
धोखेमें नहीं रखना चाहता। अगर मे ये बातें आपसे या देशसे न कहूँ तो में अपने 
आपके प्रति धोखेवाजी करूँगा। जहाँतक अस॒हयोगी छोग या हमारा देश मेरी सलाह 
माननेको तैयार होगा, में तो यही कहूँगा कि आपको इससे कम कुछ भी स्वीकार 
नहीं करना चाहिए। जबतक हमें ये चीजें प्राप्त नही होती, देश आज जिन कष्ठोके 
भारसे पिस रहा है उन कष्टोसे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। हम ये कष्ट उठाकर 
सन्तुष्ट है, इन कबष्टोर्में ही हम गौरव मानते हैं। छेकिन हम नही चाहते कि हर 
प्रकारके कष्टोंके लिए हम पहले ही से तैयार न रहें। जैसा कि छाला लाजपतरायने 
कहा, यह देश सव-कुछ झेलनेकों तैयार है। अपने देशभाइयोके हितोमें मेरा विश्वास 
कुछ कम ही है, क्योकि उन्होने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया है। इसलिए मेरी कुछ 
अपनी दुःशंकाएं है। मुझे विश्वास है कि जो समिति नियुक्त की जायेगी वह असह- 
योगियोके नामपर मेरा यह सन्देश बाइसराय महोदयतक पहुँचा देगी कि अगर वे 
गोलमेज सम्मेलन बूछाना चाहते है तो उन्हें यह समझकर ही उसे बुाना चाहिए कि 
असहयोगी छोग, मैने जो-कुछ कहा है, उससे कम किसी भी बातसे सन्तुष्ट नही होगे। 
में अभी यहाँ आपको यह भी बता देता हूँ कि हममें इस देशकी समस्त सेनाओंका 
नियन्त्रण-भार सँभालनेकी सामथ्यं है और हम विदेशी मामछोकी तमाम उलझनोसे 
निबद सकते हैँ। बुरेसे-बुरा यही तो हो सकता है कि घरतीसे हमारा नामोनिद्ञान 
मिठ जाये। किन्तु भारतके स्वतन्त्र वातावरणमें साँस ले सकूँ तो फिर भले ही मेरी 
हस्ती मिटनेका खतरा क्यों त हो, में उसके लिए भी तैयार हूँ। (ह्षध्वनि) 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १८-१-१९२२ 


८१. तारका सारांदा 


[१६ जनवरी, १९२२के पूर्व ] 
[सद्रास ] नगर कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री एम० सिगारावेलू लिखते हे: 
महात्माजीने इस जाशयका तार भेजा है कि यद्यपि पूर्ण हड़ताल होनेफके कारण 
उन्हें खुशी हुईं, फिर भी छुछ लोगोंने सजावट वर्गेरहकों नुकसान पहुँचाया इसलिए 
हमें उपद्रवी तत्त्वोंका पता लगानेकी हर चन्द कोशिश करती चाहिए ताकि आगे 
उनपर नियन्त्र० रखा जा सके। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६-१-१९१२ 


८२. मिन्नताका नियम 


मोपलोंके उपद्रवोंके सम्बन्धमं मौछाना हंसरत मोहानीके भाषणसे बहुत-से हिन्दुओं- 
को क्षोभ हुआ है।' मद्राससे कांग्रेसके कार्यकर्ताओंने मौलाना हसरत भोहानीके विरुद्ध 
पत्र भी लिखे है । वांठनीय यह है कि पाठक इन दोनोमें से किसी भी पक्षकी दातका 
खयाल न करें। मौलानाकी दृष्टि दूसरी है, मलछाबारी हिन्दुओंकी दूसरी है। मौछाना- 
ने यह मान लिया कि वह एक खास तरहकी स्थिति थी और ऐसा मानकर उसपर 
लड़ाईका नियम छागरू किया है। मछाबारी हिन्दुओंने स्थितिकी अपनी जानकारीके 
आधारपर मौलानाके कथनपर आपत्ति की है। मौछानाने यह माना है कि मोपलाबों- 
ने वहाँ जिहाद किया है। जिहादका नियम यह है कि जो दुश्मनको मदद दे वह 
भी दुश्मन होता है। हिन्दुओोंने सरकारी अधिकारियोंकों खबर दी इसलिए वे दुश्मन 
हुए और इस स्थितिमें हिन्दू तो क्या कोई मुसलमान भी हो तो वे उससे भी लड़ेंगे। 
मलाबारी हिन्दू कहते है, “मोपलोंके उपद्रवकों छड़ाईका नाम नहीं दिया जा सकता। 
यदि वह लड़ाई हो तो भी हिन्दू दुश्मन नहीं मानें जा सकते क्योंकि वे तो स्वयं 
गुलाम है; हिन्दुओंने अपनी जान वबचानेकी खातिर मोपलोंके छिपनेकी जगह बता दी 
हो तो भी वे दुश्मन नहीं माने जा सकते; मोपछा उन्हें दुश्मन मानें तो भी उनके 
बाल-बच्चोंकों और उनके मन्दिरोंको उन्हें सुरक्षित रहने देना था; यदि एक हिन्दू 
कोई काम करे तो उससे सव हिन्दू दुश्मन नही मानें जा सकते; मोपलोंने जो-बुछ 
किया उससे उन्होंने पड़ोसीके धर्मकी रक्षा कदापि नहीं की और लड़ाईके नियमका भी 
पालन नहीं किया । मोपलोंका समर्थन करना ठीक नही है और उससे हिन्दुओंके मनमें 
सन्देह पैदा हो सकता है।” मैं इन तकोंको उचित मानता हूँ, किन्तु मैं मौछानाको 
दोष नहीं देता। मौलाना अंग्रेजी सत्ताको दुश्मन-जैसा ही मानते है। उनके विरुद्ध 
कोई कुछ भी करे वे उसका बचाव करते हैं। वे यह मानते हूँ कि मोपलोके सम्बन्धर्म 
जो-कुछ कहा जाता है उसमें बहुत-कुछ झूठ होता है इसलिए वे मोपलोंका दोष मानते- 
के लिए तैयार नहीं हैं। में यह मानता हूँ कि यह सव दृष्टिकी संकीर्णता है, किन्तु 
इसमें हिन्दुओंको दुःख माननेका कारण नही है। भौलाना अपने मनमें जैसा समझते 
है वैसा कहते हैँ। वे सच्चे आदमी हैं और साहसी हैं। सभी छोय जानते है कि 
उनके मनमें हिन्दुओंके प्रति द्वेष नहीं है। वे जो-कुछ कहते है वह हिल्दुबोके प्रति 
हेषसे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अंग्रेजी राज्यके प्रति रोषके कारण कहते हैं। 


१, भोपलोने अगस्त १९२१ में अपने व्पद्ननोमिं हिन्दुओपर बहुत अत्याचार किये थे और #ह आओ 
इसरत भोदानीने मुस्छिम छीगके भहमदाबादमें हुए अधिवेशनमें भरथक्ष-यदेते भाषण देते हुए उनके भ 
चिंत अतिशोष कहकर उसका समर्थन किया था । 
ह॒ २. इनमें से दो प्नॉके उद्धरणेकि लिए ऐेखिए “ हिन्दू भौर मोपला ”, २६-१-१९११ शीपवल्ी पाद- 


श्प्पिणी १ | 


मिनत्नताका नियस २१३ 


इन स्थितियोंमें हिन्दू क्या करे? उन्हें मलाबारी हिन्दुओका बचाव करना 
चाहिए और अपना पक्ष मुसलमानोके सम्मुख रखना चाहिए; किन्तु उन्हे मौलानापर 
अथवा दूसरे मुसकछमानोपर रोष न करना चाहिए। हिन्दू ऐसा मानते हैँ कि कुछ 
मोपलोंने अत्याचार किये; इसलिए उन्हे आलोचना करनेका अधिकार है। जो 
मुसलमान इससे इनकार करते है वे मोपलछोंका समर्थन भले ही करे; किन्तु दोनोमें से 
एक भी पक्ष आँखो-देखी बात नहीं कहता। 

फिर यह भी याद रखना चाहिए कि सब मुसलमान जैसा मौलाना कहते हैं 
वैसा नही कहते । वहुतसे मुसलमानोने मोपछोकी लिन्‍दा की है। सरकारने तो मोपलोके 
पागरूपनका पूरा फायदा उठाया है। कुछ मोपलोने पागलपन किया इससे उन्होने 
पूरी जातिकों दण्ड दिया है और अतिशयोक्ति करके हिन्दुओको भड़काया है। मला- 
वारके हिन्दू भी मोपलोंकी तरह उपद्रवी है और उनको उसने मोपलछोसे लड़ा दिया 
है। सरकारने जो-कुछ किया है वह हिन्दुओके बचावके लिए नहीं किया है। सरकारने 
तो केवल अपनी सत्ताका बचाव किया है। 

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही कमजोर है। जो कमजोर होता है वही सदा 
रोष करता है और द्वेष भी करता है। हाथी चीटीसे ढेष नहीं करता। चीटी-चीटीसे 
देष करती है। जो हिन्दू मोपलोके अपकृत्योसे अथवा मौलछानाके समर्थनसे डरते है 
और जो मृसलमान विना देखें और पूछताछ किये मोपछोका बचाव करते है वे दोनों 
ही हिल्दुओं और मुसछमानोकी एकताकी शर्तको नहीं समझते। कुछ मुसल्मानोके 
दुव्येहार और मौलाना-जैसे लोगोकी नासमझीसे हिन्दुओकों हताश नही होना चाहिए। 
मुसलमानोकों मौछानाकी तरह अनुचित बातका समर्थन करनेकी आदत छोड़नी चाहिए । 
किन्तु यदि दोनों पक्ष समझदारीसे काम लेतेवाले हों तो तकरार या कडवाहट हो ही 
किसलिए ? तकरारके लिए हमेशा दो पक्षोकी जरूरत होती है। जब एक पक्ष भूल 
करे तव दूसरे पक्षको द्ान्त रहना चाहिए। तभी हिन्दू-मुस्लिम एकत्ता टिक सकती है। 
जब एक भला हो, तभी दूसरा भकाई करे यह मित्रताका नियम नही है! यह तो 
न मित्रताका नियम है न शत्रुताका। यह तो व्यापार हुआ, लेन-देन हुआ। मिन्रतामें 
व्यापार या लेन-देनके लिए अवकाश नहीं होता। मित्रता बहादुरोमें ही हो सकती 
है। छेन-देन कमजोरोंके बीच होता है। हम तो कमजोर भी है और ताकतवर भी; 
इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानोका सम्बन्ध मित्रताका भी है और छेन-देनका भी । 
हम भानत्ते हैं कि दिनपर-दिन यह लेन-देनकी भावना कम होती जा रही है और 
मित्रताकी भावना बढ़ती जा रही है, यदि एक पक्ष दिन-अ्रतिदिन शुद्ध होता जाये 
ओर बहादुर बनता जायें तो यह मित्रता स्थायी हो सकती है। 

वहादुरीका अथे उद्ृण्डता नही है। जो अपनी शक्तिसे दूसरेको कुचछता है वह 
बहादुर नही है। वहादुर वह है जो शक्ति होनेपर भी किसीको नहीं डराता और 
निर्बेंकी रक्षा करता है। वहादुर किससे डर सकता है? मुसलमात दारीरसे बली 
हैं। यदि उनको सारी दुनियाकी भदद भी मिल जाये तव भी हिन्दुओको उनसे न 
डरना चाहिए; बल्कि ईद्वर॒पर विश्वास रखकर न्यायके मार्गपर चलना चाहिए 
और न्यायका मार्ग तनिक भी नहीं छोड़ना चाहिए। मृसलमानोंको मानना चाहिए कि 


२१४ सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


हिन्दुओंकी संख्या चाहे ज्यादा हो फिर भी वे उनका विश्वास रखेंगे और हिन्दुओके 
विरुद्ध बाहरके मुसलछमानोंकी सहायता लेनेमें लज्जित होंगे। किन्तु यदि दोनो पक्ष इस 
तरहका सम्यतापूर्ण बरताब न भी करें और एक ही पक्ष सभ्यतापूर्ण व्यवहार करे तो 
भी हिन्दुओं और मूसलमानोंकी मित्रताको कभी आँच न आयेगी। इसका अर्थ यह हुआ 
कि _यदि एक पक्ष भी अपने धर्मंपर दृढ़ रहेगा तो उनमें वैर कभी नहीं होगा। 
अपने धर्मंपर दृढ़ रहना तो यही माना जायेगा कि हम अपनी सुरक्षा केवल ईइवर- 
पर ही छोड़ दें और फिर निश्चिन्त होकर केवछ नीतिके मार्गपर ही चलें। यदि 
हिन्दू मोपलछोंके उपद्रवपर इस नियमको छागू करें तो हम भोपछोंका दोष देखकर भी 
मुसलमानोंको दोष ते दें। जिन हिन्दुओंको उपद्रवर्में नुकसान पहुँचा हो हम उनको 
सहायता दे और उनको अपने पैरोंपर खड़ा करनेकी व्यवस्था करें। 

स्व॒राज्यका अर्थ यह है कि अकेला आदमी भी आवश्यकता होनेपर भनेकोंसे 
लड़े और उनसे डरे नहीं। हिन्दू मुसलमानोंकी सदभावनापर ही निर्भर न रहें। 
मुसलमान हिन्दुओंके ओछेपनसे भयभीत न हों। दोनों अपनी-अपनी शक्तिपर भरोसा 
करें और एक-दूसरेका पोषण करें। मोपलोंके अत्याचारसे भयभीत होकर कोई 
भी हिन्दू भागा क्‍यों? अंग्रेजोंकी सेनासे डरकर किसी भी हिल्दूनें मोपलोके विरुद्ध 
खबर क्‍यों दी? भोपले कहाँ छिपे है, यह बतानेके लिए हिन्दू बंधे नहीं थे। किसी 
भी हिन्दूने मोपलोंके डरसे इस्लाम धर्मेकी प्रक्रियाएँ करनेका ढोंग क्‍यों किया? हम 
आज जिस नियमको अंग्रेज सरकारके विरुद्ध लागू कर रहे है हमें उसी मर जानेंके 
नियमको अत्याचारके सभी अवसरोंपर लागू करना चाहिए। यदि हम अत्याचारीके 
हाथों मारे जानेका भय होनेपर भी उसका कहना व करें तो हम सिंहकी तरह 
बली हुए। जो अत्याचारीको मारकर हटठायेगा उसको स्वयं भी किसी दिन अत्याचार 
करनेका लालच होगा, क्योंकि उस अवस्थामें वह ईव्वर॒पर निर्भर रहनेकी अपेक्षा 
अपने बाहुबलपर निर्भर रहने छग्रेणा) जो अपने-आपको ईश्वर मानता है उसका तो 
नाद्ष ही हो सकता है। वह कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो अनधि- 
कारपूर्वक ईए्वरका स्थान छेना चाहा है और वह स्थानश्रष्ट हुआ है। ऐसे मनुष्यको 
तो पहले अपनी स्थिति पहचाननी है। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, १६-१-१९२२ 


८३० टिप्पणियाँ 


एक गुजरातीका पदचात्ताप 


अगर गुजरातियोको मैं सावधान व करूँ तो कौन करेगा? मैने सुना है कि 
जिस गृजरातीने दूसरेका टिकट केकर कांग्रेस अधिवेशनमें प्रवेश करनेका प्रयत्न किया 
था' उसे अब भारी पश्चात्ताप हुआ है। इस बातसे मुझे बहुत खुशी हुईं है। मुझे 
इस घटनासे बहुत दुःख हुआ था क्योकि मुझे सबपर विश्वास था। परचात्ताप करनेके 
बाद शर्मिन्दा होनेकी तनिक भी जरूरत नही है। अव्बास साहबने मुझे अपने बारेमें एक 
बात बताई और वह भी अत्यन्त अभिमानपुर्वक | हालाँकि वे स्वयं राजाके समान वैभव 
सम्पन्न थे तथापि एक बार विनोदके रूपमें घड़ी-भरके लिए उतका मन रेलवेकी चोरी 
करनेका हुआ | कुछ भी हो, चोरी तो हो ही गईं। उन्होने दूसरे दर्जेका टिकट खरीदा 
और अपने परिवारकी एक महिलाको पहले दर्जेके डिब्बेमें बिठा दिया। तैयब परिवारके 
बच्चे अब जवान हो गये है, इसलिए वे तीसरे दर्जे यात्रा करनेमें सुख मानते है। 
पहले तो वे सभी पहले दर्जेमें ही बैठते थे। तैयबजीको घर पहुँचनेपर शर्म महसूस 
हुई। उन्होने सोचा, “में बदरुद्दीनका भतीजा हूँ। मैने ऐसी चोरी की, जब ससार 
यह बात सुनेगा तब क्या कहेगा? और अगर संसार न भी सुने तो भी वदरुद्दीन 
क्या कहेंगे ? मैं स्वयं अपने-आपको कीसे माफ कर सकता हूँ ?” इस तरह पद्चात्ताप 
करते हुए अब्बास साहब वापस स्टेशनपर गये। बाकीके पैसे चुकानेकी व्यवस्था की। 
उस महिलाकों तार दिया कि वे दूसरे स्टेशनपर पैसे चुकाकर टिकट बदलूवा ले। 
जितने पैसोकी चोरी की थी उससे दूना खर्च करके उन्होने उसी क्षण सारे स्टेशनके 
सामने अपने अपराघधको प्रकट करके पदचात्ताप क्रिया और अब वे इस घटनाका वर्णन 
करके यह बता सकते है कि उनका परिवार कितना प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार 
है। इसी तरह यदि उक्त भाईको शुद्ध परचात्ताप हुआ हो और हुआ भी है, ऐसा मुझे 
सव मित्र बताते है, तो वे एक वड़े भारी भयसे मुक्त हो गये है। उन्हें छज्जित 
होनेका कोई कारण नहीं रहा और अब वे अत्यन्त सावधानीसे देशसेवा और आत्म- 
सेवा कर रहे है। शुद्धताके भिन्न-भिन्न माप नहीं होते। जिस तरह सभी समकोण 
बरावर होते है, शुद्धता भी उसी तरह एक समान होती है। जबतक किसी बस्तुमें 
तनिक भी अशुद्धता होती है तवतक उसकी गिनती शुद्ध बस्तुमें नही होती। इसलिए 
हम अपने प्रति न्‍्याय करते समय अपने-आपको कतई माफ न करे। अपने प्रति निर्देय 
बनने और क्रोध करनेका हमें पूर्ण अधिकार है। और यदि हम यह कला सीख छे 
तो हमारे अन्तरमें विद्यमान वेचारे रागह्ेषादि दुर्गुगोकों भी कुछ मुक्ति मिलेगी और 
हमें उनको यह मुक्ति देनी ही चाहिए। 


१. देखिए “ कांग्रेसका अधिवेशन और उसके बाद”, ७५-१०१९२५२ । 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
लालाजीका पत्र 


छाछाजीको १८ मासकी सजा हुई और उतनी ही उनके साथी सन्तानमकों भी। 
अन्य दो व्यक्तियों, मलिक छाछूखाँ और डा० गोपीचन्दको १६-१६ मासकी सजा हुई है। 
लाछाजीने यह सजा होनेसे पहले एक पत्र छिखा था। इसमें वे लिखते है: “ हमारी 
चिन्ता तन करें। हमारी कठिताइयोंकों ध्यानमें रखकर छोककार्यको धवका ने पहुँचने 
, दें। जब हमने यह कार्य शुरू किया हैं तब उसे पुरा ही कर हछें। मैने उपवास 
कभी शुरू ही तहीं किया और विश्येष सुविधाएँ प्राप्त करनेंके लिए कभी उपवास 
करूँगा भी नहीं। मै तो राष्ट्रीय स्कूलोंके छिए हिन्दुस्तानका इतिहास लिखनेमें छगा 
रहता हूँ। सन्तानम्‌ संस्कृतका अध्ययन करनेमें तल्लीन रहते हैं।” इस तरह जेढोमें 
अब सच्चे अपराधियोके स्थानपर निर्दोष विद्वानोंने वास करना छुरू कर दिया है। यह 
भारतके इतिहासमें कोई साधारण वात नहीं है। भारतका आधुनिक इतिहास तो वस्तुतः 
अबसे ही शुरू होता है। 


काव्य-रस 


एक बार में महाकविसे' जलियाँवाला बाग हत्याकांडके स्मारकके सम्वन्धर्मे बात 
कर रहा था और उन्हें उसमें रस छेनेके लिए प्रद्लोभित कर रहा था। उस समय 
उन्होंने कहा: ” इसमें काव्य क्या है, में जिसमें रस छूँ? मुझ कविको तो जिसमें 
काव्य हो उसीमें रस भा सकता है। जलियाँवाछामें तो अनजानमें फेंसे छोगोको 
गौलियोंका शिकार हौना पड़ा था। ऐसी घटतासे जनतामें नवजीवनका संचार नहीं 
होता। जलियाँवाछला तो जनताकी असहायावस्थाका परिचायक है। फिर इसका क्या 
स्मारक हो सकता है?” यह टीका बहुत सारगर्भित है। किन्तु मेने उन्हें स्पष्ट 
रूपसे बताया कि स्मारककी स्थापनाका सुझाव कविके दृष्टिकोणको ध्यावमें रखकर नहीं 
दिया गया है। मैंने कहा कि यदि जनता जलियाँवाछा वागकी भूछ जायेगी तो वह 
काव्य-रसकी उद्भावना ही न कर सकेगी। जव वे मेरी बातके ममंको समझ गये तब 
उन्होंने वम्बईकी सभाके लिए पत्र छिखना स्वीकार कर लिया और उन्होंने वह पत्र 
भेजा भी। छेकित चूँकि उन्हें सभामें काव्यका अभाव दिखाई दिया, इसलिए उनको 
सभामें उपस्थित होनेकी हिम्मत ही नही हुई। 

किन्तु अब कविकों काव्यका विषय मिल गया है। छाछाजी-जैसे सिहको कोई 
जबरदस्ती जेलमें नहीं छे जा सकता | वे तो स्वतः और जान-वूझकर जेल जाते हैं। वे वहाँ 
जाकर अपने लिए कोई विशेष सुविवाएँ नहीं माँग रहे, अपितु असुविधाको ही सुविधा 
मान रहे हैं। सत्माग्रही जगह-जगहपर विवश होकर नहीं वल्कि यज्ञके निमित्त मार 
खा रहे हैं औौर अपने मालको लूटने दे रहे है। इतना काव्य-स्स इतड्ठ हो रहा है 
कि उसे हिन्दुस्तानके कवि जितना चाहें उत्तना लूट सकते हैं! है 

एक अंग्रेज चित्रकार-कविने कहा है कि लोक-कलाएँ लड़ाइयोंके अन्तमें विकसित 
होती है। यह अरे सत्य है। जिस हृदतक एक राष्ट्रकी जनता दूसरे राष्ट्रकी जनताका 


१, रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 


टिप्पणियाँ २१७ 


हनन करती है उस हृदतक कलछाका विकास नहीं होता, वल्कि पराखण्डका विकास 
होता है। जिस हृदतक जनता दु.ल सहन करती है और मरती है उसी हृदतक 
कलाका विकास होता है। आज विद्व-युद्धके बाद इंग्लैड और जर्मनीका विकास नहीं 
हो रहा, बल्कि दोनो देशोमें हेषके रूपमें विप फैला हुआ है। यह सच है कि दोनोने 
दु,ख सहन किया है, छेकित उनका उद्देश्य दु.ख सहन करनेकी अपेक्षा दुख देता 
कही अधिक था। दोनोंमें से एकका भी मन शुद्ध नही हुआ है। फल्‍ूतः वे दोनो अब 
फिर लड़नेकी तैयारी कर रहे है। 

ऐसे स्वार्ंपूर्ण युद्धमे पराजित पक्षके सुधरनेकी अधिक सम्भावना रहती है, इस- 
लिए जम॑त्ती कदाचित उन्नति कर सकता है; लेकिन इग्लंडके लिए तो मुझे कही कोई 
आश्रय दिखाई नही देता। इग्लैडके लिए सम्भवतः एक ही आश्रय है और बह है 
हमारा असहयोग। यदि हमारा असहयोग सचमुच ही आत्मशुद्धिका आन्दोलन है तो 
भारत और इश्लछेड दोनो ही उन्नति कर सकेगे। जहाँ एक भी व्यक्ति तपदचर्या करता 
है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है। जिस तरह मैले कपड़ेमें क्षार देनेसे मैल कटता है 
उसी तरह आत्मशुद्धि भी क्षार है। असहयोगमें यह सस्भव है कि हम तो उन्नति करें 
और इंग्लैडका पतन हो। हमारे असहयोगने इग्लैडको नम्र बनाने और पर्चाताप करने- 
का अवसर दिया है। यदि इंग्लैड इस अवसरका उपयोग करेगा तो वह भव्य बनेगा, 
अगर नहीं करेगा और अगर हमारा असहयोग असहयोग नही हुआ तो इंग्लेड तो 
पतनोन्मुख है ही, हम भी आज जितने दबे हुए है उससे कही अधिक दब जायेंगे। 
हम तो नप्सक हूँ । इंग्लेडकी एड़ी तले कुचले हुए हम छोगोको इस बातका अहसास 
ही नही है कि वस्तुतः हम छोग ही कुचले हुए है, इसलिए हम उन्हें कुचलनेके कार्येमें 
सहायता देते हूँ । छेकिन जो अत्याचारी छोगोको कुचछता है वह स्वय भी गिरता 
है। जिस तरह मनुष्यका पैर कीचड़में पड़नेपर सने बिना नहीं रहता उसी तरह जो 
हमें दबाकर, पतित बनाकर रखता है वह भी पतित हुए बिना न रहेगा। 

इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि हमारी छड़ाईके दौरान और उसके अच्तमें 
हिन्दुस्तानके कवि रस-समुद्रको मृकत भावसे उलीचें तो भी वे उसे समाप्त व कर 
सकेगे । 

वेदबन्धुकी गर्जना 

जिस तरह एक आदरशों कंदीका उदाहरण पंजाबमें छाछाजी प्रस्तुत कर रहे है, 
उसी तरह बंगालमे देशबन्धु चित्तरंजन दास कर रहे हैं। जिस समय अदालतमें उनका 
मामला चक्ला उस समय उनके खादीके पहनावे और उनकी सादगीसे आकर्षित होकर एक 
भी वकील खड़े हुए बिना नही रह सका। कुछ ही महीने पहले वे बंगालके वकीछोके 
शिरोमणि थे। वकील उनके सम्मानमें कंसे खड़े न होते? वकीलोने उन्हें बँठनेके 
लिए कुर्सी दी। किन्तु उन्होने कुर्सीपर बैठनेसे विनयपूर्वक यह कहकर इनकार कर 
दिया: “ मुझे कुर्सो नही चाहिए।” वे सारा समय कठघरेमें खड़े रहे। कुर्सी उनके 
सामने रखी भी गई लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नही किया। 

इस तरह चारों ओरसे शौय और सहनशीलताका ही अमृत बरस रहा है। 


२१८ सम्पूर्ण गांधी बाइमय॑ 


धूनाकी बहादुरी 

में पनापर मोहित हूँ, “नवजीवन” के पाठक कदाचित्‌ यह बात नही जानते। 
१९१५ में! जब में इंस्लैंडसे छीटा था तभी मैने ये उद्भार प्रगट किये थे। पृनाका 
बलिदान ज्ञानमय है। पूनामें जितनी विद्वत्ता है उतनी किसी अन्य शहरमें नही है। 
पुत्रामें जितनी सादगी और स्वभावकी नरमी है उतनी अन्यत्र नही। पृूनासे संस्कृतके 
अध्ययतका प्रसार हुआ है। पूनामें छोकमान्य और गोखले रहे। पुताने कष्ठ-सहन 
करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी है। पूना तो बहुत-कुछ कर सकता है। अब भी 
मेरी यह मान्यता है कि पूना बलिदानमें कदाचित्‌ सबसे आगे जायेगा। श्री नरसोपन्त 
चिन्तामण केलकर अपना कार्य दक्षतापूर्वक चला रहे है। सरकार भी चालाकीसे उन्हे 
आजमा रही है! शराब॒की दृकानोंपर जो धरना दिया जाता है वह अत्यन्त सुन्दर 
रूप धारण कर रहा है। वहाँ अच्छेसे-अच्छे असहयोगी धरना देनेके लिए निकल पड़े 
हैं। उसमें श्री केलठकरने अपने समस्त परिवारकों होम दिया है। सरकार केवल जुर्माना 
करती है। जब सरकार किसीकों पकड़ती ही नहीं, तब पूनाके असहयोगी क्या करें? 
स्त्रियाँ सी अब बाहर निकल आई है। यह सच है कि इससे मुझे ईर्ष्या होती है। 
मुझे उम्मीद थी कि गुजरातकी स्त्रियाँ ही वस्तुतः पहल करेंगी। बंगालने कार्य शुरू 
किया; लेकिन सरकारने चुनौतीकों स्वीकार ही नहीं किया। पूनाकी स्त्रियोंने तो 
ऐसा कार्य आरम्भ किया जान पड़ता है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 
था तो सरकारको उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा या उसे अपने कानूनकों वापस छेना 
होगा। श्रीमती केलकर, श्रीमती गोखले, श्रीयुत गोखलेकी बहन श्रीमती इन्दुमती नायक, 
श्रीमती यशोदाबाई फड़के और अन्य चार बहनें शराबकी दुकानोंपर धरना देनेके लिए 
निकली थीं। उन्हें थानेपर के जाया गया और वहाँ ले जाकर छोड़ दिया गया। इस 
धरनेमें कभी जोर-जबरदस्तीकी ग्रन्ध भी नहीं हो सकती और इसमें सल्देह नहीं 
कि इससे शराबकी दुकानें अवश्यमेव बन्द हो जायेंगी। पूनाकी स्त्रियाँ चतुर और दृढ़ 
संकल्प हैं। उनके द्वारा आरम्भ किये गये युद्धके सम्बन्धमें मुझें तविक भी शंका नहीं 
है। यह युद्ध अब अच्छी तरहसे जमे बिना नहीं रह सकता और इसमें सरकारकी 
मुंहकी खानी ही पड़ेगी। महाराष्ट्रके योद्धाओने व्यावहारिक नीतिके रूपमें शान्तिके 
मार्गको अंगीकार किया है, इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि वे शान्तिका पाछन करते 
हुए अपना कार्य सम्पन्न करेंगे! और जहाँ शान्ति, बलिदान और ज्ञानकी त्रिवेणी 
बहती हो वहाँ विजयके अतिरिक्त कोई और परिणाम हो ही नहीं सकता। 

अब गुजरातकी स्त्रियोंको पूनाकी स्त्रियोंस होड़ करनी होगी। गुजरातके पुरुष 
पूनाके बलिदानकी बराबरी कब करेंगे? अगर वे उसके सह भी चलें तो यह 
भी सन्‍्तोषकी बात होगी। गुजरातने आजतक नम्जता, सादगी, शौये, धैर्य और देश- 
सेवाका मूल्य नहीं जाना है। अब गुजरातने उत्साहका परिचय दिया है; छेकित अभी 
उसकी' परीक्षा कष्ट-सहनकी कसौठीपर की जानी है। ईदवर गुजरातकी काज रखें। 


१. देखिए खष्ड १३, एष्ठ २३-२४ । 


टिप्पणियाँ २१९ 
बलिदानका फल 


वलिदानका अर्थ यह है कि वलिदान करनेवाला दूसरेकी खातिर मरता है अथवा 
अन्य प्रकारसे दुःख भोगता है। जो अपनी खातिर दुःख भोगता है वह बलिदान नही 
करता। जो बलिदान नहीं करता वह मनृष्य नहीं कहा जा सकता। स्वार्थंके लिए 
जीनेवाले व्यक्तिको तो शास्त्रमें चोर कहा गया है।' श्री राजगोपालाचारीके पत्रसे 
पता चलता है कि अब मोपलछा कौदियोंसे किसी तरहका दुव्येवहार नहीं किया जाता। 
उन्हें अब हवादार गाड़ियोंमें ले जाया जाता है और उन्हें रास्तेमें पानी आदि भी 
मिल जाता है। इस तरह प्त्तर मोपला कैदियोके बलिदानसे औरोको कुछ सुख मिला 
है। जो मोपका कैदी मरे उन्होने कोई मौतकी आकांक्षा नही की थी। वे वेचारे तो 
अनचाही मौतके शिकार हुएं। फिर जब असंख्य भारतीय देशकी खातिर जान-बूक्षकर 
कष्ट सहन करनेके लिए तैयार हो जायें और तब हिन्दुस्तान सुखी हो, इसमें 
आइचयेकी क्या बात है? जो पुरुष पवित्र हो जमत्‌की खातिर सर्वस्व अपित करता है 
वह तो चक्रवर्तीकी अपेक्षा कहीं अधिक सत्ता भोगता है। है ईश्वर ! क्या तू हममें से 
किसीको भी ऐसी पवित्रता और दुःख सहन करनेकी शक्ति नही देगा ? हम तेरे दास 
बनकर रहेंगे, लेकिन हमें तो यही शक्ति चाहिए। हमें राजपाट नही चाहिए, हमें तो 
संसारके दु.खका सिवारण चाहिए। जिस तरह मोपला कौदी अनिच्छासे घुटकर मर 
गये, उसी तरह क्‍या तू हमें देशकी --- जगत॒की -- खातिर स्वेच्छासे मरनेकी शक्ति 
प्रदान नही करेगा ? हम तुझसे प्रार्थता करते हैँ कि तू हमें ऐसी शक्ति अवद्य प्रदान 
कर। हम तेरा आभार मानेंगे। 
हम निस्सन्वेह स्वतन्त्र हो गये हे 
पियसंन, जो शान्तिनिकेतनमें महाकविके साथ रहते है, पाँच वर्ष हिन्दुस्तानसे 
बाहर रहनेके वाद अभी-अभी वापस लौटे हैं। उन्होने हिन्दुस्तानके लोगोमें देशकी खातिर 
कष्ट सहन करनेकी शक्ति देखकर एन्ड्रभूजकी मार्फत निम्नलिखित सन्देशा भेजा है: 
स्वतन्त्रताके लिए आप जो भव्य लड़ाई छड़ रहे है उसमें में जापके साथ 
ही हूँ। आपकी प्रवृत्तिका फल मिरू चुका है क्योंकि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो 
गया है। हिन्दुस्तानकफी जात्मा अब पराधीन नह है। एक कविने कहा हैः 
४२ बन्दी ! अपनी आँख उधाड़कर देख। तेरी बेड़ियाँ कहाँ हे ? तेरी 
बेड़ियाँ कोई तेरे मतसे जुदा नहीं है। तेरा सन अगर स्वतनन्‍्त्र है तो तू अपने 
पाँवोंकों भी स्वतत्त्र समझ। ” 
यह बात आज हिन्दुस्तानपर लागू होती है क्योंकि हम देख सकते है 
कि हिन्दुस्तानकी आँखें खुल गई हे और हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो गया है। इस 
सम्बन्ध सुझे तो रंचमात्र भी शंका नहीं है। और में तो पाँच वर्षतक चाहर 
रहकर आया हूँ इसलिए यह बात स्पष्ठ रूपसे देख सकता हूँ। 


१. भगवदगीता, ३-१९ ! 


२१९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस बातके साक्षी आज सैकड़ों कैदी है। स्वेच्छासे स्वीकार की गई जेलोंने 
हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताकी देवीकी झाँकी करवा दी है। शौकत अली, मोत्तीछाल नेहरू 
लालाजी, चित्तरंजन दास और अवुरू कलाम आजाद जबसे जेछोंमें पहुंचे हैँ तभीसे 
हिन्दुस्तानकी बेडियाँ टूट गईं। अब भले ही कोई भी समझौता होता रहे। समझौतेमें 
सुख है अथवा खूब संघर्ष करनेमें, या दुःख भोगनेमें सुख है, कौन जानता है? समझौता 
तो एक प्रमाणपत्र है। बुद्ध विद्यार्थीको प्रमाणपत्रकी जरूरत होती है। जिसे अपने 
ज्ञानपर भरोसा है वह क्‍या उसे प्रमाणपत्रसे सिद्ध करनेकी कोशिश करेगा? स्वस्थ 
व्यक्तिके लिए डाक्टरका प्रमाणपत्र किस कामका ? कांग्रेस अधिवेशनमें दामिल होनेवाले 
हजारों लोगोने स्वतन्त्रताकी लहरका अनुभव किया है। यदि उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं 
किया तो पियसंनका पत्र व्यर्थ है। 

लेकिन जैसे पॉल रिचर्डने तये युगके आरम्भका अनुभव किया है उसी तरह 
हजारों स्त्री-पुरुषोंने भी अनुभव किया है। यदि हमें इस सम्बन्धर्मे विश्वास हो तो 
हम समझौतेके वारेमें निश्चिन्त रहें। 


एक ऋषिका जाशीर्वाद 


महाकविके पिता मह्षिके नामसे प्रसिद्ध थे और मैने देखा है कि उनके बड़ें 
भाई भी जिनकी आयू ७० वर्षकी है महपिकी पदवी पानेके योग्य हैं। उनमें आज 
भी अद्भुत शक्ति है। उन्हें हिन्दुस्तानकी उच्नतिमें जगत्‌की उच्चतिका आभास होता 
है और वे असहयोगकों धर्मयुद्धके रूपमें देखते है। मुझे जव-जब उनका पत्र मिलता 
है में तब-तब उसका स्वाग्रत आश्ीर्वादके रूपमें करता हूँ। मैं उनमें से कुछ पत्नोको, 
जो पाठकोंके पढ़ने थौग्य होते है उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कांग्रेस अधिवेशनके 
समय उन्होनें तार भेजा था। उससे सन्तुष्ट न होकर अब उन्होने एक पत्र लिखा है। 
उसका सारांश निम्नलिखित है: 

सिखोंक्ी बहादुरी 

सिखोंकी बहादुरीका पारा दिन-प्रतिदिन चढ़ता ही जाता है। जिस तरह उनकी 
वीरतामें दिन दूती और रात चौगूनी वृद्धि हो रही है उसी तरह उनकी सहन- 
शक्ति अर्थात्‌ शान्ति बढ़ती जाती है। सरकारने अमृतसरके स्वर्ण-मन्दिरकी जो चावी 
छीन ली थी उसे अब वह गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिको वापस देनेके छिए तैयार हो गई 
है। छेकिन जबतक सरकार गिरफ्तार किये गये प्रत्येक नेताकों छोड़नेंके लिए तैयार 
नहीं होती तबतक गुरुद्वारा अबन्धक समितिने उस चावीकों वापस छेनेंसे इनकार 
कर दिया है। फछतः सरकारकी गति साँप-छद्ध॑ंदर-जैसी हो गईं है। यदि वह सिख 
नेताओंकों छोड़ देती है तो उसकी हँसी होती है तथा सिखोंकी वाक्ति दूवी होती है 
और यदि नहीं छोड़ती तो सिखोंकी शक्ति दस गुनी बढ़ती है। अब सरकारको यह 
सोचना है कि सिखोंके अलको दस गुना बढ़ने देनेंमें समझदारी है अथवा सिख 


२, इसके बाद पत्रका थुणराती भनुवाद दिया गया दे । मूल पत्रके लिए देखिए यंग इंडिया, 
१२-०१-१९२०९ । 


पैत्र: बॉम्बे कॉनिकलको १२६ 
नेताओंको छोड़कर उपहासका पात्र बनने और सिखोके बलढकों दूना होने देकर 
सन्‍्तोष माननेमें ! 
एक अंग्रेज सहिलाकों स्वीकारोषित 
इसमें सनन्‍्देह नही कि असहयोगका मधुर प्रभाव अग्रेजोपर भी बढ़ता जाता है। 
मेरे पास इस आशयके तीन पत्र हें; मैते इनमें से दो को प्रकाशित किये जाने योग्य 
न होनेके कारण प्रकाशित नही किया है। छेकिन एक अग्रेज महिलाने जो पत्र लिखा 
है वह निस्सन्देह प्रकाशित करने योग्य हैं। उनके पत्रका साराश निम्नलिखित है: 
इस पत्रकी प्रत्येक पक्तिमें हृदयकी शुद्धताकी झलक है। यह महिला मेरे समस्त 
कार्योमें ईसा मसीहका हाथ देखती है। भेरी कामना है कि भावुक हिन्दुओको मेरे 
कार्योमें राम-कृष्णका तथा मुसलूमानोको खुदा और पैगम्बरका हाथ दिखाई दे। जहाँ- 
तक मेरा सवाल है मेरे कार्योमें सत्यका हाथ होना ही काफी है। सत्यमें ईहवर अपने 
सहस्त नामो सहित समाया है और मुझे विश्वास है कि यदि हम अन्ततक सत्य 
तथा शान्तिका पालन करते रहेगे एवं बसत्य और अशान्तिका त्याग करते जायेंगे तो 
हम दिन-प्रतिदिन प्रगति करते जायेंगे तथा जो अग्नेज हमें आज शत्रु-समान दीख 
पड़ते है वे ही अन्ततः हमारे मित्र और हमारे राष्ट्रवादके समर्थक बनेंगे। 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १६०१-१९२२ 


८४. पत्र: बॉस्‍्बे ऋनिकलको 
[१६ जनवरी, १९२२ ] 


महोदय, 

“क्रॉनिकल ' के आजके अंक एक चीज छपी है, जिसे मेरे साथ आपके सवाद- 
दाताकी भेंट-वार्ता बताया गया है। मैने आपके संवाददाता अथवा अन्य किसीको ऐसी 
कोई भेंट नही दी। जिस बातचीतकी रिपोर्ट छापी गई है, वह प्रकाशनार्थ नहीं थी। 
जिस हास्य-विनोद और भाव-मगिमाओके साथ यह बातचीत हुई, यदि उसका सजीव 
विवरण छापा जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस रूपमें यह 
विवरण छपा है वह तो एक अनौपचारिक रूपसे हुई वारत्तका भजाक-जेसा लगता 
है। इस विवरणमें आवश्यक परिवतंन किये बिना मेरे लिए पाठकके मतपर पड़ने- 
वाली छापको सुघार सकना कठिन है। अतः में पाठकोंसे कहेंगा कि वे इस पूरी 
“ भेंट-वार्ता “को अपने दिमागसे निकाल दें। मुझे आहश्या है कि सर शंकरन्‌ नायर वह 


१. इसके बाद पत्रका गुजराती अनुवाद दिंधा गया है । मूल पत्रके लिए देखिए थंग इंडिया, 
१२-१-१९२२ | 
२. १६ जनवरी, १९२२ के अंकमें । 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


" मेंटनवार्ता ” नहीं देख पायेंगे, छेकिन अगर वे उस्ते देखें तो “यंग इंडिया 'का अयछा 
अंक' देखनेकी कृपा अवश्य करें।' 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, १७०१-१९२२ 


८५. कार्य-समितिका प्रस्ताव 


१७ जनवरी, १९२२ 

१७ जनवरीको बम्बईसे कांग्रेस कार्य-समितिकी बंठक हुई। बैठकका उद्देय अन्य 
विषयोंके अछावा मालदीय परिषद्‌ की सिफारिशोंपर भी विचार करना था। इस 
विवयमरें समित्ति द्वारा पास किया गया प्रस्ताव नीचे दिया जा रहा हैः 

वतमान तवावपर विचार करनेके लिए पण्डित माल्वीयजी और उनके साथी 
आयोजकोने देशके “विभिन्न राजनीतिक दलोंके लोगोंकी जो परिषद्‌ आयोजित की 
थी उसके लिए कार्य-समिति उन्हें धत्यवाद देती है, और परिषदके प्रस्तावपर विचार 
करनेके बाद तय करती है कि अहमदाबाद कांग्रेसमें जो आक्रामक सविनय अवज्ञा 
प्रारम्भ करनेका निश्चय किया ग्रया था वह आन्दोलन ३१ जनवरी, १९२२ तक था 
“मालवीय परिषद्‌! द्वारा नियुक्त समिति ग्रोलमेज परिषद्के लिए सरकारसे जो 
बातचीत चलाने जा रही है, उसका परिणाम अगर ३१ जनवरी, १९२२ से पहले 
प्रकट हो जाये तो उस परिणामके प्रकट होने तक, प्रारम्भ ने किया जाये। 

एक सफल गोलमेज परिषद्के किए उपयुक्त वातावरण तैयार करनेके उद्देश्यसे 
कार्य-समिति यह आवश्यक समझती है कि: 


(क) ऐसी सभी विज्ञप्तियाँ और सूचनाएँ, जिनके द्वारा स्वयंसेवक 
दलोंके संगठनकों और सार्वजनिक सभाजों, धरनेदारों और कांग्रेस तथा 
खिलाफत समितियोंकी सामान्य गति-विधिमोंको गैरकानूनी घोषित किया यया है 


१, देखिए “ मालवीव परिषद्‌ ”, १९-१-१९२२ ! 

२. यह पत्र क्रॉनिकलमें इस ट्पिणीके साथ छपा था: “परिषद्‌ तथा उसकी उपलब्धिपोंपर महात्माजीसे 
मेरी वातचीतके वारेमें उन्होंने जो वक्तव्य भेणा दे, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि मेरी गछा- 
फहमीके कारण पाठकोके मनपर एक बुरी छाप्र पढ़ी । इसका सुझ्े बहुत दुःख है। इन परिल्ितिपोमे मे 
खुशी-छुशी गछतीकी सारी जिमोदारी भपने सिंए देता हूँ । पहाँ में इतना बहा देना चाहता हूँ कि 
महात्माणीने मुझे उदारतायूवेक आश्रत्त किया है कि वे ऐसा नहीं मानते कि मेंने जानबूझकर पहें अंग 
कैछापा और समझनेकी इस भूलके किए उन्होंने भुझे क्षमा भी कर दिया दै-- आपदा विशेष संवाददाता। 

३. न्यू इंडिया, १८-१-१९२२ के भनुसार यह बैठक गांपीजीके निवास-स्थानपर हुईं थी । 


पत्र: कौण्डा वेंकटप्पैयाको २१६ 


या उनपर प्रतिबन्ध छगाया गया है, वापस के छी जायें, और ऐसी सूचनाओंकी 
रू से जिन कैदियोपर मुकदमे चल रहे हो या जो सजा काट रहे हो उन्हें, 
प्रसंगानुसार, रिहा कर दिया जाये या छोड़ दिया जाये। 
(ख) अलछीबन्धुओ तथा उनके साथियोके साथ ही अन्य फतवा कैदियोंको 
भी छोड़ दिया जाये। 
(ग) जिन अन्य केदियोको अहिसक तथा अन्य निर्दोष गति-विधियोके छिए 
सजा दी गईं हैं या जिनपर इसके लिए मुकदमे चल रहे है, उनके मामछोपर 
“ मालवीय परिषद्‌ 'के तीसरे प्रस्तावमें निर्धारित तरीकेसे विचार किया जाये 
और उन्हें रिहा किया जाये; और 
(घ) सम्बन्धित सरकारों द्वारा उपर्युक्त काम करनेके साथ-साथ तथा 
यदि गोलमेज परिषद्‌ बुलायी जाये तो उसकी कार्यवाही चलनेतक कोई हड़ताल 
न हो, घरना न दिया जाये और सविनय अवज्ञा न प्रारम्भ की जाये। 
कांग्रेसकी माँगोके बारेमें किसी तरहकी गलतफहमी न हो इसलिए कार्य-समिति 
“ मालवीय परिषद्‌” द्वारा नियुक्त समितिका ध्यान खिलाफत, पंजाब तथा स्वराज्य- 
सम्बन्धी दावे काग्रेसके मचोसे सार्वजनिक तौरसे समय-समयपर जिस रूपमें पेश किये 
गये है उसी रूपमें उन तीनो दावोकी ओर आहकुष्ट करती है, और कहना चाहती है 
कि इसलिए काग्रेस और खिलाफतके प्रतिनिधि इन तीनो द्वावोके पूरे निपटारेकी माँग 
करनेको कत्तंव्यबद्ध होगे। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-१-१९२२ 


८६. पतन्न : कोण्डा बेंकटप्पेयाकों' 


बम्बई 
१७ जनवरी, १९२२ 

प्रिय वेंकटप्पैया', 
वहाँ' जो “कर देना बन्द करो” अभियान चल रहा है, उसके वारेमें मैने 
वहुत सोचा है। अगर गोलमेज परिषद्‌ हुई तो उस स्थितिमें यह सम्भावना तो है 
ही कि आम सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया जाये। छेकिन इसके अलछावा 
मेरे खयालसे, कर-बन्दी अभियानके लिए भी आप लोग अभी तैयार नही है। मुझे 
ऐसी आशंका है कि प्रयोगाधीन क्षेत्रके पचास प्रतिशत छोग अब भी अस्पृष्यतासे 
मुक्त नही हो पाये है। वे पचास प्रतिशत छोग अहिसाके रास्तोपर चलनेके आदी 


१. पद पत्र हिन्दूमें जन्मभूसिसे उद्धृत किया यया था । 
२. आन्म प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष । 
३. आन्यमें । 


२२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमर्य॑ 


भी नहीं हो पाये हैं, और न उन्हें अपने-अपने क्षेत्रमें तैयार किये जाने 
उपयोगका ही अभ्यास हो पाया है। विभिन्न जातियो तथा 2 282फन कक 
एकता-जैसी और शर्तोका उल्लेख मे छोड़ देता हूँ । इन परिस्थितियोमें भेरी रायमें हम 
सबका यह कत्तंव्य है कि जबतक जनसाधारणमें आवश्यक अनुशासन और आत्म-शुद्धि 
न आ जाये तबतक हम आम सविनय अवज्ञा प्रारम्भ न करें। अगर हम ऐसा नहीं 
करते तो अवज्ञा सविनय न रहकर, अपराधमूछक हो जायेगी, और इस तरह हम 
एक सभ्य और अनुशासित राष्ट्रकी तरह अपने भामछोका संचालत करनेके लायक 
नही रह जायेंगे। इसलिए मेरा प्रबक्त अनुरोध है कि आप सभी जिलोंकी रैयतको 
कमसे-कम पहली किस्त चुका देनेकी सलाह दें और कार्यकर्त्ताओोको अपना सारा समय 
आवश्यक योग्यता प्राप्त करनेमें छगानेको कहें। में जानता हूँ कि मेरे इस विचारसे 
बहुतसे उत्साही छोगोंको निराशा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी 
सफलता इस निराश्ामें ही निहित है, क्योंकि अगर लोग सचमुच स्वराज्यके लिए उत्सुक 
है और सविनय अवज्ञा करना चाहते है तो उस तीक् इच्छाके वक्षीभूत होकर वे 
अपनी मनोवृत्तिमें आवश्यक परिवर्तन भी जरूर छायेंगे। आन्प्रकी स्त्रियोगें जो कलापूर्ण 
ढगसे सूत कातनेकी प्रवृत्ति है और वहांके बुनकरोंमें ककात्मक बुनाई करनेकी जो 
प्रवृत्ति है उसके कारण अलछूग-अछग क्षेत्रोंमें खद्रका उत्पादन बहुत आसान हो जाना 
' आाहिए। लेकिन इन योग्यताओंको प्राप्त करना कठिन हो या आसान यदि हम उससे 

बचनेकी कोशिश करेंगे तो हमारा भ्रिय उद्देश्य ही खतरेमें पड़ जायेगा। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २१-१-१९२२ 


८७, भेंठ: “बॉम्बे कॉनिकलके प्रतिनिधिसे 
१७ जनवरी, १९२२ 


कल हमारे प्रतिनिधिने महात्मा ग्ांधीसे मुलाकात की। मुंछाकातमें उसने अभी 
हालमें बम्बईमें हुई गोलमेज परिबद्के सम्बन्धर्म “ठाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित 
सर शंकरन्‌ तायरके पत्रके' सम्बन्ध सवाल पुछे। स्मरण होगा कि सर झकरन्‌ फुछ 
मतभेंद हो जानेके कारण समिति छोड़कर घले गये थे। 

महात्माजीने कहा: है 

“टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा गया सर झ्ुंकरन्‌ नायरका पत्र पढ़कर मुझे 
बहुत दुःख हुआ। पत्रसे स्पष्ट है कि उन्होंने इसे बहुत जलदीमें लिखा था और उस 
समय वे कोधमें भी थे। इसलिए उस पत्रमें जो गलतवयानियाँ है, उ्तका में सिलसिले- 
बार जवाब न देकर कुछ मोदे तथ्य ही कहूँगा। 


१, देखिए परिशिष्ट १। 


भैंट: 'बॉम्वे कॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे २२५ 


मेरे और सम्मेलनके बीच मतभेद होते हुए भी पूरा तालमेल था। में यह 
स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो सवार बहुत महत्त्व नहीं रखते थे, उनपर मेने जरा 
भी हिचकिचाये बिना सम्मेलनका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया। जो प्रस्ताव पास किये 
ग़ये वे आपसमें बहस-मुबाहिसा और विचार-विमर्श करके ही पास किये गये। यह 
निस्सन्‍्देह सच है कि में चाहता हूँ सरकार पद्चात्ताप करे, छेकिन इसका कारण यह 
नही है कि में उसे अपमासित करना चाहता हूँ। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि 
वह जनतासे अपना सम्बन्ध ठीक करे, और यह तो निश्चित है कि जबतक सरकार 
अपनी गलती स्वीकार करके अपने कदम वापस नही छेती, देशर्में शान्ति नहीं हो 
सकती; और कोई समझौता या निपटारा भी नहीं हो सकता। सम्मेलनके प्रस्तावोसे 
सरकारको सहायता मिलती है कि वह शोभन ढगसे बसा कर सके। सरकारको 
हिंसात्मक कारवाइयोका दमन करनेका अधिकार है और उसके उस गअधिकारपर कोई 
आपत्ति नही करता। श्री जहाँगीर बी० पेटिटके प्रश्नके उत्तरमें मैने जो कहा था, 
वह सर हंकरन्‌ भूल गये हैं। मैने कहा था कि अगर जनताकी सुरक्षाके छिए और 
जनमतके समर्थनसे माशंक कॉ छागू किया जाये तो ऐसा उचित माशंछ छॉ छागू 
करनेकी बात भी में मान सकता हूँ। अभी सरकारने जो तरीका अपना रखा है उसमें 
मार्शल छॉकी सभी खूबियाँ है, सि्फे उसे यह बदनाम नाम नहीं दिया गया है। उसका 
उद्देश न तो जनताको सुरक्षा देना है और न उसे जनमतका कोई समर्थन प्राप्त 
है। उसका उद्देश्य एक स्वंथा गरजिम्मेदार नौकरशाहीकी सत्ताको मजबूत बनाना है। 
खिलछाफत सम्बन्धी माँगमें सीरियासे फ्रासका हटना, निस्सन्देह, शामिल है, इसलिए 
इस सम्बन्ध मेने क्या कहा था, वह सर शांकरनूको भूलना नहीं चाहिए। मैने अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दोमें कह दिया था कि अगर भ्रेट ब्रिटेन सीरियाके बारेमें मुसलमानोके दावेका 
ईमानदारीसे समर्थन करे तो मे उतनेसे ही सन्तुष्ट हो जाऊँगा। मैने कहा कि मुसलत- 
मानोंको और साथ ही मुझे भी टर्कीके राष्ट्रवादियोकी आकांक्षाओ और भारतीय मुसकछ- 
मानोकी न्यायसम्मत माँगोंके बारेमें ग्रेट क्रिटेनके इरादोमें तनिक भी विश्वास नही है। 
अब अगर सरकार करा सके तो गोलमेज सम्मेलनमं असहयोगियोको यह प्रतीति कराये 
कि ग्रेट ब्रिटेन मुसलमानोंकी माँग पूरी करनेके करिए अपनी शक्ति-भर सब-कुछ करनेको 
तैयार हैं। सर शकरन्‌ने यह कहकर कि में चाहता हूँ, शान्तिकी शर्तके रूपमें मिद्नको 
खाली कर दिया जाये, न अपने प्रति न्याय किया है और न मेरे प्रति। बात यो हुई 
कि एकाएक किसीने मिल्लकी चर्चा कर दी थी। उसीके उत्तरमें मैने कहा था कि 
यद्यपि खिलाफत सम्बन्धी माँगमें मिल्लका खाली किया जाना झामिल नहीं है और न 
हो सकता है, फिर भी जब भारतको पूर्ण स्वराज्य मिल जायेगा तब वह निदचय ही 
बहादुर मिस्रियोसे विदेशी अधीनता स्वीकार करानेके लिए उनको दवानेंके उद्देश्यसे 
अपना एक भी सिपाही देशसे बाहर नहीं जाने देगा। 

सर शंकरनका अली-वन्धुओपर आक्षेप करना उन्हें शोभा नहीं देता। यह सत्य 
है कि अली-वन्धु धामिक या राष्ट्रीय अधिकारोकी प्रतिष्ठाके लिए हिंसाके प्रयोगमें 
विश्वास करते है, लेकिन मै जानता हूँ कि कांग्रेस कार्यक्रमको उन्होनें पूरी तरह स्वीकार 

२२-१५ 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किया है और आज वे इस बातके जितने कायल हैं उतने कायल कभी नहीं थे 
भारतकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसकी मुक्तिका एकमात्र मार 20 
सर दांकरनने मुझपर आरोप छगाया है कि मैने एक वर्षमें स्व॒राज्य दिछानेका 
वादा किया था। उनसे ऐसे अज्ञानकी तो अपेक्षा नहीं थी। अगर मैंने ऐसा कोई वादा 
किया होता तो आज अपना सिर अपने घड़पर छिये घूमता त॑ फिरता। मैने जो-कुछ 
कहा था वह सिर्फ यह था कि अगर भारत १९२० में कलकत्तामें' स्पष्ट रूपसे पेश 
की गईं और फिर नागपुरमें दृहराई गई झताँको पूरा कर दे तो वह एक साकमें 
बल्कि इससे भी कम समयमें स्व॒राज्य प्राप्त कर सकता है। 
अन्तर्में सर शंकरनूकी एक और भूल सुधार दूँ। अछी-बन्धुओंका मामला पंच 
फैसलेके युपुर्दे किये जानेवाले मामलोंमें नहीं आता, लेकिन अली-बन्धु भी फतवा कैदियों 
शामिल हैं, इसलिए उनका मामछा भी उसी श्रेणीमें आा जाता है जिस श्रेामें अभी 
हालकी विज्ञप्तियोंके अनुसार पकड़े गये छोगोंके मामके आते है। मुझे यह देखकर 
आइचये होता है कि सर शंकरन्‌ सोचते हैं कि अछी-बन्घुओंकी उपस्थितिके विना भी 
गोलमेज सम्मेलन हो सकता है। छेकिन मैं यह समझ सकता हूँ कि सरकारसे अपने 
इतने जबरदस्त विरोधियोंकों जेलसे रिहा करते न बन रहा हो और वह उन्हें तभी 
छोड़ेगी जब उसकी इच्छा भारतीयोंको तुष्ट करनेकी हो और उसका इरादा बाहुबलके 
स्थानपर जनमतके बलको प्रतिष्ठित करनेका हो। 
[अंग्रेजी 
बॉस्‍्ने कॉनिकल, १८-१-१९२२ 


८८, भालवीय परिषद्‌ 


बम्बईमें श्री माऊवीयजी आदिने जिस मध्यस्थ परिषद्‌का आयोजन किया था 
वह हो चुकी है। उसे सफल और असफल दोनों कहा जा सकता है। जहाँतक उसका 
सम्बन्ध उपस्थित सज्जनोंकी इस उत्कट अभिकाषासे था कि वर्तमान झगड़ेका मिषठारा 
शान्तिके साथ किया जाये, तथा जहाँतक उसके हारा परशर भिन्न मत खखनेवाले 
लोगोंकों एक ही मंचपर छाये जा सकनेका सवार था, वहाँतक तो उसके काममें 
सफलता प्राप्त हुईं है। परन्तु उसमें कुछ भस्ताव स्वीकृत कर लिये जानेंके बावजूद 
वह मेरे चित्तपर यह प्रभाव अंकित न कर सकी कि जो छोंग वहाँ एकत्र हुए वे 
समष्टि रूपसे वास्तविक प्रदनकी गम्भीरता और गुरुताकों अनुभव करते हैं। इस दृष्टिसे 
वह असफल हुईं। भाषण स्वात्व्य, सम्मेलन स्वातत्य तय मुद्रण स्वातन्त्यके इंकों- 


पर जोर देनेकी अपेक्षा, जो कि प्रजाके अधिकार हैं और जो कि गोलमेज परियद्से 


भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, परिषदृका मन गोलमेज परिषद्के आयोजनकी ओर अधिक ही 


१. सितम्बरके कांग्रेस अधिवेशनमें ! 
२५ दिसानरके काँग्रेस अधिवेशनमें । 


भालवीय परिषद्‌ २२७ 


खिचा हुआ जात पड़ा। निष्पक्ष लोगोसे मैंने यह अपेक्षा की थी कि. वे अपना यह 
मत दृढ़ताके साथ प्रकट करेगे कि असहयोगकी कार्यविधिके सम्बन्धर्मं हमारा चाहे 
कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, प्रजाकी स्वतन्त्रता तो हम सभीकी समान विरासत है 
और स्वत्वकी माँगपर दृढ़ रहना भी तीन-चौथाई स्वराज्यके बरावर है; और इस- 
लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम कानूनकी सविनय गवज्ञा करके भी उसकी रक्षा 
करना चाहेंगे। 

चूँकि मारूवीय परिषदुका ध्यान इस विषयकी ओर नहीं खीचा जा सका और 
उसमें गोलमेज परिषद्की ही चर्चा होती रही इसलिए विचार-चिनिमय इसी बातपर 
चल पड़ा कि उक्त परिषदुके लिए कौत-कौन-सी बातें परमावश्यक होगी। 

स्वयं मेरी स्थिति तो वहाँ स्पष्ट थी। मैं एक व्यक्तिकी हैसियतसे, बिना किसी 
शर्तेके, किसी भी परिषदुर्में जा सकता हूँ। में तो एक सुधारक हूं; और सुधारककी 
हैसियतसे मेरा यह काम ही है कि जो छोग मेरा कथन सुननेके लिए तैयार हो उनके 
पास में जाऊं और जिन विचारोंकों में ठीक समझता हूं, उन्हें भी उनका कायछ करूं। 
पर जब मुझसे यह कहा गया कि गोलमेज परिषद्‌ तभी सफल हो सकती है जब देशका 
वातावरण उसके अनुकूछ हो; अतएव ऐसी अनृकूछताके लिए जिन शर्तोकी आवश्यकता 
है उन्हें पेश कीजिए, तब मुझे कुछ शर्तें लिखानी पड़ीं। और में मजूर करता हूँ कि 
प्रस्ताव-समितिने भेरी बातोको अधिकसे-अधिक सहानुभूतिके साथ सुना और समझ्ा 
तथा उन्हें मान सकतेकी हर तरह कोशिश की। परन्तु इसके साथ ही मेने देखा 
कि उसने सरकारकी कठिनाइयोपर भी खूब ध्यान दिया। उसकी यह भ्रवृत्ति स्तुत्य 
ही थी। यदि परिषद्में सरकारकी ओरसे भेजे गये राज्य-प्रतिनिधि उपस्थित होते 
तो इसमें कोई शक नहीं कि उस अवस्थामें भी सरकारके पक्षकी बातें इससे अधिक 
अच्छी तरह पेश नहीं की जा सकती थी। 

इसका परिणाम समझौतेके रूपमें सामते आया। सरकार नये हुकक्‍्मोको वापस 
ले ओर उनके अनुसार जिन-जिन छोगोंको सजाएं दी गई है उनको तथा फतवा कीदियों- 
को आर्थात्‌ अछीमाइयों तथा दूसरे सज्जनोंको जिन्हें फौजी नौकरी-सम्बन्धी फतवेके 
मामलेमें सजा दी गईं है, छोड़ दे यह तो हम दोनोको मजूर था। पंरन्तु समितिसे 
यह भी कहा गया था कि कुर्कीके वारंट मत्सूख कर दिये जायें, जो जुर्माना छापेख्ानों 
इत्यादिसे वसूछ कर लिया गया है वहू लौटा दिया जाये, तथा मामूली कानूनकी 
ओटठसमें जिन छोगोको अहिसात्मक तथा दूसरे सीघे-सादे काम करनेके कारण सजाएंँ दी 
गई है वे भी, उनके कार्योके अहिसात्मक होनेके प्रमाण मिलनेपर, छोड़ दिये जायें। 
समितिने देखा कि इन माँगोंमें भी बहुत-कुछ सार है। मैने यह सुझाव पेश किया कि 
इसके लिए परिषद्‌ एक समिति नियुक्‍त कर दे। परन्तु प्रस्ताव-समितिने जब यह 
प्रकट किया कि सरकारके लिए ऐसी मनमानी सिफारिशोको मंजूर करना कठिन होगा, 
तब में पंचायत सिद्धान्तके लिए राजी हो गया और वह उस प्रस्तावमें जोड़ दिया गया। 
दूसरा समझौता धरना देनेंके सम्बन्ध्मं है। मेरा कहना यह था कि यदि गोलमेज 
परिषद्‌ बुलानेका निश्चय किया जाये तो असहयोगकी सारी विरोधात्मक हरूचछ बन्द 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


रखी जाये तथा श्ञान्तिमय सद्ह्ेतुपूर्ण धरनेको छोड़कर अन्य सभी तरहके धरने 
परिषद्का फक प्रकट न होने तक मुल्तवी रखे जायें। परन्तु विरोधात्मक किटंप 
जो अभिप्राय है वह मुझे इतना भयावह मालूम हुआ कि मेरे लिए उसे मान छेना 
सम्भव नहीं लगा; अतएव मैने खुद अपनी ही तजवीज वापस के ली और सदहेतु- 
पूर्ण शान्तिमय धरनेकी बात भी छोड़ दी, यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे बहुत अफसोस 
हुआ। पर मैने मनमें कहा कि शरावख्ोरीको मिटानेके उद्देश्ससे जो सज्जन शराबकी 
दुकानोंपर धरना देनेके काममें लगे हुए है वे थोड़े दिनोके स्थगनसे होनेवाली इस 
द्वानिपर ध्यान ,न देंगे। 

मेंने अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी कार्य-समितिको यह सलाह देना भी मंजूर कर 
लिया है कि काग्रेस द्वारा स्वीकृत सामान्य सामूहिक सविनय अबज्ञा ३१ जनवरी 
तक स्थगित रखी जाये जिससे समिति और परिषद्‌ सरकारके साथ सुरूहकी वातचीत 
कर सके। हमारे उद्देश्यकी सचाई सिद्ध करनेके लिए मुझे यह परम आवद्यक मालूम 
हुआ । जबतक परिषद्की बातचीत जिम्मेदार लोगों द्वारा हो रही हैं तवतक हम कोई 
नया आक्रामक काम शुरू नहीं कर सकते। मैने कार्य-समितिको यह सलाह देना भी 
कबूल कर लिया कि यदि गोलमेज परिषद्‌ होने जा रही है तो जबवतक वह होती रहे 
तबतक तमाम हड़तालें बन्द रखी जायें | इसे में अनिवार्य मानता हूँ। हड़तालें नौकर- 
दाहीके प्रति अपना विरोध प्रकट करनेका साधन है। पर जब हम उसके साथ सुलह 
सम्बन्धी बातचीतमें छगे हुए है तो हम हड़ताले जारी नहीं रख सकते। कार्यकर्ता 
इसे याद रखें कि सामान्य सामूहिक सविनय अवज्ञाको छोड़कर अभीतक कांग्रेसकी 
आऔर कोई भी हलरूचल बन्द नहीं .की गई है। भ्रत्युत स्ववसेवकॉके नाम दर्ज करना 
तथा स्वदेशी-प्रचा रका कार्य ये दोनों वैसे ही जारी रहने चाहिए। जहाँ-जहाँ पूर्ण शान्ति- 
मय ढंगसे काम किया जाता हो वहाँ शराबकी दुकानोंपर घरना जारी रखा जा 
सकता है। जहाँ-जहाँ अकारण ही धरना देनेकी मनाही कर दी गई है वहाँ भी वह 
अवश्य जारी रहे। इसी प्रकार पाठश्ालाओ और विदेशी कपड़ोकी दुकानोंपर भी 
धरना जारी रखा जा सकता है। परन्तु एक ओर जहाँ हम यह कहते हैं कि हमारा 
सब कार्य उत्साहपूवंक जारी रखा जाये वहाँ दूसरी ओर हमें अधिकसे-अधिक संयमसे 
काम लेना चाहिए और हिंसा अथवा अविष्टताको अपने पास तनिक भी नही फटकने 
देना चाहिए। जब शक्तिके साथ संयम और शिष्टताका योग हो जाता है तब वह 
अजेय हो जाती है। सविनय अवज्ञा तो हमारा अनिवाय स्वत्व है। अतएवं उसकी 
तैयारी तो गोलमेज परिषद्‌के बुलाये जानेकी अवस्थामें भी जारी ही रहेगी। और 
सविनय अवज्ञाकी तैयारीमें इतनी बातें शामिल है : 


१. स्वयंसेवकोंके नाम दर्ज करना, 

२. स्वदेशीका प्रचार करना, 

३. छआछूतको दर करना, 

४. बचत, कार्य और विचारतक में अहिसाका पालन करनेकी ताछीम देना, 
५. भिन्न-भिन्न जातियों और सम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करना। 


मारूवीय परिषद्‌ २२९ 


मुझे मालूम हुआ है कि भारतके विभिन्न भागों ऐसे भी कितने ही छोग्र स्वयं- 
सेवक सेनामें भरती कर लिये गये हैँ जो न तो खादी ही पहनते हैँ और न पूर्ण 
“अहिंसा ' के कायछू है, अथवा यदि वे हिन्दू है तो यह नहीं मानते कि छुआछतका 
कायल होना मनृष्य जातिके प्रति अपराध करना है। में यह जरूरी बात छोग्रोको 
कहाँतक समझाऊँ कि अपने ही बनाये नियमोका पारून न करना अपनी प्रगतिकी 
गाड़ीको पीछे ढकेलना है। परमेदवर हमारे कार्यकी उत्क्ृष्टतासे खुश होगा उसकी 
मिकदारसे नहीं। जो छोग केवछ वाणीसे अपनेको मुसलमान और हिन्दू कहते है उन्हें 
ईइवरके दरबारमें स्थान नही मिल सकता। सच्चे और अच्छेसे-अच्छे मुसलमानसे 
बढ़कर इस्लाममें और क्या शक्ति है? हिन्दू धर्मके नाममात्रके हजारो अनुयायी अपने 
विश्वास और श्रद्धाके अनुसार व्यवह्र नहीं करते वल्कि उसको कलंकित करते है । यदि 
हिन्दू धर्मका एक भी सच्चा और पूरा अनुयायी हो तो वह अकेला ही हमेशाके लिए 
और सारी दुनियाके मुकाबलेमें उसकी रक्षाके निमित्त काफी है। उसी प्रकार एक 
सच्चा और पूरा असहयोगी निस्सन्देह छाखों नाममात्रके असहयोगियोकी अपेक्षा अच्छा 
है। सविनय अवज्ञाकी अच्छीसे-अच्छी तैयारी है विनयशीछरूता अर्थात्‌ सत्यपरायणता 
और अहिसा-बृत्तिको स्वयं अपने तथा अपने सहवासियोके भीतर जाग्नत करना। 


हमारी माँगें 


इस खयाछसे कि कापग्रेसकी माँगें क्या-क्या है इसे अच्छी तरह जानते हुए ही 
सब छोग गोलमेज परिषद्में शरीक हो सकें, मैने अपनी तरफकी सब वातें साफ-साफ 
पेश की और खिकाफत, पजाव तथा स्वराज्य-सम्बन्धी अपना दावा उपस्थित किया। 
उन्हें में यहाँ भी देता हूँ: 

(१) जहाँतक में अपनी याददाइतके आधारपर लिख सकता हूँ, कुस्तुन्तुनिया, 
एड्रियानोपछ, एनेटोलिया तथा स्मर्ना और प्रेस तुर्क छोगोकों पूर्णतः वापस दे दिये 
जायें। अरब, मेसोपोटामिया, फिलस्तीन और सीरियासे तमाम गैर-मुस्लिम सत्ता हटा 
ली जाये और इसलिए इन प्रदेशोसे पुरी तरह तमाम ब्रिटिश सेवा, फिर वह चाहे 
अंग्रेजी हो या हिन्दुस्तानी, वापस वुला ली जाये। 

(२) कांग्रेसकी उप-समितिकी' रिपोर्ट्में सूचित बातोपर पूरा-पूरा अमछ किया 
जाये और इसलिए सर माइकेल ओडायर, जनरलरू डायर तथा दूसरे अफसरोंकी, 
जिनकी वरखास्तगीकी राय समितिने दी है, पेंदनें बन्द कर दी जायें। 

(३) पूर्वोक्त माँगें मंजूर कर छी जानेकी अवस्थामें, स्व॒राज्यसे हमारा अभिप्राय 
पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। ऐसे स्वराज्यकी योजना उन भ्रतिनिधियों द्वारा 
तैयार की जानी चाहिए जो कांग्रेसके सविधानके अनुसार निर्वाचित किये गये हो। 
इसका अर्थ है--४ आने देनेपर काग्रेसकी सदस्यता और तव मत देनेका अधिकार। 
हरएक वालिग हिन्दुस्तानी, स्त्री हो या पुरुष, जो चार आते देता है और जिसने 


१. अप्रैछ १९१९ में पंजावमें हुए उपद्र्वोकी जाँचके लिए नियुक्त को गईं उप-सम्तिति । देखिए 
खण्ड ९१७, ए४ १२८-३२२ । 


९३० सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


कांग्रेसके ध्येयको लिखित रुपमें स्वीकार किया है, मतदाता होनेका अधिकार रखता है । 
स्व॒राज्य-संविधानके लिए भत्तिनिधि चुनना इन्हीं भतदाताओंका काम्र होगा। इसको 
कार्य रुपमें परिणतर करना होगा। ब्रिटिश पाल्यामेंट द्वारा इसमें कुछ भी रहोबदल 
नहीं किया जायेगा और यह जैसेका-तैसा कार्यान्वित किया जायेगा। 
अब हक लोग पूछते हैँ कि “ यदि कांग्रेसका कार्यक्रम ऐसा 
हसा-सूला अरि कठोर है, र परिषदकी आवश्यकता ही कहाँ ! 
मेरा मत यह है कि आवश्यकता हैं और सदा रहेंगी। का डक 
अब इस वातपर विचार करें कि इन माँगोंकी पूर्ति किस रीतिसे की जायें। 
ही सकता है कि सरकारके पास इन दावोंके लिए कोई युक्तिसंगत उत्तर हो और 
सम्भव है वह सबके यकले भी उतर जाये। कांग्रेसने अपनी त्यूनतम माँगें पेश कर दी 
हैं; छेकित कमसे-कम माँगें स्थिर करनेका अर्थ यही है कि उसे अपने ध्येयके व्याय- 
मूलक होनेमें विश्वास है। इसका यह भी अर्थ है कि इसमें सौदा करनेकी गृंजाइन 
नहीं है। अतएव, इसमें किसीकी कम्रजोरी या असमथेतासे फ़ायदा उठानेकी कोई बात 
नहीं है। सिर्फ यूक्‍्ति और तकंका ही सहारा लेना होगा! यदि वाइसराय परिपद्का 
आयोजन करते है तो इसका मतलब यही है कि या तो वे इन दावोंके न्यायपूुर्ण 
होनेके कायल हूँ, था कांग्रेसके लोगोंके तथा दूसरोंके सामने उनकी अन्यायमूलकता सिद्ध 
करनेकी आजा करते हैं। इन दावोंको रद या कम करनेका प्रस्ताव सामने छानेका 
अर्थ है उनका तत्सम्वन्धी न्याय्यतामें विदवास होना। यह है मेरा उस परिषदका आर्य 
जिसे में 'बराबरीवालोंकी परिषद्‌” कहता हूँ। उसमें वलप्रयोगका कही चामतक ने 
हो और ज्यों ही एकको अपने पक्षमें अन्याय दीख पड़े त्यों ही वह उसको छोड़ दे। 
में वाइसराय महोदय तथा सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिको यकीन दिलाता हूँ कि कांग्रेसी 
अथवा असहयोगीगण उतने ही न्यायप्रिय है जितने दुनिया या इस देशके अन्य छोग 
हो सकते हैं। न्यायकी दिशामें प्रेरित करनेवाले तत्त्व उनमें व्याप्त हैं; क्योंकि आखिर 
मुनासिव प्रस्तावोंको नामंजूर कर देनेके फलस्वरूप जो मुसीवतें आयेंग्री वे उन्हींकी 
झेलनी पड़ेंगी। कक 
मैंने छोगोंको विश्वासके साथ कहते हुए सुना है कि खिलाफतके वारेमें तो 
साआ्राज्य सरकार लाचार है। मैं चाहता हैं कि मुझे भी ऐसा विश्वास हो जाता। 
और फिर अगर. साम्राज्य सरकार इस मामकेको अपना ही काम समझकर भारतके 
मुसलूमानोंका साथ देनेको तैयार हो जाये तो मुझे बड़ा सन्‍्तोष हो। और मे साम्राज्य 
सरकारकी हादिक सहायताका सहारा लेकर दूसरी शक्तिमोंको भी खिलाफतके दावेकी 
स्यायपूर्णता जेचानेका प्रयत्न करूँगा) दावेकी न्यायपूर्णताके स्वीकृत हो जानेपर भी 
उसको कार्यास्वित करनेके विषयमें बहुत-कुछ विचार करना वाकी ही रहेगा। 
उसी प्रकार पंजावके विषयमें सिद्धान्तकों मान लेनेपर भी तफसील सम्व॒न्बी बाते 
तय करनी बच रही हैं। वरदवास्त किये गये मुलाजिमोंकी पेंशते वन्द करनेके विषय 
भी तो अनैक कानूनी कठिनाइयाँ पेश की गई हैं। पाठ्क शायद यह न जानते 
होंगे कि मौलाना शौकत अलीकी पेंशन (मेरा खयाल है कि उतका रुतवा भी नेता 
ही था जैसा कि सर माइकेल ओ'डायरका) तो वगैर किसी प्रकारकी जाँचके या 


मालवीय परिषद्‌ २३१ 


वगर उत्तको पहले नोटिस दिये ही बन्द कर दी गई थी। भुझे विश्वास है कि सेवा 
विधान (सरविस रेग्युलेशन्स)में यह्‌ अवध्य लिखा है कि किसी भी पदाधिकारीका नाम, 
फिर वह चाहे कितना ही उच्च क्यों न ही, यह पाये जानेपर कि उसने अपने कत्तंव्यकी 
घोर अवहेलना की है अथवा किसी प्रकारका अराजभक्तिपूर्ण काम किया है, पेंशन- 
सूचीमें से एकदम निकाल दिया जायबेगा। कुछ भी हो सरकारको चाहिए कि वह 
इन अफसरोंकी पिछली सेवाओके गीत गाये बिना पंजाबकी मॉँगोंको तामंजूर करनेकी 
न्याय्यता सिद्ध करें। यदि यह भी मान लिया जाये कि भारतके प्रति कत्तेंव्यकी 
अवहेलना और साम्राज्यकी सेवा साथ-साथ चल सकती है तो भी उन्होंने भारतको 
जो हानि पहुँचाई है उसे देखते हुए मैं यह नही माच सकता कि उन्होंने साम्राज्यकी 
कुछ सेवा की है। मैं इन दोनोंको एक ही तराजूपर तोलनेके लिए तैयार नहीं हूं। 
स्व॒राज्य योजना निःसन्देह एक ऐसी चीज है जिसपर भिन्न-भिन्न मत होंगे -+- 
जितने व्यक्ति उतने ही मत। यह तो मुख्यतः एक ऐसी बात है जिसपर एक सभामें 
विचार किया जाना आवश्यक है। और वहाँ भी सबको अपने-अपने विचार साफ 
तौरपर प्रकट करने चाहिए। किसीको कोई बात अपने दिलूमें दबाकर नहीं रखनी 
चाहिए। सबके दिलोंमें 'भारतकी स्वतन्त्रता” ही सर्वोच्च हेतु होना चाहिए। भक्ते 
ही ब्रिटिश जनताकों चाहे इस तरफ ध्यान देनेकी फुरसत न हो, कॉमन्स सभा इस 
विषयमें उदासीन हो, और छॉर्डस सभा इसके प्रति विरोध-भाव रखती हो, पर ये बातें 
इसमें बाधा बनकर उपस्थित नहीं हो सकतीं। भारतका कोई भी प्रेमी इन अवान्तर 
बातोंको विचारमें नहीं छायेगा। उसका ध्यान तो सिर्फ एक ही बातपर रहेगा; वह 
तो सिर्फ यही सोचेगा कि क्या भारत जो-कुछ चाहता है वह उसके लिए तैयार 
है! या वह एक बालूककी तरह कोई ऐसी वस्तु माँग रहा है जिसे पचाना उसकी 
शक्तिके बाहर है? इस बातका निएचय तो केवल भारतीय ही कर सकेंगे, बाहरी 
लोग नही। 
इस दृष्टिसि सोचनेपर पूर्ण स्वराज्यकी योजना तैयार करनेके लिए किसी 
ऐसी सभा करनेका विचार में अवश्य ही इस समय अनुपयुक्त मानता हूं। भारत 
अपनी शक्तिका कोई अकाद्य प्रमाण अभीतक नही दे पाया है। माना कि उसने 
भारी कष्ट उठाया है; किन्तु अभी अपने ध्येयके गौरवकी दृष्टिसे उसे और भी कष्ट 
सहन करना बाकी है। असी उसे और भी अधिक अनुझासित बननेकी आवश्यकता है। 
परिषद्के प्रस्तावोंमें असहयोगियोंको एक पक्षकी तरह न रखे जानेंके प्रति मै खास तौर- 
पर सजग था; क्योकि अभी हममें बहुत कमजोरियाँ बाकी हूँ। जब भारतमें आत्म- 
नियन्त्रणके साथ बरू-संचार हो जायेगा तब मैं खुद ही वाइसरायका दरवाजा खट- 
खटाऊंगा' और कहूँगा कि परिषद्‌ बुलाइये । और मुझे माछूम है कि वाइसराय, फिर 
वे चाहे कोई प्रसिद्ध कानूनदाँ हों था बड़े नामी फौजी पुरुष, प्रसन्नताके साथ उस अब- 
सरका छामर उठायेंगे। मुझे अपनी कमजोरीका भान है, इसलिए में सीधा उनके पास 
नही जाता। परन्तु चूँकि मैं विनयशील हूं, इसलिए मैं नरम दरूवाले अथवा अन्य मिन्रोंके 
साध्यमसे यह साफ-साफ प्रकट किये दे रहा हैँ कि मैं प्रामाणिक परिषद्‌ या परामशेके 


र्श्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किसी भी अवसरको हाथसे जाने देना नही चाहेगा। और इसलिए मैंने असहयोगियोंको 
यह सलाह देनेमें आगा-पीछा नहीं किया कि निष्पक्ष दलके भाइयोंके पात्त हमें इतज्ञ- 
भावसे जाना चाहिए और यह कहकर अपनी सेवाएँ अपित करनी चाहिए कि जिस 
परह वे उचित समझें, हमसे काम कछे। यदि वाइसराय अथवा अन्य कोई परिषद्‌ 
वुछाना चाहें तो उसमें जानेसे इनकार करना असहयोगियोके लिए बेवकूफीकी वात 
होगी। असहयोगियोंके पक्षकी सफलता लोकमतके निर्माण और जनताके समर्थनपर 
अवलरूम्बित है। उनके लिए तो दूसरा कोई बल ही नहीं है। जनताका समर्थन सो 
देना कुछ नहीं तो फिलहाल ईश्वरीय वाणीसे वंचित हो जाना है। 

स्व॒राज्यकी योजना तैयार करनेके विषयमें भी मैने सिर्फ वहों उपाय सुझाये हैं 
जो मुझे बहुत ही व्यवहाय॑ मालूम हुए है। न तो अ० भा० कांग्रेस कमेटीने और 
न कार्य-समितिनें ही उनपर विचार किया है। कांग्रेसके मताधिकारको ही आधार 
भान लेनेका सुझाव भी मेरा ही है। परन्तु इसमें मैने जिस मूलभूत सिद्धान्तका 
आधार छिया है वह वास्तवमें ऐसा है जिसपर कोई आाक्षेप नहीं किया जा सकता। 
स्वराज्य योजना तो वही हो सकती है जो छोक-प्रतिनिधियों द्वारा तैयार हुई हो। 
तब शासन-शास्त्रके उन विद्येषज्ञों तथा दुसरे छोगोंके विषयर्में क्या करना चाहिए, जो 
लोगों द्वारा निर्वाचित न हो सकें? भेरी रायमें तो वे भी उसमें शामिल हों और 
उन्हें मत देवेका भी अधिकार रहे। अवश्य ही वे अल्पसंस्यामें रहेंगे परन्तु निरन्तर 
अपने युक्ति-संग्रत तथ्यों और सुझावोंके द्वारा सभाको लाभ पहुँचाते हुए बहुमत- 
पर अपना असर डालनेंकी आशा तो वे कर ही सकते हैं। यदि गोलमेज परिपदुमें 
परस्पर विद्वास और आदरसे काम छिया गया तो उसके द्वारा सन्तोषजनक और 
सम्मानास्पद सन्धि हुए बिना न रहेगी। 


अप्रिय घटना 


बड़े दु:खकी वात है कि माछवीय परिषद्‌में से सर शंकरन्‌ नायर एकाएक उठकर 
चल दिये। भेरी समझमें उन्हें मेरे अथवा बादमें श्री जिन्ना द्वारा व्यवत विचारोसे कुछ 
लेता-देना नहीं था। विशेषतया स्पीकरकी हैसियतसे उनका किसीके विचारोसे प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूपमें सहमत होना जरूरी नहीं था। में यह कहें बिना नहीं रह सकता कि 
सर शंकरनूने अपने अध्यक्षीय कत्तंव्यकों समझनेमें भूछ की। फिर भी प्रजातन्त्रकी प्रगति- 
के साथ-साथ हमें स्वतन्त्रताके ऐसे गछत उपयोगतक के लिए तैयार रहना चाहिए | 
उन्होंने अपनी स्वतन्त्रताका जो साहसपूर्ण उपयोग किया, मैं उसके लिए उन्हें वधाई 
देता हूँ; यों निजी वातचीतमें मैं इसे कट्टरता कहनेमें नहीं हिचकिचाया हूँ। पर 
लोग लाचारीमें निराश होकर नहीं रह गये। उनके जाते ही बिना शोर-गूलके सर 
विश्वेदवर॒व्या' स्पीकर चुव लिये गये, और सभाने पुराने स्पीकरकी सेवाबोंके लिए 
धन्यवादका प्रस्ताव पास कर दिया। एक वर्ष पहले सर बंकरनू-जैसे भनुष्यके यह पद 
छोड़ देनेपर भारी खलबली मच जाती और छोय उन्हें मनानेके लिए दौड़ पड़ते। 


१, अख्यात इनजीनियर; मेदरके दीवान । 


माशल लॉसे भी बदतर २३३ 


पर अब तो राष्ट्र स्वतन्त्रता-प्रिय हो गया है। अब वह अपने हकोकों और मर्यादाको 
समझता है, अतएवं ऐसे मौकोको घैर्यके साथ निबाह लेता है। 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, १९-१-१९२२ 


८९. मसाहंल लॉसे भी बदतर 


जबतक यह बेर दमन जारी है तबतक मुझे उसकी प्रामाणिक कहानियाँ पाठकों- 
को सुनानी ही होगी। हाँ, जब भारतवर्ष अपने सर्वोपरि बलिदान द्वारा उसकी 'इतिश्री 
कर डाछेगा, तब यह क्रम अपने-आप बन्द हो जायेगा। में इस दमनकों बर्बेरे इसलिए 
» कहता हूँ क्योकि यह जड, जंगली, असंस्कृत और क्ूरतासे भरा हुआ है। मान छीजिए 
कि कुछ असहयोगियोने हड़तालके मौकेपर अथवा दूसरे कामोके सिलरूसिलेमें लोगोको 
डराया-धमकाया और हिसा-काण्ड भी मचाया, तो क्या उन अपराधियोंका पता छग्राना 
और उनको सजा देना कोई कठिन बात है? यदि सरकारको गवाह नहीं मिल रहे 
हैँ तो क्या इससे यह नही सिद्ध होता कि तमाम जनता इस सबसे सहानुभूति रखती 
है? कोई काम कितना ही निन्‍्दनीय क्यो न हो, जब सारा राष्ट्र उसे करने रूगता 
है तव वह अपराध नहीं रह जाता और उस देश्के कानूनके अन्तगंत उसपर कोई 
कारंवाई नहीं की जा सकती। अतएव एक गैर-जवाबदेह सरकार द्वारा किया जा 
रहा दमन हरगिज छोकप्रिय काम नही कहा जा सकता और न वह  छोगोकी रक्षाके 
लिए किया गया काम ' ही मावा जा सकता है। परन्तु आज यहाँ तो दमन इसलिए 
किया जा रहा है कि छोगोंका बढ़ता हुआ एक ऐसा आन्दोलन ही दबा दिया जाये 
जो कि इस सरकारकी काली करतृूतोंके खिलाफ खड़ा किया गया है। इस दृष्टिसे 
यह दमन और भी ज्यादा अक्षम्य हो जाता है। 

परन्तु इस लेंखका हेतु यह नहीं है कि छोगोके सामने इस दमनको अन्यायपूर्णं 
सिद्ध किया जाये; वल्कि उसका उद्देश्य उसकी पाशविकताकों स्पष्ट करना और यह 
दिखाना है कि वह भाशेल लॉसे भी वदतर है। 

इसके मुकावलेसें पंजावका फौजी कानून तो एक तरहसे सभ्यतापूर्ण चीज ही 
थी। और उसका नाम चूँकि माछेंल हा था इसलिए छोगोके दिल थर्रा देनेका अपना 
उद्देश्य तो उसे पूरा करना ही था और उसने वह किया। परन्तु अब प्रचलित कानूनके 
नामपर, परल्तु वास्तवमें बिना किसी कानून-कायदेके, जो-जो काम हो रहे है उनको 
रोकनेवाली तो कोई चीज है ही नही, माशल हॉमें सभ्यताका कुछ-न-कुछ तो खयाल 
रखा ही जाता है पर इस निरकुशताम तो उसका नामोनिशान भी नही है। 

फरीदयपुरमें कोड़ोकी सजाको ही लीजिए। डाक्टर मैत्र कलकत्तेके एक सुप्रसिद्ध 
चिकित्सक है। उनका सम्बन्ध किसी दलसे नही है। उन्होने फरीदपुर जेलका मुलाहिजा 
करनेके बाद वहाँका सजीव वर्णन भेजा है। दो भद्र पुरुष, जिनमें एक हेडमास्टर थे, 
एक साथ कोड़े छगरातेकी एक चौखटसे बेघे हुए थे और उन्हें अन्धाघुन्ध कोड़े लगाये 


श्शे४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जा रहे थे। अपराध ? जेलके अफसरोंको सलाम त करना। डावटर मैत्रने अपने मल्ता- 
हिजेमें देखा कि जेलके रजिस्टरमें इस सजाका उल्हेलतक नही किया गया है। उ्हें 
मादूम हुआ कि कितने ही मुलजिमोंको, जिनमें कुछ हवाछाती थे, रातभर हयकड़ी 
पहनाकर रखा जा रहा था। एक कैदीको वरावर तीन दिनतक डण्डा-वेड़ी डाछकर खड़ा 
रखा गया था।  कारावासकी कुछ कोठरियोंमें जितने कौदियोंकि लिए जगह निश्चित 
थी उससे लगभग दूने कंदी उनमें दस दिये गये थे। जाड़ेका भौसम था। पर उनके 
खाने-पीने और ओढ़नें-विछानेकी ओर किसीने पर्याप्त ध्यान तेहीं दिया।” बंगालकी 
सरकार इसका कया जवाब देगी? वह इन घटनावोंकों तो हजम नहीं कर सकती। 
बस, निय्तण अथवा “जेलकी भर्यादाकी रक्षा ' ही उसके समर्थनका आधार हो सकता 
है। सरकारी सूचनापत्रमें कहा गया है कि “इन सजाओोंका अभीष्ट प्रभाव हुआ है 
और तबसे अनुश्ञासनका पालन हो रहा है।” 

अच्छा, अब प्रयागराज आाइए। संयुक्त-प्रान्तकी सरकारने अपने वरतावके विषयमें 
श्री महादेव देसाईका एक प्रमाणपत्र पेश किया है। महादेवभाईका सच्ाईके नाते कहना 
यह है कि अब उनके साथ सरकार भनुष्यके जैसा व्यवहार कर रही है। पर पाठ्क 
जरा महादेवभाई द्वारा वर्णित नेती जेलके कंदियोंके साथ किये जानेवाले दुव्मंबहारकी 
रोमांचकारी कहानी भौर उनकी यातनाका हार भी, जिसमें कोड़ोंकी मार भी क्षामि् 
है, पढ़ें । 

सीतामढ़ीसे समाचार आये हैँ कि वहाँके छोगोंपर २५,०००) जुर्माना ठोका 
गया है और वहाँ दाण्डिक (प्युनिटिव) पुलिस बठा दी गई है। स्रीतामढ़ी विहारका एक 
सब-डिवीजन है। इस जुमते और दाण्डिक पुलिसका अर्थ यह है कि सीतामढ़ीके 
लोगोंका माल-असवाब जबरन्‌ उठा लिया जायेगा। “मदरलंड में! सिहुलिया, भन्दरपुर 
और भरतवा नामके गाँवोमें हुई छूट-पाटका वर्णन प्रकाशित हुआ है। कर 

सिन्धका भी यही हाल है जैसा कि सिन्ध कांग्रेस कमेटीके मिम्तलिखित पत्रसे' 
भालूम होता है। 

“हेल्ू” ने रहपत रमूल नामक मार्क लॉके एक पंजाबी कदौरा पत 
प्रकाशित किया है। इस समय बहू और उसके दो साथी कक पक जेहम 
हैं। बे गत नवम्बर मातसें अंडमान जेलसे छाये जाकर वहाँ एक ऐसी कोठरीम 
रखे गये थे जो भौतकी सजा पानेवाले कदियोंके लिए हुआ करतो है। उन्हें 
तीन दिचतक भोजन नहीं दिया गया। तीन दिन बीत जानेपर डाकहर आया 
और उससे उन्हें खाना दिलवाया। जब सुपरिस्टेंडंट वहाँ आाता तब-तब उनसे 

जैसा कि मुसलमान सोग तमान 
कहा जाता कि अदवके साथ हाथ उठाकर ( लगी 
पढ़ते चक्त करते हैं) कहो-- सरकार एक।” रहमत रसुलने इस अनीतिपृर् 


१, मजहरुक हक द्वारा सापादित अंग्रेजी साप्ताहिक । 
२, पहाँ नहीं दिया जा रहा है । 
३० पर्शं पत्रके कुछ भंश ही दिये हैं । 


भारोल ठॉसे भी वदतर २३५ 


तथा इस्लामके मूल सिद्धान्तोंमें दखल देनेवाले आदेशका पालन करनसे इनकार 

करते हुए अधीक्षकसे कहा कि मेरे नजदोक खुदा ही एक है और में उसीको 

इबादतके वक्‍त हाथ उठा सकता हूँ। . . « उसकी इस घामिकताका इनास 

उसे पाँच तरहकी सजाओंके रूपमें दिया गया -- ३० कोड़े, छः महीनेकी काल 

कोठरी, छः भहीनेतक दढाठके कपड़े पहनना, छः महीनतक डंडा-बेड़ियाँ और 

छः महोनेतक सादी बेड़ियाँ . . - राजनेतिक कीदियोंके प्रति यहाँ के मधिकारियों- 

को सनोवृत्तिका यह केवल एक नमूना है। राजन तिक बन्दियोंके साथ ऐसा 

बरताव किया जाता है भानों वे चोर-डाकुओंसे भी खराब हों। 

पाठक भूले वे होंगे कि पिछलो जुलाईमें पुलिसने मटियारीमें निर्दोष 

व्यक्तियोपर गोलियाँ चलाई थीं। उस समय एक आदमी मरा और कितने 

ही घायल हुए। इस सम्बन्ध सरकार हारा नियुक्त किये गये आयोगन जो 

रिपोर्ट पेश की है वह दबा दी गईं हैं और बस्बई सरकारके सचिवालयसें 

पड़ी है।. « « 

हाल ही में यह | सब॒-इन्स्पेक्टर | जुर्मानेकी रकम वसुरू करनेके लिए एक 

असहयोगीके घरमें, जो इस सम्रय जेलमें है, घुस गया और उसने जो' पर्दा- 

नशीद औरतें घरमें थीं, उनसे घरका मार-मता जबरदत्ती छीन लिया। उसने 

मुजरिमके भाईकों औरतकी वाकसे सोनेकी नथ तक नोंच लो। 

शरीर हो चाहे सम्पत्ति, पुरुष हो चाहे स्त्री --बाहर सरकारकी वक्त दृष्टिसे 
कोई नहीं बचा और न कारावासमें ही जीवन सुविधामय है। केवल लोगोके शरीरको 
बन्धनमें डालने-भरसे सरकारकी तृप्ति नही हो रही है। छोगोको तरह-तरहकी यातनाएँ 
दिये बिना और उनका मान-भंग किये बिना उसका काम नहीं चछता। 

इस प्रकार हम जिस कानूनके अन्तगंत रह रहे है वह जलियाँवाला वाग-काण्ड 
रहित माल लॉ ही है; बल्कि यह उससे भी गया-बीता है। जलियाँवाला बाय-काण्ड 
अत्याचारपूर्ण काण्ड था, तथापि वह सरकारके इरादेका स्पष्टतम प्रदर्शन था और 
उससे हमें अभीष्ट घकका भी पहुँचा था। जो-कुछ था खुल्लमखुल्ला था। अब जो-कुछ 
हो रहा है वह कैदखानोंकी निष्ठुर दीवारोके घेरेमें अथवा सुदूर देहातोमें हो रहा है 
और इस कारण उसका स्वरूप किसीकी आँखोके सामने वहीं आ पाता। ऐसी हालतमें 
हमारा साफ तौरपर यही कत्तंव्य है कि हम मार्शल लौंकों आमन्ब्रित करे, और कोई 
वेहृदापत बरदाइत न करे। हम अपने भीतर बन्दुककी गोलियोका स्वागत कर सकने 
योग्य साहसका विकास कर सकें और १९१९ की तरह इन्हें अपनी पीठपर नही बल्कि 
विना किसी रोपके, खुशी-खुशी अपने सीनोंपर झेले। 

[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १९-१-१९२२ 


९०. भूल-सुधार 
सम्पादक 
“यंग इंडिया * 
महोदय, 
आगा सफदरको गिरफ्तारीपर मेने आपकी टिप्पणी' अभी-अभी देखी। 
आपके सम्वाददाताने कुछ बिलकुल ही गलत बातें कही हे। मे आपको बताना 
चाहता हूँ कि (१) भोड़ने सजिस्ट्रेकका अपसान नहीं किया था, (२) भोड़ 
जेलमें नहीं घुती थी, (३) पुलिसके अधिकारीका व्यवहार शिष्द नहीं था। 
इन तीन अहम मुहोंपर आपको रिपोर्ट बिलकुल गरुत है। . - « भविष्यमें 
आप किती संवाददाताका बयान छापनेसे पहले उसकी प्रामाणिकताकी जाँच 
अवद्य फर हलें। 
सियालकोट, २००१२-१९१२ १ 
भवदीय, 
मंत्री, 
नगर कांग्रेस कमेटी 
में इस भूल-सुधारकों सहष प्रकाशित करता हूँ। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-१-१९२२ 


९१. भद्रासमें गृण्डाग्दो 


डा० राजनने १३ तारीखको, मद्रासमें हड़तालवाले' दित, एक पत्र लिखा है 
जिसमें थे लिखते है: हे 

मद्रासकी हड़ताल पुर्णतया सफल रही। ऐसा लगता है जसे पूरा बाहर 

विन-भरके छिए मर गया हो - - - छेकिन एक बड़े शहरकी हड़तालमें जो खतरे 

छिपे पड़े हैं, उनकी मेने कभी कल्पना भी नहीं की थो। हम इस बातपर गवेका 

अनुभव कर रहे थे कि तगरके विस्फोटक भागोंपर नियन्त्रण कायल कर लिया 

गया है। - . - में, रामताथव और आवितारायण चेट्टियर खतरेके तीन-चार 


१. देखिए “ व्प्पिणियों ”, १५-१२-१९२१ का व्य-शीषेक “भागा सफदरकी भोस्से ” । 
२. पह हड़ताल भद्राल-भागमनपर युवराजका बहिष्कार करनेके लिए की गई थी । 
३. पत्रके केवल कुछ भंश पहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं । 


मद्रेसमें गृण्डागर्दी २३७ 


स्थानोंपर थे और हमने दंगा होते-होते रोका। दोष किसी खास पक्षकों नहीं 
दिया जा सकता। जो लोग जनमतकी अवज्ञा करते हे बस भीड़ उनके खिलाफ 
ऋधसे भर उठती है। परन्तु फिर भी गांधी-पार्टैके प्रतिनिधियोंका एक मौठा 
शब्द, एक विनम्र उलाहना उन्हें ज्ञान्त कर देता है। हथियारबन्द सेनिकोंकी 
उपस्थिति उन्हें उत्तेजित फरती है। शहरमें एक छोटे लड़केकी जाँघमें संगीन घोंप 
दी गई थी। कोई और दुर्घटना अभीतक हमारे सुननेसें नहीं आई है। अभी-अभी, 
यह सब लिखते हुए; में सुन रहा हूँ कि भाउंठ रोडके पाल दो आदमियोंपर 
गोली चलाई गईं है . - « 

गवर्नर लॉ विलिग्डन और सन्त्रि-पद स्वीकार करनेवाले पक्षके प्रमुख 
सर पी० त्यागराज चेट्टी खुद नगरके फेल्रीय भाग, कोतवाल बाजारमें गये। 
उन्होंने सेनिक सहायताका वचन दिया। - « « 

बादसें, में पेंदल माउंट रोड गया। दु्घेटनास्थलू चेलिग्टन” नामका एक 
पारसी सिर्ेमाघर था। सिनेसाके सामने एक कुछ भीड़ इकदठी हो गई और 
कुछ पत्थर फेंके गये। एक पारसोने ऊपरकी मंजिलसे भीड़पर भोली चला 
दी। भोड़में से एक आदमी वहीं मर गया और जंसा कि मुझे बताया गया, दो 
जरुमी हो गये। इसपर भीड़ उत्तेजित होकर सिनेमापर टूट पड़ी और अन्दर 
घुसकर उसने खिड़कियाँ और फर्नोचर वर्गरा तोड़ डाला। कुछ बेर बाद उसपर 
काबू पा लिया गया और अब पुरे इलाकेसें फौज तेनात है। घुड़सवार सेना 
और बस्तरबन्द गाड़ियाँ गशत कर रही हे। यह सड़क ऐसी है जिससे युवराजको 
आना-जाना है। लेकिन अब युवराजका सार्ग बदलकर समुद्र-तटके साथ-साथ 
कर दिया गया है। 

मुझे अभी-अभी सुचना सिलो है कि भोड़ने सर त्यागराज चेट्टीकों उनके 
मकानमें घेर लिया है। आज युवराजके आगमनके समय वे कौसिलमें भी भाग 
नहीं ले सके। - « पर मुझे इस घातकी प्रसन्नता है कि कोई ज्यादा खराब धात 
नहों हुईं। मे समझता हूँ कि उन्हें शारोरिक रूपसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा 
है और न ऐसी आशंका ही है। 
डा० राजनका यह पत्र मैने मद्रासको हड़तालकी सफलतापर वधाई देतेके लिए 


उद्धत नही किया है, वल्कि हड़तालके दिन हुई गुण्डायर्दीपर शोक प्रकट करनेके लिए 
उद्धृत किया है। यदि हड़ताल न होती और गुण्डागर्दी न होती तो ज्यादा अच्छा 
होता। यह कहनेसे कि यह निरंकुश बरबादी गृण्डोकी करतूत थी, कोई बचाव नही 
होता । क्योंकि यह इस बातका पूरा प्रमाण है कि असहयोगी मद्गासमें स्वराज्यके योग्य 
नही हैं। जो उसकी योग्यताका दावा करते है उन्हें हिसाकी सभी शक्तियोको काबूमें 
रखने योग्य होना चाहिए। हड़ताल शान्तिपूर्ण नही थी, क्योकि जो-कुछ वेचारे सिलेमा- 
वाछेके साथ हुआ वही दूसरोके साथ भी होता यदि उन्होने अपनी दूकानें खोलनेकी 
हिम्मत की होती। सिनेमावाले का गोली चछाना में इसलिए उचित समझता हूँ कि 


१३८ सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


यदि वह गोली न चछाता तो उसका सिनेमाघर वरवाद हो जाता। भीढ़का प्रचण्ड 
रोष उचित दण्डपर उद्धत कोधका प्रदर्शन था। सर त्यागराज चेट्टियरके घरको धेर 
लेता वैयक्तिक स्वतन्त्रतामें एक कायरतापूर्ण हस्तक्षेप था। भीड़ने सर त्यागराजको 
युवराजका सम्मान करनेसे रोककर अपनेको अपमानित किया है और सर त्वागराज 
चेटियर जो सम्मान नहीं कर सके उससे महत्त्वको और बढ़ा दिया है। यह भीड़का 
तरीका हो सकता है, पर यह असहयोगियोंके “काम करनेका” तरीका नहीं है। 

डा० राजन और उनके साथियोंने हड़तालको शान्तियूर्ण रखनेमें कोई कसर वाकी 
नहीं रखी। उनका हम आदर करते हैं। परल्तु भद्राससे हमें एक शिक्षा मिलती है, 
जैसी कि बम्बईसे मिली है। हमें अभी बहुत काम करना है, तभी हम स्वराज्यका 
सच्चा वातावरण पैदा कर सकेंगे । या तो हम एक सफल शान्तिपूर्ण क्रान्तिमें विव्वास 
रखते है, या फिर इस चीजमें विद्वास रखते हैं कि अहिंसा केवछ हिसाकी तैयारी 
मात्र है। यदि यह दूसरी बात ही सच है तो हमें अपने सिद्धान्त्में संशोधन कर छेना 
चाहिए। परन्तु में इतना आशावादी हूं और मेरा यह विश्वास है कि भारतने अहिसाकी 
भावनाको बहुत ही विलक्षण रूपसे हृदयगंम कर लिया है। अमतसर, लाहौर, अलीगढ़, 
इलाहाबाद, कलकत्ता, वारीसार और अन्य असुझुय स्थानोंपर जिस आदर्श आत्म-संयमका 
परिचय दिया गया है, वह यह बताता है कि जहाँ केवल प्रतिज्ञावद असहयोगी ही 
काम करते है वहाँ हम यह भरोसा कर सकते हैं कि अहिसाका पालन होगा, छेकिन 
जहाँ मद्रासकी तरह अनुशासनहीन भीड़ जमा हो जाती है वहाँ असहयोगियोंका कोई 
नियन्त्रण नहीं रहता। हमें निराश न होकर कोई ऐसा इलाज दूँढ़ना चाहिए जिससे 
मद्रास-जैसी गुण्डागर्दीकों पुच्रावृत्ति न हो। हरदोईमें श्री वेकरपर हुआ हमला भी 
उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सौभाग्यसे वे बच गये हैं। गिने-चुनें सिरफिरे छोगोका 
पता छगाना या उन्हें सँभ[ालना बहुत ही मुश्किल है। मुझे इसमें सन्देह नही कि 
यह काम किसी ऐसे अज्ञात व्यक्तिका है जिसका असहयोगसे कोई सम्बन्ध नही 
है। कछेकिन हमें इस तरहके मामछोंसे भी निपटना है। अहिल्ात्मक वातावरणम इस्त 
तरहकी घटनाएँ प्रायः असम्भव हो जानी चाहिए। परल्तु यह मानना होगा कि ऐसा 
अपेक्षित वातावरण अभी वना नहीं है। वह तभी बनेगा जब हम हिंसाकों अपने 
विचारोंमें से बिलकुल निकाह देंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १ ९-१-१९२२ 


९२. टिप्पणियाँ 


कर-चजन्दी 


कुछ स्थानोंमें में करोकी अदायगी बन्द करके सामूहिक सविनय अवज्ञा शीक्ष 
आरम्भ करनेकी इच्छा देखता हूँ । किन्तु में इस खतरनाक साहसिक कार्यको शुरू करनेसे 
पहले बहुत ही ज्यादा सावधानीका आग्रह करूँगा। हमें हिसाकी सम्भावनाके प्रति 
उदासीन नहीं होना चाहिए, और इस वातकी तरफसे अपना पूरा इत्मीनाव कर लेना 
चाहिए कि जनता अपनी फसर और पश्ु या अपनी सम्पत्ति जब्त होते देखकर भी 
मत्म-संयमसे काम छेगी। में जानता हें कि करोकी अदायगी बन्द करना सरकारको 
सबसे जल्दी उलटनेका एक तरीका है। केकिन उसी तरह में यह भी निश्चित रूपसे 
जानता हूँ कि कर-बन्दीका सफल आन्दोलन चलाने योग्य पर्याप्त शक्ति और अनुशासन 
अभी हमने नही हासिल किया है। शायद बारडोली या उससे कुछ कम हृदतक आननन्‍्दके 
अलावा भारतमें एक भी तहसील इसके लिए अभी तैयार नही है। ऐसी तहसीलोंकी 
पचास प्रतिशतसे अधिक आबादीको अस्पृश्यताके दोषसे मुक्त होना चाहिए और तहसीलमें 
तैयार की गई खादी पहननी चाहिए। मत, वचन, कंमसें अहिसात्मक होना चाहिए 
और उतना ही जरूरी यह है कि वहाँकी जनता, वे चाहे सहयोगी हो या असहयोगी, 
सवके साथ मित्रताका व्यवहार रखती हो। आवश्यक अनुशासनके बिना कर-बन्दी 
करना अक्षम्य पागलपन होगा। इससे स्वराज्यके बजाय अराजकता फैलतेकी सम्भावना 
है। इसलिए मे उस चेतावनीको फिर दुहरा दूँ जो मे बार-बार दे चुका हूँ कि 
पहले तो सामूहिक सविनय अवज्ञा मेरी व्यक्तिगत निगरानीके सिवा नहीं की जानी 
चाहिए, और निश्चय ही दिल्लीमें' उसके लिए रखी गई शर्तें पुरी किये बिना तो 
कभी नहीं की जानी चाहिए। 


“सरकार सलाम 


सिन्धसे आया वह पत्र मैं उद्धत कर चुका हूँ जिसमें बताया गया है कि हैदरा- 
बादमें वन्दियोसे किस बातकी अपेक्षा की जाती है।' एक तार नोआखालीसे मिला 
है जिसमें यह पूछा गया है कि जअसहयोगी बन्दियोंको “ सरकार सलाम *, यह वाक्य 
बोलना चाहिए या नही। मेरे विचारमें यह वाक्य तथा “सरकार एक है”, ये दोनो 
ही वाक्य अपमानजनक हूँ, और इनमें से दूसरा तो धर्मकी दृष्टिसे भी अनुचित है। 
धाभिक प्रवृत्तिका कोई भी व्यक्ति न तो यह कह सकता है और न विश्वास ही कर 
सकता है कि सरकार केवछ एक है। यह बात केवल ईदवरके लिए और अकेले उसीके 
लिए कही जा सकती है। इसलिए जहाँ में राजनीतिक बन्दियोंको यह सलाह दूँगा कि 


१. देखिए खण्ड २१ पृष्ठ, ४३२-३५ । 
२. देखिए “ माझेल छोंसे भी बदतर ”, १९-१-१९२०२ । 


रैं४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे जेलके नियमोंका, जहाँतक कि दे अनुशासन कायम रखनेके 
वहाँ उन्हें अनुशासनके नामपर थोपी जानेवाली तमाम कब 
खतरा उठाकर भी विरोध करना चाहिए। “सरकार सलाम ”, इस वाक्यकी तरह ही 
अधिकारियोंके आगे अपने हाथोंकी हथेली फैछाने या झुककर बैठनेकी प्रथा है। ये 
बातें खतरनाक अपराधियोंके लिए आवद्यक हो सकती हैं, पर एक असहयोगीसे इस 
प्रकारके अपुरुषोचित प्रदरशशनोंकी आशा नहीं रखनी चाहिए। 
नया चरखा 
रे अहमदाबादकी प्रदर्शनीमें एक उन्नत चरखा दिखाया गया था जिसमें अनेक तकुए 
थे। यह शायद अबतक का सबसे सफल प्रयास है। परन्तु मैं जनताकों इस बातकी ओरसे 
सचेत करता हूँ कि वह करान्तिकारी आविष्कारोंकी प्रतीक्षामें न रहे। प्रचछित चरखा 
अपने ढंगकी एक मुकम्मिल चीज है। मानसिक श्रम और राष्ट्रके समयको बचानेकी 
दृष्टिसे, मेरा स्वदेशी-प्रेमियोसे यह आग्रह है कि वे उच्चत चरखोको, जिनसे पुराने 
चरलेकी अपेक्षा बहुत सूतके उत्पादनकी आशा की जा रही है, भूल जाये। हमें सारी 
शक्ति पुराने नमूनेको ही ज्यादा टिकाऊ, सस्ता और सफरी बनानेमें लगा देनी चाहिए। 
ईसाइयोंमें जागृति 
श्री एन्ड्रयूज लिखते है: 
कुछ ससय पहले जब मे श्री स्टोवससे सेल्ट्र जेलसें मिलनके लिए 
लाहौर गया था तो कोई पद्दह-बीस भारतीय ईसाई छात्रोंका एक दल वहाँ 
मुझसे मिलने आया। - - « उन्होंने मुझसे खासतौरपर पुर्वी आफ्रिका और 
उगाण्डाकी मेरी हारूकी यात्राके बारेमें पुछा। मेने उन्हें यह बतानेकी फोशिता 
की कि यदि उनमें से कुछ लोग, रुपया कमानेके लिए नहीं बल्कि आफ्रिकियोंकी 
प्रेससे सहायता करनेके लिए, मध्य आफ्रिका जा सकें तो यह बहुत ही सुन्दर 
रहेगा।. - - उनमें से दो घापस जाये ओर मुझसे बोले, “अपने सब साथियोंकी 
ओरसे हम आपको यह बतानेके लिए आये हे कि आपके पाससे जानेके बाद 
हमने बाहर अपनी एक संक्षिप्त अवौपचारिक सभा की थी और सर्वसम्मतिसे 
यह प्रस्ताव पास किया था कि आपसे यह प्रार्थंशा की जाये कि आप महात्मा 
गांधीको हमारा प्रेम-सन्वेश दें और यह बता दें कि हमारे हृदय उनके साथ है। 
मवयुवकोंका त्याग 
तवयुवक श्री बद्माने, जो जेल चले गये हैँ, मुझे नीचे लिखा छूम्वा तार 
भेजना उचित समझा है। मैं इसे सही ढंगसे काम करनेकी ऊगन और इच्छाके एक 
उदाहरणके तौरपर प्रस्तुत करता हूँ। 
भर गये हैं । 
ह गा ३-27 कि को अ छिल्ला था कि उसने अपने घन्मस्थान गोलाघाटमें एक 
असंदपोग संगठन बनाथा दै और चूँकि वह जेछ जा रद्द है, उसका अधूरा काम उपका भाई पूरा करेगा | 


जैलमें कोड़े छगानेका' मामला २४१ 


अमेरिकासे 
राष्ट्रीय आन्दोलनका हिन्दुस्तानसे वाहरके हमारे छोगोपर गहरा असर पड़ 
रहा है। प्रोफेसर कोसाम्बी, कैम्न्रिन (मेसेचुसेट्स)से लिखते है:' । 

पत्रकें साथ टी० एस० एफ० के लिए जो अपील है वह यहाँ कोई 
सात हफ्ते पहले जारी की गईं थी। आजतक इकट्ठा हुआ चन्दा १५६ डालर 
या ५७० रुपये है, जिसका एक चेक में इसके साथ भेज रहा हूँ।. - «ज्यादातर 
चन्दा गरीब भारतीय छात्रोंसे इकट्ठा हुआ है जो इस देवामें गुजारेके लिए अपने 
श्रम या छात्रवृत्तियोंपर निर्भर हे। यहु रकम किस तरह खर्चे की जाये, इसका 
फेसला हम पुरी तरह आपपर छोड़ते हें। 

बोस्टन टी पार्टों और बंकर हिलकी लड़ाईके समयसे लेकर आयरलंडके 
सिन फेन आन्दोलनतक, पृथ्वीकी सभी जातियोंने देशी! या विदेशी तानाशाहीसे 
मुक्त होनेके लिए शक्तिके ही हथियारका प्रयोग किया था। किन्तु भारतने 
आपके नेतृत्वमें स्वाधीवताफे छिए एक नया साधन खोज निकाका है। और 
यह, जेंसा कि 'लेशन' (स्यूयार्क)ने लिखा है, “ एक ऐसा रहत्य है जो सदियोतक 
लड़कर भी सीखा नहीं गया था 7 इस देशके अख़बार, घोर रेडिकल और घोर 
कंजवेंटिवतक, एक स्वरसे आपकी और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलूनकी सराहना 
फर रहे हें। यह निदचय ही हमारे लिए एक बड़ा छात्र है।. . . 
अपील मैने छोड़ दी है, क्योंकि उसका आह्य इस पत्रमें आ गया है। यह 

रकस दलित वर्योंके कार्यके लिए निर्धारित कर दी गईं है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १९-१-१९२२ ह 


९३- जेलमें कोड़े रूगरानंका मामला 


आगरा जेल जाते समय श्री महादेव देसाई द्वारा लिखें गये पत्रकाँ' अनुवाद 
नीचे दिया जा रहा है। हो सकता है, यह पत्र डाकमें डालकर उन्होंने जेलका नियम 
तोड़ा हो। में किसी तरहका नियम-मंग पसन्द नहीं करता, छेकिन इस मामलेमें तो 
मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे कत्तंव्य-मावसे प्रेरित होकर श्री देसाईको यह 
पुत्र डाकमें डालना पड़ा, वैसे ही कत्तंव्य-मावसे मजबूर होकर मैं इसे छाप रहा हूँ। 
इस नियम-भंगके लिए अगर महादेव देसाईको भी कोड़े रूगाये जायें तो मुझे उसकी 


१. यहाँ केवल कुछ मंश दी दिये जा रहे हैं । 

२. तिलक स्व॒राज्य-फोष । 

३. पद पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। तथापि देखिए “टिप्पणियाँ”, १५-१-१९२२ का ठप-श्ीपैक 
४ ही मद्ादेवका पत्र” | 

२२-१६ 


के सम्पुर्ण गांधी वादम्य 

परवाह नही है। कारण, यह नियभ-भंग आखिरकार चीलरोंसे भरे हुए कपड़े पहननेसे 
इनकार करने कपड़े 

इनकार करने ओर निर्दोष-भावसे जयजयकार करनेसे तो ज्यादा वो है! पहनने 
[अंग्रेजीसे ] मे 
यंग इंडिया, १९-१-१९९२ 


९४. तार: कोण्डा बेंकटप्पेया तथा अन्य लोगोंको'" 


[२० जनवरी, १९२२ के पूर्व |' 
वहाँकी स्थितिके बारेमें तो सबसे अच्छी तरह आप ही निर्णय कर सकते 
हूं। अगर दिललीवाली दार्तें पूरी हो गई हों भौर भापको भरोसा हो तो 
मुझे हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं है। ईदवर आपको सफलता दे। 
आपके सभी विनम्नतापूर्ण सत्प्रयत्नोंमें वह सहायक होगा। हररोज मुझे स्थितिसे 
अवगत कराते रहिये। है 


हे गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
हियू, २३-१-१ ९२२ 
९५. पतन्न: एक मित्रकों' 
२१ जनवरी, १९२२ 
प्रिय . « «५ 


में आपको विद्वास दिलाता हूँ कि जल्दवाजीमें में कोई कदम नहीं उठाऊंगा! 
मैं ईववरसे निरन्तर प्रार्थना करता रहता हूँ कि वह मुझे प्रकाश दे, रास्ता दिखाये। 
द्ृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
सेवन मंथ्स विद महात्मा गांधी 
१, थद तार भी वेंकरप्पैया तथा अन्य लोगों द्वारा भेजे गये उस तारके उत्तरमें भेजा गया था 
जे उन्होंने गांवीणीके [१७ जनवरी, १९२२के] पत्रपर विचार करनेके गाद गुप्टूरकी स्थितिका वाला 


देते हुए भेजा था । 

२, वेंकटप्पैपाने यह तार २० जनवरी, १९२२को हिन्दूमें अकाइनाये भेजा था । 

३. यह पत्र किसको भेजा गया था यह माद्स नहीं दे। सावत-सूत्रमें बताया गधा है कि उत दिनों 
गाँवीजीकों “ जद्ूवाजीमें कोई अविवैकपूणे कदम न उठानेके छिए भागाद करते हुए” बहुतसे लोग पत्र 
छिखा करते ये | और यह पत्र बारडोडीके छिए प्रस्यान करनेसे ठीक पढ़के उद्दोनि “किसी बहुत टी 


खास मित्रकों ” लिखा था । 


९६. स्वराज्य कहाँ है! 


भगवान्‌ जाने क्या हुआ, जबसे छाछाजी, दास, नेहरू और मौलाना अवुछू काम 
गिरफ्तार हुए तबसे लोगोंने मूक्षसे यह बात पूछता ही बन्द कर दिया है कि स्वराज्य 
कहाँ है? मेरे मनमें जो चिन्ता रहा करती थी वह दूर हो गईं है मौर मुझे यही 
लगता है कि अब मुझसे यह पूछनेवाला कोई रहा ही नहीं। छोग तो मुझे तार तक 
भेजने छगे हैं कि “स्व॒राज्य-प्राप्तिपरर आपको बधाई।” पॉल रिचर्डने यहाँ आनेपर 
३१ दिसम्बरकों अपने भाषणमें कहा कि नवयुगका आरम्भ हो गया है। पियसंनने 
धान्तिनिकेतनसे पन्न भेजा है कि “मैं पाँच वर्ष बाद आकर देखता हूँ कि भारत तो 
स्वतन्त्र हो गया है। 

स्व॒राज्य तो एक मनोदक्षा है। जब इस भनोदश्ाकी प्रतिष्ठा दो जायेगी तभी 
उसकी प्रतिमा बचेगी। जबसे हमारी मनोदशा बदली बस, तभीसे स्वराज्यको मिला 
हुआ मानिये। 

यद्यपि में समझौतेके किसी भी अवसरको खोनेवाछा आदमी नही हूँ, परल्तु 
में भारतकी श्षक्तिको पहचान चुका हूँ; इसलिए समझौता करते हुए डरता हूँ। यदि 
हमारा विकास पूरा होनेसे पहले ही समझौता हो जाये तो फिर हमारी दशा कैसी 
हो? हमारी दशा नौ मास गर्भमें रहनेके पहले ही पैदा होने और थोड़े ही दिनोंमें 
मर जानेवाके बालककी तरह हो जा सकती है। पुतंगालमें अल्प समयमें विप्लव हुआ 
तथा राज्य-क्रान्ति हो गई। इससे अब वहाँ विप्लव ही हुआ करते है। वहाँ किसी भी 
सत्ताकी जड़ जम ही नहीं पाती । टर्कामें जब १९०६ में अचानक राज्य-क्रान्ति हुई तब 
उसे सब लोगोंने बधाइयाँ दीं; परन्तु वह तो चार दिनकी ही चाँदनी थी। वह परिवतेन 
स्वप्नवत्‌ विलीन हो गया। उसके बाद टर्कीको बहुत दुःख भोगने पड़े है और कौन 
कह सकता है, उस वीर राष्ट्रको अभी कितने दुःख और भोगने पड़ेंगे। 

इन घटनाओको देखते हुए में कई बार असमंजसमें पड़ जाता हें और समझ नही 
पाता कि कौन-सी बात ठीक है। इस समय तो निस्सलदेह मेरे मनमें यह डर समाया 
हुआ है कि यदि समझौता हो जायेगा तो हम न जाने कहाँ जा पहुंचेंगे। 

अभी लोगोंकी समझमें यह बात साफ-साफ नहीं आई है कि स्वराज्य प्राप्ति 
ऐसे यन्त्रके द्वारा हो सकती है जिसे एक अनपढ़ देहाती बढ़ई भी बना सकता है और 
जिसे एक निर्दोष कोमलांगी कुमारी आसानीसे चला सकती है। तथापि मुझे दिनपर- 
दिन यह विश्वास होता जाता है कि भारतको उसी यन्त्रकी वंदौलत स्वराज्य प्राप्त 
होगा, उसके बिना हरमग्रिज नही। 

क्या हमें इस बातका यकीन हो चुका है कि सच्ची सार्वजनिक शिक्षा अक्षर- 
ज्ञानमें नही बल्कि शीलमें, हाथों बौर पैरोंके उद्योगमें और शारीरिक श्रममें है। गुजराती 
बच्चोंके माँ-बापोंके मनोंसे अभी अक्षर-न्ञानका मोह दूर नही हुआ है। वे भी अभी 
अक्षर-ज्ञानके स्थानको नहीं पहचान पाये हैं। वे भी असी इस बातको स्वीकार नहीं 


रैंड४ सम्पूर्ण ग्रांघी वाड्मये 


करते कि बालकोंकों पहले नीतिकी शिक्षा देनी चाहिए, फिर उनके शरीरको 
बनाता चाहिए और फिर आजीविकाके साधनके रूपमें कोई धन कब बज 
सिखानी चाहिए। इसके बाद उनकी मानसिक शवितिका विकास करके अलंकारके 
रूपमें उन्हें ज्रक्षर-ज्ञान देकर विभूषित करना चाहिए। मुझे अव्यास साहवने बताया 
कि बहुतसे माता-पिता अपने बच्चोंकों नडियादके सरकारी हाईस्कूलसे निकाछ हेनेके 
लिए तैयार ही नहीं है। गुजरातमें माँ-वाप अपने बच्चोंको उन राष्ट्रीय पाठ्शालाओंमें 
भेजने और उतमें मिकनेवाली स्व॒तन्त्रताकी शिक्षाके मूल्यको समझनेके लिए अभीतक 
तेयार नहीं है जिनमें विद्याथियोंका नैतिक बल बढ़ता है। 

वकीछोंका तो पूछना ही क्या? क्‍या अभी उनसे अदालतोंका भोह छूट पाया 
है? क्या हम अपने लड़ाई-झगड़ोका निपठारा अपने घरमें ही करने लगे है? भया अभी 
हमने यह जान लिया है कि न्याय महँगा न होना चाहिए। अभी तो बड़े-बड़े घर्मे- 
स्तम्भ माने जानेवाले साम्प्रदायिक नेतागण घाभिक झगड़ोंका फैसला करानेके लिए 
प्रीवी कौसिलमें जानेकी बात सोचते है। अभी वकीलोंने बड़े-बड़े भेहनतानोका मोह 
नहीं छोड़ा है। इसी कारण न्याय अभी सोने और अश्नफियोसे तोला जाता है। ऐसी 
अवस्थामें यदि आज समझौता हो जाये तो हमारे लिए कष्ट-सहनसे आत्मद्योधन करना 
तो बाकी ही रह जायेगा और समझौता हो जानेके वाद कौन किसकी वात पूछने 
लगा ? जदालतें जैसी आज चलती हैं वैसी ही चलती रहेंगी। फिर रामराज्य क्‍या 
हुआ ? रामराज्यमें निरचय ही न्‍्यायकी बिक्री नहीं हो सकती। 

क्या हिन्दुओं और मृसलमानोंमें पूरी एकता हो गईं है? क्या उनके मनमें से 
एक-दूसरेके प्रति शक दूर हो गया है? क्या देशके मविष्यके विषयममें उनकी कल्पनाऐँ 
भी एक हो गई हैँ? दोनोंको परस्पर मित्रता करनेकी आवश्यकता तो माढुम होती 
है; परन्तु दोनोंके दिल अभी एक नहीं हो पाये है। हाँ, वे एक होते जरूर जा रहे 
हैं! समझौता हो जानेपर यह प्रक्रिया बन्द हो जायेगी। अतः जबतक दोनोमें एकता 
स्थापित नहीं हो जाती तबतक स्वराज्यकी बात करना भी व्यर्थ है। 

ज्यां लगी आतमा तत्त्व चीन्यो नहि 
त्यां लगी साधना सर्व जूठी। 

यह कथन स्वराज्यके सम्बन्धर्में बिलकुल ठीक है। आत्माकी जगह स्वराज्य श्वव्द 
रख दें, बस अर्थ ठीक-ठीक व्यक्त हो जायेगा। अभी हमें स्वराज्यका तत्त्व जानना 
बाकी है। हिन्दुओं और मुसलूमानोंकी मित्रताका अर्थ यदि पारसियों, ईसाइयों और 
यहूदियोंके प्रति शत्रुता हो तो वह सारे संसारके लिए विनाक्षकारी बात होगी। इसलिए 
जबतक हम हिन्दुओं और मुसलमानोंकी मित्रताका अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाते 
तबतक' समझौतेकी इच्छा करना ही भूछ है। 

और इस साध्यका साधन है शान्ति। क्या हमने उसे प्राप्त कर छिंया है? क्या 
हमें प्रतेति हो गई है कि हमारा असहयोग श्ञान्तिमय है और वह हमारे बंका 
द्योतक है? हम तो शज्ञान्तिको दुरवंछ मनृष्यका ही शस्त्र मानते हैं और उसकी महिमाको 
नही पहचानते और उससे छजाते हैं। यह तो अश्र्फीको अठन्नी समझकर चलगेके 
बराबर मूखंता है। शान्ति चलिष्ठ मनुष्यका शस्त्र है ओर उसीके हाथमें उसकी शोभा 


स्वराज्य कहाँ है? २४५ 


होती है। शान्तिका अर्थ है क्षमा और क्षमा वीरका भूषण है। जिस मनुष्यको भूख 
ने हो यदि वह भोजन न करे तो उसे उपवासका पुण्य नहीं मिल सकता ? जिसमें 
मारनेकी शक्ति नहीं है वह यदि किसीको नही मारता तो कोई पुण्य नहीं करता। 
अनिच्छासे जो काम किया जाता है उससे पुण्य मिल ही नही सकता। वारडोली और 
आनन्‍्दके जो योद्धा संग्रामकी तैयारी कर रहे है वे जब एक भी पारसी, एक भी 
अंग्रेज और एक भी सहयोगी भाईको न सतायें और उनके प्रति वैर-भाव न रखें, तब 
वे शान्तिपूर्ण युद्धकी सेनामें शामिल होने योग्य माने जा सकेगे। जो छोग शान्तिके 
नामपर अशान्तिके काम करते है वे देशद्रोह करते हैँ, इतना ही नहीं वल्कि वे 
जगतृद्रोह भी करते है, क्योंकि आज जगत हमारे जान्ति-झषस्त्रके प्रयोगकों तृषातुरकी 
तरह टकटकी लगाकर देख रहा है। जबतक भारत शान्तिका उपयोग बलवानूके शस्त्रकी 
तरह करना नहीं सीखता तबतक समझौत्तेको अस्पृश्य समझकर उससे सौ कोस दूर 
रहना चाहिए। 

और हिन्दू पाठकोंसे मैं क्या कहूँ? हिन्दू छोग जबतक ढेढों और भंगरियोको 
अपने सगे भाईकी तरह न भानेंगे तबतक, में यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि वे 
हिन्दू ही नहीं हैं; और यह बात मे अपनेको एक कट्टर हिन्दू समझकर कहता हूँ। 
जिस दिन हिन्दू भगियोंको प्रेमसे गछे लगायेंगे उस दिन आकाहसे सुमन-वुष्टि होगी 
और उसी दिन सच्ची भोरक्षा होगी। मनृष्यका तिरस्कार और दया ये दोनो बातें 
एक साथ नहीं चल सकती | हम ढेढो, भंगियोके दोष प्रेमसे दूर कर सकते है। आनन्‍द- 
शंकर प्रूवके शब्द भेरे कानोमें हमेशा गूजते रहते है। हमारे हृदयमें स्थित ढेढ-भगी 
भावना ही हमारी शत्रु है और वही अस्पृश्य है। जिन देहधारियोको अस्पृश्य माननेका 
पाप हम कर रहे है वे तो हमारे प्रिय जन है। उन्तके स्पर्शसे, उनकी सेवासे तो हमें 
पुण्य प्राप्त होगा। यदि वैष्णव किसी ढेढ अथवा भंगीके शरीरसे सापके काटेका जहर 
चूसकर, विना नहाये भन्दिरमें चछा जाये तो उसके प्रवेशसे मन्दिर भी पवित्र हो 
जायेगा। यह तो मानो कृष्णके घर सुदामा या विदृुर ही पहुँच यये । जबतक छआछत- 
रूपी अइवत्त्यकों हम जड़मूछसे न उखाड़ डाछेगे या आनन्दशकर श्रुवकी तरह अस्पृदयता- 
का सच्चा अर्थे न समझेंगे तबतक हमें समझौतेका खयाल भी न करना चाहिए। 

ऐसे महान्‌ कार्य और ऐसी आत्म-शुद्धि तो हम कष्ट-सहनके द्वारा ही कर सकेंगे। 
जो अपने मोक्षके छिए मरना जानता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। बिना इच्छाके 
मरनेवाले मनुष्योंको अवगति प्राप्त होती है। इस प्रकार इच्छापूर्वक मरनेवाला मनुष्य 
ही भोक्षके योग्य होता है। ऐसे ही हम भी जब पूर्वोक्त साधनोपर दृढ़ रहते हुए 
मरनेतक का भय छोड़ देंगे तभी स्वतन्त्रता अथवा स्वराज्य प्राप्त करेगे। देशवन्धु दास, 
लालाजी, मोतीलालजी, मौलाना अबूछ कलाम और अन्य नेता हमें मरनेका मन्त्र सिखा 
रहे है। ऐसा मालूम होता है कि हम उस मन्त्रकों सीख भी गये है। इसीसे कोई 
यह नही पूछता कि स्वराज्य कहाँ है? सब यही कहते हैँ कि जब हममें स्वेच्छापूर्वक 
मरनेका बरू आ गया तब स्वराज्य प्राप्त ही है। और शेष तो मृगजल ही है। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २२-१-१९२२ 


९७. सर्वेदलीय सस्मेलन 


भारतभूषण पण्डित भदनमोहन भालचीयने जो सर्वदक्ीय सम्मेछन बकाया था, 
बह समाप्त हो गया। अब हम उसके भिष्कर्षोंकी जाँच करते हैँ। | 

जो लोग यह मानते हैं कि असहयोगी ऐसे सम्मेलनमें जाकर क्या करेगें, कहा 
जा सकता है कि वे असहयोगके तत्वकों नहीं समझते। असहयोगी सहयोगका कोई भी 
अवसर हाथसे नहीं जाने देता। हाँ, वह यह विचार अवश्य करता है कि ऐसे हर 
अवसरसे उसके कार्यको बछू मिलता है या नहीं। जितनी शान्तिपुर्ण प्रवृत्तियाँ होती है 
उत्त सवका अस्तित्व छोकमतपर अवछम्वित है। जो अपने मतका प्रचार शान्तिसे हो 
करना चाहता है उसके लिए त्यायके अतिरिक्त अन्य कोई बल नहीं होता, इसलिए 
वह जिसे सत्य मानता है उसे हरएक भनुष्यको बतानेको तत्पर रहता है। इस स्थिति- 
में जब असहयोगियोंको सम्मेलनमें आनेका निमन्‍्म्ण दिया गया तब उस निमन्त्रणको 
स्वीकार करना उनका कत्तेंब्य था। 

किन्तु सम्मेलनमें जानेपर भी वे उससे अलग रहे। उन्होंने उसमें अपना कोई मत 
नहीं दिया। असहयोगी तटस्थ छोगोंको दोनों पक्षोंके बीच दूत अथवा विचौलियोंके 
रूपमें प्रयुक्त करनेके लिए तैयार थे, और मेरे खयालसे यही ठीक भी था। असह- 
योगियोंने नियमपूर्वक कार्रवाई करके सम्मेलनमें वोछमेके लिए एक मुझको ही भेजनेका 
सिदचय किया। इससे उन्होंने कांग्रेसकी कीति बढ़ाई और लोगोंका समय वचाया। 
ऐसे सम्मेलनमें असहयोगियोंको अपनी बात कहनेंकी बजाय दूसरोंकी बात अधिक सुननी 
थी। इस तरीकेपर अमल करनेंसे नम्नताकी रक्षा हुई, और एक-दूसरेसे कोई कहा- 
सुनी नहीं हुई और कार्रवाई अच्छी तरह निपट गईं। 

सर शंकरन्‌ नायर अकारण ही नाराज हो गये। इसमें पहला कारण मेरा रुख 
था।' मैंने एकके-वाद-एक जो दार्तें सामने रखीं वे उन्हें अच्छी नहीं छूगीं। उन्होंने 
इसी बातपर सम्मेझनसे चले जानेकी इच्छा प्रकट की। किन्तु उन्होंने जब यह देखा 
कि उनकी बात माल्वीयजी, श्री जिन्ना और दूसरे लछोगोंको पसन्द नहीं आई तो वे 
चुप हो गये। किन्तु जब खिलाफती फतवेके कैदियोंकों छोड़नेकी वात आई तब उनसे 
नहीं रहा गया और वे वहाँसे उठकर चढ़े गये । 

वे स्पीकर नियुक्त किये गये थे। सभाका अध्यक्ष तो कोई पक्ष प्रहण कर सता 
है, किन्तु स्पीकरकों ऐसा करनेका अधिकार नहीं होता। स्पीकर तो केवछ सभाकी 
कार्रवाईको नियमपुर्वक चलानेके लिए ही नियुक्त किया जाता है। स्पीकरको अपनी 
राय देनेका हक ही नहीं है। इसलिए सर शंकरन्‌ नायरकों तो चुप ही रहना उचित 
था। इसकी वजाय वे स्वयं वीचमें पड़े और अन्तर्मे स्पीकरकी कुर्सी छोड़कर चले 
गये। इस वातसे सभी लोगोंको दुःख हुआ, किन्तु इससे न तो किसीको निरावा हुई 


१, देखिए परिशिष्ट ३ | 


सर्वदीय सम्मेलन २४७ 


और न सम्मेलनका कार्य रुका । वे ज्यों ही गये त्यों ही पण्डितजीने उनकी जगह सर 
विश्वेबवरय्याको स्पीकर बनानेका प्रस्ताव किया और वे स्पीकरकी कुर्सीपर बैठे । एक 
वर्ष पहले सर शंकरन्‌ नायर-जैसे व्यक्तिके इस तरह स्पीकरकी कुर्सी छोड़कर चले 
जानेसे भारी खलबली मची होती और उनकी वहुत मनौती की गई होती। किन्तु अब 
तो लोग स्वतन्न्र हो गये हैँ; वे अपने अधिकार और अपनी मर्यादा समझते है, और 
इसलिए वे ऐसे अवसरोंपर धीरजसे स्थितिको समारू सकते हैँ। 

कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, वे उचित हैं। उनसे 
अधिक विस्तृत और तीखे प्रस्ताव पास किये जा सकते थे। किन्तु जो प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए है यदि सरकार उनपर अमल करे तो अच्तमें समझौतेकी नींव अवदुय ही पड़ 
सकती है। 

किल्तु सरकार सम्भेलनकी सलाहपर अमल करेंगी इसका भरोसा बहुत कम 
है। सरकारकों अली-बन्धुओंको छोड़ना कठिन मालूम होगा। स्वयंसेवकोकी भरती 
होने दे, सभाएं होने दे, जो सैकड़ों छोग गिरफ्तार किये गये हैं उनको छोड़ दे 
और जिन अखबारोंसे जमानतें ली हैं उनकी जमानतें भी छौठा दे--इतना करनेके 
बाद फिर उसे खिलाफतके सम्बन्धमें और पंजाबके अत्याचारोंके सम्बन्धमें हमारी माँगें 
स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। यदि वह स्वीकार न करेगी तो स्वतन्त्र छोकमत इतना 
प्रबल होगा कि उसके सम्मुख कोई भी राज्य नहीं टिक सकेगा। 

ऊपर बताई हुई छ्तोंके अनुसार सरकार सम्मेलन बुछाये तो उसका परिणाम 
अवद्य ही शूभ हो सकता है। किन्तु सरकार ऐसा सम्मेलन बुलायेगी ही नहीं इस 
बातको हम समझ सकते हैँ) तो फिर मालवीयजीके वृुलायें सम्मेलनमें जानेंसे क्या 
फायदा हुआ ? फायदा इतना ही हुआ कि हमारी माँगके सस्बन्धर्मे कुछ अधिक प्रचार 
हो गया और नरमदलीय लोगोंको यह कहनेका अवसर न रहा कि हम किसीसे मिलना 
या किसीकी बात सुनना नहीं चाहते। इस सम्मेलनर्मभं जाकर हमने अपनी नज्जत्ता 
बताई। जो छोग दृढ़ और शक्तिशाली हैं वे अपने शत्रुओं और आलोचकोंसे सैकड़ों 
बार मिलनेपर भी जबतक अपने पक्षको ठीक मानते हैँ तबतक उसीपर मजबृतीसे 
कायम रहते है। 

में जिस समय यह लिख रहा हूँ तभी दिल्‍्लीकी बड़ी धारा-सभामें इस सम्बन्ध- 
में की गई चर्चा मेरी नजरमें आईं। वहाँ जो चर्चा हुई है उससे रूगता है मानों 
धारा-सभाके अधिकांश सदस्यपोंको देशकी हालतकी कोई खबर ही नही है। हमसे एसी 
घारा-सभामें ही जानेका आग्रह किया गया था। यह सभा छोकमतके अधीन रहकर नहीं 
चलती, बल्कि सरकारके मतके अनुसार चलती है, यह बात हम देख सकते हैं। किसीको 
यह ने मानना चाहिए कि धारा-सभार्मे आज जो सदस्य है उनकी जगह असहयोगी 
सदस्य होते तो इससे अधिक अच्छा परिणाम निकछता। उनकी भी निश्चय ही यही 
हालत होती। थोड़ी देरके लिए मान हें कि इस धारा-सभाके अन्य सब सदस्य 
एकमत हो जाते तो भी सरकार अपने निश्चयके अनुसार ही कार्य करती। जबतक 
सत्ताका मद चछा नहीं जाता तबतक घारा-सभामें बैठा हुआ एक भी सदस्य कुछ 


जम सम्पूर्ण भरांघी वाइमय 


भी नहीं कर सकता। जबतक सरकार धारा-सभासे स्वतन्त्र, बिछकुछ अछूग चीज है 
तबतक दूसरा परिणाम हो ही नहीं सकता। 

जबतक पैना और पुलिसपर अपना नियन्त्रण नहीं होता तबतक हम पराधीन 
ही रहेंगे। हममें से कुछ भोले लोग यह मानते है कि सेना और पुलिसपर नियन्त्रण 
प्राप्त करनेके लिए हमें सेनिक शिक्षण प्राप्त करना चाहिए ओौर उसके द्वारा उपद्रव 
करनेवाले लोगोंपर नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए। असहयोगकी लड़ाईसे यह स्पष्ट 
होता है कि यदि हम सेनाका डर छोड़ दें तो हमें बन्दृक चलाना सीखे विना नियन्त्रण 
मिल जायेगा। ऐसा नियन्त्रण प्राप्त करनेके लिए हमें शान्तिसि चलना सीखना चाहिए 
और हिन्दुओं और मृसलमानोंके दिक साफ होने चाहिए। हममें तीतिका पालन बढ़ना 
चाहिए और हमारा आत्म-विश्वास भी बढ़ना चाहिए। 

हममें अभी यह विश्वास पर्याप्त रूपमें नहीं आया है! अपनी इस कम्रजोरीके 
कारण ही मैने सम्मेलनमें माल्वीयजीसे यह कहा था कि वाइसराय सम्मेलन बुढायेंगे 
तो में जाऊँगा अवश्य, किन्तु हमारे पास वह सामग्री नहीं है जो हमारे संकल्पको 
पूतिके लिए आवश्यक है; हमें अभी उपद्रवी छोगोंपर और उपद्रवकी वृत्तिपर नियन्त्रण 
प्राप्त नहीं हुआ है। मद्गबासमें हड़ताल तो हुई, किन्तु उपद्रवी छोगोंने तुरन्त अपने 
स्वभावका परिचय दिया।' उपद्रवी छोगोंते एक गरीब सिनेमा-मालिककों सताया और 
सर त्यागराज चेट्टियारके घरकों घेर लिया। ये छोग भी असहयोगी समझे जाते है। 
ये भी हड़तालमें शामिल थे। स्वयंसेवक उनको समझानेमें असमर्थ रहे। इस घटताका 
अर्थ यह हुआ कि जब सरकार सत्ता छोड़ देगी तब हमारी सत्ता न चलेगी, वल्कि 
उपद्रवी दोगोंकी सत्ता चछेगी। इस प्रकार यदि संकटके समयमें उपद्रवियोंकी सत्ता ही 
चले तो असहयोगियोंकी जीत कैसे होगी? इस कारण जबंतक उपद्रवियोपर' हमारा 
पूरा प्रभाव नहीं जमता तबतक हमें स्वराज्य पानेंकी आशा छोड़ ही देनी चाहिए। 

किन्तु हम यह आशा कैसे छोड़ सकते है? जहाँ छोग बेंत खानेकी शवित प्राप्त 
कर रहे हैं, जहाँ छोग जेलमें कष्ट सहतेकी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वहाँ छोगोंको 
पूरी सत्ता अवश्य ही मिछेगी। जरूरत केवछ इतनी है कि हम अपनी कष्ठ-सहनकी 
सामर्थ्य और बढ़ा लें। हमें अपने मन अभी और साफ करनेकी जरूरत है। हम 
सबिनय अवज्ञाके 'सबविनय ” और ' अवज्ञा ' इन दोनों पक्षोंपर पूरा जोर देना है। हमें 
अवज्ञा करनी है और विनय कायम रखनी है। विनयके विना अवज्ञा करनेसे हमारा 
नाश हो जायेगा। सविनय अवज्ञा करनेसे हमारी रक्षा होगी। 

जो-कुछ हुआ उसके फलस्वरूप हमें इतना ही करना है कि हम ज्यादासे-ज्यादा 
३१ जनवरी तक अपनी सामुदायिक सविनय अवज्ञा बन्द रखें। हमें उसके अतिरिवत 
अन्य किसी भी प्रवृत्तिको बन्द नहीं रखना है। हमें स्वयंसेवकोंकी भरती जारी रखती 
है। हमारी स्वदेश्ीकी प्रवृत्ति एक क्षण भी बन्द नहीं होनी चाहिए। हमें अस्पुर्यता- 
के मैलको घोता जारी रखना है। हम शराब बन्द करनेंकी प्रार्थना करते ही रहें। 


१, देखिए “ मद्रासमें गुण्डागर्दी ”, १९-२-१९२० । 


सुखमें दुःख २४९ 


हम इन सब कामोंमें अपना उत्साह जितना कम करेगे स्वराज्य मिलनेमें उतनी ही 
देर होगी। 

[ गुजरातीसे ] 

तवजीवन, २२-१-३९२२ 


९८. सुखमें दुश्ख 

जिसमें विवेक और विचार है उसे आप्लानीसे शरीर-सुख नहीं मिरू सकता। 
वह दूसरोके दु.खसे दुःखी होता और सूखता रहता है। उसके समीप किसीको दु-ख 
होता है तो उसको वह नहीं देख सकता। ऐसी ही करुण स्थिति महादेव देसाईकी हो 
गई है, क्योकि वे अपने हरएक कार्यकी बहुत बारीकीसे जाँच करते हैं। जबतक उनकों 
शारीरिक दुःख था तबतक वे सुस्ती थे, क्योकि दुःख भोगनेकी खातिर जेल जानेके 
लिए वे तड़प रहे थे। किन्तु अब जब वे जेलमें सुखी रह सकते है और जब जेलर 
उनके अनुकूल है तब उनके सम्मुख यह मानसिक दु.ख जा खड़ा हुआ। जैसी स्थिति 
महादेव देसाईकी है कुछ कम-ज्यादा वैसी ही स्थिति दूसरोकी भी है। आगरा जिला 
जेलमें, जहाँ सब असहयोगी कैदी इकट्ठे किये गये हैं, जो चर्चा' आरम्भ हुईं है, वह 
चर्चा वहाँ उस समय नहीं हो सकती थी जिस समय ये कीदी स्वयं कष्ट सह रहे थे 
और वेंत खा रहे थे। तब तो उन्हें दु.खके पहाड़के पीछेसे स्वराज्यका सूर्य निकछता 
हुआ दिखता था और उसकी गरमीसे वे अपना दु.ख भूल जाते थे। किन्तु अब जब 
उन्हें जेलमें स्व॒राज्य मिला, स्वतन्त्रता मिली, तब जैसे लूटेरे छोग लूटके मालके 
लिए आपसमें लड़ते है वैसे ही ये स्वराज्यके लुटेरे आपसमें लड़ रहे हैं। पाठक इस 
लड़ाईका वर्णन तो महादेव देसाईकी भाषामें ही पढ़ सकते हैं। यह पन्न उनके पहले 
पत्रकी तरह मैने यहाँ शब्दश: नही दिया है। किन्तु कुछ वाक्योको निकालकर जितना 
भाग जरूरी समझा है उतना दिया है। यह पत्र १५ तारीख़को लिखा गया था।' 

महादेवभाईके इस पत्नसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैँ। उससे यह स्पष्ट प्रकट 
हो जाता है कि हम जिस शिष्टता और मर्यादाका पालन इस लड़ाईके समय कर 
रहे हैं उसका पान हम सच्ा प्राप्त होनेपर न कर सकेंगे । 

सत्ता और स्वराज्यमें बहुत भेद है, यह्‌ हम समझ ले । इस समय हममें से बहुतसे 
लोग यह सारी खटपट केवल इस सत्ताके लिए ही कर रहे है। इस सत्ताकी छूटमें 
मुझे विष्न और विक्षेप होते दिखते है। उसमें मुझे हिसाके लक्षण दिखाई देते है। 
स्वराज्यकी लूटमें तो शुद्ध स्पर्डा ही हो सकती है। स्वराज्यका अर्थ है हरएकका अपने 
ऊपर राज्य। इस लड़ाईमें जो झुकता है और सहन करता है वह प्रथम आता है। 


१. चर्चाका विषय था असहृपोग आन्दोलनके सावन्वमें ग्रिफ्तार किये गये राजनैतिक कैंदियोंमें 
वरगेमेदके विरुद्ध आन्दोलन किया जाना चाहिए था नहीं | 
२, पहाँ इस पत्रका अनुवाद नहीं दिया गया है । 


58 सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


इसमें मर्यादाके पालनकी बहुत जरूरत है। सत्ताकी लूटमें तो सभी प्रथम रहना 
चाहते हैं, इसलिए सभी लड़ते है। सत्तामूलक राज्यमें जो प्रथम आ गया वही प्रथम 
रहता है। स्पराज्यमें जो पीछे आता है वह प्रथम रहता है। इस प्रकार इन दोनोमें 
उतना ही अन्तर है जितना हाथी और घोड़ेमें अथवा पूर्व और पदिचममें। यदि हम 
इतना याद रखें कि हम स्वराज्यकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम सब मुहिकलोंको पार 
कर जायेंगे। 
यदि महादेव वेसाईके साथी इस भेदकों ध्यानमें रखकर चढ़ेगे तो सब बातें 

सरल हो जायेंगी और असहयोगी कीदियोंकों जेलमें शुद्ध स्वराज्य मिल जायेगा एवं 
उसकी सुगन्ध समस्त देशमें फैछ जायेगी। यद्यपि महादेव देसाई घबरा रहे है, फिर 
भी मुझे विश्वास है कि वे और उनके साथी अन्य असहयोगी कंदी कोई अच्छा निर्णय 
करके जेलमें प्रातः चार बजे उठेंगे और अल्लाह और क्रृष्णका नाम जपकर जेलको 
पवित्र करेंगे। 

[युजरातीसे | 

नवजीवन, २२-१-१९२२ 


९९, टिप्पणियाँ 


डा सरकार एक है | | 


सिन्धसे एक चिट्ठी आई है जिसमें यह खबर दी गई है कि सिन्धकी जेलोंमें 
कैदियोंसे कहलाया जाता है, “सरकार एक है” अथवा जब कोई अधिकारी बाता 
हैं तब “ सरकार एक है” की आवाज लगाई जाती है जिसे सुनकर सब कीदियोंको 
खड़े होना पड़ता है। दूसरी जगहसे खबर आई है कि वहाँ कैदियोंसे सरकार 
सलाम ” की आवाज लगवाई जाती है। सिन्धके नेता जयरामदासको, जो इस समय 
सावरमती जेलमें हैं, यह हुक्म दिया गया था कि जब कोई अधिकारी आये तो वे 
अपने पाँव मिलाकर खड़े हो जायें और हाथोंको इस तरह नीचे रखें कि उनके 
हाथोंकी हथेलियाँ दिखती रहें। उन्होंने इस हुक्‍्मको नहीं माना, इसलिए उनको 
अखबार पढ़नेकी जो अनुमति दी गई थी वह वापस ले छी गई। कही-कही जेडोंम 
जब कोई अधिकारी आता है तब कौदियोंको सिर शुकाकर और हाथ तीचे रखकर 
उकड़ें बैठनेके लिए कहा जाता है। 
* यह पूछा गया है कि असहयोगी कैदियोंकों ऐसे हुवमोंको मानना चाहिए हए या 
नहीं । ' यंग इंडिया! में आदर्श कैदीके सम्बन्धर्में जो लेख लिखा गया है उससे छोगोके 
भनमें यह शंका उत्पन्न हुई है। इसका समाधान तो सीधा है। जिस हुक्मकों मालने्म 


२, महत्व देसाईने लेलमें सत्याग्रह भाअम, अहमदाबादकी तरद पामूदिक प्रायना भाउम की 
थी, इसपर हुछ कैदिपोनि उसमें संस्कतके इलोक रखनेपर आपत्ति की थी । 
२, देखिए “ आदश कैदी ”, २९-१९-१९२१ । 


टिप्पणियाँ २५१ 


तनिक भी अपमान अनुभव हो, जो नियम हमारे भनुष्यत्वका अपमान करनेके विचारसे 
ही बनाया गया हो उसको न मानना हमारा मूल सिद्धान्त है। जेलमें कई बातोकी 
स्वतन्त्रता नही होती। सामान्यतः अवैतिक अपराध करनेवाले असभ्य लोग जेलोमें 
जाते हैं। जेलोंको स्वतन्त्रताका ह्वार तो अभी बताया गया है। इसलिए उनके कुछ 
नियमोंको स्वतन्त्रताके पुजारी निरचय ही नहीं माल सकते। 

“एक ही है इन शब्दोंका प्रयोग खुदा या ईश्वरके लिए ही किया जा सकता है, 
सरकारके लिए नहीं। जो कैदी धर्मको समझता है या जिसमें आत्मसम्मानकी भावना 
है, उसे “ सरकार एक है” कहनेका हुक्म दिया जाये तो वह उस हुक्मको नहीं मान 
सकता। अतः उसे इस प्रकारके कानूनकों निडर होकर तोड़ना ही चाहिए, चाहे ऐसा 
करनेपर उससे जेलमें सख्तीकी जाये, उसे कारूकोठरीमें बन्द किया जाये, उसे चाहे 
जितना कष्ट सहना पड़े, भछे ही वेंत खाने पड़ें ओर भूखों मरना पड़े । इच सब कष्टोंको 
सहन करनेपर भी उसे इस प्रकारके नियमका सविनय अनादर करना ही चाहिए। 

में तो इस अवसरका स्वागत करता हूँ। जेलकी बहुत-सी खराबियाँ इससे अपने- 
आप दूर हो जायेंगी। जेलमें भी जोर-जबरदस्तीसे काम करानेकी नीति किस हृदतक 
चलती है इसका अनुभव हमें हो रहा है। इस राज्यका आधार उत्पीड़न है। जहाँ 
कुछ लोगोंकी खुशामद की जाती है और बहुत-से छोगोंको तकलीफ दी जाती है वहाँ 
राक्षती नौतिका व्यवहार होता है ऐसी-हमारी मान्यता है। 

किन्तु जो बात जेलके बाहर छागू होती है वही जेलके भीतर भी लागू होती 
है। हमें जेलके भीतर भी विनययुक्त बलकी आवश्यकता है। एक ओर विनय चाहिए 
और दूसरी ओर पूरा बढ] हर कार्यमें हम विवेकसे काम ले तभी हमारा कार्य आगे 
बढ सकता है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जेलके अधिकारियोंकी स्थिति 
भी बहुत विषम है। उन्हें अपराधियोंके साथ रहना पड़ता है, इसलिए उनकी रीति- 
नीतिमें अशिष्टता होती है। उनमें कठोरता आ जाती है। सभ्य कैदियोसे सावका पड़ने- 
पर जेलके दरोगा और दूसरे अधिकारी अपना व्यवहार एकदम नहीं बदल सकते। 
जबतक जेलके नियम लागू है तबतक उन्हें उन नियमोका पालन भी अवश्य करना 
है। इन कारणोसे कुछ असुविधाओको तो सहन ही कर लेता होगा। इसलिए हमें 
विरोध करते समय सदा विवेक और विचारसे काम छेना चाहिए। जैसे यदि हम 
/ सरकार सलाम ” झब्दोंका उच्चारण न करें तो भी हमें दरोगाको त्तो सलाम करना 
ही चाहिए। हमें उसका अदब करना चाहिए और जब वह आये तब खड़े हो जाना 
चाहिए। कैदी तो कैदी ही है। जेलमें जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और जिस 
सर्यादाका पान किया जाना चाहिए उसे उस व्यवहार या मर्यादाको न भूलना चाहिए । 
अन्तमें हमें जेलके अधिकारियोंकों अपने व्यवहारसे सतरम बनाकर सरऊरू स्वभावका 
भौर दयारू बनाना है। 


काव्यिावाड़ 


एक भाई पूछते है, “ क्या हम काठियावाड़में स्ववसेवक भरती कर सकते है?” 
उनको मेरी सलाह है, “ नहीं।” काठियावाड़के जो लछोग स्वयंसेवकोंमें अपना नाम 


र५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिखानेके लिए तैयार हों वे अंग्रेजी राज्यकी सीमामें आ जायें और प्रतिज्ञापत्रपर 
हस्ताक्षर करके अपना ताम-धाम लिखा दें। काठियावाड़में तो स्वदेशी, अस्पश्यता- 
निवारण, मद्यनिषेध, राष्ट्रीय शिक्षा और ऐसी अन्य पोषक प्रवृत्तियाँ ही चलाई जानी 
चाहिए। यही भाई लिखते है, “हम अनेक जगह खादी तो तैयार करने छगे हैं, 
किन्तु हम इतने नाजुक हो गये हैं कि खादी पहनना हममें से वहुतोको पसन्द नहीं है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक स्थानोंमें खादी काफी मात्रामें इकट्ठी हो गई है, 
फिर भी आसपासके छोग मिलका बना अथवा विदेशी कपड़ा ही पहनते हैं।” यह 
समाचार दुःखजनक है। यह तो जैसे अपने यहाँ बाजरा होता हो किन्तु उसे त्यागकर 
दूसरी जगहसे चावल मंगाने-जैसी बात हुईं । हम अपनी इस कुटेवके कारण ही भिखारी 
और पराधीन होते आये है और यदि हमारी इस कुटेवर्में सुधार न होगा तो हम 
और, भी द्वरिद्र होते जायेंगे। जिस काठियावाड़में कपास होती है, छाक गेहूँ होता 
है और बाजरा होता है, उस काठियावाड़को कपड़ा या अनाज बाहरसे मँगाना पड़े 
तो वह कैसे समृद्ध बना रह सकता है? 


“स्व॒राज्य आश्रम 


असमकी सिलचर जेलसे श्री फूकतने एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने जेलका 
नाम रखा है-- स्वराज्य आश्रम | वे कहते हैं कि जो छोग स्वराज्य चाहते हों उन्हें 
जेल-छपी स्वराज्य आश्रममें दाखिल किया जायेगा। वे लिखते है, “ जबतक मानपूर्वक 
सुलह न हो तबतक हम जेल-निवासी लोग सुरूह चाहते ही नहीं। स्वतन्त्रता क्या 
चीज है, उसकी कल्पना जेलमें बहुत ही सुन्दर होती है। 


कर देनेसे इनकार 


करबन्दीके सम्बन्धमें गुजरातमें और शेप सारे भारतमें चर्चा चल रही है। परल्तु 
मै ज्यों-ज्यों सोचता हूँ, मुझे त्यों-त्यों स्पष्ट होता जाता है कि हम अभी करवन्दी 
करनेके योग्य नहीं हुए हैं। जो व्यक्ति रुपये बचानेके लिए कर न देना चाहता हो 
बह तो चोर है, और हम चोरोंकी मार्फत स्वराज्य नही छेंगे, क्योंकि वह तो चोर- 
राज्य होगा। हम जैसे छोगोंकी मार्फत स्वराज्य लेंगे, हमारा स्व॒राज्य वैसा ही होगा 
और वह उन्हींका राज्य होगा। इसीलिए मैं छोगोंसे कहता हूँ कि वे मेरी मार्फत 
भी स्वराज्य प्राप्त न करें। गांधीराज्य भी स्वराज्य नहीं होगा। अतः मेरी लाल्सा 
तो यही रहती है कि सब लोग मुझ-जैसे अर्थात्‌ कमसे-कम जितना संयमी मै हूँ उतने 
संयमी, सत्यवादी, दृढ़, आग्रही, उद्योगी, शान्त और निर्भय बनें। इससे हम जात सकते 
हैं कि हमें सहायता छेनेमें भी विचार करना चाहिए। में कई बार अपने साथियोंको 
चेताया करता हूँ कि उन्हें आतुर होकर चाहे जिस मनुष्यकी मदद नही लेती चाहिए। 
उन्हें अपने साधन अधिकसे-अधिक शुद्ध रखने चाहिए। जो शल्य-चिकित्सक अपने 
औजारोंको ठीक नहीं रखता, उनकी घार तेज नहीं बताये रखता वह कभी-कभी रोगीके 
प्राण ही ले बैठता है और उसे हमेशा व्यर्थंका कष्ट पहुँचाता है। इससे हमें समझना 
चाहिए कि जबतक किसान शात्तिपुर्वक त्याग करना और देश-कार्यमें रस छेवा नहीं 


टिप्पणियाँ १५३ 


सीख लेते तबतक उन्हें करबन्दीका रास्ता दिखाना महापाप है और उसका फरू हमें 
ही भोगना पड़ेगा। गई 

अतः मेरी सराह यह हैं कि व्यक्तिगत रूपसे लोग विचारपूर्वक जो चाहें सो 
करें; परन्तु बारडोली और आनन्दके सिवा दूसरी सब जगहोके छोग ऊूगरान अदा 
करें। इसीमें देशका हित है। हमारे पास कानूनका सविनय भंग करनेके दूसरे कितने 
ही आसान साधन हैँ। कर न देना तभी उचित है जब कर न देनेवारछा असहयोगकी 
दूसरी तमाम शर्तोका पूरा-पुरा पाकून करता हो। 

घरनेके बारेमें क्‍या? 

३१ जनवरी तक सामुदायिक कानून भंगको छोड़कर हमारी अन्य सब भ्रवृत्तियाँ 
जारी रहती हैँ, इसलिए जिन जगहोंमें हम शराबकी दृकानोपर अथवा शाहाओपर 
धरना दे रहे हों वहाँ हमें धरना जारी रखना है। अपनी सुविधाकी दृष्टिसे हम 
उसे बन्द कर दें यह अछग बात है। घरना, हड़तारू और सविनय अवज्ञा बिलकुछ 
बन्द तो तभी रहेंगे जब गोलमेज परिषद्‌ होगी। वह तो होगी तव होगी। इन 
प्रवृत्तियोंकी बन्द रखनेसे पहले तो हमारे सब स्वराज्यवादी कैदी मुक्त हो जाने 
चाहिए। 

अमेरिकासे सहायता 


हमारे कुछ नेता अब मानते है कि हमें इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य देशोमें 
अपनी प्रवृत्तिका प्रचार करनेके छिए समाचार समिति नियुक्त करनी चाहिए। मेरा 
विश्वास तो यह है कि इससे हमारा धन व्यर्थ ही खर्च होगा, इतना ही नही बल्कि 
हमारा और भी नुकसान होगा। हमें इसके लिए कुछ छोगोको नियुक्त करना होगा 
और इससे हमें आज जो स्वावलरूम्बन प्राप्त है, वह नही रहेगा। आज तो हम मानते 
हैं कि हमें अपने बल-बूतेपर जूझना है, विदेशोंसे मदद छेकर उसके वूूपर नही। 

इसके अतिरिक्त मेँ तो यह मानता हूँ कि हमारा यहाँका कार्य जितना दृढ़ 
और वास्तविक होगा उतना अपने-आप प्रकाशमें आ जायेगा। प्रचार करनेकी जरूरत 
उसको होती है जो कम कार्यकों अधिक दिखाना चाहता है। किन्तु जो नम्न है अर्थात्‌ 
जिसका ईश्वरमें विष्दास है वह तो अपने अधिक कार्यको कम्न बताता है। वह अपने 
कार्यका मूल्य सदा कम आँकता है। इसलिए प्रचारकी शक्ति स्वत" कार्येमें ही निहित 
होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सत्य प्रकाशर्में आये बिना नहीं रहता। 
यह बात पाप और पुण्य दोनोपर छागू होती है। अपराध कितना ही छिपाया जाये 
प्रकट हुए बिना नहीं रहता। सूर्य छावड़ेसे नहीं ढका जा सकता और हजारों सूर्योंको 
इकट्ठा करके दूना कर देवेसे उनका जितना प्रकाश हो सकता है उससे अधिक तीकज्न 
प्रकाश तो सत्यका होता है। तब हम अपने स्वयं प्रकाशित सत्यके सघ्षेका प्रचार 
करनेके रछिए समिति क्‍यों नियुक्त करे? 

इस सिद्धान्तकी सचाईका नया प्रमाण अभी हालमें अमेरिकासे मिला है। 


२, कर... आ 


अमेरिकार्में बसे एक भारतीयने हमें ५७० रुपये इकट्ठे करके भेजे है। इतना ही मही 


२५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


उसने यह भी लिखा है कि हमारे संघर्षमें अमेरिकाके छोग्रोंकी दिलचस्पी 
गई है। भ्राष्यापक कोसाम्बी जिन्होंने यह प्रयत्न किया है, लिखते है: बहुत बढ़ 


हस्तलिखित पत्र 


'इंडिपेंडेंट ” पत्र तो हाथका लिखा प्रकाशित हो ही रहा है। प्रयागका ' स्वराज्य 
नामक पत्र भी बन्द हो गया है, क्योंकि उसकी जमानत जब्त कर छी गईं है। इस 
कारण अब 'स्वराज्य” भी हस्तलिखित निकाला जाने छग्रा है। इसका पहला अंक 
मेरे सामने है। यह हिन्दीमें छिख्ा हुआ है। इसमें चार पृष्ठ हैं। इसमें सम्पादक- 
को जितना लिखना हो वह उतना सब लिख सकता है और उसे जितने निर्दोष 
अपराध करने हों उतने कर सकता है। मुझे नौकरणाहीकी दृष्टिसे उसमें अपराध ही 
दिखाई देते हैँ। फिर भी जबतक सब छेखकोंको न पकड़ा जाये तबतक यह अखबार 
तो प्रकाशित होता ही रहेगा। इसे ज्यों-ज्यों नकल करनेवालों की मदद मिलेगी 
त्यों-त्यों उसका प्रचार बढ़ेगा। 


[गृजरातीसे | 
तवजीवन, २२-१-१९२२ 
१००. पत्र; देवदास गांधीकों 
रविवार [२२ जनवरी, १९२२] 
चि० देवदास, 


आखिर आज मुझे तुम्हारा पत्र मिल ही गया। “इंडिपेंडेंट' की प्रति साफ नहीं 
होती। प्रति ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़नेंमें तविक भी कठिनाई व हो। भले ही 
उसकी संल्या कम हो। तुम्हारे लेख भी तो साफ होने चाहिए न! इस तरहसे 
समाचारपत्र निकाहूता भी एक कछा है। छीथोग्राफिग कैसे होती है, यह तुम्हें समझ 

लेना चाहिए। 
मॉर्डन हाईस्कूलके सम्बन्धर्में जोजेफसे तुम्हारी जो बातचीत हुई हैं उसका हर 

ब्यौरा भेजो । 
बापूके आशीर्वाद 


भास्टर देवदास गांधी 
जआानन्द भवन, 
इलाहाबाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७८०९)की फोटो-नकलसे । 


१. पत्रके कुछ अंश्रोकि छिए देखिए “ विपिणियाँ ”, १९-१-२+ का उप-शीर्षक “ अमेरिकासे ” । 
२. डाककी सुदरसे । 


१०१० पत्र : जोजेफ जें० घोषको 


[ मंगलवार, २४ जनवरी, १९२२ | 


प्रिय श्री घोष, 
आपके पत्रके लिए घन्यवाद। आपका पत्र मिलते ही मैने उसे अपने पुत्रके 
पास भेज दिया था। उसका यह तार अभी-अभी आया है: 


घोषका पत्र विस्मयकारी आरोप झूठे इलाहाबादके स्वयंसेवकोंका 
सबसे अच्छा आचरण। 


क्या ऐसी कोई सम्भावना है कि आपको गलत सूचना दी गई हो? सम्भव है 
मेरे पुत्रको ही गुमराह किया गया हो। ऐसी तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि 
वह मुझसे छल करेगा। से चाहता हूं कि आपके सहयोगसे में मतभेदकी असलियतका 
पता लगाऊँ। इतना और कह दूँ कि मेरा पुत्र बड़ा सावधान रहता है और उसकी 
राय हमेशा ठीक उतरती है। में यह भी मानता हूँ कि वह संधर्षकी भावनाकों बड़ी 
अच्छी तरह समझता है। अच्छा हो कि आप उससे मिलकर इस मामकेपर बात कर 
लें। में उसे आपसे मिलनेके लिए लिख रहा हूँ। 

में सभी प्रकारके धरनोको बन्द करनेकी बात नहीं सोचता। में समझता हूँ कि 
घरने यदि पूर्णतया श्ान्तिपूर्ण हों तो उनका एक नैतिक महत्त्व होता है। 

आज्ञापालन न करनेवाले रड़कोंको दण्ड देनेका आपको अवश्य पूर्ण अधिकार 
था। अवज्ञा करवेवाले छड़कोंको निकाले जानेका खतरा उठानेके लिए भी तैयार रहना 
ही चाहिए। 

मुझे दुःख है कि आपको यह तमाम परेशानी उठानी पड़ रही है। 


आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६५६) की फोटो-नकलसे | 


१. घोषके ३१ जनवरी, १९२२ के उत्तर (एस० एन० ७८१०) से । 
२० जोज्ेफ जे० घोष; इलाहाबादके मॉडने द्वाइंस्कूलके तत्कालीन प्रधानाध्यापक । 


१०२. पत्र : देवदास भांधीको 


मंगलवार [२४ जनवरी, १९२२], 
चि० देवदास, 


तुम्हारे तार मिले। शेरवानीको [वकीछोंकी सूचीसे | खारिज कर दिया गया, 
यह ठीक ही हुआ। जबतक देशका कार्य-भार हमारे हाथमें नहीं था जाता तबतक 
क्या वे वकालत करनेवाले हैं? 

मेने श्री धोषको तुम्हारे तारकी नकछ भेज दी है। तुम उन्हें पहलेसे लिखकर 
[और समय छेकर ही | उनके पास जाना और सव-कुछ स्पष्ट रूपसे कह देना। 
मैने उन्हें पत्र छिखा है; उसकी नकल तुम्हें भेज रहा हे 

हममें यदि मलिनता है तो उसका छिपाया जाना विलकुल उचित नहीं है। 

गुर्वारकी रातको बारडोलीके लिये रवाना हो रहा हूँ। बादमें तो अधिकतर 
वहीं रहना होगा। 


वापूके आश्ीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ७६५६)की फोटो-तकलसे। 


१०३ टिप्पणियाँ 
एक अंग्रेज महिदाका आशीर्वाद 
“एक अंग्रेज महिछा ” ने कछकत्तेसे एक पत्र भेजा है। उसम उन्होंने अपना नाम 
और पता भी दिया है। वे लिखती हैं: 

श्री गांधी जिस अनोखे ढंगसे हमें सत्यका दर्दोंन करा रहे है और हमारो 
आँखें खोलकर हमें अपनी उदार कहुलानेवाली सरकारके वे काले कारनामे 
देखनेफा अवसर दे रहे हैँ जो वह रोज कर रही है, उसे देखकर मन मुग्ध हो 
जाता है। एक “ अंग्रेज धर्म-धचारक ” ने जो पत्र उन्हें भेजा है वह भी प्रशंसनीय 
है।ः मेरा खपाल हैं कि ऐसे और भो कितने ही छोग होंगे। पर अभिमान- 
वश वे गांधीजोके उच्च कार्यको मानतेके लिए तैयार नहीं हे। उतका धैर्य और 
कार्य भूतलमें छिपे हुए शरनेकी तरह है। दुनिया उन्हें चाहे जो उपदेश देती 


१. भी शेख्वानीकों यचोंसे खारिण किये जानेका समाचार देवदासने गरांवीमीकों तार दाग १३ 
जनवरी, १९२२ को दिधा था । मंगलवार २४ तारीखको पढ़ता था । है 
३, देखिए “ टिपणियाँ ”, १२-१-१९२३ का उप-शोपेक “भयवानूके हाथों ”। 


टिप्पणियाँ २५७ 


रहे, परन्तु ईश्वर उन्हें उनकी आश्यासे भी बढ़कर सफलता देगा। जो छोग 
शान्तिषुर्वक चुपचाप कार्य करते हे वही सफलताके अधिकारी होते हे। छाखों 
आदमी आज उनपर दुष्टि-जमाय हुए हे और वे उनके विषयमें विचार कर रहे 
है। परन्तु इन सबसे बढ़कर एक शक्ति है जो उनके देनिक जोवनके प्रत्यक 
संधर्षको बड़े गौरसे देख और विचार रही है और जब उनके दीर्घ परिश्रम और 
संधर्षके ये विन समाप्त हो जायेंगे तब उन्तका काम और भनाम संसारमें अमर 
हो जायेगा। उनके कठोर परिक्षमके द्वारा जिन रास्तों लोगोंकों आजादी भिलेगी 
वे उनके नामकी पूजा करेंगे। परसात्मा उन्हें तथा उनकी प्रिय घर्मपत्नीको 
आश्योर्वाद दें, उन्हें चिरायु करें और आरोग्य तथा बल प्रदान करें जिससे वे 
इस संघर्षमें शोप् ही जय काम करें। मेरा विश्वास है कि संघर्ष ज्यादा लम्बा 
नहों चछेया और जल्‍वी ही सफलतापूर्वक समाप्त हो जायेगा। 
पाठकोके सम्मुख इस पत्नको उपस्थित करते हुए मुझे संकोच हो रहा है। व्यक्ति- 
विषयक न होते हुए भी यह कितना व्यक्ति-विषयक है। परन्तु मेरा खयाल है कि से 
अहकारकी भावनासे मुक्त हूँ। में समझता हूँ कि में अपनी दुबंछताओकों खूब जानता 
हूँ। परन्तु मेरे हृदयमें ईश्वरके, उसकी शक्तिके और उसके प्रेमके प्रति जो श्रद्धा है 
वह अटल है, अविचल है। में तो उसके हाथभरमें कुम्हारके हाथमें मिट्टीकी तरह हूँ। 
इसलिए अगर “भगवदगीता की भाषामें कहें तो ये सब स्तुति-स्तोत्र उसीके चरणोमें 
समपित करता हूँ। हाँ, मै मानता हूँ कि ऐसे आशीव॑चनोसे शक्ति मिलती है। परन्तु 
इस पतन्नकों प्रकाशित करनेमें मेरा उद्देश्य यह है कि इससे प्रत्येक सच्चे असहयोगीको 
अपने अहिसाके पथपर बढ़ते हुए उत्साह मिले और बनावटी छोग अपनी ग्रलतियोंसे 
बाज आयें। यह एक बहुत ही सच्ची छड़ाई है। यद्यपि इसमें द्वेष करनेवाले लोग 
शामिल है तथापि यह द्वेषपर आधारित नही है। इस सग्रामकी भित्ति तो घुद्ध और 
निर्मल प्रेम है। यदि अंग्रेज भाइयोके प्रति या उन लोभोके प्रति जो “ अन्धेनेव नीय- 
माना यथान्धा: की तरह नौकरशाहीके पिट्ठू बने हुए है, मेरे मनमें जरा भी द्वेष-भाव 
होता तो मुझमें इतना साहस अवश्य है कि में इस संग्रामसे अलग हो जाऊँ। जिस 
मनुष्यके मनमें ईद्वर अथवा उसकी दयालुता अर्थात्‌ न्‍्यायपरायणताके प्रति जरा भी 
श्रद्धा है, वह मनृष्योके प्रति द्वेष-भाव रख ही नहीं सकता--हाँ, उनके कुकर्मोका 
तिरस्कार तो उसे अवष्य करना चाहिएं। परन्तु वह मनुष्य खुद भी तो बुराइयोंसे 
बरी नहीं है। उसे हमेशा दूसरेकी दयाकी आवश्यकता रहती है। अतएवं उसे उन 
लोगोसे द्वेष कभी न करना चाहिए जिनमें वह बुराई पाता हो। सो इस युद्धका तो 
उदय ही यह है कि अंग्रेजोके साथ और सारे संसारके साथ, भारतकी मैत्री हो। 
यह हेतु झूठी खुशामदसे सिद्ध नही हो सकता; बल्कि तभी सिद्ध होगा जब हम भारतके 
अग्रेजोसे साफ-साफ कहेँगे कि भाइयो, आप कुमार्गपर जा रहे है और जबतक आप 
उसे न छोड़ेंगे तवतक हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते। यदि हमारा यह 
खयाल गलत हो तो ईर्वर हमें क्षमा कर देगा; क्योकि हम उनका बुरा नहीं चाह 
रहे हैं और उसके लिए हम उनके हाथों कष्ट भोगनेकों भी प्रस्तुत है। यदि हम 
२२-१७ 


रद सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


सचाईपर हूँ, मेरा यह टिप्पणी छिखना जितना भिदिचत ते ही निश्वयके 
यदि हम सच्चे है, तो हमारे कष्ट-सहनसे उनकी माँखें बे हक 
तरह जिस तरह कि इस “अंग्रेज महिछा ” की आंखें .खुछ गई है। यह एक ही उदा- 
हरण ऐसा नहीं है। सफरमें अक्सर बीसियों अंग्रेज भाइयोसे मेरी मुछाकात होती है। 
मै उन्हें नहीं पहचानता; पर वे बड़े झौकसे मुझसे हाथ मिछाते है, मेरी सफछता चाहते 
ह और चले जाते है। हाँ, यह सच है कि जहाँ वीसियों अंग्रेज मुझे आशीवाद देते 
है वहाँ सैकड़ों ऐसे 3 जो मुझे शाप देते है। इन शापोंकों भी हमारे यहाँ उठीके 
चरणोंमें अपित कर देनेकी आज्ञा दी गई है। वे हमें ज्ञाप देते हैँ इसका कारण उनका 
अज्ञान ही वो है। कितने ही अंग्रेज माई तथा कुछ हिन्दुस्तानी भी मुझे तथा मेरी 
हलचलोंको दुष्ट और कुटिक समझते हैं। ऐसे छोयोंके साथ भी असहयोगियोंकों 
सहिष्णुता वरतनी चाहिए। यदि उन्होंने कोष और वैर-भावको अपनाया तो उनकी 
हार निर्चित हैं; पर यदि वे उन्हें सहन करते रहे तो उनकी जय निश्चित है; उसमें 
विलम्ब नहीं। “मुझे निशचय हो चुका है कि इस सारे विलूम्बका कारण हमारी 
अपनी त्रुटियाँ हैं। ” 

हम हमेशा ही शान्तिमय नहीं बने रहे हैं। हमने, अपनी प्रत्िज्ञाके खिलाफ, 
दुर्भावकों अपने हृदयमें स्थाव दिया है। हमारे प्रतिपक्षी, अंग्रेज शासकवर्ग, उनके साथ 
सहयोग करनेवाले, ताल्लकेदार तथा राजा छोग हमपर अविद्वास रखते आये हैं कौर 
हमसे भय खाते आये है। अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार हम उनको हर तरहसे सुरक्षित 
रखनेके लिए बाध्य हैं। हाँ, दीन-दुर्वह छोगोंकी आधिक छूटमें तो हमें उनको किसी 
तरह सहायता न देनी चाहिए; परन्तु हमें उन्हें किसी तरह नुकसान भी न पहुँचाना 
चाहिए। यद्यपि उनकी संख्या वहुत ही कम है तथापि उन्हें ऐसा छगना चाहिए कि 
सरकारकी संगीनें उन्हें जितनी सुरक्षा देती है उससे कहीं अधिक सुरक्षा उन्हें हमारे 
वीच भिलेगी। यदि हमारी संख्या कम होती तो हमारी स्थिति अधिक आसाव रही 
होती -- वहुत पहले ही हम अपने धर्मकी सचाई सिद्ध कर चुके होते। परन्तु हमारी 
संख्या तो बहुत ज्यादा है और इसीसे हमें परेशानी होती है। वर्तमान राज्यसे तो 
हम सभी असन्तुष्ट हैं, परन्तु अहिसामे हमारी श्रद्धा एक-सी ज्वलन्त नही है। हमें 
तबतक दम नहीं लेना चाहिए जबतक हम मद्गासकी जैसी दर्मनाक दु्घेटवाओंको 
असम्भव न बना दें । हम बात तो हमेशा अहिंसाकी करते हैं तो फिर हमें अदालतोंकी 
कार्रवाईमें बाघा न डालनी चाहिए। या तो हम जेलोंका आह्वान करे या उससे 
दूर ही रहें। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो सरकार हमें जितनी जल्दी जेल के जाना 
चाहे उतनी जल्दी उसे छे जाने देना चाहिएं। जिस हृदतक हम महिंसाके फलितार्थको 
तहीं समझते उसी हृदतक इस संघर्षकी अवधि बढ़ती जाती है। ' 

सरकारी मेहमान 

यदि किसीके मनमें इस संघर्षकी सच्ची आध्यात्मिकताके वारेमें कोई ४ है 

तो मुझे आज्ञा है कि वावू प्रसन्नकुमार सेनके निम्नलिखित पत्रसे' उसके दूर होवेगे 


१. पत्रके केवल कुछ भंश दी यहाँ दिये जा रहे दे । 


टिप्पणियाँ २५९ 


मदद मिलेगी] उन्हें जब सजा सुनाई गई तब वे चट्याँव जिला कांग्रेस कमेटीके 
मन्‍्त्री थे। 
सच्नाटके होटलमें मुझे ढाई सालके लिए मेहमानकी हैसियतसे दाखिल 
कर लिया गया है। पिछले चार-पाँच सालोंमें में बकालतके अपने पेशेकों छोड़ने- 
की बात बराबर सोचता रहा हूँ। और यह चाहता रहा हूँ कि हिमालल्‍यमें 
ऋषिकेशमें जाकर अपने बाकी दिन वहाँ विरक्तकी तरह धर्मानुशीरूमें बिताऊँ। 
अभीतक से ऐसा नहीं कर सका - - «। 
अब अति कपालू परमपिताने मुझे सहसा संसारके कोलाहरूसे हटाकर 
और जेलको दीवारोंके भोतर पुर्ण विज्ञाम प्रदान कर मुझपर भहान्‌ अनुकम्पा 
क्रो है। 
प्रिय महतत्माजी, मुझे जब पूर्ण विदवास हो गया है कि यह अस्थायी 
विध्राम मुझे सानव जीवनके चरस ध्येय ---अक्षय निर्वाणको प्राप्तिके योग्य बना 
देगा । 
में पाठंकको यह विश्वास दिछाना चाहता हूँ कि प्रसन्नचावृकी जेरके अन्दर 
परमानन्द-प्राप्तिकी जो इच्छा है, वह कोई निराघार स्वप्न नहीं है। ऋषिकेशको में 
जानता हूँ। वहाँ जिस तरह सन्त रहते है उसी तरह पृथ्वीके छुचचे और बदमाश भी 
रहते हू। जेलू-जीवनको में जानता हूँ। दक्षिण आफ्रिकार्में मेरे और वहाँके एक सबसे 
बड़े हत्यारेके बीच वस एक काछी दीवार ही थी। हम दोनोंको जान-बुझकर अकेली 
कोठरियोंमें रखा गया था, क्योकि हम दोनों ही समाजके लिए खत्तरनाक माने गये 
थे। उस कोठरीमें कोई दो भद्दीने मुझे अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ा। छेकिन ज्यादासे- 
ज्यादा कष्ट भोगते हुए ही मैने ज्यादासे-ज्यादा सीखा। यह वह वक्‍त था जब सबसे 
ज्यादा अच्छा फछ मिला। कष्ट जबतक कायम रहा उसे सहना कठिन था। परन्तु 
अब वह मेरे जीवनकी एक अमूल्य निधि है। स्वाघीनता-प्रेमी छोगोके लिए हमने 
जेलोको आज अलौकिक शरणालयोमें बदरू दिया है। वे आसानीसे निर्वाण-प्राप्तिके 
स्थलोंमें बदले जा सकते हैँ। जेंलकी कोठरी, जिसमें सुकरातने जहरका प्याक्ा पिया 
था, नि.सन्देह परमानन्दका मार्ग थी। हम आज भी उस अमर दृश्यको याद करते हूँ 
और हमारी उस यादमें वे आज भी जीवित हैँ। 
ड़ स्व्शाज्य आश्रम | 


प्रसन्नवाबू जेलको परम पदकी प्राप्तिके एक साधनके रूपमें चित्रित करते है। 

बाबू तसरुणराम फूकत उसे “स्वराज्य आश्रम ” कहते हैं। श्रीयुत फूकन असमके एक नेता 
हैं। पाठकको यह माछूम होना चाहिए कि वे एक नम्बरके निशानेबाज और बढ़िया 
खिलाड़ी है। परन्तु उन्होने कष्टका रहस्य जान लिया है। सिलचर जेलसे वे लिखते है: 
मेरा खबाल है कि में सरकारके दृष्टिकोणसे काफ़ी शरारत कर रहा 

था, सो उसने भुझे गिरफ्तार करना और जेलमें बन्द करना उचित समझा। 

यहाँ मेरे लिए जो शान्ति और सुरक्षाको व्यवस्था की गई है उसके लिए में 


सम्पूर्ण गांधी वाइसर्य 


आपका और सम्बन्धित अधिकारियोंका भी आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि 
जो लोग लक बाहर है उनके लिए आप ज्ञोप्न ही धान्ति और कर 
व्यवस्था कर सकेंगे। वे जब यहाँ आयेंगे तो, आशा है, हम उन्हें विनम्रतापुर्वक, 
परन्तु बिना-किसो होन भावके, प्रहण करेंगे। हमें क्षणिक शान्तिके लिए नहीं, 
बल्कि ऐसी स्थायी शान्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो समानता और सभी 
लोगोंके सामान्य राभके सिद्धान्तपर आधारित हो, क्योंकि मेरे विचारमें उसो 
प्रकारको ज्ञान्ति दिकाऊ हो सकती है। किसी और बार्तपर प्राप्त हुई शान्ति 
निश्चय हो एक कसक छोड़ जायेगी, जो शासित या शासक किसोके लिए भी 
लाभदायक नहीं होगी। 
यदि हंस इस खेलकों पुरधोचित और सम्मानित ढंगसे तथा बिना द्वेष 
या कड़वाहठके खेलते हे, तो मेरी तुच्छ रायमें इस बातका कोई विद्येष महत्त्व 
नहीं कि हमारी जीत होती है या हार; क्योंकि निःस्वार्थ भावसे भोगे गए 
कष्ट सदंवके लिए बेकार नहीं होंगे, बेकार हो नहीं सकते। 
इस पत्रपर जेल सुपरिटेडेंटके प्रति-हस्ताक्षर है। मोतीलाछूजीनें छव्ननऊके अपने 
“होटछ ' से मुझे यह चेतावनी दी है कि में किसी अधकचरी और पैबन्द लगी 
शान्तिकों स्वीकार तन करू। वे अनिश्चित कारतक जेलमें रहनेको तैयार है। हमारे वीच 
आज बहुत-से स्वराज्य आश्रम उभर रहे हैँ। पर उनमें से कोई भी इतना सच्चा नही 
है जितनी कि जेलें। उनका निर्माण धनसे नहीं, बल्कि मजबूत दिलोंसे हुआ है। 
बर्मामें 
राष्ट्रीवाकी लहर फैल रही है। बर्मापर मैने इस बार दो छेख दिये है। 
स्वामी श्रद्धानन्दजी! और श्री अब्बास तैयबजीने मुझे हाथियों और आश्चर्योके उस देश्षमें 
हो रही राष्ट्रीय जागृतिका शानदार ब्योरा दिया है। अंग्रेज शासकों द्वारा वर्माकी छूट 
उनके इतिहासका एक दुःखद अध्याय है। मेरे छिए उससे भी अधिक दुःखकी वात 
यह है कि हिन्दुस्तानी भी उस लूटमें भाग लछेनेंसे झिझके नहीं है। मैं कभी इस वात- 
पर गव॑ अनुभव नहीं कर सका हूँ कि बर्मा ब्रिटिश भारतका अंग बना दिया गया 
है। वह भारतका अंग कभी नहीं था और न कभी होना चाहिए। वर्मी छोगोंकी एक 
अपनी सभ्यता है। बर्माका बौद्ध धर्म भारतके बौद्ध धर्मसे बिलकुल भिन्न है, जैसे कि 
यूरोपका ईसाई धर्म ईसाके ईसाई धर्मसे सर्वथा भिन्न है। में इनमें से किसीकी भी 
निन्‍्दामें कुछ कहना नहीं चाहता। ईसाका सन्देश यूरोपीय मानस जितना हजम कर 
सकता है उससे कहीं ज्यादा भारी था। बुद्धका सन्देश बर्मी मानसके लिए ज्यादा भारी 
था। दोनों राष्ट्रोंको इन सन्देशोसे अपनी-अपनी ग्रहण-शक्तिके अनुसार छाम हुआ है। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यूरोपकों ईसाके सन्देश्षके गूृढ़ार्थ और रहस्योंको अभी 


२. मद्दात्मा मुंशीतम € १८५६-१९२६ ); वादमें अद्धानन्दके नामसे सुविस्यात, आंसमाणों राष्ट्र 
नेता; दिल्‍्की और पंजावमें सावेजनिक कार्षोंमें असुख भाग लिया । 


टिप्पणियाँ २६१ 


समझना है, जैसे कि बमियोंकों बुद्धके घ्येयके गूढार्थ और रहस्योकों अभी समझना है। 
वर्मी ऐसा तभी कर सकते हैँ जब उन्हें उनके ढंगसे प्रगति करने दी जाये। इसलिए 
वर्मामें आश्चर्यंजनक जागृतिकी बातसे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसमें सन्देह 
नही कि यदि बर्मी अपना प्रयत्न जारी रखें तो वे अपनी सीधी-सादी समस्याको हमारी 
अपेक्षा कही अधिक शीघ्र सुलझा सकते है, क्योंकि हमारे साथ तो अनेक प्रकारकी 
ऐसी जटिलताएँ हैं जिनसे बुद्धि चकरा जाती है। 


अम्बालामे 


पंजाब सचमुच गजब कर रहा है। अहिसात्मक वातावरण पैदा करनेका श्रेय 
सिखोको मिलना चाहिए और वे इसके पूर्णतया अधिकारी है। उनकी दुृढ़ता, ननकाना 
साहबमें! उनका आइचयंजनक त्याग, उनके सर्वश्रेष्ठ भेताओंकी गिरफ्तारी और सर- 
कारका पूरी तरह घुटने देक देना--इन सबसे पंजाब आज गवे, आज्ा और त्याग 
व अहिसाकी भावनासे भरा है। इसलिए पाठकको अम्बालाके लाला दुनीचन्दके निम्त- 
लिखित पत्रकों पढ़कर आदचयें नहीं होना चाहिए: 

लाछा दुनीचन्द अम्बालाकी वर्षोसे सेवा कर रहे है। असहयोगसे पहले उन्हें 
अपनी प्रेक्टिससे बहुत आय थी, जिसका बहुत बड़ा भाग वे उन अनेक सार्वजनिक 
कार्योमें लगा देते थे जिनका सूत्रपात उन्हीके द्वारा हुआ था। इसलिए उन्हें अपने गिद्दे 
काम करनेवाले त्यागी नवयुवकोंका एक दल इकट्ठा करनेमें कोई कठिनाई नही हुई। 
वे उन्हें अब बिना किसी कठिनाईके जेल जानेंके लिए प्रेरित कर रहे है। स्वराज्य 
त्यागका ही तुरन्त प्रगट होनेवाला और प्रत्यक्ष फल है। इसलिए अम्बालाके नागरिकों- 
को स्वराज्यके आगमनका अहसास हो रहा है। पंजाब तथा अन्य स्थानों महिलाओमें 
जो जागृति आई है वह एक ऐसी चीज है जिसका सही मूल्यांकन हम अभी नही 
कर सकेंगे। सच बात तो यह है कि लाला दुनीचन्दके लिए त्यागका मार्ग प्रद्यस्त 
करनेवाली श्रीमती दुनीचन्द हैं। उन्होने ही उन्हें इसके लिए तैयार किया है और 
श्रीमती दुनीचन्दका कोई अकेला उदाहरण नही है। मुझे ऐसी अनेक वहनोसे परिचय- 
का सौभाग्य प्राप्त है जो अपने पतियोंकी महानताके लिए उत्तरदायी है। 

रोहतकमें 

जैसा अम्बालामें है बैसा ही रोहतकमें है। “यंग्र इंडिया ' के पृष्ठोके द्वारा जनता 
लाला शामलालके त्यागसे परिचित हो चुकी है। फरक सिर्फ यह है कि उन्होने वह 
अपनी पत्नी और माँ-बापके विरोधके बावजूद किया है। उन्हें जबरदस्त कठिनाइयोसे 


टक्कर लेनी पड़ी। परन्तु उन्होने उन सबको परास्त कर दिया। उन्हें अब अन्य 
मिन्नोंके साथ गिरफ्तार होनेका सम्मान प्राप्त हुआ है। ये व्यक्ति अपने देशके लिए 


१. फरवरी १९२२ में; देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४२८-३२ । 
२. पत्र पहाँ नहीं दिया जा रहा है; उसमें मतहथोगकी स्थानिक गति-विधियों भौर भम्बाला लिएऐेमें 
स्वथंस्ेनकोंकी गिरफ्तारीका वणैन था । 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गौरव हैं। ये कोई दीवाने छोग नहीं है। ये कमंठ व्यवसायी हैं जिन्होंने देश और 
धर्मकी पुकार॒पर अपना व्यवसाय छोड़ दिया है। ये झ्ान्तिको भंग करनेवाले छोग नही 
हैं। ये तो उसके रक्षक हैं। जो सरकार इस तरहके नागरिकोंको बन्द करनेकी जरूरत 
महसूस करती है, वह निरचय ही दिवालियेपनकी स्थितिपर पहुँच गईं है। 


अमृतसरसें 
, जिला कांग्रेस कमेदीके प्रधान लाला गिरधारीलाल, खिलाफत शस्रमितिके प्रधान 
मौलाना मुहम्मद दाऊद गजनबी, नगर कांग्रेस कमेटीके प्रधान भास्टर सुनामराय और 
जिला सिख लीग के प्रधान सरदार रावरुसिहकों गिरफ्तार कर लिया गया था और भव 
उन्हें सजा सुना दी गई है। उनका अपराध यह था कि उन्होने, राजद्रोहात्मक सभाओं 
सम्बन्धी घोषणाके बावजूद, एक सार्वजनिक सभा करनेकी धृष्टता की थी। अमृतसर 
एक अच्छी खासी संख्यामें लोगोंको जेल भेज चुका है। अब तो उससे उसके सारे प्रधान 
छीत लिये गये हैं? उनमें से हर एककों दो साककी कड़ी कौद और ५०० रुपये जुर्माना, 
या जुर्माना अदा ले करनेपर तीन महीनेकी और कैदकी सजा मिलती है। सबको मिरयाँ- 
वाली जेलमें भेज दिया गया है। मजेकी बात यह है कि चाहे जिधर भी नजर 
दौड़ाओ, कोई भी कांग्रेस कमेटी आज अपने पदाधिकारियोंसे खाली नहीं है। छोग 
यह बात जान गये हैं कि एक सुव्यवस्थित संगठनमें पदोंपर काम करनेवाले व्यक्ति 
चाहे मर जायें, जेल चले जायें या घोखा दे जायें पर पदाधिकारी सदा रहते हैं। 
यह विचार सचमुच खुद बहुत शानदार है, क्योंकि इससे मनुष्य और उसकी भानवीय 
स्थितिकी एकता व्यक्त होती है। 
लाहौरमें 
पंजाबकी राजधानी किसीसे पीछे नहीं है। छाहौरके छाला दुनीचन्द १४ तारीख- 
के अपने पत्रमें लिखते है: 
इस प्रकारके कार्यंसे राष्ट्रको निश्चय ही तया रूप मिलेगा। इसीलिए यह कोई 
आइचयेकी बात नहीं है कि पंजाब सरकारने सवितय अवज्ञा आन्दोलनसे निषट्नेके 
लिए “अबतक अपनाये गये उपायोंसे कहीं अधिक व्यवस्थित और कठोर ” उपाय 
काममें छानेकी धमकी दी है। सम्बद्ध नोटिसमें कहा गया है: 
लोगोंकों भड़कानेके किसी भी प्रयत्नकों नजरअन्दाज करना, या इस तरह- 
की दारारतमें सरकारी कर्मचारियों अथवा पेंशनयाफ्ता छोगोंके सहयोगकों सहन 
करना सम्भव नहीं होगा। हमें खेदके साथ कहना पड़ता है कि व्यवस्था कायम 
रखनेके लिए जितने भी आवश्यक होंगे उतने पुलिसके आदमी और कार्यकारी 
कर्मचारी और छेने होंगे, और इस प्रकार प्रान्तके भारकों काफी बढ़ाना आवश्यक 
हो जायेगा। 


१. यद पत्र यहां नहीं दिया णा रहा है । इसमें पृक्त सावेजनिक सभा और खदरके प्रचाराय 
सिपोंके कार्योंका वर्णन था । 


टिप्पणियाँ २६३ 


नोटिसमें यह दलील वी गई है: 

यदि यह (सबिनय अबज्ञा आन्वोलन) सफल हो गया तो इससे अपराधी 
प्रवत्तिके लोगोंको ऐसी पद्धतियोंकी शिक्षा मिलेगी जिन्हें वे स्वभावतः वर्तमान 
या भावी प्रत्येक सरकारके विरुद्ध श्रमुकत्त करनको तेयार रहेंगे। और यदि वह 
असफल हो गया तो प्रगतिके ऋमको केवरू पीछे के जायेगा, और जिन छोयोंन 
अपनी मातृभूमिकी शिराओंमें जान-बुझकर इतना खतरनाक जहर भरा है उनकी 
राजनीतिक परिपक्व॒ताके बारेमें गहरे सन्देह पेदा हो जायेंग। 


इस नोटिसके लेखकने सरकारी पक्षके समर्थनर्में आवश्यकतासे अधिक दलील दे 
डाली है और इस प्रकार वह अपने उद्देद्यमें विफल हो गया है। नोटिसका फल सिफ्फे 
यह निकला कि लोग और अधिक दृढ हो गये हैं। पहली बात तो यह कि सविनय 
अवज्ञा अपराधी प्रवृत्तिके लोगोंके मनोंमें न तो बिठाई जा रही है और न विठाई 
जा सकती है। शिक्षित-वर्ग, महिलाएँ और छात्र अपराधी प्रवृत्तिके नहीं हुआ करते। 
किसानोंको भी “अपराधी प्रवृत्तिके छोगों में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि 
लोगोने शान्‍्त रहनेकी शिक्षा न ली होती तो वे उन हमलों और अपमानोके सामने डर्टे 
नहीं रह सकते थे जिनका व्योरा डा० गोकुछूचन्द नारग और उनके साथी सदस्योंने 
१३ दिसम्बर, १९२१ को छाहौरमें पुलिस द्वारा किये गये हमलोंके' सम्बन्धमें अपनी 
योग्यतापूर्ण और युकक्‍्तियुक्त रिपोर्टमं इतनी सजीवतासे दिया है। दूसरे, सविनय 
अवज्ञा हर तरहकी, वर्तमान या भावी, सरकारके विरुद्ध नहीं है। वह केवल वर्तेमान 
सरकारके विरुद्ध है जिसने समूची जनताकी इच्छाकी अपराधपूर्ण अवज्ञा की है। 
तीसरे, जिस सरकारने जनताकों सुनियोजित ढंगसे शक्तिहीन कर दिया हो, जबतासे 
उसकी आज्ञा न माननेके लिए कहना, शरारत या जहर फैलाना कैसे हो सकता है? 
क्या लोग उन अपमानोमें सहायक होते रहें जो एक गैर-जिम्मेदार नौकरशाहीने उनपर 
लादे है ? 

परन्तु हमें डा० गोकुलूचन्द नारंगकी रिपोर्टको देखना चाहिए। मेरे विचारमें 
यदि छोगोको स्वतन्‍्त्र मनुष्योंकी तरह रहना है तो इससे अनुशासनयुकत्त सविनय 
अवज्ञाका पूर्ण औचित्य सिद्ध हो जाता है। कमेटीकी थे स्थापनाएँ है कि 

१. स्वयंसेवक शान्तिपृ्वक कार्य कर रहे थे; 

२. पुलिस अचानक पीतल-मढी लम्बी लाठियाँ लिये” स्वयसेवको और लोगोपर 
टूट पड़ी और उन्हें बिना चेतावनी दिये पीटने लगी; 

३. स्वयसेवकोने चोटे खानेके बावजूद जब तितर-बितर होनेंसे इनकार कर दिया 
तो वे गिरफ्तार कर लिये गये, छोड़ दिये गये और फिर गिरफ्तार कर छिये गये, 
और कुछ घंटोंकी हिरासतके बाद रातके कोई एक बजे अपने घरोंसे बहुत दूर अलग- 
अलग जगहोंपर जान-बूझकर छोड़ दिये गये। 

४. कैद करनेवालोंने स्वयंसेवकोंको गन्दी गालियाँ दी। 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, २९-१२-१९२१ का उप-शीपेक “मार्केका प्रमाण” | 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस भ्रकारकी अपराधितासे, जिसे कानूनका रूप दे दिया गया हो, छोगोंकों कैसे 
निपटता चाहिए ? क्‍या वे दीनतासे उसे सहन करते रहें या स्वाभिमानी मनुष्योकी 
तरह आज्ञाओंका उल्लंघन कर सत्ताकी उपेक्षा करे? यदि इस तरहकी वातें, जैसी 
कि डा० गोकुलचन्द नारंगने बताई है, लाहौर-जैंसे शहरमें हो सकती है तो वेचारे 
ग्राँववालों की क्‍या दु्दंशा होती होगी। यदि अखबार पढ़नेवाले लोग ग्राम-जीवनसे 
बिलकुल अनभिज्ञ न होते और गाँववालों की कठिनाइयोंके प्रति तटस्थ न होते, तो 
कानून और व्यवस्थाकी यह जड़पूजा जिसके नामपर अकथनीय आतंक पैदा किया जा 
रहा है, बहुत पहले खत्म हो गई होती। सबविनय अवज्ञा आन्दोलनका उद्देश्य सच्चा 
कानून और सच्ची व्यवस्था विकसित करना है, जिसके पाकूनको छोग अपना विशेषा- 
घिकार और कत्तंव्य समझेंगे। 

बंगालमें 

बंगालमें भी हालत कुछ बेहतर नहीं है। ' कानून और व्यवस्था” के नामपर 
सभाएं जबरदस्ती भंग की जा रही है। 'स्वतस्त्र के सम्पादक पं० अंम्विकाप्रसाद 
बाजपेयी और “भारतमित्र ' के सम्पादक पं० लक्ष्मण नारायण गर्देकी भी गिरफ्तारीका 
सम्मान प्राप्त हो गया है। देशबन्धु चित्तरंजन दास और मौलाना अबुरू कराम 
आजादका मुकदमा खत्म होनेमें ही नही आ रहा। खबर मिली है कि बारीसाल जेलमें 
छ: राजनीतिक कैदियोंको, अनुशासन भंग करनेके तथाकथित अपराधमें अकेली कोठरियों- 
में बन्द कर दिया गया है। कहा जाता है कि उन्हे वेड़ियाँ पहनानेका हुक्म दिया 
गया है। फीरोजपुर सब-डिवीजनछ कमेटीके प्रधान नरेन बाबूने शिकायत की है कि 
कौदियोंके 'कान खीचे” गये थे। “पत्रिका” की रिपोर्ट है कि खान बहादुर मौलवी 
नेमायतउद्दीनने, जो कैदियोंसे सिछे थे, कहा है कि अकेली कोठरियोंमें वन्द कीदियोंको 
अगर उन कोठरियोसे निकाला नहीं गया तो उनके पागल हो जानेका डर है। 
निस्‍्सन्देह, इस तरहकी अमानुषिकताका भी “कानून और व्यवस्था के हितमें समर्थन 
किया जायेगा। सर होमेंसजी वाडिया तक ऐसे “कानून और व्यवस्था का विरोध 
कर सकते हैं। | 

ईश्वरकों धन्यवाद है कि इन सब परीक्षाओंके बावजूद, जिनसे बंगाल आज 
गुजर रहा है, बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके प्रधान और खिलाफत समितिके 
उपप्रधान, बाबू हरदयाल नाग निम्नलिखित घोषणा-पत्र जारी कर सके हैं: 


कलकत्तेके नागरिकॉंका कलकी सार्वजनिक सभाओंमें जो शान्त और के 

व्यवहार रहा उसके लिए में उन्हें फिर बधाई देता हूँ। सविनय अवज्ञा हम 
अपनी प्रयोगात्मक स्थितिमें है। इसकी सफलता पूर्णतया अहिसाकी सफलतायर 
निर्भर है। जैसा कि स्वाभाविक था, कुछ भीड़ इकद्‌ढी हो गई। परुठु यह 
देखकर बहुत ही सच्तोष हुआ कि पुलिसके डंडे चलानेपर भी भीड़ने जरा-भर 
बदरेका कोई रुख नहोँ दिखलाया। पुलिसके हस्तक्षेपके बावजूद हमारे राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओंने समाओंकी कार्रवाई शान्ति और निर्भीकतासे जारी रखी। वस्ठुतः 


टिप्पणियाँ २६५ 


किसी भी तरहकी कोई गड़बड़ नहों हुई और कलकत्तेके सार्वजनिक मंदानोंमें 
अहिसा एक बार फिर विजयी रही। - « « 


एक बंगाली मित्र पूछते है कि वगारू, जिसने अराजकतावादियोके उम्र सम्प्रदाय- 
को जन्म दिया है, क्या अन्ततक अहिसक रह सकेगा। जैसा ऊपर दिया गया है इस 
तरहके घोषणा-पन्नोसे और इसमें जनताके जिस आत्मसयमकी चर्चा हैं उससे मुझे सच- 
मुच आशा बँधती है। अराजकतावादी भी आख़िर अपने देशसे प्रेम करते थे। अभी 
कुछ दिन पहलेतक हम हर तरहके अन्याथ और अपमानको जिस पुरुषार्थ-हीनतासे सह 
रहे थे, उससे उन्हें मामिक पीड़ा होती थी। 'भिखारीपनकी नीति से वे बुरी तरह 
उकता गये थे। परन्तु आज अपने चारों ओर पुरुषो और स्त्रियो, बच्चों और बूढोको 
अपूर्वे साहसके जआाइचयेजनक उदाहरण प्रस्तुत करते देखकर भयानकसे-भयानक अराजकता- 
वादीका भी सीता गर्वसे फूल जाना चाहिए। भिखारीपन का स्थान अब अपने 
हकके दावेने के लिया है और उस सत्ताके सविनय विरोधने ले लिया है जो उद्धत 
दमनकी आड़ छेकर जमी हुईं है। किसी भी अन्य प्रणालीसे देश इससे तनिक भी ज्यादा 
या जझ्ीघ्र प्रगति नही कर सकता था। इस सघर्षको समाप्त करनेके लिए हमें अहिसाकी 
भावनाकी कम नही, वल्कि और ज्यादा जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि यदि 
अब भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारतकी मुक्तिके लिए हिसाको आवश्यक मानता है, 
तो वह इस शानन्‍्त साहससे, जो वगारू आज दिखा रहा है, गद्गद हुए बिना नही 
रह सकता। 


उलक्षनसें डालनेवाली रिहाई 


थाबू भगवानदासको अचानक और बिना शर्तें कैदके समयसे बहुत पहले छोड़ 
दिया गया है। उनके साथ मेरी हादिक सहानुभूति है। में जन-साधारणको यह सूचित 
करना चाह रहा था कि वाबू भगवानदास साहित्यिक शोघधमें छगे हैँ और अपने एकास्त- 
वासमें परम प्रसन्न है। जाहिरा उनके पक्षमें छेकिन असलमें उनके विरुद्ध जो भेदभाव 
बरता गया है, वह उन्हें स्वभावतः बहुत अखर रहा है। जैसा कि उन्होने अपने एक 
खुले पत्रमें कहा है, यदि वे रिहाईके अधिकारी थे तो उसी तरह बहुत-से अन्य लोग 
भी थे। बनारसमें जो छोग पकड़े गये थे उनमें वे निरचय ही मुख्य अपराधी थे। 
हड़ताल सम्बन्धी नोटिसका मसविदा उन्होने ही तैयार किया था और उन्होने ही उसे 
छपवाया था। प्रोफेसर कृपलानीकों नोटिस बाँटनेके लिए उन्होने ही उकसाया था। 
इस' तमाम शरारतके सरगनताकी रिहाई कैदके समयसे पहले भला क्यो होनी चाहिए? 
बाबू भगवानदासने इस तरहके अकाटच तक दिये है। परल्तु मुझे इसमें सन्देह नहीं कि 
उन्हें अधिकारियोंका ध्यान आकर्षित करनेके बहुतसे मौके मिलेंगे। वंगारू, पंजाब और 
अन्य स्थानोंपर सावंजनिक सभाओका जबरदस्ती भंग्र किया जाना यदि अधिकारियोके 
मनका सूचक है, तो हमें उससे कही अधिक ताप सहना होगा जितना हमने अबतक 
सहा है। हमारे साथ जो बरताव हो रहा है वह तुर्की हमामके ढंगका है। हम उसे 
सह सके इसलिए सरकार हमें उत्तरोत्तर अधिक गरम कमरोंमें ले जा रही है। 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
पुलिस कास्फ्रेंस 

डिप्टी सुपरिल्टेंडेंट पुलिस, बावू पूर्णचन्द्र विध्वासने कुछ दिन पहले, कलकत्तंमें 
हुई अखिल भारतीय पुलिस कान्फ्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे, जो भाषण दिया था उसपर 
लोगोंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि उसके महत्त्वको देखते हुए देना चाहिए 
था। पूर्णवाबूने पुलिसकी पूरी स्थितिको विशद रूपमें रखा है। इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतमें पुलिस बदनाम है। दमनकी आजकलकी क्रूर कार्यवाहियोंसे यह बदनामी 
शायद और बढ़ी है। परन्तु हमें यह नही भूलना चाहिए कि पुलिस सरकारके हाथका 
महज एक हथियार है। अध्यक्ष कहते हैं: 

यहाँ भारतमें कानून सरकार द्वारा बनाये गये हे और छोगोंका यह विचार 

है कि कानून उनपर शासत करनेके लिए, उनकी स्वाभाविक महत्त्वाकाँक्षाओंको 

नियन्त्रित करनेके लिए बनाये गये हैं, उनकी भलाईके लिए नहीं बनाये गये हैँ। 

हम इन कानूनोंका सम्मान कायम रखते हे और इन्हें छागू करते हैं। हमारी 

इतनी बदनामीका एक कारण यह है। और सुघार योजनाके शुरू होनेसे छोग 

अब यह महसुस करने लगे हे कि अप्रिय तो कानून है, पुलिस नहीं। हमारा 

कसुर सिर्फ यह है कि हमें इन अध्रिय कानूनोंको अमलमें छाना होता है। 

जैसा कि अध्यक्ष कहते है, लोगोंपर शासन करने, उनपर आधिपत्य जमाने, 
उत्तकी स्वाभाविक महत्त्वाकांक्षाओंको नियन्त्रित करनेका विचार, भारतकी पूरी नौकर- 
शाही-व्यवस्थामें व्याप्त है। और व्योंकि यह कार्ये भ्रत्यक्ष रूपसे पुलिसके हाथों 
सम्पन्न होता है, इसलिए इस विषयमें उसके एक प्रतिष्ठित सदस्यकी स्वीकारोवितको 
पढ़ना दिलचस्प लगता है: 


अपनी बदनामीकी चर्चा करते हुए में यह कहे बिना नहीं रह सकता, 
चाहे यह नागवार ही क्‍यों न लगे, कि हमारे आचरण-नियम और हमारे अफ- 
सरोका रवैया जनतासे हमारे अलगावकों और बढ़ाता हैं। लोगोंके साथ हम 
आजादीसे मिल्‍्त-जुल नहीं सकते, उनका हादिक सहयोग और सहानुभूति माँग 
नहीं सकते।-जो कि हमारे कत्तेव्योंके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। यदि हम 
ऐसा करते है तो हमारे अफतर, जरा-सा भी बहाना सिलनेपर, हमें शककों 
तजरोंसे देखते हैं, सजातक दे देते हैं और हमारी तरक्की रोक दो जाती है। 
साथियो, में पूछता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार फौन है? में एकदम कह 
सकता हूँ कि हमारा कसूर सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि हम इस बदनारे 
विभागसे सम्बन्ध रखते है, और हमारे अफतर और हमारे आचरण-नियम 

इस खाईको और घौड़ा करते है। 
छेकित सरकार जहाँ भारतीय प्रुिसको इस ढंगसे इस्तेमाल करती है, वहाँ 
उसका वरताव उसके साथ इस कारण कया कुछ बेहतर है ? जातीय हीनताका कष्ट, 
जैसा कि उसकी शिकायतोंकी रम्बी सूचीसे जाहिर हो जाता है, उन्हें भी उतना ही 


टिप्पणियाँ २६७ 


भोगना पड़ता है जितना कि सामान्य जनताको। इससे पूलिसमें बेचैनी पैदा हो 
रही है जिसके चिह्न आसानीसे देखे जा सकते हूँ। अध्यक्ष सावधानीसे इसे इस तरह 
व्यक्त करते हैं; - 
मातहत सिपाही यदि किसो उपद्रवकारी भीड़को तितर-बितर करने या 
उसपर गोली चलानेके अपने अफसरके हुब्मको माननेसे इसकार कर दें, तो 
इसका असर क्या होगा? आप इस विचारपर हँस सकते हे। में भी जानता 
हैं कि इस तरहकी चोज असस्भव या कमसे-कस अवांछनीय है। लेकिन कोई 
नहीं जानता कि हालात किस तरह बदलते हेँ। आपको यह नहीं भूलना चाहिए 
कि देशके लोग अब जेलसे डरते नहीं है, और यह भावना मातहत सिपाहियोंमें 
भी आा गई है। 


पूर्णयाबूको इस सब स्पष्टवादिताका मूल्य चुकाना पड़ा। उन्हें सर हेनरी व्हीलर- 
के आगे पेश होना पड़ा जहाँ उन्हें फौरन अपनी ड्यूटीपर जानेका हुक्म मिला। परन्तु 
प्रतिनिधियोने इस हुक्‍्मके खिलाफ हलका-सा प्रदर्शन किया और पूर्णबावृको विजयीकी 
तरह उनकी रेलगाड़ीसे एक जुलूसके साथ कान्‍्फेंसमें वापस लाया गया ताकि वे 
उसकी कार्रवाई पूरी करा सकें। 


प्रतिवाद 


दिल्‍लीके माननीय चीफ कमिश्नरते उन आरोपोके' ख़ण्डनका कष्ट उठाया है 
जो जेलोंमें होनेवाले व्यवहारके सम्बन्ध्में ५ तारीखके “यंग इंडिया 'में रूग्राये गये थे। 
जहाँतक उनके जवाबके उस अंशका सम्बन्ध है जो दिल्‍ली जेल सम्बन्धी विशिष्ट आरोपो- 
का प्रतिवाद करता है, मेरी उससे तसल्ली नहीं हुई। जहाँतक उस अशका सम्बन्ध 
है जो सामान्य आरोपोंके बारेमें है, उसमें कोई तुक नही है। कोई भी बेखटके यह 
कल्पना कर सकता है कि दिल्‍ली जेलूमें खाने और कपड़ेकी व्यवस्था और जेलोंसे 
बेहतर नहीं है। सर्वश्री सन्‍्तानम्‌ और देसाईके बयानसे वहाँ दिये जानेवाले भोजनके 
सम्बन्धमें छाछा शंकरलाककी बातका समर्थन होता है। पहननेवाला ही जानता है कि 
जूता कहाँ काटता है। छाछा झंकरलालने कोड़े छगानेका कोई आरोप नही छगाया 
है। जिस व्यक्तिने आरोपोकी सूचना दी है उसने दिल्ली जेलमें कोड़े लगानेकी वात नही 
कही है। उसने केवल यह सुना है कि कुछ जछोमें कोड़े छुग्राये गये हैं। और यह 
बात पजाब और बंगालके बारेमें सरकारी तौर॒पर स्वीकार कर ली गई है। जहाँतक 
इलाहाबादका सम्बन्ध है, श्री महादेव देसाईके गम्भीर आरोपोंका अभीतक खण्डन नहीं 
हुआ है। बनारसमें कैदियोंको करीब-करीब नंगी हालतमें छोड़नेकी बातका भी प्रतिवाद 
नहीं किया गया है। डा० गोकुलूचन्दने दिकको दहलानेवाली जिन बातोका पर्दाफाश 
किया है, वे अपनी कहानी आप कहती हैँ। इन सब परिस्थितियोमें, दिल्लीके चीफ 
कमिश्नरकी रिपोर्टका भारतमें कोई प्रभाव नहीं हो सकता। यदि में यह स्वीकार 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, ५-१-१९२२ का उप-शीपक “ जेल-जीवनकी झांकी” । 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कर सकूँ कि भुझे सूचनाएँ देनेवाले सब लोग गछत थे और भारतीय जेलोंमें कैदियोंके 
साथ कोई अमानुषिक व्यवहार नहीं किया गया, तो इससे अधिक खुशीकी वात मेरे 
लिए और कोई नही होगी। जहाँतक माफीनामोंका सवार है, हस्तलिखित 'इडिपेंडेंट' 
उन तथ्योंको उजागर कर रहा है जो यह बताते हैं कि वे किस तरह बछात्‌ छिस- 
वा गये हूँ। बंगालसे इसकी आश्चर्यजनक पुष्टि आई है। दिल्‍्लीके बारेमें लाला 
शकरलछालने जो आरोप छगाया है, मैं उसपर शक करनेको तैयार नही हूँ। क्या सर- 
कारने यह्‌ नहीं कहा कि यदि कैदी माफी माँग छेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जायेगा? 
काफी छातबीनके बाद और जिस्मेदारीके साथ छगाये गये आरोपोको चटपट रद कर 
देनेके दिन अब लद गये है। चीफ कमिश्नरने जिस तरहकी भाषाका प्रयोग ठीक 
समझा है उससे भारतमें कोई भी बौखछाने या धोखेमें आनेवाल्य नही है। वे कहते 
हैँ: “ लेखमें जो आरोप है वे ऐसी असन्तुलिति भाषामें है कि बुद्धिमान पाठक उन- 
पर विश्वास नहीं कर सकता।” यह ऐसी वात है जिसे मैं अकड़ दिखाना कह 
सकता हूँ। अधिकारियोंको, यदि वे जनसाधारणके सेवक ओर भित्र बनना चाहते है 
तो, अकेलेपत और अलग्रावके अपने वुर्जसे नीचे उतरना होगा, उन्हे जन-साधारणसे 
मिलता-जुलना होगा और उन्हीकी तरह सोचना होगा। चीफ कमिदनर यदि यह 
कहते कि प्रारम्भिक स्थितियोंमें कठिनाइयाँ अनिवार्य थी परन्तु सरकार राजनीतिक 
बन्दियोंकी पृथक करने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करनेकी भरसक कोशिश 
कर रही है, तो वह कहीं ज्यादा ब्रच्छा रहता। वह एक उपयुक्त और सच्चा 
वक्‍तव्य होता। क्योंकि चाहे यह बात दिल्‍ली जेलके बारेमें ठीक हो या नही, पर 
मैं धन्यवादपुर्वक यह स्वीकार करता हूँ कि, मिसालके लिए, आगरेमें हालात काफी 
सुधरे हैं। विभिन्न स्थानोंके बहुत-सारे राजनीतिक कैदी वहाँ एक जगह रखे गये है 
और उनके साथ मनुष्योंका-सा व्यवहार हो रहा है। सभी कैदियोंसे अच्छा व्यवहार 
करनेका सवाल तो अब भी बना हुआ है। साधारण अपराधी भी स्वच्छ ओर पर्याप्त 
वस्त्रों, स्वच्छ और पर्याप्त भोजन तथा समुचित शौचालयका, जहाँ पर्देकी व्यवस्था 
हो, समान अधिकार रखते है। महादेव देसाईके साथ जब साधारण कैदीका-सा बरताव 
किया भया तब इन सब चीजोंका अभाव था। थह जानकर कि उनके और उनके 
साथियोंके साथ अब अच्छा बरताव हो रहा है, कोई बहुत सुख नहीं होता। उनके 
साथ जब खास तौरपर अच्छा बरताव होने छूगा तो उन्होने अच्छे बरतावका एक 
प्रमाणपत्र दे दिया। परल्तु सँयुक्त-प्रात्तकी सरकारने उसे प्रकाशित कर उनके उदार 
स्वभावका दुरुपयोग किया है। तैती जेलमें उनके दाखिल होनेपर उत्तके साथ बरती 
गई अमानृषिकताके बारेमें मैंने 'यंग इंडिया” (५ जनवरी ) में जो-कुछ छापा है, 
उसके एक-एक वाब्दपर में दृढ़तासे कायम हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


१०४, खतरेसे सरपुर 


झज्जर, रोहतक जिलेमें इसो नामको तहसीलूका सदर॒मुकाम है। उसकी 
आबादी करीब ११,००० की है। यहां एक नगरपालिका है जिसके चार भनो- 
नौत और आठ निर्वाचित सदस्य हें। अध्यक्ष निर्षाचित होता है। फिर भी यह 
नगरपालिका लोकप्रिय कार्योसे कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। इसलिए स्थानीय 
काँग्रेसी कार्यकर्ताओंने, चाहे इसे गलत कहिए या सही, जिला कांग्रेस कमेटोकी 
अनुमति बिना ही, नगरपालिकाको यह नोट्स दे दिया कि यदि उसने १५ से 
२२ जनवरीके अन्दर-अन्दर अपने आपको लोकप्रिय नहीं बनाया तो कांग्रेस 
कमेटी टाउन हालूपर कब्जा कर लेगी। नगरपालिकाने इस नोटिसपर कोई ध्यान 
नहीं विया। इूसरी ओर, निर्धारित अवधिके पहले ही दिन १५ जनवरीको, डिप्टी 
कमिइनरने स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता पण्डित श्रोरामपर धारा १०७ लगाकर 
उन्हें एक साल्‍रूके लिए जेल भेज दिया। उस दिव पण्डित श्रीरामने टाउन हाल्सें 
लोकमान्य तितकके एक चित्रका उद्घाटन किया था, जिसके लिए नगरपालिकाकी 
प्रार्थनापर डिप्टी कमिइ्नरकी पहले ही अनुमति मिल चुकी थी। पण्डित श्रीरामकों 
जेल हो जानेपर स्थानीय कांग्रेस कमेटीके प्रधान और स्वयंसेवकोंने १६ तारीख- 
को टाउन हालपर कब्जा कर लिया। वहाँ स्वयंसेवकोंका बाकायदा पहुरा बेठा 
दिया गया। स्वयंसेवकोंन कस्बेंके चारों दरवाजोंपर भी कब्जा कर लिया और 
चुंगीके इन्तजासमें बाघा डाली। ज॑से ही यह ख़बर रोहतक पहुँची, म॑ झज्जरके 
लिए रवाना हो गया, क्योंकि लाला स्यामहाल वहाँ मोजूद नहीं थे। वे कांग्रेस 
कमेटोकी एक मोटिंगमें भाग लेनके लिए फोरोजपुर-झिरका गये हुए थे। लोग 
हिप्तातक पर तुले हुए हे। रातको मेने उन्हें अहिसापर कायम रहनेफी सलाह 
दी, जिसका कुछ असर हुआ। लेकित उनमें परिवर्तत छानेके लिए अहिसाके 
एक प्रभावज्ञाली प्रचारककी आवश्यकता है। १८ तारीखकों रातके आठ बजे 
कस्नेके कुछ प्रतिष्ठित लोगोंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नगरपालिकाके सदस्योंको 
इकट्ठा किया और इस मामलेको मंत्रोपूर्ण ढंगसे सुलझानंको कोशिश को। सगर- 
पालिकाके सभी निर्वाचित सदस्य --- एक अध्यक्षकों छोड़कर जो कि उपस्थित 
नहीं थे --और दो मनोनोत सदस्य इस्तोफे देनेको तैयार हो गये। यह भी 
नि३चय हुआ कि ठाउन हाल कांग्रेसी स्वयंसेवकोंके कब्जमोें रहेगा। फिर भी, 
इस सामलेका आखिरी फंसला आज दोपहरकों होना है। स्वयंसेवक अब भी 
उस जगहपर पहरा दे रहे हे। लोगोंने पंचायत करके पण्डित औरामके खिलाफ 
गवाही देनेवाले छः व्यक्तियों --- तहसीरूदार, थानेदार, रस्बरदार और नगर- 
पालिकाके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मन्त्रीके सामाजिक बहिष्कारकी घोषणा की है। 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


टाउन हाल स्वर्गोष महारातो विकटोरियाकी स्मृति्में सार्वजनिक चन्देसे बनवाया 
गया था। कोई पाँच-छः सालतक इसकी कोई देखभाल नहीं को गई। पर 
पिछले दसेक सालसे यह इमारत नगरपालिकाकी देख-रेखमें है। १८ तारोखकी 
रातको मीटिगमे हुए समझोतेपर यदि अमल नहीं हुआ तो छोगोंमें उत्तेजना बढ़ 
जायेगी और मुझे डर है कि उससे अन्त हिसा हो सकती है। स्थानीय देता 
ओर स्वयंसेवक शुकनेको तैयार नहीं हें। मे यह पत्र १९ तारीखकों सुबह १० 
बजे लिख रहा हूं। रोहतकके पतेपर तार या पत्र भेजकर कृपया हमारा पथ- 
प्रदर्शन कीजिए कि क्या करना चाहिए। 


यह पत्र (मूल हिन्दीमें है) रोहतक जिला कांग्रेस कमेटीके कार्यवाहक प्रधान 
लाला दौलतराम भुप्तने लिखा है। झज्जरके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओोंका कार्य बड़े जीवटका 
और प्रेरणादायी है। पर इसमें बहुत ज्यादा खतरा भी है। यह हिंसा और अराज- 
कताकी सीमातक पहुँच गया है। अपनी खुदकी सम्पत्तिको अपने अधिकारमें करनेकी 
लोगोंकी सदाकांक्षाकों में पूरी तरह अनुभव कर सकता हूँ। नगरपालिकाएँ भारतके 
गले मढ़ा गया शायद सबसे बड़ा धोला है। सरकार अबतक उन्हें अपनी सत्ताको 
भजबूत करनेंके लिए प्रयुक्त करती आई है। लेकिन जहाँ नागरिकोर्में एकता कायम 
हो गई है वहां वे एक क्षणमें नागरिक स्वश्ासन प्राप्त कर सकते है। वम्बई जहाते 
(प्रेसीडेंसी ) की तीन बड़ी नगरपालिकाओं --- अहमदाबाद, सूरत और नडियादमें जो 
शान्‍्त, सुव्यवस्थित और विकासोन्मुख क्रान्ति चल रही है, मेने अभीतक उसका विवरण 
नहीं दिया है। उसकी बात कभी फिर होगी। वह चित्र अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 
परन्तु क्षज्जर, यदि वह दृढ़ और पूर्णतया अहिसात्मक रहे तो इन तीन नगरपालिकामोंसे 
भी आगे बढ़ जायेगा। यदि वहाँके नागरिक एकमत है तो टाउन हालपर बिना किसी 
बखेड़ेके कब्जा कायम रह सकता है। यदि कोई वास्तविक विरोध है तो नहीं रह 
सकता । सार्वजनिक हिंसाका फूट पड़ना पहले दर्जेका अपराध होगा, क्योंकि वह स्वेच्छासे 
और बिना किसी उत्तेजनाके किया गया कार्य होगा। मौराना अबुछ कछामकी भाषामें 
हिन्दुस्तान सबसे बड़ा गुरुद्वारा है; सबसे बढ़ा टाउन हाल है। और थदि हम अभी- 
तक उसे अपने कब्जेमें करनेमें सफल नही हुए है, तो हम झज्जरके टाउन हालके 
लिए भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। (१) यदि हिसाका रची-भर भी डर हो, (२) यदि 
निर्वाचित सदस्य कब्जा करनेके विरुद्ध हों, (३) यदि रोहतककी कमेटी, या छाहौजी 
कमेटी कब्जेंके विरुद्ध राय दे, (४) यदि पुलिस संगीनोंके बलपर उसकी माँग करे, 
और कब्जा करनेवाले बिना प्रतिश्ोध या रोषके अपनी जगहपर मरनेको तैयार न हों, 
और यदि यह विश्वास न हो कि अन्य नागरिक उत्तेजित, अधीर और हिसापर उताढू 
नहीं होंगे, तो कांग्रेस अधिकारियोंको टाउन हाल अवश्य” वापस कर देना चाहिए। 

कब्जा करनेकी कार्रवाई मुझे जल्दबाजीकी छगती है। छेकिन यदि बहिसात्मक 
ढंगसे उसकी प्रतिरक्षा की जा सके तो यह दोष दूर भी हो सकता हैं। 

कब्जा वापस दे देनेमें कोई नुकसान नहीं है। गलत या जल्दवाजीके हर 
वापस छेनेसे हमारी शक्ति बढ़ेगी। जो-कुछ गछत तरीकेसे लिया गया है, उसे अवश्य 


खतरेसे भरपुर २७१ 


दे देना चाहिए। वह व्यवस्थित रीतिसे काम करके फिर लिया जा सकता है। झज्जर- 
के मामलेमें, यदि टाउन हाल दे देना पड़े, तो निर्वाचित सदस्य, जिनकी बहुसख्या है, 
इस आहदायका एक प्रस्ताव पास करके कि काग्रेस कमेटी इसे इस्तेमाल करे, उसे फिर 
ले सकते है। यदि निर्वाचित सदस्य ऐसा न करें, तो निर्वाचक एक लिखित प्रार्थना 
द्वारा, निर्वाचित सदस्योसे यह माँग कर सकते है कि वे उनकी इस रायके मुताबिक 
काम करें। 

पण्डित श्रीरामके विरुद्ध गवाही देनेवालोका सामाजिक बहिष्कार साफ तौरपर 
एक गलती है जो अपने ही उद्देश्यको हानि पहुँचायेगी। हमें अपने विरोधियोके सामाजिक 
बहिष्कारका सहारा नहीं लेता चाहिए। इसका अर्थ दबाव होता है। हम जब स्वतन्त्र 
विचार और स्व॒तन्त्र कार्यके अधिकारका दावा करते है, तो हमें वही अधिकार दूसरोको 
भी देना चाहिए। बहुसंस्यकोंका शासन जब दबाव डालनेवाका हो जाता है तो वह 
उतना ही असह्य होता है जितना कि अल्पसंख्यक नौकरशाहीका शासन। हमें अल्प- 
संड्यकोको नरमीके साथ समझा-बुझाकर और तक द्वारा अपने विचारपर छानेकी पैयेंके 
साथ चेष्टा करनी चाहिए। हमें, क्योकि हुक्‍्मपर और सजाके डरसे ही काम करनेका 
प्रशिक्षण मिला है, इसलिए इस बातकी काफी सम्भावना है कि हम, दिन-प्रतिदिन 
प्राप्त हो रही शक्तिके एहसाससे, अपनेंसे कमजोर छोगोके साथके अपने सम्बन्धोमें 
शासकोंकी गलतियोको और भी बड़े पैमानेपर दोहरायें। वह स्थिति पहली स्थितिसे 
ज्यादा बुरी होगी। 

में यह जानता हूँ कि छाछा दौलतराम गुप्तके पत्रपर खुली वहस करनेसे झज्जर- 
के रूघु नाटकके पात्रोको गलत समझा जा सकता है और उनके लिए खतरा पैदा हो 
सकता है। अधिकारी सम्बन्धित तथ्योंकों आसानीसे तोड़-मरोड सकते है और उन्हें 
बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हू, जैसा कि वे प्राय. करनेको तैयार रहते है। छेकिन 
क्योंकि यह मामछा कज़्हुत ही महत्त्वपूर्ण है और मेरे द्वारा खुली चर्चासे शायद जो 
खतरा हो सकता है उससे भी बड़ा खतरा कार्यकर्ताओंने अपने लिए पहले ही पैदा 
कर लिया है, इसलिए मैंने कब्जेकी इस कार्यवाहीके पक्ष और विपक्षपर खुली चर्चा 
करना अपना कत्तेंब्य समझा है। कार्य यद्यपि खतरेसे भरा है, पर फिर भी इसकी 
बहादुरीकी सराहना करनी पड़ती है। असहयोगी अपनी जानकी बाजी लगा चुके हूँ। 
उनका कुछ भी छिपा नहीं है। परन्तु जो व्यक्ति गुप्त पत्र लिखना चाहते है वे 
खुशीसे ऐसा कर सकते है । में उनके रहस्यकी रक्षा करूँगा। लेकिन मेरा सारा काम 
क्योंकि खुले खजाने होता है और मेरी डाक बहुतसे सहायकोके हाथोमें से गुजरती है, 
इसलिए में गुप्त पत्र-व्यवहारकों जहाँतक सम्भव है प्रोत्साहन नही देना चाहूँगा। 
यद्यपि सरकारने आम तौरपर मेरे पत्नोमें हस्तक्षेप नहीं किया है---इसके लिए 
उसकी प्रशंसा करनी चाहिए --- पर पत्र लिखनेवालों को यह भी समझना चाहिए कि 
सभी पन्नोंकी तरह मेरे पत्र भी उसकी दयापर निर्भर हैं। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


१०५. अपने आपसे होशियार ! 


मद्रासके एक पत्र-लेखकने अपने शहरकी हालकी घटनाओके बारेमें मुझे एक 
पत्र' छिखा है। मै इस पत्रकों खुशीके साथ, जिसमें कुछ दुःख भी मिछा हुआ है, 
प्रकाशित कर रहा हूँ। यह तो स्पष्ट मालूम होता है कि वहाँकी हुल्लड़वाजीने आगे 
चलकर बड़ा शोौचनीय रूप धारण कर लिया। डा० राजनने तो आरम्भकी घटनाथं- 
का ही वर्णन किया था।'* श्री राजगोपारूनका अस॒हयोगियोंपर दोषारोपण करना 
बिलकुर ठीक है। 

जब सैकड़ों-हजारों लोग गाड़ियोंकी तोड़-फोड़में, निरपराघ मुसाफिरोके खिलाफ 
बरी तरह गाली-गछौज करनेमें तथा एक सिनेमावाले को धमकानेमें छगे हुए हों, तब 
उनमें कितने असहयोगी थे और कितने हुल्लड़बाज, यह पहचानवा बड़ा कठिन हो 
जाता है। असहयोगी एक साथ दोनों छाभ नहीं उठा सकते, 'मीठा-मीठ यप और 
कड़वा-कड़वा थू” नहीं कर सकते। वे तो दावा करते हैं कि हम छाों, करोड़ो है। 
वे यह भी दावा करते हैं कि लगभग सारा भारत हमारे पीछे है। अगर ऐसा है, तो 
या तो हमें अपनी कार्य-विधिकों अपने स्वीकृत सिद्धान्तके अनुसार नियमित कर छेना 
चाहिए, या फिर सार्वजनिक कार्योंति कतई नाता तोड़ लेना चाहिए, फिर चाहे उसकी 
बदौरत हमें उस समाजसे अरूग ही क्‍यों न हो जाना पड़े | अभी तो हमें और भी 
कई जगह हड़तालें करनी हैं। दिल्‍ली, नागपुर और अन्य शहरोको अब इन घटनाओसे 
सबक लेना चाहिए। मेरा तो उनसे यही कहना है कि अगर उन्हें पुरी तरहसे यह 
विश्वास न हो कि हम ऐसा प्रबन्ध कर सकते हैं जिससे बम्बई और मद्गरासके जैसी 
अशोभनीय घटनाएँ हमारे यहाँ न हो सकेंगी, तो वे हड़तालोके झंगरड़ेमें विछकुछ 
ही न पड़ें। मुझे विश्वास है कि मद्रासकी कांग्रेस कमेटी इस बातकी अच्छी तरह 
तहकीकात करेगी और जहाँ अपनी गलती देखेगी, उसे स्वीकार करेगी । दम्बईके भयंकर 
अनुभवोंके बाद तो मद्रासमें इस बातका पूरा प्रवन्ध होना चाहिए था जिससे वहाँ 
ऐसी सार्वजनिक हिसा बिलकुछ न होने पाती। श्री राजगोपालनके पत्रकी प्रुष्टि एक 
सक्रिय असहयोगीके पत्रसे भी होती है। चूँकि उन्होंने अपने पत्रमें कुछ व्यक्तियोके 


२. प्ेंसीढंसी काछेज, मद्रासके वी० भार० राणगोपाल्लका पंत पहाँ नहीं दिया गया दे । व्सके 
कुछ मंशा श्स अकार हैं “. . . मद्रासके असहथोगिषोंका आचरण देखकर सभी लोगोंको संदरमा पहुँचा। 
उन्होंने थुवराजको देखनेके इच्छुक छोगोंभो तंग किया। शूम-गाढ़ियों रोक दी गई और थात्रिषोंपर पथराव 
किया गया । - . . जहाँ भी शूमें चाल. रखनेकी धृष्ता की गई. . «उनको रोका गया, उनके शी 
तोड़ ढाके गये, पायदान चक्रताचूर कर दिंवे गये और एक दाममें भाग लयानेकी कोशिश की गई । 
, « कुछ यात्री महिंला-गाइडों और विधाधियोपर थूका गया, बहुत ही भद्दी-मद्दी गाल्यिं दी गई और 
उनसे छेडछाड़ की गई ।« « « स्काउटोंकी पगढ़ियाँ छीन छी गई और उतपर पथराव किया गया। . « 

२. देखिए “ भद्वासमें श॒ण्डागर्दी ”, १९-१-१९२० | 


अपने आपसे होशियार ! २७१ 


नाम देकर उनपर आरोप छगाये है; इसलिए में यहाँ उनके पत्रके कुछ-एक अश 
ही उद्धृत कर रहा हूँ। उनका कहना है: 
मेने उस दिन भीड़का पागलपन अपनी आँखोंसे देखा है। यदि मे हड़ताल- 
को एक शर्मनाक असफलता न कहूँ तो में अहिंसाकी अपनी आप्थाके प्रति 
सच्चा नहीं रहूँगा। पुलियनथोपके दिनोंकी जातीय कदुतान फिरसे सिर उठा 
लिया है। आपने शायद अनब्नाह्मणों द्वारा उनके नेताओंके सम्मेलनमें दिये गये 
कंदुतापूर्ण भापण पढ़े होंगे। आप तो इन दिनों नरमदलीय लोगोंको अपना 
समर्थक बनानेके लिए जी-तोड़ कोशिवार्मे लगे हुए है, लेकिन मद्रासमें हम लोगोंने 
एक ओर तो ब्राह्मणों और अन्नाह्मणों ओर दूसरी ओर जआादि द्वविड़ों और अन्य 
लोगोंके बौचकी खाई ओर भी चौड़ी कर दी है। इस सबका निराकरण करनके 
लिए कमसे-कम इतना तो करना ही चाहिए कि हम अपनी फसजोरियाँ स्वीकार 
करें और सभी सम्प्रदायों, विशेषकर पंचम वर्ण और अन्य वर्णोके लोगोंके बीच 
अन्तर्जातीय एकता स्थापित करनेका प्रयास पूरी निष्ठासे करें। 


क्या पुरुष, क्या स्त्री और कया बालक, सरकारने किसीको भी नही छोड़ा; 
इसलिए मे उसकी आछोचना करते जरा भी नहीं हिचकंता। किल्तु उसने अहिंसा-ब्रत 
थोड़े ही धारण किया है, जिससे वह अपना हाथ रोके। आखिरकार पश्ुबरू तो 
उसका धर्म ही बना हुआ है। किन्तु असहयोगियोके विषयमें किसीके भी विलमें सन्देह- 
के लिए जगह न रहनी चाहिएं। अगर इन दोनो पत्रोमें छिखा हाल कुछ भी ठीक 
हो तो अभी मद्रासको बहुत-कुछ करना वाकी है। मुझे तो मुख्य-मुख्य बातोकी 
सत्यतामें जरा भी सन्देह नहीं। तब तो असहयोग्रियोने तथा उनके साथियोने अपने 
दुष्कृत्योसे क्‍या स्त्री, क्या पुछष और क्या बाछक किसीको भी नहीं छोड़ा। युवराजके 
स्वागतमें लोगोका भाग लेना चाहे कितना ही उत्तेजक क्यो न हो, पर स्त्रियोके कामोमे 
वाघा डालना, उन बेचारे स्काउटोको इस तरह सताना तथा जनताकी' स्वतन्त्रताका 
इतनी बुरी तरहसे अपहरण करना, यह तो स्वराज्यका बड़ा बुरा शकुंन हुआ। 
हमें तो सरकारके अत्याचार तथा उसकी ग्ररूतियोंकी बनिस्बत खुद अपनी ही 
गरूतियो तथा हिसावृत्तिसे अधिक डरना चाहिए। सरकारकी भूलोसे तो, यदि हम 
उनका जच्छा उपयोग करें तो, हमें फायदा ही होता है जैसा कि अभीतक हुआ 
है। किन्तु अगर खुद हमारे अन्दर हिसा या असत्यका अंश हुआ तो वह हमारे लिए 
घातक होगा। यदि खुद अपने ही घरका वन्दोबस्त हम न कर सके, तो हम अपने 
ही हाथों अपना सत्यानाश कर छेंगे, और असहयोगका नाम छेते ही छोग थृू-थू 
करने लगेंगे। 
इस सिलसिल्लेमें मुझे किसीने “रंगून डेली न्‍यूज” समाचारपत्रकी एक कतरन 
भेजी है। मे यहाँ उसका उल्लेख किये बिना नही रह सकता। समाचार इस तरह है: 
हमें विश्वस्त सुचना मिली है कि पूर्वी रंगूनके एक बग्घीवाले, निजामुद्दीम- 
को उसको पत्नीने पिछले बृहस्पतिवारकों इसलिए तलाक दे दिया है कि उससे 
२२-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


युवराजकी यात्राके दिन फतवेका उल्लंघन करते हुए केवल अपनी गाड़ी ही नहीं 
चलाई बल्कि दूसरोंकों भी गाड़ी चलानेके लिए उकसाया था। 


_में इसपर यह कहनेकी धृष्ट्ता करता हूँ कि (अगर यह खबर सच है तो) 
जिसने भी तढहाककी इजाजत दी हो उसने इस्छामके कानून और समभ्यताके खिलाफ 
काम किया है--- उसने भारी भूल की है। इस्लामर्में ऐसी छोटी-छोटी वात्ोंपर कही 
तलाक नहीं दिया जाता। अगर हड़तालें ऊपर लिखे तरीकोसे मनाई जा रही हों तो 
वे किसी कामकी नहीं । ऐसी हड़तालें जनताके विचारोकों स्वतन्त्रतापुर्वंक जाहिर नही 
क्र सकतीं। और मुझे हड़ताल-जैसे थोड़े समयके लिए अपनाये गये उपायका उतना 
खयाल नहीं जितना कि इस्छाम धर्म और असहयोग-जैसे उच्च सिद्धान्तकी नेकवामी- 
का है। असहयोगका कानून तो विरोधी विचारों और कार्योके प्रति पूरी सहन- 
शीलता रखने तथा उनका आदर करनेकी आज्ञा देता है। और इस्छामी कानून भी 
जहाँतक कि एक गैर-मुस्लिम अपनी राय दे सकता है, इतनी ही कड़ी सहनक्षीकताकी 
आज्ञा देता है। पैगम्बर साहबको किसी बातसे इतना दुःख न हुआ होता जितना कवि 
उन्हें अपने नये धर्मके प्रचारके आरम्भिक कालमें मक्काके लोगोंकी असहिष्णुतासे होता । 
इसलिए वे कभी असहिष्णुताका समर्थेन नहीं कर सकते थे। “ धार्मिक बातोमें जबरदस्ती 
से काम न लिया जाये ” यह उन्हें तभी कहना पड़ा होगा जब उनके नगे-तये शिष्य 
नये धर्म-प्रचारके समय समझदारीके बजाय जोशसे ही ज्यादा काम छेने लगे होंगे। 

हम चाहे हिन्दू हों या मुसलमान अथवा और कोई हों, उसकी कोई वात नहीं। 
लोकतान्त्रिकताकी भावना, जिसका कि हमें भारतमे प्रचार करना है, हिसाके वलूपर नही 
फैलाई जा सकती, फिर वह वचनकी हिसा हो या धरीरकी, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


श 0 ६५ उत्तर-दक्षिण ; 


विधान-सभा और. राज्य-परिषंद्‌ (कौंसिल ऑफ स्टेट) में हुई बहससे यह बखूबी 
सिद्ध हो जाता है कि सरकारकी नीयतमें और इसलिए इस समय गोलमेज परिषद्‌की 
उपयोगितामें मेरा अविश्वास बिलकुल उचित है।' सरकारके समर्थक कांग्रेसकी माँगोंको 


१, इंडिया इव १९१९-२२ में प्राप्त श्स बहसकी रिपोरके कुछ मंश् इस पकार हैं: ”. « -भारतीप 
विधान-मण्डछका दिंल्‍्की मर्धिवेशन जनवरीके मध्यमें भासम इसा |. « « इस अधिवेशनकी ५क्र सबसे 
ज्यादा नाटक्ीप वहस भी ईश्वरशरणके इस अस्तावपर हुई कि सरकार अपनी “” दमन-तीति ” का तत्काल 
परित्याग करे ।.. « - सरकारकी भोरसे सर विव्यिम विन्सेंट और ढा० सम्रने अपने पक्षको पहुत प्रभावशाली 
ढंगते पेश करते हुए जोरदार भाषण दिये. « « मक्ताव भौर तत्सम्बन्धी संशोषन निश्चित रुपते नाम॑जूर 
कर दिये गये ! राज्य-परिषद्ने भी उस पस्तावकों नाम॑जूर करके जिसमें गोल्मेज परिषदृकी रुपरेखा तय 
करनेके लिए दोनों सदरनेकि पक्त संथुक्त अधिवेशनको बात कही गई थी सरकारकी कार्थेकारिणीक्री नीतिकी 
विधान-समा द्वारा की गहे स्वीक्षतिकी पुष्टि कर दी! 


उत्तरदक्षिण २७५ 


असम्मव और असहयोगको ते चलने देनेके लिए दमनको एकमात्र उपाय मानते है। 
अगर मैं कांग्रेसकी माँगोको असम्भव और असम्भव आदकझ्ोंकी प्राप्तिके लिए किये जा 
रहे प्रयासको निष्फल करनेके लिए बलके प्रयोगको उचित मानता तो में भी अपनों 
मत सरकारके ही पक्षमें देता। इसलिए सरकार ओभौर सरकारके समर्थकोका रवैया 
समझनेमें, बल्कि उसकी कद्र करनेमें भी मुझे कोई कठिनाई नही है। 

लेकिन मैं इस सरकारको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और इसीलिए भेरा 
उसपर कोई भरोसा नहीं है और में उसका विरोध करता हूँ। सरकार भारतको 
जिस रास्ते ले जाना चाहती है उस रास्तेपर चलनेसे हमें आजादी कभी मिल ही 
नहीं सकती । 

आइए, हम इस मामलेपर जरा विस्तारसे विचार करें। 

खिलाफत-सम्वन्धी माँगको भरा असस्मव माँग क्यों कहा जाता है? काग्रेस 
जो चाहती है वह सिर्फ यही तो है कि यदि भारत सरकार और साम्राज्य सरकार 
यह चाहती हों कि लोगोका सहयोग उनके साथ कायम रहे तो उन्हें इन माँगोकी 
पूत्तिके छिए छोगोके साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें अपने उतने कत्तंव्यका 
अवश्य पालन करना चाहिए जितना स्वयं उन्हीसे सम्बन्ध रखता है, तथा इसके बाद 
माँगका जो हिस्सा बच रहता है उसके लिए जोरोके साथ इस तरह प्रयत्न करना 
चाहिए सानो वह उन्हींकी अपनी शिकायत है, उनकी अपनी माँग है। यदि फ्रांस 
इंग्लैडसे डोबर छीन छेनेका प्रयत्न करे और यदि भारत गुप्त रूपसे फ्रांसो मदद 
करे, या डोवर॒पर अपना अधिकार कायम रखनेके इग्लंडके प्रयत्नके प्रति स्पष्ट रूपसे 
उदासीनता अथवा विरोध-भाव दिखाये तो उस समय साम्राज्य सरकार क्‍या करेगी? 
यदि उस हालतमें साम्राज्य सरकार खामीश नहीं बेठेगी तो जब खिलाफतकों 
वि किया जा रहा हो तब क्या भारतसे खामोश बैठे रहनेकी आशा की जा 


अच्छा, पंजाबकी माँगोंमें भी कौनसी बात असम्भव है? इस भ्रकरणके कानूनी 
नृकतोंपर वे क्‍यों जोर दे रहे है? यदि वे उसके नेत्तिक वलाबलूपर ध्यान देंगे तो 
कानूनी बाबर अपना निपटारा आप कर छेगा। छड़कपनमें मैने एक कानूनी सिद्धान्त 
पढ़ा था कि जब कानून और न्यायमें विरोध उत्पन्न हो तब न्यायको प्रधानता दी 
जानी चाहिए। मेरे किए वह सिद्धान्त महज किताबी चीज नही है। पर मुझसे कहा 
गया है कि पेन्शन बन्द करनेकी माँग करना अनीतियुक्‍त है; क्योंकि वह तो मुल्तवी 
किया हुआ वेतन है। यदि यही बात है तो सरदार गौहर्रासह क्यो 'मुल्तवी किये 
हुए वेतन से वचित रखे गये और क्‍यों दूसरे पेन्शनरोंको धमकियाँ दी गईं कि यदि वे 
इस आन्दोलनमें शरीक होंगे तो उनकी पेन्दनें वन्द कर दी जायेंगी। जो नौकर अपने 
मालिकको करकित करता है क्या उसे कही वेतन या पेन्शन मिलती है? क्या सर 
माइकेल ओडायर या जनरल डायरने अपनी “निर्णयकी भूछ' को कभी मजूर किया 
है? जलियाँवाला वागमें जिन छोगोंका खून किया गया, या जिन निरपराघ लोगोको 
पशुओंकी तरह पीटा गया, या पेटके बल रेगाया गया, उनकी सनन्‍्तान क्‍यों उस 
छोगोंके वेतनके लिए रुपया दे जो इन तमाम क्रूर कार्योके लिए जिम्मेदार है? जो 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाद्भय 


नौकर अपने दुष्कृत्योंपर पदचात्ताप नहीं करते उनकी पेन्श्न जारी रखनेंके पक्षमें मुझे 
एक भी नैतिक सिद्धान्त नहीं दिखाई देता। हाँ, 'जिसकी छाठी, उसकी भैस ' के 
सिद्धान्तकी बात दूसरी है। सो दोनों दलोंके दृष्टिकोणमें उत्तर और दक्षिण प्रुवका 
भेद है। जो बात एकको न्याय्य और नीतियुक्त दिखाई देती है वही दुसरेको बन्यायूपूर्ण 
और अनीतियुक्त मालूम होती है। मे यह दावेके साथ कहता हूँ कि पेन्शन बन्द कर 
देनेकी कांग्रेसकी माँग बिलकुल त्याय्य है; इतना ही नहीं उसमे बदला छेपेकी भी 
कोई बात नहीं है। वह उनपर मुकदमा चलातेके अपने हकका उपयोग करना नही 
चाहती, वह उन्हें सजा भी दिलाना नहीं चाहती। वह इतना ही कहती है कि उन्हें 
पेन्शन देते रहना अन्याय है और उसमें अब आगे शामिरू रहना नहीं चाहती। सच 
बात तो यह है कि सरकार अब भी उन दोनों अपराधियोंकों साम्राज्यका ऐसा सेवक 
मानती है जिन्होंने उसकी विश्षिष्ट सेवा की है। यह प्रवृत्ति बदलती होगी; तभी 
पंजाब-काण्डकी पुनरावृत्ति असम्भव हो सकती है, उसके पहले नहीं। 

और जो बात पंजाबके विषयमें है वही स्वराज्यके विषयमें भरी है। जो चीज 
भारतकी है वह उसे छौठा देना सरकारकों असम्भव मालूम हो रहा है। उसका तो 
सिद्धान्त-वचन है कि सुधार बहुत छोटी किस्तोमें दिये जायें। इसके मूलमें जो भाव 
है वह यह कि जबतक अत्यन्त आवश्यक न हो जाये तबतक कुछ भी न दिया जाये। 
यह मतभेद इतना अधिक है कि खिलाफत और पंजाबके दुःखोके दूर होनेके पहले 
स्वराज्यका खयारतक करते हुए मेरा कढ़ेजा काँपता है। ये दोनों प्रइन यों तो 
सीथे-सादे जात पड़ते हैं परन्तु वे स्वराज्यसे कम मुश्किल नहीं है; क्योंकि इन 
शिकायतोंके निराकरणका मतलरूब सरकारके लिए भारतीय लोकमतके आगे सिर 
झुकाना है। 

मेरी यह मीमांसा शुद्ध तकंपर आधारित है और उससे यह प्रमट है कि इन 
माँगोंमें कोई बात ऐसी नहीं जो असम्भव हो। असम्भवता और कहीं नहीं, बस, 
सत्ताधारियों द्वारा अपनी सत्ता -- वह सत्ता जो उनके हाथोंमें हरगिज न होनी चाहिए 
थी-- न देनेकी इच्छामें है। 

यदि सरकार सिफे अपने कत्त॑व्योंका पालन करती रहे तो दमनकी आवश्यकता 
ही क्‍यों रहे? अच्छा, मान लीजिए कि यदि कानूनकी सामुदायिक सविनय अबज्ञा 
जल्दीमें शुरू की गईं तो हिंसा हुए बिना न रहेगी। तो क्या हिंसाके डरते छोगोको 
अपने हकोंसे दूर रखना चाहिए? जब हमारे सहयोगी भाई सत्याग्रहियोके सत्य यह 
दोष मढ़ते हैं कि वे जल्दी भचाकर बड़ी कठिन और नाजुक स्थिति पैदा कर रहे 
है, तब यह बात उनके ध्यानमें नहीं आती कि ऐसा कहकर वे सत्याग्रहियोके प्रति 
अन्यायका समर्थव कर रहे है; और इतना ही नहीं वल्कि उसमें अपमान भी जोड़ 
रहे हैं। सत्याग्रही नहीं, सरकार ही जान-बूझकर कठित स्थितिको न्यौता दे रही है। 
जिन लोगोंका जनतापर कुछ भी प्रभाव है, जो जनताको अहिसात्मक बनाये ऐसे 
सकते है ऐसे हरएक प्रुरंषको जेल भेजकर सरकार तो खुद ही हिंसा-काण्डके लिए 
जल्दी मचा रही है। सहयोगी भाई यह नहीं देखते कि सरकारका यह कार्य उस 
आदमीकी तरह है जो भूखेको भोजन देनेसे इनकार करता है और जब वह ईँः 


उत्तर-दक्षिण २७७ 


दही अपनी भूख मिटानेकी कोशिश करता है तो वन्दूक लेकर उसके प्राण ले छेनेकी 
घमकी देता है। 

भारतका वर्तमान वातावरण मनृपष्यको बोदा बना देनेवाढ्ला है। इसमें 
असहयोगियोका कत्तंव्य उनके सामने स्पष्ट है। उन्हे आदर्श धैय॑ रखना चाहिए। 
किसीके भडकानेसे उन्हे जल्दीम कोई काम न कर बैठना चाहिए। जिस जगह वे 
सामना करनेके लिए तैयार न हो, वहाँ उन्हें संग्राम न छेड़ना चाहिए। हमें अहिंसक 
व॒नाना अथवा अहिंसक बने रहनेमें मदद देता सरकारका काम नही है। हिंसा-काण्डकों 
रोकनेके उसके उपाय भी इतने हिंसात्मक हैं कि उनपर क्रोध आये बिना नहीं 
रह सकता। पर, हाँ, एक वातमें हमें अवश्य उसका क्रृतज्ञ होना चाहिए। सरकार 
जो-कुछ प्रतिवाद करती है अथवा टीका-टिप्पणी करती है उसका सार यही है कि 
हम, अर्थात्‌ असहयोगी छोग, अपने घ्येयके अनुसार काम करना मही जानते तथा यदि 
हम चाहे भी तो सफलताके साथ हिसा-काण्डकी अर्थात्‌ शस्त्रास्त्रके प्रयोगकी योग्यता 
नही रखते। हमें ये दोनों दछीले मान लेनी चाहिए। हमें अपने घ्येय अर्थात्‌ अहिसा- 
पर अटल रहना चाहिए। तब सरकारको भी अपने शस्त्रासत्र एक ओर रख देने 
होगे। क्योकि शान्ति तो दोनोको अभीष्ट है। और तब जो लोग अहिंसाके कायछ 
नही है वे कमसे-कम यह समझ छेगे कि “भारतवर्ष न तो पशुबलका मुकावला 
पशुवलके द्वारा करनेको तैयार है और न वह ऐसा चाहता ही है।” क्या ही अच्छा हो, 
यदि वे लोग जो यह मानते है कि हथियार उठाये बिना भारतको आजादी मिल ही 
नही सकती, जरा मेरे कथनकी सत्यताको अनुभव करे। वे यह कदापि न सोचे कि 
वे दस्त्र ग्रहण करनेके लिए तैयार और उत्सुक है इसलिए भारतवर्ष भी उसी तरह 
तैयार या उत्सुक है। में दावेके साथ कहता हैँ कि भारत इसके लिए तैयार नही 
'है--इसलिए नही कि वह दीन और असहाय है, वल्कि इसलिए कि वह चाहता ही 
नहीं। यही कारण है कि अहिसाको अनपेक्षित सफछता मिल रही है, जबकि यदि 
उसकी जगह हिंसाका प्रयोग किया जा रहा होता तो हिसाके पक्षमें जिस मानव-स्वभावकी 
दृह्ाई दी जाती है उसके बावजूद वह असफल हो जाती। भारतके जन-समाजको प्राचीन 
कालसे पशुवलके खिलाफ शिक्षा मिलती चछी आ रही है। भारतवर्षके मनुप्योमें 
मानवोचित प्रवृत्तिकी इतनी अधिक प्रगत्ति हो चुकी है कि यहाँके अधिकांश जन-समूहके 
लिए पश्मुवछ॒की अपेक्षा अहिसा-घर्म ही अधिक स्वाभाविक हो गया है। हाँ, हमें यह 
भी याद रखना चाहिए कि वम्बई और मद्रासके अनुभवोसे मेरा ही कथन सिद्ध होता 
है। यदि भारतके लोग स्वभावसे हिंसक होते तो वम्बई और मद्रासमें इतनी सामग्री 
मौजूद थी जिससे ऐसी आग घधक उठती कि किसीके वुझाये न बुझती। जिस तरह 
जरा-सी गनन्‍्दगी भी स्वच्छ स्थानकों ग्दा करनेके लिए काफी होती है उसी तरह 
थोड़ी-सी हिसासे ही शान्तिमय वातावरण विक्षुष्ध हो जाता है। पर दोनों विजातीय 
वस्तुएँ हैं, अतएव शीघ्र ही टूर कर दी जाती है। भारतको पशुवलकी शिक्षा देकर 
फिर णस्त्रास्त्र द्वारा बलपूर्वक स्वराज्य लेना तो य्रुगोंका कार्यक्रम हो जायेगा। मे 
सचमुच मानता हूँ कि आज भारतमें जो आइचयंजनक कार्य-शवित और राष्ट्रीय चैतन्य 
प्रकट हो रहे हैं वह केवछ अहिसा-धर्मके अवतरणका ही फल है। छोगोने अपनी 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
शक्ति पहचान छी है। अब हमें जल्दीमें ऐसा कोई काम नही कर वैठना चाहिए 
जिससे हमारी प्रगति हो रुक जाये। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


१०७. करबन्दी 


कर न देनेका विचार भारतके वायुमण्डलमें छा रहा है। भारतके दूसरे भागोकी 
अपेक्षा आन्श्र-देशने हमें उसके घोषसे अधिक परिचित कराया है। कांग्रेसने जब प्रत्येक 
. आन्तको प्रान्तिक स्वतन्त्रता प्रदाव की है, मैने यह चेतावनी देनेकी धृष्टता की है कि 
जबतक मैं स्वयं अपनी देख-रेखमें किसी क्षेत्रमें कर न देनेका प्रयोग करके न देखूँ, 
तबतक दूसरा कोई भी प्रान्त यह आन्दोलन न छेड़े ।! मै उस चेतावतीपर अब भी 
कायम हूँ। में इस बातकी ओर भी छोग्रोंका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 
३१ जनवरीतक अथवा मालवीय परिषद्‌ समितिकी सुलहकी बातचीतका फल यदि ३१ 
जनवरीसे पहले ही मालूम हो जाये तो उसके मालूम होनेतक और यह जान छेनेतक 
कि अब प्रस्त॑वित गोलमेज सम्मेलन नहीं होगा, हमें आक्रामक सबविनय अवज्ञा घुरू 
नहीं करनी है। अतएवं फिलहाल कर देना बन्द रखनेका मतलब यही समझा जा 
सकता है कि वह समिति सुलहकी जो बातचीत चला रही है, उसका परिणाम प्रकट 
होनेतक अस्थायी रूपसे ही करे देना बन्द किया गया है। लेकिन ३१ जनवरी अब 
नजदीक आ रही है। अतएवं यह आवश्यक है कि कर न देनेके प्रश्नपर सांगोपांग 
विचार कर लिया जाये। 
इस विषयपर एक मित्र, जो कि राष्ट्रीय आन्दोलनके साथ गहरी सहानुभूति 
रखते हैँ और जिन्होंने उसपर अच्छी तरह चिच्तन-मन्न किया है, इस प्रकार अपनी 
आशंका प्रकट करते हूँ: 
सेंने अकसर इस विषयपर विचार किया कि जब अहिसात्मक असहयोग 
आन्दोलन सविनय अवज्ञाके सिलसिलेमें करबन्दीका रूप लेगा तो क्या धर्मकी 
सीमाका उल्लंघन होगा और यदि होगा तो किस मात्रामें होगा। में अहिसात्मक 
असहयोगको तत्त्वतः आध्यात्मिक आन्दोलनकी दृष्दिसे देखता हूँ। मुझे यह भो 
मालऊ्स है कि श्री गांधों भो इसे ऐसा ही समझते हें। कर न देनका कार्यक्रम 
क्या घाभिक सर्यादाकों तोड़ नहीं देगा ? क्या इससे हिंसाकाण्ड तहीं मच जायगा ! 
क्या इस आन्दोलनमें ऐसे-ऐसे लोग भी शरीक नहीं हो जायेंगे जो अहिसाके । 
सिद्धान्तमें संसिक्त नहीं हैं? भरी गांधी अपने आध्यात्मिक आन्दोलनके जरिय 
सरकारपर क्जिय प्राप्त करना चाहते हें। छेकित कर न देनेके अभिमानका 


१. देखिए “पत्र: कोण्डा वेंकटप्पेयाको “, १७-१-१९२२ । 


करवन्दी २७९ 


मतलव क्या यही नहीं होगा कि थे इस आध्यात्मिक आन्दोलनमें छोगोंके सामने 
एक भौतिक प्रत्ोभन रस रहे है -- चाहे वे बिलकुछ अनजानमें ही ऐसा पयों 
ने कर रहे हों? हालकी घटनाओंने यह दिखछा दिया है कि सर्वेताधारणके 
बीच हिंसावृत्ति ओर हितामें विश्वास अब भी शेप है। इस दक्षासें कर ने देनेके 
रूपमें सविनय अवज्ञा शुरू करनेका सतलव अऑँबेरी स्ताईमें कृदना होगा, जिसके 
फल बड़े भयंकर और विनाशकारी हो सकते हे। अतः मे इस वातके लिए 
बहुत उत्सुक हूँ कि श्री गांधी इस रूपमें संविनय अवज्ञाक्तों अभी शुरू न फरें। 
इस आक्षेपका औचित्य इस बातमें है कि कर न देनेके अभियानकी बदौरूत इस 
सघर्पमं ऐसे लोग सम्मिलित हो जायेंगे जो अभी अहिसाके सिद्धान्तमें पूरी तरह संसिवत्त 
नही हैं। यह वात्त बहुत सच है, और चूँकि यह सच है, इसलिए बेशक, कर नम देनेके 
अभियानका मतलरूव छोग्रोके सामने भौतिक प्रलोभन रखना ही है। इससे हम इस 
नतीजेंपर पहुँचते है कि इस खयारू और आश्यासे कि इसमें छोग तुरन्त शामिल हो 
जायेंगे, हमें कर न देनेका अभियान शुरू नहीं करना चाहिए। लोगोकी तत्परताका 
प्रतोभन बहुत घातक होता है। इस प्रकारसे कर न देना, न तो विनयपूर्ण ही होगा 
और न अहिसात्मक ही; इसके विपरीत वह एक अपराधपूर्ण काम होगा और उससे 
हिसाके उद्रेककी भी पूर्ण सम्भावना रहेगी। हमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूके अनुभवकों 
याद रखना चाहिए। किसान छोग बहिसाका द्रत धारण कर चुके थे। पर फिर भी 
एक मौकेपर उन्होने पण्डित नेहरूसे कह दिया कि यदि आप हुक्म दें तो हम हिसाके 
लिए भी बखूबी तैयार है। किसान लोग जबतक यह न समझ छे कि कर देनेंसे 
सविनय इनकार करनेका कारण क्या है और उसकी खूबी क्‍या है, और श्षान्त चित्त 
रहकर निविकार भावसे अपने खेतोंसे अपनी वेदखडी (जो कि चन्द रोजके ही लिए 
होगी) तथा जानवरोका और दूसरी चीजोंका छीनकर नीलाम किया जाना आदि 
दृश्योको देखनेके लिए तैयार न हों तबतक उन्हे कर देना बन्द करनेकी सलाह न दी 
जानी चाहिए। पवित्र फिलिस्तीनके लछोगोंपर जो-कुछ बीती उसका हालह किसानोंकों 
अवद्य बताना चाहिए। वहाँ जिन अरवोपर जुर्माना किया गया था, उन्हें चारो ओरसे 
सिपाहियोंने घेर किया था। हवाई जहाज सरपर मंडरा रहे थे। उन हटदे-कट्टे छोगोके 
पशु छीन लिये गये थे, और एक जगह घेरकर बन्द कर दिये गये थे, उन्हे न चारा 
दिया गया था न पाती। वेचारे अरब लोग क़िंकत्तंव्यविमूढ़ और असहाय हो गये। 
फिर जब उन्होंने जुर्माना और दण्डके रूपमें ठोकी गई अतिरिक्त रकम छाकर दी, 
तब मानो उनका उपहास करनेके लिए उनके मृत्त और मृतप्राय पशु उन्हें छौटाये गये। 
यहाँ भारतमें, इससे भी अधिक भयंकर बातें हो सकती है, और होगी। क्या हिल्दुस्तानके 
किसान अहिसापर आरूढ़ रहकर अपने पशुओको अपनी आँखोके सामने छे जाते हुए 
और विना दाना-पानीके उन्हें मरते हुए देखनेको तैयार है ? मे जानता हूँ कि आन्ध्र- 
देशमें ऐसी घटनाएँ पहले ही हो चुकी हैं। यदि आम किसान-समाज ऐसे कठिन समयमें 
भी जान-वृुत्ककर और सोच-समझकर अहिसापर आरूढ़ रह सकता हो तो समझना 
चाहिए कि वे सही मानीमें कर न देनेके अभियानके लिए लगभग तैयार है। 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मैं कहता हूँ ” लगभग तैयार ”, क्योंकि कर न देनेका हेतु तो यह है कि नौकर- 
शाहीके हाथोंसे निकलकर तत्ता हमारे हाथोंमें आ जाये। भतएवं केवल इतना ही 
काफी बी है कि किसान लोग अहिसापर आरूढ़ रहें। अहिसाका पालन करना बेशक 
इस संधर्षमें ९० अतिशत सफलताके समान है, परन्तु यही सब-कुछ नहीं है। हो 
सकता है, किसान छोग अहिंसापर तो आहरूढ़ रहें पर शायद बअछूत छोगोकों अपने 
भाईके बराबर न मानें; हो सकता है, वे हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहुदियों और 
पारसियोंको, जैसा कि मौका हो, अपना भाई न समझें; हो सकता है, वे चरखे और 
खादीकी आर्थिक और नैतिक महिमा न सीख पाये हों। यदि उन्होंने यह-सव न किया 
हो तो वे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इन बातोकों वे आज नहीं कर रहे 
हैं तो स्वराज्य प्राप्त होनेपर नहीं करेंगे। उन्हें यह बताना चाहिए कि इन सब 
राष्ट्रीय गृणोंको आचरणमें उतारना ही स्वराज्य है। 

इस तरह यह सविनय कर न देनेका सौभाग्य उन्हीं छोगोंकों प्राप्त हो सकता 
है जो पृर्वोक्त सब बातोंकी खूब कड़ी शिक्षा पा चुके है। और जिस प्रकार उस् 
आदमीके लिए, जो राज्यके कानूनोंको तोड़नेका गुनाह करनेका आदी है, सविनय अवज्ना 
करना कठिन बात है, उसी प्रकार सविनय कर न देना भी उन छोगोंके छिए मुश्किल 
चीज है जिन्हें जरा-जरासी बातपर वार-वार कर रोक रखनेकी आदत है। इस 
असहयोगकी लड़ाईमें सविनय कर न देना तो दरअसल आखिरी अवस्था है। सो 
जबतक हम सविनय अवज्ञाके दूसरे तरीकोंकों आजमाकर देख त छे तबतक हमें 
इसका सहारा नहीं छेना चाहिए। इन आरम्भिक अवस्थाओमें बड़े-बड़े तथा वहुत सारे 
क्षेत्रोंमे इसका प्रयोग करना बहुत ही बड़ी नादानीकी बात होगी । 

जमींदारोंको भी छग्रान न अदा करनेकी वातें मैं सुन रहा हूँ। हमें यह ने 
भूलना चाहिए कि हम जमींदारोंके साथ, फिर वे चाहे हिन्दुस्तानी हों या विदेशी, 
असहयोग नहीं कर रहे हैं। हम तो उस एक वड़े जमींदार -- नौकरशाही -- से लड़ 
रहे हैं, जिसने न केवल हमें वल्कि स्वयं इन जमीदारोंको भी अपना गुलाम वन्ना एड 
है। हमें ऐसा प्रयत्व करना चाहिए जिससे ये छोट जमींदार हमारे पक्षमें हो जायें 
और यह बड़ा जमींदार अकेला एक तरफ रह जाये। छेकित यदि ये लोग हमारे 
पक्षमें न आयें तो भी हमें धीरजसे काम छेना चाहिए। हमें उनका सामाजिक वहिष्कार 
भी नहीं करना चाहिए। मतछूव कि हमें उनको धोवी, नाई आदिकी सामाजिक सेवा्सि 
वंचित नहीं करना चाहिए। अतः जो क्षेत्र चिरस्थायी प्रवन्चके अन्तर्गत आते हीं उतर 
क्षेत्रों कर न वेनेंका आन्दोलन ते शुरू किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसे अकैत्रीर् भी 
सीधे सरकारी खजानेमें जानेवाले महयुलोंकी हृदतक यह आन्दोलन कस गो पका 
है। लेकिन जमींदारोंका उल्लेख तो यहाँ उन कठिनाइयोंको दिखानेंके लिए ही किया 
गया है जो कर न देनेके अभियानर्में सामने आ सकती हैँ । इसलिए शव वातोपर 
विचार करते हुए मेरी तो सोची-समझी राय यही है कि कांग्रेसकी उद्देशय-पृतिके लिए 
कर म देनेक्े अभियानका दायित्व फिलहाल मुझपर ही छोड़ दिया जायें। ईते बीच 
कार्यकर्ता छोग अपने-अपने जिलोंगें रचनात्मक तैयारी करें| सार्वजनिक सबविनिय अवक्ञा 


आतंकका नंगा नाच २८१ 


करनेके दूसरे अनेंक उपाय वे इंढकर निकाल सकते है, और फिर जब छोग शुद्ध 
और प्रवुद्ध हो जायें, तब कर न देनेके लिए आगे कदम बढ़ायें। 
प्र आतन्प्र-दैगमें तो पहले ही वहुत गम्भीर स्वरूपकी तैयारियाँ हो चुकी है। 

इसलिए में वहाँके कार्यकर्ताओके उत्साहको ठण्डा नहीं करवा चाहता। य्रदि उन्हें यह 
इत्मीनान हो कि चुने हुए क्षेत्रोके लोग दिल्‍्छीमें निर्धारित दर्तोकी कस्तोटीपर खरे 
उतरते है और बिना वैर या बदला लिये असीम कष्ठ-सहन करनेकी शक्त प्राप्त कर 
चुके है, तो फिर मुझे कुछ भी नही कहना है। तब तो में बस यही कहूँगा कि 
“परमात्मा आन्ध्रके वीरोको आशीप दे।” पर थे याद रखें कि यदि किसी किस्मकी 
दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेवारी उनन्‍्हीपर होगी। हाँ, यदि वे कर न देनेका अभियान 
शुरू न करे तो उन्हें कोई बुरा न कहेगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


१०८. आतंकका नंगा नाच 


विविध सूत्रोसे दमनके जो विवरण' इकदूठे किये गये है, वीचे में उनका सार दे 
रहा हूँ। हर मामलछेमें विवरण भेजनेवाले ऐसे जिम्मेदार छोग हैँ जितने कि हो सकते 
है। फिर भी पत्र-छेखकों द्वारा वणित कुछ कुत्सित वर्बरताएँ ऐसी है कि उनपर 
सहसा विश्वास नहीं होता। पर विपदाके मारे इस देशरमें सब-कुछ सम्भव है। पाठकोंसे 
मेरा आग्रह है कि वे मेरी तरह शान्त रहें और इन कष्टोंकी गाथा सुनकर मेरी ही 
तरह प्रसन्न भी हो। हर पाठक मेरे साथ यह प्रार्थवा करे कि ईश्वर अपने इस वचन- 
का पाछन करेगा कि वह हमें हमारी सहन-गक्तिकी सीमासे अधिक नहीं आजमायेगा, 
और वहू जो भी कष्ट हमें देना चाहेगा उन्हे आसानीसे सहन करनेका साहस और 
धैर्य भी हमें प्रदान करेगा। उसकी इच्छाके बिना कुछ नही होता। हमें अहिसाकी 
अपनी प्रतिन्ञापर कायम रहना चाहिए और जो हमपर अत्याचार कर रहे है उनके 
प्रति क्रोध या दुर्भावता नहीं रखनी चाहिए। हमें अधिकारियोके लिए उत्तेजनाके अना- 
व्यक कारण भी पैदा नहीं करने चाहिएं। लेकिन जहाँतक हमारे उचित और वैध 
आचरणसे उत्तेजना पैदा होनेका सवाल है, उससे तो हमें जानकी जोखिम होनेपर 
भी जी नहीं चुराना है। उदाहरणके छिए “सरकार एक है” का नारा लगानेसे 
इनकार करनेके कारण उत्तेजना पैदा होती है तो हो; जयरामदासका अनुसरण करते 
हुए बड़ेसे-व्डे अधिकारियोके सामने भी दीन-हीन ढंगसे अपनी हथेलियाँ फैलानेंसे 


१. ये विवरण यंग इंडियामें निम्नलिखित शीपकोंसे छपे ये: “अस्ममें दुष््रत ”, “ वारीसालमे 
अमानत्रीयृता ”, “ सुछ्तानपुरमें कोड़ेवाजी ”, “मेरठफ़ा ऋद्न ”, “ चितोदमें निरंकुशता” और 
४ न्रतिहपुर कान्फरेसमें गंदगी ” । 


२८२ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


इनकार करनेके कारण शासकोंका मन उत्तेजित पे 
लकी होता है तो हो, हमें उसकी परवाह 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


१०९. हिन्दू ओर मोपला 


यद्यपि मोपक्ा उपद्रव और मुसलमानोंके रुखपर सर्वे श्री केशव मेनन तथा अन्य 
लोगोंके बा पहले ही समानारपत्रोंमें छप चुके हैं, फिर भी अपने तियसके विपरीत 
मे दोनों पत्रोंके महत्त्वको देखते हुए उन्हें यहाँ फिर प्रकाशित कर रहा हूँ।' 'यंग् 
इंडिया 'के पृष्ठोंमें उनका प्रकाशन हिन्दुओंके दिलोंमें मोपलोके परागलपनंसे जो घाव हो 
गये है, उनपर शायद मरहमका कुछ काम करे। पत्र-छेखकोंको अपनी दमित भावनाएँ 
व्यकतत करतेका अधिकार था। 

मौलाना हसरत मोहानी हम छोगोंमें बड़े जीवटके आदमी हैँ। वे प्रबक्ष और 
दृढ़ व्यक्ति हैं। स्पष्टवादी तो वे इतने हैँ कि यह गुण उनका एक दोष-सा बन ग्रया 


१, पहाँ नहीं दिये जा रहे हैं । उनके कुछ भंश इस प्रकार हैं: " मीएडेकि बारेंमें अहमदागदमें 
खिलाफत सम्मेलन द्वारा पास किये गये अस्ताव, और कल्कर्तेके सवेटके २० दितावरके भंकमें पकराक्षित 
मौलाना भब्दुक वारीके . . « तार . « «को देखते हुए मानना पढ़ता है कि भदाबारसे बाइर मुसत्मानोंकी 
ही नहीं बरिकि दिन्दुओोंकों भी शापद ठीकडीक मादस नहीं है कि मुझोषतके मारे उस जिफेमे स्याजुछ 
हुआ. . , आशा तो यही की जाती थी कि भोपलोंकी बर्बरताके शिकार हुए दिन्दुओंके प्रति उद्षामुमूति 
प्रकट करनेके लिए हमारे मुसंठमान भाई दो शब्द अवध्य वहँगे. « « किए, खिठाफत सामेलनने जहाँ 
घरकी खातिर अपने प्राणोंकी बलि देनेके छिए मोपछोंको वाई दी दे, वहाँ हिन्दुओंके साथ उन्दोंनि णो 
बबैरता की व्सकी निन्‍्दामें उससे दो शब्द कहते नहीं बने . - - सच्चे सत्यागद्ीके सामने स्पष्ट शब्दोमे 
सच्ची बात कह देनेंके अछावा और कोई उपाय नहीं है . - « सत्य, दिल्दू-मुस्कित पत्ता पा ख्॒राज्यसे कई 
अधिक मदखव-पूणे चीज है . , « और दुर्भाग्यसे यद एक निविवाद सत्य है कि मोपडोने हिल्दुमकि साथ 
बबेरतापूणे व्यवहार क्िपा « « « यह पंच है कि कुछ मधुल अुवउपान भैता्ोने मोपरोकी नबर्ताती 
निन्दा की है. . « किन्तु भाम सुस्किम समुदायने अपने सदृधमियों द्वारा मझाबारमें किये गये भव्यापेकि 
निराकरणंके लिए क्या किया दे?” 

« मौछाना मोहानीके भनुसार मोपलों द्वारा छिन्हुओोंका लश णाना दीक था । वे कहते दें कि 
मोपलों और सरकारके वीच थुद्दी स्थिति थी, भौर श्वलिए छटपाठ करना अवैध नहीं था. « “मौणना 
साइवको शापद नहीं माद्म कि उप समय मोपडोंका ऐसा कोई मतिपक्ी नहीं भा थो दिन्दुभकि पक्षते 
उनका मुकाबछा करता, था कि लिसे हिन्दू छोग सहाधताये बुछा सकते थे ! हिन्दुओंपर उन्होंने मतमाने 
ढंगते पक्ाएद धावा बोल दिया ! किसी उत्तेजनाका कोई कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गधा था « « * 
मोपलोंकी दूसरी बवैरतामोंका भौचित्य वदराते हुए मौणना साहब कहते हैं कि वह सब तो उद्धनि मुल्यतः 
बदूछा ढेलेंके लिए किया, क्योंकि उन्हें उन्‍्दरेह था कि फौजको दिन्दुओमे ही शुछावा है गा पद कि वे 
फौजकी मदद कर रहे हैं, . «का भौछानाकों महंत नहीं होता कि उनके भुँदसे ऐसी बात 
परिणाम कितना घातक हो सकता दे?” 


हिन्दू और मोपला २८१ 


है। ब्रिटिश सरकारके प्रति तथा भामान्य रूपसे भायद समग्र अंग्रेज जातिके प्रति 
उनके हृदयमें घृणाके जो भाव भरे हूँ, उनके कारण उन्हें मोपछोके आचरणमें कोई 
दोप दिखाई नही देता । मौलाना साहवके खयालसे युद्ध और प्रेममं जो-कुछ होता है, 
उचित ही होता है। उनका पक्का विद्वास हैं कि मोपलोंन धर्मके लिए ही संग्राम 
किया है। इसलिए [उनके विचारसे | मोपलोके ऊपर किसी तरहका दोपारोपण नहीं 
किया जा सकता। यह तो निस्सन्देह धर्म और नैतिकताका उपहास है। छेकिन मौछाना 
हसरत मोहानीका धर्म-सिद्धान्त धर्मके लिए अधर्माचरणकी भी छूट देता है। जहाँतक 
मे जानता हूं, इस्लाममें ऐसा कुछ नही है जिसके आधारपर मौलाना साहवकी मान्यताकों 
उचित भाना जाये। इस सम्बन्धमें मैत्े अनेक सुविज्ञ मुसलमानोसे बातचीत भी की है। 
ने भी मौलाना साहबके दृष्टिकोणसे सहमत नही हैँ। 

में अपने मलढावारके साथियोसे यही कहूँगा कि वे मौलानाकी बातका बुरा न 
मानें। यद्यपि धर्मके वारेमें उनका मत ऐसा अपरिष्कृत मत है, तथापि में जानता 
हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयताका उनसे बढ़कर कट्टर समर्थक दूसरा नहीं 
है। उनका हृदय उनकी बुद्धिसे बढ़-चढ़ कर है, और मेरी नम्न सम्मतिमे उनकी वृद्धि 
कुछ भ्रमित हो गई है। 

मलावारी मित्रोंकी यह घारणा गलत है कि भारतके आम मुस्लिम समाजने 
मोपलोके अपरावोंकी निन्‍दा नहीं की है या किसी भी तरहसे उनका समर्थन किया 
है। इस्लामका आदेश्न है कि औरतो, बच्चो और बूढोको युद्ध-कालमें भी मत सताओ। 
इस्लाम कुछ बहुत सुनिश्चित अवस्थाओमें ही जिहादको उचित बताता है। इस्लामके 
नियमकी जहाँतक मुझे जानकारी है, उसके अनुसार तो में यही कह सकता हूँ कि 
इस तरह अपनी मर्जाीसि मोपलोकों जिहादकी घोषणा करनेका कोई अधिकार नही 
था। मौलाना अब्दुल वारीने मोपलछोके अत्यांचारोंकी कड़ी निन्‍्दा की है। 

पर यदि मुसलमान उन अत्याचारोकी निन्‍दा न भी करे तो क्‍या? हिन्दू-मुस्लिम 
मैत्री कोई सौदेवाजीकी चीज नही है। मैत्री शब्द ही ऐसा हैं जिसमे इस तरहकी 
किसी चीजके लिए गजाइश नही है। यदि हम लछोगोमें राष्ट्रीय वृत्ति आई है त्तो 
मानता पड़ेगा कि मोपले भी हिन्दुओकी ही तरह हर मानीमें हमारे देशभाई है। 
हिन्दुओंको मोपलोकी कट्टरताका हिन्दुओकी अपनी कट्टरतासे ज्यादा विचार नहीं करना 
चाहिए। यदि मलावारमें मोपछोके वजाय आज हिन्दुओनें हिन्दुओंको लूटा होता 
तो किसके खिलाफ शिकायत की जाती ? इस तरहकी घटनाओके प्रतिकारकों ढूंढ 
निकालनेकी जितनी जिम्मेदारी मुसलमानोंपर है उतनी ही जिम्मेदारी हिन्दुओपर भी 
है। यदि कोई मुसलमान हिन्दूके ऊपर था हिन्दू मुसलमानके ऊपर अत्याचार करता हूँ 
तो वह अत्याचार एक भारतीय द्वारा दूसरे भारतीयपर समझना चाहिए और उसकी 
जिम्मेदारी हम सवको ओढनी चाहिए तथा उस बुराईको दूर करनेके लिए यत्न करना 
चाहिए। एकताका इसके सिवाय और कोई मतलरूव नही है। जिस राप्ट्रीवतार्मे कमसे- 
कम यह भाव नही वह राण्ट्रीयता किसी कामकी नही। राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकतासे 
बड़ी चीज है। इस मानीमें हम लोग पहले भारतीय हूँ और पीछे हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी और ईसाई हैं। 


कट सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


इसलिए मोपलोंके अत्याचारोंके विषयर्में मौछाना हसरत मोहानीका जो रुख है, 
उसके लिए खेद प्रकट करते हुए भी हमें समस्त मुसल्मानोंके ऊपर दोषारोपण नही 
करना चाहिए और न मौछानाको मुसछ्मानके रूपमें कोई दोष देना चाहिए। हमें यह्‌ 
भाव रखकर डु:ख प्रकट करता चाहिए कि हमारा एक हिन्दुस्तानी भाई यह नहीं 
के कि इअआ गा 35800 रा कैसा अन्याय किया है। अगर हम छोग 
इसी तरह स जोको साम्प्रदायिक दृष्टिसे रहेंगे रे 
स्थापित हो सकती। 0 30000 000 
. आलोचक कह सकते है: “ये सब वाहियात बातें है, क्योंकि ये वास्तविकतासे दुर 
हैं। ये केवल खयाली चीजें है।” पर मेरा कहना है कि मोजूदा वास्तविकताओोके अनु- 
रूप सिद्धाल्तमें परिवर्तत करनेका असम्भव काम करनेकी बजाय हमें सिद्धान्तके अनुरूप, 
वास्तविकताओंका ही निर्माण करना चाहिए। जबतक हम ऐसा नही करते, हममें एकता 
नहीं जा सकती । मुझे तो इसमें कुछ भी असम्भव नहीं दिखता कि हिन्दू भारतीयोंकी 
हैसियतसे मोपलोंको भी भारतीय सानकर उन्हें कुमार्गसे विमुख करनेका प्रयत्न करें। 
मुझे तो यह बात जरा भी अस्वाभाविक नहीं रूगती कि हिन्दुओंसे कहा जाये कि 
आप जोर-जबरदस्तीके आगे छाचार होकर अपना धर्म बदल देनेके बजाय अपने भीतर 
मर मिठनेका साहस और शक्ति जुटाइए। यह सुनकर मुझे वहुत प्रसन्नता हुईं कि 
अनेक हिन्दू ऐसे थे जिन्होंने बलप्रयोगके आगे लाचार होकर धर्म-परिवतंन करनेकी 
बनिस्बत मोपलोंके कुठारका भ्रास बनना अच्छा समझा । यदि उन छोगोने बिना किसी 
द्ेष या क्रोषके मृत्युका वरण किया हो तो में कहूँगा कि उन्होंने सच्चे भारतीयों और 
सच्चे मनृष्योंकी तरह और इस प्रकार सच्चे हिन्दुओंकी तरह अपने प्राण दिये है। 
क्योंकि इस तरह उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे सबसे सच्चे भारतीयों और सबसे सच्चे 
मानवोंकी कोटिमें थे। यदि इनपर अत्याचार करनेवाले लोग मुसलमान न होकर हिल्दू 
ही होते तो भी उन्होंने इसी तरह अपने प्राण दे दिये होते। यदि हिन्दु-मुस्छिम एकता 
पारस्परिक आदान-प्रदातपर ही ठहर स्रकती है तो वह बहुत सस्ती और निकम्मी 
चीज होगी | क्या पत्तिकी वफादारी पत्तीकी वफादारीपर निर्भर है? यदि पति दुरा- 
चारी हो तो क्‍या पत्नीको भी वैसा ही हो जाना चाहिए? यदि पति-पत्नी अपने 
आचार-व्यवहारको सिर्फ एंक विनिमयकी वस्तु मरते, तो विवाह एक बहुत ही घटिषा 
चीज बनकर रह जायेगा। एकता भी विवाह-बन्बनकी तरह है; जब पत्नीका चरण 
पत॒नकी ओर बढ़नेको हो, उस समय पतिके लिए भौर भी आवश्यक हो जाता है कि 
वह पत्नीसे पहलेकी अपेक्षा अधिक घनिष्ठता स्थापित करे। वही समय है, जब उसे 
उसपर दूना स्नेह-रस उँडेलना चाहिए। उसी तरह जब हिन्दुओंको मोपलों और 
मुसलमानोंसे अनिष्टकी आशंका हो, या सचमुच उनका अनिष्ट वे कर चुके हों उस 
समय हिन्दुओंके लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वे पहलेसे भी अधिक 
प्रेम दिखायें। एकता वास्तविक तो तभी मानी जायेगी जब वह कड़ेसे-कड़े आधातको 
भी सह छे, लेकिन टूटे नहीं। उसे एक अदूट बन्धन होना चाहिए। आल 

और मेरा विचार है कि ऊपर मैने देवासे जो-कुछ कहा है, वह हमारे स्वार्थकी 
दृष्टिसे भी सही है। क्या किसी हिन्दुको जितना मोह अपने-आपसे है, उससे अधिक 


हिन्दू और मोपछा २८५ 


मोह अपने धर्म और देशसे है? यदि है, तो स्वाभाविक है कि उसे किसी ऐसे अज्ञानी 
मुसलमानसे झगड़ना नही चाहिए, जों न अपने देशको जानता है और न धर्मको। यह 
प्रक्रि[ उस विद्व-विश्वृत स्त्रीके आचरणके समान है जिसे अपना वच्चा अपनी सोतको 
दे देना स्वीकार था, किन्तु उसे चीरकर आपसमे बाँट ढेना मजूर नहीं हुआ। वैसे, 
स्पष्ट है कि उसकी सौतके लिए तो वच्चेको चीरकर वाँट छेना ही अच्छा रहता। 

थोड़ी देरके लिए मान लीजिए (यद्यपि यह सब सच नहीं है) कि मोपलोके 
अत्याचारोका सभी मूसकमान समर्थन करते हैं। उस अवस्थार्में क्‍या हिन्दू-मुस्छिम 
एकता समाप्त हो जानी चाहिए ? एकताके समाप्त हो जानेसे क्या हिन्दुओकी अवस्था 
किसी भी तरह अच्छी हो जायेगी? क्‍या वे छोग मोपलोसे वदला छेनेके खयालसे 
उनका और उनके सहधर्मियोका विताश करनेके लिए विदेशी शक्तियोकी सहायता छेंगे 
ओऔर सदाके लिए गुलाम बने रहनेमें ही सनन्‍्तोष मानेंगे ? 

अप्ृहयोगका सिद्धान्त सार्वभौम है, क्योकि जिस तरह यह पारिवारिक सम्बन्धो- 
पर लागू होता है उसी तरह अन्य सम्बन्धोपर भी लागू होता है। यह अपने अन्दर 
शक्ति और आत्म-निर्मरताका विकास करनेकी प्रक्रिया है। हिन्दूओ और मुसछमानोको 
वास्तविक एकताके सूत्रमें बच जानेसे पहले ससार-भरके मुकावलेमें अकेले खडे होना 
सीखना चाहिए। यह एकता दो अशक्त पक्षोके वीच नहीं, वल्कि ऐसे छोगरोके वीचकी 
एकता होनी चाहिए, जिन्हें अपनी शक्तिका वोध है। मुसलछमानोके लिए बह दिन 
बहुत बुरा होगा, जब उन स्थानोमें जहाँ उनका अल्पमत है, अपने धर्म-कर्मका पालन 
करनेके लिए उन्हे हिन्दुओकी क्ृपापर निर्भर करना होगा। यही वात हिन्दुओपर भी 
छागू होती है। असहयोग अपनी शक्तिका विकास करनेकी प्रक्रिया है। 

पर यदि शक्तिशाली छोग पशुवत्‌ आचरण करने छगें और दुर्वछोंको कुचछकर 
चले तो यह प्रक्रिया असम्भव हो जायेगी। उस अवस्थामें तो जो उनसे बलवान होगा 
वह उन्हें भी कुचछ देगा । इसलिए यदि हिन्दू और, मुसलमान सचमृच धामिक वनकर 
रहना चाहते हैँ तो उन्हें अपने भीतर शक्तिका विकास करना चाहिए। उन्हे शक्ति- 
वान्‌ भी होना चाहिए और नम्र भी। हिन्दुओको चाहिए कि वे मोपछोके इस पागल- 
पनके कारणोंका पता छूमगायें। उस समय उन्हें विदित होगा कि स्वय वे भी निर्दोष 
नही है। आजतक उन्होने मोपलोकी फिक्र नही की हैं। आजतक वे उन्हे या त्तो 
दास समझते रहे है या उनसे भय खाते रहे हैं। उन्होंने उत्के साथ ऐसे मित्र अथवा 
पड़ोसीकी तरह व्यवहार नही किया है, जिनका सुधार और सम्मान करना चाहिए। 
इस समय मोपलोका आम तौरपर सारे मुसलमानोसे नाराज होना बेकार है। यथ्पि 
हिन्दुओको मुसलमानोकी सहायता और सहानुभूतिकी आशा करनेका अधिकार है फिर 
भी यह समस्या ऐसी है जिसका हल अपने अन्दर शक्तिका विकास करना, अपनी 
सहायता आप करना ही है। यदि खिलाफतकी रक्षाके लिए मुसलमानोकों हिन्दुओकी 
मददपर निर्भर रहना पडे तो वह दिन इस्लामके लिए बहुत बुरा होगा। आज मुसलू- 
मानोंको हिन्दुओंकी सहायता प्राप्त है। इसका कारण यही है कि पड़ोसियोके नाते 
ऐसा करना हिन्दुओका धर्म है। और यद्यपि मुसलमान हिन्दुओं द्वारा इतने मुक्त भावसे 
दी गई सहायता स्वीकार करते हैँ, फिर भी अन्तिम सहारा तो वे ईश्वरका ही मानते 


३८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हैँ और उन्हें ऐसा ही मानता भी चाहिए। वह निःसहायोंका सतत तत्पर और एक- 
मात्र सहायक है। मल्ावारके हिन्दुओंको भी यही भाव ग्रहण करना चाहिए। 

| अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २६-१-१९९२ 


११०. आन्श्रमें दमन 


इन पंक्तियोंके छपते-छपते शायद आमन्क्र देशकी ओर सभी छोगोंका ध्यान 
आकर्षित हो चुका होगा। वहाँकी साहसी जनता कुछ तहसीछोंमें सार्वजनिक रूपसे सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन शुरू करनेकी तैयारी कर रही है और इसीलिए उसने अभी फिल- 
हार करोंकी अदायगी मृल्तवी कर दी है। मेने आन्ध्र कमेटीको आशाह कर दिया है 
कि यदि गोलमेज सम्मेलन हो गया तो मुल्तवी करोंकी अदायगी तुरन्त करनेके लिए 
उनको तैयार रहना चाहिए और कठिन संघर्षकी तैयारी केवल तभी करनी चाहिए 
जब जनता अहिंसापूर्ण आचरणमें पूरी तरह दीक्षित-अनुशासित हो जाये और दिल्लीकी 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा रखी गई झर्तोको पूरी करने योग्य अपने-आपको 
बना ले।' जो हो, श्री वेंकटप्पैया मुझे सूचित करते है कि जनता पूर्णतया अनुझासित 
और तत्पर है और वह निर्धारित शर्तें पुरी कर सकती है। जाहिर है कि मद्रास सर- 
कार स्पष्ट ही करोंकी अदायगीके स्थगनसे वुरी तरह भयभीत हो गई है। वह गष्टूरमें 
और अधिक पुलिस भेज रही है और शक्तिका प्रदर्शन कर रही है। सरकार कर-वसूली- 
के साधारण तरीके छोड़ रही है भौर तुर्त-फूर्त वसूछीके असाधारण तरीके अपनानेकी 
धमकी दे रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार असाधारण शक्तियाँ 
ग्रहण करके अपनी स्थिति मजबूत बना रही है! ऐसी परिस्थितिमें मुझे प्रान्तीय कमेटीके 
मस्त्रीसे मिझा दमनका यह विवरण “यंग इंडिया 'में प्रकाशित करनेंके लिए क्षमा 
बाचना करनेकी कोई जरूरत नहीं। यह विवरण ३ जनवरी से १५ जनवरीतक की 
घटनाओंका है। इस विवरणसे पाठक आत्दोलनकी आन्तरिक दाक्तियोंको समझ सकेंगे 
और यह भी जान सकेंगे कि आस्न्रकी जनता किस सीमातक वलिदान करनेके लिए 
तैयार हो रही है। ईश्वर उसको साहस, सहिष्णुता और ठीक समयपर ठीक काम 
करनेका विवेक दे/ 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-१-१९२२ 


२, देखिए “ पत्र: कोण्डा वेंकर्प्पैयाकों ”, १७-१-१९२२ और “तार: कोण्डा बंक्टप्पैया और भ 


लोगोंको ”, २०-१-१९२० के पूर्व । 
२, विवरण यहाँ नहीं दिया जा रहा दे । 


१११, भाषण: सत्याग्रह आश्रस, अहमदाबादमें' 


२६ जनवरी, १९२२ 


मैं सविवय अवज्ञा और करोंकी अदायगी बन्द करनेके कार्यक्रमको सफलतापूर्वक 
चलानेकी तैयारीके लिए आज वारडोली जा रहा हूँं। मे यहाँ एक हफ्तेमें या हो 
सकता है एक महीने या साल-भरमे छोटृंगा, या शायद कभी भी न छौटूं। पर 
एक वात निश्चित है: हम या तो भारतके लिए स्व॒राज्य हासिक कर छेगे या फिर 
सघर्पमें काम आ जायेंगे। भारत धीरे-घीरे एक पवित्र वल्कि कहिए कि एक परमशुद्ध 
देश वनता जा रहा है। जब सत्य हमारे पक्षमें है तो फिर क्या पराजय कभी हो 
सकती है? इसमें तो तत्कारू मुक्ति या मोक्ष मिलता है। सत्यके लिए प्रसन्नताके 
साथ अपना जीवन होम कीजिए। यदि कोई मुझसे पूछे कि ब्रह्म कहाँ है, कसा है, 
तो में उसके प्रन्‍नको बदछ कर पूछूँगा, सत्य कहाँ है, कैसा है? सत्य ही ब्रह्म है। 
हर व्यक्तिको बड़ें सवेरे उठकर कमसे-कम एक मिनट ईद्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए 
कि “है सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु! मुझे अपने धर्मके लिए प्राणोत्स्गं करने, समूचे ससारके 
लिए प्राणोत्स्ग करनेकी शक्ति प्रदान कर।” मुत्युमें ही मुक्ति नहीं है, मुक्ति उसी 
मरणमें है जिसका स्वेच्छासे सहर्ष वरण किया जाये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने ' गीता ' के दूसरे 
अध्यायमें स्थित-प्रश्ञके वारेमें अर्जुनसे क्या कहा था? उसे याद कीजिए और उसके 
अनुसार जीनेकी कोशिश कीजिए। जीनेंका सुख और आनन्द तभी है जब ईइवर 
हमें अनेकानेक वाघाओ और अत्याचारोको सहन करते हुए अपनी इच्छासे प्रसन्नता- 
पुरवंक मृत्यका वरण करनेको शक्ति दे। ईदवरने मुझे अपने देश और अपने धर्मके 
लिए प्राणोत्सगगं करनेकी शक्ति दी है। 

आत्मत्यागमें एक प्रकारका सन्तोष होता है। पिछली रात मै प्रोफेसर वास्वाणी* 
द्वारा रचित एक पुस्तक पढ़ रहा था। उन्होने आत्मत्यागके वारेमें लिखते हुए राणा 
प्रतापसिहका उदाहरण पेश किया है। उन्होने वर्ड सुन्दर विचार व्यक्त किये हूँ। 
प्रतापका आत्मत्याग महान्‌ था। चित्तौड़के पतनके बाद जब उन्होने देखा कि उस- 
पर फिरसे कव्जा करना सम्भव नही, तो अपने राजभकत सैनिकोसे उन्होने कया 
वचन लिया था? बह आत्मत्यागपुर्णं वचन यह था: “ जबतक चित्तौड़को स्वाधीनता 
नहीं मिछती, तवतक हम कोई ऐशो-आराम नही करेगे, हम घरती-माताकी गोदमें 
सोयेंगे, कन्द-मूल खाकर वसर करेगे, हम अपने सभी सांसारिक सुख्ोका त्याग कर देंगे 
और पूर्ण आत्मत्यागका जीवन व्यतीत करेंगे।”, यही उनका संकल्प था। में राणा 


१. इस विवरणके सम्बन्ध देखिए "ट्प्पिणिपाँ ”, ९-२-१९२२ का उप-श्यौपैक “ अ्रकाद्नकी 
इष्टिते अवांछनीव ” । 

२. टी० एल० वास्वाणी (१८७९-१९६६ ); सिन्पके एक सन्त पुरुष; पूनाकी “मीरा? नामऊ 
शैक्षणिक संस्याओंके संस्थापफ़ और छेखक । 


२८८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय्य 


प्रतापसिहको स्थित-प्रज्ष मानता हूँ। हममें से भ्रत्येकको आत्मत्याग्रपृणं जीवन 
करना और स्थित-प्रज्ञ बनता चाहिए। ४ के 
[ अग्नेजीसे | 
हिल्दू, २-२-१९२२ 


११२. उत्तर-दक्षिण 


केद्रीय विधान-मण्डलके दोनों सदतोंमें समझौतेकी वात्ताकि सम्बन्ध्में जो चर्चा 
हुईं उससे हम देख सकते है कि सरकार और हमारे बीच उतना ही अन्तर है जितना 
उत्तरी श्रृव और दक्षिणी प्रुवके वीच। इसी कारण मेने कहा है कि इस समय 
सरकारसे बातचीत करना व्यर्थ है। अभी सरकारको सत्ताका मद है। अभी उसे यह 
आशा है कि वह हमें गोला-बारूदकी मददसे दवा सकेगी। अभी उसे हमारे मतकी 
अथवा हमारे त्यागकी शक्तिपर विश्वास नहीं हुआ है। और जबतक सरकारको यह 
आशा है कि वह हमें दबा सकती है तबतक यदि वह हंससे समझौतेकी वात करेयी 
तो वह वैसी ही होगी जैसी माछिक और नौकरके बीच होती है। 

सरकारके हिमायती कहते है कि हमारी माँग इतनी वेहूदा है कि उसपर अमछ 
करना अशक्य है। अशक्य कह देनेसे किसी वातका अमल अद्षक्‍्य नहीं हो जाता, 
अथवा यह कहना चाहिए कि एक अश्क्‍्यता इच्छाके अभावमें होती है और दूसरी 
शक्तिके अभावमें। 

खिलाफतकी माँगकों माननेमें क्या अशक्यता है यह अभीतक सरकार समझा 
नहीं सकी है। यह सारी अशक्‍्यतः उसकी बदतीयतीकी है और इस सम्बन्धर्में हमारी 
माँग माननेकी उसकी अनिच्छाकी है। अंग्रेज छोग अरबिस्तानकों खाली कर दें इसमें 
अशकक्‍्यता क्या है? टर्कीको उसका प्रदेश वापस दे दिया जाये, इसमें अशक्यता अथवा 
बाधा क्‍या हो सकती है? यदि अंग्रेज इस बातको सहन नहीं कर सकते तो भारतके 
सामने यह प्रइन आता है कि वह ब्रिटिश साम्राज्यसे अपना सम्बन्ध क्यों न तोड़ हे। 
इसलिए खिलाफतके प्रश्नपर उसकी अनिच्छाका तके तो उचित झूपसे दिया ही नहीं 
जा सकता । 

यही बात पंजाबके मामछेगें भी छाग्रू होती है। पंजाबके अर्नपर ऐसी कौन-सी 
भाँग है जिसे मानना सरकारके छिए अशक्‍्य है? मौलाना शौकत बरी और सर 
माइकेल ओडायर, जहाँतक पेंशनका सम्बन्ध हैं, दोनों एक ही प्रकारके अधिकारी 
थे। फिर भी मौछाना शौकत अलीकी पेंशनको रद करते वक्‍त सरकारने 
सलाह नहीं ली; किन्तु सर माइकेल ओ'डायर और जनरल डायरकी पेंशनोंकों वन्द 
करना आज सरकारको भारी मारूम पड़ता है। कारण सीधा है। जिसे सरकार भर 
और राज्यका जैरणाह मानती है उसे हम अपना दुश्मन मानते हैं। सरकार सर 


२. देखिए परिशिष्ट १ । 


स्वयसेवकोंकी भरती २८९ 


माइकेल और जनरल डायरकी भूतकालीन सेवाओंकों भुछाना नही चाहती; किन्तु हम 
अपने मनमें उनकी पिछली सेवाओका कोई मूल्य नही समझते और सन्‌ १९१९में 
उन्होने भारतके प्रति जो अभक्ति दिखाई वह हमको आज भी बहुत सालती है। 
ऐसी ही वात स्वराज्यके सम्बन्धमें भी है। हमें तो स्वराज्य आज ही चाहिए, 
जब कि सरकार कहती है कि वह हमें लायक हो जानेपर स्वराज्य देगी। 
इस प्रकार हर मामलेमें हम दोनोमें बहुत बड़ा अन्तर है। यह अन्तर तबतक 
न मिटेगा जबंतक हमारी परीक्षा पूरी-पयूरी नहीं हो जाती। और जबतक दोनोके 
दृष्टिविन्दु एक नही हो जाते तबतक समझौतेके लिए कोई सम्मेलन होता है तो वह 
भछे ही हो; किन्तु उसका परिणाम अच्छा होनेकी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। 
[ गुणरातीसे ] 
नवजीवन, २९-१-१९२२ 


११३. स्वयंसेवकोंकी भरती 


स्वयंसेवकोंकी भरतीका काम जितने जोरसे चछना चाहिए उतने जोरसे चलता 
हुआ नही दिखाई देता। जैसे राष्ट्रीय सप्ताहमें कांग्रेसके टिकट घरपर भीड़ छग गई 
थी, स्वयंसेवक बननेके उम्मीदवारोका वैसा जमघट प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके कार्यालियके 
सामने नही दिखाई देता। विषय-समितिकी बैठकर्मे प्रवेशके छिए दर्शकोके टिकटोकी 
माँग इतनी अधिक थी कि अध्यक्ष और मलन्‍्त्री दोनों पागरू-जैसे हो गये थे। वे 
किसको हाँ कहे और किसको ना, यह भ्रश्न था। स्वयसेवकोंकी भरती भी ऐसे ही 
जोरसे क्यो नही होती ? 

कुछ लोगोंका कहना है कि खादी पहननेकी झर्त उड़ा दी जाये तो भरती तेजीसे 
हो सकती है। में इस वातकों नहीं मानता। जो दिलसे स्वयसेवक वनना चाहता है वह 
खादीपर आपत्ति नहीं कर सकता। स्वयसेवक तो मरनेकी प्रतिज्ञा करना चाहता है। 
फिर यह नही हो सकता कि वह खादी पहननेमें आगा-पीछा करे या पाँच-दस रुपयेकी 
खादी खरीदनी पड़े तो न खरीदे ? स्वयसेवक तो मनुष्य इतने रुपये उधार छेकर भी 
बन सकता है। क्‍या कितने ही लछोग अपने व्यसनोकों पूरा करनेंके लिए कर्ज नही 
लेते ? फिर स्वयंसेवक वनना भी हमें एक व्यसन ही क्यो नहीं लगता? 

कुछ छोग कहते है कि अस्पृश्यताकी प्रतिज्ञा हटा ले, फिर देखें कि कितने स्वयं- 
सेवक भरती होते है। किन्तु यह वात भी ठीक नहीं है। में समझता हूँ कि इसमें न 
तो ख््की वात है और न असुविधाकी। मुख्य वात है हृदयको बदलनेंकी। हम 
अछूतोको छोड़कर स्व॒राज्य रूपी स्वगंमें जा ही नही सकते। परन्तु ऐसी आपत्तियाँ 
करना तो नाच न जाने आँगन ठेढ़ा ' की कहावतकों चरितार्थ करता है। 

फिर शर्तोर्में छूट देना न तो मेरे अधिकारमें है और न कार्य-समितिके अधिकारमें। 
यह तो राष्ट्रीय काग्रेसका प्रस्ताव है और राष्ट्रीय कांग्रेस ही उसमें परिवर्तन कर 
सकती है! और परिवर्तेन करानेकी वातको में स्वयं तो कायरता ही मानता हूँ। 

२२-६९ 


९६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फिर इस प्रतिज्ञामें केवछ सिद्धान्त ही तो ग्रथित किये गये हैं। कोई सिद्धान्तोंमें 
परिवर्तन कर द्वी कैसे सकता है? दिल्‍्लीकी बैठकमें शर्तोंमें पे लो 
रखी गई है वह तो सि्फे उसी जिलेका हाथ-बुना कपड़ा पहननेकी शर्तंसे सम्बन्ध 
रखती है। बदि पंजाबके किसी जिलेमें ऊनी कपड़ा न बन सके तो उसके लिए कार्य- 
समिति दूसरे जिले या प्रान्तसे हाथकी कती ऊनका हाथ-बुना कपड़ा छानेकी इजाजत 
दे सकती है। परन्तु क्या कोई अस्पृश्यता या शान्तिकी रक्षा अथवा हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई आदिकी एकताके विषयमें मी छूट दे सकता है? जो सचमुच स्वयंसेवकों- 
में अपना नाम लिखाना चाहते है और जिनमें जेल जानेका उत्साह है, वे तमाम 
दर्तोंका पालन आसानीसे कर सकते हैँ। 

इसलिए यदि गुजरातमें थोड़ेसे ही लोग स्वयंसेवको्में नाम लिखायें तो मै यही 
समझूंगा कि या तो इससे अधिक लोग अपना नाम लिखाना ही नहीं चाहते या जिस 
तरह यह संघर्ष चल रहा है उस तरह चलाना बहुतोंको पसन्द नही है। 

परन्तु प्रतिनज्नाकी शत्तोंपर आस्था न रखते हुए नाम लिखानेकी अपेक्षा छोयोंका 
स्वयंसेवकोंम नाम न लिखाना अधिक अच्छा है। कम छोग ही नाम लिखायें, परन्तु वे 
अपनी प्रतिज्ञाका पूरा-पूरा पालन करें। ऐसे थोड़े किन्तु सच्चे स्वयंसेवकोसे तो बहुत 
हो जानेकी सम्भावना है। परन्तु जैसे-तैसे बनाये गये बहुतसे स्वयंसेवकोंसे भी हमें 
लाभ होनेवाला नहीं है। कारीगरका काम यह है कि वह मकानकी चिन्ताईके समय 
ताप-जोख करे और देखे कि मकान जैसा सोचा है वैसा बन रहा है या नहीं। 

[गुजरातीसे |] 
नवजीवन, २९-१-१९२२ 


११४. सरकारकी सभ्यता 

, झत्रुके भी गुणोंको देखनेमें छाभ है; यह नीतियुक्त तो है ही। पर जो भ्रमादवश्ष 

यह मानता है कि शत्रुमें कोई भी गुण नहीं हो सकता उसे मूंहकी खानी पढ़ती है। 
सरकार जानती है कि असली लड़ाई बारडोछीमें ही हो सकती है। इसलिए वहाँके 

कलक्टरने छोगोंके नाम एक “स्पष्टीकरण ' प्रकाशित किया है। वह ध्यान देने योग्य 
है। इसे ' स्पष्टीकरण 'का शिष्ट नाम देनेके बदके सरकार “जाहिर खबर: भी कह सकती 
थी। किन्तु ऐसा करनेके बजाय सरकारने जनताके सम्मुख “स्प्ष्टीकरण” किया है। 
इस स्पष्टीकरण 'में सरकारने जिस विनयसे काम लिया है उससे अधिक विनय तो 
हम अपनी प्रान्तीय समितिके प्चो्में प्रकट नहीं करते। बलीछें भी वैसी ही दी गई 

जैसी असहयोगी देते है। हि 
हि इसके नीचे हस्ताक्षर 'एच० बी० शिवदासानी के हैं। वे तो हममें से ही एक 
है। यदि उत्होंने ऐसा विनययुक्त स्पष्टीकरण अपने अधिकारसे ही निकाला हो त़ो 
इसमें कोई अधिक आदचर्यंकी बात नहीं है। यदि भारतीय अधिकारी सरकारी नौकर 
होते हुए भी विनययृक्‍त व्यवहार करें तो यह कोई असाधारण वात नही है! 


$ 


सरकारकी सभ्यता २९१ 


परन्तु यदि इस स्पष्टीकरणकी भाषा किसी अंग्रेज अधिकारीने देखी, विचारी 
और पसन्द की हो तो इसे में एक बड़ा परिवर्तन मानता हूँ और अपने सम्रामका शुभ 
श्रीगणेश समझता हूँ। दोनो पक्ष अपने-अपने स्थानपर डरे रहकर भी विनगय्रपूर्वक, 
बिना असभ्यता दिखाये लड़ सके, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम तो यही चाहते 
हैं कि सदा ऐसा ही युद्ध हुआ करे। राम-रावण-युद्धके वर्णनमें हमारे कवियोने सम्यता- 
की पूरी रक्षा की है। मन्दोदरीका परिचय उन्होंने सतीके रूपमें कराया है। मेघनादकी 
मृत्युके वाद रामचन्द्रने सुछोचचाकों सब तरहकी सुविधाएँ दी। आदिकवि वाल्मीकि 
तथा भक्‍तकवि तुलसीदासने रावण और अन्य राक्षस-वीरोकी तपदचर्याकी मुव्तकण्ठसे 
प्रशसा की है। 

मेरी महत्त्वाकाक्षा तो यही है कि ऐसा ही सम्यतापूर्ण युद्ध हम भी करे। असह- 
योगीको दूसरी बात शोभा ही नहीं देती। असभ्यता एक प्रकारकी हिंसा है। और 
जबतक हम अहिसाव्रतके पालन करनेका दावा करनेवाले लोग इस प्रतिज्ञासे बंधे हूँ 
तबतक हम चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, सभ्यताका पालन करनेके लिए भी बंधे 
हुए हैं। और यदि एक पक्ष भी अन्ततक सभ्यताका पालन करता रहे तो उसका 
असर प्रतिपक्षीपर पड़े विना नहीं रह सकता। मुझे उस सभ्यताका आरम्भ इस 
स्पष्टीकरणमें देखनेकी इच्छा हो रही है। सरकार सम्यतासे वरतती हुईं भले ही 
हमारे खेत छीन ले और हमें गोलियोसे भून दे। 

इस प्रस्तावनाके वाद उक्त स्पष्टीकरण” नीचे दिया जा रहा है:' 

इस स्पष्टीकरणका स्वागत करते हुए में यह भी कह देना चाहता हूँ कि वार- 
डोलीके किसी भी पाटीदारको अज्ञानमें नहीं रखा गया है। सभी स्त्री-पुरुषोंसे यह 
कह दिया गया है कि सरकार, 

१. पूरी फसलको बेच सकती है, 

२. लछाखोंकी फसलको कौड़ियोके मोल नीलाम कर सकती है, 

३. ढोर-डगर और वर्तेन आदि भी उठा ले जा सकती है, 

४. इनामी जमीनोको भी जब्त कर सकती है, 

५. लोगोको जेल भेज सकतों है, 

६. लोगोकों रेल, तार और डाककी सुविधाओसे वचित करके और वारडोली- 
का घेरा डालकर उन्हें हैरान करनेका प्रयत्न कर सकती है। जो छोग इन समस्त 
कष्टोको सहन कर सके वे ही सामने आयें। 

इसके अतिरिक्त वारडोलीके लोगोको यह भी बता दिया गया है कि यदि 
उनमें से अधिकाश अपने निश्चयपर दृढ़ रहेगे, सत्यपर ही आरूढ रहेगे, अहिंसाका 
पूर्ण पान करेगे, बिलकुल निर्भय हो जायेंगे, एक होकर रहेंगे, पूरा असहयोग करेंगे, 
ढेढो और भगियोसे मित्रभावसे बरतेंगे गौर उन्हे अस्पृष्य न मानेंगे, स्वदेशीको पूरी 
तरह अपनायेंगे और केवछ हाथ-कते सूतका हाथ-बुना कपड़ा ही पहनेगे तथा अपनी 


१, पद धर नहीं दिपा जा रहा ५ । 


* २९१ सम्पूर्ण गांधी वाइम्य 


आवश्यकताका पूरा सृत और कपड़ा बारडोलीमें ही तैयार करेंगे तो उन छोगोंका 
बार भी बाँका न होगा और इतना ही नहीं कि उनकी जव्त जमीनें उन्हें वापस 
मिल जायेंगी; बल्कि वे दूसरे छोगोके कष्टोंको दुर करेंगे और स्वयं मक्त होकर 
भारतको स्वतन्त्र करनेमें जबरदस्त हाथ बँटायेंगे। 

इस लड़ाईमें ढोंग नहीं चलेगा, दिखावा काम न देगा, झूठ और भोपनीयताकी 
कोई गुंजाइश नहीं होगी। सभी लोग अपने बलरू--बूतेपर अथवा ईदवरके ऊपर निर्भर 
रहकर लड़ेंगे। इसलिए लोग जो-कुछ करें उसे भली-भाँति विचार करतमेके बाद ही 
करें। बारडोली ताल्लुकेके किसान समझदार है। वे देश और घर्मकी खातिर कृष्ट 
सहन करनेके लिए और बिलकुल बर्बाद होनेंके लिए तैयार है, ऐसा समझकर मैं 
* नित्य ही उनकी प्रशंसा किया करता हूँ । 
[ गुजरातीसे |] 
नवजीवन, २९-१-१९२२ 


११५ हर सालकी एक सामान्य विधि 


काँग्रेसका नया वर्ष 


कांग्रेसजनोंको समझना चाहिए कि जो छोग कांग्रेसको जीवित रखना चाहते हैं 
उन्हें कांग्रेसका वाषिक चन्दा भी अवश्य देना चाहिए। यवि प्रत्येक व्यक्ति चार आने 
चन्दा न देगा तो इस वर्ष कांग्रेसका अधिवेशन नहीं हो सकता। जितने छोग चार- 
चार आये चन्दा देंगे उतने ही छोग्रोंके हाथर्में यह संस्था चली जायेगी। कांग्रेसकी 
शक्ति जैसे उसके स्वयंसेवकॉपर निर्भर है वैसे ही चार आने देनेवाले सदस्योपर भी 
निर्मर है। कीमत चार आनेकी नहीं, वल्कि नामकी है।' मुझे भय है कि कांग्रेसके 
दफ्तरमें पिछले साल एक करोड़ सदस्योंके नाम दर्ज नहीं हुए। कुछ भी हो, यदि 
कांग्रेस जीवित संस्था हो और लोगोंको गत एक वर्षमें उसके सम्बन्धमें दिलचस्पी पैदा 
हुई हो तो इस वर्ष निश्चय ही पिछले वर्षसे अधिक सदस्य बनने चाहिए। ज्यों-ज्यों 
सदस्योंकी संख्या बढ़ेगी त्यों-त्यों कांग्रेस की शक्ति भी बढ़ेंगी। 

फिर, इस वर्ष कांग्रेसमें १८ वर्षके युवक भी सदस्यों अपने नाम दर्ज करा सकते 
है। इस बारेमें स्त्री-पुरुष दोनोंकों समान अधिकार प्राप्त है! मुझे आश्षा है कि १८ 
वर्षकी आयुकी सभी स्त्रियाँ और पुरुष, जिन्हें स्वराज्य प्यारा है और जो उसे शान्ति 
और सत्यके बलपर प्राप्त करना चाहते है, वे बिना बुलायें स्वयं ताल्लुके अथवा 
ग्राँवकी कांग्रेस कमेटीके दफ्तरमें अपने नाम सदस्योंगें लिखाये बिना न रहेंगे | यदि 
लोगोंमें सच्चा उत्साह होगा और कांग्रेसके प्रति सहानुभूति होगी तो इस कक लिए 
स्वयंसेवकोंकों छगानेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लोगोंका चार आते देना, कांग्रेसमें 
विश्वास प्रकट करनेंके समान है। 


१. भर्थात्‌ कांग्रेसके सदस्थके रूपमें अपना नाम दर्ज करानेकी दे । 


हर सालकी एक सामान्य विधि २९३ 
कांग्रेतका फोप 

इस तरह लछोगोके सदस्य वननेसे जितता पैसा आता है उसमें से कुछ तो अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटीको मिलता है। परन्तु इस प्रकार मिले हुए पैसेका मुख्य उपयोग 
तो ताहलुका कांग्रेस कमेटियाँ ही करती है। काग्रेसकों अपने अन्य खचोंके लिए पैसेकी 
जरूरत फिर भी रहती है। हम गुजरातका ही उदाहरण ले। गुजरातमे पिछले वर्ष 
काफी रकम इकट्ठी हुई थी। हमने जितना रुपया इकट्ठा किया था उतना खर्च कर 
दिया। ऐसा करना जरूरी था और ऐसा ही सोचा भी गया था। अब नये वर्षके 
लिए नये सिरेसे चन्दा इकट्ठा किया जाना चाहिए। स्वदेशीके प्रचार, अछूतोद्धार और 
शिक्षा सम्बन्धी कार्योकि लिए पैसेकी जरूरत तो है ही। इस साल पैसा दुवारा इकट्ठा 
न करे तो हमारा काम भागे नहीं वढ़ सकता। इसलिए मुझे आज्ञा है कि जो छोग 
गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके कार्यको प्रोत्साहन देना चाहते हैं वे अपना चन्दा स्वय 
ही भेज देंगे। यदि कोई चाहे तो अपना रुपया किसी खास कामके लिए निर्धारित 
कर सकता है। यानी अपनी इच्छाके अनुसार जिस प्रवृत्तिके लिए चाहे, उस प्रवृत्तिके 
रिए भेज सकता है। मुझे आशा है कि 'नवजीवन” के जो पाठक पैसा भेजना चाहें 
वे अधिकसे-अधिक जितना भेज सकते हो उतना भेजेंगे। यदि वे 'चवजीवन ' की भाफ॑त 
भेजेंगे तो अखवारमें उनकी रकमकी प्राप्ति स्वीकार की जायेगी। मुझे सभी लछोगोको 
याद दिलानी चाहिए कि गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने एक-एक पाईका हिसाब 
प्रकाशित किया है। सारा खर्च प्रान्तीय कमेटीके अन्तर्गत वनाई गई समितिकी मजूरीके 
अनुसार ही किया गया है। खर्चंका अच्छेसे-अच्छा प्रमाण तो गुजरात विद्यापी5ठ और 
उससे सम्बन्धित शाकाओं एवं स्वदेशी विभाग और उसकी शाखामोसे मिलता है। 
सारा पैसा इन्हीमें खर्च किया गया है। वे दिन चले गये जब लोगोका पैसा विलायती 
अख़बारोंकों खरीदने अथवा ऐसे ही अन्य कामोमें खर्चे किया जाता था। यदि हम 
विद्यापी5 और स्वदेशी इन दो बड़े-बड़े विभागोके कार्यको पोषण देना चाहते हैं तो 

हमें पैसा अवश्य इकट्ठा करना चाहिए । 

[गुजरातीसे | 
नंवजीवन, २९-१-१९२२ 


११६. टिप्पणियाँ 


अहमदाबाद, नडियाद और सूरत 


अहमदाबाद, नडियाद और सूरत इन तीनों नगरपालिकाओंकी छड़ाई ठीक तरह 
से आगे बढ़ रही है। वह जिस तरहसे चल रही हैं उससे भारत एक अच्छी वात 
सीखेगा ! यदि इन नगरोंके छोग अपने प्रतिनिधियोंको पुरा समर्थन देंगे तो वे स्थानीय 
स्व॒राज्यके स्वरूपका उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। स्थानीय स्वराज्यसे राष्ट्रीय स्व॒राज्यका 
विकास सुगमतासे किया जा सकता है। दोनोंकी प्राप्तिके साधन एक ही है। दोवोका 
परिणाम भी एक ही है। स्थानीय स्व॒राज्यमें स्थानीय छोगोंको त्याग करना पड़ता है 
ओर राष्ट्रीय स्व॒राज्यमें समस्त राष्ट्रके छोगोंको। इन तीनों नगरपालिकाओंको पूर्ण 
स्वतन्त्र होनेंसे कौव रोक सकता है? लोग सरकार द्वारा बनाई गई सगरपालिकाओकों 
कर देनेके बजाय स्वतन्त्र रूपसे चुने हुए अपने प्रतिनिधियोंकोी कर दें तो इसमें कानूनके 
खिलाफ कुछ नहीं है। इसलिए उन्हें किसीसे छड़नेकी भी कोई जरूरत नहीं होती। 
इससे लोगोंके हाथोंमें सत्ता अपने-आप ही आ जायेगी। इसमें प्रतिनिधि, मकान, नौकर- 
चाकर और कानून-कायदे भी वे ही होंगे (बशर्ते कि हम उन्हींकों कायम रखना 
चाहें); तब जरूरत केवल सत्ताकों माननेंसे इनकार करनेकी रह जाती है। इसीका 
नाम जहिसात्मक विप्लव अथवा नया जन्म है! इसके लिए छोगोंको केवल अपने हृदयों- 
को टटोलना होता है। अबतक जो नगरपालिकाएँ चली हूँ, वास्तवमें देखें तो लोगोंने 
उनमें कोई रस नही लिया है। छोगोंके नामपर चाहे जैसे छोग उनमें नियोजित हो 
जाते थे और अपनी अथवा सरकारकी स्वार्थसिद्धि करते थे। मेरे कहनेका अर्थ यह नहीं 
है कि इन सगरपालिकाओंसे छोगोंको कतई कोई फायदा नहीं पहुंचता था। उन्होंने 
हमारे लिए प्रकाशका प्रबन्ध किया है, पाखानोंको साफ रखनेकी व्यवस्था की है और 
हमें दवादारू भी दी है। फिर भी छोगोंमें यह भावना उत्पन्न नहीं हुईं है कि वे 
हमारी हैं। अहमदाबादके छोग जैसे अपने व्यावसायिक संधोंकी सम्पत्तिको अपना मानते 
हैं वैसे मगरपालिकाकी आयको अपना नहीं मानते थे। सदस्य तक नगरपालिकाकी 
वैठकोंमें शायद ही कभी दिलचस्पी छेते थें। अब तो तीनों नगरोंके सदस्य नगर- 
पालिकाओंकी वैठकोंमें जाने छगे हैं और बहुत दिलचस्पी छेते हैं। अभी उनमे पूरा 
आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, अन्यथा वे लोग समस्त व्यवस्थाके स्वामी वन सकते 
हैं। अन्तर इतना ही है कि यदि आज छोग कर न दें तो उनपर दावा दायर किया 
जा सकता है! किन्तु जब उनपर से सरकारका आंकुकझ हट जायेगा तव छोग अपनी 
इच्छासे ही कर देंगे। और उस प्रकार जो कर दिया जायेगा वही सच्चे अथमि 
स्वेच्छापूर्वक दिया गया कर होगा। पु 

ऐसी व्यवस्थासे हम सर्वथा अपरिचित नहीं हैं। हम अभीतक अपन जातीय 
कर प्रसन्नतापूर्वक देते रहे है। हम अपने व्यावसायिक संधोंके चन्दे भी देते ही ह। 


हिप्पणियाँ २९५ 


केवल अवृत॒क राजनीतिक जागृति नहीं थी; लोग अवतक इन कार्योर्में दिलचस्पी 
नही छेते थे। उनमें सभी जातियोंके कामकाजी छोग भाग नहीं लेते थे। जब सभी 
जातियोके छोग उनमें दिलचस्पी लेने लग्मेंगे तव निश्चय ही हाथ हिलाये बिना 
स्व॒राज्य मिल जायेगा। जब कम लोग अधिक लोगोपर अपनी सत्ता चलाना चाहते 
हूँ तभी अत्याचार होता है, यह सामान्य नियम है। कम छोगोंपर अधिक लोगोंकों 
ज्यादती नहीं करनी पड़ती, अथवा यह कहना चाहिए कि बहुमतमें बहुत ही कम 
ज्यादती होती है, सत्ताकी कमसे-कम शक्ति पर्याप्त हो जाती है। एक भारत ही ऐसा 
देदा है जिसमें बहुसत्यक लोग चेतना आ जानेपर भी अपचे-आपको अपंग मानते है। 

ऐसा कौन-सा काम है जिसे नगरपालिकाएँ नहीं कर सकती ? क्‍या हम अपने 
नगरोंमें प्रकाशकी व्यवस्था, मार्गोकी देखरेख भौर पाखानोंकी सफाईका इन्तजाम नहीं 
कर सकते ? खादीनगरमें पाखानोंकी सफाई किसने की, उसका निर्माण किसने किया, 
उसमें सड़के किसने बनाई, वहाँ खाने-पीनेका इल्तजाम किसने किया और रोगियोंकी 
चिकित्सा और रातको कुटियोपर पहरा देनेकी व्यवस्था किसने की? इतनी गाड़ियोके 
जाने और आनेका नियन्त्रण किसने किया? आप समय, काम और लोगोकी संख्याका 
हिसाव छगायेंगे तो जो आँकड़े मिलेंगे वे स्वराज्यके आँकड़े होगे। हम स्वयं ही 
यह मान वैठे हैं कि हममें शक्ति नहीं है। हमें इसका भान कोई दूसरा मनुष्य कंसे 
करा सकता है! 

मुझे आशा है कि सरकारने तीनो नगरपालिकाओसे जो व्यर्थ झगड़ा चला रखा 
है उसमें इन तीनों शहरोंके छोग, नगरपालिकाओके काममें पूरी दिलचस्पी लेकर और 
अपने प्रतिनिधियोंको पूर्ण प्रौत्साहन देकर, विजयी होगे और इस प्रकार अपने वहरोको 
स्वतन्त्र कर छेंगे। 

हमारी रक्षा 

हम जब सरकारकी सत्ताके संरक्षणसे मुक्त होना चाहते है, तव हमें यह विचार 
करना ही पड़ता है कि हम अपनी रक्षाका प्रइन कंसे हल करेगे? अवतक तो हमारी 
रक्षा सरकारकी पुलिस, फौज, तोपो और तलवारोंने की है। सरकारके चले जानेपर 
हमारी रक्षा कौन करेगा? तब हमें चोरो और लुटेरोसे कौन बचायेगा ? जबतक ऐसे 
प्रइन पूछे जाते रहेंगे तततक हम न तो स्वराज्य लेनेके रछायक हूँ और न भर्द कहे 
जानेके लायक। 

हम तत्काल अपने छहरो और गाँवोकी रक्षा करनेमें समर्थ क्यों नही हो सकते ? 
भारतके साढ़े सात लाख गाँवोके लोग तो ऐसे प्रदन नहीं पूछते। सरकार उनकी रक्षा 
नहीं करती । गाँव अपनी रक्षा अपने-आप ही कर छेते हैं और जो गाँव अपनी रक्षा 
आप नही कर पाते वे तो आज भी छटते हूँ। देशके भीतरी उपद्रवोंसे तो गाँवोंकी 
रक्षा सरकारने भी नही की है और कर भी नहीं सकती। इस प्रकारकी रक्षाके लिए 
तो गाँवोंको स्वयं तैयार रहना अथवा होना चाहिए। 

प्रत्येक गाँव अथवा शहरमें से ऐसे स्वयंसेवक निकलने चाहिएं जिनका फाम 
लोगोकी रक्षा करना हो और जो रातको पहरा दें। हमें कोई इस कार्यसे भी नहीं 
रोक सकता। इस कामको करनेके लिए लोगोंको स्वयं तैयार रहना चाहिए। 


२९६ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


इस कामको करनेके किए हथियारोंकी जरूरत नहीं, हिम्मतकी जरूरत है। 
जागते हुए छोगोंकों लुटनेका डर कम होता है। किन्तु सब लोग दिन-रात नही जाग 
सकते; इस “कारण कुछ छोगोंको रातमें पहरा देनेके लिए तैयार होना चाहिए। 
शहरोंकी सुरक्षाके लिए प्रकाश और पहरेकी व्यवस्था पर्याप्त है। 

इसके अतिरिक्त हमें छोगोंको सुधारनेके उपाय भी करने चाहिए। हम चोरोंका 
पता लगाकर उन्हें सजा देनेके बजाय समझायें। चोरसे एक बार खुलकर बातचीत 
कर लेनेके बाद वह चोरी करनेकी हिम्मत नहीं करेगा। उसे बदलना तो अवद्य ही 
मुश्किल गुज़रेगा, जिसने चोरीकों अपना धन्धा ही बना लिया है। किन्तु सार्वजनिक 
शुद्धिका असर तो उसपर भी होगा ही। इस शुद्धिके कार्यको आगे बढ़ाना साधुओका 
काम है। यदि साधुओंमें सच्ची साधुता आ जाये तो वे इस कामको अवश्य ही पूरा 
महत्त्व देंगे। जो जातियाँ चोरी और छूटपाटको अपना धन्धा मानती है, साधुओको 
उनमें जाकर उनकी यह आदत छुड़ानी चाहिए और उन्हें दूसरे धन्धोमें डालना चाहिए। 
मतलब यह कि हमें उनको अपना छात्रु समक्षतेके बजाय अपने भाईके समान मान- 
कर उनकी सेवा करनी चाहिए। चोरीकी आदत भी एक तरहका रोग है। किन्तु 
हमने इस रोगकों मानसिक रोग होनेंके कारण अधिक कठित' समझ लिया है और उसके 
निदान और चिकित्साका काम अपने हाथमें ही नहीं छिया। जिस मनुष्यको अपच 
हो जाता है, ज्वर आता है और वमन होती है, हम उसकी दवा-दारू करते है। जो 
चोरी करता है, झूठ बोलता है और घोखा देता है हमें उसको भी रोगी मानकर उसकी 
दवा-दारू क्‍यों न करनी चाहिए? हम उसे जेलमें भेजनेके बजाय उसका कोई दूसरा 
इलाज क्यों न ढूँढ़ें ? शारीरिक रोग होनेपर हम किसी व्यक्तिको दण्ड क्‍यों नही देते ! 
मेरा विश्वास तो यह है कि यदि है तो दोनों ही दण्डके पात्र है, नहीं तो फिर दोनों 
ही दयाके योग्य है। 

किन्तु हमने तो आलस्यके वशीभूत होकर विचार करना भी बन्द कर दिया है। 
इस कारण हमने 'एकको गुड़की डली, दूसरेको खली” देनेके सिद्धात्तकों सनातन 
मान लिया है। हम जब अहिसात्मक असहयोगसे भारतमें स्व॒राज्यकी स्थापना करने 
निकले हैँ तब हमें चोरी आदि भयोंकी चिकित्सा भी अहिसाके मार्गसे ही खोजनी 
होगी और यह अवश्य ही सम्भव है। ॥॒ 

सरकारसे हमें यह शिक्षा तो मिलती ही है कि वह जहाँ दण्ड देती है वहाँ मुक्ति- 
सेना-जैसी संस्थाओंकी थोड़ी-बहुत सहायता छूट और ऐसे ही अन्य 55883 फंसी 
जातियोंका सुधार करनेमें छेती है। हमारे पास तो सरकारकी अपेक्षा ऐसी जातियोंको 
सुधारनेके अधिक सशक्त साधन है, क्योकि इस कामके लिए हमारे पास साधुओं और 
फकीरोंका वर्ग मौजूद है। यदि इस वर्गमें सच्ची साधुता अथवा फकौरी आ जाय तो 
उनसे इस कार्यमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है। कोई यह न सोचे कि इसके छिए 
किसी विशेष संगठनकी आवश्यकता है। छोगोंको हर गाँव या शहरम अथवा जहाँ 
राष्ट्रीय जागृति हुईं हो वहाँ दूसरोंकी बाट जोहे बिना अपनी रक्षाका और अपने 
सुधारका प्रबन्ध कर छेना चाहिए। यदि दो-चार जगहोंमें भी यह काम ठीक तरहसे 
हो सके तो अन्य गाँवों या शहरोंगें इसका चलछन अपने-आप आरम्भ हो जायेगा। 


टिप्पणियाँ २९७ 


एक अंग्रेज महिलाका आश्ीर्वाद 

कलकत्तासे एक अंग्रेज महिलाने लिखा है:' 

इस पत्रको प्रकाशित करते हुए मुझे सकोच तो हुआ ही है। क्योकि इसमें मेरी 
प्रशंसा की गई है। किन्तु मेरा खयाल है कि मुझमें अहंकार नहीं है और में अपनी 
कमजोरीको परख सकता हूँ। किन्तु ईइ्वरमें, उसकी सत्तामें भौर उसकी दयाछुतामें 
मेरी आस्था अडिग है। में उस महान्‌ कुम्भकारके हाथमें मिट॒टठीके छौदेकी तरह हूं। 
इसलिए मेरा अधिकार तो इस स्तुतिको ईश्वरको अपित करनें-भरका है। इस वहनके 
आशीर्वादसे मैं तो इतना ही सार निकालता हूँ कि में इससे शक्ति छेकर और भी 
सशक्त वनूँ। 

किन्तु इस पत्रकों प्रकाशित करनेमें मेरा तो इतना ही उद्देश्य है कि सच्चे असह- 
योगी अपने अहिसाके पथपर दृढ बनें और हिसाके खोटे मार्गपर भटकनेसे रुके! हमारी 
अहिसाका जो प्रभाव इन अग्रेज महिलाओपर' पड़ा है वह अन्य सब लोगोपर भी 
अवश्य पडेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 

किन्तु हमारी छड़ाईमें घृणा नही होनी चाहिए। हमारी छड़ाईका मूल प्रेम है, 
द्वेष अथवा रोष नहीं। हम तो शत्रुकी भी मित्र बनाना चाहते है। और मुझे विश्वास 
है कि यदि हम अपना कार्य ह्ेष-रहित होकर करेंगे तो हमारी सहिष्णुतासे पत्थर- 
जैसे कठोर हृदयका व्यक्ति भी द्रवित हो जायेगा। विलम्ब होनेका कारण हमारी 
त्रुटियाँ ही है। यदि हम शान्‍्त चित्त होकर कष्ठोको सहन करते रहे तो हमें अत्यल्प 

कालमें ही पूर्ण विजय मिल जायेगी। 
| किन्तु हमने मद्गरासमें भूले की और वम्बईमें भूलें की। हमारे मनसे रोप अभी 
गया नही है। हमारी शान्ति अभी सशक्त मनुष्यकी शान्ति नहीं है। अभीतक हमारी 
शान्ति हमारी निर्बकताका चिह्न है। यदि हम अपने संख्या-वछूको पहचान ले तो 
हम तुरन्त ही अपनी शक्तिको समझ जायेंगे। मौ० मुहम्मद अछी जैसा कहते है, तीस 
करोड़ छोगोको तो एक लछाखंका डर नहीं होना चाहिए। यदि हम डरते हैँ तो इसमें 
दोष हमारा ही है। जब हम डर निकाल देंगे तब हमें स्व॒राज्य अपने हाथमें आ गया 
समझना चाहिए। और यदि तीस करोड़ लोग एक छाख लोगोको डराकर अपना कार्य 
सिद्ध करना चाहे तो उनके जैसा पापी कोई न होगा। इसलिए हमें तो अपनी 
मर्दानगी कष्ट सहन करके ही वतानी है। 
यदि हम केवल मुट्ठी-भर लछोग ही जाग्रत हुए हो और अन्य सब भारतीय 

सो रहे हो तो भी हमें हिसासे काम न लेना चाहिए। उस अवस्थामें हमें अपने सोये 
हुए भाइयोंको जगाना अवश्य अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए। 


१. पद पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है; इसके लिए देखिए “ टिप्पणियां ”, २६-१-२९२२ का 
उप-झीपक “ एक मंग्रेज महिलाका आशीवोद ” । 

२. पत्रकी छेखिका और एक अन्य अंग्रेज महिला जिप्तजा उल्लेख छेखिकाने अपने प्ममें क्रिपा है। 
इस दूसरो अंग्रेज महिकाने इससे पहछे एक ऐसा ही पत्र लिखा था। प्रके लिए देखिए थंग इंडिया, 
१२-१-१९२२ । 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस कारण हम अपनी स्थितिपर चाहे जिस प्रकारसे विचार करें, हमें अपना 

कार्य शान्ति और प्रेमसे ही करना है। आज हम एक ओर तो जेल जानेकी इच्छा 
करते हैँ और दूसरी भोर अद्ारूतको शोरगुलसे डराना भी चाहते हैं। अब भी मेरे 
पास ऐसी शिकायतें आ ही रही है कि छोग कहीं-कही, जहाँ असहयोगी कैदियोके 
मुकदमे होते है, अदालतोंमें घुस जाते है। इस हालतमें यदि अदाछतें पेहरें ही वैठकर 
कार्रवाई करने छगें तो इसमें आइचर्यकी क्या बात होगी ? 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २९-१-१९२२ 


११७. आन्श्र देशामें जागृति 


२९ जनवरी, १९२२ 
यह लेख लिखनेकी तारीखतक [बआस्थ्र] प्रदेश कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीकी ओोरत्े 
यँग इंडिया! कार्याल्‍्यमें दो तार आये है। 

१. कल गुण्दूरमें आस्श्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बंठक हुईं। . . . उसमें 
जिलेके विभिन्न भागोंसे बहुतसे रेयत भी ध्ामिक हुए भे। पेडारंडीपाड़के आत- 
पासके पचास भाँवोंके छोग जिस उत्साह और निष्ठासे काम कर रहे है, उसका 
बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया। हर गाँवमें बहुत-से वयस्क पुरुष स्वयंसेवक 
सेनामें भरतो हुए हैं। इनसें कुछ बड़े-बूढ़े लोग भो शामिल हैं। ये सब सिरसे 
पेरतक खादोकी पोशाक पहनते हैं। सभी सेवाकायंमें जुटे हुए हैं। वहाँ तैनात 
सेनिकोंत कभी-कभी बहुत उत्तेजनात्मक कार्य किये हे। लोगोंको चल सम्पत्तिकी 
कुर्कों कर दी गईं है, तनिक भी संयम और नरमीका परिचय दिये बिता मन- 
सात तरीकेसे उनके बेल और गाड़ियाँ छीन ली गई हैं। किन्तु इस सबके 
बावजूद वे अहिसा-धर्मका कठोरतासे पालन करते रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया 
कि लगभग सभी गाँवोंमें सभी प्राम-अधिकारियोंने अपने पद त्याग दिये हूँ। दूसरे 
क्षेत्रोंक प्रम-अषिकारियों द्वारा भी पद-त्याग किये जानेका विवरण दिया गया। 
काफी विचार-विमद्ञके बाद कार्य-समितिने विशेष एहतियाती कंदमके तौरपर 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया: “इस समितिकी राय है कि गण्ट्र लिछा 
कांग्रेस कमेटोकों अपने पूर्व निशचयके अनुसार लगाववन्दी अभियानकों कई 
ताल्लुकोंमे एक हो साथ चलावेके बजाय उत्का क्षेत्र सौमित कर देना चाहिए 
और इस बातकी जाँच करनेके लिए कि उस सौमित क्षेत्र दिल्‍्लीमं तय को 
गई शर्तें कहाँतक पुरी को जा रही हैं, और फिर अन्तिम रूपते रूमानवन्दी 


१. उक्त तारोके कुछ अंश हो यहाँ दिये था रहे हैं । 


आन्ध्र देशमें जागृति २९९ 


अभियान प्रारम्भ करनेके प्रन्‍्तका निपटारा उक्त समितिके विचारके अनुसार 
करना चाहिए।” 

२. परसों अन्य प्रइनोंके साथ-साथ पान्तीय कांग्रेस फमेटीकी कार्य-समित्ति 
हारा २५ तारीखको पास किये गये रूगानवन्दी विषयक प्रस्तावपर विचार करनेफे 
लिए युण्ट्र कांग्रेस कमेटोकी देठक हुईं। - « - जिलेके विभिन्न ताल्लुकोंके प्रमुख 
रंबत लोग और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बेठकर्म शामिल हुए। अपने-अपने 
ताल्लुकों और फिरकोंकी स्थिति बतानेको कहनेपर प्रतिनिधि र॑यतोंन जनताके 
बीच आन्दोलनकी प्रगतिका विवरण प्रस्तुत किया। अधिकांश प्रतिनिधियोंन तमाम 
कठिताइयोंके बावजूद अभिषानको जारी रखनेका पवका इरादा जाहिर किया। 
किन्तु कुछ थोड़े-से सदस्योंने यह विचार भी व्यक्त किया कि उत्तके फिरफोर्म 
दिल्‍लीके प्रस्तावमें निर्धारित शर्तोका पुरो तरहसे पालन नहीं किया गया, और 
अस्पृश्यताके मामलेसें और भी तैयारी करनी जरूरी है। एक-दो फिरकोंमं तो 
अहिसाकी दृष्टिसे भी जनतामें कुछ भौर सुघार करनकी जरूरत घत्ताई गईं। 
श्री प्रकाशम्‌्ें' बंठकर्में भाषण दिया, जिसमें उस जिल्ेके लोगों द्वारा उठाये 
गये कदसके साथ जुड़ी जिस्मेदारीपर कुछ विस्तारसे प्रकाश डाला। उन्होंने 
२६ तारीखके' “बॉम्बे क्रॉमिकल' में प्रकाशित रूगानवन्दीके सस्वन्वर्में लिखे 
महात्माजीके पत्रसे उद्धरण दिये और श्रोताओंको वह पन्न समन्नाया। श्री 
वेंकटप्पेवाने बताया कि यह सब कहनेकी जरूरत, उनके नाम लिखे महात्माजी- 
के पत्र और उस पत्रके बाद दोनोंके बीच हुए आगेके पत्न-व्यवहारके कारण 
पड़ी। उन्होंने फहा कि दिल्‍्लोके प्रस्तावका सम्बन्ध ऐसे क्षेत्रोंसे है, जहाँ काफी 
गहरी तैयारी हो चुकी हो। . « . 
सरकारकी तैयारियोंके वारेमें एसोसिएटेड प्रेसने निम्न समाचार दिया है: 

गुण्द्र जिलेमें संविनय अवज्ञा तथा ऊगानवन्दी और ग्राम-अधिकारियोंके 
पदत्यागका अभियान चल रहा है। वहाँकी वस्तुस्थितिको देखते हुए मद्रास- 
सरकार (१८६४ का२) भद्रास राजस्व-उगाही-अधिनियम्म, संशोधन फरनेफे 
लिए आपात्‌ विधानका विचार फर रही है। संशोघनका मुख्य उद्देश्य वर्तमान 
अधिनियमके अन्तर्गत ऊगान न देनेवालों को जायदादकी जब्ती और उसकी 
नीलासीके बीच जो समय दिया जाता है, उसे समाप्त फरके रूगान न देनवाले 
रंबतकी जायदादकी तत्काल नोलाभोकी व्यवस्था करना है। सरकार प्रशासनिक 
तौरपर कुछ और कदम भी उठायंगी। उदाहरणके लिए, वह आज्ञाका 


१. दो० प्रफाशन्‌ ( १८७६-१९५७ ); स्वराब्यके सम्पादफ; “आख-केतरी  के- नामसे विश्यात; 
भद्रासके मुख्य मन्‍्मी । 

२. स्पष्ट ही भूलते “२३ तारोख ” के स्पानपर “२६ तारीद्ध” लिखा गया है; देखिए “पत्र: 
कोण्टा वेंकरप्पेधाको ”, १७-१-१९२२ । यद प्र २३ तारीजके क्रॉनिकर्में छपा था । 


84 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उल्लंघन करनेवाला क्षेत्र निर्धारित कर देगी। ऐसे क्षेत्रमें सरकारके आदेशोंके 
अनुसार छोगोंकों छूट भी दी जा सकती है। यह छूट उन छोग्ोंको दी 
जायंगी जो समयपर निर्धारित की जानेवाली तिथितक सरकारी खजानेरें 
या उस उद्देहयसे नियुक्त अधिकारीके पास करकी रकस जमा करा देंगे। 
जहाँ सरकार नीछामीको रोकनेके लिए खुद जमीन खरीदेगी वहाँ वह जमीन 
दलित 'वर्गकि छोगोंकों दे दी जायेगी। ग्राम-अधिकारियोंके त्यागपत्नोंके बारेभें 
सरकारक्ा कहना है कि वर्तेमान परिस्थितियोंमें उन्हें स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, और यदि ये अधिकारी अपना-काम करनेसे इनकार करते हैं 
तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जायेगा। 


मेरे खयालसे तो सरकारकों ये एहतियाती कदम उठानेका पूरा हक है। यदि 
उसके सामने सामूहिक रूपसे कर देना बन्द कर देनेका खतरा हो तो उसे साधारण 
कानूनोंको स्थगित कर देनेका अधिकार है। हाँ, यह सत्य है कि कोई भी समझदार 
सरकार लोकमतकों इतना तो कभी क्षुब्ध नहीं करेगी कि जनता कर देनेसे इनकार 
करने रूग जाये | किन्तु हमें ऐसी आशा न करनी चाहिए कि जो सरकार छोकमतको 
इस तरह कुचलते हुए चलती है वह अपनी रक्षाके लिए प्रयत्न नहीं करेगी और अपना 
अस्तित्व यों ही मिट जानें देगी। इसलिए वह कमसे-कम ऐसा प्रयत्न अवश्य करेगी 
जिससे उसका कर उग्रहनेका काम ने रुके। और कर न देनेवाले लोगोंकी जब्त की 
गईं जमीनको वह जो दलित वर्गोको दे देनेका विचार कर रही है, उसपर भी कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती। ऐसी' व्यवस्था तो दोनों पक्षोंके लिए ठीक ही होती 
चाहिए। असहयोगियोंने तो अहिसाका ब्रत घारण किया है। उन्होनें तो अपने छलक्ष्य- 
की सिद्धिके छिए अपना स्वस्व त्याग देनेकी शपथ ली है। अतः उन्हें अपनी जाय- 
दाद खुशी-खूशी नीलाम होने देनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार, यदि कर सके तो 
निरचय ही करवन्दीकी हलूचलको समाप्त कर देनेंका तथा कर वसूली करने-भरके 
लिए जरूरी हर तरहके उपाय करनेका प्रयत्न करेगी। और यह विचार एक आदश 
विचार है कि ऐसी व्यवस्था की जायें जिससे जब्त की गई जमीनोके लिए दलित 
वर्गेके ही छोग बोली छगायें और उन्हें खरीदें। इससे अच्छी वात और क्या हो 
सकती है कि जिन लोगोंको हम बुरी स्थितिसे उठाकर उन्नत बनानेका यत्व कर रहे 
हैँ, ये जब्त की गईं जमीनें कुछ समयके लिए उन्हींके कब्जेमें रहें? 

में “ कुछ समयके छिए ” इसलिए कह रहा हूँ कि उत जमीनोंपर अभी जितका 
अधिकार है उनको अपने अंगीकृत कार्यमें इतनी आस्था होनी ही चाहिए और थे यह 
समझें कि उन्हें स्वराज्य अवश्य मिलेगा और स्वराज्य मिलनेपर उन्हें अतिरिक्त 
सम्मान सहित अपना पहलेवाला दर्जा फिरसे प्रदात किया जायेगा। और अगर पुराने 
मालिकोंको उत्की जमीन फिर छौटा दी गई तो इससे उन दलित वर्गोका, जिनका कि 
सरकार इस समय शतरंजके मोहरोंकी तरह उपयोग कर रही है, कुछ भी अहित नहीं 
होगा। कारण इन वर्गोंके छोगोंको जीवनमें भली-भाँति प्रतिष्ठित करना तथा सुखी 
और सन्‍्तुष्ट बनाना स्वराज्य-सरकारका पहला करतेंव्य होगा। 


आन्ध्र देशमें जागृति ३०१ 


सरकार जरूरी तौरपर जो कदम उठा सकती है उसके वारेमें में इतना ही 
कहकर वस करता हूँ। सच तो यह है कि उसमें जो घबराहट छाई हुईं है, उससे 
उसके मनका पाप प्रकट होता है। कर वसूल करनेके लिए उसे अपनी लोकप्रियतापर 
भरोसा नही है। इसके लिए उसे सगोनों तथा जोर-जुल्मका आश्रय लेना पड़ रहा है। 
वह लोकप्रिय नेताओको गिरफ्तार कर रही है और छोगोकों हिसापर उतर आनेके 
लिए उत्तेजित कर रही है, जिससे उसे अपनी इन “खूनी” कारंवाइयोकों उचित 
5हरानेका मौका मिले। 

ओर इसीमें आन्श्रकी परीक्षा है। उन्‍होंने अभीतक तो अपनी बहादुरी और 
वलिदान-मावनाका परिचय दिया है। उनके चुनिन्दा नेता जेल चले गये हैं। उनके मवेशी 
भी उनसे छीन लिये गये है, किन्तु तब भी वे शान्त रहे। पर सबसे बुरा दृद्य 
देखना अभी बाकी है। उनसे यह आाज्या की जाती है कि जब सरकारी सैनिक उनपर 
गोलियोंकी वौछार करेगे तव वे पीठ नही दिखायेंगे, वल्कि खुशी-खुशी सीना खोल- 
कर गोलियोकी मार खाते हुए भी अपने मनमें प्रतिहिसा अथवा रोपकी भावना 
नहीं आने देंगे । यदि सरकारी कर्मचारी उनसे उनके वर्तन-बासन, उनका मार-असवाब 
छीन ले जायें तो उन्हें के जाने दें। उस समय वे द्रौपदी अथवा प्रह्ऑलादकी तरह 
ईश्वरसे प्रार्थना करते हुए उसमें अपनी आस्थाका परिचय देते रहे। 

कर न देना एक विशेष अधिकारकी वात है। उसका उद्देश्य कर न देनेवालले 
प्रतिरोधियोकी समृद्धि नहीं है। उसका उद्देश्य तो स्वेच्छया गरीबीको स्वीकार करके 
राष्ट्रको समुद्ध वनाना है। और इस विशेष अधिकारके भ्रयोगके पात्र तो वे तभी हो 
सकते है जब वे अपनेको पवित्र बनायें, विदेशी कपड़ा छोड़कर हाथसे कती-बुनी खादी 
पहनें और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यताके कलकको मिटाकर अस्पृश्योके साथ अपने 
विशिष्ट भाइयोंकी तरह व्यवहार 'करे। उन्हें अपने इन भाइयोका स्पर्श अनिच्छापूर्वक 
नही करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेमसे गले लगाना चाहिए और उनकी सेवा करनी 
साहिए। हमपर किये गये अन्यायोके लिए जैसे हम सरकारसे पश्चात्ताप करनेकी अपेक्षा 
रखते है, उसी प्रकार हम जब उनका स्पर्श करे तो अपने पहलेके पापोके लिए मनमें 
सच्चे पश्चात्तापा भाव भरकर ही करे। जो अवश्यम्भावी है, उसे अनिच्छापूर्वक 
स्वीकार करनेसे ईश्वर प्रसन्न नही होता। अस्पृश्योके प्रति हमारा व्यवहार पूर्ण हृदय- 
परिवतंनका द्योतक होना चाहिए। हमें अपने स्कूलोमें उनके वच्चोको स्थान देना चाहिए, 
सार्वजनिक स्थानोमें भी उन्हें निर्वाध प्रवेश करनें देवा चाहिए। उनकी रुग्णावस्थामें 
अपने भाईकी तरह हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें अपनेको उनका आश्रयदाता 
“+-अन्नदाता नहीं समझना चाहिए। हमें अपने घर्म-ग्रन्योकी वातोंको इस तरह तोड़- 
मरोड़कर नहीं पेश करना चाहिए जिससे वे उनके खिलाफ पड़ें। हमें अपने धर्म-प्रन्योसे 
उन चीजोंको निकाल देना चाहिए जिनका उद्गम अंकास्पद हो और जिनका ऐसा 
अर्थ लगाया जा सकता हो जो अस्पृश्योके मानवीय अधिकारोके खिलाफ हो। ऐसी 
प्रथाओंको भी प्रसन्नतापूर्वक उठा देना चाहिए जो विवेक, न्याय गौर भानव-हृदयके 
स्वाभाविक धर्मके खिलाफ हों। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अज्ञान और अन्ध- 
विश्वासके वश्शीभूत होकर किसी कुप्रथासे चिपटे रहें और उसका त्याग तभी करें 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमंय 


जब और कोई चारा न रह जाये। यह तो उस कंजूसके समान आचरण करना होगा 
जो नाजायज तरीकेसे इकट्ठा किये गये अपने धनको तभी छोड़ता है, जब उसपर दवाव 
पड़ता है या वह यह देखता है कि उसे छोड़े बिना उसका काम नहीं चल सकता। 

अस्पृरयताके सम्बन्धमें मुझे यहाँ इतना इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि मुझे कई 
तार और पत्र भेजकर चेतावनी दी गई है कि आपको अस्पृश्यताके सम्बन्धमें कांग्रेसकी 
शर्तोंका पालन करनेके जो आदइवासन दिये गये है, उनपर विश्वास न करे। वे मझसे 
यह कहते हैं कि आन्ध्रके छोग अभी अस्पृश्यताकों छोड़नेके लिए तैयार नही है। मै 
वहाँके नेताओंसे यह आग्रह करता हूँ कि वे पूरी सतकंता बरतें। सही मार्गसे जरा 
भी विचलित होनेसे हमारे उद्देश्यकी इतनी भयंकर क्षति होगी जिसे कभी पूरा नहीं 
किया जा सकेगा। ईइवर हमसे पविश्नतम बलिदानकी अपेक्षा रखता है। यह ईसाई धर्म 
तथा इस्लामके साथ-साथ हिन्दू धर्मकी भी परीक्षाका समय है। हिन्दू छोग यदि इस 
परीक्षामें उत्तीर्ण नहीं होते तो वे 'उपनिषदों ' में प्रतिपादित हिन्दू धर्मके झूठे प्रतिनिधि 
साबित होंगे, क्योंकि ' उपनियदों ' का हिन्दुत्व गृणके आधारपर प्राप्त अधिकारके अलावा 
और किसी अधिकारको भान्यता नहीं देता और जो भी हुदय तथा मस्तिष्कको ठौक 
न छमे, ऐसी किसी चीजको स्वीकार नहीं करता। 

आन्न्रके लोग बहादुर है। उन्हें अपनी परम्पराजोंका अभिमान है। वे बड़े 
धामिक है और बलिदानकी क्षमता रखते है। देश उनसे बहुत भारी उम्मीद रखता है 
और मुझे विश्वास है कि वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। अगर वे सभी झर्तोका पूरी 
तरह पालन करनेके लिए अभी तैयार न हों तो जरा ठहर जानेमें उनकी कुछ भी 
हानि न होगी। किन्तु अगर वे पूरी तेयारीके बिना रणक्षेत्रमें उतरेगे तो सव-कुछ 
खो बैठेंगें और देशकी कुसेवा ही करेंगे। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-२-१ ९२ २ 


११८. भाषण : बारडोली ताल्लुका सम्मेलन 


२९ जनवरी, १९२२ 


प्रमुख महोदय, भाइयो और बहनों, | 

बारडोली ताल्लकेमें मेरा यह तीसरा दौरा है। जब में पहछी कली आया 
था तब मैं केवछ इतना ही देख गया था कि आप भाइयों और वहनोंने वारडोली 
ताल्लकेमें कितनी तैयारी कर रखी है। उस दौरेके वक्‍त मुझपर या आपपर कोई 
जिम्मेदारी नहीं थी। जब मैं दूसरी बार यहाँ आया तव हम दोनोकि ही ऊपर बहुत 
बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि तव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपना 


१, यह भाषण संविनय अवज्ञा सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समग्र दिया ग्रा था । 
२, २ और ३ दिसम्बर, १९२१ को; देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ५४४४५ । 


भाषण : वारडोछी ताल्लुका सम्मेलनमें ३०६ 


सबिनय अवज्ञा सम्बन्धी प्रस्ताव पास कर चुकी थी और उस प्रस्तावकी कसौटीपर 
वारडोलीकी तैयारीकी जाँच करनी थी और उसे देशके सामने प्रस्तुत करना था। 
पिछले दौरेसे मेरे मनपर यह प्रभाव पड़ा था कि वारडोलीको तैयार किया जा सकता है, 
किन्तु में यह नहीं कह सका था कि वारडोली वस्तुतः तैयार है। में ताल्लुकेके गाँवोमें 
भी गया था और मैने छोगोसे पूछताछ करके वास्तविक हालत माछूम की थी। 
उसके अनुसार में ऐसा नही कह सका था कि इस ताल्लुकेमें स्वदेशीके प्रचार और 
अस्पृरयता-निवारणके कार्यकी प्रगत्ति सन्‍्तोषजनक है। 

दूसरी जगहोमें अस्पृश्य-वर्गोके लिए पृथक शालाएँ हो सकती है, किन्तु वारडोछी- 
में तो अस्पृष्यताकों पाप ही मानना चाहिए। अन्त्यजोके लिए पृथक शालाएं खोलकर 
आप सनन्‍्तोष कर ले यह वात चल नहीं सकती। आपका तो यह कत्तंव्य है कि 
जिन-जिन गाँवोमें राष्ट्रीय शालाएँ हो उनमें आप लोग अन्त्यजोसे प्रार्थना करके उनके 
बच्चोको स्वयं लायें और उन्हें अपने बच्चोके साथ बिठायें। आजका प्रस्ताव पास 
करनेसे पहले उक्त गाँवोके छोगोको यह वात स्वीकार करनी चाहिए। किन्तु यहाँ 
आनेके बाद मुझे यह खबर मिछी है कि अमभीतक ऐसा नहीं किया गया है। में अपने 
पिछछ्ले दौरेके वक्‍त इस ताल्लुकेके वॉकानेर गाँवमें गया था। मैने देखा था कि तवतक 
वहाँकी राष्ट्रीय शाल्यामें अन्त्यज बच्चे नही आते थे। उस समय वहाँके कार्यकर्त्ताओोने 
इस कमीको दूर करनेका जिम्मा छिया था। किन्तु जैसा कि सभापति महोदयनें आज 
कहा कि वाँकानेरकी राष्ट्रीय झ्ञाल्ममें अन््वज वारुकोका आना अभीतक शुरू नही 
हुआ। म॑ जानता हूँ कि इसका कारण अन्‍्त्यजोके प्रति तिरस्कार नहीं है, बल्कि 
कार्यकर्ताओकी लापरवाही ही है। यदि हमें स्व॒राज्य लेना हो, खिलाफत और पंजावके 
मामलोंमें न्याय प्राप्त करना हो तो हम अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कारका भाव न रखें, 
इतना ही काफी नहीं है, वल्कि हम इस मामलछेमें लापरवाही भी नहीं कर सकते। 


जेसी स्थिति अस्पृश्यताके सम्बन्धमें है वैसी ही स्वदेशीके सम्बन्धर्में भी है। वार- 
डोली ताल्लुकेके भाइयों और बहनोने स्वदेशीका प्रचार उत्तना नहीं किया है जितना 
करना उचित था। अभी आप लोगोंगें अपनी जरूरत पूरी करने रायक खादी तैयार 
करनेकी शक्ति नहीं आई। अभी आपके यहाँ इतने हाथकरघें भी नहीं है कि आप 
उनसे अपनी जरूरतकी खादी बुन सके। अभी वारडोलीकी सब वहनोने यह प्रतिज्ञा 
भी नही की है कि वे रोज कमसे-कम दो, तीन या चार घंटे, बुनाईके लायक बढ़िया 
सृत कार्तेगी और उसे वुनवायेंगी। यह वात जरूर है कि पन्द्रह दित अथवा एक महीना 
पहले वारडोली ताल्लुकेमें जितने चरखे चलते थे उनकी अपेक्षा अबव अधिक चरखे चलते 
हैं और अधिक सूत काता जाता है; किन्तु इतना ही काफी नहीं है। यदि आप समस्त 
भारतको स्वतन्व करानेका यद्ष लेना चाहते हो, यदि आप वारडोलीकी नाक रखना 
चाहते हो तो आपको अपने ताल्लहुकेमें जितना और जैसा सृत इस समय कतता है 
उससे बहुत अधिक और बहुत बारीक सूत कातना पड़ेगा। 
॥॒ मैं मानता हूँ कि हिन्दू, मुसक़मान, पारसी और ईसाई सब आपसमें भाई-भाई 
हैं। यह भावना तो आप छोमगोमें है, किन्तु मुझे पता है कि हिन्दुओं और मुत्तजमानोंके 


३०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मनोंमें से अभी पूरा मे नहीं गया है। अभी अल्पसंख्यक जातियोंमें अपनी सुरक्षाके 
सस्बन्धर्मे विश्वास पैदा नहीं हुआ है। अभी हिन्दुओं और मृसव्मानोंकी मित्र॒ताका भय 
पारसी, ईसाई और अन्य्‌ अल्पसंख्यक जातियोके मनसे गया नही है। स्वराज्यका अर्थ 
ह्ठी यह है कि उसमें बहुमतकी सत्ता चलछे। किन्तु किसी बहुसंख्यक समुदायकी सत्ता 
बढ़े और उस बढ़ी हुई सत्ताका दुरुपयोग किया जाये यह तो स्वराज्य नही होगा; यह 
तो अत्याचार होगा, स्वेच्छाचार होगा। और यदि ऐसा हो तो उन स्वेच्छाचारियोंका 
तो नाश ही हो सकता है। भारतमें आज जो स्थिति है वह इससे बिलकुछ उलटो 
है। आज करोड़ो छोगोपर मुट्ठी-भर छोगोका स्वेच्छाचार चल रहा है। किन्तु इन 
अंग्रेजोंका स्वेच्छाचार एक हृदतक सह्य हो गया है। मुट्ठी-भर अंग्रेज जब अपने स्वेच्छा- 
चारसे तीस करोड़ भारतीयोंपर अत्याचार करते है तब उसमें इन करोड़ों छोगोका 
भाग भी होता है। यदि हमारे हाथमे सत्ता हो तो मुझे नहीं छगता कि हम भी 
छोटी और निबंल जातियोंपर अंग्रेजोंके समान अत्याचार न करेंगे। 

यदि मुट्ठी-भर छोगोंकों करोड़ों छोगोंपर राज्य करना हो तो था तो वह बातंक 
ओर अत्याचारके द्वारा किया जा सकता है या उन्हें फकीर बनकर रहते हुए 
जितना-कुछ किया जा सके उतना करना होगा। किन्तु ऐसा फकीर बननेके लिए 
तो पर-हित बुद्धि और स्वार्थ-त्यागकी जरूरत है। यदि ये न हो तो आजकी तरह 
अन्याय करके ही बहुसंख्यक छोगोंके ऊपर शासन किया जा सकता है। 

अंग्रेजी हुकूमत अब लोभ-छालचके वशीभूत हो गई है। वह लोभ-लछालूचके कारण 
ही थहां आई थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी छाछूचकी प्रेरणासे ही यहाँ आई थी। उसने यहाँ 
आकर देखा कि राज्यके बिना तो व्यापार चछाया नहीं जा सकता। उसने यहाँ सोने 
और चाँदीकी खानें देखी। ये खानें थी हमारे शरीर और उतपर पहने हुए वस्त्र । इस 
सोने-चाँदीको छूटनेके लिए इस हुकूमतने हमको नगा कर दिया। हमें छाूच दिखाकर, 
अत्याचार और अनेक प्रकारके अन्यायोसे हमारे वस्त्रोंका अपहरण कर लिया। 

सरकार बंगाल, चम्पारन और असमर्में हजारों बीघे जमीनपर कब्जा करके 
उसमें फसलें उगाती है।' किन्तु वहाँ मजदूर देखें तो मजदूर हम ही हैं। सारा 
व्यापार दबावसे अथवा लालच दिखाकर किया जाता है। इस प्रकार यह हुकूमत साम, 
दाम, दण्ड और भेदकी चारों नीतियोंका उपयोग करके हमारे ऊपर राज्य कर रही 
है; परन्तु इसमें उसका दोष निकालना तो नामर्दीकी निशानी है। 

यदि इसी हुकूमतके पद-चिह्लोंपर चलकर बारडोली ताल्डुकेकी ८४,०००कौ 
आबादीमें से ८१,००० हिन्दू और मुसलमान, दोष ३,००० पारसी और ईसाई भाइयों- 
पर अत्याचार करें और उन्हें परेशान करें तो हमें संसार क्या कहेगा ? कृष्ण भगवानूने 
स्वेच्छाचारी यादवोंको जैसा शाप दिया था वैसा ही ज्ञाप संसार हमें देगा और 
उससे हमारा नाश हो जायेगा। हि 

यदि हमें अपने बलपर विश्वास हो गया हो तो राम-राज्यकी स्थापना करके 
लिए गोछा-बारूद या तोपोंकी नहीं वल्कि जागृतिकी और ज्ञानकी जरूरत है। 


१. जूट, नीक मोर चायकी फसलें । 


भाषण : वारडोली ताल्लछुका सम्मेलनमें ३०५ 


आप यह न समझें कि सरकार आपके ऊपर बन्दुकके जोरसे राज्य कर रही है। 
८५,००० की आबादीमें हुकूमतके चिक्लके रूपमें तो कुछ इनें-गिने अफसर ही है। 
वे केवल आपकी सम्मतिसे, आपको फूसलाकर ही राज्य चलाते हुँ। किन्तु जिस क्षण 
आप यह निश्चय कर के कि आपको इन अफसरोके नीचे नहीं रहना है, ज्यों ही 
आप इस निर्णयपर पहुंचेंगे कि यदि ये रहना चाहें तो हमारे नौकर वनकर भले ही 
रहे, त्यों ही आप ८५,००० लोग तो अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ही सकते हैँ) आप 
ऐसा कर सकते है, यह आशा लेकर ही में यहाँ आया हूँ। आपको स्वतन्वत्ता प्राप्त 
करनेके लिए किसी भी अधिकारीको न तो मारनेकी जरूरत है और न गाली दैनेकी। 
केवल उनको सहयोग देनेंसे साफ़ ना कहनेकी जरूरत है। उनसे यह कहनेकी जरूरत 
हैं कि अब आप उनसे सहयोग करना नहीं चाहते। 

लॉर्ड विछिग्डननें एक वार एक मानपत्रके उत्तरमें यह कहा' था कि भारतके 
लोगोंको तो “ना” कहना आता ही नहीं। सभी छोग “हाँ, साहव ”, “हाँ, हुजूर 
यही कहना जानते है। अब जब उनके कहनेके अनुसार हम “ना” कहना सीख गये 
है और यह कहते हैँ कि हमें आपके साथ सहयोग करनेकी जरूरत नही है, तव वे 
हमपर नाराज होते है। हम उनसे कहते है कि यदि आपको हमसे सम्बन्ध निभाना है 
तो वह सम्बन्ध मित्र-रूपमें, सज्जनोचित और श्रमभ्य व्यवहारका ही हो सकता है। 
किन्तु यदि आप हमारे स्वामी बनना चाहते हो तो आपके साथ हमें सहकार नहीं 
करना है। यह तो सहकार नहीं हुआ, इसका मतलब तो थह हुआ कि आप हमें 
गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। 

हमारी लड़ाईकी सफलताकी कुंजी हमारी एकता है। हिन्दुओ और मुसलमानो- 
की एकताका अर्थ यह है कि हम पारसियो और ईसाइयोकी रक्षा करे और उसका 
पदार्थपाठ यह है कि हम किसी भी सरकारी अधिकारीपर अत्याचार न करें, वल्कि 
सभीको मित्र वताकर रखें। उन्हे मित्र बनाकर रखनेका अर्थ इतना ही है कि हम 
उनका अपमान न करे, तिरस्कार न करे, उनसे तू कहकर न बोले और उनकी 
मानरक्षा करें। हम उनसे कहे, “ आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पर आपका 
राज्य हमें नहीं चाहिए; वस इसके सिवा हमारा-आपका कोई झगड़ा नहीं है। आप 
असभ्यतासे हमारे गाँवमें किसीपर राज्य नहीं कर सकते।” अधिकारीके मनमें यह 
विव्वास होना चाहिए कि वह स्वयं और उसके बच्चे साथमें पिस्तौछ रखे बिना आपके 
गाँवमें किसी भी समय निर्भय होकर आ-जा सकते हैं। 

आप इतनी बात समझ गये है, इसी विश्वासके साथ में यहाँ आया हूँ। यदि 
आप सच्चे दिलसे ऐसी अहिसाका पालन न करते हो और पासण्डी ही हो तो मैं 
आपके सम्मुख भविष्यवाणी करता हूँ कि हम एक महीनेके भीतर-भीतर ही वाजी 
हार बैठेंगे। यदि हिन्दुनो और मुसलूमानोकी यह एकता ढोग होगी और हमारे मनमें 
अविश्वास भरा होगा तो मुसलमानोको अफगानोकी सहायता लेनेकी वात सूझेंगी और 
हिन्दुओका मन जापानके पास जानेको होगा अथवा थे अन्तमें अंग्रेजोंके पास जाकर ही 


२. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ २६३ । 


२२-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यह कहेंगे कि अब तो आप ही राज-काज चलायें। पर इस स्थितिसे तो मृत्यु ही अच्छी 
है। इस स्थितिमें मुझ-जैसे छोग तो हिजरत कर जायेंगे अर्थात्‌ देश छोड़कर चले 
जायेंगे। हिजरतका विधान इस्लाममें ही नहीं है। तुल्सीदासजीने भी कहा है कि 
जहाँ असन्त बसते हों वहाँसे चछे जाना चाहिए। वन्दता तो असन्तोंकी भी करनी 
है; पर सैकड़ों कोस दुरसे। हमारा यहाँ काम करना तभीतक सम्मानजनक होगा 
जबतक हम यहाँ रहकर स्वतन्त्रताका मन्त्र जप सकते हैं। किन्तु जब हमें यह छगे 
कि इस देशमें हमारा साथी तो कोई रहा नहीं; तब सभीको देश छोड़कर चले 
जानेका अधिकार होगा। 

भारतकी स्थितिको देखते हुए हमारे सम्मुख एकमात्र मार्ग, जिससे हमारा 
त्राण सम्भव है, शान्तिका ही मार्ग है। 

प्रस्ताव रखनेसे पूर्व इन सब बातोंका स्पष्टीकरण में इस कारण करता हूँ कि 
हममें से कोई भी मनृष्य बातकों समझे-बूझे बिना हाथ न उठाये। हाथ उठानेसे 
स्व॒राज्य नहीं मिलेगा। स्वराज्य तो मिलेगा स्वयं अपने प्राण देनेसे, माल-मिल्कियत- 
को बर्बाद होने देनेंसे तथा अपने बतंन-भाँडे और ढोर-डंगर गँवानेंसे । 

जबतक सभी स्त्रियाँ सूत नहीं कातने छूगती, जबतक सब पुरुष सूत नहीं 
कार्तेंगे और आल्समें वक्‍त खोयेंगे तो हम अवश्य मरेंगे। हमें मरना तो है; किन्तु 
ज्ञानपुर्वकं और पवित्र होकर मरना है। इसके लिए तो हमारे हाथमें निरन्तर माला 
होनी चाहिए और सच्ची माला यही चरखेकी माला है। हमें अपने मनमें निरन्तर 
यही बात जपनी चाहिए कि भारत वस्त्रह्दीन है और हमें उसका तन ढकना है। जो 
छोग इस समय सूत कात रहे हैं वे प्रभुका कार्य कर रहे है। यदि आप सब छोग 
एक, दो या तीन घंटे रोज चरखा चलानेके लिए और वारडोडीकी खादी न मिलनेपर 
छंगोटी पहनकर रहनेके लिए तैयार हों तभी आप इस प्रस्तावकी स्वीकार करें। 

आज सुबह श्री विद्वल्भाई और अन्य कई प्रतिनिधियोसे मेरी बात हुई तो मुझे 
यह बताया गया कि अभी बारडोली तैयार नहीं है। इससे प्रकट होता है कि हम 
ईइवरको धोखा नहीं दे रहे हैं। उसे तो कभी घोखा दिया नहीं जा सकता। मनुष्यकी 
धोखा दिया जा सकता है। किन्तु हम न तो मनृष्यकों धोख्ता देते है और न अपनी 
आत्माको। इसलिए मैंने इस समय यही निदचय किया कि वारडोलछीके तैयार होनेकी 
घोषणा पन्‍्द्रह दिन दाद ही की जाये। किन्तु मैने यह सोचा कि में फेक ऐसा भ्रस्ताव 
तैयार करनेके पूर्व सभी गाँवोंके प्रतिनिधियोंसे मिल छू जिससे उन छोगोंको जो तैयार 
है, निराशा न हो। बारडोली तैयार नहीं है, यह उत्तर कार्यकर्ता स्वयंसेवकोंने दिया है 
आर इससे उनकी सतर्कता प्रकढ होती है। फिर में जब प्रतिनिधियोसे 2803 न तो 
जिन गाँवोंके प्रतिनिधि आये थे उनमें से पच्चीस गाँवोके प्रतिनिधियोंने कहा कि 
ने तो आज ही पूरी तरह तैयार हैं। मैने उनसे कहा कि उन्हें कल ही अन्तर 
बालकोंको अपनी शालाओंमें के आवा होगा। मैने उनसे कहा कि | गीता ! में पाँच 
वर्णोंका नहीं, चार ही वर्णोका उल्लेख है। क्या आप इस पाँचवें वर्णको चार (४ 
वर्णोमें खपानेके लिए तैयार हैं? इसका अर्थ इतना ही है कि आपको जैसा वरताव 


भाषण : वारडोलो ताल्लुका सम्मेलनमें ३०७ 


दुबला' जाति अयवा ऐसी ही अन्य जातियोके प्रति रखना चाहिए वैसा ही भन्‍्त्यजोके 
प्रति भी रखना चाहिए। समानताका वरताव करना है, इसका यह मतलब नहीं कि आप 
दुवछा आदि छोगोकों जैसा कप्ट देते हूँ वैसा ही अन्त्यजोको देने छूगें; मतलब यह 
है कि जैसे हम दुवछा जातिके बच्चोको अपने घरो और शालाओमें आने भौर बेठने 
देते हैँ वैसे ही अन्त्यद वालकोको भी आने और अब॑ठने दें और यदि दुबछे हमारे 
कुंओंसे पानी भर सकते है तो अन्त्यजण भी भर सके। जिस बातकों हम धर्म मानते 
हैँ उसके पालनमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए; हमें उसमें उदारता ही दिखानी 
चाहिए। यहाँ जो लछोग मौजूद हूँ यदि उनमें से कोई यह मानते हो कि गांघी-जँसे 
पागलूका उपयोग करनेके लिए हम इस समय तो ढेढ़ोंसे मिलन-जुलने छगे, तो में 
कहता हूँ कि ऐसे छोग ईशवरको, मुझे और आपको घोख़ा देंगे। यदि आपके मनमें 
ऐसा पाखण्ड होगा तो आप यह निदच्य मानें कि आप अन्त्यजोके ही हाथो मरेगे। 

आप ऐसा न समझना कि मेँ तो एक श्रष्ट और सुधारवादी मभनृष्य हूँ। में 
शुद्ध सनातनी हिन्दूके रूपमें यह मानता हूँ कि जंसी अस्पृश्यता इस समय बरती जा 
रही है हिन्दू घमंशास्त्रोमें वैसी अस्पृश्यताके लिए कोई स्थान नही है। मै शास्त्रार्थ नहीं 
करना चाहता। मै तो शास्त्रोंको जिस रूपमें समझा हूँ उस रूपमें उनका दोहन करके 
आपके सम्मूख रखता हूँ। इस प्रकारकी अस्पृश्यताका आचरण करना अधर्म है। ऐसी 
अस्पृश्यताका पालन जो भी करेगा उससे यमराज अवश्य पूछेगा और उसे उसका फल 
भोगना पड़ेगा। उसके सम्मुख अज्ञानका वहाना भी नहीं चलेगा। हिन्दू धर्मशास्त्रोमें 
अथवा अन्य धर्मोके धर्मश्ास्त्रोंमें ऐसा नही कहा गया है कि जो अज्नानमें पाप करता 
है उसे उसका फल नहीं भोगना पड़ता। हाँ, इतना है कि उसे जान-वृक्षकर पापका 
आचरण करनेवाले मनुष्यकी अपेक्षा कम फलर भोगना पढ़ता है। किन्तु भज्ञानमें 
पापका आचरण करनेवाले मनुष्यको भी अपने कर्मंका फल तो भोगना ही पढ़ता है। 
कर्मकी गति ही ऐसी अनोखी है। आप ऐसा न सोचे कि व्यावहारिक दृष्टिसि आज 
अन्त्यजोका स्पर्श कर लेता ठीक है। यदि जाप सचमृच यह मानते हो कि ऐसा करना 
धर्म नही है तो आप कह दें कि आप इसे धर्म नही मानते। मुझे इससे दुःख नही 
होगा। में फिर दूसरी जगह भीख मागूगा और पूछूंगा कि इस शर्तेपर सविनय अवज्ञा 
करनेके लिए कोन तैयार है? और यदि कोई तैयार न होगा तो मे अकेला ही 
सवितय अवज्ञा करूँगा। 

शान्तिके सम्बन्धर्में भी स्थितिकों स्पष्ट करना आवश्यक है। मुसलमान और 
“ग्रीता 'का पारायण करनेवाले विद्वान्‌ मुझसे कहते है कि विशेष अवसरोपर तलवारका 
उपयोग करना घर्मानुकूछ है और स्वयं कृष्ण मगवानूने अर्जुनकों युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित किया था। किन्तु मेरे लिए तो अहिंसा ही परम धर्म है। वह आपके लिए भले 
ही व्यवहार-धर्म हो। किन्तु अस्पृशयताका निवारण तो सनातन धर्म ही है। अस्पृश्यता- 
निवारणका अर्थ यह नही है कि आप अन्त्यजोंके साथ खायें-पियें, अथवा वेटी-व्यवहार 


१. गुजरातकी एक पिछड़ी जाति । 


०3832 :. सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


करें; साफ किये बिना उनके. जूठे लोटेमें पानी पियें। में ऐसा नहीं कहता। हिन्दू 
धर्मेमें एक-दुसरेके जूठे बर्तनमें पानी पीना छाजिमी नहीं है। आप इस प्रस्तावसे अन्त्यजों- 
के साथ शाद्रों जैसा बरताव करनेके लिए बँध जाते है। यदि आप इतनी बात समझ 
गये. हों तभी आप अपना हाथ उठायें। ह 

आपकी उत्सुकताके सम्बन्धर्में तो कोई प्रइन ही नहीं उठता। भाप उत्सुक है, 
इसीलिए तो आप सबको बुला रहे हैं। किन्तु जब आप अस्पृ्यताकों मिटा दें और 
स्वदेशीके ब्रतका पालन करें तब.में मानूँ कि आप सचमृच जेल जाने और अपनी 
जमीनें जब्त करानेके लिए तैयार है और देशको स्वतल्त्र कराना चाहते है। बोर जो ' 
लोग 'भारत-जैसे महान्‌ देशकों स्वतन्त्र करनेके लिए निकले हैं, उनको त्याग भी बड़ा 
करना चाहिए। ँ 

, कोई यह ने मान बैठे कि मैं यहीं रहँगा, इसलिए आपको बचा छूंगा। मैं तो 
जहाँ जाता हूँ वहाँ उलटे उपद्रव ही'होता है। वहाँ सबके हृदयोंमें खल़वछी ही मचती 
है। मैं आपके हृदयोंमें शान्ति उत्पन्न करनेके लिए नहीं बल्कि अग्ान्ति उत्पन्न करनेके 
लिए आया हूँ। अशान्ति उत्पन्न किये बिना शान्ति नही होती। किन्तु यह बश्ान्ति 
अपने भीतर होनी चाहिए। जब उससे हमारे हृदयोंमें खलबली मचेगी और जब हम 
कष्टोंकी अग्नि्में भछी-भाँति तरपेंगे तभी हम सच्ची शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। 

,आप यह मान बैठे हैं कि आपका जेल जाना ही काफी होगा। कित्तु सिफ 
जेल जानेसे काम न घलेगा। सरकार आपकी फसलोंको उठा के जायेगी। हाँ, मै 
आपको साहुकारी चोरी करना तो अवश्य सिखाऊंगा। इस सरकारके तो दस सिर और 
बीस हाथ है। आप जिस दिन छगान देनेंसे इतकार करेंगे उसके दूसरे दिन ही सर- 
कारके घुड़सवार आ खड़े होंगे। उस वक्‍त हम उन सिपाहियोंसे लड़ेंगे नहीं। वे हमारी 
कपास, शाक-भाजी और हमारा अनाज भले ही छे जायें! किन्तु यदि सरकार इन 
चीजोंको वहाँ रहने देगी तो हम उन्हें अपने घर अवद्य ले जायेंगे। यदि इस प्रकार 
अपने मभाछको घर के जाना चोरी कहा जा सकता हो तो सरकार भले हमें दण्ड दे 
और मार डाछे। भोहनकाल पण्डचाने' इसी प्रकार भेरी सलाहसे प्याजकी चोरी की थी 
और इसी कारण उनकी ख्याति “ प्याज-चोर ” की हुई। किन्तु वह चोरी साहुकारी चोरी 
थी। सरकार आपके पशुओंकों छीनेगी। तब जो छोग पशओंको लेने आये उन्हें आप 
गोलियाँ न दें बल्कि उन्हें अपने पशुओंको स्वयं खोलकर दे दे । जब भाप एसा व्यवहार 
करेंगे तभी आप कर-बन्दीके गोग्य माने जायेंगे। आपको इत सभी नुकसानोंकों वरदातत 
करनेके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि सरकारने आपका यह सादा मोर हजम कर 
लिया तो इसका भर्थ यही होगा कि दो छाखके लगानके बजाय आप देंगे लाखके 
माछकी बर्बादी होने देंगे। . ; 

क्या आपकी इतनी तैयारी है? यदि हो तो मेँ प्रस्ताव रखू। यदि कोई 
कुछ पूछना चाहे या कोई बात किसीकी समझमें न आई हो. तो वह स्पष्टीकरण 
करा ले। 


१, खड़ा सत्याग्रहके कर्म कार्यकर्ता; देखिए खण्ड १४ | 


भागण : वारडोली ताल्लुका सम्मेलनमें ३०९ 


प्र०: राज्य कर्मेचारी हमारों माल-मिल्कियत ले जायें, यह सहन फिया जा 
सकता है; फिन्तु यदि वे हमारी बहु-बेटियोंपर अत्याचार फरें तो ? 

उ०: अपने ऊपर और मानव-जातिमें हमारा विव्वास नहीं रहा है। यद्यपि 
स्वयं मेरी अवस्था ऐसी है कि मुझे पन्द्रह साऊका छड़का भी गिरा सकता है; किन्तु 
में अपनी पत्नीके साथ इसीलिए रहता हूँ कि मुझमें उसकी रक्षा करनेकी शदित है। 
मैं किसी भी युवा मनुप्यको या काबुलीकों चुनौती देता हूँ कि वह मेरी पत्नीकी 
छाज लूटनेके लिए आये। मुझमें अपने प्राणोकी आहुति देनेका साहस है और जबतक 
किस्तीमें आत्मवलिदानकी यह क्षमता हो तवतक उसे किसी भी प्रकार डरनेकी जरूरत 
नहीं है। बाप कहेंगे, यदि कोई हमारे हाय-पर बाँध दे तो? हमारे ऊपर पिस्तौछ 
तानकर खडा हो जाये तो ? पिस्तीरूघारी छोंग पिस्तौल सही-सकामत होनेपर भी लुटे 
हैं और उनकी छाज गई है। रक्षाके लिए पिस्तौल नहीं, छाती चाहिए ।' 


१. जैसा कि मैने समझाया क्‍या आप हिन्दुओ, मुसलमानों, पारसियो और 
ईसाइयोकी मित्रताकों धर्म समझते है ? 

२. भारतकी वर्तमान स्थितिकों देखते हुए स्वराज्य प्राप्त करने और खिलाफत 
और पंजावके मामसलेमें त्याय प्राप्त करनेका मार्ग एक ही है और वह है शान्तिका 
मार्म, जो ऐसा मानता हो वह हाथ उठाये। 

३. जो भाई और वहन यह मानते हों कि स्वदेशीको अपनाये विना भारतकी 
उद्देश्य सिद्धि न होगी, और जो विदेशी या कारखानोके बने कपड़ेका त्याग करने एवं 
५ फरवरीके बाद वारडोडी ताल्लकेसे वाहरकी वनी खादी न पहननेके लिए कृत- 
संकल्प हैँ वे अपने हाथ उठायें। 

४. क्‍या आप अस्पृश्यताकों अधर्म मानते हैँ और अन्त्यजोके वालकोंको राष्ट्रीय 
शालाओंमें अपने धच्चोंके साथ विदानेके लिए तैयार है? 

५. आपकी जमीन और खेत, ढोर-डगर और भाल-मिल्कियत जब्त कर लिग़े 
जायें और आप भिखारी हो जायें तो उसकी भी परवाह न करते हुए क्या आप 
भारतकी लाज वचानेके लिए अक्रोषभावसे सर्वस्व गेंवाने और जेंछ जानेके लिए 
तैयार हैं? 

[गुजराठीसे 
नवजोवन, २-२-१९२२ 


२. पर्या गांधीजीने सवाल पूछे जानेके लिए शन्तजार किया । फिर उन्दोंने भ्रतिनिधिपोंकी तैपारीफी 
जच करनेके उध्देपते इसके वाद दिये गये प्रश्न पूछे । 


११९, बारडोलोका निर्णय 


। ३० जनवरी, १९२२ 

बारडोलीने बड़ा गम्भीर और महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है। उसने अपना रास्ता 
अन्तिम रूपसे चुन लिया है और अब उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। ताल्लकेके 
प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन हुआ था ।' अध्यक्ष विट्वुलभाई पटेलके भाषणमें चेतावनीका 
स्वर बहुत स्पष्ट और भ्रभावपूर्ण था। उन्होंने जो-कुछ कहा, बिना किसी दुराव-छिपावके 
साफ .शब्दोंमें कह्ा। ४,००० खदरधारी प्रतिनिधियोंका श्रोतुसमूह वहाँ उपस्थित था। 
पाँच सौ स्त्रियाँ भी थीं। स्त्रियोंमें भी अधिकांशने ख़द्दर ही पहन रखा था। जिस 
विषयको छेकर सम्मेलन हुआ था, उसमें उनकी गहरी रुचि थी; और इस विशिष्ट 
श्रोतृसमुदायको देखकर कौतूहलू पैदा होता था। सभी स्त्री-पुरुष बड़े ग्रम्मीर और 
जिस्मेदार ढंगके छोग थे; सभीके मनमें एक बड़ा सवाकू मौजूद था और उन्हें यह 
भान था कि उसके साथ उनका हिताहित जुड़ा हुआ है। 

विट्वल्भाईके बाद मेरा भाषण हुआ। मैंने कांग्रेस द्वारा निर्धारित सामूहिक 
सविनय अवज्ञाकी एक-एक शर्तें लोगोंको समझाई। मैने हर शर्तेपर अलग-अलग 
श्रोताओंकी राय छी। हिन्दु-मुस्लिम-पारसी-ईसाई एकताके महत्त्व और भर्थकों समझते 
थे। वे अहिसाकी महत्ता और उसके संत्यको भी समझते थे। अस्पृश्यता-निवारणका 
अर्थ उनके सामने स्पष्ट था; वे अस्पृय बालकोंको राष्ट्रीय शालाओमें भरती करनेके 
लिए ही नहीं बल्कि उन्हें उनमें भरती होनेके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करनेको 
भी तैयार थे। गाँवके क्ुओंसे अस्पृश्योंके पानी भरनेपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 
उन्हें मालूम था कि उन्हें अस्पृद्य रोगियोंकी सेवा भी उसी तरह करनी है जिस 
तरह थे अपने बीमार पड़ोसियोंकी सेवा करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि जबतक 
के भेरे बताये गये तरीकेसे अपने-आपको पवित्र और निष्कलृष नहीं बता छेते तवतक 
लगान-बन्दी तथा दूसरे ढंगकी सविनय अवज्ञा करनेके विदोष अधिकारका प्रयोग नही 
कर सकते उन्हें यह भी मालूम था कि उन्हें उद्यमी बनना है और अपनी जरूरतका 
सूत खुद ही कातना है तथा अपनी जरूरतका खंहर भी खुद ही बुनना है। और 
अन्तमें, वे अपनी चल सम्पत्ति, अपने मवेशियों और अपनी जमीनकी जब्तीको भी 
झेलनेको तैयार थे। वे कारावास और आवश्यकता पड़नेपर मृत्युको भी स्वीकार 
क्रनेकों तैयार थे, और मनमें किसी श्रकारका क्षोम या क्रोवका भाव छाये बिता 
यह सब करनेकों तैयार थे। हु 

हाँ, छुआछतके सवाकूपर एक बूढ़े आवमीने अपना मतमेद प्रकट किया था। 
उन्होंने कहा कि सिद्धान्तके रूपमें तो आपका कहना ठीक है; पर ५५ 3030 


“१, २९ जनवरी, १९२२ को आयोजित । 
२, देखिए पिछका शीषेंक । 


वारडोलीका निर्णय ३११ 


रिवाजकों एकदम तोड़ देना कठिन है। मैने अपना आश्यय उन्हे खूब स्पप्ट करके 
समझाया; लेकिन उपस्थित जनसमुदाय तो इस विपयमें निर्णय कर ही चुका था। 

इस बड़ी सभासे पहले में कोई पचास रुच्चे कार्यकत्तओसे मिला था। इस 
मुलाकातके पहले विट्ठलभाई पढेल, कुछ कार्यकर्ताओं तथा मैने मशविरा करके तय 
किया था कि ऐसा प्रस्ताव पास किया जाये कि पन्द्रह दिनोंतक निर्णय स्थगित रखा 
जाये, जिससे उत्त अवधिमें स्वदेशोकी तैयारी भौर भी पूरी तरह हो जाये तथा 
साठो राष्ट्रीय शालाओमे अस्पृण्य वच्चोंको भर्ती करके अस्पृथ्यत्तानिवारणको एक 
ठोस रूप दे दिया जाये। लेकिन बारडोलीके उन बहादुर भर सच्चे उत्साही लोगोने 
निर्णयकों स्थगित करना पसन्द न किया। उन्हें विब्वास था कि पचास फी सदीसे भी 
अधिक हिन्दू लोग छुआछ्तके सम्बन्ध बिलकुल तैयार है और इस बातका भी यकीन 
था कि अब आगे जितनी जरूरत होगी उतना खद्दर वे स्वयं तैयार कर सकेगे। वे 
तो सरकारके साथ आखिरी फैसला करनेपर तुले हुए थे। श्री विट्ुलभाई पटेलने 
जितने एतराज उठाये उन सबको थे अस्वीकार करते गये। सफेद दाढ़ीवाल़े और 
सवंदा प्रसन्नमुख रहनेवाले वृद्ध अव्यास तैयवजीने उन्हें सावधान किया। लेकिन वे 
अपने निरुचयसे एक अगुल भी हटना नहीं चाहते थे। फलस्वरुप नीचे लिखा प्रस्ताव" 
एकमतसे स्वीकार कर लिया गया: 


सामूहिक सबिनय अवबज्ना घुरू करनेके लिए आवश्यक शतोंको अच्छी तरह 
सोच-समझ छलेनेके बाद, वारडोली ताल्लुकेफे निवासियोका यह सम्मेलन निश्चय 
करता है कि यह ताल्लुका सामृहिक सविनय अवज्ञाके लिए तैयार है। 

इस सम्मेल़नकी राय है कि: 


(क) भारतके कप्टोंको दूर करनेके छिए हिन्दुओ, मुसलमानों, पारसियों, 
ईसाइयों तथा भारतकी दूसरी जातियोंमें एकता रथापित करना बिलकुल 
आवश्यक है। 

(ख) इन कण्टोंकों दूर करनेके लिए अहिंसा, धैर्य और सहनशीलता ही 
एकमात्र उपाय है। 

(ग) हर एक घरमें चरखा चलाया जाना और हर व्यवितिका दूसरे 
कपड़ोंको छोड़कर सिर्फ हाथकता और हाथवूना कपड़ा ही पहनना भारतकी 
स्वतन्धताके लिए अनिवार्य है। 

प (घ) हिन्दुओं द्वारा छुबाछृत पूर्णतः दूर किये विना स्वराज्य असम्भव 
। 

(5) जनताकी प्रगतिके लिए तथा स्वतन्त्रताकी प्राप्तिकि लिए, तमाम 
चल और अचल सम्पत्तिके वबलिदानके लिए, जेल जाने तथा आवश्यकता था 
पड़े तो अपने प्राणोंतक को न्‍्यौछावर कर देनेके लिए तैयार रहना परम 
आवश्यक है। 


१, मूल प्रस्ताव गुणगात्तीमें था । 


"११९ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यह सम्मेलन आशा करता है कि पूर्वोक्त वलिदानके लिए धरारडोली 
ताल्लुकेकी हीं यह सौभाग्य सबसे पहले प्राप्त होगा और इस प्रस्तावके द्वारा 
यह सम्भेलन कार्य-समितिको सूचित करता है कि यदि कार्य-समिति इसके 
विपरीत फैसला न करे और यदि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलनकी आयोजना न 
हो तो यह ताल्लुका श्री गांधी तथा इस सम्मेलनके अध्यक्षकी सम्मति और 
संकेतके अनुसार तुरन्त सामूहिक सविनय अवशज्ञा शुरू कर देगा। 

यह सम्मेलन इस वातकी सिफारिश करता है कि इस ताल्लुकेके जो छोग 
कांग्रेस द्वारा निर्धारित सामूहिक सविनय अवज्ञाकी शर्तोंका पालन करनेको राजी 
और तैयार हों वे जबतक दूसरी सूचना न मिल्ले तवतक सरकारी छगान तथा 
दूसरे कर अदा न करें। 


कौन जानता है क्‍या होगा? कौन जानता हैं कि वारडोछीके नर-तारी, 
दमनके लिए सरकार जो कारेवाइयाँ कर सकती है, उनका मुकाबला कहाँतक कर 
सकेंगे? यह तो केवछ ईश्वर ही जानता है। उसीके नामपर इस युद्धका बीड़ा 
उठाया गया है। उप्ते इसका वारा-त्यारा कर ही देना है। 
सरकार अबतक बड़े ही आदर्श ढंगसे पेश आ रही है। वह इस सम्मेलनकों 
बन्द कर सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं किया। वह कार्यकर्ताओंकों भी जानती 
है। बहुत पहले ही वह उन्हें वहाँसे हटा सकती थी! पर उसने यह भी नहीं किया। 
उसने लोगोंकी कार्रवाइयोंमें दखल नहीं दिया। उसने उन्हें हर तरहकी तैयारियाँ करने 
दीं। सरकारके इस व्यवहारकों देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उसकी यह 
रीति प्रशंसनीय हैं। यह छेख लिखते समयतक दोनों पक्षके लोग प्राचीन शूरीर 
योद्धाओंकी तरह परस्पर व्यवहार कर रहे है। यह तो श्ान्ति-युद्ध है। इसमें इससे 
भिन्न व्यवहार होना भी नहीं चाहिए। यदि यह युद्ध इसी रीतिसे जारी रहा तो इसका 
अन्त एक ही तरहसे हो सकता है। विजय उसीकी होगी जिसके पक्षमें वारडोलीके 
८५,००० नर-नारी होंगे। 
कार्य-समितिकी बैठक होनेवाली है और वह वारडोलीके इस निर्णयपर अपना 
फैसला देगी। वाइसरायकों जब भी मौका है और एक और मौका भी उन्हें दिया 
जायेगा। जल्दबाजीका, तैयारी या विचार न करनेका, अदिष्टता और असम्यताका 
इलजाम वारडोलीके लोगोंपर रगाना किसी तरह मुमकिन नहीं। 
इसलिए -+- 
प्रभो, में घोर लिमिरते घिरा हूँ, अपनी कृपाकी ज्योति जलाओ; 
' मुझे राह बिखओ, प्रभो! मुझे के चलो; है 
रात बहुत ऑपेरी है; में अपने घरते दूर, बहुंत दूर हू 
इसलिए प्रभों! मुझे राह दिखाओ। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-२-१९२१ 


१२०. बारडोली ताललुकेके पटलोंसे 


बारडोली 
३० जनवरी, १९२२ 


कल बारडोली ताल्लुफेकी परिपदुने गम्भीर कदम उठाया है और अपने ऊपर 
एक बडी जिम्मेदारी छे ली है। हम आशा रखते हूँ कि धर्म गौर देशके इस कार्यमें 
वहाँके पटेल' पूरा-पूरा योगदान देंगे। कुछ पटेछोने त्याग्पत्र देनेका विचार प्रकट 
किया है। हमें उम्मीद है कि प्रत्येक पटेल अब सरकारका नहीं, बरन्‌ कौमका पटेल 
बनेगा। हम आशा करते हूँ कि उनके त्यागपत्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 
हमारे पास पहुँच जायेंगे। 

सरकार अपने पापोंका प्रायण्चित्त करेगी और शुद्ध बनेगी, इस ओरसे हम अभी 
बिलकुल निरादा नही हुए है। इसलिए त्यागपत्रोंको तुरन्त ही सरकारके पास भेजनेका 
हमारा इरादा नहीं है; छेकिन जब सबविनय अवजा आरम्म हो जायेगी तव हम इन्हें 
सरकारकों भेज देना चाहते हैं। इस बीच हमें अपनी तंयारी उस अन्दाजसे करनी 
चाहिए मानों हमें आज ही सविनय अवज्ना आन्दोलन शुद करना है। इसलिए प्रत्येक 
पटेल घथिना ढील किये हमें अपना त्यागपत्र दे देगा, हम ऐसी भाणा करते है । 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
विद्ुुलमाई क्षवेरभाई पटल 


[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २-२-१९२२ 


१२१. भाषण : सुरतकी सार्वजनिक सभासें' 


३१ जनवरी, १९२२ 


डाक्टर चोइथरामने' आपको बताया कि सम्भव है मुझे सरकार दस-एक दिनमें 
जेल भेज दे, और इस कारण आपने मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की। किन्तु मुझे 
कहना चाहिए कि मुझे इस समय जेल जानेकी बिलकुल इच्छा नहीं है। मे तो 
गोली खाकर भरना चाहता हूं, फाँसीपर चढ़ना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि 


१. गांवोंके मुखियागण णो सरकारको किसानेसि छगान वसूल करनेमें सहायता देते ये । 

२. भाषण णिस मानसिक परिस्थितिमें दिधा गयां था उसकी जानकारीके लिए देखिए “मेरा धूरतका 
भाषण ”, ५-२-१९२२ । 

३« ढावटर चोश्यराम गिबवानी; सिन्धके काँग्रेस नेता; सिन्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटैके अध्यक्ष भौर 
बादमें संत्दके संदरय । 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बहुत-से गुजराती भी ऐसा ही चाहें। में कुछ दिनोसे ईइवरसे यही प्रार्थना कर रहा 
हैं कि है ईश्वर! तू मुझे इस सरकारके हाथसे मौत देना। 

भारतके छोग देशके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें जो कष्ट भोग रहे है मेरे लिए उनको 
सुनना और सहन करना कठिन हो ग्रया है। किसीका भाल-असवाव लूटा जाता है तो 
किसीको बँत लगाये जाते हैं। सरकार छाठियाँ चछाकर सभाओको भंग कर रही है। 
यह सब कैसे सहन किया जा सकता है? इन सब अत्याचारोंकों रौकनेका उपाय जेल 
जाना नहीं है। इनको रोकनेका उपाय तो जलियाँवाला वागकी तरह गोलियाँ खाकर 
मरना है। और में यह चाहता हूँ कि यदि सरकारके ये सब उपद्रव तुरन्त बन्द न 
हों तो हम गुजरातमें कुछ जगह जलियाँवाला बागकी पुनरावृत्ति करें। 

किन्तु इन दोनोंमें एक बड़ा भेंद होना चाहिए। छोग जलियाँवाला बागमें तो 
सेर करने गये थे। उनको यह खयाल भी न था कि वहाँ उन्हे गोलियाँ खानी पड़ेंगी। 
उनकी इच्छा गोलियाँ खानेकी नहीं थी। यदि उन्हें यह पता होता कि उन्हें गोलियाँ 
खानी पड़ेंगी तो कदाचित्‌ वहाँ कोई जाता ही नहीं। किन्तु अपने सम्बन्धमें तो मैं 
यह चाहता हूँ कि हम लोग इच्छापूर्वक गोली खायें। भले ही कोई जनरल डायर अपने 
सिपाहियोंकों लेकर हमारे सामने खड़ा हों जाये और चेतावनी दिये बगैर ही हमारे 
ऊपर गोली चलाना शुरू कर दे तो भी हम परवाह न करें) ईश्वरसे मेरी प्रार्थना 
है कि जिस समय ऐसा हो उस समय भी में इसी तरह प्रफुल्लित मनसे बोल रहा 
होऊ और आप छोग भी जैसे इस समय शान्त होकर बैठे है, गोलियोकी वर्षाके समय 
भी वैसे ही शान्त होकर बैठे रह सकें। उस समय आपके कान मेरी तरफ हों भौर 
आपकी पीठ मेरी तरफ हो, किन्तु आपकी छाती और आपकी आँखें गोलियोंकी तरफ 
हों और आप उन ग्रोलियोंका स्वागत करते हों। गुृजरातके छोगोंके लिए ऐसी इच्छा 
करना ही योग्य है। गुजरातने बातें बहुत की है, प्रस्ताव भी वहुत स्वीकार किये 
है; किन्तु जिस समय समस्त भारत कष्ट सहन कर रहा है उस समय हम तो कोई 
भी कष्ट सहन नहीं कर रहे है। मै जानता हूँ इसुका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने 
कर्त्तेव्योॉका पालन करनेमें दुसरोंसे पीछे रह गये है। हम जेलमें इसलिए नहीं है कि 
हमें बम्बई सरकार जेलमें ले नहीं जाती। मुझे आशा है कि इस स्थितिका अर्थ यह 
है कि हमारे भाग्यमें केवल जेल जाना नही है, वल्कि गोलियाँ खाना है। 

यदि हमारे मनमें इस तरहकी इच्छा सदा न रहती हो तो हमारे मिथ्याभिमावी 
हो जानेका भय है। इसके अतिरिक्त इस तरहकी इच्छा होनेके साथ-साथ हमारी 
पवित्रता भी दिन-प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हिन्दुओं और मुसल्मानोंके मनमें एक-हुसरेके 
प्रति जो द्वेष है वह दूर होना चाहिए। अभी तो हम एकनदूसरेसे डरते हैं, एक-दूसरेका 
अविश्वास करते हैं। अभी पारसियों और ईसाइयोंको हिन्दुओं और मुसल्मानोंका डर 
है। यद्यपि सूरतके छोगोंने बहुत कार्य किया है तथापि अभी उन्हें वहुत-डुछ कण 

स्त्रियों पुरुषोंको सुख-चैन हल उन्हें चरखा चलानेम 

है। अभी तो सूरतकी स्त्रियों और पुरुषोंको सुख-चैन चाहिए। उन्हें अकक 
आहल्स्य लगता है। अभी उन्हें रेशमी और वारीक विदेशी हक हर देशी कार 
कपड़ोसे वहुत मोह है। यदि कोई खादीका कुर्ता और टोपी पहननेके छिए तथा: है 


भाषण : सूरतकी सार्वजनिक सभामें ३१५ 


तो उसे खादीकी घोती भारी ऊुगती है। यद्यपि अस्पृथ्योके प्रति हमारा तिरस्कारका 
भाव कम होता जा रहा है, फिर भी हम उन्हे सगे भाईकी तरह गले लगानेके लिए 
तैयार नही हैँ। यदि उनमें से किसीको साँप काट छे तो हममें से कितने ही छोग 
प्रेमपूरंवंक उसका विप चूसनेके लिए तैयार नहीं हैँ। यदि उनको ज्वर आये तो जैसे 
हम अपने भाई-बहन और माँ-वापकी सेवा करते हूँ वैसे उनकी सेवा करनेके लिए 
हममें से कितने छोग तैयार हूँ ? 

हम सरकारको गाली क्यों दें? यदि हमें गाली देनी हो तो अपने-आपको ही 
देनी चाहिए, वयोक्ति बहुत-सी ठोकरे खानेपर भी हम अभीतक होशमें नहीं आये 
है, हमने अभीतक पूरी आत्ममुद्धि नहीं की है, पूरा स्वार्थ-त्याग नहीं किया है और 
पूरा त्यागभाव नही दिखाया है। मुझे बहुत बार छुगता है कि जबंतक हम सामूहिक 
रूपसे मरनेका साहस नहीं दिखाते तवतक हमारे भीतरका अनेक प्रकारका दुर्भाव और 
भय दूर न हो सकेगा। अभी हमारे ऊपर पूरे कप्ट नहीं आये हैं, इसलिए में अपने 
लिए भौर गुजरातके लिए ईव्वरसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह हमारे ऊपर अन्य 
भान्तोंके छोगोके कप्टोसे अधिक बडे कप्ट डाले। उन कप्टोके अन्तर्मे जो नवीन भारत 
पैदा होगा यह रहने छायक होगा। ऐसा साहस दिसाकर ही हम उन धावोकों, 
जो हमारे मुसलमान भाइयोके दिलोम हो गये है, भर सकेगे और पजावके भामसलेमें 
न्याय प्राप्त कर गकेंगे। स्वराज्य प्राप्त करनेका मार्ग भी यही है। 

इसलिए यदि सरकार मुझे पकड़ ले तो कोई परवाह नहीं। उससे हमारे मनमें 
दु.ख नहीं होगा। उससे हम अभान्त नहीं होगे। उससे हम पागल नही बनेगें। में तो 
भाश्या करता हूं कि जब ऐसा होगा तभी हमारी शेप कमजोरियाँ भी दूर हो जायेंगी। 
तव स्वयंसेवकोंकी पजिकाएँ क्षाप भाइयों और बहनोके नामोसे भर जायेगी। तब 
आप सभी छोग हाय-कते सूत्की और हाथसे बनी प्लादी पहनने छग जायेंगे और 
बिलकुछ निर्भय बन जायेंगे। 

सुरतकी नगरपालिकाने बहुत हिम्मत दिखाई है। शहरके लोगोका कत्तंव्य है कि 
वे अपने प्रतिनिधियोका पूरा-पूरा साथ दें। आपने शिक्षाकों [सरकारके | नियन्त्रणसे 
मुक्त कर लिया, इतना काफी नहीं है। आप पूरी मगरपालिकाकों उसके प्रभावसे 
भुक्त करे। इसमें तो जेंछ जानेका भी कोई भय नहीं है। इसके लिए तो एकमात्र 
युक्तिकी, आत्मविश्वासकी और एक-दूसरेके प्रति विश्वालकी जरूरत है। हम अपने 
पाखाने और अपने रास्ते साफ रखें। जो छोग गरीब है हम उनकी सार-सँभाल करें, 
जो छोग रोगी हूँ उनकी सेवा करें, उनके लिए आवश्यक घन इकट्ठा करे और 
उसके खर्चका सही-सही हिसाब रखें। 

इस कामको करनेके लिए सरकारकी अथवा सरकारके कानून-कायदोंकी वया 
जरूरत हो सकती है? दुर्भाग्यसे हमारा आत्मविश्वास चछा गया था| हमारी पंचायत्त 
अप्रामाणिक हो गई थीं। छोग भी उदृण्ड हो गये थे । ऐसी स्थितिका लाभ सरकारको 
मिला। सूरतके लोग स्वेच्छासे तय किया हुआ कर पंचायतको दें और पचायत उसके 
खर्चेका पूरा हिसाब ईमानदारीसे रखे। वह संचित रुपयेका उपयोग मेरे बताये हुए 
कामोंमे करे तो वह पंचायत आपकी स्वतन्त्र नगरपालिका होगी। पंचायतका भ्रष्ट 


२१६ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


रूप आजकी नगरपालिका है। सरकारी नगरपालिकाका अर्थ है स्वाधीनताको बेचकर 
पराधीनता भोरू छेना। 

मुझे आशा है कि सुरतके लोग अपने निशचयपर अटल रहेंगे ओर उन्होंने 
अबतक जितना कार्य किया है उससे अधिक कार्य करके सूरत, गुजरात और भारतको 
गौरवान्वित करेंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
भसवजीवन, ५०२- १ ५९२२ 
१२२. पत्र: सु० रा० जयकरको' 
मंगलवार रात्रि [३१ जनवरी, १९२२ | 
प्रिय श्री जयकर, 


इसके साथ ही आप धाइसरायके नाम मेरे पत्रकी' प्रति देखेंगे। यह मैं उनको 
कल भेज रहा हूँ। में इसका प्रकाशन ४ तारीखतक रोक रहा हूँ। यह आपकी 
अपेक्षाओंके भी अनुकूल पड़ेगा। में समझता हूँ कि में इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। 

आशा है आपको इस पत्नमें कोई चीज आपत्तिजनक नहीं छगेगी। वाइसराय 
जितना कुछ चाहते हों उससे कुछ अधिककी ही गुंजाइश इसमें है। उनको गोलमेज 
सम्मेलन बुलानेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। में इस सम्बन्धर्में जितना ही सोचता हूं 
उतना ही यह स्पष्ट लगता हैं कि वे सम्मेलन नहीं बुला सकते; छेकिन हाँ, मेरा 
सुझाव यदि वे चाहें तो आसानीसे स्वीकार कर सकते है। 

में इसकी एक प्रति मालवीयजीकों भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मभो० क० भांधी 


[अंग्रेजीसे | 
. हिन्ह; १०-२-१९२२ 


१. बम्बईमें १४ और १७ जनवरीको नेताओोंकी परिषद्‌ हुई थी। यह पत्र परिषदुके मन्त्रियों, जयकर और 
नटराजनूकै, दिनांक ३० जनवरी, १९२२ के एक पत्रके उत्तरमें भेजा गया था । उन्होंने अपने पत्रके साथ 
वाइ्सरापषके साथ हुए पत्र-व्यवद्ारकी प्रतियाँ भेजी थीं। वाइसरायने गोल्मेज परिषद्‌ बुलानेके उनके अस्ताव 
नामंजूर कर दिये थे। जयकर और नटराजनूने अपने पत्रमें गांधीजीसे अनुरोध किपा था कि वै अगके तीन 
दिनमें भागे पत्र-व्यवद्दार पूरा दोनेतक बारडोडीका अपना कार्पक्रम स्थगित कर दें । 

*२, द्‌ स्टोरी ऑफ भाई छाहफ, खण्ड श से । 

हे देखिए “पत्र: वाइसरायको ”, १०२-१९२२ । 


१२३- पन्न : बी० ए० सुन्दरम्‌को 
[१ फरवरी, १९२२ के पूर्व ]' 


प्रिय सुन्दरम्‌, | 

तुम्हारे साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। में कोई कठोर शब्द लिखकर या किसी 
सहानुभूतिपूर्ण झव्दको न लिखनेकी कठोरता वरतकर तुम्हारा हृदय दुखाना नहीं चाहता 
मेरी यही कामना है कि मौनका सप्ताह तुम्हारे लिए शान्ति और सुविधाका सप्ताह 
हो। इस सप्ताहमें वाके काममें हाथ बेंठानेकी बात मत सोचो। चरखेका उपयोग 
करों। वही सच्चा साथी है। हिन्दीका अध्ययन करो और गहराईसे मनन करो। 
जो मनमें आये वही लिखों। फिलहाल वहुत ज्यादा मत पढ़ों। 


बापू 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३३०१)की फोटो-नकलसे | 
१२४. पत्र: वाइसरायकों" 
[ वारडोली 
न १ फरवरी, १९१२ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ वाइसराय 
दिल्ली 
महोदव, 


वारडोलछी वम्बई अहातेकी सूरत जिला-स्थित एक छोटी-सी तहसील है। उसकी 

कुल आबादी ल्‍हृूयमंग ८७,००० है। 
कि यत मासकी २९ तारीखको यह निर्णय किया गया कि चूँकि पिछले नवम्बर 
के प्रथम सप्ताहमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीनें अपनी दिल्लीकी बँठकर्में पास 


१. इस पत्रमें मोन रखनेका जो उल्ठेख भाषा दे वह शायद पहछा ही अव्तर था जब सुन्दरमतते 
पक सप्ताइका माँव रखा था और जो १ फ्री, १९२२ को या उत्तके पूर्व समाप्त हुआ था, क्योंकि 
रा फरवरीकी उन्दोंने दूतरी बार मान शुरू कर दिया था; देखिए “पत्र: वी० ए० सुन्दरमको”, 
१९२१ । 

२. यद ४ फ़खरी, १९२२कों अखबारोंमें प्रकाशित हुआ 
खिल 28 हुआ था । सरकारके उत्तरके लिए देखिए 

३- इंडिया इन १९२१-२२ से । 


३१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किये गये प्रस्तावमें जो शर्तें' रखी थीं, उनका पालन करनेकी योग्यता वारडोछीने सिद्ध 
कर दी है, इसलिए वहाँ सामूहिक सविनयः अवज्ञा प्रारम्भ की जाये। यह निर्णय श्री 
विट्वुल्भाई पटेलकी अध्यक्षतामें हुए एक सम्मेलनमें किया गया। किन्तु इस निर्णयके 
लिए मुख्य रूपसे कदाचित्‌ मे ही जिम्मेदार हूँ । इसलिए परमश्रेष्ठ तथा जनताके सामने 
यह स्पष्ट कर देना में अपना कर्तव्य समझता हूँ कि किन परिस्थितियोमें यह निर्णय 
किया गया है। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके इस शस्तावके अधीन ऐसा सोचा गया था 
कि बारडोठीकों सविनय अवज्ञाकी प्रथम इकाई वनाकर सरकारके खिलाफ राष्ट्रीय 
विद्रोहका शंख फूंका जाये --- यह विद्रोह इसलिए कि खिलाफत, पंजाव तथा स्वराज्यके 
सम्बन्धमं सरकारका रवेया अपराधपूर्ण रहा हैं और वह इन सवाछोंपर भारतीयोंके 
संकल्पकी निरन्तर अवेहेलना करती रही है। 

किन्तु उसके बाद ही १७ नवम्बरकों वम्बईमें वे दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक दंगे 
हो गये, जिनका परिणाम यह हुआ कि वारडोली जो कदम उठानेकी सोच रहा था, 
उसे उस समय रोक रखना पड़ा। 

इस वीच भारत सरकारकी सहमतिसे बंगाल, असम, संयुकत-प्रान्त, पंजाब, 
दिल्‍ली तथा एक तरहसे विहार और उड़ीसामें भी भयंकर दमन-कार्य किये गये है। 
मैं जानता हूँ कि इन प्रान्तोंके सत्ताधारियोंकी कार्रवाइयोंको “दमन ”की संज्ञा देने 
पर आपने आपत्ति की है। लेकिन में मानता हूँ कि परिस्थिति-विश्ेषसे निवटनेके लिए 
जितनी कड़ी कार्रवाई अपेक्षित हो, उससे अधिक कार्रवाई करना, वेशक, दमन ही है। 
छोगोंकी धन-सम्पत्ति छूटना, निर्दोषों और निरीहोंको मारना-पीटना, जेछोंमें कैदियोंके 
साथ ऋर व्यवहार करना, उन्हें कोड़े लगाना --“इस सवको वैध और समय कार्रवाई 
तो नहीं कहा जा सकता, और न किसी भी तरह इसे आवश्यक ही माना जा सकता 
है। माना कि हड़तालों और धरना देनेंके सिछसिलेमें असहयोगियों या उनके समर्थकोने 
किसी हृदतक डराने-घमकानेके तरीकेका सहारा लिया; किन्तु क्या इतनी-सी वातपर 
एक असाधारण कानूनका अनुचित प्रयोग करके स्वयंसेवकोके शान्तिपूर्ण कार्यों और 
शान्तिपूर्णं सभाओंपर रोक छगगा देना उचित है? उस असाधारण कानूनकी रचना तो 
ऐसी प्रवृत्तियोंका सामना करनेंके छिए की गई थी जो अपने उद्देश्यकी दृष्टिसे तथा 
चस्तुतः भी स्पष्ट रूपसे हिसात्मक हों। और फिर निर्दोषों तथा निरीहोंके खिलाफ 
साधारण कानूनके अधीन जो कारंवाई की गई है, उसे भी दमनके अलावा और किसी 
नामसे नहीं पुकारा जा सकता। हममें से बहुत-से छोगोंको ऐसा छगा है कि इन 
मामलोंमें साधारण कानूनका अवैध उपयोग किया गया है। इसी तरह जिस कानूनकों 
रद करनेका वादा किया जा चुका है, उसके अघीन प्रद्यसनिक तौरपर अखवारोंकी 
स्वतत्त्रतापर हांथ डाछना भी दमनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। रा 

आज हमारी वाणीकी स्वतन्त्रता, सभा-संगठनकी स्वतन्वता और अखवारोंकी 
स्वतन्त्रताका गछा घोटा जा रहा है; इसलिए अभी देशके सामने सबसे आवद्यक 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४३२-३० ! 


पत्र: वॉईंसरायको ११९ 


कत्तेन्य इनकी रक्षा करना ही है। इन्ही परिस्थितियोंमें परमश्रेष्ठको गोलमेज परिषद्‌ 
बुलानेके लिए प्रेरित करनेके उद्देश्यसे मालवीय सम्मेलबका आयोजन हुआ। असहयोगी 
लोग उस सम्मेलनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते थे; क्योंकि एक ओर तो 
सरकारके वर्तमान रुखको देखते हुए उन्हे कोई आशा नहीं थी और दूसरी ओर थे यह 
देख रहे थे कि हिसात्मक तत्त्वोपर पूरी तरह नियन्त्रण रखनेकी दृष्टिसे देशा अभी 
तैयार नही है। छेकिन मे इस वातके लिए बहुत उत्सुक था कि संघर्ष छिड़नेपर जनता- 
को जो कष्ट झेलना पड़ेगा, उसे जहाँतक ठालना सम्भव हो, टारा जाये। सो 
मेंते कार्य-समितिको वेहिचक यह सलाह दी कि परिषद्की स्िफारिशें स्वीकार कर ली 
जायें।' आपके कलकत्तेके भाषण और कुछ दूसरे सूत्रोसे मैने अनुमान छगाया था कि 
गोलमेज परिषद्‌ बुलानेके लिए जाप किन बातोकी अपेक्षा रखते हैं; और मालवीय 
सम्मेलनकी शर्तें मुझे आपकी अपेक्षाओके सर्वथा अनुरूप लगी। फिर भी आपने प्रस्ताव- 
पर तनिक भी विचार किये बिना उसे अस्वीकार कर दिया। 

इन परिस्थितियोंमें, देशके सामने इसके अछावा और कोई चारा नहीं रह गया 
है कि अपनी माँगोंको, जिनमें वाणी, समा-संगठन और अख़वारोंकी स्वतन्त्रता भी 
शामिल है, स्वीकार करानेके लिए वह कोई अहिंसात्मक तरीका अपनाकर संघर्ष 
छेड़ दे। मेरी नमन सम्मतिर्में, हाछकी घटनाएँ इस वातकी चोतक है कि अली- 
वन्धुओंकी उदात्त, पुरुषोचित तथा विना छातें क्षमा-्याचनाके' समय परमश्रेष्ठने जो 
सभ्य नीति निर्धारित की थी, उसका परित्याग कर दिया गया है। छगता है, अब यह्‌ 
चीति छोड़ दी गई है कि जवतक असहयोग आन्दोलन वाणी और कर्मसे अहिसात्मक 
तरीकेसे चछाया जा रहा है, तबतक भारत सरकारको उसमें कोई हस्तक्षेप नही 
करना चाहिए। यदि सरकार तटस्थताकी नीति बरतती रहती और छोकमतको 
परिपक्व होकर प्रभावकारी रूप भ्रहण करने देती तो आज छोगोंको ऐसी सलाह दी 
जा सकती थी कि जवतक कांग्रेस देशके हिसात्मक तत्त्वोंपर पूरा नियन्त्रण नहीं पा 
लेती और अपने करोड़ों अनुयायियोको और भी अनुशासनवद्ध नहीं कर देती तवतक 
आक्रामक सविनय अवज्ञा न छेड़ी जाये। किन्तु इस अवैध दमन-कार्य (जिसका इस 
अभाग देशमें एक तरहसे कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता) के कारण सामूहिक 
सबिनय बजा तत्काक प्रारम्भ कर देना एक आवश्यक कत्तेव्य हो गया है। कांग्रेसकी 
कार्य-समितिने तय किया है कि यह आत्दोलन समय-समयपर चुने जानेवाले कुछ 
विशेष क्षेत्रोंमे ही किया जाये, और फिलहाल तो सिर्फ वारडोलीमें ही करनेका निरचय 
किया गया है। बैसे में चाहूँ तो, मुझे जो अधिकार दिया गया है उसके अधीन, मद्रास 
अहतैके गुष्टूर जिलेके सौ गाँवोके एक समूहमें तत्काल सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेकी 
अनुमत्ति दे सकता हूँ, वशर्ते कि वहाँके लोग उसके लिए आवश्यक शर्तोंका कड़ाईसे पालन 
कर सकते हों। वे शर्तें है अहिंसा, विभिन्न वर्गों एवं जातियोंके दीच एकता, हाथकते 
सूतसे खादी तैयार करना और उसीका उपयोग करना तथा अस्पृश्यताका निवारण | 


२. देखिए “कार्यं-समितिका प्रस्ताव”, १७-१-१९२२ । 
२. देखिए खण्ड ३०, पृष्ठ ९२ | 


३६९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय॑ 


लेकिन भारत सरकारके अ्रधानके रूपमें आपसे में विनयपूर्वक अनुरोध करता हूँ 
कि बारडोलीकी जनता द्वारा वस्तुतः सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेसे पूर्व आप इस 
नीतिपर एक बार अन्तिम रूपसे विचार करें और ऐसे सभी असहयोगी कीदियोंको 
छोड़ दें जिन्हें अहिसक गति-विधियोंके कारण ही या वो सजा दी जा चुकी है, या 
जिनपर मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही आपसे यह अनुरोध भी है कि वर्तमान नीतिके 
स्थानपर स्पष्ट शब्दोंमें एक नई नीतिकी घोषणा करें। वह नई नीति यह हो कि 
खिलाफत, पंजाब अथवा स्वराज्यके प्रइनपर या किसी अन्य उद्देश्यसे देशमें जो भी 
अहिसक हलचलें होंगी, उनमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। ये हलूचलें 
यदि दण्ड संहिता अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिताके दमनात्मक दण्डोंके अन्तर्गत आयेंगी तब 
भी उनमें कोई दखल नहीं दिक्त जायेगा, बशरतें कि वे पूर्ण रूपसे अहिंसात्मक हों। 
एक अनुरोध यह, भी है कि अखबारोंको समस्त प्रशासनिक नियन्त्रणसे मुक्त कर दें, 
और उनपर हालमें जो भी जुर्माने किये गये हों और उनकी जो भी जमानतें जब्त 
की गई हों, सब वापस दे दें। परमश्रेष्ठसे मे कोई असाधारण काम करनेका अनुरोध 
नहीं कर रहा हूँ; यह सब आज सभ्य सरकार द्वारा झ्ासित समझे जानेवाले हर 
देवामें हो रहा है। यदि इस ज्ञापन-पत्रके प्रकाशनके सात दिनोंके अन्दर आप आवश्यक 
घोषणा कर सकें, तो में छोगोंकों ऐसी सलाह देनेको तैयार हूँ कि जबतक कैदी 
कार्यकर्ता अपनी रिहाईके बाद सम्पूर्ण परिस्थितिपर विचार न कर लें और स्थितिको 
नये सिरेसे देख-परख न लें तबतक आक्रामक सविनय अवज्ञा पारम्भ न की जाये। 
यदि सरकार यह घोषणा कर देती है तो मैं मानूगा कि वह सचमुच लछोकमतका 
आदर करना चाहती है; और उस हालतमें में देशको निस्संकोच भावसे ऐसी सलाह 
दूंगा कि वह लोकमतकों और भी तैयार करें और भरोसा रखें कि उसकी बदौलत 
देशकी वे माँगें पूरी हो जायेंगी, जिनमें किसी तरहका परिवर्तेन नहीं किया जा सकता। 
यदि यह सब हो जाये तो आक्रामक सविनय अवज्ञा फिर तभी की जायेगी, जब 
सरकार अपनी कठोर अ-हस्तक्षेपकी नीतिका परित्याग कर देगी या भारतकी जनताका 

जबरदस्त बहुमत जो-कुछ चाहता हो उसे स्वीकार न करेगी। 
आपका विद्वस्त सेवक और मित्र, 

मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-२-१९२२ 


१२५. पत्र: वी० ए० सुन्दरम॒को 


बारडोली 
१ फरवरी [१९२२ | 


मेरे प्यारे सुन्दरम्‌, 
बड़ी खुशीकी बात है कि मौन रखना तुमको अनुकूछ पड़ा और अब तुम फिर- 
से मौत शृरू कर रहे हो। 
तुम्हारा, 
बाप 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३१९०) की फोटो-तकलसे। 


१२६. टिप्पणियाँ 
बढ़े भाईका पत्र 


मौलाना शौकत अली द्वारा अपने पुत्रको लिखा निम्नलिखित पत्र' पाठकोंकों 
अच्छा लगेगा: 

मैं नही समझता कि मुझे इस पत्रमें अतिरिक्त हिदायतोंके रूपमें कुछ और जोड़ना 
है। इसमें हिंदायतें तो दी ही गई है, इसके अछावा एक और भी उद्देश्य इससे सिद्ध 


१. देखिए “पत्र: वी० ५० सुन्दरमको ”, १-२-१९२९ के पूर्व, और ३-२-१९२२ । 

२. पत्र पह्ाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है । मौछाना साहबने पह पत्र कराची नेल्से छिखा था 
और छसमें वहाँदी अवस्थाका वणैन करते हुए बताया था कि जो बातें क्पमानजनक हैं, उनका विरोष 
करनेके लिए वे कुततंकरप हैँ । जेल जानेवाके कार्थकर्ताओंको उन्होंने निम्नलिखित हिंदायतें दे देनेका 
सुझाव दिया था: 

(१) उन्हें सबके प्रति शिष्ष्तापूर्ण व्यवहार करना चाहिए; और उनके साथी कैदी तथा घणित कार्य 
करनेके छिए मजबूर किये जानेदाके कमजोर भौर असद्ाय दिन्दुस्तानी वाढेर तो ऐसे व्यवद्ारके विशेष 
पात्र हें । हमें उनको इस अधोगत्तिसे ऊपर उठाना है, उनके भीतर सच्चा साहस भरना है और उन्हें 
देशभक्ति तथा अनुशासनकी शिक्षा देनी है । इसके साथ-साथ हमें अपने-आपपर और भपनी कष्ट-सहनकी 
क्षमतापर पूरा भरोसा होना चाहिए । 

(३२) दमें स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वस्ध और साफ-छुयरे विस्तरकी माँग अवर॒प करनी चाहिए। छेकिन 
भेरे विचारसे पद बात बहुत कम महत्तकी है । अधिक मदज्वकी बातें जांगे बता रहा हूँ । 

(३) अपने स्वास्थ्यक्ों द्वानि पहुँचाये बिना इम जितना काम कर सकते हैं, उतना हमें अवरप करना 
चाहिए। पदि हमसे अपनी शक्ति और परिस्थितिषोसे अधिक काम करनेको कहा जाये तो हम जवादसें 

२२-२१ 


३२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


होता है। अछी-बन्वुओंके रुखके वारेमें सभी सन्देह इससे दूर हो जाते है। में जानता 
हूँ कि उन्हें फुसछाया नहीं जा सकता। उनका रवैया बहुत ही उचित है, पर ईद्वरकों 
. धन्यवाद है कि वे दृढ़ भी हैं। अपनी कमजोरीके कारण वे इंच-भर भी झुकेंगे नहीं। 
पर वे हर युक्तिसंगत चीजके लिए तैयार हो जायेंगे। खुदाका डर होनेसे वे अपने 
विपक्षियोंकी वास्तविक कठिनाइयोंकों भी अच्छी तरह समझ सकते है। यदि विपक्षी 
पूर्णतया सच्चे हों और सही बात करने व गलतीको मान लछेनेके लिए तैयार रहें 
तो किसी भी विपक्षीको उनसे डरने या उनपर अविदवास करनेकी जरूरत नहीं है। 
लेकिन यह सोचना कि अछी-बन्धुओंकी तसल्ली किये बिना मुसलमानोंकी तसल्ली की 
जा सकती है, भारतमें इस्कामकी उपेक्षाका प्रयास होगा। 
मेरठमें आतंक 

जिला खिलाफत समितिके मनन्‍्त्री, काजी बशीरुद्दीद अहमद लिखते है:' 

इसे तथा इससे अगले पन्नको उद्धत करते हुए मुझे हादिक दुःख हो रहा है। 
यह देखकर कि मानव-स्वभाव इतना नीचे ग्रिर सकता है, मुझे अपमान और छूज्जा- 
का अनुभव हो रहा है। पत्र भेजनेवालों के वयानोंकी सचाईपर शक करनेका तो कोई 
कारण ही नहीं है। । 

इन तमाम बहादुर साथियोंको मेरी यही सलाह है कि अहिसाकी अपनी प्रतिज्ञा- 
पर दुढ़ रहो; अत्याचारियोंको क्षमा करते रहो। जाहिर है कि वे पाग्ररू हैं। वे नहीं 
जानते कि वे क्‍या कर रहे हैं। गालियोंकी परवाह मत करो। जो गालियाँ देता है, 
वे उसीको दूषित करती है। जो सुनना नहीं चाहता उसका वे कुछ नहीं बिगाड़तीं। 
मारपीटसे तो हमारे जिस्मको चोट लगती है, छेकित यदि हम उन्हें बिना क्रीधके 
बहादुरीसे झेल सकें तो गालियोंसे हमें छाभ ही होगा। पुलिसका कानूनके खिलाफ यह 
पौरुषविहीन आचरण इस प्रणालीकी भ्रष्टताका एक और उदाहरण है। इस प्रणालीके 
अन्तर्गत बरब रताका पोषण किया गया है और मानव-स्वभावकों पतनके गतंमें ढकेल 


काम करनेते इनकार कर सकते हैं, और हमारे हाथमें यही एकमात्र हथियार है | . . . हमें जेंठले बाहर 
और जेछके भोतर भी इस सरकारकों यइ एहसास करा देना चाहिए कि यह इमें अपनों 
इच्छाके विरुद्ध कोई काम करनेके किए किसी भी तरह मजबूर नहीं कर सकती | . « « 
जेलोंमें कुछ बहुत दी भपमानणनक रीति-रिवाज जारी हैं । हमें उनका पालन करनेंसे श्वकार कर देना 
चाहिए । वे रीति-रिवाण इस प्रकार दें: 

(क) हर रोज शामकों तमाम कपड़े उतार लिये जाते हैं और हमें भामूछी-सा बँगोछा पहनकर 
यह दिखाना पढ़ता है कि अपनी रानोंके बीच हमने कुछ छिपा नहीं रखा दे । 

(ख) जलेर-परेब्के समय छोगोति ऐसे काम कराये जाते हैं जो आत्मसम्मानक्रा इनन करनेवाे 
दोते देँ भौर भनुशासनके नामपर वस्तुतः अपमान ही होते हैं । 

(ग) शौच करते समध आसपास कई छोग रहते हैं. और एक वाढेर क्ैदीपर निगाह रखता है । 

(घ) दररोज पाँचों बार नमाज पढ़ते समय खुढे आम अजान देनी चाहिए । - « « 

१. उनका पत्र यहाँ नहीं दिया था रदा है। उसमें मेरठमें सविनय अवश्ञाकी दलचक और पुलिसिके 
अमानुपिक व्यवद्धारका वेणेन किया गया था । 


टिप्पणियाँ ३१३ 


दिया गया है। और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस गरीब देशका --- 
जिसके बारेमें मेरी इच्छा ऐसा मानतेकी होती है कि वह किसी समय मानवन्शक्ति 
तथा धन-धान्यसे भरा-पूरा था->-शोषण करने और इसकी सम्पत्ति छूटकर अपना 
घर भरनेपर कटिबद्ध एक अल्पसंख्यक समुदायके व्यापारिक हितोके लिए बलातू छीनी 
गई सत्ताको कायम रखा जाये। 


बनारसमें बर्बरता 

यहाँ में एक तारका सार दे रहा हूँ, जो बचारससे भेजा जानेवाला था, पर 

जिसे तारघरने आपत्तिजनक बताकर छौटा दिया: 
अधिकारी लोगोंकों पीठते हे और आधी रातको जाड़ेमें उन्हें नंगा घर 

भेज देते हैं। स्वयंसेवक लड़कोंकों गन्दी गालियाँ दी जाती हे और उनके साथ 

- गन्दे मजाक किये जाते हे। देशाभकतोंकों सम्मेलन या समझौतेको धात करनेंसे 

पहले इंस दिज्वामं राहत दिलानी चाहिए। 

जब बराबर इस प्रकारका अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा हो तब सम्मेलनों 
और समझौतोंकी बात सोचनेके लिए देशभवतों को जो कड़ी फटकार बताई गई है, 
पाठकोंका ध्यान उसपर जरूर जायेगा। तारमें जो तथ्य संक्षेप्में रखे गये है, उनका 
विस्तृत विवरण उसके साथके पत्रमें दिया गया है। परन्तु मै अभी उन्हें यहाँ देनेके 
लिए स्वतन्त्र नहीं हूं । इस तारके प्रेषक प्रोफेतर कृपछानी खुद जेलमें ऐसे कदम उठा 
रहे है जिनसे तारमें वरणित अपमानजनक अमानुषिकताओंकी समाप्ति सम्भव है। 

जो छोग जेलसे बाहर है, उन्हें क्या करना चाहिए यह बिलकुल स्पष्ट है। 
क्षुब्ध और उत्तेजित होनेंसे हमें कोई छाभ नहीं होगा। हमें समस्याकी गम्भीरताको 
समझना चाहिए। गन्दगी जितनी ज्यादा हो, आत्मशुद्धि और आत्मत्यागकी आवश्यकता 
उतवी ही अधिक होती है। पुलिसको बुरा-भका कहनेसे हमें कोई लाभ नहीं हो 
सकता। पुलिसवाले परिस्थितियोंकी उपज है। उनके प्रशिक्षणसे उनका सहज स्वभाव 
सुधरा नहीं है, वह शायद बिगड़ा ही है। 

पहली ही बार उनका वास्ता अपने ऐसे देशवासियोंसे पड़ रहा है जो सुसंस्कृत 
है और उच्च उद्देश्य रखते हैं। हमें यह आज्ञा नही करनी चाहिए कि पुलिसमें एकाएक 
परिवर्तन आा जायेगा। यदि हम उनके साथ धैयें और नम्नताका व्यवहार करेगे तो 
वे भी शिष्ट मनुष्य बन जायेंगे और हमारे दुःख-दर्दको समझने छरगेंगे। जिस दिन 
हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जेलकी दौवारोंके अन्दर पहुँचे, मेरे लिए तो स्वराज्य उसी दिन 
आरम्भ हो गया। तबसे निरन्तर शक्तिकी अभिवृद्धि और सुधारका क्रम चछ रहा 
है। सुधार झगड़ेके निबटारेके बाद शुरू नही होना है, बल्कि निबटारा वास्तविक और 
उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सुघारका फल होगा। और पुलिसकी क्र्रताके लिए क्या हेम स्वयं 
भी दोषी नहीं है? क्या हम बहुत कारुतक उनकी उपेक्षा नहीं करते रहे है, बहुत 
कालतक उनसे डरते नहीं रहे है, उनका ब्रा नहीं चाहते रहे है और यह नहीं मानते 
रहे हैं कि अब उनका उद्धार सम्भव नहीं है? यदि हमारी यही मनोवृत्ति रही तो 


३२४- सम्पूर्ण गांधी वाइम्य 


हम बहुत-से समुदायोंके बारेमें मान बैठेंगे कि उनमें किसी प्रकारके सुधारकी आशा नही 
रखनी चाहिए और तब अन्तर्में हम केवल मुट्ठी-भर छोग ही पृर्णताके प्रतिरूप और 
श्रेष्ठताके आदर्श रह जायेंगे। दूसरे शब्दोंमें, यदि हम सिर्फ अपनेको ही गुणी व्यक्ति 
मानेंगे तो अन्तमें स्व॒राज्यसे वंचित रह जायेंगे। इसलिए हमें पुलिसके दुर्गुणों और 
अपनी आम परिस्थितियोंकी दुर्बंछताके लिए कुछ दोष अपने ऊपर भी छेना चाहिए। 
किन्तु हमारा घैयें केवल तभी सही सिद्ध होगा जब हम सहूलियत और आरामसे 
प्यार करनेकी बजाय दर्द और कष्टसे प्यार करें। यदि हम इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए 
अपनी-अपनी छरूघु भूमिका अच्छेसे-अच्छे ढंगसे अदा करते जायें तो, दिन-प्रतिदित 
मिल रहे भयानक समाचारोंके बावजूद, हम प्रसन्न रह सकते हैं। फल तो हमें हर 
हालतमें ईश्वरपर ही छोड़ देना चाहिए। 


पंजाबका योगदान 


निष्पक्ष पंजाब सरकारने जालन्धरको भी, जो पीछे छूट गया रूगता था, अपनेकों 
सम्मानित करनेका अवसर प्रदान किया है। वहाँके प्रमुख कार्यकर्ता छाछा हंसराज 
गिरफ्तार कर लिये गये है। वे बैरिस्टर हैँ और एक पुराने प्रतिष्ठित परिवारके है, 
जो सरकारकी बहुत सेवा कर चुका है। छाछा हंसराजका अपराध थह था कि उन्होंने, 
अम्बालाके लाला दुनीचन्दकी तरह, शराबके ठेकेकी नीलामीपर खुद धरना देनेकी 
हिम्मत की थी। किसी बैरिस्टर द्वारा वकालतकी जगह नैतिक सुधारका काम अपनानेको 
कोई भी व्यक्ति एक अच्छाई ही मानेगा। परन्तु भारतमें सरकार ऐसी बातोंको किसी 
और ही दृष्टिसे देखती है। लेकिन जेल-जीवनसे छाछा हंसराजका कोई नुकसान नहीं 
होगा। उनके क्रृतज्ञ देशवासी एक सफल बैरिस्टरके रूपमें उनकी सेवाओंकोी जितना 
मूल्यवान समझते थे, एक राष्ट्रीय बन्दीके रूपमें उन्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान 
समझेंगे । ' 
लाला दुनीचन्द अपने पुत्रके पास एक पत्र मुझे भेजनेके लिए छोड़ गये हैं। 
उससे में निम्नलिखित अंश यहाँ उद्धत कर रहा हूँ।' 
श्रीमती दुनीचन्दने एक छोठेसे पत्रमें बताया है कि यद्यपि उत्तके पतिका छारीर 
दुबंछ है, फिर भी वे उन्हें विदा करके बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वे जानती हैं कि वे 
जनताकी सेवा कर रहे है। 
धामिक स्वतन्त्रतामें हस्तकेप 


पंडित अर्जुनलाछ सेठीके हिस्से जेछोंमें धामिक उत्पीड़न सहना ही आया है। 
जब वे जयपुरमें रम्बी कैद भोग रहे थे, तो उन्हें धामिक अनुष्ठानकी अनुमति न 
मिलतेके कारण भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। अब वे सायर जेलमें बन्द है। उनके 
पुत्रने, जो अजमेरमें हैं, लिखा है: * 


१. गांवीणी द्वारा उद्धृत पत्नाशमें बताया गया था कि अदाल्तके भद्दातेमें शराबके ठेकेकी नीजा्मीके 
अवसरपर वहाँ धरना देंनेके लिए श्री दुनीचन्द गिरफ्तार कर छिये गये भौर शराबक़ी दुकानोंपर भरना 
देनेके लिए बहुतसे स्वयंसेवक्त भी गिरफ्तार ,किये गये । 


टिप्पणियाँ ३२५ 


खबर मिली है कि मेरे पिताके साथ अमानुविक व्यवहार किया जा रहा 
है। वे घातक नसूनिया रोगसे पीड़ित है। बीमारीके बावजूद उनसे चक्की 
चलवाई गई। इस तरह दबाये जानेपर ही उन्होंने माफीनामा दिया था; लेकिन 
ल्थितिका भान होते ही उन्होंने फौरन उसे वापस ले लिया। आजकल उन्हें 
अंडे खाने और धाराब पीनेके लिए सजबूर किया जा रहा है। उनका वजन 
कम हो गया है। 
में नही जानता कि यह खबर कहाँतक सच है। पुत्र अपने पितासे मिल नहीं सका 
है। जो ख़बर उसे मिली हैं अगर वह सच है तो यह साफ-साफ यातना देनेका मामला 
है। कोई भी यह देख सकता है कि वे इतने कमजोर हैँ कि उन्हें चक्की चलानेका 
काम नहीं दिया जा सकता। किसी रोगीको ब्रांडी या अण्डे छेनेके लिए मजबूर करना 
धर्मके विरुद्ध एक अपराध है। दक्षिण आफ्रिकाके रेवाशंकर सोढा नामक एक नौजवान 
सत्याग्रहीकी बात भें जानता हूँ। उसके हलकके नीचे जबरदस्ती अंडे उतारे गये। उसने 
उस द्रवको जबरदस्ती पिलाये जानेके बाद तुरन्त ही उलछटी कर दी, और इस तरह 
अपने उत्पीड़कोको परास्त कर दिया। इस तरहके दृढ़ संकल्पके आगे उस अत्याचारको 
दोहरानेकी फिर अधिकारियोकी हिम्मत नहीं हुईं। यह बतानेकी आवध्यकता नहीं कि 
वह बहादुर नौजवान अंडे न खानेपर भी ठीक हो गया और जाज वह पूरी तरह 
स्वस्थ और सुखी है। डाक्टरो द्वारा सुझाये गये भोजनको अस्वीकार करनेके आऔचित्यके 
बारेमें मतभेद हो सकता है। परन्तु हम यहाँ इसके चिकित्सा-सम्बन्धी पहलूपर विचार 
नहीं कर रहे है। मेरे विचारसे तो मनुष्य जिस चीजको अपना धामिक विश्वास मानता 
है, उसकी कीमतपर रोगमुक्त होनेसे इनकार करनेका उसे पूरा अधिकार है, विशेष- 
कर जब वह जेलूमें हो। 


“मदरलेड” मुकाबलेके लिए तैयार 


मौलवी मजहरुरू हकके' ' मदरलैड' से जमानत दाखिल करनेके लिए कहा गया 
है। विहार सरकारके लिए वहू पत्र जरूरतसे ज्यादा स्वतन्त्र सिद्ध हुआ है। उसने 
बड़ी बेरहमीसे उसके कुकर्मोंका मण्डा-फोड़ किया है। अपने विचारोंको उसने खुलेआम 
रखनेकी हिस्‍्मत दिखाई है। स्पष्टवादिताका मुँह बन्द करना ही चाहिए। सम्पादकने 
गवंके साथ जमानत दाखिल करनेसे इनकार कर दिया है और यह घोषणा की है कि 
दे अपने पत्रकों हस्तलिखित रूपमें निकाछेगे। दे प्रतिदिन अपने विचारोंकों अभिव्यक्ति 
देते हुए जो-कुछ लिखता करेंगे उसकी नकलें तैयार करनेके लिए उन्हें बहुत सारे स्वयं- 
सेवकोंकी सहायता मिलनी चाहिए। इस तरह पाठकगण समाचारों और विदचारोंके 
संक्षिप्तीकरणका भह॒त्त्व शायद अधिक समझ पायेंगे --. भले ही कारण सिर्फ इतना ही 


, ** १८६६-१९३०; 'बिद्ारके राष्ट्रवादी नेता; भुस्किम छीगके संस्थापकोमें से एक और बादसें उसके 
भणक्ष; चम्पारन सत्माग्रद तथा असह॒पोग आन्दोलनमें गांचीजीकी मदद की । 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

हो कि प्रतियाँ तैयार करनेके लिए बहुतसे कार्यकर्त्ताओंकों विशेष प्रयत्त करना होगा। 
साफ-सुन्दर अक्षरोंमें छिखी “गीता की किसी प्रतिको मुद्रित प्रतियोंकी अपेक्षा सदा ही 
अधिक महत्त्व दिया जायेगा। 'कॉनिकल में मैंने पढ़ा है कि “वन्देमातरम्‌ ' की २,००० 
रुपयेकी जमानत जब्त कर छी गई है। मेरा खयारू है कि उसे भी हस्तलिखित समा- 
चारपत्रोंकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फौजमें शामिल होना पड़ेगा। किसी-न-किसी दिन 
सभी असहयोगी समाचारपभ्रोंका मुद्रण बन्द कर दिया जायेगा। छपाईको तो दबाया 
जा सकता है, लेकिन लिखाईको दबाना कठिन है। लेकिन मै देख रहा हूँ कि उड़ीसा 
सरकारने नेताओंको यह नोटिस दिया है कि वे स्वयंसेवक वगैरह भरती करनेके बारेमें 
नोटिस न लिखें। अगर सरकार चाहे कि ऐसे शब्द बिलकुल लिखे ही न जायें तब तो 
उसे यह अपराध करनेवाले समस्त छेखकोंको, उनके शरीरको जेल भेजना पड़ेगा। 
लेकिन तब विचार अवरुद्ध होनेकी बजाय बिलकुल स्वतन्त्र हो जायेंगे। एक सच्चे ओर 
परखे हुए आदमीका मूक शब्द ऐसे आदमीके लिखित या मुद्रित शब्दसे कहीं अधिक 
प्रभावशाली होता है जिसे लोग न जानते हों, न अपना समझते हों। हर असहयोगीको 
पिछले तीन महीनोंके दमन और उसके फलस्वरूप आई जाग्रृतिसे एक शानदार सबक 
लेना चाहिए, और उसे असहयोगके हितमें निकाले गये समाचारपत्नोंके दमनसे एक 
क्षणके लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए। 


और लिखे हुए सस्ाचारपत्र 


इलाहाबादका ' स्वराज्य *, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, एक लिखित समा- 
चारपत्रके रूपमें निकलने छगा है। इसके सम्पादक बाबू रामक्ृष्ण रूघाटे हैं। इसे 
बहुत साफ-सुन्दर अक्षरोंमें लिखा जा रहा है। छपाई और टठाइपिंगके चलनसे किताबतकी 
कराका चलन उठता जा रहा है। हस्तलिखित पत्नोंका निककना यदि दीघेकाल तक 
चलता रहा, तो इसके फलस्वरूप निश्चय ही इस सुन्दर कलाका पुनरुत्थान होगा। 
कुछ प्राचीन पाण्डुलिपियाँ सौन्दर्य और आनन्दकी अमर कतियाँ हैं। ' गोहाटीसे भी एक 
हस्तलिखित समाचारपत्र निकरा है। यह हिन्दी और असमिया दोनोंमें लिखा जाता 
है और हर पखवाड़े निकलता है। मूल्य तीन घेले है। तीनों लिखित पत्नोंमें सबसे 
साफ लिखावट गोहाटीवाले पत्रकी है। इसका नाम “कांग्रेस” है। किताबतकी दृष्टिसे 
' स्व॒राज्य ” सबसे अच्छा है। “इंडिपेंडेंट ' की छाप साफ नहीं है। या तो रोनिओो या फिर 
साइक्छोपर ट्रेसिंग खराब होती होगी। तीनों पत्नोंको स्‍्वयंसेवकों या वेततपर काम 
करनेवाले खास कार्येकर्त्ताओंकों प्रशिक्षण देना होगा, जिससे कि वे ऐसी प्रतियाँ निकाल 
सकें जो छपे कागजकी तरह आसानीसे पढ़ी जा सकें। साथ ही उन्हें संक्षिप्त अभि- 
व्यक्तिकी झैली भी विकसित करनी होगी। ये तीनों पत्र चुस्त शैलीमें लिखे जाते हैं, 
फिर भी भुझे विदवास है कि विचारकों अस्पष्ठ किये बिना संक्षिप्तीकरणकी कलाको 
अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि विचार या तथ्योंके 
रूपमें पाठकको कुछ ऐसा दिया जाये जो उसे और कहीं न मिल सकता हो। व्यवस्था- 
पकोंको प्रत्येक प्रति देखनी चाहिए और जिन-जिनपर छाप हलकी हो और पढ़ी न जा 
सके उन सबको नष्ट कर देना चाहिए, जैसा कि मुद्रक भी करते हैं। इन सराहनीय 


टिप्पणियाँ ३२७ 


पत्रोंके संचालकोंको मैं यह बात याद दिछाना चाहते हूँ कि 'सत्याग्रही” जो थोड़े 
ही समय चला था, एक फुलस्केप कागजके सिर्फ एक ओर ही लिखा होता था। 


स्थग्रित वेतन 


सरकारको धारवाड़के श्री विनायकराव जोशीकी पेंशन, जिसे आजकल स्थगित 
वेतन (डिफर्ड पे) कहा णाता है, रोक देनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। कारण सिर्फ 
इतना था कि उन्होंने अपने देशकी सेवा करनेकी कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर 
सर माइकेल ओडायरकी पेंशन बरकरार है, जबकि वह हर अवसरपर शिक्षित भार- 
तीयोंकी निन्‍दा करता है, और बराबर इस ताकमें रहता है कि कब मौका मिले 
और वह जन-साधारणपर उद्धततापूर्वक अपती संरक्षकताकी घाक जमाये मानो वे 
छोटे-छोटे बच्चे हों, जितपर किसी बड़े-बूढ़ेकी देख-रेख और चौकसी बराबर चाहिए 
ही। इसी प्रकार जनरहू डायर भी, जो आजतक मानते हैं कि जलियाँवालछा बागमें 
निर्दोष-निरीह छोमोंका कत्लेआम करके उन्होंने मात्र एक कत्तेव्यका ही पालन किया, 
पेंशनका लाभ उठा रहे है। हमें यह बताया गया है कि उनकी पेंशनें रोकनेमें कानूनी 
कठिनाइयाँ है, और यदि कानूनी बाधा भी दूर की जा सके तो उनकी पेंशने बन्द 
करना अनैतिक होगा। सचमुच भारतीयके लिए एक कानून है और अंग्रेजके लिए 
दूसरा ! देशभवतके लिए एक कानून है और अत्याचारीके लिए दूसरा! एकके 
भामलेमें जो नैतिक है वही दूसरेके मामलेमें अनैतिक है! श्री जोशीने सरकारको जो 
साहसपूर्ण उत्तर दिया है, और देशसेवा या अपनी पेंशनमें से एकको चुननेका मौका 
पड़नेपर अपनी पेंशनका त्याग करके जो देशभक्तिपूर्ण शौयं दिखाया है, उसके लिए 
मैं उन्हें बधाई देता हूं। श्री जोशीके त्यागसे भारतके ध्येयकों बल मिला है। उनकी 
भौतिक हानिसे भारतको नैतिक छाम हुआ है। 


पोलिटिकल एजेंसियाँ 


दमनेका जाल धीरे-धीरे सभी दिशाओंमें फछ रहा है। आजकल यह युवराजके 
आगे-आगे चलता है, मानो वह इस तरह लोगोंको उस दक्तिका परिचय दे रहा हो, 
जिसका कि युवराज प्रतिनिधित्व करते हँ। चूँकि वे इन्दौर पधारनेवाले है, इसलिए 
वाबू बद्रीछाल आयेदत्त और बाबू छोटेलालको गवर्नर जनरलके एजेंटने इन्दौर कैम्पसे 
निकाल दिया है। रेजीडेंसी क्षेत्रके अन्दर सावंजनिक सभाएं न करनेके आदेश भी जारी 
कर दिये गये हैँ। हो सकता है कि इन रेजीडेंसियोंमं सावंजनिक जीवन उत्तना संगठित 
न हो जितना कि खास ब्रिटिश भारतमें है। छेकिन यदि यह उतना ही संगठित है, 
तो मुझे कैम्पके निवासियोंके कर्तंव्यके बारेमें कोई सन्देह नहीं है। यदि वे अहिंसा कायम 
रख सकते हैं गौर यदि वे जरा भी अच्छी तरह संगठित है, तो उन्हें आदेशोंके 


१. गांवीणीका भपंजीकृत समाचार-साप्ताहिक, जिसका प्रथम भंक ७ भप्रेठ, १९१९ को प्रस ऐक्टको 
चुनौतीके रुपमे रौछूट क्वानूनेकि विरोगी भान्दोल्नके दौरान निकाछा गधा था । जब गाभीणीने सविनप 
भवज्ञा सुस्तवी कर दी तब इसका प्रकाशन बन्द हो गधा । देखिए खण्ड १० । 


२२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बावजूद सभाएँ करनी चाहिए और निष्कासन या कंदका खतरा मोल छेना चाहिए। 
मेरी रायमें, जिन्हें निष्कासित किया जाये उन्हें वहाँ फिर वापस जाकर गिरफ्तार 
होना चाहिए। 

इसी तरहकी एक खबर काठियावाड़से भी आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
काठियावाड़के राजाओंने गवर्नर महोदयके लिए शिकार पार्टियों और दूसरे अराजनीतिक 
छेकिन खर्चीके भनोरंजनकी व्यवस्था की है। इन रियासतोंकी प्रजा बहुत नाराज है। 
नाराजगी गवर्नरके दौरेपर नहीं, बल्कि उनके सम्मानमें आयोजित इन खर्चीले मनो- 
रंजनोंपर है। शायद गवर्नर इनमें कोई रस भी न छेते हों। इन अधिकारियोंको 
हमेशा ऐसे मनोरंजनोंकी जरूरत आखिर क्‍यों हो? यह तो है नहीं कि जब वे सदर 
मृकामपर काम करते हैं तो वहाँ उनके लिए भनोरंजनकी व्यवस्था न होती हो। 
वस्तुत: ये मनोर॑जन, उनमें से कमसे-कम कुछके लिए खुद एक काम बन जाते होंगे। 
कोई भी पक्ष इन प्रदर्शनोंमें अपने स्वाभाविक रुपमें नहीं रह सकता। उन्हें श्रेष्ठ 
व्यवहारका दिखावा करना पड़ता है और अपनी उचित दूरी रखनी पड़ती है। अनौप- 
चारिक रूपसे मिलनेपर उन्हें हमेशा औपचारिक और सही व्यवहार करना होता 
है। इन परिस्थितियोंमें, यदि इन मनोरंजनोंको स्थान न दिया जाये और दौरोंको केवल 
राजकीय कामकाज तक ही सीमित रखा जाये, तो निरचय ही इससे समय और 
धनकी बहुत बचत होगी। इसके अछावा, शिकार-पार्टियोंस शाकाहारी छोगोंसे आबाद 
काठियावाड़की भावनाओंको ठेस पहुंचती है। काठियावाड़के लोग, वे कुछ न कहें तो भी, 
जीव-जन्तुओंकी व्यर्थंकी इस हत्यासे नाराज हुए बिना नहीं रह सकते। मुझे बताया गया 
कि शिकारके जानवरको प्रलोभन देकर शिकार-स्थलूतक ले आनेके लिए कई दिन पहलेसे 
वहाँ बकरे बाँघ जाते हैं, जिन्हें रोज-रोज मारकर वह जानवर खा जाता है। इस तरहके 
शिकारमें, जिसके लिए इतना निर्दोष रक्त बहाना पड़े और शिकारीकों जान या चोटका 
कोई खतरा न हो, कोई आकर्षण नहीं रहता। वह तो उस कानूनकी एक हलूकी नकल 
बन जाता है जो आज भारतमें सरकार और जनताके बीच प्रचलित है; अर्थात्‌ वह 
कानून जिसके अधीन जनता हमेशा सरकारका शिकार होती है और सरकारको कभी 
कोई खतरा नहीं होता! यह मूसाका कानून नहीं है, जिसमें जानके, बदले जान छेनेकी 
व्यवस्था थी। इस कानूनके अधीन तो ईंटोंके बदले गोलियोंकी बौछार की जाती है 
और खरोंचके बदले प्राण ले लिये जाते हैं। जिसमें शिकारीको कोई ख़तरा न उठाना 
पडें, वह अच्छा शिकार नही, बल्कि साफ करता है। लेकिन जाहिर है कि गवर्नर- 
का एजेंट काठियावाड़में यजाओंकी फिजूलखर्ची तकके खिलाफ विरोधी सभाएँ सहन 
नहीं कर सका, और इसलिए ऐसा लूगता है कि उसने सार्वजनिक सभाओंपर पाबन्दी 
लगा दी है और सर्वेश्री मणिकाल कोठारी व मनसुखलाल रावजीभाई मेहताको गिरफ्तार 
कर लिया है। 

एजेंसियोंमें यह सब हलचल एक नई घटना है। गिरफ्तार होनेवालों को में बधाई 
देता हूँ। हमारे लिए अहिसाका नियम जितना खास ब्रिठिश क्षेत्रमें अनिवार्य हैं, उतना 
ही एजेंसियों और रियासतॉर्में भी है। इससे बड़ी बात यह है कि रियासतोंके निवा- 
सियोंको, सरकारसे असहयोग करनेके लिए या उस आन्दोलनके हितमें रियासतोंको 


टिप्पणियाँ ३२९ 


प्रेशाव नहीं करना चाहिए। अपनी स्थानीय शिकायतोंको दूर करानेंके लिए वे लड़ 
सकते है, लेकिन जबतक कि परिस्थितियाँ बहुत ही गम्भीर न हो जायें और जनमत 
उनके साथ न हो, तवतक वे अपनी लड़ाईमें तीव्र असहयोगका तरीका न अपनायें। 
रियासतोंमें प्रजा अभी यह दावा नहीं कर सकती कि राजाओंपर वह अन्य सभी 
साधनोंको आजमाकर देख चुकी है। उसे जनमत तैयार करना चाहिए, आन्दोलन 
चलाना चाहिए और अन्य प्रकारसे अपनेकों संगठित करना चाहिए। में अकसर यह 
बात सुतता हूँ कि काग्रेस असहयोगके आगमनके वाद ही उपयोगी बनी है। यह वस्तु- 
स्थितिके बारेमें बिलकुल गलत खयाल है। सचाई यह है कि कांग्रेस आन्दोलनसे असह- 
योगके लिए मार्ग तैयार हुआ है। असहयोग काग्रेसकी पहलेकी गति-विधियोंका उचित 
और स्वाभाविक परिणाम है। कांग्रेस भारतमें सदासे लोगोकी श्षिकायतोंको प्रभावपूर्ण 
ढंगसे प्रकट करनेवाली सबसे वडी संस्था रही है। जन-साधारणकी शक्ति और दुबंलता- 
का यह सच्चा मापदण्ड रही है। रियासतोंकी प्रजाकी भी अपनी कांग्रेसें और कान्फ्रेंसे 
होनी चाहिए, जो ब्विटिश भारतके तमूनोसे बिरूकुल अलग हों और शायद उनका 
संचालन भी दूसरे ढंगसे होता चाहिए। वे इस मातृसस्थाकी गलरतियोसे बहुत-कुछ 
सीख सकती है, पर उन्हें उस प्रारम्भिक अतुशासनमें से तो गुजरना ही होगा! किसी 
अन्यायको वढ़ाये-चढ़ाये बिना ज्योंका-त्यों उजागर कर देना कोई छोटी वात नहीं है। 
पापकी तरह अन्याय भी अंधकारमें ही फलूता-फूलता है। सूर्यके प्रकाशमें वह मर जाता 
है। इसलिए रियासतोंकी प्रजाको तेजीके साथ, सुन्यवस्थित ढंगसे अपने-आपको संगठित 
करना चाहिए। उसे अपने स्थानीय मामले राष्ट्रीय कांग्रेसमें गह-मड़ु करके खराब 
नहीं करने चाहिए। रियासतोंके लोग, रियासतोंके क्षेत्रसे वाहर, कांग्रेसमें और कांग्रेसके 
लिए काम कर सकते है, जैसा कि बहुत-से कर भी रहे' है । 


बंगालसे चेतावनी 


एक मित्र है, पुराने और परखें हुए राष्ट्र-सेवी। वंगालके क्षितिजपर बार-बार 
जो अनिष्टकी आशकासे युक्त बादर घिर आते है, उनकी सूचना देनेमें वे कभी भी 
चूकते नहीं हैं। इस बार उन्होने एक आम लगानबन्दी आन्दोलनको शह देनेके खिलाफ 
चेतावनी दी है। उनका यह खयाल है कि चूंकि अधिकतर नेता जेलमें हैँ, इसलिए 
बंगालमें उतावलेपतकी कार्रवाई बिलकुक सम्भव लगती है। में शिकायत नहीं कर 
सकता पर फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि नेताओंकी गिरफ्तारी सर- 
कारकी अपराधपूर्ण मूखंताके कारण हुई है। उसने शान्ति कायम रखनेवाले सच्चे 
छोगोंके साथ शान्ति-भंग करनेवालोंका-सा बरताव किया है। सरकार हिंसाको निमन्त्रण 
दे रही है। वह मानो किसी निरिचत उद्देश्यके लिए, देशकों हिसाके लिए तैयार कर 
रही है। छेकिन इन मामलोमें भी मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं यह मानता 
हूँ कि हममें से अधिकृतर लोगोको इस सबकी और इससे भी अधिककी आशका थी; 
फिर भी हम इसी नतीजपर पहुँचे कि हमें पूरी हिम्मतसे काम ढेना चाहिए और 
वेक्ष््क आगे वढना चाहिए। हमने ईइवरपर भरोसा रखकर ही यह निर्णय लिया 
था, और आज भी उसीपर हमारा भरोसा है। 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


परन्तु में यह मानता हूँ कि हमें हर अप्रत्याशित संकटकों ठालनेके लिए हर 
सम्मव सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरे जोरके साथ यह सलाह दी थी, 
और फिर देता हूँ कि वुद्धिमानी इसीमें है कि मैंने जिस प्रयोगकी देख-रेखका खुद 
उत्तरदायित्व लिया है, भारतके सभी भागोंको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बंगालते 
बहुत-कुछ किया है। उसने आइचयेजनक कार्य किये हैँ, बहुत कष्ट सहे हैं। अब भी 
वह कष्ट सह रहा है और बहुत ही संयमसे काम छे रहा है। मैं बंगालके सभी 
नेताओंसे अपीक करूँगा कि वे जरा दम लें और कोई भी नया कदम न उठायें। उन्हें 
वाणीकी स्वतन्त्रता और समभा-संगठनकी स्वतन्त्रताके अपने अधिकारपर हर तरहसे 
आग्रह करना चाहिए। लेकिन सामूहिक सविनय अवज्ञा या छगान-बन्दी, जो कि उसका 
एक रूप है, शुरू करनेका यह अवसर नहीं है। अभी तो कार्यकर्त्ताओंको जन-साधा- 
रणको यही सलाह देनी चाहिए कि वह चालू वर्षका वाजिब लगान अदा कर दे। 
इस तरह वे उसमें ज्यादा अच्छा अनुशासन कायम कर सकेंगे। 


और आन्भ्रके बारेसें? 


एक दूसरे मित्र पूछते हैँ: “तो आपने आलन्भ्रको ऊगान-बन्दीकी सलाह क्‍यों दी 
है? इस तरह क्या आपने मालवीय सम्मेलनके साथ किये गये अपने इस करारकों 
नहीं तोड़ा कि ३१ तारीख तक सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू नहीं की जायेगी ? ” 
(ये टिप्पणियाँ ३० तारीखको लिखी जा रही हैं) मेरा उत्तर यह है कि मैने आत्श्रके 
लोगोंको सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करनेकी सलाह नहीं दी है। मैं उन्हें उसकी 
तैयारीसे रोक नहीं सकता था। उन्होंने तो केवल नियत तिथिके अन्दर एक विदोष 
अवधिके लिए ही उसे स्थग्रित किया था, जिसका उद्देश्य अपना रास्ता टठोलना था। 
लेकिन सरकारने निरचय ही उतावल्ी करके मामलेकों बहुत विग्राड़ दिया है। परन्तु 
आन्भ्रके लोग चतुर हैं और मुझे आशा है कि वे नम्नताका हुनर जानते हैं। सरकारकी 
उत्तेजनात्मक कारवाइयोके बावजूद मुझे पूरी आशा है कि वे काफी नम्र रहेंगे और 
सामूहिक सविनय अवज्ञा तबतक शुरू नहीं करेंगे जबतक उन्हें ऐसा न छगे कि वे पूरी 
तरह तैयार है, और उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि बे कांग्रेस द्वारा निर्धारित 
सभी शर्तोंका पालन कर सकते हैं। इन शर्तोंगें अहिसाका अपना एक विशिष्ट महत्त्व 
है। वैसे मुझे ज्यादा खुशी तो तब होगी जब आन्भध्र-सहित भारतका कोई अन्य भाग 
यह प्रयोग तबतक न करे जबतक कि मेरे प्रयोगके परिणाम निश्चित रूपसे ज्ञात 
न हो जायें। 

सामूहिक आल्दोलनसे सम्भावित खतरा 

जहाँ हम जन-जागरणपर हर तरहसे आत्म-सन्तोषका अनुभव कर सकते हैं, 
वहाँ उसके सम्भावित निद्िचत खतरोंकी उपेक्षा करना एक मूखंता ही होगी। मैने 
अभी-अभी पत्नोंमें यह खबर पढ़ी है कि एक लड़की मेरी वेटी होनेका ढोंग रच रही 
है और इस आधारपर हर प्रकारका आदर-सत्कार पा रही है। वैसे, अगर अच्छी 
और सुशील हों तो हजारों छड़कियोंकों भी अपनी बेटियाँ माननेमें मुझे कोई आपत्ति 


टिप्पणियाँ ३३१ 


नहीं होगी, बल्कि वास्तव यौरवका अनुभव होगा। वे मेरा और देशका नाम बढ़ा- 
येंगी। संसार उन्हें एक ऐसे परिवारका सदस्य मानेगा जो अधिकाधिक व्यक्तियोंको 
अपनानेके कारण उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। पर जो स्थिति है उसमें मुझे यह दसवी बार 
कहना पड़ रहा है कि मुझे किसी भी बेटीका बाप होनेका सौभाग्य प्राप्त नही है। 
हाँ, एक नन्‍ही-सी “अछूत” लड़की है, जिसे में गवंके साथ अपनी गोद की बेटी 
कहता हूँ । उससे मुझे बहुत सुख मिला है और मैं आज्ञा करता हूँ कि बड़ी होनेपर 
वह अपने भावी सेवा-क्षेत्रमें सत्यनिष्ठा और विनयशीछताके गुणोसे यूकत होकर उतरेगी। 
इस समय तो वह पक्की “शैतान” है। अभी तो उसका मन बस खेल-ही-खेलमें ऊूग्ता 
है, काममें बिलकुल नहीं। अपने माँ-वापके घरमें तो आबनूसके डंडेके भयसे सीधी 
रहती थी, मगर यहाँ उसे वह भय नहीं है सो कोई काम ही नहीं करती। लेकिन 
निठल्ली रहनेवाली यह सात सालकी प्यारी लड़की जब मुझे अपना बाप कहती है तो 
मुझे जरा भी बुरा नहीं छगता। कुछ बड़ी लड़कियाँ भी है, जिन्हें अपनी बेटियाँ 
मानकर मुझे सुख मिलता है ओर जो मुझे यह सुख प्राप्त करने देती है। छेकिन वे 
मुझसे जैसे ऊँचे स्तरकी अपेक्षा रखती है, उसपर कायम रहना मेरे लिए कठिन हो 
जाता है। उन्हें हमेशा यह खतरा बना रहता है कि उनका यह बाप कहीं उनके 
विश्वासके अयोग्य न निकले। परन्तु में भारतकी सभी लड़कियोंको यह बता देना 
चाहता हूँ कि उनके जबरदस्ती मेरी वेटी बननेसे मेरी जो बदनामी हो सकती है, 
उसकी जोखिम में उठाना नहीं चाहता। छेकिन मुझपर इतने ऊँचे स्तरका निर्वाह 
करनेका बोझ डाह़नेवाढी जो ये लड़कियाँ है, जिनके नाम तक मै दुनियाके आगे 
रखनेकी हिम्मत नहीं करता, उन जैसी लड़कियोंकों मै वेशक अपनी वेटी बनाना 
चाहता हूँ। 

लेकिन जिस लड़कीके मुझे रुवाहमस्वाह्‌ अपना बाप बना लेनेंकी खबर आई है, 
उसके वारेमें मे कहूँगा कि वह इस तरह अपना मनवह॒लाव ही -कर रही है और 
उसका यह व्यवहार अपेक्षाकृत कम हानिप्रद है। मैने सुना है कि उदयपुरके मोतीछाल 
पंचोली नामक एक सज्जन मेरे शिष्य होनेका दावा कर रहे है और राजपृतानेकी 
रियासतोके देहातियोके बीच मद्य-निषेध और न जाने किस-किस चीजका प्रचार कर रहे 
है। ख़बर यह है कि उनके इर्द-ग्रिंद हथियारबन्द प्रशंसकोंका एक जमघट रहता है 
और वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना कुछ ऐसा ही राज्य स्थापित कर देते हैं। वे 
चमत्कारी शक्तिका भी दावा करते हैं। उन्होंने और उनके प्रशंसकोंने कुछ ध्वंसात्मक 
कार्य किया है, ऐसी भी खबर मिली है। मै चाहता हूँ कि लोग हमेशाके लिए यह 
समझ लें कि मेरा कोई शक्षिष्य नहीं है। कमसे-कम फिलहाल तो मेरा कांग्रेस और 
खिलाफत समितियोंसे अछग किसी तरहका कोई अस्तित्व नही है। मेरी सारी गतिविधि 
इन दो संस्थाओोसे सम्बद्ध है। कोई भी व्यक्ति भेरी ओरसे काम नहीं कर रहा है; 
और जबतक मैं किसीको लिखित रूपमें न दूँ, तबतक किसीको मेरे नामका उपयोग 
करनेका अधिकार नहीं है। किसीकों भी मैने कांग्रेस या खिलाफतके कामके अलावा 


कोई और काम करनेके लिए नहीं छिखा है। और किसीको भी मैने किसी आदमीके 
खिलाफ कोई हथियार, डंडा तक इस्तेमाल करनेका अधिकार नही दिया है। 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में समझता हूँ कि इन बहादुर लेकिन सीधे-सादे देहातियोंको इस बातके लिए 

उकसाया गया है कि वे जिस रियासतममें हैं, उसे उसका वाजिव कर अदा न करें। 
उनसे यहाँतक कहा गया है कि मैने सिरोही रियासतके लछोगोसे कहा है कि कोई भी 
सवा रुपयेसे ज्यादा कर न दे। मुझे इस सबका कुछ पता नहीं है। किसीने भी मुझसे 
इस मामलेपर सलाह-मशविरा नहीं किया है। रियासतके मुख्य मन्‍्ती पंडित रमाकान्त 
मालवीयने मुझे इस सबकी सूचना देनेकी कृपा की है और वे बताते हैं कि मेरे नाम- 
पर बहुत शरारत की जा रही है। यदि मेरा यह छेख इन देशवासियों तक पहुँचे तो 
में उनसे यह कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी सव शिकायतें रियासतके अधिकारियोंके 
आगे रखनी चाहिए और कभी भी हथियारोंका सहारा नहीं छेना चाहिए। जिस करको 
वे अनुचित मानें, यदि उसकी अदायगी रोकना चाहें तो उन्हें ऐसा करनेका अधिकार 
है। परन्तु यह एक ऐसा अधिकार है जिसे कभी भी गैर-जिम्मेदारीसे प्रयोगमें नहीं 
लाना चाहिए। उन्हें जनमत तैयार करना चाहिए; और अपनी बात दुनियाके आगे 
रखनी चाहिए। यदि वे थे सावधानियाँ नहीं वबरतैंगे तो वे हर चीजकों और हर 
किसीको अपने खिलाफ पायेंगे और आखिरमें उन्हे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २-२-१९२२ 


१४२५७. चरखेंके बारेमें डा० रायके विचार 


सर प्रफूल्लचन्द्र रायने चरखंसे सम्बन्धित एक बंगला पुस्तिकाकी एक बड़ी ही 
तक-संगत प्रस्तावना' लिखी है। उस समूची प्रस्तावनाका निम्नलिखित अनुवाद प्रकाशित 
करते हुए मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि रासायनिक गवेषणा और ओद्योग्रिक संग्रठनके क्षेत्रमें प्राप्त की गई उनकी 
आइचयेजनक उपलब्धियोंकी भाँति ही घरेलू पैमानेपर की जानेवाली कंताईका उनका 
संगठन और भी कहीं अधिक भहस््वपूर्ण और विस्मयकारी होगा। उनकी रासायनिक 
गवेबणाओंने भारतकी प्रतिष्ठामें चार चाँद छूगा दिये हैं, उन्होंने जो उद्योग खड़े किये, 
उनसे बंगालको कई लाख रुपयोंकी आमदनी हुई और प्रतिभासम्पन्न वंगालियोंको काम 
भी मिला; परन्तु घरेलू पैमानेपर कत्ताईका काम शुरू करनेका मतरूब है छात्रों बंगाली 
परिवारोंको भुखमरी और कंगाली तथा अधःपतनसे मुक्त करना और अकालछों तथा 
उनके कारण फैलनेवाल्े रोगोंसे मुक्ति दिकाना और उनके घरोंमें हँसी-खुशीका वाता- 
वरण पैदा करना, जो पेट भरा होनेपर ही सम्भव है। में डा० रायकी इस उक्तिका 
पूरा समर्थन करता हूँ कि प्रथम स्वदेशी आन्दोलनके दौरान मैनचेस्टर या जापानके 
बदले बम्बई या अहमदाबादसे कपड़ा छानेंसे वंगाककों कोई लाभ नहीं हुआ है। स्वदेशी- 
का पूरा-पूरा और तात्कालिक प्रभाव देखनेके छिए जरूरी है कि हम पहले देदा-भरतमें 


२, यहाँ उद्धृत नहीं की गई । 


विदेशोंमें रहनेवाडे भारतीय ३३३ 
बिखरे करोड़ों घरोंमें सूत और वस्त्र तैयार करना शुरू करें। स्वदेशी उनमें जितनी 
एकता पैदा करेगी उतनी दूसरी कोई चीज नहीं कर सकती। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २-२-१९२२ 


१२८. विदेश्ञोंमें रहनेवालें भारतीय 


सम्पादक 
“बंग इंडिया 
महोदय, 

« » » कैनियामें रहनेवाले हमारे देशवासियोंकों यूरोपीय उपनिवेशोंके एक 
जबरदस्त आन्दोलनका सासना करना पड़ रहा है, और उधर फिजीमें हमारे 
असहाय भाईयोंकोी हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। उनकी भुसोबतें 
और कठिनाइयाँ इतनी अधिक है कि उनका बयान यहाँ नहीं किया जा सकता। 

आज . - - यह आशा नहीं की जा सकती कि भारतकी जनता विवेज्ञो्से 
रहवेवाले भारतीयोंकी समस्पाओंकी ओर बहुत अधिक ध्यान दे सकेगी; फिर 
भी हमारा फर्ज है कि हम उपनिवेश्ो्मं रहनेवाले अपने उन बदकिस्मत देहा- 
भादइयोंके लिए कुछ-न-कुछ करें। . . « 

» » » हमने उपनिवे्ञोमें रहनेवाले भारतोयोंके लिए संगठित रूपसे प्रचार- 
कार्य करनेका निर्णय किया है। यदि उपनिवेशोंमें रहनेवाले भारतीय हमारे 
पास अपनी कठिनाइयोंके विवरण नियमित रुपसे भेजें तो हम अनुगुहीत होंगे। 
उन विवरणोंको यहाँके अंग्रेजी और देशी भाषाओंके अखबारोंके जरिये प्रचारित 
किया जायेगा। इस कामको ठीक ढंगसे संगठित करनेके लिए जो सुझाव मिलेंगे, 
उनके लिए हम आशभारी होंगे। 


आपके, आदि 
सत्याग्रह आश्रम तोताराम सनाढ्य' 
साबरमती बनारसीदास चतु्वेदी 


में आशा करता हूँ कि सच्ची छगनवाके ये कार्यकर्ता जो सहायता भाँग रहे है, 
वह सब उन्हें अवदय मिलेगी। जब में यह सोचता हूं कि समुद्र-पार रहनेवाले अपने 
देशवासियोंकी स्थितिका विशेष ज्ञान होनेपर भी में उनके लिए खास तौरसे कुछ नहीं 
कर रहा हूँ, तब मुझे रज्जा अनुभव होती है। छेकिन यह सोचकर मुझे सन्तोष होता 


१. ये कई वर्षंतक फीजीमें रहे और अपने वहाँके निवासका वर्णन करते हुए उन्होंने 
रिखी थी । बादमें वे सावस्मती भाशममें भाकर रहने छगे भे । हु 53% 


्ई४॑ सम्पूर्ण गांधी वाइमथ 
है कि चार्ली एन्ड्रभूजके अतिरिक्त दो और विज्ञेषज्ञ भी इस मामलेमें दिलचस्पी 
छे रहे है। मेरे लिए तो स्वराज्यके कार्यमें साज्राज्यके इन अछूतोंकी सेवा करना 
भी शामिल है। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २-२-१९२२ 


१२९. एक ईसाई धर्म-प्रचारकके भ्रसपुर्ण निष्कर्ष 


सेवामें 
भी मो० क० गांघी 
महोदय, 

भारतमें आपके प्रचारके परिणामोंका अभी कुछ दिन पहले तक मुझे कोई 
व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। लेकिन १३ जनवरोको, जिस दिन महाविभव 
युवराज (प्रिंस आफ़ वेल्स) मद्रास पधारे, से जब जॉर्ज ठाउनकी सड़कोंपर से 
मोटरमें गुजर रहा था, तब “ गांधीजीकी जय “का नारा रूगाते हुए उपद्रवियोका 
एक देल मुझपर टूट पड़ा। उन्होंने मुझपर इंद-खपड़े फेंके, धूल डाली और मुझे 
आगे जानेसे रोक दिया। इतना ही नहीं, थे मेरी गाड़ीकी एक बत्ती भी खोल 
ले गये। . - - मेने जो-कुछ भुगता वसा ही बहुत-से अन्य छोगोंको भी भुगतना 
पड़ा, बल्कि कुछकी तो और भी अधिक गम्भीर क्षति हुई। में भाग्यशाली हूं 
कि मुझे कोई शारीरिक चोद नहीं आई। .« « 

इस अनुभवसे मुझे कुछ बातें मालूम हुईं, जिन्हें में आप तक पहुँचाना 
चाहता हूँ। 

आपका दावा है कि आप भारतके हितके लिए काम कर रहे हे। यही 
दावा और भी बहुत-से लोग करते हें। उदाहरणके लिए ईसाई धर्मे-प्रचारक 
““ जिनमें एक में भी हूँ -- यही दावा करते हें और ब्रिटिश सरकार भी 
करती है। ये दोनों ही कह सकते हैँ कि अतीतममं उन्होंने इस देशा और इसकी 
जनताके राभके लिए बहुत ज्यादा काम किया है। 

में आपसे पुछना चाहूँगा कि आपने इस देक्षमें निद्चिचत सुधारकी दिशा 
क्या कार्य किये हें और उनके क्या ठोस शुभ परिणाम निकले हें? अभी 
तक तो आप उपद्रव ही कराते रहे हें। पंजाबमें हुए उपद्रवोंकी जड़ भी आप 
ही थे, दूसरा कोई नहों। आप ही हे जिसने मुसलमानोंके दिमागोंमें खिलाफतके 
प्रति किये गये अन्यायका विचार भरा है। खिलाफतके सम्बन्धर्मं जो-कुछ हुआ 
है, वह ठीक हो या गलत, भारत, भारतकी जनता और भारत सरकारका 
उससे न तो कोई सरोकार है और न वे उससे कोई सरोकार रखना ही चाहते 


एक ईसाई धर्म-प्रचारककै भ्रमपुर्ण निष्कर्ष ३३५ 


हैं। यहू मामला तो भारतके बिलकुल बाहरका है। आप देद्वाकों स्व॒राज्य-प्राप्ति- 
की दिदासें आगे बढ़ानेका दावा करते है, किन्तु स्व॒राज्य फंसा हो, इस सम्बन्धमें 
आपने अभी तक कोई रचनात्मक विचार नहीं दिया। केवल आपने खददर 
और चरअखेके बचकाने और अव्यवहार्य विचार दिये हे। इससे तो यही प्रकट 
होता है कि इस विशारू राष्ट्रके लिए समग्र रूपसे कौन-सी चीज हितकर हो 
सकती है, इस सम्बन्धर्में आपकी धारणा कितनी बचकानी है। आप स्वराज्य 
किस तरह चलायेंगे ? वया आप किसी प्रकार स्वयंको या किसी अन्य व्यक्तिको 
स्व॒राज्यका दायित्व सेभालनेके लिए तेयार कर रहे हे? ऐसे कार्योकी दिशामें 
आपने क्या किया है जो उसकी व्यावहारिक व्यवस्थाके सिलसिलेमें करने पड़ेंगे? 
आप जिस चौजकों बात करते हें उसका अन्त क्या होगा, इसका कोई स्पष्ट 
दर्शन नहीं होता। आपकी सारी बातें खोली, अनिद्दितत और अस्पष्ट हे। 

क्या आपने इतिहासका अध्ययन किया है और इस ओर ध्यान दिया है 
कि राष्ट्र कसे प्रगति करते हे ? क्‍या आपने कभी इस बातपर गौर किया है 
कि प्रगति क्रान्ति और विनाशसे नहों होती, बल्कि क्रमिक विकाससे होती है? 
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्रकृतिके माध्यमसे ईइवर कैसे अपना 
कार्य करता है? पौधों और पशुओंमें जीवन घीरे-धीरे प्रगति करता है, और 
ऐसा कान्तिकी रीतिसे नहीं बल्कि विकासकी रीतिसे होता है। क्या आप कभी 
आकाश और तारोंकी गतिको ध्यानपुर्वक देखते हे ? जो तारे तेजीसे चलते हुए 
दिखाई पड़ते है, वे अपने स्थानसे गिर रहे होते हे । तेजीसे चलना उनके 
विनाश और अवसानकी प्रक्तिया है। सुयं और उनके अपने-अपने जगत, जो 
युगोंसे चले आ रहे हैं, चलते नजर नहीं आते। क्या आपने ऊषाका आगमन 
देखा है? क्या वह किसी दुकानके दरवाजेके समान तुरन्त खुल जाती है? पहाड़- 
पर चढ़नेवाले को ऊपर पहुँचनेके लिए घीरे-धीरे एकके बाद दूसरा कठिन कदम 
रखकर बढ़ना पड़ता है। लेकिन तेजीसे उतरनेके लिए कगारके छोरपर एक 
कंदम-भर आागे बढ़ानेकी जरूरत होती है और कुछ ही क्षणोंसें सनुष्य नीचे 
आ जाता है। सोचिए, श्री गांधी, सोचिए इन बातोंपर ! 

मेरा विदवास है कि जिस प्रकार बहुत-से अन्य छोग भारतका भरा चाहते 
है वैसे ही आप भी चाहते है, किन्तु आपके वर्तमात तरीके आपको गलूत सार्ग- 
पर छे जाते हे। यदि भारत स्वराज्यके योग्य बनना चाहता है तो उसे यह 
योग्यता सजीव वस्तुकी भाँति घीरे-घीरे विकास पाकर प्राप्त करनो होगी। उसे 
ठोक-पीटकर तैयार नहीं किया जा सकता। उसके विकासकी प्रक्रिया निरन्तर 
चलती रहती है। ब्रिटिश सरकार और जनता इसमें सहायता दे रही है; वे आगे 
भो इस नेक फासको करती रहेगी और जब उनके कन्घोंसे यह भार उत्तर जायेगा 
और उत्तकी जिम्मेवारी समाप्त हो जायेगी तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


किन्तु . . « स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए आपने जो तरीका अपनाया है उसके 
अबतक के परिणामोंसे भी आपको माल्स हो जाना चाहिए कि आपने गलत मार 
अपनाया है। आपने पंजाब, बम्बई, मलाबार और दूसरी जगहोंमें जो अव्यवस्था 
फेलाई है, आज जो जगह-जगह दंगे, डकृतियाँ, नुशंसता, आगजनों और हत्याएँ 
हो रहो हैँ उन सबसे आपकी आँखें खुल जानी चाहिए, और आपको देख सकना 
चाहिए कि आपने कितना खौफनाक और गलत तरीका अपनाया है। आप अब भी 
इतने अन्धे क्‍यों हैँ ? आप शैतानियतको ताकतोंको उकसा रहे है, जिनपर आप 
काबू नहीं रख सकते और आप उन्त अच्छी ताकतोंके साथ मिलनेसे इनकार करते 
है, जो इनपर काबू रख सकती हैं और आगे प्रगतिमें सहायक हो सकती हैं। जहाँ 
आप आजादीका दावा कर रहे हें वहीं जाप स्पष्ट रूपसे केवल यह सिद्ध कर 
रहे हैं कि आप उसका उपयोग करने हायक नहों हें। है महात्मा, यदि आप 
सचमुच महान्‌ आत्मा हैँ तो छौट आइए, लौट आइए । आत्मत्याग, कठोर 
अनुशासन और सहयोगपुर्ण प्रयासके सीधे और सेंकरे मार्गपर आ जाइए। सिर्फ 
शोर मचाना और झण्डे फहराना छोड़ वीजिए। आप स्वयं कुछ अच्छा कार्य 
कीजिए और इसरे छोग जो भराई कर रहे हैं उसकी नृक्‍ताचीनी ही न करते 
रहिए। यह सच है कि उनका चहू काम सर्वथा दोषरहित नहीं है, किन्तु दे 
कमसे-कम लगन तथा निःस्वार्थ भावसे वेसा करनेकी कोश्षिद्ता तो कर रहे हैं। 


हृदयसे आपका, 
मद्रास, जी० एच० मंकक्‍्फरलेन 
२५ जनवरी, १९२२ 


अभी हालमें इन स्तम्भोंमें दो अंग्रेज महिलाओंके दो पत्र प्रकाशित किये गये 
थे। वे दोनों ही ईसाई पघर्मे-प्रचारिकाएँ हैँ। किन्तु श्री मैक्फरलेनके पन्नमें' उक्त 
दोनों पत्रोंसे ठीक उलटी बातें कही गई है। जाहिर है कि उन्होंने इस आन्दोलनको 
या तो समझा नहीं या इसका ठीकसे निरीक्षण नहीं किया। मिशनरियोंकों तो और 
छोगोंकी वनिस्वत कहीं ज्यादा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कुछ विशेष 
घटनाओंको लेकर सामान्य निष्कर्ष निकाल छेना अत्यन्त खतरनाक है। मद्रासमें भीड़ने 
श्री मैक्फरलेनपर आक्रमण करके और उनकी भमोटरकी वत्ती निकालकर निःसन्देह 
कायरताका काम किया है। हर समझदार आदमीने इस पागरूपनकी निन्‍्दा की है। 
हर समझदार आदमी यह मानता है कि इससे हमारे कामको नुकसान पहुँचा है, क्योंकि 
जिस असहयोगकी बुनियाद ही अहिंसा है, उसके प्रति झूठी हमदर्वी दिखानेके लिए 
हिसाका सहारा लिया गया है। 


१, देखिए “ स्प्पिणियाँ ”, १२-१-१९२० का उप-प्लीपेक “भगवानके द्वार्थोमें ”, तथा “ट्प्पिणियाँ 
२६-१-१९२२ का उप-शी्षेक “ एक अंग्रेज महिलाका भाशीर्वाद ” । 
२, पद्ॉँपर केवल सारांश प्रकाशित किया गया है । 


एक ईसाई धर्म-प्रचारकके अ्मपूर्ण निष्कर्ष ३६२३७ 


लेकिन बम्बई और मद्वासमें जो बातें हुई है, क्या वे विदवके इतिहासमें नये 
अनुभव है ? क्‍या यूरोपमें अक्सर ऐसी बातें नही हुई हैं? क्या इंग्लेड और स्काटलेडमें 
ऐसी बातें बार-बार नहीं हुईं? क्‍या किसी भी स्थानकी उत्तेजित भीड़ ठीक वेसा 
ही आचरण नही करती, जैसा कि बम्बई और मद्रासकी भीड़ने किया? भीड़ने बम्बई 
और मद्गासमें जो काम किये, क्‍या आयरलैडके छोगोने उससे भी अधिक बुरे काम नहीं 
किये हैं? और क्‍या उपद्रवोके बलपर ही उन्होंने वह चीज नहीं पा छी है, जो 
स्वराज्यके बराबर है! 

बम्बई और मद्रासमें हुए उपद्रवोसे में घृणा करता हूँ, किन्तु एक भिन्न दृष्टिकोण- 
से। में आयरलंडके उपद्रवोसे भी घृणा करता हूँ। लेकिन आयरलूंडके उपद्रवों और 
बम्बई व मद्रासमें हुए उपद्रवोंमें एक फर्क है। आयरलेंडका उपद्रव व्यावहारिक और 
सच्चा था। व्यावहारिक इसलिए था कि आयरलंडके वातावरणसे वेमेल नही था; 
और सच्चा इसलिए था कि आयरलैडवासियोने अपने [हिसात्मक | सिद्धान्तको कभी 
छिपाया नहीं। भारतका उपद्रव न व्यावहारिक था और न सच्चा। व्यावहारिक वह 
इसलिए नही था कि जहाँतक में भारतीय मानसको जानता हूँ, भारतमें उपद्रव नहीं 
पनप सकता । भारतीय मानसका उससे कोई मेल नहीं बैठता। और वह सच्चा इस- 
छिए नहीं है कि भारतीय आन्दोलन पूर्ण रूपसे अहिसक होनेका दावा करता है; 
हालाँकि यह अहिसक नीति इस बातको भी ध्यानमें रखकर अपनाई गई है कि हमारा 
कार्य किस तरह सिद्ध होगा। असहयोगियोको ऐसा कोई काम अपने हाथोमें नहीं छेना 
चाहिए जिसे वे अहिंसक नहीं रख सकते। 

लेकिन श्री मैक्फरलेत मद्रासके उपद्रवसे इतने भयभीत हो गये है कि वे भारतको 
स्व॒राज्यके योग्य ही नही समझते । इसके विपरीत मेरे विचारमें वर्तमान अस्वाभाविक 
तथा बेईमानीकी स्थितिकी अपेक्षा तो उपद्रवकी स्थिति भी अच्छी हो सकती है। 
इस स्थितिको हर कीमतपर समाप्त करना है। बात केवछरू यह है कि वंमान 
नेतागण हिंसात्मक आन्दोलन नहीं चला सकते। उनमें से अधिकांदा ऐसे है, जो न तो 
इसे चलाना चाहते हैं और न उनमें इसे चलानेकी योग्यता ही है। वे इसे अहिंसक 
रखनेका भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैँ। 

श्री मैक्‍्फरलेनका दावा है कि वर्तमान शासन प्रणाछीके अन्तर्गत भारतकों असीम 
लाभ हुए है। लेकिन मेरा खयारू तो यह है कि इसकी कारगुजारियोंसे भारतको कुछ 
मिलाकर नैतिक, आथिक और राजनीतिक क्षति ही पहुँची है। नैतिक स्तर पहलेकी 
अपेक्षा आज बहुत गिर गया है। इस युगकी अनैतिकता परिष्कृत है और इसीलिए 
वह भ्रामक तथा और अधिक खतरनाक है। आधिक दृष्टिसे भारत आज पहलेकी 
अपेक्षा अधिक दरिद्र हो गया है। राजनीतिक दृष्टिसि भारत इतना पौरुषहीन हो गया 
है कि यहाँ लोगोंको अपने पतनका भी भान नहीं है। 

पत्र-लेखक जानना चाहते है कि इस आन्दोलनसे क्या लाभ हुए है। इसने जनतामें 
एक जबरदस्त जागृति पेदा कर दी है। जहाँ छोगोंने हाथ-कताई बिलकुल छोड़ 
दी थी, वहाँ आज हजारों घरोंमें छाख्लों गज सूत काता जा रहा है। जहाँ हाथसे 
बने वस्त्रोंका उपयोग बिछकुल छूट गया था वहाँ आज हजारो स्थ्री-पुरुष खहर पहन 

२२-२२ 


३ ३८ सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हजारों घरोंसे भूख दुर भाग गई है। छोग जानते हैँ 
कि सस्वराज्यका मतरूब देशके धन, कानून, पुलिस और सेनापर उनका अधिकार 
होना है। वे जानते हैँ कि जबतक पंजाबका घाव भर नहीं जाता और खिलाफतके 
साथ किये गये अन्यायका निराकरण नहीं किया जाता, तबतक शान्ति नहीं हो 
सकती | 

राष्ट्रोंकी प्रगति क्रमिक विकास और क्रान्ति दोनों तरीकोंसे हुई है। क्रमिक 
विकास और क्रान्ति दोनों ही समान झरुपसे जरूरी है। जैसे जन्म और उसके बादका 
काऊ धीमे और सुनिदिचत विकासकी प्रक्रिया है वैसे ही मृत्यु जो कि शाइवत 
सत्य है, एक क्रान्ति है। भानवके विकासके लिए स्वयं जीवनके समान ही मृत्यु भी 
आवश्यक है। ईश्वर सबसे बड़ा क्रान्तिकारी है; संसारने इतना बड़ा कान्तिकारी न 
कमी देखा है और न कभी देखेगा। वह प्रलूुय करता है। एक क्षण पहले जहाँ 
शान्ति थी, वहाँ वह तूफान भेजता है। वह जिन पवंतोंको अत्यधिक सावधानी तथा 
बड़े घेयेके साथ बनाता है, उन्हें नष्ट भी कर देता है। में आकाशको देखता हूँ और 
उसे देखकर मेरा हृदय विस्मय-विमुग्ध हो जाता है, आइचयंसे भर जाता है। मैंने 
भारत और इंग्लेंड दोनोंके शान्त नीछे आकाशमें बादलोंको घिरते और भयंकर ग्जन- 
तजेंन करते देखा है, जिससे में अवाक्‌ रह गया हूँ। इतिहासमें तथाकथित नियमबद्ध 
प्रगतिकी अपेक्षा चमत्कारपूर्ण ऋान्‍्तियोंके अधिक उदाहरण मिलते हैँ; और यह बात 
जितनी इंग्लैंडके इतिहासपर छागू होती है, उतनी गौर किसी देशके इतिहासपर 
लागू नहीं होती। में पत्र-छेखककों बताना चाहता हूँ कि मैने ऐसे छोगोंको भी देखा 
है जो धीरे-धीरे लड़खड़ाते हुए पहाड़पर चढ़ते हूँ और ऐसे लोगोंकों भी देखा है 
जो महान्‌ ऊँचाइयोंको मानो उड़ते हुए पार कर जाते है। 

स्वराज्य भारतका जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश प्रणाली उसके स्वराज्यके 
मार्गमें बाधक बनी हुईं है। भारत अपनी खोई हुई आजादीकों फिरसे प्राप्त करनेके 
लिए संघर्ष कर रहा है और ऐसा करते हुए वह इतिहासकी पुनरावृत्ति करनेका नहीं, 
बल्कि नया इतिहास बनानेका प्रयत्न 'कर रहा है। हाँ, इस प्रक्रियामें वह कभी-कभी 
इतिहासकी पुनरावृत्ति करनेकी इच्छाका आभास भी देता है, जैसा कि बम्वई, मद्रास 
और मालेगाँवमें दिया, और यह सचमुच दुःखकी वात है। मल्‍ाबारको इस आतन्दोलनके 
साथ नहीं मिलाना चाहिए। स्वतन्त्रताका मतलब आवश्यक रूपसे यह भी है कि 
गलती करनेकी आजादी हो। अन्‍्तमें पत्र-छेखक और उनके-जैसे विचार रखनेवाले अन्य 
व्यक्तियोंकों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह आन्दोलन किसीके प्रति दुर्भावनाका नहीं, 
बल्कि सबके प्रति सदभावनाका आन्दोलन है। समय ही इसकी सत्यता सिद्ध कर 
सकता है। प्रसवकी पीड़ा हमें उस पीड़ाके पीछे छिपे नये सृजनकों नहीं देखने देती। 
हम प्रतीक्षा और प्रार्थना करें। 

| अंग्रेजीसे ] 
, यंग इंडिया, २-२-१९२२ 


१३०० वकालरूत करनेवाले वकील और स्वयंसेबकोंका कार्ये 


सस्पादक 
“घंग इंडिया 
महोदय, 

(१) क्‍या वकालत करनेवाले वकौलोंकों स्वयंसेवकोंकी हैसियतसे नाम 
लिखवानेकी अनुमति है? 

१२ तारीखके' यंग इंडिया में आपने वकीलछोंके बारेमें लिखते हुए कहा 
था: “इसलिए कांप्रेसने' जान-बुझ्कर ही उनके लिए एक सम्मानपूर्ण सा 
खोल रखा है। मूल प्रस्तावके अनुसार केवल वही लोग स्वयंसेवक हो सकते 
थे जो अतहयोग कार्यक्रमकों पुरी तरहसे निबाहनेकी क्षमता रखते थे। पर अब 
स्वयंसेवक दलके लिए सहज नियम बना दिये गये हे, उनमें से अधिकांश तो 
विद्वासोंसे ही सम्बन्धित हे।” 

' दूसरी ओर, अहसदाबादमें बंगालके प्रतिनिधियोंसे हुईं, आपकी वार्ताका 
जो विवरण' २० जनवरी, १९२२ के ' द्विब्यून ' में प्रकाशित हुआ था, उसमें निम्त- 
लिखित अनुच्छेद आया हैः 

“ यह पूछे जानेपर कि एक वकालत फरनेवाल्य वकील प्रस्तावके अनुसार 
किस तरह वेशकी सेवा कर सकता है, भहात्माजीने कहा: 

वकालत फरनेवाह्ा बकोल निश्चय ही खादी पहन सकता है किन्तु घह 
स्वयंसेवक नहीं बन सकता। 

प्र०: इस दक्षा्में आदर्सियोंकी कमीसे कुछ स्थानोंमं काम रुक जायेगा। 

महात्माजी : - - . अछतोंसे सम्बन्धित अपने कामसें या नशाबन्दीके कामसें, 
या स्वदेशीके अ्रचारके काम उनसे सदद छें, किन्तु वे स्वयंसेवक दलके सदस्य 
नहीं बन सकते। स्वयंसेवक दल सरकारी धोषणाओंकी अवहेलूना करके संगठित 
किया जा रहा है और केवल वही लोग जेल जाने योग्य हे जिनके विचार 
शुद्ध हर | 48 

क्या यह विवरण बस्तुतः हो गलत है या फिर इधर हालमें इस सम्बन्ध 
आपके विचारोंमं कोई परिवर्तत हुआ है? सामान्य किस्मके, वकालत करने- 
वाले वकीलोंके लिए सवाकू इतना सीधा-सुल्झा नहीं है। इसलिए कि कांग्रेसके 


१. देखिए “टिप्पणियाँ”, १२-१-२९२२ का उप-शीषेक “ वकीछोंकी कविनाई! । 
२. भहमदाबादमें दिसम्बर १९२१ में हुईं कांग्रेस । 


३० १४-१-१९२२ को अछुत्तबाजार पश्चिकामें प्रकाशित विवरणके छिए देखिए “ सैर: बंगालके 
प्रतिनिधियोंति ”, २९-१२-१९२१ । 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्रस्तावोंमें! काफी गुंजाइश छोड़ी गई है, उसके अनुसार सहयोगी और असह- 
योगी, वकौछ और साधारण-जन सभी इसमें शामिल हो सकते हूँ, पर वकालत 
करनेवाले किसी भी वकीलके लिए स्वयंसेवक बनना बड़ा ही बेतुका, रूपभग 
पासणष्ड जेसा लगता है। 

और फिर असहुयोगके सम्बन्ध कांग्रेसने अबतक जितने प्रस्ताव पास 
किये हे उनको भावनासे, और उन्तकी आपने जब-तब जो व्याख्याएँ की हैं, 
उनके अनुसार भी यह बिलकुल गरूत माल्म पड़ता है कि देशके कोलको 
निभानेसें असमर्थ कोई भी व्यक्ति एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकत्तकि रूपमें 
जनताके सामने आये। 

(२) भप्रतिन्नाकें' खण्ड (४)में हर स्वयंसेवकर्से यह अपेक्षा की गई है कि 
वह  हाथकते और हाथबुने खद्दरके अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र” घारण नहीं 
करेगा। क्या यहाँ खहर शब्दका प्रयोग उसके संकुचित शाव्दिक अर्थमें किया 
गया है जिसका सतल्‍लूब होता है हाथबुना सुती कपड़ा या इसे दाब्दका प्रयोग 
अधिक व्यापक अथेरें किया गया है, जिसमें ऊनी, सुती, रेशमी, जादि सभी 
वस्त्र आा जाते हैं, वे सभी वस्त्र जो हाथकते सूतसे हाथसे बुनकर तेयार किये 
गये हों ? 

आपका, आदि, 
रामदास छोकरा 

बार-एट-ला 

लायलपुर 
मैंने प्रकाशनके लिए उपर्युक्त पत्रके वे सभी अंश निकाल विये हैं जिनमें आछोचना 
की गई थी। मेरी समक्षमें कांग्रेसके प्रस्तावके मुताविक तो वकीछक छोग स्वयंस्तेवक 
दलमें अवश्य शामिल हो सकते है। मुझे मालूम है कि विषय-समितिने जान-वृझकर 
उसमें परिवर्तेत किया था और उन असहयोगियोंके लिए गुंजाइश निकाली थी जो पूर्ण 
असहयोगी नहीं कहे जा सकते। खादीनगरमें बंगालके प्रतिनिधियोंके साथ हुईं अपनी 
वार्ताका विवरण मैने नहीं देखा। छेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उसमें कहा हो 
कि कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार बकील छोग स्वयंसेवक नहीं वन सकते। “यंग इंडिया 
में अपनी टिप्पणियाँ मैंने करीव-करीब उसी वक्‍त लिखी थीं। मुझे तो इतना ही ठीक- 
ठीक याद है कि मैंने कहा था कि वकीछ छोग पदाधिकारी नहीं वन सकते। वे 
कार्यकारिणी समितियोंके सदस्य नहीं वन सकते । लेकिन स्वयंसेवकॉके लिए जो प्रतिज्ञा 
रखी गई है, उसका एक प्रयोजन यह भी है कि दर भंग करनेके सरकारी आदेशोंका 
प्रभाव खत्म कर दिया जायें। में तो समझता हूँ कि प्रतिज्ञा-पत्रपर ईमानदारीसे 
हस्ताक्षर करनेवाला कोई भी वकील जेल जाने लायक शुद्ध होता है। और वह जेल 


१ और २, देखिए “भाषण : महमदावादके काँग्रेस अधिवेशनमें -- १”, २८-१२-१९२१ ।! 


खोजा भाइयों और बहनोंसे ३४१ 


जानेको तैयार है इससे इतनी बात तो सुनिश्चित हो ही जाती है कि जेल- 
जीवनके दौरान वह अपनी वकालत मुल्तवी रखेगा। असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावमें 
वकालतको स्व॒राज्य मिलनेत॒क मुल्तवी रखनेकी बात है, जो शायद वकील नहीं कर 
पायेंगे, पर ज्ञायद प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेके बाद जेल जानेपर वे वकारूत बन्द 
होनेके खतरेकी परवाह न करें। पहली सूरतमें तो वकालत छोड़ना बिलकुछ निश्चित 
है और दूसरीमें उसकी सम्भावना है, काफी दूरकी सम्भावना, यदि अधिक संख्यामें 
लोग वैसी प्रतिज्ञा कर लें। वकीलोंके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेमें बहुत बड़ा लाभ 
है। वे इस प्रकार हमारे ध्येयके प्रति खुले तौरपर अपनी सहानुभूति प्रकट करते है, 
भल्ते ही एक सीमित अर्थमें ही सही; और साथ ही वे निश्चित रूपसे स्वदेशीके 
ध्येयको आगे बढ़ाते है। में इसे बहुत महत्त्वपूर्ण समझता हूँ कि वकील लोग अपने 
सर्वंधा अनावश्यक विदेशी वस्त्रों और विदेशी ढंगके सिक्के वस्त्रोंका परित्याग करके 
खहरकी वेश-भूषा अपनायें और इस तरह देशकी जनताकी नईं भावनाके साथ अपने- 
आपको एकाकार कर दें। कपड़ा ऊनी हो या रेशमी या सूती, यदि हाथका 
कृता और हाथका बुना हुआ है तो वह खहर है। पर आश्या यही की जाती है कि 
जबतक जलवायू या अन्य किसी तात्कालिक आवश्यकताके कारण जरूरी न हो जाये, 
तबतक लोग रेशमी या ऊती खहर इस्तेमाल नहीं ही करेगे। डा० रायने' ठीक ही 
कहा है कि फैशन तो असलमें भोटा-खुरदरा खहर पहननेका ही होना चाहिए। 
में पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह दूँ कि देखनेमें मोटा-खुरदरा खहर, 
पहननेमें रेशमी टसरकी तरह मुछायम रहता है और भृछायम दिखनेवाले खद्दरके 
मुकावकछे चमड़ीकी हिफाजत कहीं ज्यादा करता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २-२-१९२२ 


१३१. खोजा भाइयों और बहनोंसे 


एक मुसलमान भाईने मुझे एक हरूम्बा पत्र लिखा है। इसमें उन्होनें खोजा 
लोगोंमें स्वदेशीका प्रचार बहुत कम होनेका उल्लेख किया है। मै इसमें से नीचेका अंश 
उद्धत करता हूँ :* 

मेने खोजा लोगोंके छिए कोई विशेष सन्देश अभीतक नही दिया है, क्योकि 
उसका कोई अवसर नहीं आया था। हम स्वदेश और स्वघर्मकी इस लड़ाईमें ढाई 


१. ढों० प्रफुल्कचन्ध राव । 

२. सतीशचद्ध दासगुप्तक्ी पुस्तिका चरखाकी प्रस्तावनामें ! 

३ वम्बई भौर गुणरातमें वसा हुमा मुसल्मानोंका एक सामदाप । 

४. शत पत्रका अनुवाद पर्वाँ नहों दिया गया है । पत्र छेखकने गांधीजीसे भनुरोध किया था कि वै 


ढाई लाख खोजा लोगेंकि नाम पएक्र विशिष्ट सन्देश प्रकाशित करें 
कहे कम कि रब हरे करें भौर उसके दारा उन्हें खादी और 


३४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लाख तो क्‍या पाँच लोगोंके समुदायकों भी नहीं भुला सकते। हम तो छोग जितना 
दें उनसे उतना छेकर अधिकके लिए विनती करते है। फिर खोजा छोगोंका सम्प्र- 
दाय तो प्रसिद्ध सम्प्रदाय है। उनके पास धन है, बल है और उनमें से कुछ लोगोंका 
दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है। उनमें उदारहृदय सज्जन मौजूद हैं। कभी-कभी इस 
जातिके सरल चित्त भाई और बहन मुझे मिल भी जाते हैं। मैं जानता हूँ कि उनमें से 
कुछ तो ' नवजीवन को बहुत घ्यानसे पढ़ते हँ। यदि मुझसे हो सके तो में हर खोजा 
भाई और बहतको असहयोगकी ओर, और यदि वह इतना न कर सके तो स्वदेशीकी 
ओर, अवश्य ही आकषषित करूँ। 

स्वदेशी घर्म इतना सम्पूर्ण, सादा और सब लोगोंके लिए पालनीय धर्म है कि 
किसी भी भारतीयको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। एक आठ वर्षकी तेलुगू कन्या- 
ने मुझे लिखा है: "मेरी श्रद्धा है कि चरखेसे स्व॒राज्य मिल्ल सकता है। इस कारण 
में नित्य चरखा चलाती हूँ और सूत कातती हूँ। मैं मानती हूँ कि इससे स्वराज्य 
मिल जायेगा। 

मेने इस कन्याकों उत्तरमें छिखा है कि चरखेमें मेरी श्रद्धा पुर्बंबत्‌ ही है। में 
अवश्य ही यह मानता हूँ कि यदि भारत निरन्तर चरखा चलानेके धर्मको स्वीकार 
कर ले, विदेशी कपड़े पहनना त्याग दे, खादी पहने और सूत कातता हुआ नित्य 
ईद्वरसे सहायता माँगे तो हम इतनेसे ही स्वराज्य छे डेंगे। 

इसलिए जो लोग असहयोगके सभी अंगोंको नहीं समझ सकते अथवा यदि समझते 
हैं तो उनको आचरणमें छानेमें सक्षम नहीं है, वे स्वदेशी धर्मका पालन तो तुरन्त 
करें। मुझे बहुत-सी खोजा बहनोंने कहा है कि खोजोंमें रेशमी और बारीक कंपड़े 
पहननेका रिवाज हो जानेके कारण गरीब बहनें खोजाखानमें! नही जा सकतीं। कुछ 
लोग संकोचके कारण विदेशी कपड़ोंकों नहीं छोड़ सकते और कुछको रेशमी और 
बारीक कपड़ोंका व्यसन इस हृदतक रंग गया है कि वे खादीको देखकर मुँह बिचकाते 
हैं। जो लोग अपने देशकी वस्तुओंका इतना तिरस्कार करते है वे इस देशमें जन्मे 
होनेपर भी विदेशी हो जाते हैँ। इनमें भी जो स्वदेशी वस्त्रोंका --- अपनी ही बहनोंके 
कते मोदे या पतले सूतसे बुने गये वस्त्रोंका --त्याग करते हैं वे तो देशद्रोही ही हो गये 
है, ऐसा माना जायेगा। 

यदि सभी हिन्दू और मुसहझमान ऐसा आचरण करें तो देशकी कंगाली कैसे 
दूर हो? तब तो गरीब स्त्रियोंके लिए पत्थर तोड़नेके सिवा दूसरा धन्धा ही क्या रहता 
है? डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय-जैसे प्रसिद्ध रसायनश्ञास्त्रीतक ने यह बात समझ छी है 
कि वे बंगालमें अकालके संकटकों अपनी रासायनिक खोजोंसे नहीं, बल्कि चरखेसे दूर 
कर सकेंगे। उन्होंने अभी हालमें ही खुलनामें एक चरला तैयार कराया है जिसे वे 
खुलना चरखा कहते हैँ। वे इसे अपने कारखानोंके ढ्वारा अकालछ-पीढ़ितोंको देते हैं। 
अब वे अकाल-पीड़ितोंको मुफ्त चावल नहीं बाँटते, बल्कि उनसे कहते हैं कि वे सूत 
कार्तें और चावल छें। वे इस प्रकार खुलनाके गरीब गाँवोंमें चरखेका प्रवेश करा रहे 


१. खोजा छोगोंका जातीप समा-ग्रृद्द । 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको लिखे पत्रका अंश ३४३ 


हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि यदि खुलनाके उन चार गाँवोंमें, जिनसे उनका घनिष्ठ 
परिचय है; छः मासके भीतर अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करने छायक काफी सूत नहीं 
कातने छगते तो वे उन गाँवोंकों त्याग देंगे। यह साधु-चरित रसायनशास्त्री अब 
केवल खादी ही पहनता है और उसे पहनकर गवेंका अनुभव करता है। उन्हें खादीके 
अतिरिक्त अन्य प्रकारका वस्त्र पहननेमें छज्जा आती है। 

खोजा भाइयों और बहनोंकों ऐसे उदाहरणोंपर विचार करके उनका अनुकरण 
करना चाहिए। मैं जावता हूँ कि खोजा-जैसी छोटी जातिमें, जहाँ कंगाली रूगभग 
है ही नहीं, यकायक इतनी सादगी आना कठिन है। वे तो दान देनेमें ही धर्म 
मानते है। उनसे मे इतना ही कहता हूं, आपकी जाति छोटी-सी है, ऐसा आप क्‍यों 
मान बैठते है ? आप क्या ठीस करोड़ छोगोंसे अलग हैं? आप तो इन तीस करोड़ 
लोगोंके दुःख-सुखमें निश्चय ही सम्मिलित हैं। इन तीस करोड़में से जबतक एक भी 
भाई [भखमरीसे | हाड़ और चाम मात्र रहता है और एक भी बहनको उचित 
धन्धा न मिलनेसे अपती पविन्नता बेचनी पड़ती है, तबतक आपको और मुझे अवश्य 
ही लज्जित होनेका कारण है। इस कारण मुझे आशा है कि खोजा और ऐसी ही 
अन्य जातियोंके छोग, जिन्होंने अभीतक स्वदेशीका महत्त्व नहीं समझा है, अब उसे 
समझ जायेंग्रे और अमीर और गरीब सभी खोजाओंके घरोंमें चरखा चलते लग जायेगा 
और ख़ादीका चलन हो जायेगा। मुझे यह भी आशा है कि अब कोई भी खादी 
पहननेमें न शरमायेगा बल्कि खादीको ही सच्चा श्रृंगार मानेगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २-२-१९२२ 


१३२ चक्रवर्तो राजगोपालाचारीको लिखे पतन्नका अंश 


बारडोली 
हे फरवरी, १९१२ 


आपके चरखे और “रामायण से ईर्ष्या 'होती है। आशा है आपकी 
' रामायण ', वाल्मीकिकी “रामायण ' का अष्ट अनुवाद न होकर, कम्बणकी' मौलिक 
कतिपर आधारित होगी जिसके बारेमें पोपकी' 'तमिर हैडवुक में मैं काफी पढ़ 
चुका हूँ । 
[अंग्रेजीसे ] 
जेल डायरी 
१. तमिल रामायणके रचपिता । 


२ जो उरछो पोप (१८२०-१९०८); दक्षिण भारतमें इंसाईे धर्के प्रचारक; फटे छेसंस 
तमिल, ए हंडबुक ऑफ द्‌ ऑहदिनरी डायलेक्ट ऑफ द्‌ दमिर डेंश्रेज मौर मय गल्येकि का * 


१३३- पत्र: वी० ए० सुन्दरम॒कों 


वारडोली 
३ फरवरी [१९२२]! 


प्रिय धुन्दरम, 

तुम्हारी टिप्पणियाँ मिल्ल गईं। जाहिर है कि तुम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं ही 
करते कि मैं तुम्हें अक्सर पत्र लिखूँ। मौन रखनेके कालमें तुम्हारे विकासपर मैं नजर 
रख रहा हूँ और ईइ्वरसे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तुम्हारे मौन रखनेसे 
अवश्य ही छाम होगा। दिनमें एक वार भोजन करना, अर्थ-उपवास कहा जा सकता 
है, पर अक्सर वह उपवास होता ही नहीं। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है कि उसे 
कहा क्या जाता है? तुम संयमसे रह रहे हो, बस यही काफी है। 

तुम अगर रोजाना नियमपूर्वक तीन-चार घंटे कताई नहीं करते तो मेरी यही 
सलाह है कि इसे जरूर शुरू कर दो। 

में तुम्हारी इस वातसे विलकुछ सहमत हूँ कि अपने-आपको बिलकुल निर्दोष 
बनाना, पूर्ण बनाना, अपने देशकी परम पूर्ण सेवा करना है। और देशकी परम पूर्ण 
सेवा तभी सम्भव है जब वह समूची मानवताकी सेवासे मेल खाती हो। पूर्णता 
प्राप्त करनेके कई तरीके हैं। कुछ छोग उसे मीन साधना द्वारा प्राप्त करते है तो 
कुछ कर्मठताके द्वारा। उद्देश्य दोनों ही का छूंगनसे सेवा होना चाहिए। 

इसलिए तुमको वारडढोछीके वारेमें तवतक कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
जबतक तुम्हें यहू पक्‍क्रा विश्वास हो कि तुम स्वयं भी उसी विद्ञामें प्रयत्नशील हो। 


हृदयसे तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३२०२)की फोटो-नकलसे | 


२. मूछमें सन्‌ “१९२१” छिखा है, परन्तु गांधीजी ३ फरवरी, १९२१ को बारडोलीमें नहीं ये 
और न तब बारढोलीकी समस्यापर चर्चा दी चछ रही थी, इसलिए स्पष्ट है कि १९२१ की जगद गछ्तीसे 
१९२१ छिख दिवा गया दोया । | - 


१३४. पत्र: महादेव देसाईको 


बारडोली 
३ फरवरी, १९२२ 


चि० भहादेव, 

तुम्हारे पत्रका उत्तर मैने भेजा है। आशा है तुम्हें मिक्त गया होगा। तुम्हारे 
पत्रोंका उपयोग मे नियमित रूपसे करता रहता हूँ। 

जबतक तुम जेलरकी अनुमतिसे कुछ भी काम करते हो तबतक में कोई कठिनाई 
नही देखता । और जब जान-बूझकर और खुले तौरपर जेलके नियमोंकों भंग करनेकी 
वात हो तब तो कठिनाईका कोई सवाल ही नहीं उठता। नियमोका भंग कब किया 
जा सकता है, इसके बारेमें में तुम्हे लिख ही चुका हूँ। 

यह तो तुमने देखा ही होगा कि बारडोली शुरुआत करे, यह निरचय हो 
चुका है। अब मैने नियमानुसार वाइसरायको अल्टीमेटम भेजा है। उसकी अवधि 
११ तारीखको पूरी होती है। इसलिए ११ तारीख़को हमें कुछ करके बताना होगा। 
मेरा पत्र वाइसरायको जाज मिल जाना चाहिए। उसमें लिखी हुईं माँगोंको यदि वे 
स्वीकार करते है तो फिलहाल सविनय अवज्ञा बन्द रहेगी। मेरी माँग यह है कि 
वाइसराय अपनी विज्ञप्ति वापस हे लें, कैंदियोंको रिहा करें और भविष्यमें शान्त 
प्रवृत्तियोंमें हस्तक्षेप न करनेकी घोषणा करे। अगर वे ऐसा करें तो हम फिरसे 
शान्तिपूर्वक अपने कार्यका संगठन करनेमें जुट जायेंगे। इन माँगोंमें समाचारपत्नोको 
स्वतन्तता प्रदान करनेकी बात आ जाती है। इस माँगको तो वाइसराय कदाचित्‌ 
स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन अन्ततः उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा, बशतें कि 
बारडोछी बलिदानकी शक्तिका परिचय दे और देशके अन्य भाग शान्त रहें। 

तुम छोग तो अब वहाँ स्वराज्यका तन्‍्त्र चलाने छंगे होगे। तुम्हें अध्यक्ष आदिका 
चुनाव करके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि हरएक व्यक्तिका मिनटठ-मिलटका हिसाब 
लिया जा सके। 

मेरे साथ रामदास और क्ृष्णदास है। गंगावेन भी आई हैँं। थोड़े समयमें 
आश्रमसे कातने और बुननेवाके छोगोंको बुलानेवारा हूँ। यहाँ बुनाईका काम कुछ 
ढीला जरूर है। 

विदुलभाई अधिकतर यहीं रहेंगे। 

तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ७८६६)की फोटो-नकलसे। 


१३५: पतन्न: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


बारडोली 
४ फरवरी, १९२२ 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारा तार मिला। पूर्वी आफ्रिकाके वारेमें मुझे इससे अच्छे परिणामोंकी आशा 
नहीं थी, और इन दिनों मैं दक्षिण आफ्रिकासे भी कोई ज़्यादा आशा नहीं रखता। 
पर जैसे भी हो वहाँके भारतीय अपनी बातपर डे ही रहेंगे। तुम जितना कर 
सकते हो अवद्य करो, पर में चाहूँगा कि मेरी भाँति तुम भी यह महसूस कर लो 
कि जबतक भारतकी स्थितिमें काफी सुधार नहीं हो जाता, तबतक अन्य उपनिवेज्ञोंकी 
ददामें भी किसी अधिक सुधारकी आशा नहीं की जा सकती। तुमको अन्दाज नहीं हो 
सकता कि भारतमें अमन और कानूनके नामपर कैंसे-कैसे भृशंस कार्य किये जा रहे 
हैं। जो हो रहा है, वह पंजावमें की गई हरकतोंसे भी सचमृच वहुत बुरा है। 
सौभाग्यसे अब छोग जान-बूझकर अपनी शक्तिके कारण उसे सहन कर रहे हैँ, 
कमजोरीके कारण नहीं। में जानता हूँ कि इसमें अभी सुधारकी गृंजाइश है। इसीलिए 
बारडोलीका निर्णय किया यया है। 
यदि कोई ऐसी बात हो जिसके वारेमें मिल-बैठकर वात करना जरूरी हो, तो 
तुम बारडोली आ जाओ । सूरतसे यहाँ पहुँचनेमें डेढ़ घंटा लगता है। कोलाबासे सूरतके 
लिए रातमें ९ बजकर २० मिनटपर एक बड़ी अच्छी गाड़ी मिलती है, जो ६ बजे 
सुबह सूरत पहुँचा देती है। तुम १० बजे सुबह वारडोली पहुँच सकते हो। 
वाइसरायकों छिखा मेरा पत्र तुम अवद्य पढ़ना। 
सप्रेम, 
तुम्हारा, 
मोहन 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६०९)की फोटो-नकलसे | 


१. १ फरवरी, १९*०२ का | 


१३६- अंगद-बसीठी 


सम्यतायुकत युद्धमें योद्धा अपने बलकी सौमा पा लेनेके बाद पूर्णतया नम्न हो 
जाता है। पूर्ण शक्ति संचयके पश्चात्‌ वह विनय कृदापि नहीं छोड़ता। बह युद्ध 
आरम्म करते हुए हर बार अपने प्रतिस्पद्धीकों समुचित रूपसे चेतावनी देता है, उसे 
सावधान करता है और उससे अपनी भूछ सुधारने अथवा युद्धका कारण दूर कर 
लेनेकी प्रा्थंता करता है। 

रामने रावणके प्रति ऐसी ही विनय दिखाई थी। जब रामचन्द्र सेतुबन्ध रामे- 
दवरम्‌ पहुँच गये तब उन्होंने अपनी वानर-सेनाको एकत्र किया और सोचने छगे कि अब 
रावणको चेतावनी देनेंके लिए किसे दृत बनाकर भेजें? कितने ही वानरोंको यह 
कार्रवाई अनावदयक मालूम हुईं। कितनों ही को इसमें कमजोरी दिखाई दी। उन्हें छूगा 
शावण-जैसे अभिमानीके प्रति विनय दिखाना उसके अभिमानको उत्तेजना देनेंके वराबर 
है। रामने उनकी बातोंकों गौरसे सुना और सेनाकों समझाया कि रामकी सेनाको यह 
चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं कि दूत भेजनेका रावणपर कुछ जसर होगा या 
नहीं। रामकी सेवाकों तो सिर्फ सभ्यताका खयाछ करना चाहिए। यदि इससे रावणका 
गव॑ बढ़ता है तो वह और असावधान हो जायेगा। इसमें रामकी क्‍या हानि? राम 
चेतावनी देता है तो इस धर्माचरणसे रामका तो बल बढ़ेगा ही। इसलिए रामने 
बलवान्‌, धैर्यवान्‌ और विनयशील अंगदकों दौत्यके लिये चुता और अंगद रावणके 
दरबारमें दुत बतकर गया। रावण चिढ गया। वह भछा कहीं समझानेसे समझनेवाला 
व्यक्ति था? आखिर वह अपने राजपाट्से हाथ धो बैठा। 

समभ्यताके इसी प्राचीन नियमके अनुसार हमने वाइसरायकों बसीठी-पत्र भेजा 
है। वे तो मानेंगे नहीं, किन्तु इससे हमें क्या हानि होगी? यदि वे न मानें तो इससे 
हमारा बल बहुत बढ़ जायेगा। संसार भी हमारी ओर अधिक झुकेगा और हमारा 
कह तो हमारे वे भाई है जो अभी हमें भठका हुआ समझकर सरकारको मदद दे 

हैं! 
इस बार मुह्दा बदर गया है। खिलाफत, पंजाब या स्वराज्यके प्रशनोंका 

तिपटारा करनेंसे पहले हमें सरकार और उसके साथियोंसे एक दूसरी ही बातपर 
निपटना है। 

इस सरकारने अपनी सत्ता हमेशा छोगोंको भ्रममें रखकर कायम रखी है। रोग 
होता है कुछ भर, बताया जाता है क्रुछ और | बंगालियोंको बंग-भंगके सम्बन्ध्में शिकायत 
थी। इस कारण उन्होंने बम फेंके। सरकारने इस बमबारीकों ही बीमारी बताकर 
असली रोगको छिपानेका प्रयत्न किया। उसने बमबारीको रोकनेके बहाने बेगुनाह लछोगों- 
को तंग करने और जनताको पौरुषहीन बनानेकी योजना तैयार की। यही रौलट कानूनके 
बारेमें समझिए। इस रोगकी चिकित्सा करने जाकर पंजाब सब्निपातग्रस्त हो गया। 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


इस सन्निपातके शमनके लिए हत्याकाण्ड रचा गया और मूल रोगको छिपानेका प्रयत्न 
किया गया। अब खिलाफत, पंजाब और स्वराज्यके प्रशतोंके तरिविध तापसे भारत 
दुःखी होकर सनन्‍्तप्त हो उठा है। अन्तरज्वालाके तापसे कभी-कभी वह पागरूपन भी 
क्र बैठता है। सरकार इस पागलूपनको मूल रोग कहकर दमनचक्र चलाती है। 
इस प्रकार मूल रोगको भुलाना, उसके परिणामोंको रोग बताना और उनके निवारणके 
लिए दमन-नीतिका आश्रय छेना सरकारका एक नियम-सा बन गया है। 

अब हम अनुभवसे यह जान गये हैं कि सरकारको ऐसा मौका ही नहीं दिया 
जाना चाहिए कि वह लोगोंकी आँखोंमें धूछ झोंक सके। असली रोग मिट्ता है या 
नहीं, हम चाहे इसकी परवाह त करें, परन्तु अब हम उसे ऐसा तो हरगिज न करनले 
दें जिससे वह मूल रोगसे उत्पन्न उपद्रवोंको ही मूल रोग बताये और छोगोंकों दबानेका 
प्रयत्न करे। ऐसे प्रयत्नोंके बलपर ही सरकारने आजतक अपनी सत्ता जमाकर रखी 
है। अब हम इस बांतकों गवारा नहीं कर सकते कि सरकारकी भूछोंगे या स्वेच्छा- 
भारितासे छोगोंको कष्ट हों। सम्भव है उससे लोग आपेमें न रहें और सरकार उन्हें 
दबानेके प्रयत्नमें की गईं अपनी स्वेच्छाचारिताकी ओरसे दुनियाका ध्यान बँटानेमें 
सफल हो जाये । यदि उसका यह शस्त्र सदाके लिए छीन लिया जाता है तो फिर वह 
स्वेच्छाचारी महीं रह सकेगी। जहाँ दमन-नीति समाप्त हुई कि स्वेच्छाचारिताके बदले 
लोकमतका राज्य आया। 

भाग्यसे सरकारने ही दमन-नीतिका आश्रय लेकर इस प्रइतकों खड़ा किया है। 
हमें सरकारकी यह चूनौती तो स्वीकार कर ही लेनी चाहिए। सरकार हमें जितना 
चाहे कष्ट दे, परन्तु हमारी तीन माँगोंके साथ यह एक चौथी माँग हो गई, और 
फिलहाल यही सर्वोपरि है। हमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए कि सरकार 
दमन-तीतिका आश्रय ले ही न सके। 

दमन-नीति क्‍या है? हमारा मुँह बन्द करना, हमारे सभा-सम्मेलनोंकों भंग 
करना, और हमारे अखबारोंको बन्द करना ! वह लाछाजीको ' वन्देमातरम्‌ ' कहनेसे रोके, 
भला यह कहीं सहन किया जा सकता है? वह मजहरुरू हक साहबका-- “ मदर- 
लैंड” पत्र बन्द कर दे, यह कहीं बरदाइत किया जा सकता है? जफरवलछी खका 
“ जमींदार ! बन्द, हबीब खाँका ' सियासत” और राघाक्ृष्णका प्रताप बन्द | इंडिपेंडेंट 
तो बन्द हैं ही। प्रयायका 'स्वराज्य” भी बन्द है। इन सबका इलाज हमारे पास 
अवदश्य होना चाहिए। यह दमन-नीति कंदापि नहीं चलनी चाहिए। 

जो सरकार लोकमतके अधीन होना नहीं चाहती वह हमेशा प्रजाकी आवाजको 
दबानेक़ा प्रयत्न करती है। जब वह ऐसा नहीं कर पाती तब उसकी हार हो जाती 
है। इसलिए बारडोलीकी ओरसे जो शान्ति-प्रस्ताव किये गये है उनमें दमन-नीतिका 
स्याग करनेकी माँगकों प्रधानता दी गईं है। जब हमारी वाणी मुक्त हो जायेगी, जब 
हमारे अखबार छपने छगेंगे और जब हम आजादीसे अपने सभा-सम्मेलन कर सकेंगे 
तब हम आजाद-जैसे ही होंगे। हमें तव समझना चाहिए कि तीत-चौथाई स्वराज्य 
तो मिछ गया। तब प्रजाकी आवाज ही सरकारको बाध्य करनेके लिए पर्याप्त होगी । 


अंगद-बसीठी ३४९ 


स्वराज्यका एक अर्थे यही है कि हम अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार कर सकें और 
बोल-चल सकें। उस समय सिर्फ किसीकी जान छेनेपर अंकुश रहेगा और जान लेनेका 
हक तो हमें स्वराज्यमें भी नहीं मिल सकता। 

उस बसीठी-पत्रमें यह कहा गया है कि यदि सरकार अहिसात्मक कार्योके सम्बन्ध- 
में गिरफ्तार किये गये कैदियोंको छोड़ दे और दमन-नीतिको त्याग दे तो हम फिल- 
हाल सविनय अवज्ञा बन्द कर देंगे। तीव्र सविनय अवज्ञा उसे कहते है जिसमें व्यक्ति 
अथवा समुदाय जान-बूझकर सत्ताका अनादर करनेके लिए मनुष्यक्ृत निर्दोष कानून 
भी मर्यादामें रहकर भंग करे। जो सविनय अवज्ञा आज सारे देशर्मों कर रहे है यह 
तो अनिवाय है अतः सौम्य कानून-भंग है। इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। 
इसका अथे यह है कि हम सरकार द्वारा मूँह बन्द किये जानेपर भी बोलें, सभाजों- 
प्र रोक छगा दिये जानेपर भी सभाएँ करें और अखबारोंके बन्द कर दिये जानेपर 
भी लिख-लिखकर अखबार निकाले। यह सब सौम्य सविनय अवज्ञा है। हम यह 
सौम्य सविनय अवज्ञा कर रहे है और जबतक ऐसे बेहुदे हुक्म निकलते रहेंगे तबतक 
अवज्ञा करते ही रहेंगे। परन्तु इसके अछावा जो अवज्ञा बचावके रूपमें नहीं बल्कि 
सरकारकी चिढ़ानेके लिए की जाती है, जो विद्रोहके रूपमें है, हम उसे --- यदि सरकार 
दमन-नीतिका त्याग कर दे तो--बन्द कर देंगे। मे समझता हूँ कि यदि इतना हो 
जाये तो हमें उसे बन्द कर देना चाहिए; क्योकि यदि सरकार हमारे भाषणों, हमारी 
लेखनी और हमारे सभा-सम्मेलनॉपर से रोक हटा ले और उन्हें स्वतन्त्र कर दे.तो 
फिर उसे हमारी माँगें कुछ दिनोंमें स्वीकार करनी ही होंगी। 

अतएवं इस समय बारडोछीपर इतना ही भार है कि वह योद्धाओंको छूड़ा छे 
और दमन-नीति बन्द करा दे। यदि बारडोली इतना कर सके तो कहा जायेगा कि 
उसने अपना काम पूरा कर दिया। 

परन्तु यदि वाइसराय इसे भी न करें तो फिर क्या कत्तंब्य है? यदि वे छोक- 
मत व्यक्त करनेका अधिकार देना भी स्वीकार न करे तो फिर तीज्न सविनय अवज्ञा 
किये दिना कैसे रहा जा सकता है? एक हृदतक तो मनुष्य प्रतिरक्षात्मक संघर्ष 
करता रहता है; परन्तु किसी क्षण उसे आक्रमण भी करना पड़ता है। तीजत्र सविनय 
अवज्ञा एक भ्रकारका अहिसात्मक आक्रमण ही कहा जा सकता है। 

हम वाइसराय महोदयसे यह सब स्पष्ट कह चुके है। यह श्ञान्ति-प्रस्ताव करके 
हमने पूरी सम्यता प्रदाशित की है। इसका अर्थ यह है कि यदि वाइसराय ११ फर- 
वरी तक वारडोलीके मार्फत की गई हमारी माँगोंको स्वीकार कर लछेगे तो बारडोढलीमें 
सबितय अवज्ञा फिलहाल मूल्तवी रहेगी। योद्धाओोंके छूटनेपर सब मिलकर जो तय 
करेंगे वैसा आन्दोलन चलाया जाग्रेगा। मेरी मान्यता तो यह है कि यदि हमारी ये 
माँगें मंजूर कर ली गईं तो सामुदायिक अवज्ञा बहुत छोटे रूपमें करनी पड़ेगी। हमारी 
माँग मंजूर होनेका दुसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए भेरा यह मत है कि 
भाषण, छेलन और सभा-सम्मेलनकी स्वतन्त्रताकी माँगका स्वीकार किया जाना प्राय: 
असम्भव है। 


३५० सम्पूर्ण गांघी वादमय 


बारडोछीको सारी तैयारी कर छेनी चाहिए। जहाँ जो कसर रह गई हो उसे 
दूर कर डाले और प्रत्येक नर-नारी ईदवरसे यह प्रार्थना करे कि सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु, उन्हें जान और मालके नुकसानको सहन करनेकी पूरी शक्तिति दे। 
[ ग्ुजरातीसे | 
नवजोवन, ५-२- ९ ध्श्र 


१३७. मेरा सुरतका भाषण 


मुझे दूसरोंके और अपने भाषणोंका सार देना अच्छा छूगता है और मै यह 
जानता हूँ कि मुझमें उसकी क्षमता है। किन्तु मुझे ऐसा अवकाश शायद ही कभी 
मिलता है। सूरतमें ३१ तारीखको' मैने जो भाषण दिया था उसका सार देनेका 
मुझे अवकाश है और उसको देनेकी मेरी इच्छा भी है। 

उस दिन सूरतमें काग्रेस कार्य-समितिकी वैठक थी। उस बैठकमें समितिके सदस्य 
हकीम अजमल खाँ, मियाँ छोटानी, डाक्टर अन्सारी, डाक्टर चोइथराम गिडवानी, श्री 
कौजलूगी और श्री विट्वुलडभाई पटेल और में उपस्थित थे। इस स्थितिका छाभ उठाकर 
सूरतके छोगोंकी सभाका आयोजन किया गया था। यह निदचय किया गया था कि 
सभामें मुझे नहीं जाना है इसलिए में अपने काममें व्यस्त था। इसी बीच भाई दयालरूजी- 
ने आकर मुझे खबर दी कि सभामें उपस्थित छोग चाहते हैं कि में वहाँ जाऊं। 
इसका कारण यह था कि डाक्टर चोइथरामने जरूरत न होनेपर भी सभामें यह बात 
कह दी कि सम्भव है में दस दिनके भीतर पकड़ लिया जाऊं। इसपर सभाके छोगोंने 
आग्रहपू्वंक कहा, तब तो हम उन्हें देखना चाहते हैं।” उनकी इस माँगपर दयालूजी 
मुझसे इस आशयका अनुरोध करनेके लिए आये थ और उसे मानकर मेँ सभामें 
गया । 

सामान्यतः: मुझे जो-कुछ कहना होता है उसकी रूपरेखा में पहलेसे निदिचत 
कर छेता हूं। किन्तु इस वार तो मैंने कोई विचार ही नहीं किया था। किन्तु जो 
बात मेरे मनमें पिछले कुछ दिनोसे इतनी रम रही है वह मेरे मस्तिष्कर्में निखर 
आईं और उसे मैंने जितनी स्पण्टतासे पहले कभी नहीं रखा था उतनी स्पण्टतासे 
सूरतके छोगोंके सम्मुख रखा। यह वात सभी गृजरातियोंके जानने योग्य है, ऐसी 
मेरी धारणा है। 

मैं चाहता हूँ कि मैंने जो विचार प्रकट किये हैँ वे विचार सभी छोगोंके हों। 
इसलिए छोगोंके छाभार्थ सूरतके अपने उस भाषणका सार देनेकी मेरी इच्छा हो 
आई है। 

एक समय ऐसा था जब मुझे यह छगता था कि यदि मैं जेछ चला जाऊं तो 
कसा अच्छा हो? किन्तु अब तो मेरी जे जानेकी इच्छा बिलकुल ही कम हो गई 


१, जनवरी १९२२ को ! 


! 


बँधाई हुई आशा ३५१ 


है। मैं मानता हूँ कि मेरा जेल जाना तो केवकछ. आराम और मनमौजीपन है। 
सरकार मुझे जेलमें छे जायेगी तो मुझे दुःख देगी, इसका मुझे कोई भय नहीं है। 
दुसरे कैदियोंको तो थोड़ा-बहुत दुःख मिला है। इसलिए उनका जेल जाना तो 
कुछ हृदतक सार्थक था और अब भी सार्थक है। इसलिए मैने नीचे लिखे विचार 
प्रकट किये ।' 

[गुजरातीसे | 

नवजोबद, ५-२-१९२२ 


१३८. बेंधाई हुई आता 


बारडोछीने मुझे बहुत बड़ी आशा बधाई है। ईश्वर बारडोलीके छोगोंको साहस 
और सद्बुद्धि दे। जैसे दक्षिण आफ़िकार्मे प्रिदोरियाकी मस्जिदम्में छपथ छी गई थी, 
जैसे चम्पारनमें मुजफ्फरपुरमें शपथ छी गई थी,' जैसे अहमदाबादके मजदूरोंने नदी- 
तटपर पेड़के नीचे शपथ ली थी," जैसे खेड़ाके पाटीदारोंने नडियादमें प्रतिज्ञा की थी, 
वैसे ही बारडोछीके पाटीदारोके प्रतिनिधियोंने पहले एक पेड़के नीचे और उसके बाद 
अन्य लोगोके साथ सम्मेलवके मण्डपमें प्रतिज्ञा छी है। 
जैसे अबसे पहले की गई प्रतिज्नाएँ किसी भी तरह पूरी हुईं वैसे ही क्या ईरवर 
इस प्रतिज्ञाको भी पूरी नही करेगा ? कोई गिरेगा, कोई नया उठेगा, परन्तु क्या अन्त्मे 
जो निश्चय किया है वह पूरा न होगा? सत्यकी ही जीत होती है और जबतक 
सत्यके लिए प्राण देनेवाला एक भी भनृष्य तैयार है तबतक सत्यके विरुद्ध चाहे करोड़ों 
लोगोका दल हो तो भी जीत सत्यकी ही होती है। यह ब्रह्मबवाक्य है। इसमें अपचाद 
नहीं हो सकता। 
किन्तु बारडोलीका विश्वास करनेमें मैने भूल नही की है। में तो भूलें करता 
ही रहता हूँ और ईश्वर उनको सुधारता ही रहता है। लोग मुझे हजारों बार घोखा 
दें तो भी में उनपर अविश्वास कैसे करूं? जबतक मुझे उनपर विश्वास करनेका 
तनिक भी कारण दिखाई देता है तबतक तो मैं उनपर विश्वास ही करूँगा। अवि- 
श्वासका स्पष्ट कारण सिलनेपर विश्वास रखना, यह मूर्खंता है। केवल सन्देहके कारण 
अविश्वास करना उद्धतता और नास्तिकता है। विश्वासके बलपर ही तो नाव तरती है। 
_ यदि मुझे यह माछूम हो कि कोई मनुष्य मुझे धोखा दे रहा है और फिर 
भी में उसपर विश्वास करूँ तो मेरी मू्खेताका कोई पार ही नहीं होगा। मुझसे 
तो बारडोछीके छोगोंने इतने शुद्ध हृदयसे बातें की हैं कि उनपर अविव्वास करना 


१. देखिए “ भाषण : सूरतकी सावेजनिक सभामें ”, ३१-१-१९२० ।' 
*, देखिए खण्ड ५ | 

३० देखिए खण्ड १३ | 

४ व ५, देखिए खण्ड १४। 


३५२ सम्पूर्ण ग्रांधी वाहमय 


मुझे पाप छगा। में अपने मनमें अविश्वास केकर उनके प्रतिनिधियोंसे बात करने बैठा 
और उन्हीं छोगोंने मेरे मनमें यह विश्वास पैदा किया। बारडोलीके छोग सीधे हैं, 
भोछे हैँ, उनको अपने सुख-चेनकी परवाह नहीं। वे घनी नही है, वे भिखारी नहीं है, 
वे उत्पाती नहीं हैँ ओर वे कायर नही हूँ। वे झगड़ालू नहीं है बल्कि प्रेमी हैं। 
उनमें आपसके बड़े झगड़े नहीं हैँं। उन्होंने अधिकारियोंसे अपने सम्बन्ध मीठे बना रखे 
हैं। उनकी कोई स्थानीय शिकायतें नहीं हैं। इसलिए उनकी लड़ाई छुरू करनेकी माँग 
विशुद्ध स्वार्थहीन माँग है। उन्होंने इसकी योग्यता प्राप्त करनेका पूरा भ्रयत्न किया 
है। इसमें उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगानेमें कोई कमी नहीं रखी है। वे पूरी तरह 
स्वदेशीका पालन नहीं कर सके है; किन्तु इसका भरसक प्रयत्न कर रहे है। उन्होने 
अस्पृश्यताका निवारण जिस हृदतक किया है उतना भारतके अन्य किसी भी भागमें 
नहीं किया गया है। इसलिए में मानता हूँ कि यदि देशमें किसी ताल्लकेको इसके 
योग्य माना जा सकता है तो वहु बारडोली ताल्लका ही है। 

किसीके मनमें यह दांका उठती है कि बारडोलीके लोग सौम्य स्वभावके है 
इसलिए वे जेल जानेसे ऊब जायेंगे, मरनेसे डरेगे और जब उनकी मारू-मिल्कियत 
जब्त की जायेगी तब वे हार मान बैठेंगे। मेरा अबतक का अनुभव मुझे बताता है कि 
सौम्य लोग ही' श्ान्तिसे कष्ट सहते हैं। उत्पाती लछोगोंसे कष्ट सहन नहीं किये जाते। 
वे तो दूसरोंको ही कष्ट देते हैँ। 

और क्या यह लड़ाई ही सौम्य लोगोंके लिए नहीं है? इस लड़ाईका उद्देश्य 
सौम्य लोगोंको उत्पाती बनाना नहीं बल्कि वीर बनाना है और उत्पाती लोगोंको, 
उनकी वीरताकों कायम रखते हुए, नम्र बनाना है। यदि उत्पाती छोमोंके जेल जानेंसे 
ही यह लड़ाई जीती जायेगी तो हमें मानना चाहिए कि हम अभीसे हार गये, क्योंकि 
तब तो उत्पाती लोगोंकी ही सत्ता चलेगी। इससे तो ईश्वर कमजोरोंका नहीं बल्कि 
उत्पाती छोगोंका ही सहायक ठहरेगा। इससे यहाँ भी यूरोपकी ' जिसकी लाठी उसकी 
भैंस वाली नीति लागू होगी। क्‍या अली-भाई, दास, छालाजी और मोत्तीलालजी 
इसीके लिए जेल गये हैं? 

हमें तो उत्पात, ढोंग, उद्धतता, मारपीट, झूठ, पश्युबल और ऐसे ही अन्य दुर्गुणोंको 
हटाकर शान्ति, सरकरूता, नंम्रता, सादगी, सत्य और आत्मबरूकों विजयी बनाना है। 
इसलिए पहला गुण, जिसकी खोज हमें करनी चाहिए वह यही है जिसे हम सौम्यता 
कहते हैँ । इस सौम्यतापर जब वीरताका रंग चढ़ेगा तब वह चमक जायेगी । मेंने 
बारडोलीके लोगोंसे ऐसे ही कार्यकी आशा रखी है। 

किन्तु बारडोलीने अबतक जितना काम किया है उसे उससे बहुत अधिक करना 
बाकी है। अभी तो उसे बहुत-कुछ करके दिखाना होगा। मैने बारडोलीमें दो नये 
शब्द सुने हैं 'उजके छोग” और “काछ़े लोग '। “उजले लोगों में पाटीदार, वश्य, 
ब्राह्मण आदि हैं और “काले लोगों ' में दुबछा आदि जातियाँ। इस लड़ाईमें 'उजले 
लोगों ' ने और उसमें भी पाटीदारोंने अधिक दिलचस्पी और हिस्सा लिया है। ऐसा 


१. गुजरातीमें “ काडी परज ”, उस क्षेत्रकी भादिवासी जातियोंकि छिए व्यवह्तत एक समूहवाचक शब्द । 


बधाई हुई आशा १५४ 


माना गया है कि 'काछे छोग” इनके पीछे-पीछे चलेंगे। यह सम्भव भी है। किन्तु 
इतना काफी नहीं है। काछे छोगों को भी देश-हितका ज्ञान होना चाहिए। उन्हें 
भी जागृतिमें भाग छेना आरम्भ करना चाहिए। यदि वे इसमें भाग न लें तो यह 
उनकी दासताकी अवस्थाका सूचक होगा । उजछे और काछेका यह भेद ही समाप्त 
किया जाना चाहिए। छोग अपने-आपको एक-दुसरेसे ऊँचा मारने, यह असह्य है। एक 
ईदवर ही ऊँचा है) हम सब नीचे है। यदि ईश्वरके दरबारमें कोई दर्जा होगा तो 
वह कर्मके अनुसार होगा। जिसने अधिक सेवा की होगी वह ऊँचा होगा और जिसने 
कम सेवा की होगी वह नीचा होगा। इसका अर्थ यह है कि वहाँ तो सेवक ही सर- 
दार बनेगा। यदि शूद्र ज्ञानी बन जाये तो उसकी बराबरीका ब्राह्मण दूसरा नही। 
ब्राह्मण तो वही होता है जो अपने ज्ञानका उपयोग सेवार्में करता है। यदि कोई 
भी शुद्ध सेवा-धर्ममें ब्राह्मणका मुकाबछा कर सकता है तो ब्राह्मण तो केवछ नामका 
ब्राह्मण रहा। ब्राह्मणमें शौय, व्यवहार-कुशछता, और सेवाकी पराकाष्ठा होनी चाहिए; 
क्योकि उसमें ज्ञान है । ब्राह्मणसे अपेक्षा यह है कि वह अपने ज्ञानके द्वारा शौरय्य॑, 
व्यवहार-कुशलता और सेवा, इन तीनों यूणोंकों सबसे अधिक व्यक्त करे। किन्तु यदि 
ब्राह्मण कायर, व्यवहार-शून्य और सेवासे रहित होकर सरदारी करने रूग जाये तो 
वह ज्ञानी नही बल्कि अहंकारी है। इसलिए बारडोछीके ' उजले लोगों को काछा और 
“काले लोगों को उजला होना पड़ेगा एवं अन्त्यज शब्द बारडोलीमें न रहे तभी 
उसकी प्रतिष्ठा होगी। 

इसलिए अब स्वयंसेवकोंको, जिन्हें काले छोग” कहा जाता है उन्हें भी धीरे- 
घीरे आन्दोलनमें लाना चाहिए। अन्त्यज बालकोंको अपनी शालाओमें प्रविष्ट करना 
अथवा अचन्त्यजोंको अपने कुओसे पानी भरने देना ही काफी नहीं है। यदि अन्त्यजोंमें 
कोई व्यसन हो तो उनसे प्रेमपर्वक उसका त्याग करवाना होगा। उनका स्पर्श करना 
जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उन्तको स्नान आदिके नियम बताना, उनको मांसाहार 
छोड़नेके लिए समझाना और उन्हें गोरक्षा-धर्मका पालन करना सिखाना भी है। 

स्वदेशीके सम्बन्धर्में भी ऐसा ही है । बारडोलोवासियोका एक क्षण भी. व्यर्थ 
गंवाना सहन नहीं किया जा सकता। स्त्रियों, पुरुषों और बच्चोंका जितना भी समय 
बचे, वह सब कातने, पीजने और बुननेमें लगाना चाहिए। चरखा घर-घरमें पहुंचना 
चाहिए। बूनकरोंकी बहुत कमी है; यह कमी दूर की जानी चाहिए। जितने अधिक 
युवक बुनाईका काम सीखें उतना ही अच्छा है। बारडोली हर प्रकारसे आदश ताल्लुका 
तभी बनेगा जब वहाँ अच्छी खादी सर्वेत्र वनने रंग जायेगी। 

बारडोलीका एक भी गाँव ऐसा न होना चाहिए जहाँ कांग्रेसका झण्डा न फह- 
राता हो। ये सब काम स्वराज्य मिलनेके बाद थोड़े ही होंगे। इन का्मोंकी करना 
ही स्वराज्य है। जब लोग एक-दूसरेसे सम्बन्ध रखने लगें, एक-दुसरेका आदर करने 
छगें और अपने बनाये नियमोंको मानने छूग्रें तभी स्वराज्य हो गया। 

शराबकी बुराई बारडोलछीमें निश्चय ही है। माना जाता है कि जिन छोगोंको 
शराबकी बुरी आदत पड़ गईं है उनसे उसे, छड़वाना मुश्किल है। किन्तु यह मुदिकिछ 


२२-२३ 


३५४ सम्पूर्ण भांधी वाद्मय 


अपनी इच्छाकी ही है। यदि हम अपने शराबी भाइयोंको समझायें और उन्हें शराब 
पीनेके नुकसान बतायें तो वे हमारा कहना अवश्य मानेंगे । यह सब काम बहुतसे 
स्वयंसेवक मिलें तभी किया जा सकता है। 

, छोगोंने जेल जानेकी तैयारी कर छी है, ऐसा तभी कहा जा सकता है जब वे 
ये सब काम करने छगें | वैसे तो यह भी सम्भव है कि यदि हम इस प्रकार काम 
करें तो हमें जेल जाना ही न पड़े। हमारी जेल जानेकी तैयारी हमारी पवित्रतामें 
निहित है। इसलिए बारडोलीवासियोंको सतत प्रयत्न करके अब भी जो कमियाँ रह 
गई हैं उनको दूर कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेनेपर ही यह माना जा सकता है 
कि बारडोली समस्त भारतका भार उठाने योग्य हो गया है। 

[ गृजरातीसे | 

तवजीवव, ५-२-१९२२ 


१३९, अपील बारडोलीके लोगोंसे 


पत्रिका सं० १ 


बारडोडी 
रविवार, माघ सुदी ८ [५ फरवरी, १९२२] 


बारडोलीके भाइयो और बहनों, 

मेरा इरादा आपको यथासम्भव नियमित झरूपसे पत्रिकाएँ लिखते रहनेका है। 

आपने और मेने कोई छोटी-मोटी जिम्मेदारी अपने ऊपर नही ली है। समस्त 
हिन्दुस्तानका बोझ आपने अपने कन्धोंपर ले लिया है। आप परीक्षामें सर्वप्रथम आना 
चाहते हैं। 

आप बड़ेसे-बड़ा बलिदान देना चाहते हैं और उसके लिए पूरी आत्मशुद्धि करनेकी 
तैयारी कर रहे हैं। 

ईदवर आपका भनोरथ सफल करे | छेकिन यदि मनुष्य प्रयत्न न करें तो ईइवर 
भी कदापि कृपा नहीं करता। 

अभी-अभी मैंने सुना कि अठारह राष्ट्रीय स्कूछोंमें अन्त्यज बच्चे दाखिल हो चुके 
हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत खूशी हुई। जबतक एक भी राष्ट्रीय स्कूल अन्त्यज 
बच्चोंसे विहीन है तबतक परिषद्का' निदचय पूरा हुआ नहीं माना जा सकता। 

इसी तरह प्रत्येक घरमें चरखा दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक असहयोगी 
स्‍त्री अथवा पुरुषको हाथकी कती-बुनी खादीके अतिरिक्त और कोई कपड़ा नहीं 


पहनना चाहिए। 


१, बारडोो तारलुका परिषद्‌, जो २१९ जनवरी, १९२२ को हुईं थी । 


पत्र: एस्थर मेननको २५५ 


मुझे उम्मीद है कि बारडोली ताल्छुकेमें एक भी समझदार व्यक्ति जमीनका 
महसूलछ नही भरेगा, भले ही सरकार उसका मार-असवाब, ढोर-बतंन आदि छे जाये 
और चौथाई भी ठोक दे। हमें कमसे-कम इतना तो सहन करना ही होगा। 
कोई यह पूछ सकता है कि यदि सरकार हमारी जमीनें जब्त करके हमें बेघर 
कर दे तो हम क्या करेंगे ? यदि सरकारने प्रभ्यतापूर्ण ढंगसे व्यवहार किया तो मेरे 
खयालसे जमीन जव्त किये जानेका सवाल ही नहीं उठता। छेकिन यदि सरकार ऐसा 
करना चाहे तो इसमें सन्देह नही कि उसके पास ऐसा करनेकी शक्ति है। हमें बेघरवार 
होनेकी स्थितिका सामना करनेके लिए भी तैयार तो रहना ही होगा । छेकिन स्वराज्य- 
वादीको इस बातका विश्वास अवश्य रहेगा कि स्वराज्य मिलनेके बाद उसे उसकी 
जमीन वापस मिल जायेगी। वशस्त्रोंकी लड़ाईमें भी योद्धा इस विश्वासको लेकर लड़ता 
है कि विजय मिलनेपर वह अपनी जमीन प्राप्त कर छेगा। तो फिर इस अहिसात्मक 
युद्धछका इसके अतिरिक्त और कोई परिणाम कैसे निकक सकता है? छेकिन लड़ाईके 
दौरान हमें अपनी जमीनें जब्त किये जानेकी भी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। 
यह लड़ाई ही आत्मविश्वास अर्थात्‌ ईश्वरपर श्रद्धा रखनेकी है। आप सबके 
हृदयोंमें यह श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। 
आपका सेवक और शुभचिन्तक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे | 
गुजराती, १२-२-१९२२ 


१४०. पत्र: एस्थर सेननकों 


५ फरवरी [१९२२ [* 
व्यारी बिटिया, 
तुम्हारा प्रसन्नतादायक पत्र मिला। तुम्हारा रख बिलकुछ ठीक है। सरकार जो 
भी करना चाहे, करने दो। सारी बातोंकी खबर मुझे भेजती रहना। अभी इस मौके- 
पर में यह खबर अखवारोमें नहीं दे रहा हूँ। तुम जानती ही हो कि मै बारडोलीमें 
सामूहिक सविनय अवज्ञाकी तैयारी कर रहा हूँ। तुमने वाइसरायके नाम मेरा पत्र 
पढ़ लिया होगा। 
तुम सबको प्यार, 
तुम्हारा, 
े बापू 
नेशनल आकाइन्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित अंग्रेजी पत्रकी फोटो-्नकल तथा ' माई 
डियर चाइल्ड 'से। 


१. छयानके चौथे भागके बराबर जुर्माना जो छयान न देनेकी दाल्तमें |कानपे 
वसूल किया णाता है। 
+. इस पत्रमें उक्छिखित “ वाइसरायके नाम पत्र” १ फरवरी, १९२२कों ही लिखा गया था। 


१४१: भेंट: “बॉम्बे ऋॉनिकल के प्रतिनिषिसे 


वारडोछी 
५ फरवरी, १९२२ 
मेने इतवारकी' सुबह महात्माजीसे भेंट कौ। ये काफी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त 
दिखाई पड़े और नियमपुर्वक रोजकी तरह कताई शुरू करने जा रहे थे। उनके पुत्र 
रासदासने चरखा छाकर रख दिया। महात्माजी चरखा चलाते-चराते मेरे प्रन्‍नोंके 
उत्तर देते रहे - - « 
प्र० : कांग्रेस कार्य-समितिने अब बिदेशोंमं किये जानेवाले प्रचारपर इतना जोर 
क्यों दिया है, और इस प्रकार उसने इस सम्बन्धर्मे नागपुर कांग्रेसके फेसलेको बदल 
क्यों दिया है? 
उ० : प्रश्न गलत ढंगसे पूछा गया है। नागपुर कांग्रेसने समाचारोंके प्रस्ारके 
रूपमें विदेश्षोंमें किये जानेवाले प्रचारकों निषिद्ध तो ठहराया नहीं था, और अब कांग्रेस 
कार्य-समितिने मुझे विदेशोंमें समाचारोंके प्रसारकी एक योजना पेश करनेका आदेश 
दिया है और में अपनी सारी अक्लछ यह सोचलेमें लगा रहा हूँ कि विदेश्ोंमें समाचारोंके 
प्रसारके लिए देश कष्ट-सहनके अतिरिक्त और क्‍या कर सकता है? 
इस प्रचारकों आप कंसे संगठित रूप देना चाहते हें? 
पहले प्रदनका उत्तर देते हुए मैने बतलाया है कि मुझे सोचना यह है कि कष्ट- 
सहनके द्वारा जितना प्रचार हो सकता है क्या उसके अछावा भी प्रचारके लिए कुछ 
किया जा सकता है। मेरा अपना खयार यह है कि कष्ट-सहन द्वारा ही सर्वोत्तम 
और सबसे प्रभावद्ञाली प्रचार किया जा सकता है। फिर भी चूँकि कार्य-समितिने 
इसका सारा दायित्व मुझे ही सौप दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारीसे इसपर 
विचार करूँगा और देखूँगा कि इस सिलसिरेमें अधिक क्या किया जा सकता है। 
लत्दनकी “नेशन ' जेँसी प्रगतिवादी पत्रिकाने भी भारतकी परित्यथितिको बड़े ही 
गलत ढंगसे समझा है और आपके देश-निकालेका सुझाव दिया है। क्या यह तथ्य ऐसा 
सिद्ध नहीं करता कवि जापके आन्वोलनके वास्तविक महत्त्वके बारेमें इंग्लेडमें घोर अज्ञान 
फंला हुआ है और ऐसी परिस्थिति पैदा करनेमें नागपुर कांग्रेसके भिर्णयका काफी बड़ा 
हाथ है? 
में ऐसा नहीं मानता। मेरी रायमें तो ब्रिटिश जनता और अन्य देश्षोंकी 
जनता भी नागपुर कांग्रेसके मुकावछे आज कहीं ज्यादा जानकारी रखती है। लेकिन 
'तेजन  पत्रिकाने जैसे अज्ञानका परिचय दिया है, वैसा तो हमेशा सामने आता 


१२, ५ फरवरी । 


भेंट : बॉम्बे कॉनिकल के प्रतिनिधिसे ३५७ 


रहेगा, क्योंकि समाचारपत्रोंको संसार-भरकी घटनाओंके बारेमें लिखना पड़ता है। मैं 
तो समझता हूँ कि ऐसा अज्ञान अपरिहायें है और हम इसके बारेमें सिवाय इसके कुछ 
नही कर सकते कि उनकी बातोंकी कोई परवाह ही न करें और अपने कामके जरिये 
कोशिश करते रहे कि अज्ञाव न फैलने पाये। में इसका एक उदाहरण देता हूँ। मुझे 
भदि देश-निकाछा दिया जायेगा या मौतकी सजा दी जायेगी तो सारे संसारपर यह 
प्रकट हो जायेगा कि कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले 
संसारके लोगोंकी आँखें नहीं खुलेंगी ! आज इंग्लैडकी पत्रिकाओंकों मेरे कार्यों और भेरे 
इरादोपर सन्देह व्यक्त करनेका अधिकार है, केकिन जब मैं मैदानमें उनके अज्ञानके 
विरुद्ध आवाज उठानेके लिए यहाँ रहेंगा ही नहीं तब ऐसे प्रचारकोको मेरे बारेमें 
अपनी जानकारी ठीक करनेपर विवश होना ही पड़ेगा। मेरा अनुभव तो यही रहा 
है। ब्रिटिश भारतीयोकी सामाजिक प्रतिष्ठासे सम्बन्धित प्रइनकी ओर दक्षिण आफ्रिका 
और यहाँतक कि भारतके लोगोंका भी ध्यान में तबतक आकर्षित नहीं कर पाया 
जबतक कि जनताने ऋष्ट-सहनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की, और इसीलिए मैने यह सीखा 
है कि जो लोग बहरे बने रहना चाहते हों, उनको अपनी बात सुनानेकी कोशिश करना 
बेकार है। हमारे कष्ट-सहनसे एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिसमें लोग हमारी 
बातोको सुर्नेंगे 

' ऋऑणनिकल ने हालसें एक सुझाव रखा था कि मित्र और आयरलंड-जेसे परतल्त्र 
और पीड़ित देशोंकी जनताके नेताओंके साथ परस्पर सहानुभूतिके आधारपर मेंत्री- 
सम्बन्ध कायम किये जाने चाहिए जिससे कि असहयोगके प्रचार-आन्दोलनके बलपर 
पावचात्य देशोंकि साम्राज्यवादका सम्मिलित रूपसे सामना किया जा सके। इस सुझावफे 
बारेसें आपका क्या खथाल है? 

मैं तो चाहूगा कि ऐसी मैत्री स्थापित हो, लेकिन वह तो वनते-बनते ही बनेगी। 
मेरा विनद्ध मत यह है कि हम लोग अभी ऐसी उपयोगी मैत्री स्थापित करनेकी 
दिशामें काफी आगे नहीं बढ़ पाये हैं। में नाम-मात्रकी मैत्रीमें विश्वास नहीं करता। 
हम जब तैयार हो जायेंगे तो बह अपने-आप स्थापित हो जायेगी! 

क्या आप समझते हे कि दसन बन्द कराने और राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईके 
प्रस्तावके प्रबनपर बंगालू सरकारकी हार हो जानेंसे सरकार दस्त घन्द करनेपर 
सजबूर हो जायेगी? या आपको उम्मीद है कि सरकार कॉंसिलके आदेशकी अवज्ञा 
करेगी ? यदि कौंसिकोंकी अवज्ञा फो जाती है, तो कया आपकी रायमें एक बार फिर 
यह सिद्ध नहीं हो जायेगा कि सुधार एक तमादोँसे ज्यादा कुछ नहीं हे और क्या 
फिर उत्के बाद कौंसिलॉम एक क्षण भी चिपके रहनेसे सहयोगियोंफे आत्म-सम्भान- 
पर सीधी चोद नहीं पड़ेगी? 

यह निदचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौंसिलमें प्रस्ताव पास हो जानेसे 
सरकार अपनी दुराग्रहपूर्ण नीतिसे पीछे हट ही जायेगी; हो सकता है कि हट जाये, 
लेकिन हो सकता है न हदे | यदि असहयोग आन्दोलन न छिड़ा होता तो सरवार इस 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्रकारके प्रस्तावकी पूरी तरह उपेक्षा ही कर देती, छेकिन अब यदि सरकार कौंसिल- 
के प्रस्तावकी अवज्ञा करती है तो उसे बबंरताके नंगे नाचपर उतर आता पड़ेगा और 
इसलिए में यह नही कह सकता कि वह क्‍या करेगी। मैं तो समझता हूँ कि सरकार 
आजकल जिस किस्मका दमन कर रही है वही इस बातका निरिचत प्रमाण है कि 
सुधारोंके नामपर बिलकुल मखौल किया जा रहा है। पर कौंसिलकी रायकी उपेक्षा 
करना तो निरचय ही स्पष्ट रूपसे दिखा देगा कि सरकार कौंसिलके सदस्योंको वाकई 
कितनी अहमियत देती है। 

आपने छाला लाजपतरायकी रिहाई और पुत्रः गिरफ्तारीका क्या अर्थ लगाया है? 

मुझे तो छाछा लाजपतरायकी पुनः गिरफ्तारीकी अद्दरदशितापूर्ण भूलके लिए 
सरकारकी अक्लपर तरस ही आता है। इससे पंजाब और आम तौरपर भारतके 
लोगोंका रुख और ज्यादा कड़ा ही बन सकता है। 

क्या आपका खयाल है कि बारडोलीका सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू 
होते ही, आपको गिरफ्तार कर रिया जायेग। और क्‍या हफ्ते-मर यहाँ रहनेके बाद 
आपको यह भरोसा हो गया है कि आपकी अनुपस्थितिसें आन्दोलन ठप्प नहीं होगा? 

यह कहना कठिन है कि मियाद खत्म होनेपर सरकार भेरे साथ क्या सलछूक 
करेगी; लेकिन में नही समझता कि मेरे गिरफ्तार होते ही बारडोलीकी जनता कन्धे 
डाल देगी। पर यदि वह सचमूच हारकर बैठ रहती है, तब तो फिर सरकारका मुझे 
गिरफ्तार करना बिलकुल उचित होगा क्योंकि उसका मतलब होगा कि आनन्‍्दोलनमें 
कमजोरी आ गई है। यदि भारत सचमुच आन्दोलनके लिए तैयार है तो अन्य सभी 
कार्यकर्ताओंकी गिरफ्तारीकी भाँति भेरी गिरफ्तारीके फलस्वरूप भी असहयोगकी कारे- 
बाइयोंको और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए और अहिसाका वातावरण अधिक सुस्थिर 
बनना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौरपर इसके बारेमें कोई शंका नहीं है। लेकिन 
निश्चित तौरपर कोई यह नहीं कह सकता कि मेरी गिरफ्तारीके बाद क्‍या होगा। 
मझमें ऐसी-ऐसी मानवीय और अलौकिक श्वक्तियाँ आरोपित की जाती है; इस बारेमें 
छोगोंमें इतना अन्धविश्वास है कि कभी-कभी ऐसा छगने लगता है कि मुझे बन्दी 
बनाना, देश-निकाला देना और यहाँतक कि प्राण-दण्ड देना भी सर्वथा उचित ही 
होगा। मेरे अन्दर अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं--ऐसा विश्वास वास्तवमें राष्ट्रीय 
प्रगतिमें बाधक बनता है और विवेकशील छोगोंकों सरकारकों धन्यवाद देना चाहिए 
यदि वह मुझे जन-जीवनसे अरूग कर दे और बादमें स्वयं कोई पागलरूपन न करे 
बल्कि न्‍्यायकी भावनासे और आतंकका सहारा लिये बिना काम करने छंगे। लेकिन 
हालकी घटनाओंकों देखकर मुझे सरकारसे ऐसी कोई आशा नहीं बंधती। 

धारडोली सम्मेलन' हारा पास किये गये प्रस्तावकों छोड़ दें तो भी क्‍या आपको 
इस बातका भरोसा है कि बारडोली सचमुच ऐसा कस उठानेके लिए तेयार है! 
क्या बारडोली शुद्ध खादी तेयार करनेके मामलेमें आत्म-निर्भर बन चुका है? 


१. २१९ जनवरी, १९५२ को । 


भेंट: बॉम्बे क्ॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे ३५९ 


जहाँतक मैं समझ पाया हूँ, मेरा तो निश्चित मत है कि बारढोली बिलकुल 
तैयार है। आज बारडोलीमें हिंसाकी जितनी कम गुंजाइश है, उतनी अन्य किसी भी 
ताल्लकेमें नहीं है। मेरे लिए इस गारण्टीका निस्सन्देह बहुत बड़ा महत्त्व है और इसे 
नजरमें रखकर ही मैने ऐसा निर्णय किया है। बारडोडी अभीतक तो आत्म-निर्भर 
नहीं बता, छेकिन अब वह आत्म-निर्मेर बन जायेगा। छोग तैयार हैं, पर उत्तको और 
अधिक संगठित करना जरूरी है। 

मारपीट और कोड़े रूमग्रानेकी घटनाओंकों देखते हुए, क्‍या अब भी आप यही 
कहेंगे कि कमसे-कम कष्ट भोगकर स्वराज्य प्राप्त करनेका छोदेसे-छोटा रास्ता यही 
है कि इस आत्वोलनके दौरान बड़े पेमानेपर अभी और कष्ट सहे जायें? 

मुझे इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं। कारण, कष्टसे पीड़ा तो होती ही है। पर 
यदि जनता बदकेकी कारंवाई करेगी तो उसे और अधिक पीड़ा भुगतनी पड़ेंगी। छेकिन 
यदि जनता काफी हृदतक अहिसाका पारून करती रहेगी, तो कोई प्रतिक्तिया न होने 
पर, सरकार खुद ही कुछ समय बाद हाथ-पैर पटककर चुप बैठ जायेगी। यह एक 
वैज्ञानिक सत्य है, जिसका कहीं कोई अपवाद हो ही नहीं सकता। इसलिए थदि जनत्ता 
सरकारकी हिंसाका जवाब हिसासे देगी तो उस सूरतमें उसे आजके मुकाबले सौ गुते 
अधिक कष्ट भोगने पड़ेंगे। 

क्या से पुछ सकता हूँ कि जेलोंमें पड़े सेकड़ों युवकोंके कष्ठोंको नजरमें रखकर 
ही आपने सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सम्बन्धर्मं कदम उठानेका फंसला किया 
है? क्‍या जप यह नहीं सालते कि वे जिस चीजके लिए संघर्ष कर रहे थे वह सब 
प्राप्त करनेके बाद अब उनको पूरे सम्भानके साथ यथाज्ीत्र रिहा कर दिया जाना 
चाहिए ? 

अवश्य ही, और मैने इसीलिए इस समय सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलनके 
सर्वप्रथम उद्देशयके रूपमें उत्तकी रिहाई और सभी किस्मकी क्रूरता बन्द करानेके मसले- 
को रखा है। 

क्या आपको यह उम्मोद नहीं कि सरकार एक काफी हरूम्बे अरसेतक आपके 
सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी ओरसे आंखें मूंदकर आपके प्रयत्वोंकी विफल बना सकती 
है? क्या सरकार एक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न होने देनेंके बजाय एक रूम्बे असेतक के 
लिए राजस्वकी वसुली मुल्तवी नहीं कर सकती या उसे बिरूकुल छोड़ ही नहीं सकती ? 
तब उस सुरतसें आप क्या करेंगे? 

सरकार ऐसा अवश्य ही कर सकती है। और अगर वह ऐसा करे तो मैं कोई 
भी उत्तेजनापूर्ण कारंबाई न करके सरकारकी बुद्धिमानी और उसके संयमकी पूरी कदर 
कहूँगा। परन्तु वास्तवमें उसका अर्थ यही होगा कि बारडोलीने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर ली है जौर तब फिर दूसरे ताल्लके भी अवश्य ही उसका अनुकरण करेंगे और 
मेरा खयाल है कि सरकार जबतक आम जनताकी रायके आगे सिर झुकानेका फैसला 


ही नहीं कर लेती तबतक वह चाहे संगीनोंके बलपर ही हो, राजस्व वसूल करना 
अपनी प्रतिष्ठाका प्रदंव बना लेगी। 


३६० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


क्या आपका विश्वास है कि भारतके मुसलमान खिल्ाफतके प्रदनके सन्तोषप्रद 
निबटारेके धाद भी काँग्रेसकी न्यूनतम साँगोंका इतने ही उत्साहके साथ भाग्रह करते 
रहेंगे है; 


मेरे दिमागमें इस सम्बन्धर्में जरा भी सन्देह नहीं है और शायद इसलिए कि 
खिलाफतके मामलेमें जो-कुछ भी हासिल होगा, उसे वही भारत महफूज रख सकता 
है जो इंग्लैडके प्रतिवन्‍्धोंसे मुतत्त हो और अपना शासन आप चलाता हो। 

क्या आपने बारडोलीके किसानोंमे कोई खास विशेषता देखी है? 

बारडोलीके किसानोंमें उनकी सादगी और भोलेपनके अतिरिक्त कोई और 
विशेषता मैने नहीं देखी। 

क्या बाइसरायके नास अपना हालका पत्र लिखनेकी प्रेरणा आपको “*भालवीय 
कान्फ्रेंस ” के किसी सदस्यसे मिली थी? 

वह मैंने बिलकुल अपने-आप ही लिखा था। सच तो यह है कि कार्य-समितिके 
सदस्योंको थोड़ी देरके लिए आइचर्य भी हुआ था और उन्होंने इसे संघर्षके तरीकेमें 
एक परिवर्तंनके रूपमें भी लिया था, हालाँकि मैने 'नवजीवन” और “यंग इंडिया ' के 
जरिये इसके लिए पहलेसे काफी जमीन तैयार कर दी थी। घोषणा-पन्नमें संघर्षके तरीके- 
में परिवततंन करने जैसी कोई चीज नहीं है, पर यह तो परिस्थितिको देखते हुए उसके 
अनुसार थोड़ी फेर-वदल की गई थी। मान छीजिए कि आप एक दिद्यार्मे आगे वढ़ 
रहे हैँ और आपका दुद्मन रास्तेमें कोई ऐसी वाघा खड़ी कर देता है जिसे आप पार 
नहीं कर सकते। तब जाहिर है कि आप अपने हमलेका रुख बदल देंगे और आप 
उस बाघाको दूर करनेमें ही अपनी सारी शक्ति लगायेंगे; तभी तो आप आगे बढ़ 
सकेंगे। और मैंने कार्य-समितिकी पूरी सहमतिसे ठीक यही किया है। 

यदि वाइसराय आपकी धार्तें नहों मानते, तो आप “सालवीय कान्फ्रेंस' में भाग 
लेनेवाले नरमदलीय नेताओंसे क्या करनेकी उम्मीद करते हूँ? 

में तो यही उम्मीद करता हूँ कि वे भाषण स्वातन्त्य, समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रता 
और संस्थाओंकी स्वतन्त्रताके झण्डेके नीचे आ जायेंगे ओर मुझे तो यही आशा है 
कि वे कमसे-कम इस हदतक असहयोगियोंके साथ आ मिलेंगे। हाँ, अगर उनकी मेरे 
द्वारा उठाये इन मह्दोपर विदेशी छोग्रोंसे न्‍्याय हासिल करनेका कोई दूसरा ज्यादा 
कारगर तरीका मिल जाये तो बात दूसरी है। मैं जहाँतक समझ पाया हूँ इन मुद्दोंके 
बारेमें देशमें कोई मतभेद नहीं है। 

क्या आपका खयाल है कि वाइसराय उन दार्तोपर अमल करेंगे? 

उनको करना चाहिए। 

यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो में पुछूं कि सार्वजनिक सविनय अवज्ञा 
आन्दोलनके बारेमें पहला कदम आप क्या उठायेंगे? 

पहला कदम तो जाहिर है, यही होगा कि कर-अदायगी न करनेके आन्दोलनको 
और मजबूत किया जाये और उसके वाद मैं सो्चूंगा कि हिंसाका कोई भी खतरा 
'उठाये बिना कित-किन अन्य क्षेत्रोंमे सवितय अव्ज्ञा शुरू की जा सकती है। आप 


मौन-दिवसकी टिप्पणियाँ ३६१ 


समझते ही है कि वेसे तो सारी संविधि-पुस्तिका मेरे सामने है और उसके उन 
कानूनोको छोड़कर जो विश्वके नैतिक नियमनकी व्यवस्थाका अग माने जा सकते 
है, वाकी सारे कानून तोड़े जा सकते है। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-२-१९२२ 


१४२, मोन-दिवसकी टिप्पणियाँ 


[६ फरवरी, १९२२ | 


में समझता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अभी न तो बलिदानके लिए तैयार 
हैं, ओर न वहाँ जनताके दिलमें इतनी ज्यादा चुभन ही है। 


#ः नै नैः 


पूर्वी आफ्रिकाके भारतीयोमें यदि कुछ भी दम है, तो उनसे जहाँतक बन सके 
भोौर हर छपमें निष्क्रिय प्रतिरोध करता चाहिए -- 

इंडिया आफिस ” द्वारा वाइसरायकों पूरी तरह काबू किये बिना चचचिल उस 
तरहका वक्तव्य नहीं दे सकते थे --सबसे अच्छा तो यही रहे कि वाइसराय और 
मॉन्टेग्यु इस सवालपर इस्तीफा दे दें। 

लेकिन यदि भारतीय सदस्योंमे थोड़ा भी आत्म-सम्मान रह गया है तो उनको 
भी ऐसा ही करता चाहिए--छेकित अफसोस है कि फिलहाल मुझे इसकी कोई 
उम्मीद नही। 


श्र नै न 


*  पानीका सवाछ यहाँ निवट गया है। अछूत छोग आम कुँओसे पानी भर सकते 
हृ कम 
प्रिय चार्ली, 
क तुम अगर कताईके सम्बन्धमें भेरी टिप्पणीको ठीक नहीं समझते, तो उसको 
भंजनेकी जरूरत नहीं। हम लोग उसके वारेमें बात कर छेगे। 

मोहन 


अंग्रेजी श्रति (जी० एन० २६३३)की फोटो-नकछसे | 


, २. इन टिप्पणिप्रोंमें उक्छिस्वित चचिल्के वक्‍्तव्यके बारेमें सी० एफ० एन्द्यूजने १६ फरवरी, १९२२ के 
यंग इंडियामें एक छेख लिखा था । गांधीनीने ४ फरवरीको पन्द्धूजको वारडोली भानेकी दावत दी थी; 
देखिए इसी तिथिका “पत्र: ए्ड्यूनक्ों ?। एन्दूथूजने ८ फरवरीको लिखा था (एस० एन० ७८९६ ) 
कि वे जित-जिन विफ्रोंपर वात करना चाहते थे, उनपर “सोमवारकों ” -. गांवीजीकै भौन-द्विसपर -- 
बातें नहीं कर पाग्रे । इसलिए ये टिप्पणियां सोमवार, ६ फरवरीको छिखी गईं होंगी । 


१४३. पत्र: मु० रा० जयकरको 


बारडोली 
६ फरवरी, १९२२ 
प्रिय श्री जयकर, 
आपका पत्र और तार दोनों मिले । मैं देख रहा हूँ कि वाइसरायको मेरा पत्र 
लिखना समितिको अच्छा नहीं लगा। इसका मुझे खेद है। मेरा तो खयाक था कि 
करीब एक पखवारेतक सविनय अवज्ञा शुरू न करके मैंने अत्यधिक सावधानी वरती 
है। में नहीं समझता था कि वाइसरायकों पत्र छिखना भी उचित नहीं था। मैने 
जान-बूक्षकर पत्रको तीन दिन बाद प्रकाशित किया था, जैसा कि आप चाहते थे। 
मैने अपनी ओरसे इस बातमें भी काफी सावधानी रखी है कि बन्दियों और 
आन्दोलनके उद्देश्योंके साथ हमदर्दी रखनेवालोंको, मेरी रायमें, क्या करना चाहिए। 
सम्मेलनके मंत्रियोंको कृपया यह बतला दीजिए। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टोरी ऑफ माई लाइफ 


१४४, पत्र : सथुरादास त्रिकमजीकों 


सोमवार, ६ फरवरी, १९२२ 

तुम फिर नहीं आये। इसका कारण मै तुम्हारा आलूस्य ही समझता हैँ। जिस 

बातका निश्चय कर लिया हो उस बातपर अमल करता शुरू कर ही देना चाहिए। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१, मझुरादास त्रिकमजीने गांवीजीके सझावपर दर हफ्ते एक्र दिनके लिए वारडोडी भाना स्वीकार 
क्या था। 


१४५. पत्र : परशुराम मेहरोत्राको 
[६ फरवरी, १९२२ | 


चि० परसराम, 
तुम्हारा खत मीला। इलाहाबादमें चरखाका कुछ भी काम होता है क्या! 
बापूके आश्ञीर्वाद 
मास्टर परसराम भेहरोत्रा 
आनन्द भवन 
इलाहाबाद 
मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ५९९४)से। 
सौजत्य : परशुराम मेहरोत्रा 
१४६: भारत सरकारको प्रत्युत्तर 
[ बारडोली 


७ फरवरी, १९२२ [' 


वाइसराय महोदयके नाम लिखे मेरे पत्रका जो उत्तर सरकारने दिया है, उसे 
मैने बड़े ध्यानसे पढ़ा है। में स्वीकार करता हूँ कि इस उत्तरमें मामलेसे सम्बन्धित 
असली वातोसे जिस तरह बचनेकी कोशिश की गई है, उसके लिए में बिलकुल तैयार 
नहीं था। में सरकारके प्रथम खण्डनको ही छेता हूँ। उत्तरमें लिखा है: 


वह (सरकार) जोरके साथ इस कथनका खण्डन करतो है कि उससे 
गेर-कानूनी दमन-तीतिका अवरूम्बन क्विया है, और वह इस बातको भी नहीं 
सानती कि असहयोगी दलकों सभा-संगठनकी' स्वतन्त्रता, घाणीकी स्वतन्त्रता और 
सस्ाचारपन्नोंकी स्वतन्त्रताके बुनियादी अधिकारोंकी प्राप्तिफि लिए मजबूर होकर 
ही सविनय अवज्ञाका सहारा लेता पड़ रहा है। 


१. ढाककी मुहरसे । 
२. श्न दिनों परशुराम मेदरोत्रा हँडिपेंडेंटमें का करते थे; वादमें आश्रममें हिन्दीके अध्यापक। 
३- गांवीजीकों ६ फरवरी, १९२२ की सरकारी विज्ञप्ति ७ फरवरी (देखिए परिशिष्ट २ )के 


अखबारोंमें देखनेको मिली थी। उसको पढ़नेके तुर््त वाद ही उन्होंने यह उत्तर बोलकर सिखाया था और 
तार द्वारा एसोसिए्टेड प्रेस, दिल्लीकों भेजा था । 


३६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेरे पत्रको सरसरी तौरपर पढ़ छेनसे ही यह भालृम हो जाता है कि यद्यपि 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने ४ नवम्बरको दिल्लीमें हुईं अपनी बैठकमें सबविनय 
अवज्ना आन्दोलन चलानेका अधिकार दे दिया था, फिर भी वह आरम्भ नहीं 
हुआ। मैने अपने पत्रमें यह भी स्पष्ट कर दिया था कि १७ नवम्बरकों वम्बईमें हुई 
शोचनीय घठनाओंके कारण भ्रस्तावित सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन अनिद्दिचत 
कालके लिए स्थग्रित कर दिया गया है। यह निर्णय यथासमय प्रकाशित कर दिया 
गया था और सरकार तथा जनता दोनोंको यह वात मालूम है कि अब भी छोगोंमें 
जो-कुछ हिसाकी प्रवृत्ति रह गईं है उसको दूर करनेके छिए भगीरथ प्रयत्न किया जा 
रहा है। यह वात भी सरकार और जनता दोनोंको भाछूम है कि स्वयंसेवकॉंसे एक 
विशेष प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत कराये जानेकी तजवीज की गई थी जिसका सुविचारित 
उद्देश्य यह था कि स्वयंसेवक दलमें सिर्फ चरित्रवान्‌ लछोगोंको ही भरती किया जाये। 
इन स्वयंसेवक संघोंका मुख्य उद्देश्य जनतामें अहिसाक़े संस्कारोंको दृढ़ करना और 
असहयोगसे सम्बन्धित सभा-समारोहोंमें झान्ति कायम रखना था। दुर्भाग्यवश वम्बईकी 
दुर्घटनाओं और शायद उससे भी अधिक उसी दिन हुई कलकत्तेकी पूर्ण हड़तालके 
कारण भारत सरकार अपना सन्‍्तुरूत खो वैठी। भें इस बातसे इनकार नहीं करना 
चाहता कि कलकत्तेमें डराने-धमकानेके तरीकैसे भी थोड़ा-वहुत काम छिया गया होगा, 
परन्तु में यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि इस डराने-धमकानेसे नहीं वल्कि कलकत्तेकी 
पूर्ण हड़तालसे उत्पन्न कुढ़नके कारण ही भारत सरकार और वंगारू सरकारका दिमाग 
भिन्ना उठा। दमन तो पहलेसे ही हो रहा था; किन्तु उसके खिछाफ कुछ भी कहा 
या किया नहीं गया। छेकिन जिन सरकारी विज्ञप्तियोंमें घोषणा की गई कि स्वयंसेवक 
संघोंके उद्देश्यसे निपटनेके छिए दण्डविधि संशोधन अधिनियमका उपयोग किया जायेगा 
तथा असहयोगियों द्वारा की जानेवाली सभाओसे मिपटनेके लिए राजद्रोहात्मक सभा 
अधिनियमोंका सहारा लिया जायेगा, उनके साथ-साथ जो दमन शुरू हुआ, वह असह- 
योगी समाजपर बमके गोलेकी तरह आया। इसलिए में फिर कहता हूँ कि इन 
विज्ञप्तियोंके प्रकाशनसे तथा बंगालमें देशवन्धु चित्तरजन दास और मौलाना अबुछ कछाम 
आजादकी गिरफ्तारी, संयुकत-प्रान्त्में पण्डित मोतीछाकू नेहरू तथा उनके साथियोंकी 
गिरफ्तारी तथा पंजावमें छाछा छाजपतराय तथा उनके दछकके छोगोंकी गिरफ्तारीसे 
यह॒नितान्त आवश्यक हो गया कि आक्रामक सविनय अवज्ञा तो नहीं बल्कि पति- 
रक्षात्मक सबविनय अवज्ञा, जिसे दूसरे शब्दोंमें अनाक्रामक प्रतिरोध कहते हैं, प्रारम्भ 
की जाये। सर होमसजी वाडियाको भी यहाँतक कहना पड़ा कि यदि वम्बईकी 
सरकारने बंगाल, संयुक्त-प्रात्त और पंजाबकी सरकारका अनुकरण किया तो मुझे ऐसी 
विज्ञप्तियोंका प्रतिरोध करना ही होगा, अर्थात्‌ अपना नाम स्वयंसेवकोर्में छिखाना 
होगा या सरकारके ऐसे आदेशोंके विरुद्ध की जानेवाली सभागोंमें सम्मिलित होना 
होगा। इस तरह, यह स्पष्ट है कि जबतक सरकार अपनी उस नीतिको नहीं बदलती, 
जिसके कारण भारतके कितने ही भागोंमें सावंजनिक सभाएँ, सार्वजनिक संस्थाएँ तथा 
असहयोगी अख़बार बन्द हो गये हैँ, तवतक सबविनय अवज्ञा आन्दोलन चढानेका पूरा 


कारण मौजूद है। 


भारत संरकारकौ प्र॑त्यत्तर ३६५ 


अब में इस कथनको छेता हूँ कि सरकारने “गैर-कानूनी दमन-नीति प्रारम्भ 
कर दी है।” कानून और व्यवस्थाके नामपर सरकारी अधिकारियोने जो नृझंस कार्य 
किये है, उनपर खेद प्रकृट करने या क्षमा माँगनेकी बजाय सरकार अपने उत्तरमें 
किसी भी प्रकारके “गैर-कानूनी दमन” से साफ इनकार करती है। यह देखकर इस 
सम्बन्ध मैं सरकार और जनता दोनोसे आग्रह करता हूँ कि वे निम्नलिखित तथ्योपर 
ग़रम्भीरतासे विचार करें। इनकी सचाईके बारेमें तो किसी तरहके शककी गरुंजाइश 
ही नहीं है। 

१. कुलकत्तेमें इन्ठाली मुकामपर सरकारी अधिकारियोंका भोली चढाना 
और यहाँतक कि लाशके साथ भी हृदयहीन व्यवहार करना; 

२. नागरिक रक्षक-दछ (सिविल गार्डस) द्वारा किये गये पाशविक 
अत्याचार जो स्वीकार किये जा चुके है; 

३. ढाकार्में एक सभाका जबरदस्ती भंग किया जाना और बेगुनाह 
लोगोंका ठाँग पकड़कर घसीटा जाना, यद्यपि उन्होंने किसी प्रकारका उत्तेजनात्मक 
काम नहीं किया था; 

४. अलीगढ़में स्वयंसेवकोंके साथ इसी प्रकारका सलूक; 

५. लाहौरमें स्वयंसेवकों तथा जनतापर किये गये पाशविक और अनुचित 
प्रहारोंके सम्बन्ध्में डा० गोकुलचन्द नारंगकी अध्यक्षतार्में काम करनेवाली समिति- 
के निष्कर्ष जो (भेरे विचारसे) निर्णायक हैं; ४ 

६. जालन्धरमें स्वयंसेवकों तथा जनतोके साथ किया गया दुष्टतापूर्ण तथा 
अमानूषिक व्यवहार; 

७. देहरादुनमें एक बाढकपर गोली चलाना और बेरहमीके साथ 
जबरदस्ती वहाँ एक सार्वजनिक सभाका भंग किया जाना; 

८. बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत यह तथ्य कि एक अधिकारीने अपने 
दस्तेके साथ बिहारके कुछ गाँवोंको लूटा-खसोटा और उन्होंने इसके लिए किसीकी 
इजाजत नहीं ली थी; लेकिन जैसा कि असहयोगियोंका कहना है, उन्होने एक 
बागान-मालिकके इशारेपर ही ऐसा किया। इसी तरह सोनपुरमें स्वयसेवकोंको 
मारना-पीटवा और कांग्रेसकी खादी तथा कागजोंको जला देना; 


९. कांग्रेस और खिलाफतके दफ्तरोंमें आधी रातको तलाशी लेना और 
गिरफ्करी करना। 


. .. प्रकारी अधिकारियोंकी निरंकुशता और बबंरताके ऐसे कितने ही अचूक प्रमाण ' 
हैं। यहाँ तो मैने उनके कुछ नमूने ही पेश किये है। मैने जो-कुछ कहा है वह सारे 

देश जो-कुछ हो रहा है, उसका दश्मांश भी नहीं है; और मै कहना चाहता हें कि 
भारतके बहुतसे भ्रान्तोमें जैसा अन्धाधुन्ध दमन हो रहा है उसके सामने -- यदि हम 
जलियाँवाला बागके हत्यकाण्ड और रेंगनेके आदेशको छोड़ दें तो --पंजाबमें हुए 
अमानवीय अत्याचार भी फीके पड़ जाते है। मेरा खयाल है, इस बातका तथ्योंके 
आधारपर कोई भी खण्डन नही कर सकता। मेरा निदिचत विश्वास है कि ऊपर मैने 


३६६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


जिन काली करतूतोंका वर्णन किया है, उनकी तुलना जलियाँवाला बाग्रका हत्याकाण्ड 
एक साफ-सुथरी कार्रवाई था। इसमें दुःखकी बात यह है कि इस वक्‍त छोगोंपर 
गोलियाँ नहीं दागी जा रही है या उनकी नृशंस हत्या नहीं की जा रही है, इसलिए 
हजारों निरपराध मनुष्योंको जो यत्त्रणाएँ सहनी पड़ी है वे हमारे दिलको इतना नहीं 
हिला पातीं कि जिससे देशका हर आदमी इस सरकारके खिलाफ उठ खड़ा हो। मानो 
इन बेगुनाहोंके खिलाफ चलाई जा रही यह छड़ाई काफी नहीं थी, इसलिए अब जेलोंमें 
भी शिकंजे कसे जा रहे हैं। आज कराची जेरमें साबरमती जेलके उस एकाकी कंदीपर 
और बनारस जेलमें कैदियोंके उस समूहपर क्या बीत रही है, हमें कुछ भी मालूम नही। 
ये सब लोग उतने ही बेगुनाह हैं, जितना बेगुनाह में अपने-आपको मानता हूँ। उनका 
जुर्मे यही है कि उन्होंने अपनेको राष्ट्रीय सम्मान और गौरवका अभिरक्षक बनाया 
है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये स्वाभिमानी और विद्रोही आत्माएँ अधिकारियोंका 
स्वाँग बनानेदाले इन गुस्ताख छोगोंके आगे नहीं शुकेंगी। में कहता हूँ कि इन सत्ता- 
धारियोंको कोई हक नहीं है कि वे इन उच्च आत्माओंको अपने सामने प्रायः नंगा 
हाजिर होनेके लिए मजबूर करें, उन्हें अपनी दोनों खुली हथेलियाँ जोड़कर सलाम 
करने और गृलामोंकी तरह अपना अदब करनेके लिए बाध्य करे या उनसे जबरदस्ती 
“सरकार एक है” का नारा छूगवायें। ईदवरसे डरनेवाला कोई भी व्यक्ति यह नारा 
नही छग्रायेगा, फिर चाहे उसका पाँव काठमें डालकर उसे कितने ही दिनोंतक चौबीस 
घंटे क्यों न खड़ा किया जाये। बंगाकके एक स्कूलके अध्यापकके साथ ऐसा ही 
सलछक करनेकी खबर आई है। 

मानव-स्वभावकी गरिमामें अपने विश्वासके कारण मैं यह मान लेता हूँ कि 
छॉर्ड रीडिंग और उनके पत्रका मसविदा बनानेवाले उन तथ्योंको नहीं जानते, जिन्हें 
मैंने प्रस्तुत किया है या फिर वे विश्वासके वश्ञीभूत होकर कि उनके कर्मचारी तो 
गछूती कर ही' नहीं सकते, उन बातोंकों सच मॉननेसे इनकार करते है जिन्हें छोग 
“इदवरीय सत्य” समझते हैं। यदि मेरी कही बातोंम जरा भी अतिरंजना हो तो 
में उन्हें उसी प्रकार सावेजनिक रूपसे वांपस के छूंगा और उनके लिए क्षमा-याचना 
करूँगा जिस प्रकार अब मैं उन्हें सार्वजनिक रूपसे कह रहा हूँ। लेकिन वस्तुस्थिति 
यह है कि जो सरकारसे सम्बद्ध न हों ऐसे पुरुषों या स्त्रियोंके किसी भी निष्पक्ष 
न्‍्यायाधिकरणके सामने मै इन आरोपोंके यवि प्रत्येक अक्षरों नहीं तो कंमसे-कम 
प्रत्येक आरोपके सारकों, बल्कि उससे भी बहुत-कुछ अधिक, सिद्ध कर देनेको तैयार 
हूँ। मै श्री माल्वीयजी तथा उन दूसरे सज्जनोंसे, जो कि गोलमेज परिषद्‌ बुलानेका 
श्रेयहीन कार्य कर रहे हैं, अनुरोध करता हूँ कि वे इन आरोपोंकी जाँचके लिए 
एक निष्पक्ष आप्रोग बैठायें, जिसके निर्णयकरे अनुस्तार मेरी जीत या हार हो। 

लोगोंको जो शारीरिक यातनाएँ दी जा रही है, उनके साथ जो पाशविक दुव्यंवहार 
किया जप रहा है, उसके कारण मेरे तथा मेरे कितने ही साथियोंके लिए जीवन असह्य 
हो गया है, और ऐसी दशामें मैं स्व-साधारणका समय उन बातोंकी तफ्सील देकर 
तब्ट नही करना चाहता, जिन्हें मै देशमें प्रचलित कानूनका दुरुपयोग मानता है। परल्तु 


भारत सरकारको प्रत्यत्तर ३६७ 


बम्बईके उपद्रवोंके सम्बन्धें लोगोंको भ्रम हो जानेकी जो सम्भावना है, उसे मैं 
दुर कर देना चाहता हूँ। वे उपद्रव छज्जाजनक और निन्दनीय तो थे ही, किन्तु यह 
याद रखना चाहिए कि उनमें जिन ५३ व्यक्तियोंकी जानें गईं, उनमें ४५ से अधिक 
असहयोगी या उनसे सहानुभूति रखनेवाक्ले उपद्रवकारी थे और जिन ४०० व्यक्तियोंको 
भोटें पहुंचीं उनमें से भी निदिचत रूपसे ३५० से ऊपर उसी वर्गके थे। में शिकायत 
नहीं करता। उन असहयोगियोको तथा उनके हिमायती हुल्लड़बाजोंको वही मिला 
जिसके कि वे पात्र थे। उन्होंने हिंसा शुरू की --- उसका फल उन्होंने पाया। लेकिन 
इस बातकों भी भूलना नहीं चाहिए कि असहयोगियोने ही इंडिपेंडेंटों तथा सहयोगियोंकी 
सहायतासे १७ तारीखके दुर्भाग्यपूर्ण दिनके दो दिन बादतक होनेवाले उपद्रवोंका शमन 
कर शान्ति स्थापित की। हाँ, इस दिल्लामें बम्बई सरकारके योगदानका खयाल तो 
रखना ही है। 

में सरकारके इस कथनको पूरी तरह अस्वीकार करता हूँ कि संशोधन “ दण्डविधि 
अधिनियम (क्रिमिनल छॉ एमेंडमेंट ऐक्ट) का उपयोग केवल उन्हीं संघोंतक सीमित 
था, जिनके अधिकांश सदस्य बार-बार हिसा तथा डराने-धर्मकानेके तरीकेका अवलम्बन 
करते थे। “भारतकी जेलोंमें जाज जो छोग कंद है, उनमें से कुछ तो सर्वेथा निरीह- 
निर्दोष ढगके छोग है। इसमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने हिसा या डराने- 
धमकानेके तरीकेका सहारा लिया हो, किन्तु वे सब उक्त कानूनके अन्तग्गंत दण्डित किये 
गये है। उक्त कथनकों सिद्ध करनेके लिए अनेक प्रमाण दिये जा सकते है। इसी 
प्रकार इस बातके समर्थनर्में भी प्रचुर प्रमाण दिये जा सकते है कि जहाँ-जहाँ सभाएँ 
भंग की गई है, छगभग ऐसे सभी स्थानोंपर हिंसाका कतई कोई खतरा नही था। 

भारत सरकार इस बातकों अस्वीकार करती है कि अली भाधयों द्वारा खेद 
प्रकट करनेपर वाइसरायने यह सभ्य नीति अख्तियार की थी कि असहयोगियोंकी 
अहिंसक गति विधियोंमें सरकार दखर नहीं देगी। सरकारकी इस अस्वीकृतिपर मुझे 
अत्यधिक दुःख है। सरकारने अपने उत्तरमें विज्ञप्तिका जो अंश उद्धृत किया है, वहीं 
मेरी राधमें इस बातका काफी प्रमाण है कि सरकारका मंशा ऐसी हलचलोमें हस्तक्षेप 
क्रनेका नही था। सरकार यह अनुमान नहीं छूमाने देना चाहती थी कि “ ऐसे भाषण 
देना जिनसे अपेक्षाकृत कम हिंसात्मक ढंगके असन्तोषको उत्तेजना मिलती हो, कानूनके 
खिलाफ अपराध नही । ” मैने यह कभी नहीं कहां कि किसी भी कॉनूनको भंग करना 
उस कानूनके खिलाफ अपराध नही है। लेकिन मैने यह अवश्य कहा है, और अब भी 
कहता हूँ कि उस समय सरकारका यह विचार नही था कि अहिंसक हरूचछोके लिए 
पा जायें, यद्यपि हो सकता है कि प्राविधिक दृष्टिसे उनसे कानून-भंग 

 हों। 

जहाँतक परिषद्की शर्तोंका सम्बन्ध है, सरकारी जवाबमें मेरे पत्नके दो-तीन 
वाब्द हि तथा अन्य जरियोंसे ” छोड़ दिये है, जो “ कलकत्तेके भाषण ” के बंद आने चाहिए 
थे। में फिर दोहराता हूँ कि जहाँतक मेँ “ कलकततेके भाषणसे तथा अन्य जरियोंसे ” 
जान पाया हूं, वे छत प्रायः वही थीं जिनका उल्लेख मालवीय परिषद्‌्के प्रस्तावोंमें 


३६८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय॑ 


हुआ था। असहयोगी दककी तथाकथित गैर-कानूनी कार्रवाइयाँ, जो सरकारकी अधि- 
सूचनाओंके विरुद्ध शुरू की गईं थी, अधिसूचनाओंकों वापस छेते ही स्वयमेव बन्द हो 
जातीं; क्योंकि इन क्षोभकारी अधिसूचनाओंके वापस लेते ही स्वयंसेचक दरकूका संगठन, 
तथा सा्वेजनिक सभाएँ गैर-कानूनी गति-विधियाँ नहीं रह जाती। जब कलकत्तेमें सुलहकी 
बातचीत चल रही थी, उस समय भी फतवा कंदियोंकी रिहाईकी माँग पेश की गई 
थी, और अब तो में अन्यत्र कही गई अपनी यह वात फिर दृह्राऊँगा-- यदि 
यह कहना गैर-बफादारी है कि वर्तमान शासन-प्रणालीके अन्तर्गत फौजी अथवा दूसरी 
नौकरी करना ईदइवर और मानवताके प्रति पाप है, तो मेरा खयाल है ऐसी गैर- 
वफादारी जारी ही रहनी चाहिए। 

सरकारने विज्ञप्तिमें यह आरोप छग़ाकर मेरे साथ कर अन्याय किया है कि मैं 
प्रस्तावित गोलमेज परिषद्‌ केवल अपने निर्णयको स्वीकार करानेके लिए ही चाहता 
हूँ। मैंने कांग्रेसकी माँगें जरूर यथासम्भव स्पष्ट छब्दोंमें पेश की थी, जिससे कि 
किसी तरहकी गलतफहमी न हो और यह मेरा फर्ज भी था। कोई भी कांग्रेसी अपनी 
स्थितिको स्पष्ट किये बिना किसी परिषद््मे नहीं जा सकता था; और मैने आशा की 
थी कि सरकार मेरे या अन्य किसी भी कांग्रेसीके प्रति यह माननेकी शिष्टता तो 
दिखायेगी ही कि हम तक तथा वृद्धिसंगत बातोंकों स्वीकार करनेसे इनकार नहीं 
करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति आकर मुझे यकीन दिला दे कि कांग्रेसकी खिलाफत, 
पंजाब और स्वसज्य-विषयक माँगें अनूचित है तो में अवश्य ही अपना कदम पीछे हटा 
लूंगः और जहाँतक मेरा सवाल है, में अपनी भूलकों सुधार लूगा। भारत सरकार 
जानती है कि मेरा रुख सदासे ऐसा ही रहा है। 

बड़े आह्चर्यकी बात है कि विज्ञप्तिमें मेरे घोषणा-पत्रकी' माँगोंकों कार्य-समितिकी 
माँगोंसे सी अधिक वताया गया है। पर मैं दावेके साथ कहता हूँ कि वे कार्य-समितिकी 
माँगोंसे बहुत कम है, क्योंकि आज तो में आक्रामक ढंगकी सविनय अवज्ञाको स्वंथा 
बन्द कर देनेके बदलेमें सिफं इतना ही चाहता हूँ कि यह नृशंस दमन बन्द कर दिया 
जाये, उसके अन्तर्गत जिन लोगोंको सजाएँ दी गई है वे छोड़ दिये जाय और सरकारी 
नीतिकी स्पष्ट रूपसे घोषणा की जांये। कार्य-समितिकी माँगोंमें तो गोलमेज परिषद्‌ भी 
शामिल थी। मैंने अपने घोषणा-पत्रमें गोलमेज परिषद्की माँग, विलकुल नहीं की है। 
यह सच है कि गोलमेज परिषद्की माँगकों कुछ इस दृष्टिसे नहीं छोड़ा ग्रया है कि 
यह हमारी सिद्धिमें सहायक होगा। सच तो यह है कि यह अपनी वर्तमान कमजोरी- 
को स्वीकार करना है। में निःसंकोच भावसे यह स्वीकार करता हूँ कि तवतक भारत- 
की रग-रगमें जहिसाकी भावना नहीं भर जाती, और वह अनुशांसनयूकत शक्ति 
नहीं प्राप्त कर केता, जो कि केवल अहिसाके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, तवतक 
वह अपनी माँगोंको पूरा नहीं करा सकता। इसी कारणसे मैं अब सोचता हूँ कि लोग 
सबसे पहले इस पागछूपन-भरे दमनसे छुटकारा पायें और फिर अधिक पूर्ण संगठन 


१. देखिए “ पत्र: वाश्सरायकों ”, १-२-१९२१ । 


भारत सरकारको प्रत्युत्तर ३६९ 


और अधिक रचनात्मक कार्योमें अपनी शक्ति केन्द्रित करें। और यहाँ फिर सरकारने 
सिर्फ यह कहकर कि आक्रामक ढंगकी सविनय अवज्ञा तबतक के लिए मूल्तवी की 
जायेगी जवतक कि जेलमें पड़े नेता छुटकर सारी स्थितिपर नये सिरेसे विचार न 
कर छें, और अपनी सुविधानुसार मेरे पत्रके निम्नलिखित अन्तिम वाक्योंको छोड़कर 
मेरे साथ अन्याय कियो है: 


यदि सरकार यह घोषणा कर देती है तो में मानूँगा कि वह सचमुच 
लोकमतका बआादर करना चाहती है; और उस हालतमें मैं देशको निस्संकोच- 
भावसे ऐसी सलाह दूँगा कि वह लोकमतको और भी तैयार करे और भरोसा 
रखे कि उसकी बदौलत देशकी वे माँगें पूरी हो जायेंगी, जिनमें किसी तरहका 
परिवर्तत नही किया जा सकता। यदि यह सब हो जाये तो आक्रामक सबविनय 
अवज्ञा फिर तभी की जायेगी, जब सरकार अपनी कठोर अहस्तक्षेपकी चीतिका 
परित्याग कर देगी या भारतकी जनताका जबरदस्त बहुमत जो-कुछ चाहता हो 
उसे स्वीकार न करेगी। 


मैं साहसपूर्वक यह कहता हूँ कि मैने ऊपर मामछेको जिस तरह पेश किया है 
उसमें हद दर्जेके युक्ति-संग्त और नरम तरीकेसे काम लिया है। 

इसलिए सरकारी विज्ञप्तिके अन्तमें कही गई यह बात ठीक नहीं है कि अब 
लोगोंको “एक ओर अराजकता और उसके घातक परिणामों तथा दूसरी ओर उच 
सिद्धान्तोंकी कायम रखना जो प्रत्येक समय सरकारके लिए आधारभूत है”, इन दो 
स्थितियोंके वीच चुनाव करना है। विज्ञप्तिमें आगे कहा गया है कि “सामूहिक सविनय 
अवज्ञा राज्यके लिए इतनी खतरनाक है कि उसका सामना कठोरता और दृढ़ताके साथ 
किया जाना चाहिए। ” दरअसल लोगोंके सामने अब सवाल यह है कि सामूहिक सविनय 
अवज्ञासे असंदिग्ध रूपसे जो खतरे हैँ उनके बावजूद वे ऐसी अवज्ञाकी नीति अपनायें 
या जनताकी विधि-सम्मत गति-विधियोंके अवध दमनको बरदाइत करे। मेरी तो धारणा 
है कि जब देशमें कानून और शान्तिके नामपर वेगुनाह छोगोंका माल-असबाब लूटा 
जा रहा है और उनपर हमला किया जा रहा है तब स्वाभिमानी व्यक्तियोंके किसी 
भी समुदायके लिए अज्ञात खतरोंकी आशंकासे चुपचाप बैठे रहना और कुछ न करना 
असम्भव है। 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७८८५) की फोटो-तकलरूसे। 


२२-२४ 


१४७. पत्र : कार्य-समितिके सदस्योंकों' 


गोयनीय ( प्रकाशनके लिए नहीं) 
बारडोली 
८ फरवरी, १९२२ 

प्रिय मित्र, 

यह तीसरा अवसर है जब सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करनेके 
ठीक पहले मुझे एक जबरदस्त क्षटका छगा है। पहलछा अवसर था अप्रैल १९१९ में, 
दूसरा पिछले साल नवम्वरमें', और तीसरी बार अब फिर गोरखपुर जिछेकी घटनाओं ने 
मेरे मनको अत्यधिक अज्ञान्त बना दिया है। बरेली और सहारनपुरमें जो-कुछ भी हुआ 
है उससे मेरे मनकी अद्यान्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ स्वयंसेवकोंने ठाउन हालों- 
पर कब्जा करनेकी कोशिश की थी। वैसे अपराधपूर्ण अवज्ञा और सविनय अवज्ञा 
दोनों एक ही उद्देशयके लिए की जा रही हैं। छेकिव यदि देशके कुछ दूसरे भागोंमें 
ऐसी अपराधपूर्ण अवज्ञा चलछती रही तो जाहिर है कि बारडोछीमें की जानेवाली सविनय 
अवशाका देशपर कोई प्रभाव नही पड़ सकता। सविनय अवज्ञाकी पूरी संकल्पना यही 
मानकर चलती है कि सविनय अवज्ञा अहिसापूर्ण वातावरणमें ही चछ सकती है और 
पूर्ण अहिसात्मक आचरणके बछढूपर ही सफल हो सकती है। हो सकता है कि मानव- 
स्वभावको परखनेमें मेरी समझ बड़ी ही अधकचरी हो, पर मेरा तो यही विश्वास है 
कि भारत-जैंसे एक विज्ञाल देझमें ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है। छेकिन 
मेरी समझके अधकचरेपनकी दलील, मेरी समझदारीके बारेमें ही तो एक दछीछ हो 
सकती है, उसे एक ऐसा आन्दोलन जारी रखनेकी दलील तो नहीं माना जा सकता 
जो उस हालतमें नाकामयाब ही होगा। मै व्यक्तिगत रूपसे ऐसे किसी भी आत्दोलनमें 
कभी हाथ नहीं बॉँठा सकता जो आधा हिंसक और आधा अहिसक हो, फिर चाहे 
उसके बलपर स्वराज्य ही क्‍यों न मिलनेवाला हो। ऐसा इसलिए कि उस तरीकेसे 
मिलता स्वराज्य, मैं स्व॒राज्यको जिस रूपमें देखता हूँ, वैसा सच्चा स्वराज्य नहीं होगा। 
इसलिए बारडोलीमें ११ तारीखको इन प्रदनोंपर विचार करनेके लिए कार्य-समितिकी 
एक बैठक बुलाई जा रही है कि क्या सामूहिक सविनय अवज्ञा आत्दोलनकों फिलहाल 
स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा प्रइव यह कि आज्दोलनके स्थयनकी 


१. साधन-सूत्में दी गई अस्तावनात्मक स्प्पिणीके कुछ मंश इस प्रकार हें: “ बारढोलीका सविनप 
भवज्ञा आन्दोलन . . . वाइसरायकों दिये गये समय॒क्ी अवधिकी समाप्तिपर १९ फरवरी, १९२२ को शुरू 
किया जनेवाछा था. , . पर्तु भद्दात्माजीने ८ तारीखकों पक्राएक अपना सारा कार्यक्रम चदुक दिपा 
, » “इस तब्दीलीके बारेंमें काव-समितिके सदस्थोके पास पक्र मिली पत्र भेजा . . «” । 

२. देखिए खण्ड १७ । 

३० देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४८५-८९ । 


पत्र; डा० एम० एस० केलकरकों ३७६ 


स्थितिमें क्या उसे एक निश्चित और काफी रूम्बी अवधितक के लिए बन्द नहीं कर 
दिया जाना चाहिए, जिससे कि उस दौरान रचनात्मक कार्यकरा सगठन करके देश 
निर्विवाद रूपसे अहिंसात्मक वातावरण पैदा कर सके। मैं इस मामलेमें ज्यादासे-ज्यादा 
मित्रोसे रहबरी चाहता हूँ। आप यदि बैठकमें शरीक न हो पायें, तो भी में चाहूंगा 
कि मुझे अपनी सय लिख भेजें, समय हो तो पत्र द्वात और नही तो तारके जरिये। 
भे यह पन्न कार्य-समितिके सदस्योंको ही भेज रहा हूँ। लेकिन मे चाहूगा कि 
आप जिनसे भी मिलें अपने सभी मित्रोसे' सलाह-मशविरा करें और अगर उनमें से 
कोई चर्चार्में भाग लेने आना चाहे तो उसे या उन्हें कृपया अपने साथ ले आयें 
या यहाँ भेज दें। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
सेवत मंथ्स विद भहात्मा गांधी 


१४८, पत्र: डा० एम० एस० केलकरकों 


बुधवार, ८ फरवरी, १९२२ 

प्रिय डा० केलकर,' 
मेरा खयाल हैं कि समितिको सिर्फ स्ववेशीके लिए ही रुपया दिया ग्रया था। 
मेरी तो यही इच्छा है कि आप जल्दीसे-जल्दी विदयषज्ञ नियुक्त कराकर अपना काम 
शुरू कर दें। इस पत्रकों कृपया श्री दास्तानेको' दिखा दीजिए। आपने प्रचारकके 
सम्बन्धमें जो लिखा वह मैने देख छिया है। में एक दिनके छिए बम्बई जा रहा हूं। 


हृदयसे आपका, 
मो० क॒० गांधी 
डा० केलकर 
मार्फत डा० नूछकर 
जलगाँव 
पूर्व खानदेश 


अंग्रेज़ी पत्र (जी० एन० ६१०७)की फोटो-नकलसे | 


१. डा० एम० एस० केख्कर; इनका कहना था कि बर्फसे सभी रोगोंका श्ठाज किया जा सकता 
है; ये जनतामें “ डाक्टर बफे” (ढा० आाइस ) के नामते मशहूर थे । 
२. मदाराष्टमें खानदेशके एक कांग्रेसी कार्यकर्ता । 


१४९. टिप्पणियाँ 
जेलखानेकी कालकोठरीसे 
वेछौर जेलसे प्राप्त सी० राजगोपालछाचारीका मजेदार पत्र नीचे दे रहा हूँ: 

* * “मुझे महीनेंसें केवछ एक पत्र लिखने और एक ही पत्र पानेकी अनु- 
मति है और इसलिए में राजनीति, समाचार तथा समाचारपत्रोंसे पुरी तरह 
कट गया हूँ। . « - 

दमा पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर भी पेटकों हलका रखकर भें अपने 
इस दुश्मनपर हावी हूँ। मेरा वजन १०४ पौंडसे घटकर ९८ पौंड रह गया है, 
किन्तु इसमें कोई हज नहीं है। « « - 

यदि आप इस एकान्त कार-कोठरीसें मुझे सुत कातते हुए देखते तो 
आपकी आँखें खुशीसे चमक उठतों। 


यह सरकार वड़ी अजीव है। माना तो यह जाता है कि देश-भरमें एक ही कानून 
लागू है; फिर भी जो काम वंगालमें जुर्म है, वही काम मद्रासमें जूर्म नहीं है। और 
मद्रासकी जेलछोंमें कैदियोंके साथ जो बरताव किया जाता है, वह संयुकत-प्रान्तकी जेलोंमें 
नहीं किया जाता। आगरा जेलमें जॉर्ज जोजेफकों सभी प्रकारकी भुविवाएँ और आराम 
सुलभ है। यहाँंतक कि समाचारपत्र भी दिये जाते है। दूसरी ओर वेलौर जेछमें राज- 
गोपाकाचारीकों रहनेके लिए काछ-कोठरी दी गई है और उन्हें समाचारपत्र आदि 
कुछ नहीं दिये जाते। राजगोपाछाचारीको सम्राचारपत्रोंसे वंचित रखे जानेकी परवाह 
नहीं है। समाचारपत्रोंका न दिया जाना में तो अपने लिए एक सौभाग्यकी वात मानूँगा, 
किन्तु इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि बछ्ग-अछूग जेलोंमें अछग-अछग वरताव किया 
जा रहा है। राजगोपालाचारीका वजन घट गया है, यह अधिक चिन्ताकी वात है। 
मुमकिन है कि उनके वजनके घटनेका कारण पौष्टिक भोजनका अभाव न हो, कोई 
दूसरा ही कारण हो। तो भी यदि यह एकानन्‍्त कोठरी कुछ उसी तरहकी है जिससे 
मेरा पाछा पड़ चुका है, तो दमेके रोगीके लिए उसे प्राणघातक ही समझना चाहिए। 
इस भ्रकारकी कोठरीमें तारा डालकर किसीके बन्द किये जानेका मतलव ऐसे सन्दूकमें 
बन्द किया जाना है जिसमें जिन्दा रहनेके छायक हवा-भरके लिए कुछ सूयाख् रख 
दिये गये हों। इन कोठरियोंर्मं रोश़नीका तो नाम भी नहीं होता और न हवाके आरपार 
बहनेकी व्यवस्था ही होती हैं। थोड़े ही समयमें कमरेकी हवा आपकी छोड़ी हुईं साँससे 
भर जाती है और फिर आपको वार-वार अपनी ही छोड़ी हुई हवा भीतर लेनी पड़ती 
है। इनसानियतका कमसे-कम यह तकाज़ा है कि अगर आज चक्रवर्ती राजगोपाछाचारी- 
को रात-दिन यथासम्भव स्वच्छ वायु मिलते रहना शुरूभ नहीं है वो वह तत्काल 
सुलभ की जाये। 


टिप्पणियाँ ३७३ 
दिल्ली जेलसे 
श्री आसफअलीमे दिल्‍ली जेलसे एक विवरणात्मक पत्र लिखा है। उसके सादे- 
जनिंक हितसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे है: 
पाठकोंको याद होगा कि दिल्लीमें श्री आसफअछीने वावन स्वयंसेवकोके साथ 
सविनय अवज्ञा शुरू की थी। 


शेरवानी वकाकृत करनेसे वंचित 


इलाहावाद उच्च न्यायाल्यने श्री गेरवानीको, जो अदालूतका हुक्म जारी होनेके 
बहुत पहले ही खुद वकालत छोड़ चुके थे; वकाछत करनेके अधिकारसे वंचित करके 
कोई अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाईं। स्पष्ट है कि किसीने अदालतको ऐसा कदम उठानेके 
छिए उकसाया होगा। जिसने भी सरकारको यह सुझाया उसने इलाहाबाद उच्च 
न्‍्यायाज््यके साथ वदी ही की है। श्री शेरवानीके विरुद्ध की गई कारंबाईसे एक भी 
वकील भयभीत होनेवाला नहीं है। इन कारेवाइयोसे कुछ वकील इस वात्पर शमिन्दा 
हुए होंगे कि हम एक ऐसे स्यायालयमें वकाछत कर रहे हैं जो एक व्यवितको उसके 
राजनैतिक सिद्धान्तके कारण दण्डित करता है। मेरी रायमें अदालत सार्वजनिक रूपसे 
इस वातपर ध्यान देनेंके लिए मजबूर थी कि असहयोग आत्दोछत एक वस्तुस्थिति है 
और इसलिए श्री जेरवानी अपने सिद्धान्तोके कारण नीचेकी अदालतमें अपना वचाव 
करनेके लिए जानेवाले नही है। 


लालाजी फिर गिरफ्तार हुए 


पजाव सरकार एक सावारण अनुताप भी झोमाके साथ प्रदर्शित न कर सकी। 
उसे वताया गया कि छालाजी तथा उनके साथियोंकोी सजा देनेवाले न्यायाघीशने 
कानूनका ठीक मंशा समझे विना सजा दे दी है। इसलिए सरकारको उन्हें छोड़नेपर 
वाब्य होना पड़ा। फिर भी सव छोगोंको उसने एक साथ नहीं छोड़ा; वे आगे-पीछे 
छोड़े गये और कुछ तो आधी रातको रिहा हुए थे। परन्तु यह सरकारके इस तमाशेके 
बेह॒देषनकी पराकाष्ठा नहीं थी। पराकाण्ठा तो तब हुई जब उसने रिहाईके तुरन्त वाद 
छालछाजीको फिर गिरफ्तार कर लिया। सरकारके इस कामसे जाहिर होता है कि 
वह गलतीपर पछतानेके वजाय बदला लेनेपर तुली हुईं है। उसके पास उन्हें रिहा 
करनेके अछावा और कोई चारा था ही नहीं मगर वह अपनी क्षृद्रतासे भी बाज 
नहीं आा सकती थी। वह एक क्षणके लिए भी छाछाजीको आजाद नही छोड़ना चाहती 


१. जत भंश यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। उन भंशोंक्रा सुख्य भसित्राय इस अकार या: “छेल भानेके 
समय आसफभछी काफी दीमार ये और उनका आपरेशन होनेवाछा था; किन्तु उन्होंने जेल जानेके स्वणे 
अवसरको खो देना उचित नहीं समझा और आश्चष॑ यह रहा कि जेल्में उनकी तवीपृतमें सुधार हुआ । 
आतसफअछी ओर उनके साथियोनि जेलमें उन विशिष्ट सुविधाओंकों छेनेसे शनकार कर दिया जो भव्य भारतीय 


३३ नहीं दी जातीं। जेल्के कर्ोकी वे सिपाहके शरीणपर छ्गे घावोंकी तरह गौरवास्पद भान 
| 


शे७४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


थी इसलिए उसने उन्हें फिरसे पकड़ लिया। यद्यपि अभी वे मुलजिमकी हैसियतसे 
हवाछातमें है फिर भी उनके रिहतेदारों, यहाँतक कि उनके लड़केको भी, उनसे मिलने 
नही दिया गया। सरकार जानती थी कि यदि छाछाजी समनके जरिये तलब किये 
गये होते तो वे “न्याय से वंचित नहीं रखे जा सकते थे। परन्तु ऐसी स्वाभाविक 
और शछिष्टतापूर्ण कारंवाई तो पंजाब सरकारके लिए बहुत ही सीधी-सादी कारंवाई 
हो जाती। में छाल/जीकों उनकी दुबारा ग्रिरफ्तारीपर बघाई देता हूँ और पण्डित 
सन्तानम्‌, मलिक लालर्खा और डा० गोपीचन्दके प्रति उनके समयसे पहले रिहा कर 
दिये जानेपर, सहानुभूति प्रकट करता हूँ। 


पेंदान या रोका गया बेतन 


मेंने अब सामान्य पेंशनोंके सम्बन्धर्में स्वं-सामान्य नियमोंके अध्याय १५के खण्ड 
१ का ३५१वाँ अवृच्छेद प्राप्त कर लिया है। घारवाड़के श्री जोशीको इसीके अधीन 
उनकी पेंशनसे वंचित किया गया है। नियम इस प्रकार है: 


गागे भी आचरण अच्छा रहेगा, यह सदा पेंशन दिये जानेकी मंजूरीमें 
एक निहित घातें है। यदि पेंशन पानेवालेकों किसी गम्भीर अपराध करनेके 
कारण सजा दी गईं हो या वह किसी बड़े दुराचरणका दोषी पाया गया हो 
तो स्थानीय सरकार, भारत सरकार और सपरिषद्‌ राज्य-सचिव पेंशन या 
उत्तका कोई अंश रोकने या बिलकुल बन्द कर देनेका अधिकार अपने हाथमें 
रखते हे। 

इस नियमके अधीन पुरी पेंशन या उसके किसी अंशको रोकने या उसे 
बन्द कर देनेके प्रइनपर सपरिवद्‌ राज्य-सचिव द्वारा किया गया फंसला अन्तिम 
और निर्णायक होगा। 


मामूली आदमीकी दृष्टिमें इसे पेंशन कहें, विकम्बित वेतन कहें या और कुछ, 
है एक ही चीज। यह रकम किसी ऐसे कर्मंचारीको नहीं दी जा सकती जो अपने 
कत्तेंब्य-पालनमें अविश्वसनीय साबित हुआ हो या जो सक्तिय सेवाकालकी समात्तिके 
बावके अपने आचरणसे पेंशनके अयोग्य सिद्ध हो गया हो। शायद पेंशन पानेवाले कर्म- 
चारीको अपने आचरणके बारेमें सक्रिय सेवार्में छगे कर्मंचारीकी अपेक्षा और अधिक 
सावधान रहना जरूरी है। और इसका सीघा-सादा सबब यह है कि जबतक वह काम्- 
पर है, वह निगाहके सामने है और निवृत्त होनेपर विश्वासपर। इस मापदण्डको 
नजरमें रखते हुए जनसेवककी दृष्टिसे श्री जोशीका काम तनिक भी निन्दनीय नहीं हैं; 
इतना ही नहीं उन्होंने तो वही किया है जो कोई भी सम्माननीय व्यक्ति करेगा। 
कहनेका तात्पयं यह है कि यद्यपि उन्हें अपना समय निवृत्त भावसे आरामके साथ 
बितानेका हक था किन्तु अपने जीवनकी सन्ध्यामें उन्होंने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्यका दिल 
खोलकर जनताकी सेवार्में उपयोग किया। जो सरकार जनमतके प्रति उत्तरदायी हो 
उसे जनतासे भिन्न नहीं माना जा सकता। जनताका हित सरकारका सर्वोच्च उद्देश्य 
होना चाहिए; इसलिए यदि मौजूदा वस्तुस्थितियोंमें श्री जोशी आज जनताके सुख- 


टिप्पणियाँ ३७५ 


दुःखर्म हाथ बेटा रहे हैं तो वे देशके साथ-साथ सरकारकी भी सेवा ही कर रहे हूँ। 
यदि सर माइकेल श्री जोशी या मौलाना ज्ौकत अलीकी तरहके जन-सेवक होते और 
उनकी आचार-संहिता भी इत्हीं जेसी होती तो स्वयं उनके बचनोके और मेरे द्वारा 
उद्धत नियमके अनुसार सर माइकेल ओ'डायर अपराधी ठहरते है और पेंशनसे उन्हें 
ही वंचित किया जाना चाहिए, क्योकि वे लगातार अपने वेतनदाताओकी अनिष्टकर 
निन्‍दा करके अपने-आपको पेंशन पा्नेके सर्वंथा अयोग्य सिद्ध कर रहे हैँ। हो सकता 
है कि सर माइकेल जो-कुछ कहते है उसमें उनका विदवास हो और वे सच्चे 
दिलसे यह भानते हों कि शिक्षित भारतीय निपट मूर्ख होते है या अपने देशके प्रति 
गद्दारी करते हूँ जोर यहाँकी अशिक्षित जनता पशुओसे बेहतर बरतावके योग्य नहीं 
है; परन्तु यह एक बिलकुछू अलग बात है। किसी कामके पीछे आदमीके मसमें 
उद्देश्य क्या है यह तो ईइवर ही जानता है। किन्तु हम मनुष्य तो दूसरेके उद्देश्यको 
कामसे ही समझ सकते हैं ओर जिस तरह असहयोगियोंको उनके उद्देश्यसे नही परखा 
जाता जिसकी वे मंचोसे निरन्तर घोषणा करते रहते है अथवा जिसकी वे शपथ 
लेते है वल्कि उन्हें उनके तथा उनके साथियोके कार्योसे ही परखा जाता है; यह 
बिलकुल ठीक है। इसी तरह पेंशन पानेवालछे जन-सेवकोके क्षारेमें या अन्य छोगोंकों 
भी वे जो कुछ करते है, उसीसे आँकता चाहिए न कि उससे जो वे सोचते या जो 
कहते हैं। 
अली-भाई 

चूंकि अधिकारी छोग उसे तारके रुपमें नहीं आने देते थे अतः कराचीसे 
पावारण झकके जरिये एक तार आया है; उसे में नीचे दे रहा हूं :' 

जेलमें मौलाना मुहम्मद अछोका वजन २५ पौंड कम हो गया है। . . « 

उन्हें सबुमेहकी बीमारी है। उसके लिए जेलके स्वास्थ्य अधिकारीने 
भोजनमें मूंगपली और पनीर शामिल करनेको कहा है। अधीक्षकका संद्ा 
ये चीजें देनेका न था परन्तु अस्ततोगत्वा प्रतिदिन एक आपलेकी मूंगफली दी 
जाने रूगी और मौछानाके आग्रह करनेपर बढ़ाकर दो आते रोजकी कर दो 
गईं। यह उनका सुबहका भोजन है। 

* * * भौछाना शौकत अली, डाक्टर किचल्‌, मौलवी निसार अहमद, 
पीर युल्लाम मजीदसे शनिवार २८ तारोखको कहा गया कि उन्हें अपनी जामा- 
तलाओ देनी होगी। ऐसी तलाशी आनतौरपर सजायापता अपराधियोंको ही देनी 
पड़ती है। इस तलाशीमें उ्हें नंगा होना पड़ता है बदनपर एक हीली लेंगोटी- 
भर रहने दी जाती है और तलाशीके समय उन्हें अपने हाथ ऊँचे करने 
पड़ते हैं और अपना सुँह भी खोलकर दिखाना पड़ता है ताकि मालूम हो जाये 
कि कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। मोछाना ज्ञीकत अली और उनके साथी 


१. यहाँ तारके केवछ कुछ मंद ही दिये जा रहे हैं । 


३७६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अभीतक इस तोहीनसे बचे हुए थे। २८ तारीख शनिवारको उन्होंने जामा-तलाज्ी 

देनेका हुक्म मानवेंसे इनकार किया। सोमवार ३० को जबरदस्ती उनकी 

जामा-तलाज्ी ली गई और उपरोक्त नेताओंकों उस वेइज्जती करनेवाले 

हुनमकों स्वेच्छासे ले माननेपर एक महीनेतक काल्‍ू-कोठरीमें रहनेकी सजा 

दी यईं। «- « « 

मौलाना मुहम्मद अली इसका विरोघ व्यक्त करते हुए चाहते हे कि 
उनके साथ भी वेसा ही किया जाये। 
नेतागण जेल अधिकारियोंसे मासलेकों सरकारतक पहुँचानेके लिए अन्तिम 

क्षणतक कहते रहे परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया। 

इससे यह प्रकट होता है कि सरकारकी ओरसे हिंदायत है कि विवेक और 
बृद्धिसत्तासे काम करनेकी नीतिके वजाय जेलके कानून-कायदोंकों पूरी सख्तीके साथ बर- 
तनेकी नीति काममें छाई जाये। जरा सोचिए, मौछाना झौकत अछी या दुसरे तेजस्वी 
नेतागण जेलरके तथा एक-दूसरेके सामने प्रायः नंगे खड़े होकर अपनी तलाशी कैसे दे 
सकते है; यह तो उनके नजदीक डूब मरनेकी बात है। पक्के मुजरिमोंकी जामा- 
तलाशी छेता आवश्यक और उपयोगी है, यह मैं समझ सकता हूँ और जेलके ज्यादातर 
कानून-कायदे केवल उन्हीं लोगोंको ध्यानमें रखकर बनाये गये है; परत्तु ऐसे छोगोसे 
इन कानून-कायदोंका पालन जबरदस्ती करवाना पागलूपनके सिवा और क्या हो सकता 
है जो राजनैतिक जआन्दोलनमें भाग छेते रहनेके अतिरिक्त सभ्य नागरिक माने जाते 
है और जिनमें से कुछ छोग तो विश्यात देश-सेवक भी है, ऐसे कीदियोंपर इन मौजूदा 
भियमोंकों छादना वास्तविकताकी ओरसे पूरी तौरसे आँख बन्द करके परेशानिययोको 
न्यौता देना है। जेलकी मामूछी मर्यादाका पान तो कारवास-दण्ड श्राप्त अच्छेसे- 
अच्छे लोगोंसे भी, जरूर कराया जाना चाहिए और खासकर जब वे जान-वृक्षकर 
जेलमें आये हैं। जेल-जीवनमें होनेवाले कष्ठोंकी उन्हें अपेक्षा करनी चाहिए ही। वे 
उसके वारेमें शिकायत नहीं कर सकते। यदि वे खुद खूबसूरतीके साथ जेलके अधि- 
कारियोंके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करते तो उन्हें इसके लिए अवश्य ही बाध्य किया 
जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं कि अनुशासन अपमानका रूप धारण कर ढे। 
असुविधाएँ यन्त्रणा न बना दी जायें और अदब जाहिर करनेका अर्थ ' पेटके बल रेंग्रता । 
न बन बैठे। इसलिए असहयोगी कौदियोंको चाहिए कि वे वेड़ियों और हथकड़ियोंकी 
सजा पानेके खयाहूसे, कालकोठरीमें डाछ दिये जानेंके भयसे, गोलीसे मार डाले जानेकी 
आशंकासे अनुशासनके नामपर भी कदापि जेकरके सामने नंगे न हों; जेलके कष्ठोंके 
नामपर मेले, बदबूदार कपड़े हरगिज न पहनें और गन्दा या हजम ने होने लायक 
खाना .कदापि न खायें और इसी तरह “जअदब के नामपर हथेलियाँ पसारकर न 
दिखायें, दव या दुबककर न वैंठें और जब जेछका कोई अफसर सामनेसे गूजरे तब 
अपनी जबानसे हरगरिज सरकार एक” या सरकार सलाम ” न्ष॒ कहें। और यदि 
सरकार अब जेलोंमें हमारी अग्निपरीक्षा लेनेपर तुली हुई है या हमें झुकानेके लिए 


टिप्पणियाँ ३७७, 


शारीरिक यातना देना' चाहती है, तो इस तरह बेइज्जत होनेसे हमें अदबके साथ इनकार 
कर देना चाहिए और जान-बूझकर की जानेवाली इस वेइज्जतीका मुकाबला करने 
और उसके वदलेमें मिलनेवाली शारीरिक यातनाओंको सहन करनेका बल प्राप्त करनेके 
लिए ईदवरका सहारा छेना चाहिए। वीर अली भाई और उनके साथी इस तरह कराची 
जेलको सुधार रहे है; वे अवश्य ऐसा करें। इसी तरह स्वाभिमानी सिन्धी अध्यापक 
क्ृपछानीजी वनारसके कैदखानेको सुधारें, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि बनारस जेलमें 
छाये गये असहयोगी कौदियोंका जो अकथनीय अपमान किया जा रहा है उसे प्रो० 
कृपछानी तथा उनके विद्यार्थी वरदाइत नहीं कर ५ रहे हैं। यह बात समझमें नहीं 
आती कि संयुक्त-प्रान्त्में जहाँ कि राजनैतिक कैदियोके साथ सरकारका बरताव आदर 
माना जाता है, एक ओर आगरा और छखनऊमें तो जैसा-कुछ होना चाहिए वैसा ही 
हो रहा है परन्तु दूसरी ओर वनारसमें तथा अन्यत्र उसके विपरीत हो रहा है। क्‍या 
इसका यह अर्थ है कि स्थानीय अधिकारी निरंकुश हो गये है और वे आछा अफसरोंके 
हवमकी परवाह नहीं करते और उनकी मर्जी ही कानून बन गई है! इन घटनाभोसे 
लोग यह अन्दाज छगा सकते है कि भारतकी जेलोमें अपराधियोंपर कैसी बीतती 
होगी। मैं यह नहीं मानता कि खास तौरपर केवल राजनैतिक कैदी ही इस व्यवहारके 
लिए चुने गये है। वल्कि मेरी तो घारणा यह है कि जो वास्तवमें मुजरिम है 
उनके साथ तो और भी बुरा वरताव किया जाता है; क्‍योंकि वे तो चुटकी बजाते 
ही दवायें जा सकते है। जेर भौर वार्डर तो प्राय: गैर-जिम्मेदार होते ही है, इसलिए 
वे मनमानी करते है और अपराधियोंके साथ बड़ी ही निर्देयतासे पेश आते है। हम 
लोगोने आजतक अपने अज्ञान अथवा स्वार्थके वश इस शासन-प्रणालीको सहायता 
पहुँचाई है, जिसमें कि इने-गिने लोगोंने करोड़ो मनृष्योंको गुलाम बना रखा है। हमें 
भगवान्‌के सामने मानवताके विरुद्ध किये गये इन अत्याचारोंके लिए उत्तरदायी होना 
पड़ेगा जो कानून और व्यवस्थाके नामपर परन्तु वास्तवमें मुट्ठी-भर छोगोके हिताथे 
किये गये है और यदि आज इतने असहयोगियोंका बलिदान न हुआ होता तो इनपर 
परदा पड़ा ही रहता और किसीको इनका कुछ पता न चछता। 

कैदियोकी जो वेइज्जती की जा रही है उसे देखते हुए कराची जेलम 
अधिकारियोकी उस नीचताकी आलोचना करना व्यर्थ लगता है, जिसका परिचय देते 
हुए उन्होंने मौछाना मुहम्मद अछीको जेलके डाक्टरकी बताई हुई तथा उनके रोगके 
निवारणार्थ जरूरी खुराक भी नहीं दी। मेरा ख़यार है कि मौलानाको पनीर या 
काफी मात्रामें मूँगफली न देनेकी खबर गत निकलेगी अथवा उन्हे थे चीजें न दिये 
जानेका कोई समूचित कारण होगा। 

कसा सलूक किया जा रहा है, इसकी बात छोड़िए। जो छोग जेलोंके बाहर हैं 
उनका कत्तंव्य तो स्पष्ट है। हमें रोषबर्में आकर बिना सोचे-समझे कोई भरकत काम 
नही कर बैठना चाहिएं। हमारा वास्ता ऐसी शासन-प्रणाढीसे पड़ा है जो पूरी तरह 
सड़ चुकी है और जिसने क्‍या अंग्रेज, क्या भारतीय, सारी मनुष्य जातिका मान घटाया 
है। असलमें हम एक रोगसे जूझ रहे है। में यह नहीं मानता कि अंग्रेज या हिन्दु- 


३७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


स्तानी कोई भी इरादतन शैतानियत ओढ़े हुए है। वल्कि भेरा विश्वास तो यह है 
कि उन्हें अपने कृत्योंका भान नहीं है। यह तो निश्चित है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता 
कि हम कोई गरूत काम कर रहे है और वहुत भुमकिन है कि उनमें से बहुतेरे 
तो यहाँतक मानते हों कि बाज मौकोंपर दमन भी एक तरहसे ममतापूर्ण व्यवहारका 
अंग बन जाता है। आखिर हममें से भी कितने ही लोग अधीर होकर कई बार 
ऐसे-ऐसे काम कर बैठते है जिनका समर्थन आपदू-धर्मकी आड़ छिये बिना किया ही 
नही जा सकता। 

इतना छिख चुकनेपर मालूम हुआ कि जली भाई जामा-तलाशी देनेंके छिए राजी 
नहीं हुए और जबरदस्ती जामा-तलादी ली गईं। इसके बाद शायद उन्हें तनहाईकी 
सजा दी गई है और जो शब्स वहाँ तैनात हैं वे उनके साथ बुरी तरह पेश आते 
हैं। यदि यह सब सच हो तो मुझे वहुत ज्यादा दुःख होगा। सरकार नामी-गिरामी 
देश-सेवकोंके साथ जेलोंमें पुरी तरह भरूमनसाहतका वरताव करेगी और वहाँ उनके 
साथ किसी प्रकारका अपमान न किया जायेगा ऐसा म्राननेका आधार था। पर यदि 
अली-भाइयोंके प्रति किये गये दृव्यंवहारकी वात सच हो और उसके फलस्वरूप यदि 
सरकारके खिलाफ उम्रसे-उग्र आन्दोलन उठ खड़ा हो तो इसके लिए खुद सरकार ही 
जिम्मेवार होगी। 

स्पष्ट है कि ईश्वर असहयोगियोंकी पूरी-पुरी परीक्षा कर छेना चाहता है। मेँ 
जानता हूँ कि अली-भाई वड़े बहादुर है और वे इस अग्नि-परीक्षामें अविचलक रहेंगे 
और उसमें खरे उतरेंगे। जो असहयोगी कराची जेलमें हूँ वे सभी चुने हुए लोग हैं 
और अपना निपटारा स्वयं करनेमें समर्थ हैं। तो भी अली-भाइयों, डा० किचलू, पीर 
गुलाम मजीद तथा उनके साथी कीदियोंका जो बेहद अपमान किया जा रहा है उससे 
लोगोंका खून खौछे बिना न रहेगा। परन्तु इस तमाम विवेकहीन उत्पीड़न और 
उत्तेजनाके बावजूद हमें आत्मसंयमसे काम लेना होगा। हमारी बन्तिम मुक्ति तो 
अपनी प्रतिज्ञाके यथावत्‌ पाल्नपर ही अवलूम्बित है। यदि यह वात हमें बेबती है 
तो हमें और भी अधिक अहिसापरायण होना चाहिए। हम सविनय अवज्ञामें अपनी 
और भी अधिक शक्ति लगायें मौर अवज्ञाके लिए आवश्यक छार्तोकों पूरा करनमें थोड़ा 
भी विल्म्ब न करें। हिन्दू-मृसकमान तथा दूसरी जातियाँ ऐक्य-सुत्र्में अधिक दुढ़ता से 
वेंध जायें, अब भी जो-कुछ विछायती कपड़े हमारे पास पड़े हों उन्हें हम त्याग दें 
और अधिक खादी बुनने और चरखा कातनेमें लग जायें। हमारी प्रगति तो अपने द्वारा 
निर्धारित कार्यक्रमके अनुसार चुपचाप कास करते रहनेपर अवलम्वित है, न कि एक 
क्षण भी व्यथंकी झुँझलाहट और बकझकमें खोनेपर। जो छोग जेलम हैं उनके साथ 
होनेवाले दुवव्यंवहारसे हमें परेशान नहीं होता चाहिए। व्यवहारके सम्वन्धर्में सरकारने 
हमसे कोई समझौता नहीं कर रखा है। हमने तो बिना किसी शर्तके अपने शरीर 
उसको अपित कर दिये हैं-- वह चाहे तो उनके टुकड़े-दुकड़े कर डाले और यदि ईववर 
हमें शक्ति दें तो, हम इतना होनेपर भी उफतक न करें। चाहे जो हो जाये हमें 
आपेसे बाहर न होना चाहिए। 


अक 


टिप्पणियाँ ३७५ 
झूठ आरोप 
दमन-नीतिका पक्ष मजबूत वनाये रखनेके लिए नियुक्त अधिकारियोने उस नीतिका 
समर्थन करनेकी तोऩ् उत्कण्ठामें निराधार बातें कहनेमें सकोच नहीं किया है। मौलाना 
अब्दुल बारी साहब मुझे लिखते है कि असहयोग आ्दोलनके सिलसिलेमें जबसे उन्होंने 
शुद्धतम अहिसा-पालन करनेके राष्ट्रीय संकल्पको स्वीकार किया है तबसे उन्होंने 
ने तो हिंसाकी बात सोची, न उसका समर्थन किया और न हिंसाके लिए किसीको 
उत्तेजित ही किया। वे कहते है कि उन्होंने अहिसा-नीतिका प्रतिपादन भी किया और 
पूरी ईमानदारी तथा हार्दिक रूपसे उसका पालन भी किया। अपंजीयत “इडिपेंडेंट 
समाचारपत्र छिखता है: 
सौलाना अब्दुल बारीने “हमदस' देनिकर्स लेख लिखकर सर विलियम 
विस्सेंटके' उस बकतव्यके उन शब्दोंका खण्डन किया है जो उन्होंने निन्‍दा प्रस्ताव- 
पर हुई बहसके दौरान कहे थे -- यानी कि मौलाना हिंसाके हामी हे। सौलाना- 
का कहना है कि उन्होंने पिछले चार महीनोंमें एक भी भाषण नहीं दिया। 
उन्होंने अपने सबसे जस्तिम लिखित भाषणसें, जो उन्होंने मुसलमानोंकी एक 
सभाके सम्रक्ष पढ़ा था, अहिसात्मक असहयोगकी जोरदार वकारूत करते हुए 
कहा कि भारतीय मुसलमानोंके पास खिलाफत सम्बन्धी अन्याय दूर करानेके 
लिए एकम्तान्न सुलभ उपाय यही है। वे कहते हे कि मेरे दिलमें यह आशा 
बनी हुई है कि अहिसात्मक कांग्रेस और खिलाफत कार्यक्रम ब्रिटिश सरकारको 
अन्तमें खिलाफत और पंजाब सम्बन्धी अत्याचारोंका निराकरण करने और 
भारतको स्वशासित राष्ट्रोंके ब्रिटिश कासनवेल्थमें स्वतस्त्र साझेदारकी तरह स्थान 
देनेपर विवश करेंगे। 
अपने खिलाफ छूगाये गये आरोपके सम्बन्ध्में पण्डित जवाहरछाल नेहरू इस 
प्रकार लिखते हैं: 
कहा जाता है कि संयुवत-प्रान्‍्त सरकारके वित्त सदस्य सर लुड़विक 
पोर्टरने २३ जनवरीको संयुक्त-प्रान्तकी फॉसिलमें भाषण देते हुए निम्नलिखित 
बातें कहीं : “अब में श्री जवाहरलाल तेहरूके बारेमें फुछ कहना चाहता हूँ। 
उनका अन्तिस वार प्रान्तके पद्चिचमी भागमें कहीं दिये गये एक भाषणके रूपमें 
था। उन्होंने उसमें राजद्रोह सम्बन्धी ख़ण्डको आर्थात्‌ वेध सरकारके प्रति 
विरति जगानेवाढे तथा उस खण्डकों जो महामहिमकी प्रजाके वर्गोके बीच 
धृणा बढ़ानेसे सम्बन्ध रखता है, शब्दशः दृहराया। उन्होंने यह भी कहा था कि 


उनके जीवनका उद्देश्य इस विद्रोह-सावनाकों तथा सरकारके प्रति नफरतको 
बढ़ाता है।” 


१, भारत सरकारके तत्तालोन गृह-सदस्य । 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाद्यमय 


यह गलत है। किसी भी अवसरपर और अपने किसो भी भाषणपमें सेने 
दण्डन्संहिता (पेनल कोड)के राजह्रोह सम्बन्धी सण्ड या किसी भी अन्य खण्डको 
'... जशब्दशः या अन्य प्रकारसे उद्धत नहीं किया। में अपने साथ भारतीय वण्डसंहिताकी 
कोई प्रति लिये नहों फिरता और न मेने उसका कोई भी खण्ड रट डालना 
उपयोगी समझा है। फिर भी मेने जो बात कई बार कही है वह यह है कि 
में इसे अपना और हर भारतीयका कत्तेव्य मानता हूँ कि वह भारतकी वर्तमान 
शासन-अणालीके प्रति विरति या नफरत बढ़ायें। और इस अर्थ में रूगातार 
भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १९४ ज॑ के खिलाफ जुर्म करता रहा हूँ। मुझे यकीन 
है कि मेने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोग यह समझें कि से “ महासहिसकी 
प्रजाके विभिन्न वर्गोर्में घृणा ” फैलाना चाहता हैँ। जब कभी सोौका सिला मेने 
उसके ठीक विपरीत करनेकी भरसक कोशिश की है और थवि ऐसा न होता 
तो निःसन्देह में एक खराब असहयोगी और उस भहान्‌ नेताका विनम्र 
अनुधायी होनेंके सर्वथा अयोग्य होता जिसका काम संसारको प्रेम और अहिसाको 
अपरिमित शक्ति फिरसे दिखा देना है। 


इन दोनों सम्माननीय सावंजनिक नेताओंके चरित्रपर धव्बा छग्रानेवाले अफसरोके 
दिमागमें यह कभी नहीं आया कि उनके विरुद्ध हिंसाका उपदेश देने था उसके बारेमें 
अपनी सहमति प्रकट करनेके आरोप पूरी तरह प्रमाणित किये जाने चाहिए। सर 
विलियम विन्सेंटकों मौलाना बारीसे और सर छुडविक पोर्टरको पण्डित जवाहरछाछसे 
माफी माँगनी चाहिए। 

सजेदार भूलछ 

रोहतकके छाछा श्यामहालके सिवा किसी दूसरे इयामलालकों न जाननेके कारण 
मैंने एक बड़ी भूल कर डाली है। मैंने उनके एक नामराश्षिकी प्रशंसा कर दी जो 
रोहतकके नहीं, हिसारके हैं और वकील भी है। में हिसारके छाछा श्यामछालसे क्षमा- 
याचना करता हूँ और कहता चाहता हूँ कि वह सारी प्रशंसा उनपर भी छागू होती 
है; रोहतकके लाला श्यामछालके कथनानुसार और भी अधिक छागू होती है। वे 
अपने पत्रमें यह कहते हैं: 

उनका उदाहरण प्रेरणादायक है। उन्तकी ग्रिरफ्तारीके बाद क्षी्र ही उनकी 

उदारमना पत्नोने उनका काम उठा लिया और इससे हिसार जिलेमें कांग्रेसकी 

गति-विधियोंकों बड़ा प्रोत्साहन सिल्ा है। 

संविनय अवज्ञामें सावधानी 

लाला इयामकछाल अपने जिलेके वारेमें लिखते हुए कहते हैँ: 

यहाँका जिलाघीश श्ान्ति-भंगका अन्देशा हुए बिना गिरफ्तारी नहीं करता | 

फलस्वरूप हमारे स्वयंसेवकोंकों कामकी पूरी छूट मिली हुई है। विदेशी कपड़ेंका 

आयात नहीं हो रहा है। शराबका कोई ठेका भी नहीं बिका है। 


टिप्पणियाँ ३८१ 


लाला श्यामछाल यह जानवा चाहते है कि जिन जिलोंमें गिरफ्तारियाँ नहीं की 
जा रही हैँ उनमें लोग अपनेको गिरफ्तार करानेका कोई खास भ्रयत्त करे या नहीं। 
मेरा तो खयाल था कि मैने पिछले अंकोमें इस बातको अच्छी तरह साफ-साफ तरीकेसे 
समझा दिया है। अपने करत्तंव्यका पालन करते हुए यदि गिरफ्तार होनेका मौका आये 
तो हमें उसे नहीं टालना चाहिए; परन्तु सरकारको हमें गिरफ्तार करना ही पड़े 
इस खयालसे हमें अपनी परिधिका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसे उग्र सविनय 
अवज्ञा या अपराधमय अवज्ञा कहा जायेगा। अपराधमय अवज्ञाका तो सवार ही नहीं 
उठता और उग्र सविनय अवज्ञा एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग हम आवश्यकता 
पड़नेपर, पूरी तैयारी कर छेनेके पश्चात्‌ ही कर सकते है। इतना ही नहीं, अगर 
परिस्थितिको देखते हुए सत्याग्रह जरूरी समझा जाये और साथ ही हमारी तैयारी भी 
हो, तो सत्याग्रह करना हमारा कत्तंव्य हो जाता है। पर यह उम्र सविनय अवज्ञा, 
चाहे बैयक्तिक हो या सामुदायिक हमारे पासके तमाम शान्तिमय साधनोंमें सर्वाधिक 
प्रभावकारी होते हुए भी सबसे अधिक भयावह है। में बखूबी जानता हूँ कि देश 
सामुदायिक रूपसे अभी इस प्रकार अपने स्वत्वोंकी रक्षाके लिए सघर्ष करनेको तैयार 
नही है। इसके लिए तो हमें इससे कही अधिक महान्‌ और कठोर अनुशासनकी जरूरत 
पड़ेगी। हमें कष्टकर, यहाँतक कि बहुत नागवार माछूस होनेवाढे कानूनो और अनुशासन- 
का पूरा महत््व--मे तो आध्यात्मिक महत्त्व कहनेवाछा था --समझ डेना चाहिए। 
स्वत्व सूचक सविनय अवज्ना एक ऐसा अधिकार है जो कठिन तपस्या करने+र ही 
प्राप्त हो सकता है परन्तु हमारी तपस्या अभी इतनी उच्च कोटिकी नहीं हो पाई 
है। इसलिए यदि अधूरी तैयारीपर ही हम आक्रामक सविनय अवज्ञा शुरू कर बेठें 
तो हम एक ऐसी सकटमय स्थिति उत्पन्न कर देंगे, जिसकी न हमने कल्पना की है 
और न जिसकी हमें आवश्यकता है। इतना ही नही ऐसी क्रान्तिसे तो हमें जैसे बे 
वैसे वचनेकी कोशिश करनी चाहिए। अतएवं हमारा तबतक रुके रहना तो अनिवार्य 
ही है जबतक कि में इस प्रयोगकों स्वयं करके न देखू। यह एक नई चीज है और 
साधारण विवेक भी यही कहता है कि परीक्षणका फल देख लेनेतक रुके रहना उचित 
है। यदि सामूहिक अथवा वैयक्तिक सविनय अवज्ञा भारतके अन्य हिस्सोमें करनेकी 
कोशिश की जाती है तो मुझे उससे निःसन्देह परेशानी हो सकती है और देशके 
हिंतको नुकसान भी पहुँच सकता है। मैं सभी असहयोगियोका ध्यान कार्य-समितिके 
उस प्रस्तावकी ओर दिलाता हूँ जिसके अनुसार कांग्रेस संगठनोको आक्रामक सविनय 
अवज्ञा तबतक न करनेका आदेश दिया गया है जबतक कि मैं बेसा करनेकी अनुमति 
साफ शब्दोमें न दे दूं और मेरी समझमें आन्ध्र देशके सौ गाँवोके एक समूहकों ही 
में एकमात्र अपवाद मान सकता हूँ। किल्तु वहाँ भी मैने श्रीयुत कोण्डा वेंकटप्पैयाको 
सूचित कर दिया है कि यदि किसी भी तरह आक्रामक सत्याग्रह टालना सम्भव हो 
तो मुझे खुशी होगी। मैने उन्हे यह भी लिख दिया है कि वे उस कार्यक्रमकों तभी 
हाथमें लें जब उन्हें छग्रे कि कदम वापस लेना नैतिक बलको नीचे गिरानेवाला होगा 


१. देखिए खण्ड २१ | 


३८४९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और मानवीय दृष्टिसे देखनेपर यह भरोसा हो जाये कि समस्त आन्श्र देश अहिसाका 
पाछन करेगा और कांग्रेस द्वारा छगाई गई अन्य शर्तोंका भी दृढ़तासे पालम होगा। 
मेरे मनमें यह सन्देह बैठा हुआ है कि देशमें कई स्थानोंमें हाथकती, हाथबुनी खादी 
पहननेकी शर्तेका पालन अच्छी तरह नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अस्पृश्यताके रोगसे 
भी हम सभी जगह अभीत्क मुक्त नहीं हुए है। मेरा तो खयाल यह है कि जेल 
जानेकी सामर्थ्य हिन्दू-मुस्लिम-सिख-पारसी-ईसाई एकताको निबाहने, अस्पृश्यताको धोने 
ओर हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी पहननेकी शर्तोके पाछून करनेकी अपेक्षा बहुत 
कम महत्त्व की चीज है। यदि हम इन शर्तोंकों यथावत्‌ पूरा न करेंगे तो हमें मालूम 
हो जायेगा कि हमारा जेल जाना कोरी शेखी है और शक्तिका अपव्यय है। जेल 
जानेका मुख्य हेतु तो आत्मशुद्धि है, सरकारकों परेशानीमें डालना गौण है। मुझे इस 
बातका पूरा यकीन है कि सरकार किसी निरपराघ, अज्ञात परन्तु शुद्धात्मा व्यक्तिको 
जेल भेजने या उसे फाँसीपर चढ़ा देनेमें चाहे किसी प्रकारकी परेशानीका अनुभव 
न करे किन्तु ऐसे दण्ड देते ही उसे रसातकूको गया हुआ समझिए। घनेसे-घने 
अन्धकारकी केवल एक ही दीपक नष्ट कर देता है। असहयोग एलोपैथी इल्गज जैसा 
नही है, यह होमियोपैथी इलाज है। रोगीको दी जानेवाली दवाकी बूँदोके स्वादका भी 
पता नही चलता । कमी-कभी तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि वह कोई दवा भी 
हो सकती है; किन्तु यदि होमियोपैथीके डाक्टरोंका कथन सत्य माना जाये तो होमियो- 
पैथीकी बेस्वाद बूँदें या नन्‍दीं-तन्‍्ही गोलियाँ एलोपैथीकी दो तोलेकी खूराक या गला 
रूँघ देनेवाली गोलियोंसे ज्यादा ताकतवर होती है। में पांठकोंकों आइवस्त करता हूँ 
कि होमियोपैथी दवाकी अपेक्षा शुद्धिकारक असहयोगका प्रभाव होना अधिक निश्चित 
है। इसलिए मेरी यह इच्छा अवश्य है कि असहयोगी सभी जगह सबिनय अवज्ञाकी 
तमाम शर्तोंको पूरा करनेका आग्रह रखें। हरएक शख्स फिर वह वकील, उपाधिधारी, 
परिषदुका सदस्य, कोई भी क्यो न हो, सविनय अवज्ञाका पूरा-पुरा अधिकार रखता है; 
बात इतनी ही है कि वह मन, वचन और कमंसे अहिसाका पालन करता हो, हाथ-कती 
और हाथ-बुनी खादी अपना पवित्र कत्तेव्य समझकर पहनता हो, अस्पृश्यताको एक 
जबरदस्त बुराई मानकर उससे सदा दूर रहता हो और ऐसा मानता हो कि भिन्न- 
भिन्न जातियों और वर्योंमें एकता, लोगोंकी खुशहाली, भारततमें स्वराज्य स्थापित करने 
तथा उसे बनाये रखनेके लिए स्देव आवश्यक हैं । 


आक्रामक बनाम प्रतिरक्षात्मक 


अब आक्रामक सबिनय अवज्ञा और प्रतिरक्षात्मक सविनय अवज्ञा्में ठीक क्या 
अन्तर है, यह समझ छेना आवश्यक हो गया है। आकामक, उग्र या सरकारकों चोट 
पहुँचानेवाली सविनय अवज्ञा भी अहिसात्मक है। वह राज्यके उन कानूनोंकी जान-बूझकर 
की गईं अवज्ञा है जिनको भंग करना वैतिक भ्रष्ठाचारके अन्तर्गत नहीं आता और 
जो राज्यके विरुद्ध विद्रोहके रूपमें की जाती है। इस प्रकार राजस्व सम्बन्धी या 
व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी ऐसे कानूनोंकी जो राज्यकी सुविधाके लिए हों, अवज्ञा 
करना--भले ही वे कोई परेशानी पैदा करनेवाले न हों और न उन्हें वदलवाना 


टिप्पणियाँ १८३ 
ही जरूरी हो--उम्र, आक्रामक या सरकारकों चोट पहुँचानेवाली सविनय अवज्ञा 
कहलायेगी । 
दूसरी ओर, प्रतिरक्षात्मक सविनय अवज्ञा या ऐसे कानूनोंकी अवज्ञा जो अपने- 
आपमें बुरे नही हैं, परन्तु जिनको मानना आत्मसम्मान या मानवीय प्रतिष्ठाके अनुरूप 
नही होगा, विवश होकर की गईं अवज्ञा है। और शान्तिपूर्ण कामोके लिए स्वयसेवक 
दरू बनाना, ऐसे ही कार्मोंके लिए सार्वजनिक सभाएँ करना, सरकारके निषेधादेशोके 
बावजूद ऐसे छेख प्रकाशित करना जो हिंसाका प्रतिपादन नहीं करते या हिसाको 
नही भड़काते, प्रतिरक्षात्मक सविनय अवज्ञा है। और इसी कारण प्रतिकूछ निषेधादेशोके 
बावजूद इस खयालसे शान्तिमय घरना देना कि छोगोको उन चीजोंसे या उन संस्थाओ- 
से जहाँ धरना दिया गया है, विमुख कर दिया जाये, प्रतिरक्षात्मसक सविनय अवज्ञा 
है। ऊपर कही गई शर्तोंको पूरा करना प्रतिरक्षात्मक संविनय अवज्ञाके लिए भी उतना 
ही जरूरी है जितना कि आक्रामक सविनय अवज्ञाके लिए। 

एक उपयुक्‍त फठकार 

कहा जाता है कि तजौरके श्री पी० वी० हनुमन्तरावने मद्रास सरकारसे क्षमा- 
याचना की है और अपनी रिहाई चाही है। चूँकि उन्होने एक असहयोगीकी तरह 
अपने ऊपर किये गये विश्वॉसको नहीं निबाहा, सरकारका उनसे जमानत माँगना बिल- 
कुल ठीक ही हुआ है। मद्रास सरकार कहती है कि एक कंदी श्री सुब्रह्मण्य शिवने, 
जो बीमार थे, रिहाईके लिए अर्जी दी। उन्होने कुछ समयके लिए राजनीतिमें भाग न 
छेनेका वायदा भी किया, और अब मूकर गये है ओर इस बातको स्वीकार ही नहीं 
करते कि उन्होने कभी क्षमा माँगी थी। श्री सुब्रह्मण्य शिव एक सुविस्यात जनसेवक 
हैं। में आशा करता हूँ कि वे इन सब बातोका जिक्र करते हुए पूर्ण वक्तव्य देकर 
अपनी स्थिति साफ करेंगे और यदि उन्होंने दुबंछ क्षणोंमें माफी माँगी है तो मे आशा 
करता हूँ कि वे श्री याकूब हसनकी तरह उसे निर्भयतापूर्वक स्वीकार करनेका साहस 
दिखायेंगे। सभी जानते हैं कि वे एक भयंकर रोगसे पीड़ित हैँ और यदि उन्होंने ऐसी 
परिस्थितिमें क्षमा-याचना की है तो निश्चय ही जनता उनकी इस दुबंलताकों नजर- 
अन्दाज कर देगी। यदि उन्होने इस आशयका कोई वायदा किया है कि वे एक साल- 
तक राजनीतिमें भाग नही छेगे तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए। असहयोगीके 
मनमें दुर्बलता कैसी ? वह कमजोरीको छिपायेगा भी नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी 
बात तो पूरी तरह ईमानदार होना है और उसे चाहिए कि वह अपने वायदे, चाहे वे 
दुरबंछ क्षणमें ही क्यों न किये गये हों, निः्ठाके साथ पूरे करे; यदि उन वचनोंकों 
पूरा करनेमें कोई अनैतिकता होती हो तो बात अलूग है। 


ईसाई समाजमसें 


कहा जाता है, ईसाई समाजमें इन दिनों ऐसी चर्चा चल रही है कि मैने निजी 
वातचीतर्मे लोगोसे यह कहा है कि यदि भारत शस्त्रोके प्रयोगके लिए समर्थ होता तो 
में निश्चय ही उसका सहारा छेता और छस्त्रोंके प्रयोगकी सलाह देता। मेने ऐसा 


रे८४ सस्पूर्ण गांधी वाहूमय 


नहीं सोचा था कि भारतमें मेरे विषयमें कभी ऐसी बात कही या मानी जायेगी। 
में अपने ईसाई तथा अन्य पाठकोंकों विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने किसी भी आदमीसे 
कभी ऐसी बात नहीं कही | इसके विपरीत मेरा विश्वास चालीससे भी अधिक वर्षोसि 
अनाचारीके दुब्यंवहारको जान-वूझकर वरदाइत कर लेने और प्रतिकार न करनेमें रहा 
है और मैंने तदनुसार आचरण भी किया है। मेरे सार्वजनिक जीवनमें अनेक वार ऐसा 
हुआ है जब बदला छेनेकी क्षमता होते हुए भी मैने बदला नहीं छिया और मित्रोंको 
भी यही सलाह दी कि बदला न लिया जाये। मेरा जीवन इसी नियमके प्रचारके 
लिए अपित है। जरतुश्त, महावीर, डैनियछ, ईसा मसीह, मुहम्मद, नानक आदि 
संसारके अनेक बड़ेसे-बड़े सन्तोंके वचनोंकों मेने पढ़ा है। मूसाने बदला छेनेकी वात 
तो कही है, किन्तु उसका यह अर्थ छग्ाना कि उन्होंने अपने अनुयायियोंकों दाँतके बदले 
दाँत तोड़नेंका आदेश दिया है; उनके प्रति न्याय करना है अथवा नही सो निरचय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यह मेरी अभिलाषा-भर रही हो और 
उसीने इस विचारको जन्म दिया हो; किन्तु मेरा यह विचार जरूर है कि उस जमानेमें 
जब कि लोग खुले तौरसे शत्रुके खूनके प्यासे हुआ करते थे, मूसाने अपने अनुयाय्ियोंसे 
यह कहा हो कि बदला ही छेना है तो उसी हृदतक लो जितनी तुम्हारी हानि हुई 
है, अधिक नही। किन्तु मैं पाठकोंको धार्मिक विवादमें घसीठना नहीं चाहता। अहिसा 
सभी कालोमें मेरा सर्वोच्च और निविवाद सिद्धान्त रहा है और अब भी है तथा भेरी 
ईंदवरसे प्रार्थना है कि सदैव ऐसा ही रहे। फिर भी यह सच है कि असहयोगियोंमे 
हजारों व्यक्ति ऐसे है जिनके नजदीक अहिसा एक मसलछहत या ऐसी नीतिके रूपमें 
है जिससे वे हमेशा और हर हाल्तमें वँधे हुए नही है। उनका विश्वास है कि भारत 
आज जैसा-कुछ है उसे देखते हुए उसके सामने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी खातिर 
अहिंसाके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। उनका यह विश्वास केवछ इसलिए नहीं 
है कि भारतके पास कोई अस्त्र-शस्त्र या तत्सम्वन्धी प्रशिक्षण नहीं है वल्कि इसलिए 
भी है कि उसमे विभिन्न धर्मों और जातियोंके छोग रहते है इसलिए यदि उसके 
निवासी हर अवसरपर युद्धके देवताका आह्वान करने लगें तो आपसी झग्रड़ोंके सिवा 
और कुछ हाथ नहीं छग्रेगा। जब हमने पहले-पहल अहिंसाके सिद्धान्तकों अंगीकार 
किया था, हमारे वड़ेंसे-बड़े विचारक भी उस दिनकी जपेक्षा आज उसमे अधिक खूबियाँ 
देखने लगे हैं। 

इस सिलसिल्लेमें मेरा ध्यान 'ज्ञानोदय 'में प्रकाशित एक अनुच्छेदकी ओर भी 
दिलाया गया है। उसमें कहा गया है कि साधु सुन्दरसिहने श्री गांधीके तरीकोसे गहरी 
असहमति व्यक्त की और स्पष्ट शब्दोंमें यह भी कहा कि आँपके तौर-तरीके भारतको 
तबाही और व्यर्थंके कष्ठोंकी ओर के जानेके सिवा और कुछ नहीं कर सकते । मुझे 
खेद है कि उस साधुका नाम इस विवादमें इस तरह घसीटा गया है। परन्तु चूँकि 
ऐसा हो ही चुका है, साधु और उद्देश्यके प्रति न्याय करते हुए मुझे इतना जरूर 
कहना पड़ेगा कि जहाँतक मूझे याद आता है उन्होंने न केवछ “स्पष्ट शब्दोंमें ” मेरे 
तरीकोंसे असहमति तो दूर उसे पूरे तोरपर पसन्द करते हुए यह माना है कि भारतके 


टिप्पणियाँ ३८५ 


पास और कोई उपाय है ही नहीं। उनका और मेरा घनिष्ठतम सम्पक रहा है। साधु 
खासकर कुछ ऐसी वातें समझनेके लिए आये थे जिनके बारेमें उन्हें पूरी जानकारी 
नहीं थी। उदाहरुणके लिए उन्हें यह नहीं मालूम था कि हिन्दू-मुस्लिम मैत्रीसे मेरा 
क्या अभिप्राय है, अल्पसख्यकोकी स्थिति क्यों होगी और आन्दोलन अन्ततक अहिंसा- 
त्मक रह सकेगा या नही। इन सब तथा जत्य विषयोपर हमारी बातचीत बहुत देर- 
तक होती रही और निश्चय ही उनकी बातचीतकी मुझपर यह छाप पड़ी कि कोई 
भी धामिक व्यक्ति इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता चुन ही नहीं सकता। बेशक सबसे 
बड़ी कठिनाई आम जनताको अन्ततक अहिंसात्मक बनाये रखना ही है। आंदमीके 
लिए भले ही कुछ शक्य न हो किन्तु प्रभुके लिए कुछ भी अशक्य नही है। वैसे तो 
मेरी इच्छा इस बातचीतका उल्लेख करनेकी नहीं थी किन्तु जिन मित्रोने इस बांतकी 
ओर मेरा ध्यान आहृष्ट किया है उनका कहना है कि साथ्‌ सुन्दरसिह परेशानीमें पड़ 
गये है और उपरोक्त अनुच्छेदका उपयोग भारतीय ईसाइयोको आतन्दोलनसे विरत 
करनेकी दृष्टिसे किया जा रहा है। अन्दोलनकी सफलता या विफलता उसके अपने 
गुण-दोबोपर आधारित है। अगर उसके प्रतिपादक ही अपने उत्तरदायित्वसे च्यूत होते 
हैं तो कोई भी अशसा उसके रक्षणमें असमर्थ है और यदि वे अन्ततक साहसपूर्वक 
डठे रहते हैँ तो उसकी बड़ीसे-बड़ी मिन्दा भी उसको कोई स्थायी क्षति नहीं पहुँचा 
सकती। फिर भी मुझे छगा कि साधु सुन्दरसिहके विचारोके बारेमें जो कुछ मैं 
जानता हूँ उसे जनतासे छिपाना ठीक नही है। 
नये युगका उषः:काल 

श्री पियसंनने अपने लेखमें प्रश्नका उत्तर स्वीकारोक्तिमें दिया है। मैं उस उत्तर- 
का प्रथम भाग इस अंकमें प्रकाशित कर रहा हूँ। कुछ लोगोंको श्ञायद वह लेख बहुत 
ही ज्यादा आशावादी छगे किन्तु निराशावादी होनेसे आशावादी होना बेहतर है। कदा- 
चित नये युगके प्रारम्भका सबसे अच्छा प्रमाण एशियाके उस कविका, जो नवभावना 
और नवीन आश्ाका प्रतिनिधित्व करता है, यूरोप और अमेरिकाम्में किया गया शानदार 
स्वागत है। उनका सम्मान उनकी कुलछीनता या विद्गवत्ताके कारण नहीं बल्कि उस 
नवीन सन्देशके लिए किया गया है जो उनके जीवनका मुख्य लक्ष्य है। ऐसा लगता है 
कि यह आशा करना तो एक तरहसे बहुत ज्यादा होगा कि यह सबेरा उस अधम 
साज्राज्यवादी भावनाके पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो जानेसे पहले ही होगा जिसको कि 
अग्रेज लोग प्रतिनिधित्व करते हुए जान पड़ते है। नये यूगका प्रारम्भ होनेसे पूर्व 
ब्रिटेनकी एक वास्तविक “कॉमनवेल्थ ' बन जाना चाहिए यथा उसका साम्नाज्यके रूपमें 
बने रहना समाप्त हो जाना चाहिए या फिर उसे नये यूगके प्रारम्भसे पूर्व समाप्त ही 
हो जाना चाहिए। और किसी कारणसे नहीं तो केवछ इस कारणसे कि वहाँके कुछ 
बड़े-बडे छोग हृदयसे विश्वास करते है कि वही एक ताकत है जो आज शान्ति बनाये 
हुए है, छेकिन वही ससारकी शान्तिके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे यह माननेसे 
इनकार करते हूँ कि शस्त्रोके बछपर, जबरन्‌ कायम रखी जानेवाली शान्ति कोई 
शान्ति नही होती । इसलिए यदि ब्रिटेन येनकेन प्रकारेण अपनी नीति और उसके फल- 

२२-२५ 


३८६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


स्वरूप अपना हृदय परिवर्तित नहीं करता तो नया सवेरा होनेसे पहले अग्रेजों और 
जमंनोंके बीच हुए महायुद्धोे भी अधिक भयंकर विदव-युद्ध अवश्य छिड़ जायेगा। ब्रिटेनके 
हृदय परिवर्तेनके लिए हमें प्रार्थना और प्रयास करना उचित है! 


प्रकाशनकी दृष्टिसे अवांछनीय 


कुछ ऐसी बातें होती है जिनका छप जाना पसन्द नहीं किया जा सकता; सो 
इसलिए नहीं कि उनमें कुछ गोपनीयता होती है, वरन्‌ इसलिए कि वे इतनी अधिक 
पवित्र है कि उनका प्रकाशित किया जाना अनूचित माना जाथेगा। कभी-कभी प्रकाशित 
विवरण मनपर जो छाप डालता है वह कही गई बातसे बिलकुल भिन्न होता है। 
किन्तु हो सकता है कि वह विवरण वेंसे बिलकुल सही हो। यदि मै बतौर मज़ाकके 
या घृड़ककर किसी छोटे बच्चेको पक्का बदमाश कह दूँ तो केवछक इतना ही विवरण 
देना काफी नहीं हो सकता है कि मैंने किसीको पक्‍का बदमाश कहा। ऐसे अवसरों- 
पर उचित तो यह है कि उसे पक्‍का वदमाद्य कहनेके कारण और परिस्थितिपर भी 
प्रकाश डाला जाये। गत दूसरी तारीखके बॉम्बे क्रॉनिकल में एक विवरण' प्रकाशित 
हुआ है, उसमें सत्याग्रह आश्रम साबरमतीमें हुए एक वार्तालाप और विवादका विवरण 
है। मित्र जान पड़नेवाले उस विवरणके प्रेषक महोदयने कुछ इसी प्रकारका अहितपूर्ण 
कार्य किया है। मैं ऐसी बातोंका विवरण प्रकाशित किया जाना नापसन्द करता हूँ। 
बातचीतकी झड़ीमें कुछ अनकहा रह ही जाता है। और तब ऐसी वबातचीतका सही 
विवरण विस्तृत और स्पष्ट पाद-टिप्पणियोके बिना दे सकना सम्भव नही होता। 
उदाहरणार्थ उक्त विवरणके अनूसार मैने यह कहा कि शान्तिनिकेतन भौतिक प्रगतिके 
लिए है और सत्याग्रह आश्रम पूरी तरह आत्मिक उन्नतिके लिए। इसे पढ़नेपर यदि 
कविवरके ध्यानमें रहा कि मे शान्तिनिकेतनके बारेमें ऐसी बात कह ही नहीं सकता 
और न कभी मेरा ऐसा अभिप्राय हो ही सकता है तो वे इस विवरणपर हँसेंगे; 
नहीं तो यह सोचकर ऋकुद्ध और निराश होंगे कि में भी कैसा निपट अनभिज्ञ और 
अनाड़ी हूँ कि शान्तिनिकेतनका आध्यात्मिक स्वरूप ही नहीं पहचान पाया। मुझे पूरा 


१. वातचीतका २-२-१९२२के हिन्दूमें प्रकाशित ब्योरा श्स प्रकार था: “. . . महात्माणीने 
आश्रमके पुराने निवासियोंकों अपने समीप बुछाया और आश्मके वारेमें उन्ती राव पूछी । विभिन्न राधे 
व्यवद की गईं । कुछ लोगोंने आश्रमके नियर्मो्रो बहुत कड़ा कहा और कुछ उन्हें और भी कड़ा करनेके 
पक्षमें थे ! उसके वाद भुजरात मद्दाविययाव्यके हिन्दी-शिक्षकने जो पहछे शान्तिनिकेतनमें ये, कहा : “ हम छोग 
जो संयुक्‍्त-प्रान्तके हैं, शामको जल्दी खा छेना पसन्द नहीं करते और न झुबह चार बनेका उठना । मेरे 
लिए तो यह विल्कुछ ही असम्मंव है ।” बापूजी सुस्कराए और बोे : “देखिए आपका शान्तिनिकेतन 
भौतिक प्रगतिके लिए है और सत्यामह आश्रमका लक्ष्य है केवेछ आत्मिक प्रगत्ति । भाप कहते दें कि 
शान्तिनिकेतनमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक दे किन्तु में इसे स्वतन्त्रता नहीं कहता । में इसे उच्छूंखल्ता 
कहता हूँ । सुबह जत्दी उठना अच्छा द्ोता है। रोज सुबह प्राथताके बाद ही में लवजीवन और 
थंग इंडियांके लिए लिखता हूँ । मैं प्रातःकारमें अन्य कितती समयकी अपेक्षा कहीं भषिक अच्छी तरह 
एक्ाग्मचित्त हो पाता हूँ। यदि भाप जल्दी सो जायें तो जल्दी उधना किन नहीं है। जद्यंतक भेरा सवार 
है, आप जानते हे कि मेरा सोनेका समय दस बने है ।”” 


टिप्पणियाँ ३८७ 


यकीन है कि उक्त संवाददाताने शान्तिनिकेतनके बारेमें मेरी जो धारणा व्यक्त की 
है वह मेरे मनमें कभी आ भी सकती है, कविवर ऐसा मानकर मेरे साथ अन्याय 
न करेगे। मैं कविसे यह कहनेको तैयार हूँ; और सच पूछिए तो कह भी चुका हूँ कि 
शान्तिनिकेतन॑में अनुशासनकी कमी जरूर है। वे उसपर हँस दिये थे और उन्होने 
मेरी आलछोचनाकी पुष्टि की तथा यह कहकर उसे उचित बताया था कि “में कवि हूँ 
और शान्तिनिकेतन मेरे चित्तरजनका स्रोत है। में तो केवछ गा सकता हूँ और छोगोसे 
गवा सकता हूँ। आप चाहे तो यहाँ अपने मनका अनुशासन चहछायें; किन्तु मे तो 
कोरा कवि हूँ।' पाठक जानते होगे कि में शान्तिनिकेतनर्में कई बार ठहर चुका हूँ। 
उसे अपना विश्वामगृह माननेकी मुझे अनुमति प्राप्त है। जब में इंग्लैडमें' था तब 
आफ़्रिकासे भारत आये हुए मेरे विद्यार्थी वहाँ और गुरुकुछ (काँगड़ी)में रहे थे। हिन्दी- 
शिक्षकके साथ मेरी बातचीतका आधार ही यह था कि हम दोनो ही शान्तिनिकेतनके 
प्रेमी हैं। जब झ्ान्तिनिकेतनके सारे कामकाज शुद्ध आध्यात्मिक काव्यके रचयिताकी 
छत्रछायामें ही चलते है तो फिर वहू एक आध्यात्मिक स्थानके अतिरिक्त हो ही वया 
सकता है? मै इतना मतिमन्द नहीं हूँ कि यह सोचूँ कि जिस स्थरूपर देवेद्धनाथ 
ठाकुर रहा करते थे वह आध्यात्मिक भावनासे विहीन हो सकता है। 'यग इडिया के 
पाठक जानते है कि मुझे समय-समयपर शान्तिनिकेतनसे “बड़ो दादा के भेजें हुए 
आध्यात्मिक सन्देश मिलते रहते है और वे मुझपर निरन्तर कृपादृष्टि रखते है और मेरे 
उद्देश्यकी सफलताके छिए प्रार्थना भी करते रहते हैँ। मे यही यह निवेदन कर देना 
चाहता हूँ कि शान्तिनिकेतनके कई प्राध्यापको और शिक्षकोकों में बहुत ही आध्यात्मिक 
और सत्‌ पुरुष मानता है। उनके सम्पर्कको मे अपना सौभाग्य माना है; और यह 
भी कह दूँ कि भारतके प्रान्तोमें बगारको में सबसे अधिक आध्यात्मिक मानता हूँ। 
दुर्भाग्ससे जिसका विवरण प्रकाशित कर दिया गया है, मेरी वह पूरी बातचीत मजाकके 
लहजेमें चल रही थी। इसी लहजेमें शान्तिनिकेतनसे प्रेम करनेवाले सज्जनोके बीच 
मैने प्रायः शान्तिनिकेततकी अपेक्षा सत्याग्रह आश्रमर्में अधिक आध्यात्मिकता होनेका 
दावा किया है। किन्तु इस स्पर्धा और दावेका अर्थ अपनेको बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट करना 
नहीं है। में सत्याग्रह आश्रमको आम जनताकी नजरोसे दूर ही रखना चाहता हूँ। हम 
आश्रमके छोग विनम्र और बिना पढ़े-लिखे कार्यकर्तागण है और हमें अपनी कमजोरियो- 
का भान है। उन्हे हम अधिकाधिक समझनेकी कोशिश कर रहे है और नि.सन्देह 
सत्यकी उपलब्धिके लिए कटिबद्ध है और उसीके छिए जीना और मरना चाहते है। 
साम्य रखते हुए भी जो एकरूप नहीं है ऐसी सस्थाओंकी परस्पर तुलना कर्दापि 
नहीं की जानी अऋहिए। यदि तुलना करनी ही हो तो मे सच्चे हृदयसे शान्तिनिकेतन- 
को आश्रमके बड़े भाईका स्थान दूँगा भछ्ते ही आश्रममें लोग सुबह जल्दी उठ जाते 
हों और अनुशासनपरायण भी हों। वह उम्रमें कही बड़ा है और मै जानता हूँ कि 
बुद्धिमत्तामे भी बड़ा है। लेकिन एक 'छेकिन' तो वहाँ छूगा हुआ ही है। शञान्ति- 


१. १९१५ में; देखिए खण्ड १३ पृष्ठ १९-२० | 
२. खीन्धनाथ अकुरके पिता । 


३८८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


निकेतनके निवासियोंको उस दौड़के भ्रति सावधान रहना चाहिए जिसमें गुजरातका 
वह छोटा-सा स्थान क्रियाशील है। ॥ 
शान्तिनिकेतनके वहरेमें समाधानकी दृष्टिसे इतना कह देना पर्याप्त है। अपने 
उस दिनके वार्ताल्लपका' विवरण प्रस्तुत करनेका यह न समय है, न स्थान। उसकी 
कोशिश भी आवश्यक नहीं है। उस समय मैने जो-कुछ कहा था वह भेरे अन्तस्तलसे 
ही निकला था। अब में खुद भी उसे जोरके साथ पेश नहीं कर पाऊंगा, मैंने 
अपनी पूरी वात एक वहनके मूँहसे एक ही वाक्यमें इन छाव्दोंमें सुनी : उनका कथन 
यथार्थ है। ” क्या ही अच्छा होता यदि ये अपरिचित महानुभाव उसका विवरण लिखने- 
की वात ही न सोचते। विवरणमें मूछ वात ही व्यक्त नहीं हो पाई । 
पुष्यधाम काशीमें 
काशीमें जो-कुछ हो रहा है, वह निम्नलिखित तारमें पूरी तरहसे आ गया है:' 
स्वयंसेवकोंकों बीस तारीखको सज्ञा सुनाई गई . . - अबतक सादी कद , « 
अब सपरिश्रम। काससे इनकार तनहाईकी सजा। साथ ही गनन्‍्दगी भूख-प्याससे 
त्रस्त . « « झृपछानी तथा अन्य यहाँतक कि साधारण मुंजरिम आज तीन तारीख- 
से विरोधमें भूख हड़तारूपर « - « स्थिति चिन्ताजनक | 
आन्श्रमें 
आन्श्रमें सविनय अवज्ञाके छिए तैयारीसे सम्बन्धित श्री नरसिहराव द्वारा लिखित 
एक सक्षिप्त लेख पाठकोंके छाभार्थ दिया जा रहा है। साथमें उसकी पूर्तिके विचारसे 
देशभक्त वेंकटप्पैयाका २ तारीखको लिखा एक पत्र' भी दे रहा हूँ: 
पुनासें 
श्री नरसिंह चिन्तामण केलकर और उनके साहसी सहयोगी आगे बढ़ रहे हैँ। 
सरकार उन्हें कद नहीं कर रही है। उसने श्री केलकरपर घरना देनेके अपराधमें 
५०) ० जुर्माना किया है। कहनेकी जरूरत नहीं कि उन्होंने उसे अदा करनेसे इन- 
कार कर दिया। यदि जूर्मानोंके बावजूद श्री केलकर तथा अन्य छोगोंने धरना देना 
जारी रखा तो उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। में आशा करता हूँ कि वे 
सब इस परीक्षाममें खरे उतरेगे। रप्ट्रीय उत्थानके लिए धनहानि वरदाइत करना भी 
उतना ही जरूरी है जितना जनहानि सहना। 


साबरमती जेलसें 
जेलमें अधिकारी जो-कुछ कर रहे है उससे ऐसा जान पड़ता है भानों इसकी 
कोई योजना वना ली गईं हो। जो कराचीमें किया गया उसीके सावरमती जेलमें 


१, देखिए “ भाषण : सत्याग्रह आअम, अद्मदाबादमें ”, २६-१-१९२२ । 

२. तारके कुछ भंदश ही यहाँ दिये जा रहे दें । 

३- पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है । इसमें गुण्ट्र भौर नेलौरमें अतह॒थोगियों धारा की गई का्ये- 
वाहियोंका वणैन था । 


एक ही मामला ३८९ 


दोहराये जानेकी खबर मिली है और जयरामदास [ दौलतराम | ने जेलके अपमानजनक 
तरीके भाननेसे इनकार कर दिया है। वे उसे मानकर न तो उस ढंगसे सलाम करेगे, जिस 
ढंगसे जेलमें करनेका विधान है और न वे जामातछाशी ही देंगे। इसलिए उन्हें एकान्त 
कोठरीमें बन्द कर दिया गया है। उन्हे रोशनी और चप्पलसे भी वंचित रखा गया 
है। कहा जाता है कि यदि वे नहीं झुकेगे तो उन्हें और भी सजाएँ दी जायेंगी। 
शायद उन्हें डंडा-बेड़ी दी जाये और तीन दिनतक उसीमें खड़ा रखा जाये। ऐसी 
सजा पहले हमारे पूर्वंज भोग चुके है; सभी कालोमें और सभी देशोमें ऐसा होता 
आया है। मै आशा करता हूँ कि जित कौदियोंने अधिकारियोकों चुनौती दी है पर- 
मात्मा उन्हें शक्ति देगा और वे प्राण गेँवानेकी नौबत जा जानेपर भी नहीं शुकेगे। 

[अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ९-२-१९२२ 


१५०, एक हो सासला 


मेने परमश्रेष्ठ वाइसरायको जो पत्र लिखा था वह गम्भीर विचार और प्रभुकी 
प्रार्थना करनेके वाद ही छिखा था। वह कोई धमकी नही है; क्योकि उसका प्रत्येक 
शब्द कार्यान्वित करनेके इरादेसे लिखा गया है। वह एक हादिक प्रार्थना है कि कर 
शासक अनुचित कामसे विरत हो जाये। कर शासक छॉड्ड रीडिंग नही है। वे बिना 
जाने ही जिस शासन-प्रणाढीके शिकार बनकर छलाचार हो चुके है वह प्रणाली ही 
ऋर है। किन्तु शासन-प्रणाली आखिरकार किसी व्यक्तिके ही रूपमें सामने आती 
है। आज छॉर्ड रीडिग ही उसके साकार स्वरूप हैँ; चाहे उन्हे इसकी प्रतीति हो 
चाहे न हो। मेने बड़ी विनम्रताके साथ निवेदन किया है कि वे स्थितिपर गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करें और अपने-आपसे पूछें कि क्या सरकारकी ओरसे की जानेवाली 
मनमानी किसी भी तरह उचित ठहराई जा सकती है। जरा वे साप्ताहिक समीक्षा-' 
पर ध्यान दे जिसे वही पुराना शीर्षक “इन कोल्ड ब्लड” दिया गया है। यदि सभी 
गवाह झूठे नही है तो यह पूराका-पूरा बयान सच है। क्या ऐसा होना उचित है ? 

किन्तु सत्ताके आदेशोंकी अवज्ञा हो तो क्या किया जाये ? क्‍या सत्ताकी अवहेलना 
(कमसे-कम अहिसापूर्ण अवज्ञा) का मुकाबला नृशंसताके साथ, सत्ताका कुटिल और 
मनमाना प्रयोग करके किया जाना चाहिए? 

यदि वाइसराय इतना सीधा-सप्रदा मामछा भी नहीं समझ सकते या वे उसे 
समझना नही चाहते तो क्या भारत हाथपर-हाथ रखे बैठा रहे? प्रतिरक्षात्मक सबि- 
नय अवज्ञा तो हर हालतर्में जारी रहनी चाहिए। यदि सारा भारत भी एक स्वरसे 
कहता कि बिना अनुसतिके शान्तिपूर्णं ऑम सभाएँ नहीं करनी चाहिए, बिना अनुमतिके 
शान्तिपूर्ण स्वयंसेवक संघ नहीं बनाया जाना चाहिए और बिना अनुमतिके समाक्र- 


१. यंग इंडिया, ९-२-१९२० में प्रकाशित पुलिस मौर यूरोपीषों द्वारा किये गये अत्याचारोंका विवरण! 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पत्र प्रकाशित नहीं किये जाने चाहिए तो वह निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती 
थी। क्योंकि ये तो साँस छेने जैसी बातें है गौर किसी व्यक्तिसे यह आशा नहीं 
रखी जा सकती कि वह साँस छेने, खाने या पीनेके लिए दूसरे व्यक्तिसे अनुमति 
माँगेगा। जिन तीन बातोंका मैंने ऊपर जिक्र किया है वे सार्वजनिक जीवनके लिए 
साँस, भोजन और पानीकी तरह अनिवार्य है। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग्र इंडिया, ९-२-१९२२ 


१५१, चकक्‍्करसें 


बंगाल सरकारकी, ओऔर कहें तो मारत सरकारकी भी, स्थितिका वर्णन करनेके 

लिए सर हेनरी व्हीलरने हमें एक उपयुक्त शब्दावली प्रदान की है। बंगाल विधान 
परिबदुर्में उस प्रस्तावपर होनेवाली बहसको जिसमें सरकारसे माँग की गई थी कि 
वह सब इम्रनकारी विज्ञप्तियोंको रद कर दे और उनके अन्तगंत दण्डित सभी वन्दियों- 

को रिहा कर दे, उन्होंने “ नितान्त अवास्तविक ” बताया। वे बंगालके वारेमे सिर्फ 
उतना ही जानते है जितना कि उनके अधीनस्थ कर्मंचारियोने उन्हे बताना उचित 
समझा । इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते कि वहाँ क्‍या हो रहा है। अतः उनके 
लिए बहस  चभितान्त अवास्तविक ” हो सकती है। वे पच्रासो पार्षद, जिन्हें वास्तविक 
स्थितिका प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, सर हेनरीकी वक्‍तृतासे गुमराह नहीं हुए। बंगाल सरकारनें 
जो रुख़ अख्तियार किया है, वह उनके लिए “ नितान्त अवस्तविक ” है। सर हेनरी 
व्हीलरने देशमें व्याप्त जिस अराजकताका वर्णन किया है, वह केवछ उनकी कल्पनाकी 
सृष्टि थी। पाष॑दोंके विचारानूसार देशमें वस्तुतः जो-कुछ हो रहा है, उसके लिए 
बंगाल सरकारको ऐसे कठोर उपाय अपनानेकी आवश्यकता नहीं थी। वे जानते थे 
कि बंगालमें जैसी अराजकता मौजूद है, वह अनुशासित, विनयपूर्ण और अहिसात्मक है 
तथा अधिकारियोंके अविचारपूर्ण झृत्योंक कारण आवद्यक हो गई है। सर हेनरी 
व्हीलरने श्रोताओंकों यह समझानेकी कोशिज्ञ की कि चित्तरंजन दास, भौलाना अबुल 
कलाम आजाद, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और अब यहाँतक कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके 
बयोवृद्ध अध्यक्ष श्री हरदयाल तागका इरादा भी शरारत-भरा था | छेकिन वे पार्षदोको 
इस बातकी प्रतीति नही करा पाये | जननेताओंके तथा बहुत-से अन्य निर्दोष कार्यकर्ताओं- 
के बन्दी बनाये जानेंका चित्र उनके मनमें था। जनताके इन विश्वस्त नेताओं तथा 
अन्य अनेक निर्दोष कार्यकर्त्ताआँकी कैदकी वातसे पार्बदोंका मन भरा हुआ था गौर 
इसलिए सर हेनरी व्हौलरने परिस्थितियोंका जो भयंकर चित्र खीचा वह उन्हें सर्वथा 
अवास्तविक प्रतीत हुआ और फलूत: सर व्हीलर जो चाहते थे कि इस तरह डरकर 
पाष॑दगण उक्त प्रस्तावको अस्वीकार कर देंगे, वह वही हो सका। विचार-स्वःतन्त््यके 
लिए पाष॑दोंने जो साहसपूर्ण रवैया अपनाया, उसके लिए वे बधाईके पात्र हैं, क्योंकि 
जिस अराजकताकी शिकायत सर हेनरी व्हीलूरने की वह और कुछ नही, केक्‍्ल वॉणीकी 


चक्‍्करमसे ३९१ 


स्वतन्त्रता और सगठनकी स्वतन्त्रताके अपने अधिकौरपर छगांये गये प्रतिबन्धकी 
अवज्ञापर ही आग्रह रखना था। 

शोन्तिपू०णं समाओंको बलपूर्बंक भंग करना, कांग्रेस तथा खिलाफतके समर्थक 
समाचारपत्रोंकी तलाशियाँ लेना तथा उन्हें जब्त करना और जन-साधारणको मारना- 
पीटना पाषदोके लिए ऐसे भयानक सत्य थे कि उनके सामने प्रस्तावका अनुमोदन 
करनेके अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था। यह बात ध्यान देने लायक है कि 
सर हेनरी व्हीरूरने जो सशोधन पेश किया वह किसी प्रकार भी हठधर्मसि भरा हुआ 
नहीं था। उन्होंने इस मामलेकी जाँचके लिए एक गैर-सरकोरी समिति नियुक्त करने- 
का प्रस्ताव किया, किन्तु पार्षदोने इस समझौतेको अस्वीकार कर दिया जो कि सर्वथा 
उचित ही था। जिन बातोंको वे प्रत्यक्ष देख रहे है, जिन्हें वे साफ-साफ अनुभव कर 
रहे है, उनके बारेमें वे किसी समितिको शंका उठानेका अवसर देनेकों तैयार नही 
थे। अब बंगारू सरकार जरूर चकक्‍करमें आ गईं होगी। यदि वह निर्दोष बन्दियोको 
रिहा करती है और अपनी अनमोल विज्ञप्तियोको वापस छे लेती है तो काग्रेस और 
खिलाफत संगठन निश्चिितत रूपसे अपना आन्दोलन दूने उत्साहसे आगे बढ़ायेंगे। यदि 
वह उस प्रस्तावकों अस्वीकार कर देती है तो उसे नरम दलके समर्थनको अधिकांश 
रूपमें खो देना पड़ेगा! नि.सन्देह वह उनके समर्थनके बिना भी रह सकती है, जैसा 
कि वह वर्षोसे रहती चली आ रही है। किन्तु उसे निश्चित रूपसे समझ लेना होगा 
कि भारतमें नये युगका उदय हुआ है। अब लोग दमनके आगे शझुकनेवाले नही है। 
उन्हें अपनी शक्तिका अधिकाधिक ज्ञान होता जा रहा है। वे कष्ट सहनके अधिकाधिक 
आदी होते जा रहे है। जिन छोगोंमें कष्ट सहनकी क्षमता और इच्छा काफी मात्नामें 
हो, उन्हें ससारकी कोई भी सरकार दमनके जरिये गुलाम नहीं बना सकती। 

जो बात बंगालपर लागू होती है वही बिहारपर भी छागू होती है। विहारकी 
विधान परिबद्ने भी अपनी बात कुछ कम स्पष्ट शब्दोंमें नही कही है। संयुक्त-प्रान्तकी 
विधान परिषद्ने भी एक समझौता स्वीकार कर लिया है। किन्तु वहाँ भी वास्तवमें 
सरकारकी वात नहीं बनी। यंग इडिया के पृष्ठोकी सख्या दृनी कर देनेपर भी 
भारतके प्रायः सभी भागोसे आनेवाली भयानक दमनकी समस्त रिपोर्टोको प्रकाशित 
करना मेरे लिए कठिन हो गया है। अब केवल कैदकी ही बात नहीं रही। अब तो 
सरकार दमन-सम्बन्धी समाचारोकी लज्जाजनक उपेक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन्हें 
उतना ही तोड़ती-मरोड़ती भी है। 

सर हेनरी व्हीलरने हमें एक और सुन्दर शब्दावछी दी है---' शब्दों और मूहा- 
वरोंका अत्याचार ”। वे “ दमन “का नाम सुनकर भयभीत नही होगे। उनका कहना 
है कि प्रत्येक कानून दमनकारी होता है और जनताकों इस शब्दसे डरना नही चाहिए, 
बल्कि उसे वास्तविकतोकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो आइए, अब हम वास्तविकता- 
का ही मुकाबछा करे, और “ कानून एवं व्यवस्था” इस मृहावरेकी विभीषिकापर 
विचार करे। सर होम॑सजी वाडियाने मालवीय परिषद्में बड़े ओजरवी ढगसे लोगोको 
याद दिलाया था कि बोर्बो सम्नाटोके समय फ्रासमें तथा अन्यत्र बहुतसे काले कारनामे 
कानून एवं व्यवस्था ”के पवित्र नामपर किये गये थे। यदि हम इन दो छाब्दोके 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मोहन-मन्त्रसे अपना पीछा छूड़ा लें तो हम देखेंगे कि “कानून एवं व्यवस्था ” के प्रशा- 
सकोंने अपने ऋृत्योंसे भारतके छोगोके जीवन और सम्पत्तिको सर्वथा भरक्षित बना दिया 
है। आम लोग तथा यहाँतक कि पा्षदगण भी “ शब्दों और मुहावरोके अत्याचार ” के 
अधीन नही रहना चाहते और न सरकारकी नितान्त अवास्तविक स्थितिसे धोखेमें 
आना चाहते हूँ; यह इस बातका संकेत है कि अब कैसा समय आा गया है। असह- 
योगर्में व्यामोहकी काटनेकी बहुत जबरदस्त शक्ति है, और हम शीघ्र ही देखेंगे कि 
जनता और सरकार दोनों अवतक अवास्तविकताओंके जिस जालमें रहती आई है उससे 
उन्हें बाहर निकछना होगा और ठोस वास्तविकताओंका मुकाबछा करना होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-२-१९२२ 


१५२. घरमें हिसा 


डॉ० राजन्‌ तथा डॉ० शास्त्री मद्रासके सर्वोत्क्ृष्ट कार्यकर्तताओंमें से है। मद्रास 
सरकारने, कह सकते है, शरावखोरीको बढ़ावग्र देनेकी अपनी नीतिकी रक्षाके लिए 
उन दोनोंको दो अन्य व्यक्तियोंके साथ गिरफ्तार कर लिया है। मद्रास सरकारने 
कांग्रेस तथा खिलाफत संगठनोंको छिन्न-भिन्न करनेके लिए एक नई प्रणाली ढूँढ़ निकाली 
है। इस तरह वह दण्डविधि संशोधन अधिनियम तथा राजद्रोहात्मक सभा अधि- 
नियमका सहारा लिये बिना ही अपना कार्य कर रही है। वह संयुकत-प्रान्त और 
बंगालूकी सरकारोंके मुकाबले ज्यादा सफल रहेगी। वह उन्न अधिनियमोंकोी अमलमें 
लानेकी वदनामीसे बच जायेगी, जो देश-मरमें आलोचनाका विषय बन गये हैँ। और 
मैने सुना है कि कमसे-कम मद्गरासमें तो लॉर्ड विलछिग्डनकी अपेक्षा सर त्यागराज 
चेट्टी ही, जो बड़े दुर्घब॑ व्यक्ति हैं, उक्त संगठनोंकों छिन्न-भिन्न करनेपर अधिक तुढे 
हुए है। किन्तु असहयोगी तो इन कार्ंवाइयोके खिलाफ हैं, व्यक्तियोंके नही; अतः 
, उनके लिए इनके कर्त्ता चाहे भारतीय हों या अंग्रेज, एक ही वात है। यह मेरा 
निश्चित विश्वास है कि स्वराज्य सरकारके अधीन काम करनेवाले अंग्रेज भी भारतीयों- 
के समान ही अच्छे होंगे। और हम दुःखके साथ प्रत्यक्ष देखते है. कि हमारे कुछ देश- 
वासी, वर्तमान प्रणालीके अच्तगंत, अंग्रेजोंके समान ही इस दोषपूर्ण प्रशासनके कुशल 
प्रशासक बन गये हैं। इसलिए व्यक्तियोंकी ओर ध्यान दिये बिना हमें प्रणालीके विरुद् 
संघर्ष करना है। हम चार पीढ़ियोसे दोहरे कानूनके शिकार बने हुए हैँ ---एक कानून 
हमारे लिए है और दुसरा अंग्रेजोके लिए; इसलिए हम स्वयं इसके दोषी नहीं हो संकते। 
इसलिए सर त्यागराज चेट्टीके श्ासनमें भी मद्रासकी परीक्षा तथा आत्तमशुद्धि होनी 
चाहिए। 
हर यदि हम अपने प्रति सच्चे है तो हम अपने सभी प्रतिपक्षियोंके साथ सफलता- 
पूर्वक निवट सकते है, चाहे वे हमारे अपने देशभाई हों या अंग्रेज। किन्तु डॉ० राजनू- 
की गिरफ्तारीके चार दिन पूर्व उनका एक पत्र मिला था'। उसमें उन्होंने हालकी 


धरमें हिंसा ३९३ 


घटनाओं हारा दी गई इस चेतावनीपर जोर दिया है कि हमें अपने प्रतिपक्षियोंकी 
अपेक्षा अपनेसे ही अधिक सावधानी बरतनी होगी। यहाँपर हम उनका पत्र दे रहे 
हूँ। यह स्पष्ट है कि पत्र न तो प्रकाशनके लिए लिखा गया है, न शावाक्षी पानेके 
लिए। यह आत्मस्वीकृति और आछोचना दोनो ही है। डॉ० राजन्‌ लिखते है: 
जी० वो० कृपानिधि तामक हमारे एक तरुण सित्र हैँ। उन्होंने इस मासकी 
१५ तारीखको भद्रासमें हुए हड़ताल सम्बन्धी-उपद्रवोंके बारेमें हमारे लिए शा्सें- 
नाक ' शोरष॑कर्से  स्व॒राज्य में सम्पावकीय लिखा है। श्री प्रकाशम्‌ अनुपस्यित थे। 
वे बम्घईमें थे। हड़तालसे एक दिन पूर्व मेने संगठनकर्ताओंसे यह बात स्वीकार 
करवा ली थी कि स्वयंसेवकॉंसे पुलिसका फ्ाम लिया जाये और वे उन्र लोगोंकी 
सुरक्षामें रहें जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हाँ और जो युवराजको देखने 
गये हों। किल्तु बादमें श्री प्रकाशमनें जोर दिया कि वे घरके भीतर रहें। उस 
लेखकी कटु आलोचना फी गई, इसलिए सने यह अपना कर्तव्य समझा कि से 
उस सम्पादकीय लेखका समर्थन कहू। उत्त लेखकी एक प्रति पढ़नेके लिए आपके 
पास भेज रहा हूँ। 
अभी ठीक दो दिन पहले मद्रास जिला कांग्रेसके अध्यक्ष श्री सिगाराबेल 
चेट्टिपरने मद्रास समुद्र-तटपर एक सार्वजनिक सन्ञा की। प्रथम प्रस्तावमें सफल 
हड़तालके लिए मद्ासके चागरिकोंकों बधाई दी गई और दुसरे प्रस्तावसें उस 
दिन की गई ज्यादतियोंकी निन्‍दा की गई। आपको भेजे गये मेरे पत्रकी आपने 
जो आलोचना की थी उससे श्री प्रकाशम सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने भाषण- 
में बतामा कि मेरे पत्रसे आपको पर्याप्त रूपसे ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं हुईं थी 
कि आप उससे ऐसा तिव्कर्ष निकालें जंसा कि आपने निकाला है। मेने श्री 
सिगारवेलुकों तार देकर उक्त निन्‍्ध सभा न करनेके लिए कहा, किन्‍्तु स्पष्ठतः 
मालूम पड़ता है कि इस ओर ध्याव नहीं दिया गया। यह सचमुच' अत्यन्त 
खेदकी वात है कि से अपने असहयोगी भाइयोंकों यह प्रेरणा वेनेके लिए पर्याप्त 
रूपसे समर्थ नहीं हूँ कि थे अपनी गरूतियोंकों पहचानें। वे तो इस सफरूता- 
पर फूले नहीं समा रहे हे कि भद्रासकी जनताने हड़तारूके सम्बन्ध्में आपको 
दिये गये वचनका पूरी तरह पालन किया है। फिर भी यह कर तथ्य सामने 
है कि हिता और अनुचित बल-प्रयोगने अहिसक असहयोगकी दुष्दिसे हड़तालकों 
अतफछ बचा दिया है। जबतक हमें अपने हो लोगोंकी हिसात्मक प्रवृत्तिके खिलाफ 
अहिताका यह संघर्ष चछाना पड़ रहा है तबतक किसीको भी सविनय प्रतिरोधकी 
दिशामें एक भी कदम बड़ानेमें हिचक्तिचाहट होनी ही चाहिए। मेने अपने दलकी 
कमजो रियोकि वारेमें अक्सर स्थानीय पत्रोंमें छिला है और यह तथ्य सामने रखा 
है कि हमारे कुछ असहपोगी भाई हिसामें उतना चित्रवास नहीं रखते जितना 
कि उन्हें रखना चाहिए। 


३९४ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस सप्ताह स्थानीय सरकारके आक्रसणका लक्ष्य सेलम रहा है। प्रायः 
सारे कार्यकर्ताओं, वक्‍ताओं, स्थयंसेवकों, जिनमें मे और रामस्वामी नायकर भी 
है, को धारा १४४के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हे और कहा गया है कि हम 
न तो कोई सभा करें और न नक्षाबन्दीकी ही वकालत करें। सवितय अवज्ञा 
(वेयक्तिक झुपसे) प्रारम्भ हो गई है, और तोन असहयोगी वकोल तथा पलछह 
अन्य लोग पहले ही आदेश भंग कर चुके हे और उन्हें गिरफ्तार करके जेलमें 
डाल दिया गया है। कल तीन और लोगोंने आदेश भंग किया है और बारह 
गिरफ्तार कर लिये गये हेँ। नगरपालिकाके अध्यक्ष और चार चकारूत करनेवाले 
वकीलोंकों धारा १४४के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है कि वे किसी भी सभामें 
भाषण न दें। आज भमदुरामें घरनता देते हुए सत्रह स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये 
गये है । अबतक कहीं भी हिंसाका सहारा नहीं लिया गया है। मेने अभी अबज्ञा 
प्रारम्भ नहीं की है, किन्तु मेरा इस सप्ताह या पहली फरवरीके बाद बेसा 
करनेका इरादा है। 

मुझे अपनेमें ही हुए परिवर्ततपर कुछ आइचय होता है--में १९०८में 
इंडिया हाउसका ऋान्तिकारी था और अब १९२२में अहिसक असहुयोगी बन गया 
हैं। यह वास्तवमें परिवर्तव है, किन्तु यह हृदयका परिवतंन, ज्ञान्तिपुर्वक कष्ड- 
सहनकी क्षमता तथा सामने आये हुए कष्टके प्रति सनका पूर्ण रूपसे तठस्थ 
होना -- ये सब यदि सजीब उदाहरण सामने न होते तो प्ावः असस्भव ही 
सालूम पड़ते। वर्षो पहले में किसी भी निषेधात्मक आदेशपर झल्ला उठ्ता, 
इस नोटिसकों तामीर करनेवाले पुलिसके सिपाहीसे तथा उस गर-कानूनी तथा 
पागलपनसे भरे अआवेशको जारी करनेवाले अधिकारीसे बदला लेनेंकी प्रतिज्ञा 
करता। किस्तु आाज मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि में उन्हें 
धन्यवाद देनेकी सोचता हैं कि उत्होंने इस बातका एक और सबूत, चाहे यह 
सबूत कितना ही तुच्छ क्‍यों न हो, दिया है कि वर्तमान प्रशासनिक तनन्‍्त्र सत्य 
और न्यायके प्रति कितनी उपेक्षा बरत रहा है कि उसने सज्जन तथा कोमल- 
हृदय मानवोंकों दानबोंमें परिवर्तित कर दिया है। मेरे हृदय भूल करनेवाले 
इन अधिकारियोंके लिए दया के सिवा और कुछ नहीं हैं। उन अधिकारियोंके 
कल्याणकी दृष्टिसि भो इस समय मुझे जो एकमात्र उपाय दिखाई देता है वह 
कष्ट-सहन ही है! 

* नवजीवन में प्रकाशित एक लेखमें आपने जो यह कहा है कि “ आप 
एक अनिद्चय और निराज्ञाकी स्थितिसे गुजर रहे है + इससे विरोधी पत्र 
नाजायज फायदा उठा रहे है । इससे गलतफहमी होमेका अंदेशा पंदा हो गया है। 
हो सकता है कि एप्नोसिएटेड प्रेन्नने अपनी सुविधाके अनुसार उसके कुछ अंधा 
ही उद्धृत किये हों। मुझे लगता है कि आप जरूरतसे ज्यादा निराक्ष है। में 


घरमें हिसा ३९५ 


नहीं जानता कि आप अहिसा तथा अस्पृश्यताके बारेसे भो घोर निराशा अनुभव 
कर रहे है या नहीं। हमारी वर्तमाव अवस्था ऐसी है कि हम उतनी ही प्रगति 
कर सकते है जितनी कि इन विपरीत परित्थितियोंमें सम्भव है और जबतक 
हमारी राह रोकतनेवालो ये विपरीत परिस्थितियाँ समाप्त नहीं होतीं तबतक 
तोत्र विकास सम्भव नहीं है। स्वराज्य हमारी कमजोरियोंकों दूर करेगा और 
हमें पर्याप्त प्रकाश और शुद्ध वायु प्रदान करेगा। स्व॒राज्यकी जो भी योजना 
हो, उप्तका लक्ष्य प्रमतिके भार्य में विष्च डालनेवाली इन बातोंको समाप्त करता 
होना चाहिए और यह एक ऐसा सवाल है जिसपर सबसे पहले ध्यान देना 
चाहिए । हमारे देशवासी अविक्ाधिक यूरोपीय बनते जाये और चरखेका मजाक 
उड़ाते रहें, जेसा कि इस विचित्र मद्रास सन्त्रिमण्डलने किया है, इससे कोई 
लाभ नहीं होगा। इस प्रकारके राष्ट्रीय ह्वासको रोकना होगा। यदि आप 
“ त्वजीवन में प्रकाशित अपने पूरे लेखकों यंग इंडिया से भ्रकाशित फर सके 
तो मेरे विचारमें यह अच्छा होगा। आप आवश्यक समझें तो उसयबर साथ ही 
कुछ टिप्पणी भी दे दें। मेने इस पत्रकों अनावश्यक रूपसे लम्बा कर दिया है। 
कृपया कष्टके लिए क्षसा करें। 
मुझे अब इस तथ्यके बारेमें कुछ कहनेकी आवश्यकता नही कि आजकल लोगोको 
अहिसक होनेके कारण, यदि वे प्रभावशाली भी हैँ तो, चुन-चुनकर जे भेजा जा 
रहा है। इस पत्रमें जो चेतावनी दी गई है, उसके कारण मे इसे प्रकाशित कर रहा 
हूँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हममें कुछ ऐसे छोग है जो प्रतिज्ञाबद्ध होनेपर भी 
आस्थाके साथ अहिसामें विश्वास नही करते; अर्थात्‌ वे उन लोगोकी सहायताको बूरा 
नही समझते जो कि हिंसापर उतारू हो सकते हैँ। रूगता है, उनका विश्वास है कि 
अहिसाके साथ-साथ हिंसा भी चल सकती है और ये दोनो मिलकर देशको लक्ष्यतक 
पहुँचनेके लिए गति दे सकती है। ऐसा रुख कपटपृर्ण तो है ही, साथ ही निद्िचत 
रूपसे देशके हितके भी विरुद्ध है। दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ साथ-साथ चल, सकती 
हैं, किन्तु वे “दोनों एक ही दिशाकी ओर नहीं जा सकती ”। यदि अहिंसा एक 
छद्मावरण है या हिंसाकी तेयारी है तो हिसाका आकस्मिक था जान-बूझकर किया 
गया विस्फोट, हो सकता है कि परीक्षाके तौरपर तथाकथित अहिंसात्मक नीतिकी 
अवधिमें भी एक महान्‌ लछाभ सिद्ध हो। किन्तु भारत जो धर्मंयुद्ध कर रहा है वह 
इससे भिन्न है। ऊपर ईश्वर साक्षी है और वह इतना न्यायशील है कि दुरंगा व्यव- 
हार करने ही नहीं देगा। आज हमारा विश्वास यह है कि भारतको हिंसासे कुछ 
भी लाभ नहीं होगा और उसे अहिसाके जरिये ही अपने तीनों लक्ष्य प्राप्त करने 
होंगे। उसमें हिसाकी सहायता भी नहीं छेनी होगी। इसलिए यदि हमें विजय प्राप्त 
करनी है तो असहयोगियोका कत्तेंव्य है कि बे ऐसे प्रत्येक हिसा-कार्यदी मन और 
वाणीसे जबरदस्त निन्‍्दा करे जो उनके घ्येयके प्रति सहानुभूति रखकर किया गया 
हो। वे छोग जो अहिसापर विश्वास नहीं रखते या हिंसा और अहिंसाकों साथ-साथ 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चलाना चाहते है, चाहें तो अपना अलग दल बनाकर अलग संघर्ष करें। इससे असह- 
योगीका कार्य कठिन हो जायेगा, किन्तु उतना कठिन नहीं जितना कि तब होगा जब कि 
उसे अपने ही घरमें शत्रुसे छड़ना हो । उसकी देह शुद्ध रहनी चाहिए। किसी प्रकारकी 
भी आन्तरिक अशुद्धि शारीरिक रोग वन जायेगी और वह घातक सिद्ध हो सकती 
है। बाहरका कोई भी आक्रमण कभी भी घातक नहीं होता। इसलिए सफलताकी 
पहली और एकमात्र दर्त यह है कि हम अपने प्रति सच्चे रहे। 

इसलिए डॉ० राजन्‌ द्वारा की गई स्वीकारोकिति शक्ति प्रदान करनेवाली एक 
प्रक्रिय है। इससे उन्हें तो बल मिलता ही है, किन्तु साथ ही उनके उस ध्येयको 
भी बल मिलता है, जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे है। यदि असहयोगका अर्थ पूर्ण- 
तया आत्मशुद्धि नहीं है, तो वह एक बुरा और भ्रष्ट सिद्धान्त है; सचमुचमें वह एक 
“भनहूस ” शब्द है। आन्तरिक भ्रष्ठाचारका दृढ़ता और कठोरताके साथ किया गया 
प्रतिरोध सरकारका पर्याप्त प्रतिरोध है। ज्यों ही आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया पूर्ण होगी, 
हमें उस प्रणालीसे मुक्ति मिल जायेगी जिससे हम संघर्ष करते अतीत होते है। 

उस लाममें कुछ भी नहीं धरा है जो कि नवजीवन में प्रकाशित मेरे उस 
लेखसे उठाया जा रहा है, जिसका उल्लेख डॉ० राजनूने किया है। मैने देखा है कि 
“स्व॒राज्य ' में मेरे उस सारे लेखका, जिसे मैने भलछी-भाँति सोच-विचारकर लिखा है, 
एक अच्छा अनुवाद पहले ही प्रकाशित हो चुका है। वह छेख अपनी व्याख्या आप 
करता है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ९-२-१९२२ 


१५३. टिप्पणी : समितिके' साथ हुए समझोतेपर 


[९ फरवरी, १९२२ | 


१. सामूहिक सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें, 
श्री गांधी कार्य-समितिकों यह सलाह देनेवाले हे कि वह ३१ दिसम्बर, १९२२ 
तक स्थगित रखी जाये। 

२. अन्य कार्यक्रमोंके सम्बन्धमे; 
श्री गांधी कार्य-समितिसे यह कहेंगे कि शराब और कपड़ेकी दुकानोंपर घरना 
देनेका तरीका उन्हों उपायोतक सोसित रखा जाये जो लोगोंको भड़काने या 
कानूनकी अवहेलना करनेवाले नहीं हु और विद्येषकर 


२, १४ और १७ जनवरी, १९२२ को नेताओंकी परिषद्‌ छारा नियुक्त समिति । जपकरने दि स्टोरी 
आफ माई ऊाहफ, खण्ड १, पृष्ठ ८८ण पर ९ फखरी, १९२२ के भन्तगेत छिखा है: ”. . « मैंने वे 
बुछ शर्त जिनपर वे [गांवी] और समिति राजी हो खुके ये, ल्खिकर उन्हें दे दीं। उनका व्यवह्र सदाकी 
भाँति इंमानदारी-मरा है और उन्होंने उन्हें मान भी लिया । 


टिप्पणी ३५७ 


(१) धरना वहीं दिया जाये जहाँका वातावरण पूर्ण अहिसक हो; 
(२) केवल एक निद्चितत उम्रसे अधिकके जिम्मेदार छोगोंको ही धरना देनेके 
लिए नियुक्त किया जाये; 
(३) घरना देनेका उद्देश्य, भड़काना या कामूनकी अवज्ञा करना न होकर 
प्रदनके गौरवकों बढ़ाना होना चाहिए। 
इसका भी उसी अवधिमें होना आवश्यक नही है; क्योकि यह सामूहिक सविनय 
अवज्ञा सम्बन्धी प्रस्तावमें आ जायेगा।' 
३, स्वयंसेवक, 
सामूहिक सविनय अवज्ञाके लिए भरती न किये जायें और न कानूनकी 
अवहेलनाके लिए ही, बल्कि वे सामाजिक, नंतिक और आधिक सुधार-कार्यके 
लिए भरतो किये जायें। 
४. जबतक गोलूसेज परिषद्‌ न हो जाये तबतक एतराज़के फाबिल, विरोधी या 
उत्तेजित करनेवाली हरूचलोंकी तेयारियाँ मुल्तवी रखी जायें। 
५... अम्बईमें प्रतिनिधियोंकी सभामें जो धार्तें रखी गई हे उनपर पुनः विचार हो 
सकता है। 
गांधीजी कहते हे कि घाराएँ ४ और ५ जरूरी नहीं हे क्योंकि वे १ से ३ 
तककी पघारामोंमें आ जाती है, किन्तु यदि आगगे-पीछे ग्रोल्मेज परिषद्के सम्बन्धमें 
आदवासनके रूपमें इन्हें देवा जरूरी समझा जाये, तो ये कामसें लाई जा सकेंगी। 


मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ७९०९) से। 


१५४. विप्पणी 


बलिपासे दसन 


बलियासे चि० देवदास गांधीने एक पन्न भेजा है। उसमें उसने बलियाके दमनका 
सजीव चित्र खीचा है। मे उसे नीचे देता हूँ ।' बलिया सयुकत-प्रान्तका एक गरीब 
जिला है। वहाँके लोग उत्साही, सीधे-सादे और भोले है। वे देशभक्त है। मैने कई 
बार वहाँ जानेका प्रयत्न किया, परन्तु जा नही सका। वह बिहारकी सरहदपर है; 
इससे वहांके छोग बिहारियोसे अधिक मिलते-जुलते है। दमनसे उनकी जो दशा हुई 
होगी में उसकी कल्पना कर सकता हूँ। उस कल्पनासे मेरा दिल रो उठता है। मैं 
वहाँ न जा सका, इससे मुझे दुख होता है। यदि मैं इस वेदनासे पार पा गया तो 
बलियाको तीर्थ मानकर वहाँकी यात्रा करनेकी इच्छा रखता हूँ। में चाहता हूं कि 


१, थह गांधीणीके स्वाक्षरोंमें है । 
२. यद पहाँ नहीं दिया जा रहा है । 


३९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इससे बलियाके छोगोंको कुछ सान्त्वना मिले! बलिया-जैंसे शहरोंके बलिदान इस 
देशको अवश्य मुक्त करेंगे। परमात्मा वलियाके छोगोंको कष्ट सहनेकी और अधिक 
शक्ति प्रदान करे। मेरी कामना है कि वलियाके उदाहरणसे गुजरातके छोगोमें कष्ट 
सहन करनेकी और भी अधिक उत्सुकता पैदा हो। 

[गूजरातीसे | 

नवजीवन, ९-२-१९२२ 


१५५. तार: देवदास गांधीको 


बम्बई 
९ फरवरी, १९२२ 
देवदास गांधी 
कांग्रेस कार्यालय 
गोरखपुर 


तार मिछा। सही-सही पूरा व्योरा भेजो।' छोगोंकों हिसासे दुर रखो। पूरी 
जानकारी प्राप्त करो। कार्यकर्तताओंसे कहो मूझे बहुत दुःख पहुँचा है। शान्त 
रहो। ईइवर सफलता देंगे। आज रात बारडोली वापस जा रहा हूँ। 


बापू 
अंग्रेजी प्रति (एस० एना० ७८९८) की फोटो-नकलसे। 


१५६. टिप्पणी: गुण्ट्रमें सविनय अवज्ञापर' 


[१० फरवरी, १९२२ के पूर्व | 
यदि आन्ध्र सविनय अवज्ञा बन्द करता है, तो प्रसन्नताकी बात है। किन्तु 
यदि वह बन्द करनेमें असमर्थ है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा परन्तु उसी सूरतमें जब 
हिंसाकी प्रवृत्तियोंपर पूरा नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाये और सब शर्तोका पालन हो । 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
आन्भ्र गवर्नेमेंट रेकर्ड्स 


१. चौरीचौराकी घटनाके बारेमें । 

२, साधन-सत्तमें इसके ऊपर लिखा था; “ शुण्ट्र कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री बी० पद्टामि सीता- 
रामैयाकों उक्त छिछेमें कर-वन्‍दी भन्दोलनके सम्बन्धमें महात्मा गांधी छारा भेजी गईं पेन्सिल्से छिखी 
टिप्पणी |” सम्बन्धित विवरणपर १० फरवरी, १९२२ की तारीख है । 


१५७, भाषण: बारडोलोीमें कांग्रेस कार्यकर्ताओंके समक्ष ' 


[१० फरवरी, १९२२ [' 


आज जो छोग यहाँ इकट्‌ढे हैं, उन्हे मै देशके चुने हुए कार्यकर्त्ताओंमें मानता हूँ। 

भारतकी वर्तमाव स्थितिकों आज में इस छोटी-सी सभामें ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित देख 
पा रहा हूँ। मैने अमी जो सुना उससे मेरा यह अनुमान ढूंढ़ हो गया है कि जो 
यहाँ मौजूद है उनमें से अधिकृतर लोग अहिंसाका सन्देश समझनेमें सफल नही हुए हैं। 
इससे मुझे भरोसा हो गया है कि देशकी ज्यादातर जनता अहिसाका सबक सीखनमें 
एकदम असमर्थ है। इसलिए मुझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन तुरन्त बन्द कर देना 
चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे ] 

सेवन संथ्त विद महात्मा गांधी 


१५८. प्रस्ताव: बारडोली कार्य-समितिके' 


[१२ फरवरी, १९२२ | 


वारडोलीमें इसी ११ और १२ तारीखोंको कांग्रेस कार्य-समितिकी बेठकफ हुई। 
उससें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये: 


(१) चौरीचौरामें भीड़ द्वारा पुलिसके सिपाहियोकी नुझस हत्या करने और 
पुलिस थानेको जला देनेके अमानुषिक छृत्यकी कार्य-समित्ति निन्दा करती है और 
सन्तप्त परिवारोंके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है। 


१. साथन-सूत्के अनुसार: “, , . महात्माजीने सभी कार्थकर्ताओंको तथा उन सभीको णो भाण 
वारडोडीमें मौजूद थे चौरीचौराकी मपानक घटना दो जानेपर भी सिनिय अवज्ञा झुरू करनां उचित है 
या नहीं, इसपर बातचीत करनेके लिए वुलाया । उन्होंने प्रत्येक उपस्थित व्यक्तिसे राघ भाँगी । दो बच्चे 
भी उत्सुकतावश आ गये थे; उनते भी महात्माजीने राप माँगी। , . . छगमग हर छोटे-वढ़े व्यक्तिने 
यह कहा कि. . . महात्माजीने सरकारी विशषप्तिके उत्तरमें जिस ढंगते पत्र विखिकर छोड रीडिंगको चुनौती 
दी हे, उसे देखते हुए यदि पीछे कदम उठाया गया तो संसतारके सामने सारे देशकी वेश्ज्जती होगी । 
केवल तीन व्यक्तिषोंने इस विचारते मतभेद व्यक्त किया . . .।” 

२. साधन-सत्में यदी तारीख दी गईं है । | 

३. अनुमानतः गांधीजीने इनका मस॒विदा तैयार किया था। ये प्रस्ताव कार्थ-समितिने, जिसकी वैव्क 
११-१२ फरवरीको वारडोलीमें हुईं थी, पास कर दिये और वादमें इ्हें अ० भा० कां० प्रमेटीनि २० 
फरवरीको अपना ल्या । देखिए “ प्रस्ताव: भ० सा० काँ० कमेटीकी दैठकमें”, २०५-२-१९२२ और 
यंग इंडिया, २-३-१९२२ । 


४०० सम्पूर्ण ( गांवी वाहमय 


(२) इसे प्रकृतिकी चेतावनी ही समझना चाहिए कि जब-जब सामूहिक सविनय 
अवज्ञाका श्रीगणेश होनेको हुआ तब-तव जनता द्वारा हिंसापूर्ण उपद्रव किये गये। 
इससे यह पता चलता है कि अभी देक्षमें सामूहिक सविनय अवज्ञाके लिए पर्याप्त 
अहिसापूर्ण वातावरण नही है। सबसे ताजा उदाहरण गोरखपुरके समीप चौरीचौराकी 
दुःखद और भयानक घटनाएँ हूँ। कांग्रेस कार्य-समिति निर्णय करती है कि बारडोली 
तथा अन्य स्थानोंपर जो सामूहिक सविनय अवज्ञा छुरू करनेका विचार था उसे 
मुल्तवी रखा जाये। साथ ही वह स्थानीय कांग्रेस कमेटियोको आदेश देती है कि वे 
किसानोंको सरकारका वकाया भूमिकर तथा अन्य कर जिन्हें सामूहिक सविनय अवज्ञाके 
विचारसे रोक रखा गया था, तत्काछ़ अदा कर देनेकी सलाह दें और स्वयं उन्हें यह 
निर्देश देती है कि वे आक्रामक ढंगकी अन्य सभी तैयारियॉकों मुल्तवी कर दें। 

(३) सामूहिक सविनय अवज्ञा तबतक मुल्तवी रहेगी जवतक कि वातावरणके 
इतने अहिसापूर्ण होनेका भरोसा नहीं हो जाता कि गोरखपुरके नृशंस कार्य और १७ 
नवम्वरकी वम्बईमें या १८ जनवरीको भद्रासमें की गईं गृडागर्दी-जैसी घटनाएँ फिर 
घटित न होंगी। 

(४) शान्तिपूर्ण वातावरण तैयार करनेकी दृष्टिसि काय-समिति सलाह देती 
है कि अन्यथा निर्देश मिलनेतक सभी कांग्रेस सगठन उन सारी कार्यवाहियोकों बन्द 
रखें जो गिरफ्तार होने और जेल़ भेजे जानेके लिए विदोष रूपसे की जानेवाली थीं। 
कांग्रेसकी साधारण कार्यवाहियाँ जारी रखी जा सकती हैं और इनमें जहाँ वातावरण 
पूर्ण रूपसे शान्तिमय हो, वहाँ स्वेच्छाप्रेरित हड़तालें भी शामिल है। इस उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिए धरना देना एकदम वन्द रखा जाये। अलवत्ता सद्भावपूर्ण और शरावकी 
दुकानोंपर आनेवालोंको शराव पीनेके दोषोंसे आगाह करनेंके श्वान्तिपूर्ण उद्देश्स्से धरना 
जारी रखा जा सकता है; किन्तु इन धरनोंका संचालन ऐसे ही छोगोंके हाथमें होना 
चाहिए जिन्हें सभी सदाचारी व्यक्ति जानते-मानते हों और जिन्हें सम्बन्धित कांग्रेस 
कमेटियोंने इस कामके छिए विशेषरूपसे चुना हो। 

(५) कार्य-समिति सलाह देती है कि अन्यथा निर्देश प्राप्त होनेतक स्वयंसेवकोके 
किसी भी भ्रकारके जलूस निकालना और केवल प्रतिवन्ध सम्बन्धी विज्ञप्तियोकी अब- 
हेलनाके लिए सार्वजनिक सभाएँ करना वन्द कर दिया जाय | ये आदेश कांग्रेस कमेटीकी 
तथा अन्य समितियोंकी सामान्य बैठकोंके सम्बन्धर्में अथवा ऐसी सार्वजनिक सभाओंके 
सम्बन्धर्में जो कांग्रेसके रोजमर्रके कामसे ताल्लक रखती हों, छागू नहीं होगे। 

(६) चूँकि कार्य-समितिके पास शिकायतें आई हैं कि किसान छोग जमींदारोंको 
लगान अदा नहीं कर रहे हैं, वह कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं भर संगठनोको सलाह देती है 
कि वे किसामनोंकों बतायें कि इस तरह छगान रोकना कांग्रेसके प्रस्तावोंके प्रतिकूल है 
और  देशके वड़ेसे-वड़े हितोके लिए घातक है। 

(७) कार्य-समिति जमीदारोंको आश्वासन देती है कि कांग्रेस आन्दोलन किसी 
भी तरह उनके कानूनी हकोंपर चोट करनेके उद्देश्यसे नहीं चछाया गया है। जहां 
रैयतको वास्तवमें शिकायतें हैं, वहाँ भी समितिकी इच्छा है कि परस्पर सलाह-मशविरे 
द्वारा और वीच-बचावकी प्रणाीका सहारा लेकर राहत प्राप्त की जाये। 


प्रस्ताव: बारडोली कार्य-समितिके ४०१ 


(८) कार्य-समितिके सामने इस आशयकी शिकायतें आई है कि स्वयसेवक 
दछोके गठनमें बहुत ही ढीलढाल बरती जाती है और हाथकते, हाथबुने खद्दरके प्रयोग- 
का, और हिन्दुओ द्वारा अस्पृश्यता निवारणके नियमका आग्रहपुवंक पालन नही लक 
जाता; यह जाननेकी सावधानी भी नहीं बरती जाती है कि उम्मीदवार कांग्रेसके 
प्रस्तावके अनुसार अहिंसापर सत्र, वचन, कर्मसे विश्वास करता है अथवा नही। 
इसलिए कार्य-सरमिति सभी कांग्रेस सगठनोको अपनी-अपनी स्वयसेवक सूचियोपर 
पुनविचार करनेका आदेश देती है और उनमें से ऐसे सभी स्वयसेवकोके नाम हटा 
देनेको कहती है जो शपथकी अपेक्षाओंकों सब तरहसे पूरा नहीं करते। 

(९) कार्य-समितिकी राय है कि जबतक काग्रसके छोग कांग्रेस सविधानकों 
तथा कार्य-समिति द्वारा समय-समयपर पास किये गये प्रस्तावोपर पूर्ण रूपसे अमल 
नही करते तबतक अपना उद्देश्य शीघ्र या देरीसे भी पुरा कर पाना सम्भव नहीं है। 

(१०) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक विशेष रूपसे न बूलाये जाने- 
तक और उसके द्वारा इनकी पुष्टि हो जानेतक उपर्युवत प्रस्ताव लागू होगे। सचिव 
ऐसी बैठक हकीम अजमछखाँसे सलाह करके यथासम्भव शीघ्र बुलायेंगे।' 


नया कार्यक्रम 


- चूँकि गोरखपुरकी दुःखद घटना इस बातका जबरदस्त सबूत है कि आम जनताने 
अभीतक पूरी तरहसे सामूहिक सविनय अवज्ञाके अविच्छिन्न, सक्तिय और मुख्य अंगके 
रूपमें अहिलाकी आवश्यकता महसूस नहीं की है; और चूँकि कहा जाता है कि 
कांग्रेसके निर्देशके विपरीत ही, विना छानबीन किये लोगोंकों स्ववसेवकके रूपमें स्वीकार 
कर लिया गया है, इससे यह जाहिर होता है कि शत्याग्रहके प्रमुख तत््वको ठीक-ठीक 
नही समझा गया है; और चूँकि कार्य-समितिकी रायमें राष्ट्रीय उद्देश्यकी पूर्तिमें देर 
होनेका एकमात्र कारण कांग्रेस संविधानपर ज्यो-त्यो, आधा-दूधा अमर करना ही है, 
कार्य-समिति आल्तरिक संगठनकों पूरी तरह ठीक बनानेके खयाहसे सभी कांग्रस 
संगठनोको सलाह देती है कि वे निम्नलिखित कार्यवाहियोंमें रूग जायें: 

१. कमसे-कम एक करोड़ काग्रेस-सदस्य बनायें। 

टिप्पणी (१): चूंकि शान्ति (अहिंसा) और वैधता (सत्य) कांग्रेस सिद्धान्तके 
मूल तत्त्व है, इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्तिको सदस्य नही बनाया जाना चाहिए जो 
स्व॒राज्य-प्राप्तिके लिए अहिंसा और सत्यको अपरिहाय नहीं मानता।' इसलिए जिस 
व्यक्तिसे भी कांग्रेसमें सम्मिलित होनेको कहा जाये उसे सावधानीसे कांग्रेसके सिद्धान्त 
भी समझाये जाने चाहिए। 


१. अ० भा० कां० कमेटोने जो संशोधित पाठ पास किया था उसमें ये थनुच्छेद प्रस्ताव सं० १ 
भौर इसके बादके अनुच्छेद प्रस्ताव सं० ३ के रुपमें हैं। उनपर १९ फरवरीकी तारीब दी गई है, 
देखिए यंग इंडिया, २-३-१९२२ । 

* पह्॑पर भ० भा० कां० कमेटीके अरतावमें है: “ शान्तिपृणं और वैध तरीके” । 

३- अ० भा० कां० कमेयेके प्र्तावमें है: « जैसे उपयोग विश्वास्त नहीं करता है ।” 

२२-२६ 


४०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


टिप्पणी (२): कार्यकर्त्तागण ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति वाषिक चन्दा दिये 
बिना बाकायदा कांग्रेसी नही माना जा सकता। इसलिए सभी पुराने सदस्योको फिरसे 
अपने नाम दर्ज करवानेकी सलाह दी जाती है। 

२. चरखेका प्रचार करें और हाथकते सूतको करधेपर बनवाकर खद्दरके 
उत्पादनकी व्यवस्था करें।' हु 

टिप्पणी : इस उद्देश्यकी पूर्तिके किए सभी कार्यकर्त्ताओं और पदाधिकारियोंकों 
खहर पहनना चाहिए, साथ ही सुझाव दिया जाता है कि औरोंको प्रोत्साहन देनेके 
खयालसे उन्हें खुद [हाथसे | सूत कातना सीखना चाहिए। 

३. राष्ट्रीय स्कूलोंका संगठन करें। 

टिप्पणी : सरकारी स्कूलोंपर धरना न दिया जाये, बल्कि विद्यार्थियोंके राष्ट्रीय 
स्कूलोंमे अपनेब्आप आनेका आधार हो'--- उनका महत्त्वपूर्ण बातोंमें सरकारी स्कछोंकी 
अपेक्षा अच्छा होना। है 

४. दछित-वर्गोंका संगठन करें ताकि उनका जीवन बेहतर बन सके; उनकी 
सामाजिक, मानसिक ओर नैतिक स्थिति सुधारें, उन्हें अपने बच्चोको राष्ट्रीय शालाओंमें 
भेजनेके लिए राजी करें ओर उनके लिए थे साधारण सुविधाएँ प्रस्तुत करें जो अन्य 
नागरिकोंको प्राप्त हैं। 

टिप्पणी : इसलिए जहाँ अब भी अछतोंके प्रति पूर्वाग्रह दृढ़ है, कांग्रेस-कोषसे 
पृथक स्कूल और कुए मुहैया किये जाने चाहिए। ऐसे बच्चोंको राष्ट्रीय स्कूलोंमें छानेके 
लिए जो-कुछ सम्भव है, करना चाहिए और छोगोंको राजी करना चाहिए कि वे 
अछूतोंकों सामान्य क्रुए इस्तेमाल करनेकी अनुमति दें। 

५. जिन छोगोंको शराब पीनेकी आदत पड़ गई है उनसे उनके घर जाकर 
मद्यपान न करनेके लिए कहना चाहिए और इस प्रकार नशाबन्दी आन्दोलनको संगठित 
करना चाहिए। मानना चौहिए कि शराबी लोगोोंको उनके घर जाकर समझाना-बुझाना 
धरना देनेकी अपेक्षा अधिक अच्छा है। 

६. सभी झगड़ोंके आपसी निपटारेके लिए गाँव और नगर-पंचायतोंका संगठन 
करना चाहिए; जनमतकी शक्तिपर और पंचोंके निर्णयकी यथार्थतापर पूरी तरह 
भरोसा रखना चाहिए ताकि उनके आदेशोंका पालन हो। 

टिप्पणी : जो छोग पंचायतका फैसला न मानें उनका किसी प्रकारका सामाजिक 
बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा भासिततक न होने पाये कि किसी प्रकार- 
का दबाव डाला जा रहा है। 

७. सभी वर्गों और जातियोंमें एकता बढ़ाना, उसका भहत्त्व समझाना तथा 
पारस्परिक सद्भाव बढ़ाना असहयोग आत्दोलनका उद्देश्य है, इस दृष्टिसि एक समाज- 


१, भ० भा० कां० कमेटीके प्रस्तावमें थहाँपर इतना और छोड़ा गया है: “भर घर-घर जाकर 


उसके प्रपोगको छोकप्रिय बनायें ।7” 
२. अ० भा० काँ० कमेटीके अस्तावमें था: “ सरकारी था सरकार द्वारा सहायता आप्त स्कूलेंसे 


विधायिधोंकों भपनी तरफ खींचनेके लिए ” । 


स्व॒राज्यकी शर्तें ४०३ 


सेवा विभाग संगठित किया जाये। यह विभाग बीमारी या दुर्घटनाके समय 
राजनैतिक' मतभेदका विचार किये बिना सबकी मदद करे। 

टिप्पणी : असहयोगी अपने सिद्धान्तका दृढ़तासे पालन करता हुआ भी बीमारी 
या दुघंटनामें हर व्यक्तिकी, चाहे वह व्यक्ति अप्रेज हो या भारतीय, व्यक्तिगत रूपसे 
सेवा करना अपना सौभाग्य मानेगा। 

८. तिलक स्मारक स्व॒राज्य-कोष' जारी रखना और हर कांग्रेसी या कांग्रेसके 
समर्थकसे निवेदन करना कि वह १९२१की सालमें कमाई हुई रकमका कमसे-कम 
सौवाँ भाग उस कोषमें दे। हर प्रान्त तिलक स्व॒राज्य-कोषसे अपनी आयक्रा २५ 
प्रतिशत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भेजे। 

९. यदि जरूरी हुआ तो उपरोक्त प्रस्ताव पुनविचारके लिए अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके आगामी अधिवेशनके सामने छाये जायेंगे। 

१०. कार्य-समितिकी रायमें जो छोग सरकारी नौकरी छोड़ें उन्हें काम मिल 
सके इसके लिए किसी योजनाकी जरूरत है। इस कामके लिए समिति सर्वेश्री मियाँ 
मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोलनी, जमनाछारू बजाज और वल्लभभाई पटेलको 
नियुक्त करती है। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी उक्तोँ विशुष बैठकर्मे 
विचारार्थ एक योजना बनायेंगे। 

[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १६-२-१९२२ 


१५९. स्वराज्यकी दातें 


हम स्वराज्यकी शर्तोपर विचार तो बहुत बार कर चुके है; किन्तु जबतक 
हम उनका पालन नहीं करते तबतक हमें उनकी चर्चा करते ही रहना चाहिए, और 
हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि इन शर्तोका पालन किये बिना स्व॒राज्य मिलना 
सम्भव नहीं है। यदि हम ऐसा करें तो हम बहुतसे संकटोसे बच जायेंगे। तब हमें 
अपने ऊपर ही रोष आयेगा और हम कोई अनुचित कार्य न करेगे। 

कांग्रेसने इन शर्तोकों बहुत बार और अनेक तरहसे बताया है और अन्तमें स्वयं- 
सेवक बननेके लिए उनका पालन किया जाना अनिवाय कर दिया है। इसलिए अब 
हमे जितने स्वयंसेवक चाहिए उतने नहीं मिल रहे है और जो मिलते है वे भी 
शर्तोंका पुरा पालन नही करते। 


१. पद शब्द अखिल भारतीष कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावमें निकाऊ दिया गधा है । 
२. दिसम्बर १९२० में शुरू किया गधा था; देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १९२-९ ३। 
३. भ० भा० कॉ० कमेटीके प्रस्तावमें: “ अगली ” | 
४. थ० सा० कां० कमेटीने जो संशोधित पाठ पास्त किया था उसमें यह अनुच्छेद प्रस्ताव सं 
; न्त्ट् सताव सृ० 
है और प्रस्ताव सं० १ के साथ इसपर ११ फरवरीकी तारीख दी गईं है कप 


४०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वैद्यने रोगीसे जिस दवाको और जिस ढंगसे लेनेके लिए कहा है यदि रौगी 
उसी दवाको और उसी ढंगसे न के तो इसमें दोष रोगीका है, वैद्यका नहीं। इसी 
प्रकार यदि हम स्वराज्यकी शर्तोका पालन नहीं करते तो इसमें दोष हमारा ही है। 

किन्तु हमें इस समय ग्रूण-दोषका विचार नही करना है। हमें तो यही' विचार 
करना है कि स्व॒राज्य कैसे मिक्त सकता है। जँँसे रोगी ठीक दवा लिये विना नीरोग 
नही हो सकता वैसे ही स्व॒राज्य भी ठीक शर्तोका पालन किये बिना अवश्य ही नहीं 
मिलेगा। स्वराज्य स्वयंसेवक बन जानेसे ही नहीं मिलेगा, बल्कि स्वयंसेवक बननेके 
लिए जो शर्ते रखी गई है उनका पालन करनेवाले स्वयंसेवक ही स्वराज्य के सकते 
हैँं। यदि सेनाके लिए पाँच फुट ऊँचे जवानोंकी भरती की जाती हो और उनमें कोई 
चार फुटवाला बौना आ घुसे तो वह लड़ाईकी जीतका कारण नही होगा, बल्कि 
सेताके लिए भाररूप हो जायेगा और यह भी सम्भव है कि वह उसकी हारका 
कारण बन जाये। इसी प्रकार शान्ति और अहिसाका पालन करनेवाले स्वयंसेवकोमें 
अशान्तिकारी मनृष्य भरती हो जायें तो वे नुकसान ही पहुँचायेंगे। घरमें और घरके 
बाहर सदा हाथकते सूतकी खादी पहननेवाले छोगोंकों ही स्वयसेवकोंमें भरती होनेकी 
अनुमति है; तो फिर मिलके कते सूतके तानेसे वुनी गई खादी पहननेवाले मनृष्य 
अथवा भरती होते समय और स्वयसेवक॒का काम करते समय ही शुद्ध खादी पहनने- 
वाले मनृष्य स्वराज्य कंसे दिला सकते हैँ? उन्होंने तो पहलेसे ही धोखा देनेका 
धन्धा स्वीकार कर लिया है। यह खादी पहननेकी बात, जो आसान छगनी चाहिए, 
वह बहुत कठिन छगती जान पड़ती है; जिसमें कमसे-कम खर्च आता है वह बहुत 
खर्चीढ्ली मानी जाती मालूम होती है। 

खादीसे स्वराज्य मिल सकता है सम्मव है कि इसका छोगोकों विश्वास न हो। 
किन्तु ऐसा हो तो उन्हें कांग्रेस अधिवेशनमें और कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें खादीके 
पक्षमें हाथ नहीं उठाने चाहिए थे। यदि हम करने योग्य कार्योकों मन लगाकर नहीं 
करेंगे तो हम कुछ भी प्रगति कर न पायेंगे। इस प्रकार तो अवतक किया हुआ 
श्रम भी ध्यर्थ हो जायेगा। 

यदि हम गरीबसे-गरीब, अधमसे-अधम, अकालसे पीड़ित और भीख माँगनेवाले 
लोगोंके लिए भी स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हो और यदि हम भारतकी भूखमरीको 
मिटाना चाहते हों तो हाथ-कते सूतकी खादी पहने विना कभी काम न चलेगा क्योकि 
उसके बिना किसी दूसरे तरीकेसे उनके घरमें हम अन्न वस्त्र-पहुँचा ही नहीं सकते। 

अस्पृव्यताके सम्बन्धर्में भी यही बात है। जो छोंग अस्पृद्यताकों हिन्दू धर्मका 
अंग मानते हैँ उनको असहयोगी बननेका कोई अधिकार नहीं है। इस सरक्कारने 
सामाजिक मतभेदोंकों बड़ी चतुराईके साथ बढ़ावा दिया है। हम जहाँ भी जायें वहाँ 
अस्पृशय ही माने जाते है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है मानों हम सर्वत्र 
ठोकरें तथा गालियाँ खाने लायक है गौर दूर रखे जानेंके ही योग्य हैँ। हमारा जेलमें 
रहना ही ठीक है। इस सबसे स्पष्ट है कि हम अस्पृश्य म्मने जाते है। यही वातें 
ढेढ़ों और भंगियोंके साथ किये जानेचाले हमारे व्यवहारमें भी देखी जा सकती है। 


स्व॒राज्यकी शर्तें ४०५ 


फिर हमें काग्रेसक्री कल्पनाका स्वराज्य प्राप्त करनेका क्या अधिकार है! फिर हस 
काग्रेसके स्वयंसेवकोमें कैसे भरती हो सकते है? जो हिन्दू अस्पृश्यताकों धर्म मानता 
है उसे असहयोगी बननेका कोई अधिकार ही नही है, यह बात उसे तुरन्त समझ लेनी 
चाहिए। जो अपने-आपको हिन्दू मानते है यदि वे सब सच्चे हृदयसे अस्पृश्यताका 
त्याग करनेंके लिए तैयार न हों तो मै अकेला होनेपर भी यह कहूँगा कि हमें इस 
पापको दूर किये बिना स्वराज्य नही मिलेगा और यदि हम इस पापको दूर न करेंगे 
तो हिन्दू धर्मका ही नाश हो जायेगा। अस्पृश्यताको धर्म मानकर उससे चिपके रहकर 
हिन्दू धर्मको कायम रखना, गायकी रक्षा करता, अहिंसाका पालन करना, और 
समत्व भाव बनाये रखना मैं असम्भव समझता हूँ। जैसे घूपके बिना अन्न नहीं पक 
सकता वैसे ही अस्पृदयता-रूपी अन्धकारका नाश हुए बिना स्वराज्य-हूपी अन्नकी फसल 
कभी नहीं पक सकती। 

निर्भय हुए बिना स्वराज्य नहीं मिलेगा। फिर भी अभी हिन्दू मुसलमानोसे 
और मुसलमान हिन्दुओंसे डरते है। पारसियों और ईसाइयोंको इन दोनोसे भय है। 
फिर हमें स्व॒राज्य कैसे मिल सकता है? जिसने भयका भी त्याग नहीं किया है अर्थात्‌ 
जो भारतके सभी लोगोंको अपने भाई-बहनके समान नहीं मानता उसे स्वराज्य-प्रेमी 
कैसे माना जा सकता है? वह स्वयसेवक दलमें कैसे भरती किया जा सकता है! 

इसलिए में गृजरातियोसे तो अवद्य ही कहना चाहता हूँ कि यदि वे तुरन्त 
स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हें ऊपर बताये गये धर्मका पालन तो करना 
ही चाहिए। चाहे कोई वकील हो, चाहे उपाधिधारी और चाहे धारासभाका सदस्य 
हो, यदि वह ऊपर बताई गईं शर्तोका पान करेगा तो स्वयंसेवक दलमें भरती हो 
सकता है। किन्तु चाहे उसने वकालत छोड़ दी हो, उपाधि छोड़ दी हो, सरकारी 
शाला छोड़ दी हो और घारासभा भी छोड़दी हो, फिर भी यदि बह ऊपर बताई 
गईं शर्तो्में से किसी एकका भी पालन नहीं करता तो बह स्वराज्यवादी नही है। 
वह स्वयंसेवक दलमें भरती नहीं हो सकता और वह जेल जानेके योग्य नही है। 
उसके जेल जाने या प्राण देनेंसे भी स्वराज्य नहीं मिलेगा। उसके जेल जानेसे इस 
राज्यका नाश हो सकता है; किन्तु यदि वैसा हुआ तो उसके बदलेमें जो राज्य 
स्थापित होगा वह इससे भी बुरा होगा। 

किस्तु इस राज्यसे बुरे राज्यकी कल्पता मेरे मनमें नहीं आ सकती। इसलिए 
में यह मानता हूँ कि उक्त शर्तोका पालन किये बिना जे जानेसे स्वराज्य मिलेगा 
ही नही। जेल जाने और मारपीट सहन करनेसे एक प्रकारकी निर्ममता अवश्य आ 
जायेगी; किन्तु केवक निर्भयता आजेसे ही तो स्वराज्य नहीं मिल्ल सकता। जैसे 
निर्ममताके साथ ज्ञान और विवेक होनेसे ही मुक्ति मिलती है, वैसे ही निर्भयताके 
साथ-साथ स्वराज्यकी शर्तोंका ज्ञान होने और पाकन करनेंसे ही स्वराज्य मिल सकता 
है। लछमनसिह और उनके साथियोंकों मारनेवालोमें भी वीरताका अभाव नहीं था 
किन्तु उन्हें कोई स्व॒राज्यवादी नहीं मानता। मृत्युका भय त्यागनेवाले ऐसे लोगोंको 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४४३ । 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


इकट्ठा करनेसे हमें स्व॒राज्य नहीं मिल सकता। यदि एक क्षणके लिए यह मान भी 
लें कि इससे स्वराज्य मिछ सकता है तो वह उन छोगोंका ही राज्य होगा और 
ऐसे राज्यसे असहयोगी तो दूर ही भागेगा 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १२-२-१९२२ 


१६०. सरकारका जवाब 


सरकारने वसीठी-पत्रका' जो उत्तर दिया है, वह दुःखजनक है। उसमें न तो 
कहीं पश्चात्ताप दिखाई देता है और न कहीं अपनी भूलोंकी स्वीकृति। वल्कि सरकारने 
उप्में अथसे इतितक अपनेको निर्दोष बताया है और असहयोगियोंकों दोषी सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है। 

इस उत्तरको पढ़नेके बाद मेरे मनमें दो विचार उठें--इसमें या तो जान- 
बूक्षकर झूठी वारतें लिखी गई है या उत्तरका मसविदा बनानेवाकछों और अधिकारियों- 
पर सरकारकों इतना अधिक विश्वास है कि ये अधिकारी कभी भूछ कर भी सकते 
है इस बातकों वह नहीं मानती। मैने मनुष्य-जातिके गौरवका विचार करके भी 
पहली सम्भावनाको छोड़कर दृसरीको स्वीकार किया है। 

ये दोनों बातें भयंकर हूँ। जान-बूझकर झूठ बोछूना और असत्याचरण करना 
अथवा अपने दोषकों देख ही न पाना और इसी मिथ्या भ्रममें रहना कि मैं तो 
बेदाग हूँ -+- मनृष्यको इन दोनों दोषोंसे बचना चाहिए। 

में सरकारको दूसरे दोषका दोषी मानता हूँ; क्योंकि में समझता हूँ कि मनृष्य 
अनजानर्में बहुत-सी भूलें करता है। जैसे असहयोगी अपनी भूलें नहीं देख पाते वैसे 
ही सरकारके सम्बन्धर्में भी हम क्‍यों न मानें ? हमारा धर्म तो यह है कि हम अपने 
दोषोंको देखनेके लिए सूक्ष्मदर्शक यत्तसे काम लें और दूसरोंके दोष दूखीनके द्वारा 
देखें । केवल तभी हम बड़ी मुईिकिल्से अपने दोष देख पायेंगे। जो व्यक्ति या समाज 
इस नीतिके अनुसार व्यवहार करते हूँ वे सदा सुखी रहते हँ। जो अपने दोषोंको 
पर्व॑तके वरावर मानता है उसे दूसरोंकी भूलें खोजनेके लिए बहुत कम समय रहता 
है। और इसके बाद तो मनुष्यको स्वयं अपने ही दोषोंपर परचात्ताप होता रहेगा। 
किन्तु मनृष्य स्वभावत: दुःखी होनेकी इच्छा नहीं करता। वह अपने पहाड़-जैसे 
दिखाई देनेवाले दोषोंको जल्दी सुधारनेकी कोशिश करता है। 

मैं इसी नियमका अनुसरण करना चाहता हूँ और सरकारके दोष देखनेके लिए 
आँखोंके सामने दुर्वीन रखना चाहता हूँ। दुरवीनकी एक विद्येपता पाठकोंको याद 
रखनी चाहिए। दूरबीन हमें केवछ दूरकी ही वस्तुओंको, सो भी अस्पष्ठ और छोटे 
रूपमें, दिखाती है; और नजदीककी चीजें तो उससे दिखाई ही नहीं देती। मुझे याद 


२, देखिए “ पत्र: वाइसरापकों ”, १-३२-१९२२ । 
२. देखिए परिशिष्ट २ । 


गोरखपुरका अपराध १४०७ 


है कि मैने सरकारकी छोटी-छोटी भूछोंपर तो ध्यान ही नहीं दिया है। परन्तु अब 
तो सरकारने हद ही,कर दी है। उस उत्तरमें सरकारने जपनी कितनी ही भूछोको 
गृणके रूपमें दिखाया है। और जिन भूलोको गुण बताया ही नही जा सकता वह उनको 
अनदेखा कर गईं है। सभावन्दी और जबानबन्दीके जो नोटिस जारी किये गये है 
उनके विषयमें वह लिखती है कि ये नोटिस तो असहयोगियोंकी धूत॑ताओके कारण 
जारी करने पड़े हैँ । यद्यपि सच बात यह है कि सरकारने ऐसा एक भी प्रमाण नहीं 
दिया जिससे इस प्रतिबन्धकी आवश्यकता सिद्ध हो। तथापि कोई-न-कोई तर्क तो उसके 
समर्थनर्में दिया ही जा सकता था; इसलिए सरकारने उस गलछूत कामको अच्छा कहकर 
पेश किया । परन्तु छूट-पाटका, मारुपीटका, खादी जलानेका और रातमें कांग्रेस दफ्तरो- 
पर छापा मारनेका बचाव किस तरह किया जा सकता है ? यदि छोग कानूनके खिलाफ 
काम करते हैँ तो क्या इस कारण सरकारी कर्मचारी भी कानूनके खिलाफ छूटपाट या 
मारपीट कर सकते हैं ? इसलिए इस बातपर सरकार चुप्पी साध गई है। इसी तरह 
इस उत्तरमें दूसरी ग्रम्भीर बातोके विषयर्में भी अत्युक्ति करने अथवों मौन रखनेकी 
तीतिका अवलरूम्बन किया गया है। में उनके विडलेषणमें पाठकोंका समय छेना नही 
चाहता। उत्तर तो मिलने ही वाला था और मेरा यह भी खयाल था कि उसमें कोई 
बड़ी बात न होगी; परन्तु उसमें जो बेशर्मी दिखाई देती है में उसके लिए तैयार 
नही था। मे यह सोचता था कि उसमें नरम दलको कुछ सान्‍्त्वना देनेंकी कुछ-ल- 
कुछ बात जरूर होगी। परन्तु वे सूखे ही टरका दिये गये हूँ और असहयोगियोके लिए 
तो जो पहले था वह है ही। सरकार हमें अस्पृश्य समझती है इसका समझदार आदमी- 
के लिए इस उत्तरसे बढ़कर और कया प्रमाण हो सकता है? 
[ गृजरातीसे ] 
नवजीवन, १२-२-१९२२ 


१६१५ गोरखपुरका अपराध 


गोरखपुर जिला शायद सबसे बड़ा जिला है। उसमें प्रखर स्वभावके छोग रहते 
हैं। अखबारोमें जो खबरे छपी है उनसे मालूम होता है कि उन्होंने अपने स्वभावकी 
प्रख्धरताका उपयोग विपरीत दिशामें किया है। उन्होने पुलिसका एक थाना जला दिया,' 
उन्होंने इककीस निर्दोष सिपाहियोको मार डाला और उनकी लांशें जला दी। इन भरे 
हुए छोगोंमें वहाँके थानेदारका एक जवान लड़का भी है। अखबारोमें जो विवरण 
छपा है उनके अनुसार ये छोग एक जगह छगी हुई पैठ या हाठको रोकनेके लिए 
गये थे। पहले थोड़े-से लोग गये थे, किन्तु उनको वहाँसे भगा दिया गया। इसलिए 
बादमें एक बड़ा दल गया। इस दलमें स्वयंसेवक भी थे। 


१. ४ फरवरो, १९२२को । 


४०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेरे लिए और प्रत्येक समझदार असहयोगीके छिए यह घटना नीचा दिखानेवाली 

कफ जो दूसरी खबरें आई है उनसे भी हमारे अहिसक रहनेके सम्वन्धमें शंका 
। 

बारडोलीमें आन्‍न्दोलनका जो श्रीगणेश किया जानेवाला है उसके लिए यह घटना 
एक अपशकुन है। झान्तिका और अश्ञान्तिका प्रयोग साथ-साथ नहीं हो सकता। 
यदि छोगोंको अशान्तिका प्रयोग करना हो तो शान्तिका प्रयोग करनेवाले लोगोंको अछूग 
मार्ग ग्रहण करना होगा। जो छोग शान्तिके पुजारी है उन्हें अशान्तिकों माननेवाली 
सरकार और जनता दोनोंसे ही असहयोग करना होगा। 

यदि गोरखपुर जिलेके इन लोगोंका सम्बन्ध असहयोगकी लड़ाईसे नहीं है तो 
हमें यह स्वीकार करना होगा कि वहाँ असहयोगियोंका प्रभाव जितना अपेक्षित था 
उससे बहुत कम हुआ है। प्रत्येक शुभ कार्यमें ऐसे विष्न तो आ ही जाते है। जब 
अपने छोग मरते है तब मेरा हृदय दुःखित नहीं होता अथवा होता भी है तो में उसे 
अपने वशर्में रख सकता हूँ। किन्तु जब एक भी सहयोगीका खून किया जाता है 
तब मुझे शर्म मालूम होती है और आहन्दोलनकी प्रगतिके सम्बन्धर्में भय पैदा होता है। 
शान्तिमं विश्वास रखनेवाले प्रत्येक मनृष्यकी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए'। 

यह छेख मै बम्बई जाते समय लिख रहा हूँ । भारतभूषण पण्डित मदनमोहन 
मालवीयने मुझे वहाँ बुलाया है। कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक बारडोलीमें बुलाई गई 
है और वह शनिवारको होगी। यह छेख पाठकोंके हाथोमें रविवारको पहुँचेगा! में 
स्वयं सामूहिक सविनय अवज्ञाकों मुल्तवी करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर छेना नहीं 
चाहता; इसलिए मैं इस सम्बन्धर्में कार्य यसमितिसे सछाह करना चाहता हूँ। 

मेरा धर्म अडिग है। उसकी कसौटी ऐसे समयमें ही हो सकती है। में जबतक 
अहिसाकी भावनामें वृद्धि होते देखता हूँ तबतक तो अनेक जोखिमें उठानेके लिए तैयार 
हूँ। किन्तु जब में यह देखता हूँ कि कोई दूसरा मेरी प्रवृत्तिका अनुचित उपयोग कर 
रहा है तब में एक पग भी आगे नहीं उठा सकता। 

में गोरलपुरसे और ज्यादा खबर मिलनेकी राह देख रहा हूँ। में अपने विचार 
पाठकोंके सम्मुख इसलिए रखता हूँ कि मे इस सम्बन्धमें प्रत्येक पाठककी सहायता 
लेना चाहता हूँ। यह लड़ाई नये ढंगकी है। जो छोग शान्तिमय उपायोमें विश्वास 
करते हूँ उन्हें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। उनको केवल श्ान्तिका, अहिसाका ही 
प्रसार करना होगा। यह लड़ाई वर बढ़ातेकी नहीं, वल्कि वैरको मिटानेकी है; छोगोमें 
भेदभाव बढ़ानेकी नहीं, वल्कि उनको एकत्र करनेकी है। यह लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें 
मिश्रित साधन काममें छाये जा सकें, वल्कि ऐसी है जिसमें हमें विवेकसे काम लेकर 
उचित और अनुचितका भेद जानना है और उनको अछग-अछग करना है। 

गोरखपुर जिलेके लोगोंके पापके लिए मे सबसे अधिक उत्तरदायी हूँ। किन्तु इसके 
लिए प्रत्येक शुद्ध असहयोगी भी उत्तरदायी है। उसका दुःख हम सबको होना चाहिए। 


१. ८ फरवरी, १९२२ को; देखिए “ पत्र: डा० एम० एस० केल्करकों”, ८-२-१९२२ । 
२, ११ फरवरी, १९२२ को । 


टिप्पणियाँ ४०९ 


किन्तु इस सम्बन्धमं अधिक विचार तो ज्यादा खबर मिलनेपर ही किया जा सकता 
है। ईश्वर भारतकी और असहयोगियोकी लाजकी रक्षा करे। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १२-२-१९२२ 


१६२. टिप्पणियाँ 
४ विव्वासपात्र सेवक ' क्‍यों ? 
एक सज्जन लिखते हूँ : 


आपने माननीय वाइसरायके नाम लिखे गये अपने पत्नमें हस्ताक्षर करते 
हुए विश्वासपात्र सेबक ओर मित्र शब्द लिखे हे। में आक्षा करता हूँ कि 
यह सेवक छाब्द भूलसे लिखा गया होगा। इसे आपने तो अवश्य ही नहीं 
लिखा होगा। 


मुझे आशा है कि ये सज्जन यह जानकर नाराज नहीं होगे कि सेवक” शब्द 
मैने विचारयूर्वक लिखा है। माननीय वा[इसरायको मै एक ऊँचा राज-पदाधिकारी मानता 
हैँ और उन्हें पत्र लिखनेमें जिस शिष्ट भाषाका प्रयोग किया जाना चाहिए उसका 
त्याग नहीं करना चाहता। असहयोगका अथ॑ असभ्य व्यवहार नही है। शान्तिपूर्ण असह- 
योगका अर्थ सभ्यतापूर्ण असहयोग होता है। असभ्य पुरुषको असहयोग करनेका अधि- 
कार ही नही है। इसके अतिरिक्त हम जिससे असहयोग करते है उससे तो हमें जान- 
वृज्कर अधिक विनययुकत व्यवहार करना चाहिए, क्योकि उससे व्यवहार करनेमें 
हमें यह भय रहता है कि वह कही वुरा न मान जाये और यह न समझ छे कि 
हमें उससे वैयक्तिक देष है। शान्तिपूर्णं जसहयोगका शास्त्र यही कहता है। इसलिए 
एक असहयोगीके रूपमें मे वाइसराय महोदयको छिखे जा रहे पत्रमें शिष्टतापूर्ण भाषाका 
प्रयोग करनेके लिए वँधा हुआ था। मैंने सेवक” झब्दके साथ 'मित्र” शब्दका प्रयोग 
भी सोच-समझकर किया है। इसका प्रयोग करके मैने यह बताया है कि मै सेवक तो 
अवहय हूँ किन्तु गुलाम नहीं हूँ। मनृष्य सेवक शब्दका प्रयोग करते हुए शत्रु भी हो 
सकता है। मैं किसीको भी झत्रु समझना नहीं चाहता, मैने अपना यह घमम “मित्र” 
शत्दका प्रयोग करके व्यकत्त किया है। फिर इस शब्दके प्रयोगसे मैने अपना यह 
निरचय व॒ताया है कि मै अंग्रेजोसे नीचा रहना नहीं चाहता और उनसे बराबरीकी शर्ते- 
पर हू व्यवहार करना चाहता हूँ। “विश्वासपात्र ' शब्दका प्रयोग करके मैने अपना 
अहिसा-धर्म बताया है और यह जताकर अभयदान दिया है कि उनको और उनकी 
जातिको मेरी ओरसे घोज्ञा दिये जानेकी कोई सम्भावना नहीं है। इस प्रकार यद्यपि 
मेरे हस्ताक्षरोंके साथ लगाये गये विशेषण रूढ़िके अनुसार है फिर भी वे सब 
विचारपूर्वक लिखे गये है और सार्थक है। 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
“करना नहीं आता 

एक मित्रने एक स्थानमें युवराजके स्वागतका वहिएकार करनेके सम्वन्धर्मे यह 
लिखा है: 

स्थितिका यह चित्रण यथार्थ है। इस तरीकेसे शान्ति कायम नहीं रखी जा 
सकती । इस समय तो आलन्दोलनकी प्रगतिमें वाबा डालनेवाले स्वयं हम ही है। जैसे 
आवश्यकतासे अधिक भोजन करनेवालका मनृष्य अपचसे नहीं बच सकता उसी प्रकार 
कृदुभाषा बोलनेवाला मनुष्य भी अश्ञान्तिको नहीं रोक सकता। अधिक भोजन करनेवाले 
मनुष्यको अपच अच्छा नहीं छगता; उसी तरह कटुभाषा बोलनेवाछे मनृष्यको भी निश्चय 
ही अशान्ति अच्छी नहीं लगती होगी | किन्तु यदि ये दोनों अपनी-अपनी मर्यादाका पारून 
नहीं करते तो उनके कार्यका अभीष्ट परिणाम नहीं हो सकता। हम छोगोंमें अभीतक 
कहीं-कहीं हिंसाकी भावना मौजूद है; इसका कारण यही है कि हमने अभी हिंसाकों 
रोकतेका उपाय ही नही किया है; विचारसे वाणी और वाणीसे कर्म --परिणामकी 
उत्पत्तिका यही क्रम है। यदि हम विचारपर अंकुश न रखें; अपनी वाणीको वश्षमें 
तन रखें तो इन दोनोंके परिणामकों रोकतेका प्रयत्न भी असफल होगा। इसी कारण 
कांग्रेसको एक प्रस्ताव पास करके इस वार यह बात स्पष्ट करनी पड़ी है कि हमें 
विचारमें से भी हिंसाकों निकाल देनेंकी आवश्यकता है। उदाहरणार्थ मौलाना वारीने 
मुझे एक पत्रमें छिखा है कि वे हिंसाका विचार भी अपने भनमें नही छाते। कांग्रेसकी 
ऐसी आज्ञा है अथवा गांधीने ऐसा कहा है, इतना कहना काफी नहीं है। जब हमारा 
विचार भी ऐसा हो तभी हमें उसके पोषक तर्क सुगमतासे मिल सकते हैं । 

इसके सिवा जिन छोगोंने युवराजका स्वागत करनेवाले छोगोंको गधा और 
“ बन्दर ' कहा है उन्होंने तो स्पष्ट हिंसा की है, गाली दो है, अपना रौष प्रकट किया 
है और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाको ही भंग किया है। उन्होने सभ्य व्यवहारका त्याग 
किया है। हमें अपने प्रतिस्पर्धी और विरोधीकों ऐसे विद्येषणोंसे कभी सम्बोधित नहीं 
करना चाहिए। हमारी भाषामें अवश्य ही अहिसा होनी चाहिए। जो जूडूसमें जाये, 
उसका निकाह रद हो, ऐसा कहना तो यह सुझानेंके समान हैं कि उसे सजा मिलनी 
चाहिए। यदि सब स्त्रियाँ इस बातको मानकर युवराजका स्वागत करनेवाले पुरुषोंको 
त्याग दें तो भारतकी क्‍या गति हो? यह तो स्पष्ठतः ज्यादती ही हुईं। 

ज्यों ही हमारे विचारोंमें परिवर्तन हो त्यों ही हमारे ये नये विचार यदि हमारे 
नित्यके साथीकों स्वीकार न हों, वह उन्हें व समझे तो उसका त्याग किया जाये, 
यह तो जंगलीपन माना जायेगा । इस तरहसे तो संसारका व्यवहोर एक क्षण भी नहीं 
चल सकता। विचार-वैषम्य होनेपर भी हमें मित्रता कायम रखनी चाहिए। यदि 
हम ऐसा नहीं करते तो हिन्दुओं और मृसछमानोंकी एकत्ताका अर्थ ही क्‍या हुता 
हिन्दुओं और मुसलमानोंके विचारोंमें कितना बढ़ा अन्तर है? एक पुवकी ओर मुंह 


२. पत्रका यह अंश यहाँ नहीं दिया गया है! पत्र-झेखकने थह शिकायत की थी कि वक्ता लोग 
अहिसक रहनेका अनुरोध तो करते दें मौर निःसन्देह् यह चाहते हैं कि भद्दिताका पाछ्ल किया जाये, किन्त 
लेगोंकों धह सब समझानेके लिए जिस भाषाका अधोग करना चादिए, वह भाषा उन्हें नहीं भाती । 


टिप्पणियाँ ४११ 


करके ईद्वरका भजन करना धर्म समझता है तो दूसरा पद्चिमकी ओर मुँह करके। 
एकके धर्ममें शिखा रखतेका विधान है, तो दूसरेके धर्ममें दाढ़ी रखनेका। फिर भी 
दोनों एक-दूसरेका सम्मान करते है, एक-दुसरेको सहन करते है; वे एक-दूसरेसे कोई 
जबरदस्ती नहीं करते। यदि हिन्दुओं और मुसलमानोने इस प्रकार सच्चे हृदयसे ऐसा 
व्यवहार करनेकी प्रतिज्ञा ली हो तो आजकलके असहयोगी सहयोगियोंपर जबरदस्ती 
कैसे कर सकते हैँ ? अथवा यदि असहयोगी सहयोगियोपर जबरदस्ती करेंगे तो यह स्पष्ट 
है कि असहयोगी हिन्दू असहयोगी मुसलूमानोसे जरूर लड़ेंगे। इसलिए जबतक असह- 
योगी सहयोगियोंकों मित्रभावसे जीतनेका ही निरचय नहीं करते तबतक में हिन्दुओं 
और मुसलमानोमें शुद्ध एकता होना बसम्भव मानता हूँ। 


£ नवजीवव का चिरोध 


“ नवजीवन 'के एक प्रेमी वेरावलसे लिखते है:' 

काव्यिावाड़में 'नवजीवन” और खादीकी टोपीके विरोधका कारण समझमें 
आता मुदिकल है। किन्तु श्री अमृतलारू ठक्करपर् वेरावरूमें जो-कुछ बीती थी उसका 
जिसे स्मरण है उसे ऊपर दी हुई घटनासे कोई आइचर्य नहीं होगा। में तो यह मानता 
हूँ कि काठियावाड़में 'नवजीवन के प्रचारका अर्थ शुद्ध विचारोका प्रसार है। खादीकी 
टोपी और ख़ादीके कपड़े काठियावाड़की समृद्धिके चिक्न हें। यदि छब्बीस लाखकी 
आबादी प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति औसतन ढाई रुपयेका कपड़ा भी पहने और उतनी खादी 
काठियावाडमें ही बने तो उससे काठियावाड़में पैसठ छाख रुपये बचें। काठियावाड़के 
घरोंमें प्रतिवर्ष इतना रुपया जमा होते रहनेसे काठियावाड़की अवस्था कितनी सुधर 
जायेगी इसका हिसाब हर मनृष्य स्वयं रूगा सकता है। इस हिसाबसे दूसरे आँकड़े भी 
निकाले जप सकते है जो इतने ही सन्तोषजनक होगे। यदि हम प्रत्येक परिवारमें 
पाँच सदस्य मानें तो इससे परिवारकी आय प्रतिवर्ष साढ़े बारह रुपये बढ़ जायेगी। 
जब हम औसत निकाछते है तब हम जोनते है कि प्रत्येक मनृष्यको तो उतना रुपया 
नहीं मिलता जितना उसके हिस्सेमें भाता है, किन्तु पूरे समृदायक्रो तो उतना लाभ 
होता ही है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यह पैसठ छाख रुपयेका काभ काठियावाड़के 
उन निर्वेत परिवारोंकों होगा जिन्हें पैसेकी जरूरत है, और जिन्हे संकटग्रस्त रहना 
पड़ता है; अथवा इसका दूसरा अर्थ इस तरीकेसे छगाया जा सकता है कि पैसठ छाख 
रुपयेका ढेर काठियावोड़ियोके पास खुला पड़ा है; उसमें से जिसे जितना लेना हो उत्तना 
लूटकर के जा सकता है। ऐसा होनेपर भी यह छूट तो समभ्यतापूर्ण छूट ही होगी। 
फिर चूंकि इस रुपयेका छोगोंगें वितरण चरखेकी सार्फत करना होगा, इसलिए यह 
रुपया उन गरीवबोके घरोंमें ही जायेगा जिन्हें उसकी जरूरत है। ऐसी शुभ परिणाम- 
कारी खादी, शान्ति और सत्यका प्रचार करनेवाले 'नवजीवन 'का विरोध किया जाता 


२. इस पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है । 
२. १८६९-१९५१; भारत सेवक समाज (सर्वेदस ऑफ इंडिया सोसाइटी )के सदस्य और दलिति- 
वर्गों भर आदिवासियेक्रि निर्मित काम करनेवाठे एक प्रमुख कार्वेकर्ता । 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है, इसे समयकी विपरीत गति ही कहना चाहिए। ऐसे प्रतिबन्धका उत्तर काठियावाइमें 
एक ही दिया जाना चाहिए और वह यह है कि समस्त काठियावाड़ी केवल खादीका 
ही व्यवहार करने रूग' जायें। यदि ऐसा किया जा सके तो पोर्ट कमिदनर साहबको 
खादीका प्रचार रोकना कठिन हो जायेगरा। और चूंकि  नवजीवन 'की आय सार्वजनिक 
कार्यमें हो प्रयुक्त होती है, इसलिए मैं निष्पक्ष भावसे यह भी कह सकता हूँ कि 
यविप्रत्येक लिखना-पढ़ना जाननेवाला मनुष्य ' नवजीवन ' मेंगाने छूग जाये तो वेरावलमें 
लगाई गईं यह रोक व्यर्थ हो जायेगी। जहाँ किसी वस्तु-विशेषका व्यवहार बहुतसे 
लोग करने लगते है वहाँ उसपर रोक लगाना पूर्णतः नहीं तो रूगभग अद्वक्‍्य 
अवदय हो जाता है। 
राष्ट्रीय शालाओोंके सम्बन्ध 


एक सज्जनने राष्ट्रीय श्ालाओंके सम्बन्धर्में यह चेतावनी दी है कि “ प्राथमिक 
शालाओंकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यदि इन शझाछाओके राष्ट्रीयकरणके 
पदचात्‌ इन्हें सुधारनेका कोई प्रयत्त न किया गया और बच्चोंको भटकना पड़ा तो 
उनके माँ-बआाप उकताकर बच्चोंको इन शालहूाओमें से निकाल लेंगे और यह भी सम्भव 
है कि वे उन्हें फिर सरकारके आश्रयमें रख दें।” इसमें शक नहीं कि इस बातें 
बहुत-कुछ तथ्य है। बड़े विद्याथियोंमें, जो अपनी जिम्मेदारी समझते है, और केवल 
आठ-दस वर्षके बालकोंमें बहुत बड़ा अन्तर होता है। कम आयुके बच्चोंकी शिक्षाकी 
व्यवस्था तो तुरन्त की जानी चाहिए। जिन स्थानोंमे सविनय अवज्ञा नहीं की जा रही 
है वहाँ लोगोंको इस ओर ध्यान न देनेका कोई कारण भी नही है। इन स्थानोंमें यह 
कार्य सविनय अवज्ञाकी तैयारीका ही एक अंग है, क्योंकि सविनय अवज्ञाकी योग्यता 
प्रदर्शनोंसे नहीं बल्कि काम करनेसे ही आती है। सविनय अवज्ञाकी तैयारीका अर्थ है 
खादीका प्रचार और चरखेका प्रसार, सूतकी मात्रा और किस्मको सुधारना, बुनकरोंकी 
संख्या बढ़ाना, ज्यादा अच्छी पूनियाँ बनाना, शराबखोरीको रोकना, राष्ट्रीय शिक्षाकी 
जड़ें मजबूत करना, अस्पृवयोंसे मेल-जोछ बढ़ाना और ऐसी ही अन्य अनेक रचनात्मक 
और सुजनात्मक प्रवृत्तियोंको आगे बढ़ाना। इनसे ही सविनय अवज्ञाकी शक्ति आती है। 
जहाँ सविनय अवज्ञा नहीं की जा रही है वहाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ अधिक वेगपूर्वक चलाई 
जानी चाहिए। इसी तरह कांग्रेसकी संस्थाओंकों भी मजबूत बनाना चाहिए। सदस्य 
बनाने और चार आने चनन्‍्दा उगाहनेका काम तो बहुत ही वेगयूवंक किया जाना 
चाहिए। कांग्रेसके दफ्तर गाँव-गाँवमें खोले जाने चाहिए और उन पं पाँच अधिकारी 
चुने जाने चाहिए। यदि ये सब काम न किये जायें तो हम देश-भरमें सविनय अवज्ञा 
क्रनेके योग्य कभी न हो सकेंगे। 

इसलिए मैं आशा करता हूँ कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ स्वयंसेवकोंको उनके 
कामके सम्बन्धमें निर्देश भेज देंगी। 

शरीर-सम्पत्ति 

जिन सज्जनते प्राथमिक शालाओंके सम्बन्धर्मे चेतावनी दी है, उन्होंने शारीरिक 
स्वास्थ्यकी रक्षाके सम्बन्धमें भी चर्चा की है। उनका खयाल है कि ब्रह्मचयंसे शरी रकी 


टिप्पणियाँ ४१३ 


जौ लाभ होता है, मैने उसके और व्यायामके सम्बन्धर्में काफी नहीं लिखा है। इस 
पत्रके लेखक सूरतके रहनेवाके हैं। वे लिखते है कि सूरतके छोगोंमें उत्साह वो 
बहुत होता है, किन्तु शरीरसे निर्ब होनेंके कारण वे जेलके कष्ट और सत्याग्रहियों- 
पर पड़नेवाले अन्य कष्टोंकों सहनेके लिए तैयार नहीं हो सकते। वे मारपीटको तो 
क्या बरदाश्त करेगे ? 

उनकी यह चेतावनी तो ठीक ही है। किस्तु ब्रह्मचयंका विषय ही ऐसा है कि 
उसपर बार-बार लिखना कठित है। फिर मेरी मान्यता है कि ब्रह्मचर्यका उपयोग 
केवल शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे नही होना चाहिए। यह तो पाईकी जगह रुपयेका 
उपयोग करनेंके समान होगा। मैने यह बात मात छी है कि जो छोग स्वराज्यके 
कार्यक्रमके अन्य अंगोकों आगे बढ़ानेमें व्यस्त रहेंगे उनको सहज ही ब्ह्मचयंकी 
आवश्यकता प्रतीत होगी। 

ऐसा होनेपर भी ब्रह्मचर्यंकी रक्षापर जितना अधिक जोर दें उतना ही कम 
है। जो मनुष्य ब्रह्मचयंका पालन नही करता वह मनुष्य नहीं रहता। इतना ही नही 
बल्कि वह पशुत्वसे भी गिर जाता है। पशु तो स्वभावतः ब्रह्मचर्यका पाकून करता 
है। वह स्वादके वशर्मों नहीं होता और इन्द्रियोके विकासको भी नहीं जानता। वह 
मर्यादाके भीतर रहता है। इसलिए अन्नह्मचारी मनृष्यकी जब हम पशुसे उपमग्रा देते 
है तब हम पश्का ही अपमान करते हैँ। जो मनुष्य ब्रह्मच्यंका भय करता है वह 
अन्तर्मों नपूसक हो जाता है। यही कारण है कि हम अग्नेजी और ग्रूजराती दोनों 
भाषाओंके अखबारोमें वीय॑बर्धक ओषधियोंके बड़े-बड़े विज्ञापन देखते हैं। यह हमारे 
लिए बहुत लज्जाकी बात है। विज्ञापनदाताओंकों इतने बड़े-बड़े विज्ञापन देना पुसाता 
है, यह स्थिति हमारे दुर्भाग्यकी सूचक है। ब्रह्मचर्य मनुष्य-जातिका स्वभाव ही होना 
चाहिए; आत्माका तो है ही। अन्नह्मचारी मनृष्यकी आत्मा मूरच्छित होती है। जिसकी 
आत्मा जाप्रत है, वह अपने शरीरका उपयोग ऐसे कार्यमें कमी नहीं कर सकता जो 
अत्यन्त मलिन है और जिसके परिणाम बहुत कट होते है। 

विचार उन्नत हो तो भनुष्यके लिए ब्रह्मच्यंका पालन पूरी तरह शक्य और 
सुगम है। पाठक एक घड़ी एकान्तमें शान्तचित्त होकर विचार करे और ब्रह्मचर्य-भगकी 
मलिनताके पूरे चित्रकी कल्पना करें तो क्‍या उनके मनमें घृणा पैदा नहीं होगी? 
किन्तु जब मनृष्यके मनमें मलिन विचार उत्पन्न होता है तब वह पायल बन जाता है। 
वह शराब पिये बिना ही बेहोश-जैसा हो जाता है और उस बेहोशी-जैसी हालतमें 
विषय-भोगकी मलिन क्रियामें सुख मानता है। वह इस क्षणिक सुखके पदचात्‌ होनेवाले 
पिछले कदु अनुभवकों भूछ जाता है और उसकी दशा पहले जैसी ही हो जाती है। 

ब्रह्मचारी दुर्बंछ हो ही नहीं सकता। उसका मन, उसका शरीर और उसकी 
आत्मा, जितना चाहो उतना काम देते है। ब्रह्मचारीको पशुबलकी आवश्यकता नहीं 
है। बहुतसे लोग ऐसा मानते जान पड़ते है कि ब्रह्मचारी यानी ऐसा आदमी जिसमें 
बहुत ज्यादा पशुबर हो। ब्रह्मचारीमें शारीरिक कष्टोंको सहन करनेकी असीम शक्ति 
होती है। हम कह सकते है कि ब्रह्मचारीको शारीरिक थकान तो होती ही नहीं। 
ऐसा ब्रह्मबचारी कोई विरला ही देखनेमें आता है। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ब्रह्मचारीके लिए व्यायाम तो सामान्य बात होती है। उसके लिए खुलो हवाकी 
काफी जरूरत होती है। हमें तो खुली हवामें रहनेका चाव ही नहीं होता। गन्दी 
हवासे शरीर जितना दु्बंल होता है उतना किसी दूसरी बाहरी चीजके असरसे नही 
होता। जिसका धन्धा ऐसा हो कि उसमें शरीरका पूरा व्यायाम न होता हो उस 
युवकको नित्य दो घल्टे घूमनेका श्रम अवश्य करना चाहिए। वह सामान्य चालूसे, 
शरीरकों सीधा और दृष्टिको जमीनकी ओर रखकर और शान्‍्तचित्त होकर एकान्तमें 
स्वच्छ स्थानमें घुमे। इस समय ज्यों-ज्यों उसके फेफड़े स्वच्छ हवासे साफ होते जायें 
त्यों-त्पयों यदि वह अपने हृदय और मस्तिष्ककों भी शुद्ध करता जाये तो उसके शरीर 
और मन अवश्य ही बलवान होंगे। ब्रह्मचारीको मिताहारी ही नहीं बल्कि अल्पाहारी 
भी होना चाहिए। उसका शरीर कर्ममें प्रवृत्त रहते हुए भी बहुत ही कम क्षीण होता 
है; इसलिए उसे कमसे-कम भोजनकी जरूरत पड़ती है। उसको भोजन मसालों और 
मिष्टान्नोंसे रहित होना आवश्यक है। जिसे हम भारी आहार कहते है, उसके लिए 
वह भी त्याज्य है। जिन लोगोंकों मानसिक काम बहुत रहता है उनके लिए दाल़ें 
शत्रु-रूप हैँ। गेहूँ, दूध और कुछ साग-सब्जी, सम्भव हो तो कुछ ताजे फल --इनके 
अतिरिक्त उसे शायद ही किसी चीजकी जरूरत होती है। 

किन्तु मैं जानता हूँ कि में निश्चित मर्यादासे बाहर चला गया हूँ। ब्रह्मचर्यसे 
सम्बन्धित अन्य बहुतसे विषय अभी रहते है किन्तु उत्त सबकी चर्चा एक ही ट्प्पिणीमें 
नहीं की जा सकती। जो इस प्रवृत्तिकों धार्मिक दृष्टिसे देखते हैं ऐसे माइयों और 
बहनोंको इससे अधिक मदद मिल सके इस हेतु मैने सुरतके उक्त सज्जनके सुझावकी 
चर्चा करते हुए ये विचार प्रकट किये है। 

#क्रम्ंठ” और “रक्षित” स्वयंसेवक 

कांग्रेसने स्वयंसेवकोंके दो वर्ग किये हैं। ' एक्टिव” यानी कर्मठ स्वयंसेवक और 
“रिजब्ड ! यानी रक्षित स्वयंसेवक । इनके अर्थंके सम्बन्धर्में कुछ भ्रम हुआ जान पड़ता 
है। कुछ छोग ऐसा मानते मालूम होते है कि कर्मठ स्ववसेवक भाषण अथवा प्रदर्शन 
करेंगे, एक जगहसे दूसरी जगह जायेंगे-आयेगे और रक्षित स्वयंसेवक चरखा चलायेंगे। 

कहा जा सकता है कि यह तो अर्थका अनर्थ करना हुआ | कर्मठ स्वयंसेवकोंका अर्थ 
है वे स्वयंसेवक जो अपन सारा समय कांग्रेसके कार्यके लिए दे सकें और दें । जो 
लोग स्वयंसेवकोमें अपना नाम तो इस कारण अवद्य लिखा देते है कि सरकार कांग्रेस 
के स्वयंसेवक बनना अपराध मानती है किन्तु वास्तवमें कांग्रेसका काम करनेकी आशा 
नहीं रखते, ऐसे लोग रक्षित स्वयंसेवकोंके वर्गमें आते है। अलबत्ता, ये स्वयंसेवक जब 
जेल जानेके लिए गिरफ्तार होनेकी जरूरत होती है तब गिरफ्तार होनेके छिए निकल 
पड़ते हैं। इसलिए रक्षित वर्गेके स्वयंसेवक अपनी आजीविका कमानेका धन्धा करते 
रहते है और जब जरूरत होती है तब जेल जानेंके लिए आगे आ जाते है। छेकिन कमंठ 
वर्गके स्वयंसेवक तो चाहे जेल जाना हो या न जाना हो कांग्रेसके कामके लिए अपित 


१, गांधीणीने अंग्रेजी शब्दोंका दी प्रयोग किया दे । 


टिप्पणियाँ ४६५ 


रहते है। ऐसे छोगोंके पास या तो अपने भरण-पोषणके लायक पैसा होता है या कांग्रेस 
जरूरत समझती है तो उनको पैसा देकर उनकी सेवा छेती है। यह सक्तिय काम करने- 
वाला वर्ग जरूरत होनेपर भाषण देने और ऐसे ही अन्य काम करनेके लिए अवश्य 
जायेगा। किन्तु जबतक उसे कोई खास काम न सौंपा जाये तबतक वह सूत कातेगा, 
रई पीजेगा और खादी बुनेंगा । वह चाहे रुई न भी पीजे और खादी न भी बुने, 
किन्तु सूत कातनेका काम तो उसे करते ही रहना चाहिए । विल्लीमें जो प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया था उसमें यह छाजिमी माना गया है और कांग्रेसकी रचनात्मक 
प्रवृत्ति तो सृत कातना और कतवाना ही है। इसलिए कांग्रेसके स्वयंसेवक और नेता 
इस क्रियामें जितनी दक्षता प्राप्त करेंगे, लोगोंको उतना ही छाम होगा। इन दोनों 
बातोंमें चाछाकी करनेवाले स्वयंसेवकोके दोषके कारण कांग्रेसको बहुत नुकसान उठाना 
पड़ता है। इसके कारण हजारी लोगोंकी आजीविकार्में बाधा पड़ती है। यदि हमें इस 
कार्यमें दक्ष छोग अधिक संख्यामें मिल जायें तो काते जानेवाले सृतकी मजबूती, बारीकी 
और समानतामें बहुत सुधार किया जा सकता है। किन्तु स्वदेशीमें तत्मय होनेवाढ़े और 
सूत कातनेमें रस लेनेवाले ऐसे कुशछ सेवक हमारे पास बहुत ही कमर है । इसलिए 
मेरी समझसे तो कर्मठ स्वयंस्रेवकोंका पहला काम कातनेकी पूरी शक्ित प्राप्त करना 
और उसे प्राप्त करके अपने खाली समयका उपयोग कातनेमें ही करना है। 

हममें कष्ट सहन करनेकी शक्ति चाहे कितनी ही क्‍यों न आ गई हो, किन्तु 
फिर भी यदि हम भारतको आशिक दृष्टिसे स्वत॒न्त्र करनेकी कुंजी नहीं पहचान सके 
है और उसका उपयोग नही करते है तो स्व॒राज्यका ह्वार कभी नहीं खुलेगा! हममें 
ज्ञानपूवंक कष्ट सहन करनेकी क्षमता आनी चाहिए। हमें जेल क्यों जाना है, यह हमें 
जाब छेना चाहिए। इसलिए जबतक हममें स्वदेशीके कार्यके सम्बन्धर्में ईमानदारी नहीं 
आती, और हम उसका महत्त्व नही समझते तबतक हमें स्व॒राज्य मिलनेकी आशा ही 
नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि तबतक हमें स्वराज्य लेनेका हक ही नहीं है 
वंधोकि तबतक हममें इतनी शक्ति ही न आयेगी कि हम स्वराज्यको चला सकें। 
स्वय सृत कातना और दुसरोसे भी कतवाना यह हमारी सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, ऐसा 
मेरा दृढ़ विध्वास है। 


अन्त्यजोंके विषयम्रमें 


जो वात खादीके वारेमें सच है वही अन्त्यजोंके बारेमें भी है। अस्पृष्यताका 
निवारण न हो तो स्व॒राज्य मिल ही कैसे सकता है? उसे हम ले भी कैसे सकते 
हैं? जबतक हम अन्त्यजोंपर प्रभुत्व बनाये रखना चाहते है तबतक हमें अपने प्रति 
किये जानेवाले सरकारके व्यवहारके सस्बन्धमें शिकायत करनेका कोई अधिकार ही नहीं 
है। ईववर तो हम जैसा करते हैं वेसा ही हमें देता है। मनृष्य अशक्त और अज्ञानी 
है इसलिए वह क्षमा करके न्याय करता है। ईदवर सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है इसलिए 
वह उचित दण्ड देकर न्याय करता है। थदि हम इस सम्बन्धर्में अपनी आत्माकों धोखा 


१. कांग्रेस काम-समिति द्वारा ४ नवाबर, १९११ को स्वीक्ञत; देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४३२-३५ । 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देंगे तो ईश्वर हमें स्वराज्यसे वंचित रखनेकी व्यवस्था अवश्य करेगा। इस सम्बन्धमें 
एक युवकने चेतावनी दी है। मैं उसका सारांश यहाँ उसीकी भाषामें देता हे 
एक गुजराती कविका पत्र --एश्षियाके एकमेव कविके नाम 

सभी छोंग जानते हूँ कि कवि श्री नानाछालने' अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरकों निम्त पत्रों लिखा है: 

कवि श्री नानाछाछने महाकविकों यह पत्र छिखा है, यह ठीक ही किया है। 
उन्होंने नौकरी छोड़ दी, यह भी अच्छा किया है। वे चाहें तो तट्स्थ मी रहें। 
किन्तु ऐसा पत्र लिखनेके वाद उनसे गुजरात यह अवश्य पूछेगा कि जबतक इच्छित 
फल नहीं मिलता तबतक वे इस वप्रतके छिए तो ववे हुए हैं कि न तो स्वयं चैनसे 
बैठें और न दूसरोंकों बैठने दें । उतका प्रयम कत्तंव्य तो यह है कि वे गृजरातके तटस्थ 
लोगोंको संगठित करें। 

ज्ञातव्य प्रइन 


एक भाईने शुद्ध हृदयसे कोई पन्द्रह प्रइन पूछे हैं। अपने हत्ताक्षरोंके पूर्व 
“बारडोछी ताल्लुकेका एक हितचिन्तक ” विशेषण रूगाकर उन्होंने अपना नाम भी 
दिया है। में स्थानकी कमीके कारण उन प्रइनोंकों यहाँ नहीं देता। किन्तु उनके 
उत्तर इस तरहसे देनेका प्रयत्न करूँगा कि उनको पढ़नेंसे प्रइन सुगमतासे समझमें 
आा सकें। 

१. में जब पहली वार वारडोली गया था तब मैंने कहा था कि अभी छोगोंको 
और अधिक तैयारी करनी चाहिए। इस वार दो मास बाद जब मैं वहाँ गया तब 
मैने लोगोंकी तैयारी पर्याप्त मान छी, क्योंकि मेने देखा कि वहाँ अब पहलेसे अधिक 
काम हुआ है। मैंने वहाँ अस्पृश्यता-निवारणके सम्वन्धर्मे अन्य सब स्थानोंसे अधिक 
तैयारी देखी। मुझे इस ताल्लकेमें हिसा होनेका भय सबसे कम है। इसके अतिरिक्त 
मैं इस ताल्‍्लकेके कार्यकर्ताओंपर मुर्थ हूं। 

२. मुझे विश्वास है कि अन्य सब स्थानोंकी अपेक्षा इस ताललुकेमें असहयोगकी 
सभी शर्तोंका पाछन अधिक किया जा रहा है। जिस ताल्डकेने अपनी ओरसे आम- 
न्त्रण ही न दिया हो, हम उसकी वात ही क्‍यों करें? 

३. यहाँकें छोग अपेक्षाकुत अधिक संख्यामें हाथकते सुतका वुन्ना कपड़ा पह- 
नते हैं। 

४. यहाँ चरखे इतनी संख्यामें चलते हैं कि उनसे इस ताल्लुकेकीं सदा अपनी 
जरूरत-भरका सूत मिलता रह सकता है। 


१. उक्त सारांशका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया दे । 

२. (१८७७-१९४६ ); गुजरातके एक प्रमुख कवि | 

३- यहाँ इसका अनुवाद नहीं दिया गया है | नानाछाब्ने झ्समें लिखा था कि सरकार जोर अतह 
धोगिषोकि वीच लड़ाई अवस्पम्मावी दिखती है, अतः जो लोग इसमें तत्त्य हैँ उनका कर्षव्य दे कि वे 
इस बातका ध्यान रखें कि दोनों पक्ष सम्यतायू्ण छड़ाकि नियमोंका पालन करते रहें ! 


टिप्पणियाँ ४१७ * 


५. अब ताल्लकेमें विदेशी कपड़ा बहुत-कम बिकता है। बेशक, उनके घरोमें 
पहलेसे जो था उसे उन्होने निकाछा नही है। मुझे दु.ख है कि वह उन्होने जमा कर 
रखा है। 

६. इस ताल्लकेके बहुत-कम छोग अब ढेढ़ो और भंगियोंका स्पर्श करनेमें दोष 
मानते है । 

७. यहाँके लोग असहयोगके कार्यक्रमके अंगोंका पान सन्तोषजनक रूपमें कर 
रहे है। 

८. मेरा खयाल है कि इस ताल्लकेके लोगोमें दम्भ, ढोंग, लुच्चापन, झूठ बोलना 
आदि दोष कम है। मैने इस तोल्लकेको इन्हीं कारणोसे असहयोगके लिए चना है। 

९. अच्छेसे-अच्छे कार्योमें भी लोगोंको जबरदस्ती सम्मिलित करना महापाप है। 

१०. मुझे आशा है कि छूग्रान बहुत-कम लोग देंगे। यदि कोई असहयोगी उनका 
भी तिरस्कार करेगा तो वह पाप करेगा। 

११. बारडोली एक छोटा“सा ताल्लका है। उसके निवासी सरल हृदय है। वे 
राजनीतिक विषयोंको नहीं समझते। वे बकरीकी तरह सीधे है ओर यह सीधापन 
ही उनका गुण है। उनमें विवेक है और वे भला-बुरा समझते है। वे स्वार्थ और 
परमार्थका अन्तर समझते है। जो समझदार है उनको इस लड़ाईमें कोई खतरा दिखाई 
नही देता। बकरा कसाईके घर अपने-आप नहीं जाता, तब यदि बारडोलीके स्त्री- 
पुरुष भोलेपन अथवा श्रद्धाके कारण, अपनी इच्छासे किसी तरहकी जोर-जबरदस्तीके 
बिना जेल जायेंगे, अपनी सम्पत्ति जब्त होने देंगे, अपने प्राण देंगे और अपने मनमें 
रोष नही छायेंगे तों संसार उनको पूजेगा। वे भारतको स्वराज्य दिलायेंगे और 
इतिहासमें अमर हो जायेंगे। 

१२. में मुख्यतः अहमदाबादमें रहता हूँ और वहाँ धन, ज्ञान, चतुरता, व्यापार 
और साहस आदि गृणोंकी वहुलूता है, फिर भी मेने उसे छोड़कर बारडोली ताल्लुकेको 
इस लड़ाईके लिए चुना है; इससे इस लड़ाईकी विशेषता प्रकट होती है। यदि बार- 
डोली-जैसा नम्र और सीधा ताल्लका शान्तिपूर्ण साहसका परिचय देगा तभी स्वराज्य 
मिलेगा। यह छड़ाई गरीबोंकी, निर्दोष लोगोकी है। इस छड़ाईमें बकरी-जेसे निरीह 
लोगोको बाघ-जसे बली लछोगोके भयसे मृकत होना है। यह तो तभी होगा जब बार- 
डोलीके लोग लड़ेंगे। अहमदाबाद या बम्बईमें घन होते हुए भी में वहाँ निर्भय होकर 
नहीं छड़ सकता। वहाँ तो मूझे सदा धोखा खाने अथवा हिंसा होनेका भय बना 
रहेगा। बारडोछीमें में निर्मम हूँ। यदि बारडोली मुझे घोखा दे तो मेरी क्या दशा 
होगी, यह ईरवर ही जानता है। | 

१३. श्री विदुलभाईने सविनय अवज्ञाके सम्बन्धर्में जो भाषण पहले दिया था 
उससे उनकी अश्रद्धा श्रकठ नहीं होती। वह तो उन्होनें उसका समर्थन करनेके लिए 
दिया था। उन्होंने अपने उस भाषणसे हमें सावधान किया था और इस बातमें शंका 
प्रकट की थी कि लोग अन्ततक अहिंसक रह सकेगे। किन्तु अब जब कि सविनय अवज्ञाका 
समय जा गया है, उन्हे उस आन्दोलनको चलानेमें क्या आपत्ति हो सकती है ? 

२२-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१४.' मैं असहयोगको भयंकर युद्ध नहीं मानता। भुझे विदवास है कि इसमें 
शहरोंके बड़े-बड़े छोग जितना हिस्सा के सकते है उसकी अपेक्षा गाँवोंके भोले किन्तु 
शान्त लोग अधिक हिस्सा ले सकते हूँ। दमन-नीतिका आश्रय लिये जानेपर छोग 
डर जायें और भाग निकलें, इसमें यह भय तो है और यह हँसीकी वात्त भी होगी 
किन्तु इसकी अपेक्षा उन छोगोंसे अधिक भय है जो जेल जानेसे तो नहीं डरते किन्त 
जो हिंसा कर सकते हूँ; और ऐसे छोगोंसे भयकी अपेक्षा भी वदनामी अधिक होती 
है। भागनंवालोंके कारण हम वाजी तो नहीं हार जायेंगे; किन्तु हिंसा करनेवाले 
लोगोंसे भारतके वात्तावरणमें छोंगोंके आतंकित होने और अन्तर्में स्वराज्यकी वाततक 
भूल जानेकी सम्भावना मौजूद है। 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १२-२- 4 ५२२ 
१६३० पत्र: देवदास गांधीको 
मौनवार [१२ फरवरी, १९२२ | 
चि० देवदास, 


मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है छेकिन तुम्हें पत्र लिखनेकी फूरसत ही 
नहीं मिलती | 

तुम्हारा तार मिला है। मेने वम्वईसे जो तार दिया था वह तुम्हें मिल गया 
होगा | 

मैने आजसे उपवास शुरू किया है। यह श्ृक्रवारकी ज्ञामको छूठेगा। इतना किये 
बिना तो चल ही नहीं सकता था। साँपकी बाँवीमें हाथ डाहूना और इस अविनयके 
वातावरणमें सवितय अवज्ञा करना दोनों एक जैसे हैं। मेरे उपवाससे तुम घबराना 
मत। तुम इसमें मेरा अनुकरण तो कदापि न करना। पीड़ा तो प्रसुताकों ही भोगनी 
पड़ती है। अन्य तो केवक उसकी मदद कर सकते हूँ! मुझे भी अहिंसा और सत्य-धर्म- 
को जन्म देना है इसलिए उपवासादिकी पीड़ा तो मुझे ही भोगनी होगी। तुम सब 
तो उसके लिए आत्म-शुद्धि करो और निर्धारित कार्य करते रहो। सो तो तुम करते 
ही हो। इन पापोंमें तुम्हारा कोई भाग नही है। 

वहसे मुझे ख़बर वरावर भेजते रहना। 

तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरिछालकी सजा कम नहीं हुई है। 
मुझे [उसकी सजा कम होनेकी | खबर अच्छी नहीं छगी थी। वह वहाँ प्रसन्न है। 
मालवीयजी कल बम्वई रवाना हो गये। वे कार्ये-समितिकी वेठकर्में हाजिर हुए थे। 


१. गांधीजीने चोरीचौराकी घटनापर आ्रायश्रिततके रूपमें एच दिनका उपवास किया था । उपवास 
रविवार, १९ फरवरी, १९२२ की शामको शुरू हुमा था । 


पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको ४१९ 


मैं तुम्हें निम्नलिखित तार भेज रहा हूँ: | 
“तुम्हारा तार। कार्य-समितिने बड़े पैमानेपर सविनय अवज्ञा अनिश्चित 
कालके लिए स्थग्रित कर दी है और आक्रामक प्रकारकी अन्य छोटी प्रवृत्तियाँ 
भी । प्रायश्चित्तेके रूपमें और उन छोगोंको चेतावनीके रूपमें, जिन्होने मेरे 
नामपर सिपाहियोंकी निर्दंयतापुूर्वक हत्या की है शुक्रवार शामतक उपवास कर 
रहा हूँ। अपराधियोको अपना अपराध स्वीकार करने और अपने-आपको 
अधिकारियोके हवाले कर देनेकी जोरदार सलाह दे रहा हूँ। तुम उपवास 
मत करना। चिन्ता न करके काम करो ओर प्रार्थना करो।” 
तुम नियमपूर्वक तार और पत्र लिखते रहो। मालवीयजीको दो-चार दिनोमें 
वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 
बापूके आश्षीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ७-१०-१९२३ 


१६४. तार: जहर अहमदको" 


हि [१२ फरवरी, १९२२के परचात 
तारके लिए घन्यवाद। [मेरे निणयका] उलटा अर्थ लगाया जाना अपरिहायें। 
परन्तु ईश्वर हमारे साथ। छोगोंके समर्थनके बजाय हम उसकी ओर निहारें। 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
सेवन मन्थ्स विद भहात्मा गांधी 


१६५. पतन्न ः मथुरादास त्रिकमजीको 


सोमवार, १३ फरवरी, १९२२ 


रहा वही गया। शुक्रवारकी साँझकों उपवास दूटेगा। इससे कम तो सम्भव ही 
नही लगा। यह तो कमसे-कम है। मुझे इसमें कुछ कष्ट नहीं होनेवाल्ा है। तुम 
बेफिक्र रहना। तबीयतको खूब सभालकर रखना। स्वयं उपवास [करनेके चक्कर] में 

१. केन्द्रीध खिलाफत समित्िके । 

२. साधन-सूत्रमें इस बातका उल्छेख दे कि यह तार जहूर महमदके उस तारके जवाबमें दिया गया 


था जिसमें गांधीजी द्वारा सविनप्र अवशाके झुक्तवी किये जानेपर बम्बईमें “क्षोम? व्याप्त होनेकी 
गहे थी | कार्य-समितिने ११-१२ फरवरी, १९२२ की अपनी बार्‌डोलीकी बैव्कमें श्स नि्यकी पुष्टि हे 


४२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कदापि न पड़ना। पीड़ा तो केवल प्रसूत्ताकों ही सहनी पड़ती है, दूसरे तो भदद ही 
कर सकते है। आज (एसोसिएटेड) प्रेसको तार भेजा है। 

[ गुजरातीसे ] 

बापुनी प्रसादी 


१६६. पत्र: चिसनदास ईइवरदास जगतियानीकों 


वारडोली 
१४ फरवरी, १९२२ 
प्रिय चिमनदास, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
भारतमें वातावरणके बारेमें तुमने जो बातें कही हैं मैं उनसे सहमत हूँ। तुम 
देखोगे कि कार्य-समिति सही निर्णयपर पहुंची है। मैं सिर्फ यही आशा कर रहा हैं 
कि सभी विभिन्न समितियाँ हृदयसे सहयोग करेंगी। यदि वे ऐसा करती हैं, तो हमें 
किसी भी तरहकी कोई कठिताई नहीं होनी चाहिए। मगनछार यही है; उससे 
तुम्हारे किए एक बुनकर सिन्धर्मे भेजनेके वारेमें वात करूँगा। उसने मुझे बताया है 
कि वह पहले ही तुम्हें एक पत्र छिखकर एक प्रशिक्षक भेजनेका प्रस्ताव दे चुका है। 
प्रशिक्षक वह व्यक्ति होता है जिससे बृद्धिमाव लोग अपने-आप सीख सकते हैं। एक 
अध्यापक प्रशिक्षकसे कुछ अधिक होता है। उसमें काम सिखानेकी स्वाभाविक क्षमता 
अवश्य होनी चाहिए। आश्रममें ऐसे व्यक्ति अधिक नही है, किन्तु एक प्रश्चिक्षककों जो 
सर्वेथा योग्य है, आसानीसे भेजा जा सकता है। तुम तथा अन्य कुछ लोग उससे यह 
कला सीख सकते हो। 


हृदयसे तुम्हारा, 
भो० क० गांधी 
श्री चिमनदास 
कांग्रेस बुनाई-आश्रम 
हैदरावाद (सिन्ध) 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५७३६) की फोटो-तकलसे | 


१, ढावटर चिमनदास ईंश्वरदास जगतियानी, सिन्धके एक कांग्रेसी नेता । 
२. मगनछाछ गांधी (१८८३-१९२८); खुशालचन्द गांधीके पुत्र और गांधीजीके भतीजे । एक 
समव फीनिवत भाअम और वादमें सत्याग्रह आअम, साबरमत्तीके व्यवस्थापक । 


१६७. तार: सेयद महमृदको" 


[ १४ फरवरी, १९२२ या उसके पर्चात्‌ ] 


प्रस्ताव अपने गणोंके कारण पास किये गये हँँ। समझौता कतई नहीं। आशा 
है कि कार्य-समितिके प्रस्तावोंपर बगारू पूरी तरह अमल करेगा। छोगोसे 
पौकीदारीकर तथा अन्य कर अदा करनेकों भी कहेगा। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७९१३)की फोटो-नकलूसे। 


१६८. तार: देवदास गांधीकों 


बारडोली 
१५ फरवरी, १९२२ 
देवदास 
कांग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 


अखबारी गरूतबयानियोंकी परवाह न करो। भूल सुधार दो और भूलछ जाओ। 
सब हालात सविस्तार लिखो। में बहुत ठीक हूँ। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७९१८)की फोटो-नकलसे । 


१. डा० सेय३ महमूद (जन्म १८८९); विद्वारके कांग्रेसी नेता; स्वातन्त्थ आन्दोल्नमें कैद भोगी 
केद्रीप खिलाफत समितिके सचिव; संसद-सबस्य । 

यह सेधद महमूदके १४ फरवरी, १९२२ के तारके जवाबमें भेजा गया था णो श्स प्रकार था 
“कार्-समितिका निणेष जाण प्रकाशित; वहुत ही भाश्चयंजनक।! बंगाल भौर विहारमें लोग निराश, 


उद्दिग्तता, शायद बंगाल भादेश न माने। यदि कोई समझौता किया गया है तो तार द्वारा सूचित करनेकी 
कृपा कीनिए ।?? 


१६९. पत्र: सर डेनियल हेसिल्दनको 


बारडोली 
१५ फरवरी, १९२२ 
प्रिय महोदय, 


श्री हाजने' लिखा है कि आप मेरे साथ घण्टा-मर बातचीत करना चाहते हैं 
और सुझाया है कि इस विशामें पहल में ही करूँ, सो खुशी-खुशी वैसा कर रहा हूं! 
आपके इस समयका उपयोग में अपनी किसी प्रवृत्तिकी चर्चामें नहीं सिर्फ अपने चरखा 
सम्बन्धी कार्यमें ही आपकी दिरूचस्पी पैदा करनेमें करूगा। मेरी जितनी भी बाहरी 
प्रवृत्तियाँ हैं, मेरा निश्चित मत है कि चरखा उनमें सबसे अधिक स्थायी और कल्याण- 
कारी है। में वराबर कहता रहा हूँ कि चरखा भारतके करोड़ों घरोंसे दरिद्रताके 
दुःखको दूर कर देगा, और अकालके खिलाफ यह सुरक्षाका एक बहुत वड़ा साधन 
है। अब अपनी इस बातको पुष्ट करनेके लिए मेरे पास भ्रचुर प्रमाण मौजूद हैं। 

डा० प्रफुल्लचन्द्र रायको तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको शायद यह मादूम 
ने हो कि अब वे चरखेंके भी एक वहुत उत्साही समर्थक वन गये हैँ। आधुनिक 
अर्थोर्मे भारतके औद्योगीकरणकी कोई जरूरत नहीं है। १,९०० मील लम्बे और १,५०० 
मील चौड़े इस विशाल भूभागमें ७,५०,००० गाँव बसे हुए हैं। छोग जमीनसे बंधे 
'हुए हैं और उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगोंकी है जो मुद्िकिकसे किसी तरह अपना 
रोटी-कपड़ा ही जूटा पाते हैं। चाहे कोई कुछ कहे, किन्तु मैंने तो खुली आँखोंसे सारे 
देशका भ्रमण करके और करोड़ों छोगोंके सम्पर्कमं आकर जो-कुछ देखा है, उससे 
निस्सन्देह यही सिद्ध होता है कि गरीबी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें भी 
कोई सन्देह नहीं कि करोड़ों छोग हर साकू चार महीने मजवूरन बेकार रहते हैं। 
कृषिमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेकी जरूरत नहीं है। भारतीय किसानोंकों बस 
किसी पूरक उद्योगकी जरूरत है, और सबसे सहज-ल्वाभाविक हाथ-करघा नहीं वल्कि 
चरखेका प्रचलन करना है। करघेका प्रचलन घर-घरमें नहीं हो सकता, छेकित चरखेका 
हो सकता है, और सौ साल पहले ऐसी ही स्थिति थी भी। किन्तु चरखेका प्रचलन 
समाप्त हो गय।-- सो कुछ आर्थिक दबावके कारण नहीं। प्रामाणिक रेकडोंसे यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि उसे तो जांन-बूक्षकर जोर-जबरदस्तीसे ही समाप्त किया 
गया। इसलिए उसके पुनरुद्धारसे भारतकी आर्थिक समस्या आनन-फाननर्म हंढ हो 
जायेगी। मैं जानता हूँ कि आपको भारतसे बड़ा प्रेम है और मेरे देशके आर्थिक एवं 
नैतिक उत्पानमें आपकी गहरी दिरूचस्पी है। मैं यह भी जानता हूँ कि आपका प्रभाव 


१, ओी द्वाज सर ढेनियल और गांधीजी, दोनेकि मित्र ये | 
२. देखिए “ चरखेके बारेमें ढडा० रायके विचार ”, २-२-१९२२ । 


पत्र: सर डेनियल हैमिल्टनकों ४डर्३े 


बहुत अधिक है और वह प्रभाव ऐसा है जिसका उपयोग मै चरखेके प्रचलनके लिए 
करना चाहेंगा। सफल सहकारी समितियाँ स्थापित करनेकी दृष्टिसि भी यह सबसे 
कारगर साथन है। करोड़ों छोगोंके सक्रिय सहयोगके बिता यह आयोजन कभी सफल 
नहीं हो सकता; और चूँकि यह अभीसे हंजारों स्त्रियोंकी छज्जाजनक जीवनसे मुक्ति 
दिलानेका एक साधन सिद्ध हो रहा है, इसलिए यह नैतिक उत्थानमें भी उतना ही 
सहायक है जितना कि आशिक प्रगतिमें। 

आशा है, आपने यदि यन्त्रोंके खिलाफ मेरे विचित्र विचारोके बारेमें कुछ सुना 
हो वो उनसे आप अपने मनमें पहलेसे ही कोई धारणा नही बना छेंगे। यन्त्रोंके द्वारा 
भारतमें और किसी उद्योगका विकास किया जाये तो उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं 
कहना है, लेकिन जहाँतक वस्त्र-उच्योगकी बात है, में अवश्य यह कहता हूँ कि बड़ी- 
बड़ी मिलोंमें --- चाहे वे भारतीय हो या विदेशी --- बने कपड़ेसे भारतकी वस्त्र-सम्बन्धी 
आवश्यकताकी पूर्ति करना प्रथम श्रेणीकी आधिक भूछ है। जिस श्कार भारतमें कुछ 
प्रमुख केद्धोर्में बड़ी-बड़ी पाकशालाएँ खोलकर लोगोको सस्ते दामपर रोटियाँ उपलब्ध 
कराना और घरके चुल्हे-चक्कियाँ बन्द करवा देता एक भारी भूछ होगी उसी प्रकार 
मिलोंमें बने कपड़ेसे देशकी जरूरतकों पुरा करता भी एक जबरदस्त गलती होगी।' 


आपका विश्वस्त, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-४-१९२२ 


१. सर डेनियल्के उत्तरके कुछ भंश इस प्रकार थे: “, , . आपने चरखेके बारेमें जो-कुछ कहा 
है उसके सम्बन्धमें में भारतके ग्रामीण जीवनके अपने वेयवितक अनुभवंके आधारपर कहता हूँ कि नं केवल 
चरखेको बक्कि हाथ-करपेकों भी आधुनिक आधिक साधनोंका छाम और उपयुक्त अवसर दिया जे, तो 
वे सफलतापूर्वक वाष्पशक्तिके साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं । इसका कारण यह है कि लिन चार मद्दीनोमें 
बज नहीं की कस अधिकांश रूपमें व्यर्थ जाता है वह इस कामके लिए मुफ्त 

जायेगा । उस सूत और कपढ़े कोई कपड़ा था चूत सस्ता नहीं हो सकता 
फैवल कच्चे माल्के लिए खचे किया गया हो । ।् ७४ 

. » » विश्ञाल कारखानोंकी प्रणालीके सम्बन्धमें में आपके विचारोंसे पूरणतवा सहमत हूँ ।. , . में 
भारतमें जिस चीजको वद्धंमान देखना चाहता हूँ, और मेरा विचार है कि आप भी वैसा ही चाहते है, 
वद्द है ऐसा खराज्य, जिसकी शक्ति बुरे तरीकेसे प्राप्त घनते नहीं, ब्कि स्वस्थ जीवनसे भोँकी जायेगी । 
इस बीच में आशा करता हूँ कि भाप सरकारके प्रति अत्यधिक कठोर नहीं बनेंगे |, , . मैं वाहूँगा कि 
आप पुराने शासनको नष्ट करनेवाले देवंदूत नहीं, वल्कि नये शासनके मद्वान्‌ निर्माता बनें |” 


१७०. पन्न : एस० ए० ब्रेलबीको' 


वारडोली 
१५ फरवरी, १९२२ 
आपके तारमें थो स्नेह श्छक रहा है उसकी मै कद्र करता हूँ। मै अपने ब्रतको 
जो इतसी' पवित्र भावनासे शुरू किया गया था, वीचमें नहीं तोड़ सकता था, लेकिन 
में आपको विश्वास विलाता हूँ कि इस उपवाससे मुझे जरा भी कष्टका अनुभव नहीं 
हो रहा है। मेरे सभी काम यथावत्‌ चल रहे हैं, और मुझे आशुलिपिककी मदद 
देकर श्री वोमनजीनें! उचित समयपर मेरा काम वहुत आसान कर दिया है। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १७-२-१९२२ 


१७१. पन्न ः महादेव देसाईको 


वारडोली 
१५ फरवरी, १९२२ 
प्रिय महादेव, 
बहुत लम्बे अससे तुम्हाख कोई पत्र नहीं जाया, न तुम्हारे साथके कैदियोंके 
बारेमें किसीसे कुछ मालूम हुआ। तुम्हें जेलसे लिखनेकी अनुमत्ति है या नही, इसके 
वारेमें मुझे सूचित करना । तुम गुणरातीमें पत्र नहीं लिख सकते, केवल इसी कारण 
लिखना मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे यह मालूम नहीं कि तुम्हे जेलमें क्या छूट दी 
गई है। मेने गोविन्दकों कोई पत्र नही लिखा; मुझे उसका ध्यान तो निरन्तर वना रहता 
है। उसने मुझे बहुत सुन्दर पत्र छिखा है। मालवीयजीने मुझे गोविन्द गौर क्रृष्णकान्त- 
को लिखे अपने पत्रोंको उद्धत करनेकी अनुमति दे दी है। में किसी समय उन्हें 
उद्धृत कखरूंगा। 
मुझे उम्मीद है कि सावंजनिक स्विनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जानेकी 
बात तुम स्बकों पसन्द आई होगी। अगर तुम्हें यंग इंडिया ” पढ़नेकी अनुमति हो तो 
तुम “यंग इंडिया के आगामी अंकमें' बहु सब देख सकोगे जिसके कारण मैने आन्दोलन 


१, यह पत्र बॉम्ने क्रॉनिकलके सम्पादक एस० ९० अंल्वीके एक तारके जवाबमें लिखा गधा था। 
उस तारमें चौरीचौराकी दुःखद धथ्नाके बाद गांधीजीने जो ५ दिनका उपवास शुरू किया था उसके 
दौरान उनके स्वास्थ्यके बारेंमें चिन्ता व्यक्त की गईं थी । 

२, एस० आर० बोमनजी ! 

३. १६ फंखरी, १९२९ का । 


भेंट : बॉम्बे कॉनिकल के प्रतिनिधिसे ४२५ 


स्थगित किया है। मेरे उपवासकों लेकर तुम चिन्ता न॑ करना। जबतक तुम्हें यह 
पत्र मिलेगा तबतक मेरा छोटा-सा उपवास खत्म हो चुका होगा मेरा इरादा तो 
इससे भी बड़ा उपवास करनेका था, छेकिन मैने सोचा कि मेरे लिए और उन गलती 
करनेवाले छोगोके लिए, जिनके कारण मैने यह उपवास रखा है, अभी इतना ही 
काफी है। 

मालवीयजी, श्री जयकर. और श्री मटराजन्‌ पिछले शनिवारकों यहाँ आये थे। 
माल्वीयजी दो दिन और अन्य लोग एक दिन ठहरे। देवदास अभीतक गोरखपुरमें 
है और वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्यारेलाल और परसराम' इलाहाबादमें 
है। में अभी कुछ दिनोंके लिए वारडोलोमें हूँ । आश्रमसे मगनछाल और कुछ अन्य 
लोग भी कुछ दिनोके लिए यहाँ आये हुए है। ये छोग हाथ-करधे और चरखेंके आस्दो- 
लनका प्रसार करनेके उद्देश्यसे आये है। 

मेरे उपवासका यह तीसरा दिन है। अभी पौ फटी है; और मैं यह पत्र बोलकर 
लिखा रहा हूँ। मुझे उपवासके कारण कोई कमजोरी महसूस नही हो रही है, इसलिए 
उम्मीद है कि मुझे शुक्रवारको भी ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं होगी । 


तुम्हारा, 
बापू 
श्रीयृत महादेव हु० देसाई 
मार्फत|सुपरिटेडेंट 
जिला जेल 
आगरा 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७९२१) की फोटो-तकलसे । 
१७२. भेंट: बॉम्बे ऋॉनिकल के प्रतिनिधिसे 
बारडोली 
१५ फरवरी, १९२२ 


प्रइव : क्या आपने निकट संविध्यसें या तुरन्त ही शुरू कर देनेके लिए कोई 
निश्चित कार्यक्रम तय कर लिया है? 

न उत्तर: यदि आपके प्रइनका अभिप्राय मेरे निजी कार्यक्रमसे है तो में अमी कुछ 
दिनोंतक बारडोलोमें ही रहकर यह देखना चाहता हूँ कि कार्य-समिति द्वारा प्रस्तुत 
रचनात्मक कार्यक्रका सबपर क्या श्रभाव पड़ रहा है। मुझे आशा है कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी उसे स्वीकार कर केगी। इसमें प्रत्येक सच्चे कार्यकर्ताके लिए 


१. परशुराम मेहरोत्रा । 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


काफी काम है और काफी विविधता है । छेकिन आप देखेंगे कि यह कार्यक्रम दो 
भागोंमें विभक्‍त है: अहिसाका प्रसार और ख़ददरका प्रचार। इसमें से पहला तो निश्चित 
रूपसे आन्तरिक परिवर्तेनका ग्योतक है और दूसरा निवचय ही वाह्म प्रयतिका सूचक 
है। भारत संसारके विरुद्ध अहिसाके बिना अपनी वातपर अड़ा नहीं रह सकता, और 
जबतक चरखेको सभी लछोग नहीं अपनाते तबतक भारत आशिक दुृष्टिसे स्वतन्त्र नहीं 
हो प्कता। 

क्या आप निकट भविष्यमें सारे भारतका दौरा करनेका विचार कर रहे हैँ? 

जहाँतक में देख सकता हूँ, निकट भविष्यमें तो नहीं; अलवत्ता अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटीकी वैठकर्में शामिक्र होनेंके छिए दिल्‍ली जाना है। 

लोग कहते हैँ कि परिस्थितियोंसे मजबूर होकर आपको अपने सभी राजनंतिक 
कार्य छोड़ने होंगे और अपना दोष जीवन अस्पृवयता, नक्ावन्दी आदि साम्राजिक 
समस्याओंमें लगाना होगा। क्या ऐसी कोई सम्भावना है? 

जहाँतक मैं राष्ट्रकी वर्तमान मन:स्थिति समझ सकता हूँ ऐसी सम्भावना नहीं 
है! अहिसाके सम्बन्ध्में जो नियमभंग मेरे देखनेमें आये हैं उनके वावजूद भारत ठोस 
तौरसे अहिसात्मक हो गया है--मेरा खयाल है कि प्रवुद्ध वर्ग और साधारण जनता, 
दोनों ही। और जबतक कांग्रेसी छोग़ प्रस्तुत कार्यक्रमपर अमल करनेको तैयार रहेंगे 
और जवतक वे अहिसा तथा चरखेके सिद्धान्तकों ठकराते नहीं हैं तवतक मेरे लिए 
अपना वर्तमान कार्य छोड़नेकी सम्भावना नहीं है। मेरे लिए राजनीति और घर्ममें कोई 
भेद नहीं है। धामिक भावनाके बिना राजनीति व्यर्थ है; और में जो आज देशके 
राजनैतिक जीवनमें डूबा हुआ हूँ वह इसलिए कि देशको राजनैतिक परिस्थिति राष्ट्रीय 
जीवनका प्रमुख अंग है। किसी-न-किसी केन्द्रविन्दुपर राजनैतिक जीवनसे सम्बद्ध हुए 
विना [ देशकी ] प्रगति सम्भव नहीं है। 

हिंसा भड़क उठनेकों आद्यंकाका ध्यान रखते हुए क्या सामूहिक सबिनय अवज्ञा- 
का विचार सर्वथा त्याग देना और कम खतरेबाले कामों, जेंसे दण्डविधि-संशोधघन 
अधिनियमके अघोन विज्ञप्तियोंकी अवज्ञा करता और कमसे-कस एक शहर -- मा 
लीजिए कलफत्ता --में संगठनको सर्वागपूर्ण बनाना और जेंलोंको भरना क्या बेहतर 
नहीं होगा ? 

मैं नहीं समझता कि सामूहिक सविनय अवज्ञाका विचार त्याग देना जरूरी है। 
इस विचारमें कोई दोष नहीं है। यह जनैतिक नहीं है। इतना ही नहीं वल्कि यह 
जनताका अधिकार है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। इसका केवछ यही अर्थ है कि जनता- 
को अहिसात्मक ढंगसे काम करनेका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए! उस विचारमें दोष 
क्या है? मैं मानता हूँ कि मैं सामूहिक सविनय अवज्ञा जल्दवाजीमें शुरू करने नहीं 
जा रहा हूँ। मैं खुद सामूहिक सविनय अवज्ञा दुवारा शुरू करनेसे पहले लोगोंसे पूरा- 
पूरा आववासन चाहूंगा। आखिरकार दक्षिण आफ़िकार्में सविनय अवज्ञा सामूहिक सविनय 
अवज्ञा ही थी; उस आन्दोलनमें कोई अवांछनीय घटना नहीं हुई थी। १९१८ में 


भेंट: बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिसे ४२७ 


खेड़ामें भी सामूहिक सविनय अवज्ञा की गई थी और उसमें हिंसाकी एक भी घटनो 
नहीं हुईं। सामूहिक सविनय अवज्ञा समस्त भारतके लिए और भारतके नामपर एक 
सफल कार्यक्रमका विस्तार-मात्र है। यदि भारतके अन्य हिस्सोमें भी उसकी नकल 
बिना सोच-विचारके करनेका खतरा न होता तो मै निश्चय ही बारडोलछीके कार्यक्रमको 
स्थगित न करता। मुझ पूरा विश्वास है कि भारतके अन्य भागोमें हिसा भड़क उठनेके 
बावजूद बारडोलीके छोग पुरी तरह अहिंसोत्मक रहते, किन्तु उससे राष्ट्रीय उद्देश्य 
पूरा नहीं होता। यदि बारडोंछी किसी स्थानीय शिकायत॒के लिए सामूहिक सविनंय 
अवज्ञा करता वो निदचय ही वह बन्द न की जोती। 

यदि आप सबिनय अवज्ञा एक स्थानपर बन्द करा सकते हे, या उसकी एक 
कड़ी तोड़ सकते हे तो आप पुरी शूंखला भी तोड़ देंगे। इसलिए क्या नगरपालिकाके 
अधिकारोंपर ही पूरा ध्यान देना और सरकारको नीचा दिखाना बेहतर नहीं होगा! 


आप किसी एक कार्यक्रमके जरिये यह नहीं कर सकते। निश्चय ही इससे लाभ 
होगा, किन्तु केवल नग्रफालिकाओंके सुधारसे स्व॒राज्य पाना एक मन्द गतिवाली प्रक्रिया 
होगी। में निश्चय ही आशा कर रहा हूँ कि अहमदाबाद और सूरत अच्छा कौस 
कर दिखायेंगे। और बम्बई सरकारने जो बिना सोचे-विचारे आतंक जमानेकी चेष्टा 
की है, उसकी व्यर्थतरा पूर्ण रूपसे सिद्ध कर देंगे। और जब कि अहमदाबाद और सूरत 
सफल हो जायेंगे तो भी उनकी सफलतासे राष्ट्रीय आन्दोलनकों लाभ तो होगा, किन्तु 
इससे स्वराज्यका प्ररत हल नहीं होगा। स्वराज्य आन्दोलनका अर्थ है पूरे जनसमूहकों 
शिक्षित बनाना और यह काम कुछ शहरोंको पूरी तरहसे ठीक कर देने या स्वतन्त्र 
सरकार हासिल कर छेतेसे आप नहीं कर सकते। निःसन्देह भहमदाबाद, सूरत और 
नडियाद जिस प्रकार साहसपूर्वक अनुशासनवद्ध विरोध कर रहे है वह सामान्य 
जनतोमे जागृति आ जानेंके कारण ही हो सका है। जब परीक्षण पूर्ण हो जायेगा 
और यदि वह सफल रहा तो छोग देखेंगे कि इन तीनों स्थानोंके नागरिंकोने कैसे 
बात्मबल,, कैसी रचनात्मक योग्यता, कंष्ठसहनकी क्षमता और अन्य महान्‌ गुणोंका, जो 
किसी राष्ट्रको महान्‌ बनाते है, परिचय दिया है। परन्तु वह प्रयोग अकेला ही 
कांग्रेसके कार्यक्रम द्वारा निर्वारिति समयके अन्दर भारतको स्व॒राज्य नहीं दिला सकता। 
हल के आप बमहुमदाबाद और सूरत नगरपालिकाका संधर्ष सुसंगठित करने जा 

ह्‌ ञ 

नही, में ऐसा नहीं करूँगा; किल्तु मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों शहरोके 
नागरिकोंने जो सघर्ष सच्चे दिलसे शुरू किया है, उसे वे छोड़ेंगे नही। 

कुछ छोगोंने इस प्रकार सोचना शुरू कर दिया है कि आपका यह विचार 
दुराशा मात्र है कि भारत अहिसात्मक अवस्था प्राप्त कर लेगा, और थे कहते हे कि 
आप भछे हो दो वर्षतक लगातार अपने देशभाइयोंको महिसा सिखलानेका प्रयत्न 
करते रहें और देश ज्ञान्त हो जाये और आप अपना सबिनय अवज्ञाका आन्दोरूम 
शुरू भी कर दें तब भी कोई सनकी आदमी राजनीतिक ढंगका कोई एक हिंसापूर्ण 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


काम कर सकता है और इस प्रकार वातरवरणकी शान्तिको ठेस पहुँचा सकता है। 
उनका यह भो कथन है कि आप शताब्दियोतक उपदेश देनेके बाद भी ३१ करोड़ 
भारतोयोंके अहिसात्मक बननेक्तों आशा नहीं कर सकते । “बुद्ध, चेतन्य, नानक और 
कबीर-जैसे महान्‌ पैगम्बर, जिन्होंने केवल प्रेम और अहिंसाका उपदेश दिया था, ढाई 
हजार वर्ष बाद भी भारतको पुर्णतया अहिसात्मक बना सकतेमें सफल नहीं हो पाये। 
जबतक मानवता फरिइतों और सनन्‍्तोंके स्तरतक नहीं उठ जाती, हिंसा बनी रहेगी। 
यदि देश भविष्यमें काफी हरूम्बे समथतक शान्‍्त बना रहता है, तो भी इसका क्‍या 
भरोसा कि दमनके. परिणामस्वरूप कुछ लोगोंसें हिसा नहीं भड़केगी? भीड़का सन 
जब इतना अधिक भड़का दिया जाये कि वह काबूमें न आ सके, तो वह धघक 
उठेगा और अवदय पायल हो जायेया। तो क्‍या कुछ व्यक्तियोंके अपराधोंके कारण पूरे 
देशके मनमें बस्तों हुई स्वराज्यकी इच्छा, खिल्ाफतके हल ओर पंजावके अत्याचारोंके 
निराकरणकी आकांक्षा समाप्त कर दी जाये? ” 


इतने कठोर तथ्योंके होते हुए, क्या हिंसाकों अनिवार्य मानना और उसे भारतसे 
पुरी तरह मिटानेके बजाय केवल उसे रोकनेकी चेष्ठा करना बुद्धिमानी नहीं होगी? 
बहुतेरे लोग कहते हें कि इसका खतरा तो हमेशा बना रहेगा और ऐसे खतरेके बिना 
सबितय अवज्ञा कभी भी नहीं की जा सकेगी। वे ऐसा आग्रह करते हे कि आपने 
स्वयं कहा था कि हमें गेर-कानूनी दसन और सारे खतरों सहित सामूहिक सविनय 
अवज्ञाके बीच चुनाव करना है। क्‍या में जान सकता हूँ कि इसके जवाबमें 
आपको क्या कहना है? ह 


प्रइनोंके रूपमें इस व्यास्यानसे लगता है कि इस संघर्ष तथा उसपर अहिसाके 
प्रभावकी जानकारी लोगोंकों बिलकुल ही नहीं है। मेरा तात्मय यह नहीं कि आप 
नहीं जानते । आप तो केवल शंकालु व्यक्तियोंके मनकी बात-भर कहते हैं। निषचय 
ही यदि मेँ वह पानेकी कोशिश करूँ जो ईसा मसीह, बुद्ध था मुहम्मद नही पा सके 
तो मुझे निराश होना ही पड़ेगा। बल्कि इसके विपरीत मेरा प्रयत्न तो बेहद छोटा ओर 
सादा है। में ऐसा नही मानता कि भारतकों इतना सरल सत्य समझनो नहीं सिखाया 
जा सकता कि उसके लिए सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वराज्य-प्राप्तिका स्वप्न देखना कई 
पीढ़ियोंतक असम्भव है। ससारमें ऐसा कोई भी देश नहीं जो सशस्त्र संघर्षके लिए 
इतना अनृपयुकत हो जितना भारत है। हो सकता है कि अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा 
आन्दोकूम चलछानेके लिए हिंसाकी शक्तियोंको काफी काबूमें न रखा जा सके। यदि 
सारे नेता इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि भारत अहिंसात्मक 
तरीकोंसे स्वतन्त्रता नहीं पा सकतो। एक सत्य'ग्रहीके सामने कई तरहकी सविनय 
अवज्ञाके रास्ते है; किन्तु मैं मानता हूँ कि सामूहिक सविनय अवज्ञाका रास्ता सबसे 
छोटा है। यदि वह असम्भव साबित होता है तो मुझे सन्देह नहीं कि सविनय अवज्ञा- 
का एक नरम कार्थक्रम तय किया जा सकता है ताकि छोगोंकों' आत्म-वलिदानकी 
शिक्षा दी जा सके। इससे जनता कष्ड-सहनका नियम सीखेगी और जैसे कि वे भाज 


भेंट: बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे ४२९ 


धरेल्‌ मामलोंमें उसका व्यवह्यर करते है, वैसे ही राष्ट्रके हितमें करें। निश्चय द्दी 
अग्ति-परीक्षा और कष्टोसे गुजरे बिना स्वराज्य प्राप्त नही होगा और मुझे रोज जो 
खबरे मिलती हैँ कि छोग अवर्णनीय कष्ठोंकों राष्ट्रके लिए बिना बदछा लिये सह 
रहे है, उन्हें पढ़कर मेरे मनको खुशी होती है। 

इसलिए इस मुद्ेपर मेरे मनमें कोई गलतफहमी नहीं है। मे किसी असम्भव 
वस्तुको प्राप्त करनेकी कोशिश नहीं कर रहा हूँ । हिंसा हमेशा रहेगी और हिसाकी 
एकाध घटनासे मुझे परेशान होनेकी जरूरत नही है। मे्ते सविनय अवज्ञा बन्द 
करनेकी सलाह इसलिए दी है कि गोरखपुरके पड़ोसमें की गई हिंसा वैयक्तिक नहीं 
थी, फिसी व्यक्तिगत अन्यायके सम्बन्धर्में भी नहीं थी बल्कि राजनीतिक अन्यायके 
घुँघले ज्ञाकक कारण थी। चौरीचौराके जैसा अवसर, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक हिंसा 
की गई, आनेपर छोगोमें फिर भी आत्मसयम बना रहे ऐसी आशा में कभी नहीं 
छोड़ सकता। इससे कहीं ज्यादा उत्तेजनामें भी जैसे कि जब सार्वजनिक सभाएँ 
बलपूर्वक भग की गईं, भारतमें लोग छूगभग सभी जगह वर्ष-भर शान्त रहे है। 
जनतामें पांगलपन भड़क उठनेके ये सभी अवसर थे परन्तु छोगोंने अनुकरणीय संयम 
बनाये रखा। मेरा विश्वास है कि धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूपसे अहिसाकी भावना 
फैल रही है। मुझपर की गई प्रश्नोंकी बौछारसे सकेत मिलता है कि यह बहुत कठिन 
काम है, परन्तु वास्तवमें यह कठिन या अव्यावहारिक है नही | यदि काग्रेस और खिलांफत 
सगठन बिलकुल ठीक तरहसे सगठित होते तो चौरीचौरा-जेसी घटना हो ही नहीं सकती 
थी। यह तो मात्र कांग्रेस सगठनकों ठीक बनानेका सवाल है। और यह तो राजनीति- 
शास्त्रका प्रारम्भिक पाठ है कि जबतक आपका संगठन काफी अच्छा नहीं है तबतक 
आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार इसलिए सफल हो जाती है कि वह संगठित हिसा 
कर सकती है। काग्रेस भी तभी सफल होगी जब इसका संगठन जो अहिंसापर आधारित 
है, पूरी तरह सुव्यवस्थित हो जायेगा। कार्य-समितिने रचनात्मक कार्यक्रमकी जो रूपरेखा 
तैयार की है वह इसी दिल्ञामें एक प्रयत्न है। यह भी याद रखना चाहिए कि चूँकि 
अहिसाकों अपनाना मनृष्यके लिए स्वाभाविक है, इसलिए हिसाकी अपेक्षा उसे बहुत कम 
समयमें संगठित किया जा सकता है। जरा सोचिए कि १८ महीनोमें भारतने अहिसाके 
रास्तेमें कितनी प्रगति की है---और उस हरूम्बे समयका खयाल कीजिए जो भारतको 
अस्त्रोंका प्रयोग सिखानेमें रंग जायेगा। हे 


क्या आपको ऐसी कोई आशंका नहों कि कांग्रेस सशोनरी ढोलो हो जायेगी 
और बार-बार होवेवालो निराजश्ञाओंके कारण उत्साहमें कमी आ जायेगी? 


मुझे ऐसी कोई आशका नही है। इसका कारण केवल यही है कि सच्चे कार्य- 
कर्त्ताओंको समझना चाहिए, जैसा कि वे समझ भी गये है, कि सभी सजीव सस्थाओके 
विकासमें बातावरणमें होनेवाके छगातार परिवर्तंतोको स्वीकार कर लेने और उन्हें 
सहन करनेकी क्षमता होनी ही चाहिए। 


महात्माजी ! क्या आपको ऐसी कोई आशंका नहीं है कि [सबिनय अवज्ञाको ] 
मुल्तवी करनेके कारण छोग आपके अहिसाके सिद्धान्तर्मे विद्वास खो बेैठेंगे? 


४३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 

भेरे मनमें ऐसी कोई आशंका नहीं है। 

कंदियोंके बारेमें जापफे क्या विचार हे? कम्से-कम जो १५,००० व्यक्ति इस 
आज्ञासे कि स्व॒राज्य शीघ्र प्राप्त होगा, जेल गये हूँ उनके बारेमें आपका क्या विचार 
है? क्‍या केवल यही एक प्रदन उन्हें रिहा करानेके लिए आपको किसी तरहका 
प्रतिरोध ढूंढुनेके लिए बाष्य थे करेगा? 

गोरखपुरकी दुधेटनासे बात बदर गई है। फिलहाल कांग्रेसकों कैदियोंका 
बलिदान अवदय करना होगा। गोरखपुरके जनसाधारणके कुकृत्योंके लिए उन्हें 
अवश्य कृष्ट उठाना होगो। 

क्या आप समझते हे कि सविनय अवज्ञा अनिद्चितत कारूतक मुल्तवी रखनेसे 
जनताका जोशीला अंश बेकाबू नहीं हो जायेगा? 

मुझे आशा है कि नहीं होगा। यदि हठधर्मी छोग बेकाबू होंगे, तो इससे कांग्रेस 
अनुशासनकी कमी जाहिर होगी और इसीलिए सामूहिक सविनय अवज्ञा मुल्तवी 
करनेका औचित्य साबित होगा। 

क्या आप नरम बलवालों से आशा करते हे कि वे पर्याप्त संख्यामें कांग्रेसफे साथ 
सहयोग करेंगे? 

निरचय ही में आशा करता हूँ कि बहुतेरे नरम दलवाले लोग अब कांग्रेसके साथ 
मिलकर काम करनेके इस अवसरको हाथसे न जाने देंगे। 

जब सबविनय अवज्ञा शुरू करनेका समय आयेगा तब क्या आप उसे बारडोलीमें 
आरम्भ करनेकी आशा रखते हें? 

यदि कभी सविनय अवज्ञा शुरू करतेकी जरूरत हुई तो निदचय ही में समझता 
हँ कि यह सम्मान बारडोछीकों दिया जायेगा। किन्तु मेरा खयाकरू है कि तबतक न 
केवल बारडोली बल्कि अन्य अनेक स्थान आत्मत्यागके लिए तैयार हो जायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-२-१९२२ 


१७३. टिप्पणियाँ 


अली-भाई 


अली-भाइयोंके सम्बन्धर्में इस हफ्ते काफी जानकारी मिली है। मैने सरकार द्वारा 
किया गया खण्डत भी पढा है। इसके सिवा छोगोंने अपने वेताओके बारेमें तरह- 
तरहकी अफवाहें सुन रखी थी जिनमें से एक यह भी थी कि अछी-भाइयोमें से एककी 
मृत्यु हो गई है। इस कारण लोग अधीर और उत्तेजित हो उठे थे। [| उन्हे शान्त 
क्रनेके लिए] अली भाई तथा डाक्टर किचलूकों जेलके छज्जेपर लाया गया। यदि 
मजिस्ट्रेका कथन बिलकुल सही है, तो कराचीसे प्राप्त समाचार निश्चय ही अति- 
रंजित है। किन्तु श्री महादेव देसाईने जेलमें अपने साथ अच्छे व्यवह्ारका जो प्रमाणपत्र 
अधिकारियोकों दिया था, उसे अधिकारियों द्वारा, यह जानते हुए भी कि प्रमाणपत्र 
देनेके पहले वे बहुत तकलीफ उठा चुके थे, अपने पक्षमें पेश किये जानेके बाद अब 
मैं मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये अधें-खण्डनको भी अविश्वासकी दृष्टिसे देखता हँ। साथ 
ही यह भी सत्र है कि कराचीसे प्राप्त समाचार त्रुटिपूर्ण अवश्य है। अब साफ हो 
गया है कि समाचारोसे जैसा छगता है वैसा करतापूर्ण और अभद्र व्यवहार उतके साथ 
नहीं किया गया था। किन्तु यदि अधिकारी लोग जेलमें होनेवाले व्यवहारके बारेमें 
अनावश्यक गोपनीयता बरतें और रिश्तेदारोंको भी उक्त कैदियोसे मिलनेकी इजाजत 
ने दें, तो फिर जो हुआ उसके दोषी वे स्वयं है। जब कैदियोंके रिश्तेदार छोग् 
कैदियोंके साथ ऐसे दुव्यंवहारकी शंका करते हों जिसे जेलके अधिकारीगण माननेको 
तैयार नहीं है, तब उस हालछतमें, यदि उन्हे कुछ छिपाना अभीष्ट नहीं है तो 
रिइतेदारोंको कैदियोसे मिलनेकी अनुमति देनेमें उन्हें झिझशकना नहीं चाहिए। उन्हें 
यह अनुमति रिब्तेदारोको सुविधा देने था कैदियोंकी खातिर नहीं, बल्कि अपने ही 
हितमें दे देती चाहिए। 
हे सावबरमती जेलके कैदी 

उदाहरणके लिए साबरमती जेलके कैदियोंको लीजिए । मै समझता हूँ कि पिछले 
सप्ताह जो सूचना' मैंने दी थी वह बिलकुल सही है और उसमें जिस दुव्यंवहारका 
जिक्र है वह न केवल श्री जयरामदासके साथ, बल्कि मौलाना हसन अहमद और 
उसी जेलमें रखे गये घारवाडके दो कैदियोके साथ भी किया गया है। मौलाना और 
घारवाड़के एक कंदी श्री दाभाड़े, थे दोनों ही लगभग ६० वर्षके बूढे आदमी है। खाना- 
तलाशी लेनेपर आपत्ति करनेके कारण उन्हें जिस तरहसे दण्डित किया जा रहा है, 
वह निरच्य ही अमानुषिक है और उस “कानून तथा व्यवस्था” के हकमें भी इसे 
उचित नहीं ठहराया जा सकता जिसके लिए सरकार इतनी अधिक उत्कण्ठा व्यक्त 
करती रहती है। अपने पास आये एक पत्रसे मैं यहाँ एक उद्धरण दे रहा हूँ: 


१. देखिए “सिप्पणियाँ ”, ९-२-१९२२ का उप-शीषेक “ सावरमती लेल्में”। 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


श्री जयरामदास दुबछे हो गये है। जेलोंके समहानिरीक्षक (इंस्पेक्टर जनरल 
ऑफ प्रिजंत)ने उन्हें (“टाइम्स ऑफ इंडिया! और “सिन्ध आब्जवेर” पढ़नेकी 
अनुभति दे दी थी, किन्तु बम्बई सरकारने एक आदिदा हारा इन समाचार- 
पतन्नोंका उनके पास भेजा जाना बन्द कर दिया है। भहानिरीक्षकने उन्हें वाहरसे 
पुस्तकें संगाने और दस बजे राततक लेम्पका इस्तेमाल करनेकी अनुमति भी 
प्रदान फो थो। किन्तु उच्च अधिकारियोंने इसे भी बन्द कर दिया है। हालमें 
जारी किये गये सरकारों आदेश इस अआशयके हे कि राजनंतिक ब्न्वियोंको 
किसी प्रकारकी रियायतें न दी जायें और उनके सम्बन्धमें भी दैनिक तलाशीका 
नियम वरता जाये। मौलाना हसन अहमद और दो अन्य कंदियोंने भी तलाशी 
देनेसे इनकार कर दिया, इसलिए उन सबको सजाके रूपमें रातमें हथकड़ियाँ 
पहना दी गईं। यह सजा तोन विनतक दी जानी है। अगर फिर भी वे न 
मानें तो अन्य सजाएँ भो दी जायेंगी। उन्हें यदि कोड़े भी कूगाये जायें तो 
आइचपंको बात नहों होगी। हथकड़ियोंकी वजहसे ने रातमें ठीक तरहसे सो' 
नहीं पाते और रातको पेशाव वर्गरहकी हाजत रफा नहीं कर सकते। विनमें 
उन्हें कामसें लगाया जाता है। हथकड़ियोंकी वजहसे जो शामफे ६ बजेसे सुबह 
६ बजेतक हाथोंमें क॒प्ती रहतो है, मौलाना हसन अहमद अपनी नमाज नहीं 
पढ़ पाते। शुरूमें श्री जयरामदासतको जूते पहननेकी इजाजत दी गई थी, परन्तु 
पह भी निषिद्ध कर दिया गया है। 


यदि सरकारमें हिम्मत हो तो इन गम्भीर आरोपोंका खण्डन करे। 
काँग्रेसके दफ्तर गरकानूनी 


फरीदपुर कांग्रेसके मन्त्रीने जो पत्र भेजा है उससे स्थिति स्वयं ही स्पष्ट हो 
जाती है।' जब इस पत्रमें वरणित ढंगसे छोगोंपर अत्याचार किया जा रहा हो तब 
उन्हें यह बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए, आसान काम नहीं है। यहाँ सबसे 
बड़ी वात है कि लोग हिम्मत न हारें। मुमकिन हैं कि मकान-मालिक इस नोटिससे 
डर जायें और हमें दफ्तर खोलनेके लछिए अपने मकान किरायेपर न उठायें। तो 
इस दल्षा्में जबतक हम जेलके बाहर हैं तवतक खुली जगहोंमें दफ्तर चछायें यदि 
वे हम सब छोगोंको जेलमें के जायें और एक ही जगह रखें तो हम वही आपसमें 
बातचीत और सलाह-मशविरा किया करें और जैसा कि हमारे साथी आगरा जेलमें 
कर. रहे, है, उसी तरह हम भी वहाँ चरख्वा चलायें, मिली-जुली प्रार्थना-सभाएं करें 
और उनमें सभी घर्मोके भजन गायें, और जिस हृदतक जेलके नियमोंके अन्तर्गत 
सम्भव हो, उस हृदतक मिकछ-जुलूकर दूसरे काम करें, और इस शकार जाम ही 


१, उक्त पत्र यहाँ नहीं दिया णा रहा है । उसमें बताया गया था कि कांग्रेस दफ्तर किस तरह 
तोड़ें गये, सवथंसेवक कस पीटे गये और किस प्रकार मकान-माल्कोंसे पद कह गया कि अवैध सभाओं 
था कार्याव्येक्ति लिए वे अपने मकान न दे । 


टिप्पणियाँ ४३३ 


स्वराज्यका निर्माण करें। जब जेलके अधिकारी हमें मारते-मारते थक जायेंगे तब 
निश्चय ही वे हमपर गोलियाँ चलाना शुरू करेगे और जब वे ऐसा करे तो हम 
उससे पस्तहिम्मत न हो वल्कि कह सकें, 'नजर सामनें ', बस, तसी स्वराज्य स्थापित 
हुआ रखा है, क्योकि तब हम कष्टसहनकी असीम क्षमता भ्राप्त कर चुकेगे । 
“जंसा कि दूसरे सब देशोंस 

आगे हमें जिस भीषण परिस्थितिका सामना करना पड़ सकता है, उसका उक्त 
चित्रण मुझे इसलिए करना पड़ा है क्योंकि गैरकानूनी दमनके जो आरोप मैने सरकार- 
पर लगाये थे, उनसे जहाँ वाइसराय महोदयने साफ इनकार कर दिया था वही सर 
विलियम विन्सेटने सरकारी दमन सम्बन्धी मेरे लगभग सभी आरोपोंका उत्तर देते 
हुए दमनकी कारंबाइयोको उचित ठहराया है। पहले सरकार ऐसे तथ्योंको बिलकुल 
गलत ॒ बता दिया करती थी जिनसे उसकी स्थिति अटपटी हो जाती थी। लेकिन सर 
विलियमने जो-कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि सरकार अब झूठे सौजन्यके इस 
जामेको भी उतार फेंकना जरूरी समझने छंगी है। जिस साहसके साथ अब लोग 
हर अत्याचारका भण्डाफोड़ करने छगे है उसे देखते चूँकि सरकारके लिए तथ्यों- 
पर पर्दा डालना असम्भव हो गया है, इसलिए सरकारने अपने अत्याचारोंकों उचित 
ठहरानेकी दुस्साहसपूर्ण नीति अपनाई है। मालूम होता है कि सर विलियम विधान 
सभाके सदस्योको खास तौरपर मूर्ख समझते हैं। पहले तो उन्होने उनके सामने 
आम तौरपर उन बातोसे इनकार किया और कहा कि यह विधान सभाके अधिकारकी 
बात नही कि प्रान्तीय शासनकी बातोंपर विचार किया जाये। फिर उन्होने गम्भीरतम 
आरोपोंका भी बचाव इन छब्दोमें किया है! 


दो खास इलजाम ऐसे हे जिनकी ओर मुझे आपका ध्यान अवश्य आक- 

बित करना चाहिए। एकका सम्बन्ध गरकानूनी सभा-समितियोंकों बलपूर्वक भंग 

फरनेसे है, और में आपसे यह साफ तौरपर कह देना चाहता हैँ कि सरकारका 

इरादा यह है कि जहाँ-कहीं अधिकृत सरकारी अफसरों हारा गेर-कानूनी सभाओंको 

भंग करनेका आदेश विया जायें और दे भंग न की जायें तो आवश्यकतानुसार उन्हें 

बलपूर्वक भंग कर दिया जाये जैसा कि दुसरे तमाम मुल्कोंमें होता है। ऐसी 

दक्षा्में बलप्रयोग हो एकप्रात्र इलाज है। दूसरे यह कि श्री गांधीने जो अपने 

इस वकक्‍्तव्यमें रातकों लो जानेवाल्ो तह़ाशियों और गिरफ्तारियोंकी बात उठाई 

है उसको ओर हमारा ध्यान जाकित किया गया है। भारत सरकार ऐसा 

फोई आदृवासन नहीं देगो कि इस सम्बन्धसें जहाँ-कहीं आवश्यक होगा, वहाँ 

दिनकों या रातके समय तलाशियाँ नहीं लो जायेंगी था ग्रिरफ्तारियाँ नहीं की 
जायेंगी। 

यह जवाब काफी खरा जवाब है। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता निह॒त्थे 

लोगॉंपर वरप्रयोग करना गौर आधी रातको घरोंमें घुस जाना आदि बा मामूली 

कारंबाईके नामपर की जाती है। इससे तो केवक इस आरोपकी पुष्टि ही होती है 


२२-२८ 


४३४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कि यह सरकार सामान्यतथा खराब और असह्ाय है। यह खुली स्वीकृति तो आवद्यक 
ही थी। क्योंकि अब छोगोंके दिलोंसे जेलोंका डर तो दुर हो ही बुका है। छोगोंको 
भयभीत करनेका दूसरा साधत हुआ शारीरिक दण्ड और खुल्लमखुल्ला छटपाट, जिससे 
छोग यह समझ लें कि सत्ताघारियोंकी इच्छाके आगे सिर न झुकानेका क्या फल हो 
सकता है। इसलिए यही उम्मीद की जा सकती है कि अब शारीरिक दण्ड और रातके 
धावे पहलेकी अपेक्षा अधिक ही होंगे, कम नहीं । जब हम इन बातोंको सामान्य मानकर 
इतके आदी हो जायेंगे तब सरकारके लिए इसके बादकी कुदरती सीढ़ी है दिन-रात 
गोलियाँ बरसांता; और कुछ समयसे में असहयोगियोंकों इसी बातके लिए तैयार कर 
रहा हूँ कि वे उस अन्तिम पारितोषिककी आशामें रहें जो आजादीको चाहनेवाले 
लोगोंके ही लिए सुरक्षित रखा जाता है। स्वेच्छासे खुशी-खुशी प्राण देना मुक्ति पाना 
है। हिन्दू मतके अनुसार तो स्वतन्त्रताका सर्वोपरि स्वरूप अर्थात्‌ उसी अवस्थामें 
सम्भव है कि जब मनृष्य स्वेच्छापूर्वक अपने शरीरको अर्पंण कर दे और शारीरिक 
आवश्यकताओंके विषयमें बिलकुल उदासीन हो जाये। अनुशासित ढंगकी राजनैतिक 
स्वतन्त्रता उस्त उच्चतर स्वतन्त्रताकी पूर्वपीठिका मात्र है। अतएवं यह ठीक ही है कि 
हम अपनी समस्त मिल्कियत यहाँतक कि अपना छ्वरीर भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रताकी 
प्राप्तिके लिए स्वेच्छापुवंक अपित कर दें। 

सर विलियम मारपीट और छूटपाटकी कारंबाइयोंका बचाव यह कहकर पेश 
करते है कि “दूसरे सभी देशोंमें ऐसा ही किया जाता है।” पर मे कहता हूँ कि 
बात हरगिज ऐसी नहीं है। दूसरे देशोंमें शान्तिपूर्ण सभाएँ, फिर चाहे वे कितनी ही 
गैरकानूनी क्‍यों न हों, कभी बलपूवेक भृंग नहीं की जाती और न भारतमें ही इससे 
पहले कभी की गईं। ऐसे मौकोंपर तो सभाओंके संचालक और यदि आवद्यकता हुई 
तो श्रोतागण भी तरूब किये जाते हैं और वे जेल पहुंचा दिये जाते है। सभ्य सरकार 
कहलानेके लिए पहला काम यह होना चाहिए कि शोरीरिक दण्डकी प्रथा बिलकुल उठा 
दी जाये। छोग इस बातको याद रखें कि थे सार्वजनिक सभाएँ हिंसा कराने अथवा 
उसके बारेमें लोगोंमें प्रचार करनेके लिए नहीं की जाती हैं, बल्कि जनताके बहुमूल्य 
अधिकारकी परीक्षा करनेके लिए की जाती हैँ। वक्‍ता और दद्योंक छोग गिरफ्तार भर्ते 
ही कर लिये जायें; पर उनपर हमछा तो हरग्िज न होना चाहिए; न वे पकड़-पकड़ 
कर. घसीटे ही जाने चाहिए। 

सर विलियमको अपनी निष्ठुर स्वीकृतिपर मानों शर्म महसूस हुई, इसलिए उन्होंने 
अपनी निर्लंज्ज सफाईके अन्तमें, यह सिद्ध करनेके लिए कि अहिंसाकी प्रतिज्ञा करने- 
वाले सब स्वयंसेवक भी शान्तिमय नहीं रहे, अकारण ही गोरखपुरकी दुर्घंटनाकी घसीटा 
है। चौरीचौराके लोगोंका पाशविक व्यवहार किसी तरह भी उचित नहीं ठहराया जा 
सकता। पर पता नही, उसमें स्वयंसेवक थे भी या नहीं। जिन स्वयंसेवकोंने हिसापूर्ण 
कृत्य किये उन्हें शौकसे सजा दीजिए; पर भीड़के इस प्रकारके गलत आचरणके कारण 
निरपराध और उपद्रवोंसे दुर रहनेवाले छोगोंपर बलप्रयोग करना जायज कंसे हो 
सकता है ? 


टिप्पणियाँ अ 


लेकिन असहयोगियोंको सरकारकी ऐसी गैरकानूनी हरकतोसे कुपित न होना 
चाहिए। उन्हें घैयंके साथ कष्टसहन करते हुए उसे परास्त करना है। उनके मनमें 
“बदले का विचारतक न आना चाहिए। में यहाँ प्रति सप्ताह सरकारी दमतकी जो 
घटनाएँ इकट्ठी कर देता हें उसका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि सरकारमें बलप्रयोगकी 
असीम क्षमता है। इसलिए सरकार जितना ही अधिक बलप्रयोग करे उतना ही अधिक 
हम उसे सहन करनेकी शक्ति अपनेमें छानेका प्रयत्त करे। तभी हम पशुबलूपर आधारित 
सरकारके स्थानपर लोकमतपर आधारित सरकारकी स्थापना कर सकेंगे। हाँ, बकूका 
प्रयोग तो छोक-संचालित सरकार होनेपर भी करना पड़ेगा; पर उस अवस्थामें उसका 
प्रयोग जैसा कि दूसरे देशोंमें होता है सिर्फ उन्ही लोगोंपर होगा जो लोकमतका 
विरोध बलके द्वारा करनेकी कोशिश करेंगे। श्री मॉन्टेग्यू यह कहकर कि तमाम 
यूरोपकी सरकारें पशुबकूपर ही आधारित है, चरम दलवालोको बिलुकुछ गछत रास्तेपर 
. छे गये है। ढन्दन था पेरिसमें शान्तिमय जनसमूहको, चाहे वह गैरकानूनी तौरपर ही 
एकत्र हुआ हो, बलपूरबंक तितर-बितर कर देना असम्भव होगा। हाँ, यदि वह जनसमूह 
वलप्रयोग करने या उसका प्रचार करनेके लिए एकत्र हुआ हो तो बात दूसरी है। 


क्या-क्या स्थगित ? 


छेकिन चौरीचौराने असहयोगियोंके सामने एक नया ही कत्तंव्य उपस्थित कर 
दिया है। कार्य-समितिकी एक बैठकमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है कि असह- 
योगी छोग फिलहाल सविनय कावून-भंगकी तमाम हरूचले, क्या सामूहिक और क्‍या 
वैयक्तिक, स्थगित कर दें। जबतक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक नही हो जाती 
सभी तरहकी सविनय अबज्ञा, आक्रामक हो या प्रतिरक्षात्मक, स्थगित रहनी चाहिए। 
में आशा कर रहा हूँ कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कार्य-समितिके भ्रस्तावको 
स्वीकार कर छेगी। मेरी रायमें तो सामूहिक कानून-भग बहुत समयतक --. कमसे- 
कम इस सालके अन्ततक--वन्द रहना चाहिए। यह साफ जाहिर है कि हम अभी- 
तक जन-समाजपर आवश्यक नियन्त्रण स्थापित नहीं कर पाये है। वैयक्तिक आक्रामक 
सविनय अवज्ञा भी कुछ समयके लिए वन्द रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेसकी दूसरी तमाम 
मामूली हलूचकछोंके वारेमें, जो कि निषिद्ध भछे ही हो पर हमारे उद्देश्य-साधनके लिए 
आवश्यक है, कार्य-समितिने विचार नहीं किया है। वे पूर्ववत्‌ू चलती रहें, भले ही 
सरकार उन्हें निषिद्ध कर दे। इस प्रकार हमें अपनी प्रतिज्ञाके यथावत्‌ पालनकी 
खातिर स्वयंसेवकोंकी भरती अवश्य करनी चाहिए। यह भरती सरकारी हुक्मोंको 
भंग करनेके लिए नहीं वल्कि काग्रेसके वास्तविक कार्येके लिए करनो चाहिए। इसी 
तरह का खादीका प्रचार भी वरावर करते रहना चाहिए। कार्य-समितिने विदेशी 
ढकी दूकानोंपर घरना देना भी फिलहाल बन्द कर रखा है। उसने सिर्फ शराबकी 
हृकानोपर ही धरना देनेकी इजाजत दी है और सो भी अच्छे चरित्रवाले छोगों द्वारा 
अतएवं में आशा करता हूँ कि तमाम कार्यकर्त्ता सच्चे दिलसे कार्य-समितिके प्रस्तावोका 


१. देखिए “ भ्रत्ताव: बारडोली काये-समित्तिके ”, १२-२-१९२२ | 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


अनुसरण करेंगे और उत्साहके साथ उसके बताये रचनात्मक कार्योर्में लग जायेंगे | इस 
रचनात्मक कार्यक्रमके द्वारा तमाम दलोंमें जिनका रुक्ष्य एक ही है --- यांनी खिलाफत, 
पंजाब और स्वराज्य --- एकता हो जानी चाहिए। 


एक म॒क कार्यकर्ता 


आन्न्न देशंका एक सबसे अच्छा मौन कर्येकर्ता चछ बसा। के० हनुमन्तरावने 
मसूलीपट्टमकी महान्‌ शैक्षणिक संस्थाके! लिए, जो आन्ध्र देशका गौरव है, बहुत परिश्रम 
किया। वह उसीके लिए जिये और उसीके लिए मरे। डा० पट्टामि सीतारामैयाने 
उनके बारेमें यह माभिक पत्र लिखा है: स्वर्गीय हनुमन्तरावके मित्रोंनें उनके एक 
स्मारकके हेतु एक लाख रुपयेकी अपील प्रकाशित करनेमें देर नहीं की है। इस 
धनको व्यर्थके दिखावेमें इस्तेमाल करनेका इरादा नही है। यह रकम तो उस संस्थाकी 
आर्थिक स्थिति दृढ़ बनानेमें लगाई जायेगी, जिसके लिए हनुमन्तरावने रात-दिन एक 
कर दिया था। मैं इस अपीलकी सिफारिश जोरोंके साथ न केवल प्रत्येक आन्ध्र- 
वासी देशभक्तसे करता हूँ वरन्‌ू उन अत्य सब छोगोंसे भी करता हूँ जो हनुमन्तराव- 
को जानते थे या उनकी महान्‌ संस्थार्में कभी गये थे। 

आया मुहम्मद सफदर 


यद्यपि छाला छाजपतरायके उत्तराधिकारी आगा मुहम्मद सफदर एक वार 
ग्रिरफ्तार हुए, इजछासमें उनपर मुकदमा चला और सियारूकोटके भजिस्ट्रेटने उन्हें रिहा 
भी किया, छेकिन यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे अधिक दिनोंतक जेलके 
बाहर रह सकेंगे । अब वे फिरसे गिरफ्तार कर लिये गये हैं और उनपर लाहौरमें 
अभियोग चलाया जायेगा। सियाकूकोटसे कोई १८ मीलछकी दूरीपर स्थित घरताछ नामक 
स्थानपर जहाँ वे एक समामें व्याख्यान देनेवाले ही थे कि गिरफ्तार कर लिये गये। 
वहाँ एक हजारसे अधिक ग्रांववाले उपस्थित थे। हिंसा जरा भी नहीं की गईं थी। 
उनके पकड़े जानेंके बाद आगा साहबके साथियोंने सभाका काम पूर्ववत्‌ चलाया, 
मानो कहीं कुछ हुआ ही न हो। 

सिख-गोरव 


सिश्दोंमें जो जागृति दीख पड़ रही है वह वास्तवमें आदइचर्यंजनक लगती है। 
अकाली दल अहिसाका एक प्रभावज्ञाली दर बन गया है, यही नहीं, वह श्रेष्ठ आचार 
और व्यवहारका अनृकरणीय नमूना पेश कर रहा है। गुरुद्वारा समिति अब पण्डित 


२. आश््र जातीय कछाशांछा | 
१८८०-१९०९; चिकित्सक, राजनीतिश भोर झेखक; जन्मभूमिके सम्पादक; १९४५९ में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष; मध्यप्रदेशके राज्यपाल । 
३. यहाँ उद्धत नहीं किपा गया है; श्समें इनुमन्तरावकी भृत्युका हवा दिया गया था और जि 
संत्थाके लिए उन्होंने काम किया था उसके लिए कोषकी भपील की गईं थी । 


टिप्पणियाँ रे७ 


दीनाताथ, जो एक गैर-सिख है और चाबियोंबाले मामलेमे गिरफ्तार किये गये थे, 
की रिहाईपर जोर दे रही है। समितिने एक साहसपूर्ण नोटिस जारी किया है जिसे 
में प्रकाशित कर रहा हूँ।' 

अहमदाबाद और सुरत 


अहमदाबाद और सूरतकी नगरपालिकाओंको सरकारने अपने हाथमें ले छिया 
हैं- इसलिए नहीं कि वे अपना काम अच्छी तरह नही चला पाती थीं, बल्कि इस- 
छिए कि बहुत ही अच्छी तरह चछाती थीं और थे अपना काम बहुत आजादीके साथ 
करती थी। ये दो नगरपालिकाएँ तथा नडियादकी नगरपालिका बड़े व्यवस्थित ढंगसे, 
वीरता और शानके साथ सरकारकी बेजा दस्तदाजी और अनुचित नियस्त्रणके विरुद्ध 
संघर्ष करती रही हैं। इन नगरपालिकाओंका अपराध यह था कि उन्होंने प्रारम्भिक 
पाठशालाओंकों सरकारके अंकुशसे मुक्त कर दिया है। उन्होनें सरकारी सहायता 
लेना बन्द क्र दिया था। यह खयालमें रखनेकी बात है कि इन नगरपालिकाओमें 
निर्वाचित सदस्योंका बहुमत था, और वे करदाताओसे हमेशा अच्छी तरह सलूाह- 
मशविरा करके काम करते रहे हूँ। पर स्पष्ट है कि सरकार इसी बातको नहीं 
चाहती क्योकि इससे छोकमत प्रभावकारी होता है। 

नगरपालिकाके पाषंदों और मतदाताबोंका कत्तेंब्य बहुत सरल है। वे अब भी 
प्रारम्भिक पाठशाक्लओपर अपना कब्जा बनाये रखें। करदाता छोग उस भनामजद 
समितिको कर न दें जो सरकार नागरिकोपर थोपे लेकिन उन्हें अपने बच्चोको राष्ट्रीय 
शिक्षा दिलानेके लिए रुपया अवश्य देना चाहिए। पार्षदगण मतैक्यके साथ मिल 
कर काम करें और जहाँतक व्यवहायं हो, वे इस तरह काम करें गोया वह राष्ट्रीय 
नगरपालिका ही है। मेरी रायमें तो शायद ही कोई ऐसा महकमा होगा जिसे 
चलानेमें शिक्षित और प्रबुद्ध नागरिकोंकों सरकारी सहायताकी जरूरत हो। ऐसा 
कोई भी कारण नहीं है जिससे अहमदाबाद, सूरत और नडियादके छोग सरकारका 
मूंह ताके बिना अपने शहरोंकी सड़के व नालियाँ साफ न कर सके, रोशनीका 
प्रबन्ध ने कर सके, अपने ही बच्चोकी श्षिक्षाकी व्यवस्था न कर सकें, रोगियोंका 
इलाज न कर सके और हछोगोंकों पानी न पहुँचा सकें। हाँ, पुलिसकी सत्ता उनके 
पास नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही बातमें सरकारकी सहायताकी जरूरत होगी -- कर 
वसूल करनेमें। सो सरकारी ताकतकी जगरहपर छोकमत॒की ताकत रख दीजिए; बस 
आपको कर वसूछ करनेकी मंजूरी मि् गईं। अहमदाबादमें सत्ताके बलपर जितना 
कर वसूछा जाता है, उससे ज्यादा धन तो स्वेच्छापुवंक दिये गये चन्दोमें जमा ह्दो 
जाता है! इन जाम्रत स्थानोंमें नामजद समितियों और छोकनिर्वाचित प्रतिनिधियोका 
इन्दर-युद्ध जनता बड़े चावके साथ देखेगी। 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, १५-१-१९५२ का उप-शोपैक * गुरुद्वारा आन्दोलन” | 
३. यहाँ नहीं दिधा जा रहा है ! 
३. फरवरीके शुरूमें । 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 
ने छप सका 


दिल्‍ली जेलमें होनेवाले बरतावके बारेमें एक महत्त्वपूर्ण पत्र, जो इन पृष्ठोंमें दी 
गईं बातोंकी पुष्टि करता है, अधिक सामग्री आ जानेके कारण, प्रकाशित नहीं किया 
जा सका है। इसी प्रकार अन्य महत्त्वपूर्ण चीजें भी प्रकाशित नहीं की जा रही है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १६-२-१९२२ 


१७४. चौरीचोराका ह॒त्याकाण्ड 


ईदबरकी मुझपर असीम कृपा रही है। उसने तीसरी बार मुझे चेतावनी दी है 
कि अभी भारतमें वैसी सत्यपरायणता और अहिसाका वातावरण स्थापित नहीं हो 
पाया है जैसा कि आवश्यक है। ऐसे और केवल ऐसे ही वातावरणमें सविनय कही 
जा सके, ऐसी सामूहिक अवज्ञा करना उचित माना जा सकता है। उसे सविनय अर्थात्‌ 
नम्नतापूर्ण, सत्यमूछक, विनीत, सजग तथा स्वेच्छाकृत, फिर भी प्रिय कहा जा सकता 
है और वह अपराधपूर्ण तथा-घुणित कभी भी नहीं हो सकती। 

उसने मुझे १९१९ में, जब रौलट अधिनियम विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया 
गया था, चेतावनी दी। अहमदाबाद, वीरमयाँव और खेड़ामें गलतियाँ हुईं; अमृतसर 
और कसूरमें भी गरूतियाँ हुईँ। मैंने अपने कदम वापस ले लिये, इसे अपनी हिमा- 
लय-जैसी भारी भूल कहा;' ईदवर और मानवके सामने अपनी पराजय स्वीकार की 
तथा न केवर सामूहिक सवितय अवज्ञाको बल्कि अपनी वैयक्तिक सविनय अवज्ञाको 
भी, जिसे मैं जानता हूँ कि विनयपूर्ण एवं अहिंसात्मक ही रखनेका इरादा था, स्थगित 
क्र दिया। 

दूसरी बार बम्बईकी घटनाओंके जरिये ईरवरने मुझे भयानक चेतावनी दी। 
उसने १७ नवम्बरकों बम्बईकी भीड़की करतूतें मुझे प्रत्यक्ष दिखाई। भीड़ने सोचा कि 
वह ॒असहयोगकी भलाई कर रही है। बारडोलीमें सामूहिक सवितय अचवनज्ञा तुरन्त 
प्रारम्भ होनेवाली थी। मैंने उसे बन्द करनेका अपना इरादा घोषित किया। इस बार 
१९१९ से कही अधिक अपमान सहना पड़ा। किन्तु इससे मेरा भला ही हुआ। मेरा 
विश्वास है कि आन्दोलन स्थग्रित करनेसे राष्ट्रको छाभ ही हुआ। इससे ज्ञात हुआ 
कि भारत सत्य और अहिंसाका पोषक है। 

किन्तु अभी मेरे लिए अपमानका सबसे कड़वा घूंद पीना दोष था। मद्रासने 
मुझे चेतावनी भी दी, किन्तु मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। पर ईश्वरने चौरीचौराके 
जरिये मुझे स्पष्ट बताया। मूझे मालूम है कि पुलिसके जिन सिपाहियोंकी बबंरता- 
पूर्वक बोटी-्वोटी काट डाछी गयी, उन्होंने बहुत उत्तेजनात्मक कार्रवाई की थी। 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४५०-७३ । 


चौरीचौराका हत्याकाण्ड ४३९ 


उन्होंने इन्स्पेक्टर द्वारा जनताकों दिया गया यह वचन भी भंग किया कि उसे तंग नही 
किया जायेगा। जब जलूस निकल गया तब पुछिसके सिपाहियोने पीछे छूटे हुए छोगोको 
तंग किया और उन्हें गालियाँ दी। लोग सहायताके लिए चिल्लोये। भीड़ वापस आ 
गई। पुलिसके सिपाहियोंने गोलियाँ दागी। उनके पास जो थोड़ी-सी गोलियाँ थी वे 
समाप्त हो गईं। वे सुरक्षाके लिए थानेमें वापस चले गये। इसपर भीड़ने, जंसा कि 
मेरे संवाददाताका कहना है, थानेमें आग लगा दी। अब सिपाहियोकी, जिन्होंने अपनेको 
अन्दर बन्द कर रखा था, अपना जीवन बचानेके लिए बाहर आना पड़ा, और जब 
वे बाहर आये, उन्हें मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया और उनके खण्ड-खण्ड हुए 
शरीरावशेषको आगकी प्रचण्ड रूपठोमें डाछ दिया गया। 

यह दावा किया जाता है कि इस पाशबिक क्ृत्यमें किसी असहयोगीका कोई 
हाथ नही है और न केवकू उस' समय भीड़को उत्तेजित करनेवाली कारंबाई की गई थी, 
बल्कि उसे जिलेमें पुलिस द्वारा किये गये भीषण अत्याचारोंका भी पता था। किन्तु 
किसी प्रकारकी भी उत्तेजना ऐसे व्यक्तियोकी पाशविक हृत्याका औचित्य सिद्ध नही 
कर सकती, जो बिल्कुल असहाय हो गये थे और जिन्होने दरअसलू अपनेको भीड़की 
दयापर छोड़ दिया था। और जब भारत अहिसक होनेका दावा करता है और अहिंसक 
तरीकींसे स्वतन्त्रताका सिंहासन प्राप्त करनेकी आशा रखता है तब भयंकर उत्तेजनाके 
बावजूद भीड द्वारा हिसाको अपनाना अशुभ बात ही है। मान लीजिए, ईदवर 
वारडोलीकी 'अहिसक” अवज्ञाको सफल बना देता और सरकार चिजेताओबके पक्षमें 
गद्दी छोड़ देती, उस दशामें उन उपद्गवी तत्त्वोपर कौन नियन्त्रण रखता जो पर्याप्त 
उत्तेजनाके कारण प्रस्तुत होनेपर पाशविक छत्य करते हो? अहिंसक तरीकोसे स्वराज्य 
प्राप्त करनेमें यह बात पहलेसे ही शामिल है कि देशके हिसक तत्वोपर अहिंसा द्वारा 
काबू पा किया गया है। अहिसक असहयोगी तभी सफलता प्राप्त कर सकते है जब वे 
भारतके हुल्लड़बाजोपर काबू पा छें; दूसरे शब्दोंमें जब हुल्लड़बाज लोग भी देशप्रेम 
या धर्मके कारण कमसे-कम तबतक के लिए हिंसासे दूर रहना सीख छें जबतक कि 
असहयोग आन्दोलन चल रहा है। इसलिए चौरीचौराकी दुघघटनाने मुझे पृर्णरूपसे 
सजग कर दिया है। 

किन्तु शैतानकी आवाज बोली, “ वाइसराथको भेजे गये आपके घोषणापत्र तथा 
उनके उत्तरमें छिखे गये आपके प्रत्यूत्तका क्या होगा? ” अपमानका यह घूँट सबसे 
अधिक कड़वा था। ” बड़े जोश-खरोशके साथ सरकारकों घमकी देकर तथा बारडोलीके 
लोगोंको वचन देकर दूसरे ही क्षण पीछे हट जाना निर्चित रूपसे कायरता है।” 
इस प्रकार शैत्तान आमन्त्रित कर रहा था कि सत्यसे इनकार कर दो, इस तरह धर्म 
तथा स्वय ईश्वरको अस्वीकार कर दो। मैने अपनी शंकाएँ तथा कठिनाइयाँ कार्य-समिति 
तथा उन अन्य साथियोके सामने रखी, जिन्‍्हें मैने अपने नजदीक पाया। पहले तो वे 
मुझसे सहमत नही हुए। उनमें से कुछ तो शायद अब भी मुझसे सहमत नहीं है, किन्तु 
जैसे विचारशील गौर क्षमाशीरू साथी प्राप्त करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है 
वैसा शायद ही कभी किसीको हुआ हो। उन्होंने मेरी कठिताई समझ छी और मेरे 


55% सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तकोको धैयेंके साथ सुना। उसका परिणाम कार्य-समितिके प्रस्तावोके' रूपमें जनताके 
सामने है। प्रायः सम्पूर्ण आक्रामक कार्यक्रससे विछक्ुल पीछे हट जाना राजनीतिक 
दृष्टिसे भले ही गलत और अवुद्धिमत्ताका काम हो, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
यह धामिक दृष्टिसे बिलकुछ सही है, और मैं सन्देह करनेवालों को विश्वास दिलानेका 
साहस करता हूँ कि भेरे अपमानसे तथा मेरे द्वारा भूछ स्वीकार किये जानेंसे देशको 
लाभ ही होगा। 

में यदि किसी सद्गुणका दावा करना चाहता हूँ तो वह सत्य और अहिसा 
है। में यह्‌ दावा नहीं करता कि मुझमें अतिमाववीय शक्ति है। में वैसी शक्ति 
पाना भी नहीं चाहता। मुझमें भी वैसा ही कलछुषित हाड़-मांस है, जैसा कि मेरे 
किसी कमजोरसे-कमजोर मानव-बन्धुमें। इसलिए मुझसे भी गलतियाँ होनेकी उतनी 
ही सम्भावना है जितनी किसी औरसे। सेवाके क्षेत्रमें भी मेरी बहुत-सी मजवूरियाँ 
हैं, किन्तु उनके अपूर्ण होनेपर' भी ईद्वरने उन्हें अबतक सफल बनाया है । 

ग़लती स्वीकार करना झाड़ेके समान है, जो गन्दगीकों हटाकर सतहको साफ 
कर देती है। गलती स्वीकार कर छेनेसे में अपनेको अधिक शक्तिश्ञाली अनुभव करता 
हैं और पीछे हटनेपर भी हमारे उद्देश्यमें अवश्यमेव प्रगति होगी । ह॒ठपुर्वक सीधी राह 
छोड़कर चलनेसे मनुष्य कभी अपने उद्दिष्ट स्थानतक नही पहुँचा है। 

यह कहा गया है कि चौरीचौराका असर वारडोलीपर नहीं पड़ सकता। यह 
तक दिया जाता है कि बारडोली यदि कमजोर है और यदि वह चौरीचौरासे प्रभा- 
विंत होकर हिंसापर उतर आये तभी खतरेकी वात है। इस वारेमें मुझे जरा भी 
सन्देह नहीं है। भेरे विचारमें वारडोलीके लोग भारतमें सबसे अधिक शान्तिप्रिय हैं। 
किन्तु वारडोली भारतका एक अत्यन्त छोटा भाग है। उसके प्रयत्न तवतक सफल 
नहीं हो सकते जबतक कि उसे अन्य भागोंसे पूरा सहयोग नहीं मिलता। वारडोछीकी 
अवज्ञा तभी सविनय होगी जब कि भारतके अन्य भाग अहिंसक रहें। जिस प्रकार 
दूधसे भरे वर्त नर्में संखियेका एक छोटा-सा कण भी दृूधकों पीने छायक नहीं रहने देता, 
इसी अ्रकार चौरीचौराका घातक विष मिलनेंसे बारडोलीकी विनय भी अस्वीकार्य हो 
जायेगी। चौरीचौरा भी उसी प्रकार भारतका प्रतिनिधित्व करता है, जिस प्रकार कि 
बारडोली करता है। 

आखिरकार चौरीचौरा भी तो हिसावृत्तिका एक उग्र लक्षण ही है। मेरे मनमें 
कभी यह खयाल नहीं आया कि जिन स्थाचोंगें दमनचक्र चकछ रहा है वहाँ मान- 
सिक था शारीरिक हिसा नहीं होती । जो खयाल आया है वह यह कि दमनग्रस्त क्षेत्रोंमें 
जो भयानक दमन किया जा रहा है, उसके मुकावछे जनता द्वारा की जातेवाली 
हिंसा नगण्य है। में अब भी ऐसा भानता हूँ और “यंग इंडिया 'के पृष्ठोंस भी यह 
बात भेली-भाँति सिद्ध हो जाती है। निषिद्ध क्षेत्रोंमें दृढ़ निश्वयके साथ सभा करनेको 
में हिसा नहीं कहता। जिस हिसाका में उल्छेख कर रहा हूँ उसका मतकूब यदा-कदा 


१. का्य-समितिकी बेठक वारडोलीमें ११ और १९ फरवरी, १९२२ को हुई थी। उसमें ये प्रस्ताव 
पास हुए थे । 


चौरीचौराका हत्याकाण्ड ४४१ 


ईंट-पत्थर फेंकने था धमकियाँ देने और बल-प्रयोगसे है। वस्तुतः सविनय अवज्ञामें 
उत्तेजना होती ही नही चाहिए। सविनय अवज्ञा तो चुपचाप कष्ट-सहनकी तैयारी मात्र 
है। उसका प्रभाव आश्चयंजनक होता है, यद्यपि वह दिखाई नहीं देता और धीरे-धीरे 
होता है। किन्तु मेरा विचार था कि थोड़ी मात्रामें उत्तेजना तो अपरिहाय॑ हैः 
अनिच्छासे की गई कुछ हिसा भी क्षम्य है, अर्थात्‌ किसी हृदतक अपूर्ण परिस्थितियोंमें 
भी सविनय अवज्ञाकों में असम्भव नहीं मानता था। पूर्ण परिस्थितियोंमें तो यदि अवज्ञा 
सविनय हो तो वह महसूस भी नहीं होती। किन्तु काफी-कुछ प्रतिकूल परिस्थितियोके 
अत्तगंत वर्तमान आन्दोलनकों चलाना वस्तुतः एक खतरनाक भ्रयोग है। 

चौरीचौराकी दुःखद घटना दरअसल वस्तुस्थितिकी ओर सकेत करनेवाली घटना 
है। यह बताती है कि यदि कड़ी सावधानी न बरती गईं तो भारत आसानीसे किसी 
ओर जा सकता है। यदि हम हिसामें से अहिसाका विकास नहीं कर सकते तो यह 
स्पष्ट है कि हमें जल्दीसे अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए और श्ान्तिका बाता- 
बरण पुनः स्थापित करना चाहिए, अपने कार्यक्रमको पुन्गंठित करना चाहिए और तब- 
तक सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेका विचार छोड़ देना चाहिए जबतक कि 
हमें यह विश्वास न हो जाये कि सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेपर तथा 
सरकारके उकसानेपर भी शान्ति कायम रहेगी। हमें इस तरफसे भी आद्वस्त होना 
चाहिए कि अनधिकृत छोग सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ न करे। 

अभी तो स्थिति यह है कि कांग्रेसका सगठन ही अपूर्ण है और उसकी हिदायतोंका 
पालन अब भी बेदिलीसे किया जाता है। हमने अभीतक प्रत्येक गाँवमें कांग्रेस कमेटियाँ 
स्थापित नहीं की है। जहाँ हमने स्थापित की हैं वहाँ वे हमारी हिंदायतोंका पालन 
पूर्णछपसे नहीं करतीं। हमारी सूचीमें शायद एक करोड़से अधिक सदस्य नही है। 
फरवरीका आधा मास बीत गया है, छेकिन बहुत-से छोगोंने चालू वर्षका चार आने 
चन्दा अभीतक अदा नहीं किया है। स्वयसेवकोके नाम दर्ज करते समय पूरा ध्यान 
नहीं दिया जाता। वे अपनी प्रतिज्ञाकी सभी शर्तोंका पालन नही करते। वे हाथसे 
कता-वुना खद्दरतक नहीं पहनते। सभी हिल्‍्दू स्वयंसेवकॉने अभीतक अपनेको अस्पृश्यता- 
के पपसे मुक्त नहीं किया है। उनमें से सभी अबतक हिसाके दोषसे मुक्त नही हुए 
है। उनके जेल जानेसे हम न तो स्वराज्य ही प्राप्त कर सकेंगे, न खिलाफतके 
पवित्र उद्देयको सफल बना सकेगे और न बेईमान सरकारी नौकरोंका वेतन बन्द 
करनेकी ही योग्यता प्राप्त कर सकेंगे | हममें से कुछ छोग न चाहते हुए भी गछती 
कर बैठते है, किन्तु कुछ दूसरे छोग तो जान-बूझकर पाप करते है। यह जानते हुए 
भी कि वे न तो अहिसक रहना चाहते है और न रह ही सकते है, वे स्वयंसेवक 
दलमें भरती हो जाते है। इस तरह हम जिस प्रकार सरकारको झूठा समझते हैं, 
उसी प्रकार हम भी झूठे हैं। सत्य और अहिसाके प्रति केवल मौखिक सम्मान दिखाकर 
हमें स्वृतन्त्रताके साम्नाज्यमें प्रवेश करनेका साहस नहीं करना चाहिए। 


आगे प्रगतिके लिए यह आवश्यक है कि सामूहिक सविनय अवज्ञाकों स्थगित 
कर दिया जाये और उत्तेजनाकों रोका जाये। सच तो यह है कि और अधिक 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अधःपतनको रोकनेंके छिए भी ऐसा करना अनिवाये है। इसलिए मै आशा करता हुँ 
कि आलन्दोलनको स्थगित करनेसे प्रत्येक कांग्रेसी स्त्री या पुरुष न केवकू अपनेकों 
निराश अनुभव नही करेगा, बल्कि यह अनुभव करेगो कि वह अयथार्थंता तथा राष्ट्रीय 
पापके भारसे मुक्त हो गया है। 

हमारे अपमान और कथित पराजयपर प्रतिपक्षी गयव॑ करते रहें। अपनी प्रतिज्ञा 
भंग करके ईइ्वरके प्रति पाप करनेकी अपेक्षा कायर और कमजोर होनेका दोषी होना 
कहीं अच्छा है। अपने प्रति झूठा सिद्ध होनेकी अपेक्षा संसारकी आखोंके सामने झूठा 
सिद्ध होना छाख गुना अच्छा है। 

इसलिए सामूहिक सबिनय अवज्ञा तथा उन अन्य छोटी-मोटी गति-विधियोंको, 
जिनसे उत्साह कायम रह सकता था, स्थगित करना ही भेरे प्रायदिचत्तके छिए काफी 
नहीं है, क्योंकि चौरीचौरामें छोगोंने जो पाशविक हिंसा की है उसका मै, अनैच्छिक 
रूपमें ही सही, एक उपकरण रहा हूँ। 

मुझे वैयक्तिक रूपसे प्रायश्चित्त करना होगा। मुझे एक ऐसा संवेदनशीर उपकरण 
बनता है जो आसपासके नैतिक वातावरणमें होनेवाके सृक्मतम परिवतैनकों स्पष्ट रूपसे 
प्रकट कर सके। मेरी प्रार्थनाओंमें उससे कही अधिक गहरी सचाई तथा नम्नता होती 
चाहिए जितनी कि उनसे अभी प्रकट होती है। और मेरे छिए तो उपवास तथा उसके 
साथ आवश्यक मानसिक संहयोगके समान सहायक एवं छुद्ध करनेवाछा कोई उपाय 
नहीं है। 

में जानता हूँ कि मानसिक प्रवृत्ति ही सब-कुछ है। जिस प्रकार प्रार्थना पक्षीकी 
चहचहाहठके समान केवल यान्त्रिक स्वर-विन्यास हो सकती है, उसी प्रकार उपवास भी 
दरीरको दिया जातेवारा केवछ यहन्त्रिक कष्ट हो सकता है। इस प्रकारके यान्त्रिक 
उपायका वांछित उद्देश्यकी सिद्धिके लिए कोई महत्त्व नहीं है। फिर, जिस प्रकार 
यान्त्रिक गायनसे कण्ठ सुरीला हो सकता है उसी प्रकार यान्त्रिक उपवास केवल शरीर- 
को शुद्ध कर सकता है; किन्तु दोनोंमें से अन्तरात्माकों कोई भी स्पर्श नही करेगा। 

किन्तु जब पूर्णतर आत्म-प्रकाशनके लिए तथा शरीरपर आत्माका प्रभृत्व स्थापित 
करनेके लिए उपवास किया जाता है तब वह सम्बन्धित व्यक्तिके विकासमें अत्यधिक 
शक्तिशाली सिद्ध होता है। इसलिए ग्रम्भीर चिन्ततके बाद मैने पाँच दिनके सतत 
उपवासका ब्रत छेनेका निद्चय किया है। इस वीच मै जलके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
लूँगा। यह रविवारकी' शामको प्रारम्भ हुआ है और शुक्रवारकी शामको समाप्त हो 
जायेगा। कमसे-कम इतना तो मुझे करना ही होगा। 

शीघ्र ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक होनेवाली है, उसपर 
मैंने विचार कर लिया है। मै यह जानता हूँ कि मेरे पाँच दिनके उपवाससे भी 
मेरे बहुतसे मित्रोंको कितनी अधिक वेदना होगी। किन्तु मैं इस प्रायश्चित्तको और 
स्थगित नहीं कर सकता और न में इसे कम कर सकता हूँ। 


१, १२ फरवरी, १९२२ | 
२. यह २४ और २५ फरवरीको दिल्लीमें हुईं थी । 


चौरीचौराका हृत्याकाण्ड ४४३ 


मैं अपने सहयोगियोसे आग्रह करता हू कि वे मेरा अनुकरण न करें। उनके 
भामलेमें उपवासका कोई कारण नहीं होगा। वे सविनय अवज्ञाके प्रवत्तेक नही हैं। 
मैं उस शल्यचिकित्सक (सर्जन )की अवांछनीय स्थितिमें हूँ जो निश्चित रूपसे खतरनाक 
चीर-फाड़के लिए अनाड़ी साबित हुआ हो। मुझे या तो इसे छोड़ देना होगा या 
अधिक दक्षता प्राप्त करनी होगी। जहाँ व्यक्तिगत प्रायश्चित्त मेरे लिए न केवल 
आवश्यक, वल्कि अनिवार्य भी है, वहाँ कार्य-समिति द्वारा निर्धारित अनुकरणीय आत्म- 
संयम धारण करना ही अन्य सभी छोगोंके लिए निश्चित रूपसे काफी प्रायश्चित्त है। 
यह कोई छोटा प्रायद्चित्त नही है। यदि इसे सच्चे हृदयसे किया जाये तो यह उपवाससे 
कई गुना सच्चा और उपयोगी सिद्ध ही सकता है। मन, कर्म और वचनसे अहिसाकी 
प्रतिज्ञाको अधिकाधिक पूरा करने या उस भावनाका व्यापक रूपसे प्रसार करनेसे अधिक 
मूल्यवान्‌ तथा अधिक फलदायक और क्‍या हो सकता है? यदि मेरे सभी सहयोगी 
इस सप्ताह व्यर्थ वाद-विवाद न कर चुपचाप कार्य-समिति द्वारा तैयार किये ग्रये 
रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करने, जिनके बारेमें स्वराज्य-प्राप्तिके लिए कांग्रेसके सत्य 
ओर अहिसाके सिद्धान्तको समझनेका भरोसा हो ऐसे छोगोके नाम कांग्रेसकी सदस्य- 
सूचीमें दर्ज करने, प्रतिदिन धर्म समझकर निर्धारित समयतक चरजखा चढाने, समृद्धि 
और स्वतन्त्रताके प्रतीकरप चरखेका प्रत्येक घरमें प्रचार करने, अछूतोके अभावोके 
बारेमें जाननेके लिए उनके घरोमें जाने, राष्ट्रीय पाठ्शालाओमें अछूत बच्चे दाखिल 
करनेके लिए प्रोत्साहित करने, हर वर्गके स्त्री-पुरुषोके लिए सामान्य मंच ढूंढ़नेके विशेष 
उद्देश्यसे सामाजिक सगठत करने, भद्यके अभिशापसे बरबाद घरोमें जाने तथा राष्ट्रीय 
पाठ्शालाओ तथा वास्तविक पचायतोकों समुचित आधारपर स्थापित करनेमें व्यस्त 
रहें तो यह देखकर मुझे भोजनसे भी अधिक तृप्ति उपरूव्ध होगी। कार्यकर्ता उपवास 
करनेकी अपेक्षा इन गति-विधियोर्में अपनेको व्यस्त रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। 
इसलिए में आश्ञा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति झूठी हमदर्दी दिखानेके लिए अथवा 
मम आध्यात्मिक मूल्यकी भरत घारणावश उपवास करनेसें मेरा अनुकरण नही 

॥। 

जहाँतक हो सके सभी तरहके उपवास तथा प्रायरिचत्त गुप्त ही रहने चाहिए। 
किन्तु मेरा उपवास प्रायदिचत्त और दण्ड दोनो ही है, और दण्ड तो सार्वजनिक रूपसे 
ही दिया जाता है। यह मेरे लिए तो प्रायश्चित्त है और उन छोगोंके लिए, जिनकी 
में सेवा करनेकी कोशिश करता हें तथा जिनके लिए मैं जीना और मरना भी पसन्द 
करता हूं, एक दण्ड है। उन्होंने कांग्रेसके कामूनके विरुद्ध अनिच्छापूर्वंक पाप किया है; 
अद्यपि वे केवल हम॒दर्दी दिख्ानेक्ल्ले थे, काग्रेससे उनका कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
था। शायद उन्होंने पुछिसके सिपाहियोंको -- अपने देशवासियों तथा साथी मानवोको 
“- मेरा नाम लेकर ही वोटी-बोदी काटकर मारा है। अपने प्रियजनोको प्रेमपुर्वक दण्ड 
देनेका एकमात्र उपाय स्वयं कष्ट सहन करना है। में यह भी नही चाहता कि वे 
गिरफ्तार किये जायें। यह मैं चाह भी नही सकता। किन्तु में उल्हे यह बताना चाहूँगा 
कि वेज क कांग्रेस-सिद्धान्तको भंग करनेके कारण मुझे कष्ट उठाना होगा। जो छोग 
अपनेको दोषी अनुभव करते है और अब पदचात्ताप क्र रहे है, उन्हे भेरी सलाह है 


'डीडड४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि वे दण्ड प्राप्त करनेके लिए अपनेको स्वेच्छया सरकारकों सौंप दें और स्पष्ट रूपसे 
अपना अपराध स्वीकार कर लें। मुझे आशा है कि गोरखपुरं जिलेके कार्यकर्ता अप- 
राधियोंको ढूंढ़ने तथा उन्हें स्वयमेव अपनी गिरफ्तारी करानेके लिए मजबूर करनेके लिए 
कुछ भी उठा नही रखेंगे। किन्तु चाहि हत्यारे मेरी सछाहको स्वीकार करें या न करें, 
मैं उन्हें यह बताना चाहूँगा कि उन्होंने स्वराज्यके आन्दोलनमें बहुत बड़ा रोड़ अटकाया 
है। बारडोलीमें आन्दोलनको स्थगित करनेका कारण बनकर उन्होंने उसी उद्देश्यको 
हानि पहुँचाई है जिसकी वे शायद सेवा करना चाहते थे। मैं उन्हें यह भी बताना 
चाहूँगा कि यह आन्दोलन न तो हिंसाको छिपानेके छिए कोई आवरण है और न उसकी 
पूर्व तैयारी ही। मैं आन्दोलनकों हिंसक होने या हिंसाका अग्नदूत बननेसे बचानेके 
लिए हर हाछतमें हर प्रकारका अपमान, हर प्रकारकी यन्त्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँतक 
कि मृत्यकों भी सहन करूँगा। में अपना प्रायदिचत्त सार्वजनिक रूपसे इसलिए भी 
कर रहा हूँ कि इस तरह अपने-आपको बन्दियोंके साथ वन्दी-गृहमें रहनेके सौभाग्य से 
भी वंचित कर रहा हूँ। हमारा प्रमुख प्रदनन एक बार फिरसे दूसरा हो गया है। 
अब हम सरकारी विज्ञप्तियोंके वापस लिये जाने तथा बन्दियोके मुक्त किये जानेपर 
जोर नहीं दे सकते। चौरीचौराके अपराधके लिए उन्हें और हमें कष्ट सहन करना 
ही होगा। चाहे हम इसे चाहें या नहीं, यह घटना जीवनकी एकताकी सिद्ध करती 
है। सभी लोगोंको, जिनमें शासक-वर्ग भी शामिल -है, इसका फल भोगना होगा। 
चौरीचौरा-काण्डसे सरकारका रवैया निदिचत रूपसे और भी सर्त हो जायेगा और 
पुलिस और भी भ्रष्ट हो जायेगी; और अब जो प्रतिशोध लिया जायेगा उससे छोगोका 
हौसछा और भी दूटेगा। आन्दोलनकों स्थग्रित करने तथा प्रायद्िचत्त करनेसे हम 
वापस उसी स्थितिमें आ जायेंगे जिस स्थितिमें चौरीचौराकी दुर्घटनासे पहले थे। 
कड़ाईके साथ अनुशासनका पारुन करने तथा आत्मशुद्धिसे हम उस नैतिक विध्वासको 
पुन: प्राप्त कर छेंगे जो सरकारी विज्ञप्तियोंको वापस छेने तथा बन्दियोंको मुक्त 
करनेकी माँग करनेके छिए आवश्यक है। 

यदि हम इस दुःखद घटनासे पूरी शिक्षा ग्रहण करें तो -हम अभिकज्ञापको 
वरदानमें बदल सकते हैं। मन और कम दोनोंसे सत्यपरायण और अहिसक बनकर तथा 
स्वदेशी अर्थात्‌ खहरके कार्यक्रमकों पूरा करके हम पूर्ण स्वराज्यकी स्थापना और 
पंजाब तथा खिलाफतके साथ किये गये अन्यायोंका अतिकार कर सकते है। फिर तो 
इसके लिए किसी व्यक्तिको सविनय अवज्ञा भी नहीं करनी पड़ेगी। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-२-१९२२ 


१७५: तार: देवदास ग्रांधीको 


बारडोली 
१६ फरवरी, १९२२ 
देवदास 
कांग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 


हालत बहुत अच्छी है। तुम्हारे तारका आशय में भी समझ को पाया था। 
तुमने किन भयानक घटनाओंका उल्लेख किया है सो स्पष्ट नहीं हो पाया। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७९२४) की फोटो-नकलसे | 


१७६. पत्र : देवदास भांधीकों 
शुक्रार [ १७ फरवरी, १९२२ | 


चि० देवदास, 


तुम्हारी ओरसे कोई पत्र नहीं आया, यह दुःखकी बात है। में समझता हूँ कि 
तुम्हें बहुत काम रहता है केकिन ऐसे समयमें में तुमसे पूरी-पुरी रिपोर्टकी आशा 
तो रखता ही हूँ। वह मिले तो मे [वस्तु-स्थितिको | अच्छी तरह समझ सकूंगा 
ओर अधिक विचार भी कर सकूँगा। सिपाहीका काम है कि वह अपने जनरलूकों 
सब बातोंकी पूरी-पूरी रिपोर्ट दे। 

उपवास आज अभी एक घटेमें ख़त्म हो जायेगा। मुझे कमजोरीके अलावा और 
कोई कष्ट नहीं हुआ। यग इंडिया” और “नवजीवन ' तो तुम्हें मिलते ही होगे। 

२४ तारीखको में दिललीम होऊँगा। यहाँसे २२ तारीखकी शामको निकलंगा। 
२४-२५ के दिन दिल्लीमें समझो। बादमें कदाचित्‌ कलकत्ते जाना पड़े। निरिचत 
कुछ भी नही है। बा यही है। 

आशा है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी। 


बापूके आशीर्वाद 


१. चौरीचौरा-इत्याकाण्डके कारण गांधीजीने पॉँच दिनका जो उपवास किया था, यह पत्र उस 
उपवासके आखिरी दिन लिखा गया था | 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाह्ष्मय 


[ पुनदच : | है 
यह “टाइस्स ' में प्रकाशित हुआ है। जवाब देने जैसा छगे तो देता; मुझे 
भेजना । कतरन भी वापस भेजना। 


बाप 
गुजराती पत्र (एस० एन० ७६८२) की फोटो-नकलसे | 


१७७. देवी चेतावनी 


मनुष्य एक बार भूल करे तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, दो बार करे तो भी 
उदारमना उसे क्षमा कर देते हैँ, छेकिन यदि तीसरी बार भी वह वैसी ही भूल करे 
तो ? तब तो उसे वरखास्त करनेके अछावा और कुछ किया ही क्या जा सकता है! 

एक बार जो धोखा खाता है उसे हम सीघा-सादा व्यक्ति मानते हूँ, दो वार 
जो धोखा खाये वह भोला कहलाता है, लेकिन जो तीन वार घोखा खाता है उसे 
मू्खेंके सिवा हम और क्या कह सकते हैं? 

बारडोलीमें कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेकी हमारी योजना स्वप्न हो गई। 
जो मुहूर्त हमने आन्दोलन शुरू करनेके लिए नियत किया था ईइ्वरकी इच्छा उसी 
मुह॒तंमें आन्दोलनको वन्‍्द कर देनेकी थी। इसमें तो आइचयंकी कोई वात नहीं। जब 
राम-जैसे महापुरुषके राज्याभिषेककी घड़ी वनवासकी घड़ी बन गई तब वारडोछीकी 
तो बिसात ही क्‍या है? इसी तरह आज सच जान पड़नेवाली चीजें कछ जब स्वप्नवत्‌ 
लगेंगी तभी हमें स्वराज्यके सही अर्थंकी उपकृव्धि होगी। फिलहाल तो मुझे एक ही 
अर्थ सही जान पड़ता है। स्वसज्य प्राप्त करनेका सच्चा प्रयत्न ही स्वराज्य है। 
स्वराज्य तो जैसे-जैसे हम उसके पीछे भागेंगे वैसे-वैसे दुर प्रतीत होगा। 

समस्त आदस्यॉपर यही वात छागू होती है। मनुष्य जैसे-जैसे सच्चा बनता 
जाता है चैसे-वैंसे सत्य उससे दुर भागतत्र है क्योंकि वह समझ जाता है कि उसने 
जल्दी जिसे सत्य मान लिया था वह तो वस्तुतः असत्य था। 

अतएवं सत्यका आचरण करनेवाला सदाचारी मनुष्य हमेशा नज्र होता है, 
अपने दोधोंकों वह निरन्तर अधिकाधिक समझता जाता है। ब्रह्मचारीसे ब्रह्मचर्य दृर 
भागता चला जाता है, क्योंकि प्रयत्नक्षीछ ब्रह्मचारी देखता है कि उसके अन्तरतम्मे 
बहुत अधिक विषय-छाछसा विद्यमान है। अपने स्थूछ ब्रह्मचंसे उसे सन्तोष नहीं 
होता। मोक्षार्थीसे भी मोक्ष दूर भागता जाता है। इसीसे महान्‌ नेति” शब्दकी 
खोज हुईं। प्राचीन कालमें अतेक महान्‌ ऋषि मोक्ष -- आत्मा --को ढूँढ़नेके लिए 
निकले । इसकी खोजमें वे अनेक घाटियोंमें उतरे, अनेक पहाड़ोंपर चढ़े, वहुत सारी 
कॉटीली झ्ाड़ियोंको उन्होंने पार किया और अन्तमें उन्हें मालूम हुआ: “यह नहीं 
है” । कौन जाने उनमें से कितनोंने मोक्षकी झाँकी देखी होगी, तथापि हम इतना 
तो जानते ही है कि वे ऐसे पारखों थे, इतने चतुर थे कि वे छल्ले नहीं गय॑। 


दैवी चेतावनी डंव७ 


इसलिए में तो दिन-प्रतिदिन यह सीखता जाता हूँ कि हमारा स्व॒राज्य हमारे 
प्रयत्वोंमें ही निहित है। 32 

सन्‌ १९१९ में अहमदाबाद और वीरमगाँवने, अमृतसर और कसूरने मुझे भेरी 
भूछ बताई और सत्याग्रह स्थगित हो गया। गत नवम्बरमें बम्बईमें मुझे मनृष्यके 
जंगलीपनका साक्षात्कार हुआ। और मैने फिर 'सामूहिक सविनय अवज्ञा स्थग्रित 
कर दी।' तब भी मुझे पूरी सीख नहीं मिली। अब चौरीचौराने मुझे शिक्षा दी। 
कौन जाने मेरे भाग्यमें अभी ऐसी कितनी ठोकरें लिखी होंगी। अब यदि छोग मेरे 
नेतृत्वकों अस्वीकार कर दें या मूर्ख मानें तो इसमें उनका दोष नहीं माना जायेगा। 

में यदि भनृष्य-स्वभावको नही जानता तो ऐसे कार्योंमें हाथ ही क्यों डालता हूँ ? 

मूझसे तो रहां ही नहीं जाता। भूछ होनेपर उसे स्वीकार किये बिना भी नही 
रहा जाता। मुझे छोगों द्वारा अस्वीकार किया जाना अच्छा छगेगा, मेरी गिनती भूखों- 
में की जाये, यह तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा; लेकिन मै अपने शरीरमें दोषका मैल 
रखकर आत्माको कदापि मलित नहीं कर सकता। 

राणा झूठे भगरी राखे, हर रूठे कहाँ गाऊँ? ” इस आशयका गीत मीराने 
गाया है या नही, इसकी मुझे खबर नहीं, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। हम इस 
जगतृकी भाली सहन करें छेकिन ईदवरके अपराधी न बनें, उसकी चेतावनीको अवश्य 
शिरोधार्य करे। 

गोरलपुरसे देवी चेतावनी मिलनेके बावजूद अगर हम बारडोलीके सविनय 
अवज्ञा आन्दोलनकों बरकरार रखते तो हमें हाथ मलने पड़ते, जनताको भारी नुकसान 
उठाना पड़ता, सत्य और शान्तिकी बदनामी होती। हम कायर तो कहलाते ही है; 
इसके वाद हमारी गिनती झूठोमें भी होती। मेरे शब्द, मेरी शर्ते यह थी कि हिन्दुस्तान 
के अन्य भाग शान्त रहेंगे तभी बारडोी सविनय अवज्ञा करेगा। यह शझते टूटने- 
के बावजूद यदि बारडोली सबिनय अवज्ञा करता तो बारडोली भी पापी बनता ) 

यदि कोई यह तक प्रस्तुत करे कि हिन्दुस्तानके छोग ऐसी शान्तिका पालन नहीं 
कर सकते तो इसे हम भछते चुपचाप सुन लें। छेकिन यह तक तो सत्याग्रहक्ा और 
विनयका मार्ग छोड़तेका तक है। विनयका सार्ग छोड़कर हिन्दुस्तान जो चाहे सो 
करे छेकित हमें तो यह देखना है कि वह सत्यके नामपर असत्यका आचरण न करे, 
शान्तिके नामपर शान्ति-भंग न करे। बारडोलोने और मैने इन बातोका पुरा-युरा पालन 
किया है। ऐसा करके हम दोनोने राष्ट्रकी सेवा की है। मै तो यह मानता है कि 
ऐसा करके मैने अपनी सेवककी थोग्यता सिद्ध की है। भूलको स्वीकार करनेसे जनता- 
की उन्नति ही होगी, उसका पतन नहीं होगा। 

सचमुच, ईश्वरने ही हमारी राज रखी है। मुझे तो मद्रासकी घटनाओसे ही 
चेत जाना चाहिए था। अपने विरोधिग्रों और असहयोगियोके मुझे जो पत्र प्राप्त होते 
रहते है, उनसे भी मुझे सावधान हो जाना चाहिए था/ भ नही चेतहा, लेकिन जिस- 


२. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २५१-५५१ | 
२ देखिए खण्ड २१२, पृष्ठ ४८५०८९ 


डेट ८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पर ईश्वरकी कृपा होती है उसे तो अगर वह इशारोंसे नहीं चेतता तो नौवत बजा- 
कर और अगर नौवतसे भी नहीं चेतता तो घन-गर्जन और विजलीके साथ मूसलाधार 
पानी वरसाकर चेतावनी देता है। सहज धर्मका पाऊन करके हम गम्भीर संकटोंसे 
मृकत हो गये हैं। 

हमें झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा --- सो आगे बढ़नेके लछिए ही । जो राहसे भटक 
जाता है उसे पहले तो छौटकर उसी स्थानपर आना पड़ता है और वापस आनेंके 
बाद ही वह फिर आगे बढ़ता है। मतरूव यह कि हम जो नीचे गिरते जा रहे थे, 
कार्य-समितिके इस प्रस्तावके बादसे अब ऊपरकी ओर चढ़ने छगे हैं। 

लेकिन मेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं है। मुझे इससे अधिक प्रायद्चित्तकी जरूरत 
थी। गोरखपुरसे तार आनेके बादसे ही मानसिक पीड़ा आरम्म हो गईं थी, छेकिन 
देह-दमनकी आवश्यकता थी। अपनी भूछके परिमापको देखते हुए मैं मात्र पाँच दिनके 
उपवाससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। मेरी इच्छा चौदह दिचका उपवास करनेकी थी। 
लेकिन मैंने उसे पाँच ही दिनका रहने दिया है। अगर यह प्रायश्चित्त कम हुआ तो मुझे 
देर या सवेर वाकीका चुकाना ही होगा और सो भी चत्रवृुद्धि व्याजके साथ। जो व्यक्ति 
अपना ऋण यथासमय पूरा-पूरा चुका देता है वही बादमें ज्यादर वड़ा ऋण चुकानेकी 
स्थितिसे बच सकता है। 

प्रायश्चित्तका ढोल नहीं पीटा जाना चाहिए तथापि उसे मैंने प्रकाशित किया 
है। इसका एक विशेष कारण है। मेरा उपवास मेरे लिए प्रायद्िचत्त है, छेकिन 
चौरीचौराके लोगोंके लिए यह दण्ड है। प्रेमका दण्ड ऐसा ही होता है। प्रेमी जब दुःखी 
होता है तब प्रियको दण्ड नहीं देता लेकिन स्वयं पीड़ा भोगता है। भूखा रहता है 
और अपना माथा पीटठता है। प्रियजन इसे समझता है या नहीं, इसकी वह चिन्ता 
नहीं करता। 

छेकिन मैंने अपने उपवासको प्रकाशित कर दिया है, यह दूसरोंके लिए भी 
चेतावनी है। मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं है। असहयोगी अगर मुझे छछता 
है-- और मैं तो समस्त हिन्दुस्तानकों असहयोगी मानता हूँ--तो वह मेरे प्राण 
छे ले। भुझे तो ऐसा मोह है कि हिन्दुस्तानको अभी मेरी देहकी जरूरत है। अगर 
यह सच है तो में शारीरिक कष्ठकों सहनकर हिन्दुस्तानकों यह सूचना दे रहा हूँ 
कि वह मुझे धोखा न दे। अगर वह चाहे तो “ ज्षान्ति ” शब्दको, शान्तिका पालन 
करनेकी शर्तकों छोड़नेका फंसछा करे और मेरा त्याग करें। छेकिन जवतक वह 
मेरी सेवाओंको स्वीकार करता है तबतक उसे शान्ति तथा सत्यको भी स्वीकार 
करना ही होगा। 

आज तो पाँच दिनके उपवाससे ही मिबटारा हो गया लेकिन यदि छोग अब 
भी नहीं चेतेंगे तो पाँचके पत्रह और पन्द्रहके पचास हो सकते है और इस तरह मेरे 
प्राण भी जा सकते हैं। 

यह लेख मैं उपवासके तीसरे दिन लिख रहा हूँ।' मेरी आत्मा साक्षी देती है 
कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सब शान्ति तथा सत्यके मागसे ही स्वराज्य 


१, यह उपवास १९ फरवरीकों शुरू किया गया था । 


देवी चेतावनी ४४५९ 


प्राप्त कर सकेंगे, उसी मार्गसे खिलाफतकी सेवा कर सकेंगे और पंजाबके मामसलेमें 
न्याय प्राप्त कर सकेंगे। कांग्रेसमें और खिलाफतकी परिषदोमें यही मार्ग स्वीकार 
किया गया है। फिर भी यदि हम इसका त्याग करते है तो इसका मतरूव यह 
होगा कि हम धर्मके लिए या ईइवरके लिए नहीं वरन्‌ अधर्म और शैतानकी खातिर 
लड़ते है । | 

हमें दृसरोंका अनुकरण नही करना है; ग्राजी मुस्तफा कमाछ पाशाका भी नहीं। 
/ यदि दुर्बंछ व्यक्ति सबलका अनुकरण करे, वह अग्र भरेगा नहीं तो बीमार अवश्य 
पड़ेगा” यह एक वहुत ही सच्ची कहावत है। ज्ञानी अपनी प्रकृतिके अनुसार आचरण 
करता है। जगत अपने स्वभावके अनुसार चलता है। फिर बलात्कारसे क्या छाभ हो 
सकता है? में सच कहता हूँ कि हिन्दुस्तान शरीर-वलसे साम्राज्यका उपभोग कभी 
नहीं कर सकता। उससे यह आशा रखना कि वह शरीर-बलके द्वारा कुछ कर 
दिखायेगा, उसके क्षाथ बलात्कार करने-जैसा है। हिन्दुस्तानका स्वभाव शान्तिसय है। 
इसी कारण हिन्दुस्तान जाने-अनजाने शान्ति और सत्यमय असहयोगपर मोहित हो ग्रया 
है। अहमदाबाद और वीरमगाँवके पागल लोगोंका किसीने अनुकरण नहीं किया और न 
ही कोई चौरीचौराके पागल छोगोंका अनुकरण करेगा। यह हिन्दुस्तानका स्वभाव नहीं 
है, यह तो रोग है। टर्कीकी वात अछग है; मुस्तफा कमाल पाशाकी तलवार चलती है 
क्योकि प्रत्येक तुर्ककी रग-रुग्में ताकत है। तु सेकड़ो वर्षसे छड़ते चले आये है। 
हिन्दुस्तानकी जनता हजारों वर्षोसे शान्त रही है। इन दोनोमें से किस राष्ट्रकी जनताने 
ज्यादा अच्छा काम किया और किसने नहीं किया--इस समय हम इस वाद-विवादसें 
नही पड़ेंगे। हिंसा और अहिसा दोनोंका इस जगतूमे स्थान है। आत्मा और शरीर 
दोनोंका कार्य चलता है पर अन्ततः विजय आत्माकी है अथवा शरीरकी, इसपर विचार 
करनेका यह समय नही है। इसपर यदि हम विचार करना चाहें तो भले ही स्वराज्य 
प्राप्त करनेके बाद विचार करें। अभी तो हमें आसानसे-आसान उपायोंसे स्वराज्य 
प्राप्त करना चाहिए। एक क्षणमें हिन्दुस्तानका स्वभाव नहीं बदल सकता। हिन्दु- 
स्तानको का जरिये स्वतन्त्र करवानेवाले व्यक्तिकों युग चाहिए, ऐसी मेरी दृढ़ 
मान्यता है। 

हिन्दुस्तानके मुसलमान भी अगर मुस्तफा कमार पाशाका अनुकरण करते है तो 
इस्लामकी प्रतिष्ठामें वट्टा लुगायेंगे। इस्लाम शान्तिका महत्त्वपूर्ण स्थान है। शान्ति 
और सत्रका महत्त्व कोधकी अपेक्षा, तलवारकी अपेक्षा कही अधिक है। हिन्दुस्तान- 
की जनता बहुत छम्बे असंसे शान्ति और सत्यकी उपासना करती आई है। इनका 
पुनरुद्धार करके हिन्दुस्तान चाहे तो आज ही स्वसज्य प्राप्त कर सकता है अथवा इनका 
त्याय करके गुलाम बना रह सकता है। मनुष्य एक साथ पूर्व और पश्चिम, दोनो 
दिज्ञाओंमें नही जा सकता। फिलहाल तो यही स्पष्ठ दिखता है कि पदिचमका मार्ग 
मशाच्तिका, नास्तिकताका है; तथा एक हूम्बे समयसे लोगोंको इस बातको प्रतीति 
हो गई है कि पूर्वका मार्ग शान्ति और धर्मका है, आस्तिकताका है। पर्चिमका आकर्षण- 
केन्द्र इस समय इंग्लैंड है। पुरवंका आकर्षण-केन्द्र अनादि-कालसे हिन्दुस्तान रहा है। 
दुनियाको छंगता है कि इंग्लैंड साम्राज्यका स्वामी है और भारतमूमि उसकी मुख्य 


२१९२-२६ 


४५० सम्पूर्ण ग्रांधी वाहमय 


दासी है। हमारा आजका श्रयास इस दासत्वसे मुक्ति पानेका है। भारतभूमि यदि 
इस दासत्वसे मुक्त होना चाहती है तो ऐसा वह अपने प्राचीन अस्त्रों-- शान्ति और 
सत्यके द्वारा ही कर सकती है। 
समस्त पृथ्वी-तकूपर इस समय एक भी ऐसा देश नहीं है जो शारीरिक 
बलमें हिन्दुस्तानसे कम हो। अफगानिस्तान-जैसा छोटा देश भी हिन्दुस्तानकों घमका 
सकता है। 
हिन्दुस्तान किसकी सहायताके बरूपर इंग्लैडसे जूझना चाहता है? जापानकी ? 
काबुलकी ? वह जिस किसी देशकी सहायतासे इंग्लैडसे ऊड़ेगा तो उसे उसी देशकी 
दासता स्वीकार करनी होगी। अतएवं इस यूगममें यदि हिन्दुस्तान मृकत होना चाहता 
है तो उसके पास ईश्वरीय सहायताके सिव! और कोई चारा नहीं है। और ईश्वर तो 
सिर्फ सत्यका और शान्तिकः साथी है। इसलिए गोरखपुरसे मिली दैवी चेतावनीसे 
हमें यही सीखना है कि यदि हम अपना मनोर्थ सिद्ध करना चाहते है तो हम 
शाचन्तिका विकास करें। 
[ गूजरातीसे ] 
नवजीवन, १९-२-१९२२ 


१७८. केदियोंका क्‍या हो? 


एक सज्जनने बहुत छूम्बा पत्र लिखा है, उसमें से में निम्नलिखित भाग उद्धृत 
करता हूं: * 

इसी आशयका एक अन्य पत्र भी है। में जानता हूँ कि ऐसी शंका दूसरे छोगोके 
दिलोंमें भी अवश्य उठी होगी। उठी हो तो इसमें आइचर्यकी कोई वात नहीं है। 
लेकिन ऐसी शंकाओंसे पता चलता है कि ऐसे संशयात्मा लोग हमारी छड़ाईके रहस्य 
अथवा -उसकी खूबीकों अभीतक समझ नहीं पाये है। पण्डित मालवीयजीपर जो 
आक्षेप लगाया गया है वह अज्ञानवद्य ही छूगाया गया है। सविनय अवज्ञाकों बन्द 
करवानेमें पण्डितजीका जरा भी हाथ नहीं है। उसे बन्द करनेका निदचय तो अपने 
मनमें मैंने तभी कर लिया था जब मैने वारडोलीमें गोरखपुरका किस्सा सुना। मैने 
बारडोलीसे इस आशयके पत्र भी छिखे थे। मैंने अपने साथियोंके साथ सलाहमशविरा 
किया और कार्य-समितिकी बैठक बुलानेका निश्चय किया। उसके बाद वम्बई गया। 
पण्डितजी भी अगर यही माँग करें तो इसमें आइचर्यकी कोई वात नहीं है। छेकित 
हमने जो निवचय किया है वह मेरा और कार्य-समितिका है, पण्डितजीका इससे कोई 
ताहलक नहीं है। 


१, उक्त संक्षिप्त गंश यहाँ नहीं दिया था रहा है । पत्र-छेखकने पूछा था कि हजारों नेता भौर 
असंख्य लोग जेलमें हैं, उनके सम्बन्धमें क्या पण्डित माल्यीयजीकों कोई चिन्ता नहीं है; यदि है तो णव 
भे सब छोग जेल्में हैं, वे समझौता करानेकी कोशिश क्यों कर रहे हैं। 


कैदियोंका क्या हो ? ४५१ 


आइए, अब इसके गृणदोषोंपर विचार करें। क्या अपनी प्रतिज्ञाको भंग करके 
भी कौदियोंको छड़वाना हमारा धर्म है? सत्याग्रहका अर्थ ही यह है कि राज जाये, 
पाट जाये, कुटुम्ब जाये अथवा प्राण जायें तो भी हम सत्यको त छोड़ें। सत्यको छोड़कर 
यदि हम कौदियोंकों रिहा करवायेंगे तो स्वयं कैदी ही छरमिन्दा हो उठेंगे। वे तो 
स्वराज्य मिलनेपर ही रिहा होना चाहते है। वे सम्मानपूर्वक रिहा होना चाहते 
हैं। वे दुःख भोगनेंके लिए ही जेल गये है। वे दुःखको सुख मानते हैं तथा बाहर * 
रहकर जो सुख मिलता है उसे दुःख मानते है। इसलिए हमने जो कदम उठाया 
है वह यदि अन्य दृष्टियोसे सही हो तो उनके खयालसे भी हम उसे वापस नहीं 
ले सकते। 

इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञाकों चालू रखकर भी क्या हम उन्हें रिहा करवा 
सकते थे ? उन्हें रिहा करवानेकी शक्ति तो हमारी शान्तिमें ही निहित थी। बारडोली 
अपने बलका प्रदर्शन तभी कर सकता था जब देशके अत्य भाग शान्तिका पान 
करते। शान्ति और अद्यान्ति दोनों साथ-साथ कर्दाँपि नहीं चछ सकती। रात और 
दिन दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते। इसलिए हम चाहे जिस तरहसे विचार करें 
हमें एक ही उत्तर मिलता है और वह यह कि सविनय अवज्ञाकों मुल्तवी करनेके 
सिवा हमारे सामने और कोई चारा न था। 

उसका अर्थ यह नहीं कि अब हमें कुछ नहीं करना है। क्षत्रियकों यदि एक 
मार्ग अनुकूछ नहीं पड़ता तो वह किसी दूसरे ऋजु मार्गकी खोज करता है। जिस 
स्थानसे वह भ्ठक जाता है वहाँसे वापस मूछ स्थानपर आकर अपने बरूकों आजमाता 
है। वेसा ही हमें भी करना है। कैदियोंको कोई भूलनेवाला नही है। 

पण्डितजीकी आत्मा भीतर-द्वी-मीतर कितनी व्याकुल है सो मैं अच्छी तरहसे 
जानता हूैँ। वे कैदियोंकों छुड़वानेके लिए उतने ही उत्सुक है जितने हम। वे भी 
हिन्दुस्तानकी मुखश्रीको उज्ज्वल रखते हुए ही कीदियोंको छुड़वाना चाहते है। 

[ गूजरातीसे | 
सवजीवन, १९-२-१९२२ 


१७९. टिप्पणियाँ 
बारडोलीकी जनतासे 


आपने खूब अच्छा काम किया। सविनय अवज्ञाकौ आपकी किसी भूलके कारण 
नहीं वरन्‌ गोरखपुरकी भूलके कारण बन्द करना पड़ा है। छेकिन हम सब भारतवर्षके 
है इसलिए गोरखपुरकी भूछका प्रभाव हमपर भी पढ़ता है। 

सिपाहीके लिए तो लड़ना अथवा न लड़ता एक समान होता है। उससे अगर 
लड़मेके लिए कहा जाता है तो वह लछड़ता है ओर अगर झुकनेको कहा जाये तो 
बह रुक जाता है। कार्य-समितिने झकनेके लिए कहा है इसलिए बारडोलीको रुकना 
चाहिए और लगान तुरन्त भरकर अपनी सिपहगरी सिद्ध करनी चाहिए। 

सविनय अवज्ञा भले ही स्थगित हो जाये परल्तु सत्याग्रह तो कभी स्थगित नही 
होता। सत्याग्रह तो हमें प्राणोंके समान प्रिय होता चाहिए। इसलिए सत्यको ही अनन्‍्य 
भावसे वरण करनेके लिए, तथा उसके प्रतीक स्वरूप कार्य-समितिने जो प्रस्ताव पास 
किया है हमे उसका पूर्णतः पाछन करना चाहिए। 

यद्यपि बारडोली-निवासी सविनय अवज्ञा करनेके लिए बेचैन हो रहे थे तथापि 
उनमें त्रृटियाँ तो थी ही। मेरी आपसे विनय है कि आप उत्त सब त्रुट्यींकों दूर 
क्र सविनय अवज्ञाके लिए और भी अधिक योग्य बनें। 

बारडोलीमें रहकर मैने यह देखा कि वहाँ जिन्हें 'काछी परज कहा जाता है 
उनकी स्थिति छगभग गुलामोंकी-सी है। उजले वर्गोंके छोगोंका कत्त॑व्य है कि वे उन्हें 
अज्ञानसे मुक्त करें। उनका उजलापन इसीमें है। 'काली परज ' के घरोंमें चरखेका 
प्रवेश होना चाहिए। उनके सारे बच्चे राष्ट्रीय स्कूलोंमें आने चाहिए। और उन्हें 
भी सामान्य ज्ञान मिलना चाहिए। 

बारडोलीकी जनता कांग्रेसकी समस्त शर्तोका पूरा-पूरा पालन करके और भी 
योग्य बने, ऐसी मेरी कामना है। 

शराब तो काली परज' ही पीते हैं। उनके घर जाकर उन्हें समझा-बुझाकर 
उनकी शराबकी आदतको छुड़ाना चाहिए। इसके लिए उन्हें दूध, छाछ अथवा शवकर- 
का पाती आदि देना चाहिए। हु 

आप आज भी पंचायतोंकी स्थापता कर अपने झगड़ोंकों आपसमें ही निबग 
सकते हैं। अपने स्कूलोंका विकास करके अपने बच्चोंकों सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान कर 
सकते है। हरएक घरमें चरखा चालू करके तथा बुनकर और पीजनेवाले तैयार करके 
अपनी आयमें वृद्धि कर सकते हैं और आय्िक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं; एवं 
उससे प्राप्त होनेवाले छाभसे ही आप अपनी अदालतोंका, स्कूलोंका, मचनिषेधका तथा 
स्वदेशीका काम चला सकते हे। 

काग्रेसने आपको इसके उपाय भी सुझा दिये है। एक उपाय यह है कि प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष काग्रेसक सदस्य बन जाये और दूसरा यह कि तिलक स्व॒राज्य-कोषमें आप 
सब अपनी गत वर्षकी कमाईका एक प्रतिशत दें। 


टिप्पणियाँ ४५३ 


आप जो स्वतन्त्रता चाहते हूँ उसका अधिकांश आपको इतना करनेसे ही मिल 
जायेगा और अब तो आप सविनय अवज्ञाके योग्य तभी बन सकेगे जब आप इतनी 
स्वतन्त्रता सुव्यवस्थित ढंगसे प्राप्त कर छे। 


प्रत्येक गृजरातीसे 


जो बात बारडोछीके निवासियोंपर लागू होती है वही प्रत्येक गृजरातीपर भी 
लागू होती है। सविनय अवज्ञा बन्द रहनेका तात्पयें यह है कि हम उसके लिए और 
अधिक योग्यता प्राप्त करें। अतएवं हमें कांग्रेस द्वारा निश्चित रचनात्मक कार्येकों पूरा 
करनेमें लग जाता चाहिए। 

में जानता हूँ कि अब्बास साहबके खेड़ा जिलेको, जो भारी उत्साह दिखा रहा 
था, बहुत निराशा होगी। जो व्यक्तिगत रूपसे सविनय अवज्ञा करनेके लिए तैयार हो 
रहे थे उन्हे अब कर देना बहुत अखरेगा। लेकिन उनकी सिपहगरी तो इसीमें है कि 
वे ऐसा न मार्ते और कर देकर रचनात्मक कार्यमें तललीन हो जायें। अब हम देख 
सकते है कि प्रत्येक व्यक्तिको काग्रेसका सदस्य बननेके लिए राजी करना और उसकी 
वाषिक आयका एक प्रतिशत भाग प्राप्त करना उससे जेल जानेकी बातको स्वीकार 
करवानेकी अपेक्षा कही अधिक मुदिकल काम है। जब हम इल सब कोर्योको पूरा 
कर लेंगे तब केवल बारडोली ही नहीं, समस्त गूृजरात सविनय अवज्ञा आरम्भ कर 
सकेगा। ; 


अहमदाबाद और सूरत»निवासियोंसे 


राष्ट्रीय स्तरवर सवितय अवज्ञा बन्द हो गईं है लेकिन आपके पास तो सुवर्ण 
अवप़र है। आपको स्थानीय तकलीफ है और आप अपने स्थानीय जौहरको अच्छी 
तरह सिद्ध कर सकते है। सरकारने आपकी इच्छाके विरुद्ध अपनी समितियाँ नियुक्त 
की है।' उतमें आपके साथी नागरिक काम करनेके लिए तैयार हो गये है, यह्‌ 
देखकर मुझे तो बहुत दु.ख हुआ है। छेकिन उससे निराश होनेकी कोई जरूरत नहीं । 
वे छोय नागरिकोंके सहयोगके बिना काम-काज नहीं चला सकेंगे। उन समितियोंके 
स्कूलोंमें आपके बच्चे तभी जा सकेंगे जब आप उन्हें भेजेंगे, आप अपनी इच्छाके 
विरुद्ध कर भी न दें। फिर चाहे एक ओर आपकी इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती नियुक्त 
की गई सरकारी समित्तियाँ काम करें तथा दूसरी ओर आप छोगोंकी अपनी' संस्था । 
उस हालतमें लोगोंको मालूम हो जायेगा कि कौन किसके साथ है। 
, ., इस कार्यकों आप अत्यन्त विनम्रतापूर्वक तथा अत्यन्त शान्तिके साथ चल्य सकते 
हैं। [सरकार हारा नियुक्त ] समितियोके साथ सलाह-मशविरा करके आप जितना 
भार उठ सकते हैं उतना आप उठा लें और जो आपके बसका न हो उसे छोड़ 
द। में दोनोंके वीच एक सभ्यतापूर्ण संघर्ष देखनेके छिए उत्सुक हूँ। यदि कोई एक पक्ष 


१. सेसलाजकी इस कारेबाईके छिए जिम्मेदार परिस्थिततियोंके लिए बेखिए “ नगरपास्चायोंपर निपत्ति ”, 
१५-२२-१९२१ । 


४५४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मर्यादाका उल्लंघन नहीं करेगा तो दूसरे पक्षकों निस्सन्देह मर्यादाका पान करना 
ही होगा। अतएवं यदि नाग्रिक एक भी कटु वचन बोले बिना अपना काम करते 
रहेंगे तो वे अवश्य विजयी होंगे। दोनों शहरोंके नांगरिकोंका पहला कर्त्तव्य तो यह है 
कि एक भी राष्ट्रीय स्कूछ उनके हाथसे न जाने पाये। उसके लिए तो सिर्फ उत्साही 
कार्यकर्त्ताओं तथा घनकी आवश्यकता है। यदि हम इन द्रोनोंको इकट्ठा न कर पाये 
तो हम निश्चय ही पराजित होंगे। 


ढसा दरबारका सत्याग्रह 


देसाई गोपालदास काठियावाड़में ढसा नामक गाँवके दरवार हैं ।' वहाँके छोगोंका 
जीवन अत्यन्त सरल ओर सुखी है। दरबार और प्रजाके वीच पिता-पुत्र जैसा मीठा 
सम्बन्ध है। ढसामें स्वदेशी, अस्पृदयता-निवारण आदि आन्दोलन बड़े जोरोंसे चल रहे 
है। लेकिन जब अब्बास साहवने खेड़ा जिलेकी व्यवस्था अपने हाथमें ली तब पाटीदार 
होनेकी वजहसे देसाईजी अपनेको रोक न सके और अपनी धर्मंपत्नीकों ढसाका 
कार्यभार सौंपकर खेड़ा जिलेके आन्दोलनमें कूद पड़े। उनके और कमिदनरके बीच 
हुए पत्र-व्यवहारकों सबने देखा है। देसाईजी द्वारा लिखे प्रत्येक पन्रमें उनका सत्याग्रह 
उमरकर प्तामने आ जाता है। राष्ट्र ऐसे लोगोंके त्यागसे ही उन्नति करेगा। जापानके 
अमीर-उमराबोंने जब अपनी जागीरें और अपना सर्वस्व राष्ट्रकों अपँग कर दिया तब 
देखते-देखते जापानका वातावरण बदल गया। गरीब लोग भी इस त्यागके महत्त्वको 
समझ गये और सब राष्ट्रके कार्यमें जुट गये | इसी तरह जब हिन्दुस्तानमें अनेक दरार 
और जागीरदार राष्ट्रके लिए त्याग करने लगेंगे तब गरीब और अमीरके बीच जो 
संगम होगा उसे देखकर संसार चकित हो उठेगा। असहयोग आन्दोलनमें फिलहाल 
तो भुख्यरूपसे गरीब और मध्यम-वर्गके छोय ही भाग ले रहे हैं। यह बात देशके लिए 
कुछ हृदतक खतरनाक भी है। यदि धनिक वर्ग भी इस आन्दोलनमें पुरा-पूरा भाग 
ले तो इस समय जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गईं है वह भी दूर हो जाये। उसके लिए 
साहस और क्षत्रियत्वकी आवश्यकता है। देसाईजीने इन दोनों ग्रुणोंका परिचय दिया 
है। मुझे उम्मीद है कि दूसरे छोग भी उनके इस उदाहरणसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। 


गोपिन्दजी वसनजीकां भामला 


बम्बईके सुप्रसिद्ध मिठाईवाले ग्ोविन्दजी वसनजी जेलमें विराजमान है। इस 
मामलेपर मैँ काफी पहले छिखना चाहता था लेकिन मेरे पास मामलछेके कागजात नहीं 
थे, इसलिए ऐसा करनेमें असमर्थ रहा। थे कागजात मुझे अभी-अभी प्राप्त हुए हैं। 

श्री गोविन्दजीको जेलमें छः महीने आराम करना है। उन्हें सपरिश्रम कारावासका 
दण्ड मिला है, इस बातका मैं और भी अधिक स्वागत करता हूँ। सादी कैद भोगनेवाल्े 
वस्तुतः कैद नहीं भोगते, ऐसा मेरा अनुभव है। जेलका आतनत्द तो सपरिश्रम कारा- 
वासका दण्ड पानेवालों को ही मिलता है। सादी कैदवालों के ऊब जानेकी सम्भावना 
रहती है। परिश्रम करनेवालों के दिन आसानीसे गुजर जाते हैं। हमारा मन जेलको 


१. गुणरात-का्यिवादमें छोटी रिवासतोकि-राणामेकि लिए प्रचल्ति शब्द । 


टिप्पणियाँ ४५५ 


महल वना सकता है और अगर हम निरन्तर इसी बातका विचार करते रहें कि 
हम जेलमें बन्द है तो वह उसे कष्टकारक भी बना सकता है। असहयोगीको यदि 
जेल कष्टकारक लगती है तो वह असहयोगी कहछा ही नहीं सकता। मीराबाईको 
जहरका प्याला अमृतके समान जान पड़ा। सुकरातने जहरके प्यालेको अपने हाथमें 
छेकर आत्माकी अमरताके सम्बन्धमें अपने प्रिय शिष्यकों ऐसा व्याख्यान दिया जिसे 
संसार सदैव याद रखेंगग। उनकी मधुर भाषासे यह सिद्ध हो जाता है कि जहर देने- 
वाले दरोगा अथवा जहर पीनेकी सजा देनेवाले न्‍्यायाधीक्षके प्रति उनके मनमें तनिक 
भी हेष अथवा रोष न था! संसारके इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हूँ। 

असहयोगियोंको अदालतोंका त्याग सिर्फ राजनीतिक मामढछोंमें ही नही करना है। 
उनपर किसीने कोई गनन्‍्दा आरोप छग़ाया हो तो भी जिन अदालतोका उन्होने परित्याग 
कर दिया है उन अदालतोंमें वे अपना बचाव नहीं कर सकते। अपराध करना, 
दुःख की बात है; जगत्‌ हमें अपराधी माने इसमें दुःखका कोई कारण नहीं। अपने 
पापको छिपाकर रहनेवाले अनेक पापी धर्म-घूरूघर कहलाते है और भाररूप होकर 
पृथ्वीपर विचरण करते हूँ। लेकिन उन्हें अपने जीवनमें जय मिलती हो, ऐसी बात 
नही; उन्हें तो हम जगत॒के ठग मानते है । 

अदालतोंमें जिन छोगोंकों सजा होती है उन सब लोगोंकों हम अपराधी नहीं 
मानते, बल्कि प्रत्येक अनुभवी व्यक्तिको मालूम है कि अनेक निर्दोष व्यक्तियोंको 
अदाल्तोंमें सजा हो जाती है और दोषी छूट जाते है। एक वकीलके रूपमें मैने भी ऐसे 
अनेक उदाहरण देखे हों। अदालतोंमें जाना चौपड़की बाजी खेलनेके समान है। किसीका 
दाव सीधा पड़ता है और किसीका उलछटा। जिसका दाव सीधा पड़ता है उसे ही 
योग्य माना जाता हो तो बात नहीं। चौपड़ खेलनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अनेक 
उदाहरणोंकी याद कर सकता है जिसमें कोई खिलाड़ी बार-जार हारता ही जाता है 
ओर लाख प्रयत्न करनेपर भी उसका दाव सीधा नही पड़ता। दुर्योधन जीत गया और 
पाण्डवोंकी हार हुई, सो कोई इस कारण नही कि पाण्डबोंको जुआ खेलना नही आात्ता 
था। बेचारे युधिष्ठिरने मेहनत करनेमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन पाण्डवोंको 
तो अमर होना था। धर्मके साथ हमेशा दुःख-ही-दुःख जुड़ा हुआ है--यह बात 
उन्हें फिरसे सिद्ध करनी थी। इसीलिए पाण्डव पराजित हो गये लेकिन इन पराजित 
पाण्डवोंकी आज जमभत्‌ पूजा करता है। 

श्री गोविन्दजीकी दुनिया तो उनके मित्र है। उनके मित्र उनके सम्बन्धमें क्या 
सोचते है ? मुझे अभीतक उनका एक भी ऐसा मित्र नहीं मिला जो उन्हें अपराधी 
मानता हो। मेरी आँखोंके सम्मुख अब भी उनका आँसुओंसे भीगा चेहरा है। उनपर 
मुकदमा चढेगा अथवा क्या होगा, इसकी जब मुझे खबरतक न थी, उस समय मेरे 
सन्देहको दुर करनेके लिए बीमारीकी हालतमें भी वे मेरे पास ओये और उन्होने 
रोते-रोते मुझे बताया कि उन्होंने किसी भी व्यक्तिको भड़कानेमें तनिक भी भाग नहीं 
लिया है। उन्होंने गद्गद कंठसे कहा : “ भेरे खयालमें आप इतना तो मानेंगे कि मुझमें 
कमसे-कम इतनी समझ तो है कि जिन पारसियोंके साथ मेरा उठना-बैठता है, जिनकी 


४५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


वदौछूत में धतवान वना हूँ उनके विरुद्ध अगर में किसी व्यक्तिको भड़काऊँ तो जगत 
तथा ईइवरके प्रति अपराधी ठहरूँगो।” उन्होंने ऐसे ही और भी बहुत-कुछ कहा 
और मुझे अपने निर्दोष होनेका विश्वास दिल्यया। 

में मानता हूँ कि यदि उन्होंने अपना बचाव किया होता तो ने अवश्य छुट जाते। 
अच्छे-अच्छे वकीछोंने उन्हें अपनी ओरसे यह कहलवाया कि वे उनकी पैरवी करनेके 
लिए तैयार है। छेकित उनकी बहादुर माँने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा: “मेरा 
बच्चा सत्थाग्रही है। में जानती हूँ कि वह निर्दोष है। वचाव न करनेपर उसका जेल 
जाना सम्भव है। लेकिन अगर की हुई भ्रतिज्ञाको वह तोड़ता है तो मुझे और हमारे 
कुलको लजायेगा। मुझे उसका बचाव नहीं चाहिए ”, ऐसा कहकर उस वहादुर माँने 
अपने लड़केको (अदालतमें अपना बचाव पेश करनेके संकटसे) वचा छिया। गोविन्दजी- 
को अगर माँका वलछ और आशीर्वाद प्राप्त न होता तो कदाचित्‌ वे लालचमें पड़ 
जाते। लेकिन उन्होंने जेल जाना स्वीकार करके अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया है। 
ऐसे उदाहरण बहुत कम है जिसमें अपनी प्रतिष्ठाको वट्टा पहुँचानेवाले आरोपके वावजूद 
असहयोगियोंने अपना बचाव न किया हो। श्री ग्रोविन्दती वसनजी हमारी वघाईके 
पात्र हैं। उनके दृष्टान्तकों में अनुकरणीय समझता हूँ। 

मेरे इस कथतसे कि अगर श्री गोविन्दजी अपना वचाव करते तो छूट जाते कोई 
यह न मान बैठे कि अगर यह वात है तो फिर अदालतोंका त्याग किया ही क्यों जाये ? 
हमें अन्य [अराजनीतिक | आरोपोंके विरुद्ध भी बचाव करनेकी छूट क्यों न मिल्े। 
ऐसे प्रतोभनोंके कारण ही इस जगतूमें असत्य गौर छल-कपट फढले-फूले हैँ। ब्रिटिश 
अदालतोंमें कभी किसीको न्याय मिलता ही नहीं--ऐसा तो किसीने कदापि नहीं 
कहा। लेकिन जहाँ तनिक-सा भी राजनीतिक प्रसंग होता है वहाँ इन अदालतोंमें 
न्याय मिलना लगभग असम्भव होता है, कौन ऐसा भारतीय है जो इस तथ्यसे परिचित्त 
नहीं है? तिलक महाराजने अपने बचावकी भारी कोशिश की। उस समय हम 
इसमें कोई दोष नहीं मानते थे । उस समय तो बचाव करना ही धर्म था। लेकिन वे 
बच नहीं पाये। पंजावर्में लाला हरकिशनछाल आविने वकीलॉपर पानीकी तरह पैसा 
बहाया, केकिन क्या वे बच सके? और यह तो हम जानते ही हैं कि छाछा छाज- 
पतराय, चित्तरंजन दास, मौलाना अवुल कलाम आदि विलकुल निर्दोष है। हम यह भी 
जानते हैं कि अगर उन्होंने बड़े-बड़े वकीलोंको नियुक्त किया होता तो भी वे बच न 
पाते। इसी कारण जहाँ राज्यसत्ता मदान्ध हो जाती है वहाँ उसकी ओरसे मिलनेवाक्े 
मामूली छाभोंका त्याग करना धर्म माना गया है। अदाछतें राज्यसत्ताका बहुत 
जबरदस्त स्तम्भ हैं। सामान्य स्थितिमें यह सम्भव है कि छोग इसका छाभ उठाये, 
लेकिन समझदार छोग ऐसी सहायताके प्रदोभनमें नहीं आते। 

भादिया भाई-बहनोंसे 


एक भाटिया' सज्जन लिखते हैँ: 


१. कच्छकी एक व्यापारी जाति । 
२. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा दे । 


पत्र : जवाहरलाल नेहरूको '४५७ 


भाटिया छोगोंते देशसेवा करनेमें कोई कसर नही रखी है। धनवान होनेके कारण 

उन्होने खूब पैसां दिया है। कुछ-एक भाटिया बहनें अपना समय देकर बहुत्त ञच्छी 
देशसेवा कर रही हैं। तथापि धनिक-वर्गके लिए खादी अपनाना अब भी मुश्किल मालूम 
हो रहा है। उसका कोई समुचित कारण नही है। जिनपर देशसेवाका रंग चढ़ चुका हैं, 
थे जो सेवा आवश्यक होगी उसे किये बिना न रहेंगे। स्वदेशी अर्थात्‌ चरखा चलाने 
और खादी पहननेके समान अन्य कोई सेवा नहीं है। यह ऐसा धर्म है जिसका पाछन 
करना आसाव है और जिसमें कोई जोखिम भी नहीं है। तथापि उसके परिणाम अत्यन्त 
भहत्त्वपपूर्ण है। यदि हिन्दुस्तानके अमीर छोग खादी पहननेके धर्मको स्वीकार करें 
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे विचित्र कहा जाये। अंग्रेजोका इतिहास साक्षी 
है कि उन्होंने वाहरसे आनेवाली लेसों आदिका त्याग कर केवल इस्लैडमें ही बनने- 
वाले मोदे कपड़ेसे अनेक वर्षोतक निर्वाह किया था। उनमें अमीर-उमराव भी 
शामिल थे। जिसे इस बातकी समझ आ जाये कि खादीसे ही हिन्दकी भुखमरीका 
नाश होगा, खादीसे ही हिन्दकी गरीब स्त्रियोकी पवित्रताकी रक्षा हो सकेगी, खादीसे ही 
अकालका निवारण होगा, क्या वह विदेशी अथवा मिल्‍लूका कपड़ा पहन सकता है? 
मुझे उम्मीद है कि भाटिया भाई-बहन अपनी शिथिलता छोड़कर खादी तथा चरखेके 
धर्मंको सम्पूर्ण रूपसे स्वीकार करेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १९-२-१९२२ 


१८० पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों" 


बारडोली 
१९ फरवरी, १९२२ 

प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे मालूम हुआ है कि तुम सबको कांर्ये-समितिके प्रस्तावोसे' भयंकर पीड़ा 
हुई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है और [तुम्हारे | पित्ताकी बात सोचकर मेरा दिल 
दूठता है। उन्हें जी पीड़ा हुई होगी, उसकी मैं स्वयं कल्पना कर सकता हूँ। परन्तु 
मुझ यह भी महसूस होतर है कि यह पत्र अनावश्यक है, क्योंकि में जानता हूँ कि 
पहले आघातके वाद स्थिति सही तौरपर समझमें आ गईं होगी। बेचारे देवदासकी 
वचपन-भरी नासमझ्िियोंके कारण हमें उद्विग्न नही होना चाहिए। यह सका सम्भव 
है कि उस गरीब छड़केके पैर उखड़ गये हो और उसका मानसिक सन्तुलन जाता रहा 


भेजा गया था; देखिए भगछा शीरषक। ( विजयलद्मी ) के णरिये 
२. ११ और १२ फरवरीको पास किये प्रस्ताव । 


४५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हो, परन्तु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि असहयोग-आन्दोलनसे सहानुभूति 
रखनेवाली ऋुद्ध भीड़ने पुलिसके सिपाहियोंकी वहशियाना ढंगसे हत्या की। इससे भी 
इनकार नहीं किया जा सकता कि उस भीड़में राजनीतिक चेतना थी। ऐसी साफ 
“ चैतावनीपर ध्यान न देना अपराधपूर्ण काम होता। 

में तुम्हें बता दूं कि इस घटनाके बाद मेरे लिए कोई चारा नहीं रह गया 
था। वाइसरायको पत्र' भेजते समय मन दंकाओंसे खाली नही था, जैसा कि उसकी 
भाषासे जाहिर है। मद्रासकी कारंवाइयोसे भी मैं बहुत अशान्त हुआ था, लेकिन मैंने 
चेतावनीकी आवाजको दवा दिया। मुझे कलकत्ता, इलाहाबाद और पंजाबसे हिन्दुओं 
और मृसलमानोंके पत्र मिक्के और ये सभी गोरखपुरकी घटनासे पहले मिले थे। उन्होने 
मुझे छिखा था कि सारा दोष सरकारी पक्षका ही नहीं है, हमारे छोग आक्रमणकारी, 
उद्धत, धमकी देनेवाले बनते जा रहे हैं। वे हाथसे निकलते जा रहे हैं और उनका 
रवेया अहिंसात्मक नहीं है। जहाँ फीरोजपुर जिरकाकी घटना' सरकारके लिए अपयण- 
कारी है, वहाँ हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। हकीमजीने बरेलीकी वावत शिकायत 
की। मेरे पास झज्जरके बारेमें वड़ी शिकायतें हैँ। शाहजहाँपुरमें भी टाउन हालपर 
जवरदस्ती कब्जा करनेकी कोशिश की गईं। कन्नौजसे तो खुद कांग्रेसके मन्त्रीने तार 
दिया कि स्वयंसेवक उद्ण्ड हो गये है। वे हाईस्कूलपर घरना देकर सोलह वर्षसे 
छोटे छड़कोंको भी स्कूछ जानेंसे रोक रहे हैं। गोरखपुरमें छत्तीस हजार स्वयंसेवक 
भरती किये गये, जिसमें से सौ भी कांग्रेसकी प्रतिज्ञाका पाछन नहीं करते। जमना- 
छालजी मुझे बताते है कि कलकत्तामें घोर अव्यवस्था है। स्वयंसेवक विदेशी कपड़े पहनते 
हैं और अहिसाकी प्रतिज्ञासे कतई वबँचे हुए नहीं हैं। ये सव खबरें और दक्षिणसे इससे 
भी ज्यादा खबरें भेरे पास पहुंची थीं कि चौरीचौराके समाचारोंने वारूदमें जवरदस्त 
चिनगारीका काम किया और आग छम गई। मै तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 
यह चीज मुल्तवी न कर दी जाती तो हम अहिसक संघर्षके वदले वस्तुत: हिंसक 
संघर्ष चलाते । वेशक यह सच है कि अहिंसा देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक 
गुछावके इत्रकी खुशवूकी तरह फंछ रही है। परन्तु हिसाकी दुर्गन्‍्ध अंव भी जबरदस्त 
है और उसकी उपेक्षा करता, था उसके जोरकों घटाकर देखना वुद्धिमानी नहीं है। 
हमारे इस तरह पीछे हटनेंसे उद्देश्यमें प्रगति होगी। आन्दोछन अनजानैमें सही रास्तेसे 
हट गया था। अब हम फिर राहपर वामस आ गये है और फिरसे सीधे भागे बढ़ 
सकते हैं। तुम प्रतिकूल स्थितिमें हो, इसलिए घटनाओंको सही रूपमें नहीं देख सकते 
और में अनुकूल स्थितिमें हूँ इसलिए मै उन्हें सही रूपमें देख सकता हूँ। _ 

क्या मैं तुम्हें दक्षिण आफ्रिकाका अपना अनुभव वताऊं ? हमारे पास जेडोंमें सभी 
तरहकी ख़बरें पहुँचाई जाती थीं। अपने पहले अनृभवके दौरान दौ-तीन दिनतक तो में 
चटपटे समाचार सुनकर खुश होता रहा, लेकिन मैंने फौरन समझ लिया कि इस तरह 
चोरीसे खबरें पानेमें मेरा दिलचस्पी छेना विलकुल व्यर्थ है। मैं कुछ कर नहीं सकता 


१. १ फरवरी, १९श२का । 
२. २३ दिसम्बर, १९२१ की गोलीवारी । 


पत्र : जवाहरलाल नेहरूको ४५९ 
था; मैं छाभप्रद सन्देश नहीं भेज सकता था और मे व्यर्थ ही अपनी आत्माकों कष्ट 


पहुँचाता था। मैने अनुभव किया कि जेलमें बैठकर आन्दोलनका पथ-प्रदर्शन करना मेरे 
लिए असम्भव है। इसलिए मैं तबतक प्रतीक्षा ही करता रहा जबतक कि बाहरवालोसे 
मिलने और उनसे खुलकर वातें करनेमें समर्थ नही हुआ। फिर भी, मेरी बात सच 
मानो, मैने केवल सैद्धान्तिक दिलचस्पी ली; क्योंकि मेने महसूस किया कि कोई निर्णय 
करना मेरे अधिकारके बाहर है और मैने देखा कि में बिलकुल सही रास्तेपर हूँ। 
मुझे याद है कि किस तरह हर बार जेलसे छूटनेके समयतक मेरे जो विचार बनते 
थे, उन्हें तुरन्त रिहाईके बरद और रूबरू जानकारी मिलनेपर बदलना पड़ता था। 
जो कुछ भी हो, जेलके वातावरणके कारण हमारे मन सारी बातें नही रहती। 
इसलिए में चाहँगा कि तुम बाहरकी दुनियाकों अपने खयालसे ही निकाह दो और 
यह समझ लो कि वह है ही नहीं। में जानता हू कि यह काम बहुत ही कठिन है, 
परन्तु यदि कोई गम्भीर अध्ययव शुरू कर दो और शरीर-श्रमका कोई काम हाथमें 
ले लो तो यह काम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कुछ भी करो, 
मगर चरखेसे तन उकताओ। तुम्हारे और मेरे पर्स अपने-आपसे सखिब्त होनेके कारण 
हो सकते है, क्योकि हमने बहुत-से ऐसे काम किये है और ऐसी बहुत-सी बातोंका विश्वास 
किया है । किन्तु इसपर अफसोस करनेके लिए कभी कोई करण नही मिलेगा कि हमने 
चरखेपर क्यों श्रद्धा केन्द्रित की या मातृभूमिके नामपर हमने रोज इतना अच्छा सूत 
क्‍यों काता। तुम्हारे पास ' भगवद्गीता ' का एडविन अर्नाल्‍ड कृत अनुवाद तो है । मैं 
तुम्हें एडविन अर्नाल्ड-जैसा बेमिसारू अनुवाद तो नहीं दे सकता, मगर मूल संस्कृतका 
उल्था यों है, “सत्प्रयत्न बेकार नहीं जाता, नष्ट तो होता ही नहीं। इस घधर्मका स्वल्प 
पाछन भी मनुष्यकों महान्‌ भयसे बचा छेता है।” इस धर्मका आशय कर्मयोगसे है और 
हमारे युगका क्मंयोग चरखा है। प्यारेछालकी माफंत मेरा खून जमा देनेवाली बातें 
तुमने कहलाई थी, छेकिन अब तुम्हारा उत्साहवर्घक पत्र आना चाहिए। 


तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
ए बंच ऑफ ओहड लेटर्स 


१८१. पत्र: विजयलक्ष्मी पण्डितको 


[वारडोली 
१९ फरवरी, १९२२] 
प्रिय सरूप,' 

अगर तुम्हारा खयारू है कि उपर्युक्त पत्रसे! छलखनऊके वन्दियोंको कुछ ढाढ़स 
मिल सकता है तो अगली वार जब तुम जवाहरछालछसे मिलो तब इसको पढ़कर सुना 
देना। वैसे भी मुझे जरूर बताना कि वहाँके क्या हाल-वाल हैँ। बाशा है, तुम 
लोगोंमें से कोई दिल्ली आ रहा है। तुम्हारे नाम लिखे पिताके पत्रोंमें से एक रणजीतने 

मेरे पढ़नेके लिए भेजा था। 


तुम्हारा, 
बापू 


[पुनरच : | प्योरेछाल बताते हैं कि तुम्हारे नाम भेजा पत्र देरसे मिलनेकी 
सम्भावना रहती है। इसलिए यह पत्र दुर्गाकी मार्फंत भेजा जा रहा है। 


[अंग्रेजीसे ] 
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटरसे 
१८२९ तार: देवदास गांधीको 
बारडोली 
देवदास गांधी 
कांग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 


यदि सम्भव हो तो बिल्ली अवश्य आशओ।* 
वापू 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७९४५) की फोटो-तकलसे | 


१. श्रीमती विजपरूद्मी पण्डित; जवाहर॒ठल नेहरूकी बहन ! 

9, देखिए पिछला शीपैक । 

३. २४ और २० फरवरीकों होनेवाली भखिल मारतीय कांग्रेंस कमेटीकी बैकमें मांग छेनेके लिए 
गांधीजी अपने पंच दिनंके उपवासके वाद दिल्डीके लिए रवाना दोनेवाछे ये । 


१८३. पत्र: अ० भा० कां० कसेटीके अध्यक्षको 


बारडोली 
२२ फरवरी, १९२२ 
सेवामें 
अध्यक्ष कार्य-समिति, 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, दिल्ली 
महोदय, 


पिछली ३१ जनवरीको सूरतमें हुईं कार्य-समितिकी बेठकर्में निम्नलिखित भ्रस्ताव 
पास किया गया था: 

यह कार्य-सम्िति लिखित रूपसे अपनी यह वृढ़ धारणा व्यक्त करती है 
कि भारतकी राजनीतिक दशाके बारेमें विदेशोंमें सही खबरें पहुँचाना नितान्त 
आवश्यक है! और विदेश्ञॉर्मे प्रचार सम्बन्धी सारा पत्र-व्यवहार जो इस समितिके 
मन्‍्त्रोके पास है वहु सबका-सब महात्मा गांधीके हवाले करती है। और प्रार्थना 
करती है कि वे श्ञीत्र ही इस सम्बन्ध एक निश्चित योजना तंयार करें ताकि 
यह समिति अग्रली बेठकर्मे उसपर विचार कर सके। 


प्रस्तावपर तथा मन्त्री महोदय द्वारा भेरे पास भेजे गये कागजोंको पढ़ने तथा 
उतके मजमूनोंपर विचार करनेके बाद मेरा निवेदन है: 

मेरे विचारसे वर्तमान स्थितिमें यह न केवरू अर्वांछत्ीय है वरन्‌ हानिकर सिद्ध 
हो सकता है कि किसी अन्य देशमें कोई ऐसा कार्यालय स्थापित किया जाये जो उस 
देशमें भारतकी राजनैतिक दशाकी सही जानकारी कराता रहे। भें ऐसा क्यो मानता 
हूँ इसके कारण नीचे दिये जाते है: 

अव्वल तो यह है कि उससे जनताका ध्यान बट जायेगा, और बजाय इसके 
कि छोगोंको इसकी अनुभूति होने छूगे कि हमें पूरी तरह अपनी शक्तिपर निर्भर 
रहना है, वे इस विषयमें विचार दौड़ानेके लिए विवश होंगे कि हमारे प्रचारका 
विदेशोंमें क्या असर हो रहा है और विदेशोंसे राष्ट्रीय उद्देश्यको क्या सहायता प्राप्त हो 
सकती है। इसका यह अर्थ नही कि हम संसारकी सहायताकी परवाह ही नहीं करते 
परन्तु उसकी मदद पानेका तरीका यही है कि हममें अपने प्रत्येक कामको ठीकसे 
क्रनेका आग्रह हो और इसका विश्वास रखें कि सत्यमें स्वयं ही अपना प्रसार 
करनेकी क्षमता है। 


१. दिसम्बर १९२० में दो बातें तय की थीं | एक तो थद कि विंदेशोंमें किया जानेवारा प्रचार- 
कांग्रे कद किया जाये और दूसरे ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी तथा उसके द्वारा रन्दनसे प्रकाशित होनेवाडे 
इंडियाऊा प्रकाशन वन्द कर दिया जाये । देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १८६ । 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दूसरे, मेरा अनृभव यह कहता है कि जब किसी विश्येष कामके लिए कोई 
एजेंसी स्थापित की जाये तो कुछ हृदतक उसमें स्व॒तस्त्र दिलचस्पी खत्म हो जाती 
है और हमारे विदेश-स्थित कार्यालय जो-कुछ प्रचार करते हैँ उसे अमुक पक्षका प्रचार 
माना जाता है और उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। 

तीसरी बात यह कि इस प्रकारकी एजेंसियोंपर कांग्रेस काफी कठोर अंकुश 
नहीं रख सकेगी और संघर्षके बारेमें गलत सूचना और गलत विचारोंके अधिकृत 
प्रसारणका बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। 

चोथी बात यह कि वर्तमान कालमें किसी उपयोगी ज्यक्तिको विदेशोंमें मात्र 
समाचार प्रसारणके कामके लिए भारतके बाहर भेज पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
देशके अन्दर काम करनेके लिए ही ऐसे आदमी बहुत कम है। 

इसलिए मेरी राय यह है कि कांग्रेसके 'बुलेटिनोंके प्रकाशन-कार्यकी व्यवस्था कुछ 
और अच्छी बनानीं चाहिए, और यदि जरूरी हो तो इसी कामके लिए एक विदेष 
सम्पादक रखे लिया जाये और संसारकी मुख्य समाचार एजेंसियोंको कांग्रेस बुलेटिन 
नियमित रूपसे भेजा जाया करे। उसको यह निर्देश दे देना चाहिए कि वह ऐसे 
समाचारपत्रों अथवा समाचार वितरण-केन्द्रोंस जो भारत सम्बन्धी प्रश्नोंके बारेमें 
दिलूचस्पी छेते हों, पत्र-व्यवह्र करने लगे। 

दक्षिण आफ़िकामें मैंने जिन समाचारपत्रोंका सम्पादन किया है उस अनुभवके 
आधारपर मेरी यह निर्चित राय है कि कांग्रेसका कार्य जितना ठोस होगा और 
उसके सदस्योंका, स्त्री हों या पुरुष, कष्ट-सहन जितना ही अधिक होगा उतना ही 
ज्यादा हमारे आम्दोलनका बिना विशेष श्रम किये प्रचार होगा। मुझे यंग इंडिया के 
प्रकाशनके सम्बन्धर्मं रोज-रोज जो पत्रादि संसारके सभी भागोंसे मिलते रहते हैं उनसे 
में देखता हूँ कि भारतीय मामलछोंमें इतनी अधिक विलूचस्पी पहले कभी नहीं छी 
गई थी, जितनी आज ली जा रही है। हमारी यातनाएँ अनुपातमें जितनी ज्यादा 
बढ़ेगी उतनी ही लोगोंकी दिरूचस्पी बढ़ेगी। इसलिए भारतकी राजनेतिक स्थिति 
सम्बन्धी समाचारके भ्रचारका सबसे अधिक अच्छा तरीका कांग्रेसके कामको और भी 
शुद्ध बनाना, उसे अच्छी तरह संगठित करना और कृष्ठ-सहनकी भावनाकों और भी 
अधिक मात्रामें जगाना है। इससे न केवल जिज्ञासा तींत्र होती है, वरन्‌ छोग स्थितिके 
बारेमें असलियत और अन्दरूती बात समझनेके लिए और अधिक उत्सुक हो जाते हैं। 


आपका विश्वस्त, 
भो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
घंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


१८४. टिप्पणियाँ 


एक बहुत बढ़िया चुनाव 


सरदार खड़गर्सिहको प्रान्तीय कांग्रेस कमरेटीके अध्यक्षके रूपम आगा मुहम्मद 
सफदरका उत्तराधिकारी चुनकर काग्रेस कमेटीने एक बहुत अच्छा काम किया है। वह 
इससे अच्छा चुनाव नहीं कर सकती थी। सरदार साहबका सम्मान करके कमेटीने 
स्वयं अपना सम्मान किया है। सरदार खड़्गर्तिहका चुनाव अपने-आपमें सिखोंका उनकी 
वीरता, त्याग और देशभक्तिके लिए एक सुन्दर अभिनन्‍्दन भी है। इन दिनो किसी भी 
कांग्रेस कमेटी, खिलाफत समिति या गुरुद्वारा समितिके अध्यक्षका पद कोई आराम 
और चैनका पद नहीं है। सरकारने भारतकी जनतापर जो साधारण और असाधारण 
कानन लाद रखे है, उनके मातहत इस या उस अपराधके लिए चलनेवाले भुकंदमे कई 
प्रान्तोमें एक आम बात हो गये हैं। केवल कुछ प्रान्तोंकोी छोड़कर, अधिकांशर्में इस 
प्रकारकी कमेटियोंमें कुछ पदाधिकारियोंने सरकार बहादुरके “होठलों को आबाद 
करनेमें भी अंशदान किया है। इसलिए मे सरदार खड्गसिहको राष्ट्रके जीवनके इस 
तूफानी समयमें इस पदका भार सँमालनेका साहस करनेके लिए बधाई देता हूँ। 


दोबों पक्षोंके लिए पल्तोधषप्रद 


लगता है, पेताओंकी गिरफ्तारीसे सरकार और जनता दोनोंको सनन्‍्तोष होता 
है। यह तो जाहिर ही है कि सरकारकों इससे सन्तोष होता है, वरता वह नेताओंको 
जेल भेजनेकी जहमत क्यो उठाती। उसका खयाल है कि इस प्रकार वह असहयोग 
आन्दोलनको कुचल धकेगी। इसी तरह यह भी जाहिर है कि जनता इन गिरफ्तारियोंसे 
सन्तुष्ट है, क्योंकि जिन जगहोंमें ये गिरफ्तारियाँ हो रही है, वहाँ आव्दोलन आगे बढ़ 
रहा है। सबसे ताजा उदाहरण नेलोरका है। हालाँकि वहाँ दृढ़तासे काम हो रहा था, 
फिर भी उत्साहका वह वातावरण नहीं था जो अब निश्चित रूपसे वहाँ होगा। एक 
मान्य कार्यकर्ताने लिखा है: 


*» यहाँ भी अधिक्षारी हमारे आन्दोलनकों आगे बढ़ानेके लिए जनताके 
साथ सहयोग कर रहे है। हालमें उन्होंने जिला काँग्रेस कमेटोके अध्यक्ष, मन्त्र 
और तीन अन्य सदस्योको एक-एक सालकी कड़ी कैवकी सजा वेकर हमारा बड़ा 
उपकार किथा है। . . . कमेटीके मन्त्री हे श्री राम रेड्डी, जो आपकी नेलोर 
यात्राके संमय आपके मेजबान थे। वे रेहीं जातिके सबसे प्रभावशाली 


परिवारसे सम्बन्धित हैं, ओर उनके मुकंदमेने हमारे सन्देशकों दुर-हुर, ऐसे- 
ऐसे स्थानोंतक फेला दिया है जहाँ उसकी पहुँच लगभग असम्भव थी। 


१. यहां केवल कुछ भंश दिये जा रहे हैं । 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


श्री वेंकटप्पैयाने अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पत्र लिखते हुए यह आशंका 
व्यकतत की थी कि हो सकता है कि सरकार श्री रेट्ठीके मुकदमेको आगे न बढ़ाये, 
क्योंकि वे अपने जिलेके एक सबसे प्रभावद्षाली नेता है। उन्हें डर था कि अगर यह 
मुकदमा उठा लिया गया तो जनताका बढ़ता हुआ जोश्न ठंडा पड़ जा सकता है। 
कछेकिन सरकारने श्री वैकठपैप्याकी आशंकाको दुर कर दिया है, और श्री रेहीके कारा- 
वाससे नेछौरमें ऐसी जागृति आ गई है वैसी पहले कभी यहाँ नहीं थी। 

अध्यक्षकों सि्फे छः महीनेकी सादी कद ! 

मौलाना आजादको बहुत कम समयकी सजा हुई है। इसपर खुद मौलाना साहव 
तथा उनकी बेगम साहिबाने इस बातकी शिकायत की है कि बस, इतने कम समयकी 
सजा । यह तो बहुत ही नाकाफी है। अव इस हालछतमें कांग्रेसके अध्यक्ष! और उनकी 
सहर्धामणीको यह सुनतेपर क्या महसूस हुआ होगा कि श्री सससलरके साथ उन्हें छः 
महीनेकी सादी कैदकी सजा दी गई है। यदि ऐसी ही प्रभावहीन सजा देना अभीष्ट 
था, तो सरकार ही बतला सकती है कि अभियोग चलाने और वार-वार फैसले भुल्तवी 
रखनेकी क्या आवश्यकता थी। कुछ विश्वसनीय सूत्रोंसे यह खबर भी सुननेको मिली 
है कि सरकार मौलाना और देशबन्धु दोनोंको छोड़ देनेका कोई मौका ताक रही है। 
एक और भी खबर मिली है जो कि विश्वस्त सूत्रसे आई मानी जाती है; पर में 
उसे प्रकट नहीं कर सकता, और पाठकोंके छिए उसका कोई महत्त्व भी नहीं है। हमें 
तो, और अध्यक्षकों भी, जैसा आ पड़े उसीको खूुशी-खूछी मंजूर कर लेना चाहिए। 
कुछ लोग मुझे बड़े कट पत्र भेज रहे हैँं। वे मुझपर भोछेपन, संगदिली, कमजोरदिली तथा 
इसी तरहकी दूसरी कमजोरियोंका इलजाम छगा रहे है। कुछ सज्जन कहते हूँ कि मैने 
जेल-यात्रियोंके महती उद्देश्योंकी बलि चढ़ा दी है। कुछ लोगोंका कथन है कि मैने कांग्रेसके 
अध्यक्ष महोदयके सांथ बेईमानी की है और असहयोगके सभी आदर्शोको धता वतला दी 
है। परन्तु सौभाग्यवक्ञ कितने ही वर्षोंकी सार्वजनिक सेवाओंकी बदौलत मेरी चमड़ी 
काफी मोटी हो गई है और ये तीर उसे बेघ नही पाते । परल्तु में इन तमाम अधीर 
पत्र-छेखकोंको यकीन दिलाता हूँ कि इन प्रस्तावों ढ्वारा असहयोग-सिद्धान्तका किचिन्मात्र 
त्याग नहीं किया गया है। बल्कि इसके विपरीत, प्रकृतिकी ओरसे चेतावनियाँ होते 
हुए भी, सार्वजनिक सवितय अवज्ञा आन्दोलनके स्थगनसे मुँह मोड़ना असहयोगके मूल- 
भूत पिद्धान्तका पूर्णहपसे त्याग करना होता । कदियोंको छोड़ देनेकी वात तो, जब कि 
वह राष्ट्रीय सम्मानका प्रइन हो गया, मैंने ही जान-वूझकर पेश की थी; क्योंकि तरिविध 
लक्ष्य --- स्वराज्य, खिलाफत और पंजाब --की श्षीत्न प्राप्तिके प्रदनने बदछकर त्रिविध 
स्वातन्न्य --- भाषण, छेखन और सम्मेलन -- की शीक्र प्राप्तिके प्रश्नका रूप के लिया 
था, और उस हालतमें कैदियोंकों छोड़ देनेकी माँग करना स्वाभाविक ही ग्रया था। 
छेकित चौरीचौराने एक दूसरा ही प्रदन उपस्थित कर दिया है, अर्थात्‌ घोर प्रायदिचत्त 
और आत्मशुद्धिका कठोरतम प्रयास। और इस प्रायदिचत्तजन्य आत्मुद्धिके लिए हमें 
कुछ समयतक अपनी कितनी ही हलचलें, जिनकी बदौलत राष्ट्रमें नवजीवनका संचार 


१. चित्तरंजन दास, मनोनीत भध्यक्ष । 


टिप्पणियाँ ४६५ 


हुआ है, वन्द रखनेकी आवश्यकता है। लेकित ऐसा तो तमाम युद्धोंगें होता ही है; 
और आध्यात्मिक यूद्धमें तो और भी अधिक होता है। और क्या हमोरा यह दावा 
नहीं है कि हमारा थह युद्ध आध्यात्मिक है? में इसे आध्यात्मिक इस अ्थमें कहता 
हूँ कि हमने अपने ध्येयकी सिद्धिके छिए झारीरिक बलका प्रयोग न करनेका पक्का 
सकलप कर रखा है। खतरा यह पैदा हो गया था कि कहीं हम अपने पथसे भ्रष्ट न 
हो जायें, कही हमारा जहाज अपने छंगरसे छूटकर दिशाहीन और बेसहारा होकर 
लहरोंकी मरजीपर जहाँ-तहाँ न भटकनो छूगे; और इसलिए वापस लौटना आवश्यक 
था। पर वापसीका मतलूब केवल इतना ही है कि हम अधिक शुद्ध हो जायें, हमारी 
ग्रहणशीछूता, हमारी समझदारी बढ़ जाये जिसका मतलूब है कि हमारे अन्दर अधिक 
वल आ जाये; और यदि असहयोगियोंको इस राष्ट्रीय संग्रामके सधे-तपे योद्धा 
वनना है तो निस्सन्देह वे प्रतीक्षा और तैयारीका मूल्य समझेंगे। जो शख्स तैयारी 
तक अथवा कोई दूसरी कमी पूरी करनतेके लिए ठहरा रहता है, वह भी लक्ष्यकी 
पूर्तिम उतना ही योग देता है जितना कि वह योद्धा जो मोचोपर तीन फूट गहरी 
खाईमें खड़ा रहता है। यदि हम युद्ध-शास्त्रके, फिर वह चाहे शारीरिक युद्ध हो या 
आध्यात्मिक, इन तत्तवोंको नहीं समझेंगे तो हमारा यह सारा बलिदान व्यर्थ चला 
जायेगा। 
सलाबारका पुन्न॒तिर्माण 


श्री भाषवराव और सर्वेट्स आफ इंडिया सोसाइटीके अन्य कार्यकर्ताओं तथा 
यंग मैन्स क्रिदिचयत एसोसिएशनके मल्त्रियोंने मछावारके पु्नानर्माणके सम्बन्धमें संयुक्त 
रूपसे एक प्रइनावछी जारी की है। इन प्रइनोकों विस्तारसे तैयार किया ग्र्या 
है; और इनमें सभी विषयोंका समावेश है-- आर्थिक, ओद्योगिक, शैक्षणिक और 
नागरिक तथा सामान्य विषय, सबके-सव आ गये है। मैं इनमें से केवल एकपर विचार 
करना चाहता हूँ। मेरा भत्त है कि यह अन्य सभी प्रइनोंको हल कर देता है । 
मलावारके पीड़ित जनोंके पुर्वासके छिए ऋण तथा अन्य चीजोंकी व्यवस्था करना एक 
वहुत कठिन काम सिद्ध होगा। परन्तु यदि अभावग्रस्त जनोंको चरखे दिूवाः दिये जायें 
तो अधिकांश प्रइदन अपने-आप हछ हो जायेंगे। इस कामको कमसे-कम पूंजीसे किया 
जा सकता है, और इससे मलाबारी छकड़ी-उद्योग््में स्थायी वृद्धि होगी, क्योंकि चरखोके 
लिए इस लकड़ीकी वहुत जरूरत है और मछाबारके लिए इस लकड़ीका कोई विशेष 
महत्त्व नही है। इस प्रकार विना किसी अतिरिक्त प्रयासके बहुतसे सहायक उद्योगोंको 
भी शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मे पुनननिर्माण योजनाके आयो- 
जकोंसे इस एकमात्र सुझावपर दिलसे विचार करनेकी सिफारिश करना चाहता हूँ! 
यह एक ऐसा बुनियादी सत्य है जिसको ध्यानमें रखकर ही अन्य सभी योजनाएँ 
चलती चाहिए। ऐसा करनेपर आयोजक देखेंगे कि इस प्रकार तैयार की गई योजनासे 
बहुत किफायतरमें काम चल जाता है; और वह कारगर भी है तथा उसमें किसी तरहके 
अपव्ययकी भी कमसे-कम गुंजाइश है। 

२२-३० 


४६६ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 
आदशें पिता और आदों पुत्र 

कुछ सप्ताह पहले मैने तीनों मालवीयोंके जेल जानेके सम्बन्ध्में कुछ लिखा था 
और बताया था कि गोविन्द मारूवीयने अपने अन्तःकरणकी आवाज अनसुनी न कर 
पनेपर किस विनम्नता और अपने पिताके प्रति किस भक्ति-भावसे, पण्डित॒जीके न चाहने 
पर भी, जेलयात्रा की थी।' अब गोविन्दने मुझे पण्डितजीके उस पत्रकी एक प्रति भेजी 
है, जो उन्होंने गोविन्दके नाम भेजा था। पराठकोंके लिए उसका अनुवाद प्रस्तुत है। 
मूल पत्र हिन्दीमें ही है: 

ग्ोविन्दको आद्षीर्याद। ईंदवर तुम्हें चिरायु करे। 


तुम्हारा पत्र सिला। अन्यथा व्यस्त होनेके कारण से इससे पहले उसका 
उत्तर नहीं दे पाया। में तुमसे नाराज नहीं हूँ। मनमें ऐसी कोई जाशंका रख- 
कर दुःखी मत हो। हाँ, माडन हाईस्कूलपर घरना देना मुझे पसन्द नहीं भाया। 
स्कूल कोई ऐसा स्थान तो है नहीं जहाँ पाप पलता हो या जो सामाजिक 
जीवनमें विष घोलता हो कि बच्चोंकों वहाँ जानेंसे रोकनेंके लिए धरना 
देना पड़े। परन्तु तुम्हारा और क्ृष्णका सार्वजनिक सभासें जाना और उपस्थित 
जनोंको कांग्रेसका सन्देश सुनाना सर्वधा उचित था। सरकारने जो नीति अपनाई 
है वह बिलूकुछ बेजा है। आज्ञा है, वह नीति बदली जायेगी। तुम बिलकुल 
प्रसन्न रहो। तुमने अपनो गिरफ्तारीके बारेमें श्री गांधीकों जो पत्र लिखा था 
वह उन्होंने मेरे पास भेज दिया है। 
उपयुक्त पत्र १३ जनवरीका है। 
पण्डितजीने इसी तारीखकों एक पन्न कृष्णकान्त मालवीयकों भेजा था, जो इस 

प्रकार है: 

खेद है कि इधर कुछ दिनों में इतना अधिक व्यस्त रहा कि तुम्हें और 
गोविन्दको पत्र लिख ही नहीं सका। इस समय से 'रातकों ग्यारह बजे पत्र 
लिखने बेठा हूँ। 

सभामें तुम्हारा बोलना बिलकुल ठीक था। एसी किसी आशंकासे दुःखी 
सत रहना कि मेने तुम्हारे उस कासकों पसन्द नहीं किया। मेंने अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी (बल्कि कहना चाहिए विषय-निर्धारिणी समिति)कों 
अहमदाबादकी बैठकर्में कहा था कि यदि सरकार कांग्रेस स्वयंसेवक-संस्थाओंको 
४ मैर-कानूनी ” करार देनेकी अधिसूचना वापस नहीं छेती तो ऐसे स्वयंसेवकों- 
का उसका उल्लंघन करके जेल जाना बिलकुल उचित होगा। 

मेने अन्य कुछ लोगोंके साथ मिलकर जो सम्मेलन बुलाया है उसकी बेठक 
कल होगी। साथके पत्रसे तुम्हें सम्मेलनके उद्देश्यका पता 'चल जायेगा। श्री 


१, देखिए “ टिप्पणियाँ ”, १२-१-१९२२ का उप-शीर्षक “ माल्वीय परिवार ” । 


टिप्पणियाँ ४६७ 


गांधी और शंकरन्‌ नायर, सर विश्वेश्वरेया और अन्य कई लोग आ पहुँचे 

हूं। आज कई घंटेतक आरम्भिक ढंगकी चर्चा चलती रहो। आशा है; इसका 

कुछ अच्छा ही परिणाम निकलेगा। 

पुर्णतया प्रसन्नचित्त रहना । जेलमें अपने किसी भी सहयोगीको ऐसा कोई 

खपाल न होने देना कि तुम्हारी सजा छः महीनेकी सख्त केदसे बदलवाकर 

सादी कद करानेसें मेरा कोई हाथ है। मेने तुम छोगोंकी सजाओंफे बारेमें 

किसीसे भी कोई जिकायत नहीं फी, हालाँकि इनकी करता देखकर भुझे दुःख 

अवध्य हुआ है। 

में इलाहाबाद लौटनेपर तुम दोनोंसे जेलमें मुलाकात करनेकी सोच रहा 

था। पर अब तो तुम्हें आगरा जेल भेज दिया गया है, इसलिए अभी कुछ 

दिनोंतक मुलाकात शायद न हो पाये। पर इससे कोई विशेष अन्तर नहीं 

पड़ता । तुम्हें बह जानकर दिली खुशी होगी कि अगले कुछ महीनोंके लिए 

मेरे हाथमें बहुत काफो काम है। शेष अगले पत्रमें। 

गोविन्दने पत्रकी एक प्रति मेरे पास भेजते हुए छिखा है कि सम्मेलन बुलानेके 
सिलसिल्लेमें भेजा गया परिपन्न क्ृष्णकान्तकों नहीं दिया गया था। उसने यह भी लिखा 
था कि में पण्डितजीकी अनुमति लिये बिना दोनों पत्चोंकों प्रकाशित न करूँ। इस 
दोनों पत्रोंको मेने सावंजनिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण समझा, और इसलिए मुझे रूगा कि 
इन्हें प्रकाशित कर देना चाहिए। सो आवश्यक अनुमति छेकर मैने दोनों पत्र जनताके 
ल्पभके लिए प्रकाशित कर दिये है। मेरी दृष्टिमें ये दोनों पत्र बड़े कीमती है। ये इस 
वातके उदाहरण हैं कि कौदुम्बिक जीवन कैसा होना चाहिए। मालछवीय परिवारके 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियोमें परस्पर कितनी सहिष्णुता है तथा तरुण लोग किस प्रकार अपनी 
स्वतन्त्रताकों कायम रखते है और किस प्रकार बुजुर्ग छोग उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान 
करते है। इसके अतिरिक्त इन पन्नोंसे पण्डितजीके चरित्रकी उदात्तता प्रकट होती है। 
यदि आज वे जेलमें नहीं है, तो इसका कारण यह नहीं कि वे जेलसे डरते है, 
वल्कि यह है कि अभी उन्हें जेलका मार्ग ठीक नहीं दिखाई दिया है। उनके निकट 
सम्पर्कमें रहनेवाछा ऐसा कौन है जो यह नही जानता कि वे आजकल परस्पर विरोधी 
कर्तव्योंको लेकर उठे मानसिक इन्द्से कितने अधिक पीड़ित रहते हैं और कितने 
चिन्ताभ्रस्त रहते है? मुझे अक्सर यह छगा करता है कि यदि उन्हें जेल भेज दिया 
जाये तो इन लगातार चिन्ताओं और झंझटोसे, जो कि उनके जैसा सार्वजनिक जीवन 
व्यतीत करनेवाले के पीछे छगी रहती है, उन्हें निश्चय ही छुटकारा मिलन जायेगा। 

मेने इन दोनों पत्रोको इसलिए प्रकाशित किया है कि असहयोगी छोग आम 
तौरपर सहिष्णुताका महत्त्व समझें । भेरा यह विद्वास है, और भे चाहता हें कि 
पाठक भी इसे स्वीकार करें कि यद्यपि पण्डितजीके सदृद्य देशकी सेवा करनेवाला कोई 
भारतीय आज मौजूद नहीं है, तथापि इंडिपेडेंटोमें तथा नरम दढूमें ऐसे भी छोग 
है जो हमसे सहमत नहीं हो पाते। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं; बल्कि इसलिए 


४६८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


. कि उनकी दृढ़ कत्तेव्य-भावनाका यद्दयी तकाजा है। यदि हम अपने ग्रतिपक्षियोंके प्रति 
आवश्यक विनम्रता, उदारता और सहनशीछताके भाव ही अपने हृदयमें रखें और उनकी 
ईमानदारीपर सन्देह न करें, तो मैं जानता हूँ कि हम कितने ही ऐसे सज्जनोंको 
अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी असहिष्णुत्ंकी बदौलत हमारे खिलाफ खड़े 
हैं। जब बहुसंस्थक छोग असहिष्णु हो जाते हैँ तब छोग उनसे डरते हैं, उनका अवि- 
श्वास करते हैं, और अन्तर्में उनसे घृणा करने ऊुगते है, और यह ठीक भी है। यदि 
असहयोगियोंके पक्षमें जनताका वहुत बड़ा भाग हो, जैसा कि मुझे विश्वास है कि 
है, तो अवश्य ही उनके लिए यही उचित है कि वे अपने मतोंपर पुरी दृढ़तासे डटे 
रहनेके साथ-साथ अल्पसंख्यक कोगोंके साथ सहनशीलरूता, दया और जादरका वरताव 
रखें । असहिष्णुता एक प्रकारकी कमजोरी है और उसके द्वारा इस आरोपकी पुष्टि 
होती है कि यद्यपि इस आन्दोलनका उद्देश्य ेष पैदा करना नहीं है पर उससे हष 
फैलता अवश्य है। मुझे आशा है कि ऊपर उद्धुत दोनों पत्र असहयोगियोंको अपने तईं 
सावधान कर देंगे । 
गोरखपुरकी दुर्घटना असहिष्णुताके सब उदाहरणके सिवा और क्या थी? 
अक्सर इस बातको भूछ जाते है कि हमारा एक कत्तेंन्य यह भी हैँ कि हम पुलिस 
और फौजवालों को भी अपने मतका बना लें। हम आतठतंकके वरूपर ऐसा कभी नही 
कर सकते | छोगों द्वारा सामूहिक तौरपर किये गये उन अमानुषिक कार्योने पुलिसमें 
व्याप्त अन्धेस्पयर्दी बौर अष्ठाचारको और भी बढ़ा दिया है, अब उसने बदलेकी 
कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे हमें सदमा पहुँचा है। हमें यह वात सदैव ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि भ्रष्ट सरकार ओर भ्रष्ट पुलिसका होना सूचित करता है कि सरकार 
और पुछिसके भश्रष्टाचारके सामने स्रिर झूकानेवाले छोगोंमें भी भ्रष्टाचार मौजूद है। 
आखिरकार इस कथनमें भी वहुत-कुछ सत्य है कि “ यथा राजा तथा प्रजा”। इस 
बातको समझनेके छिए यह जरूरी नहीं कि हम धामिक दृष्टिसे अहिसाके सिद्धान्तके 
कायल हों ही कि हमें पुलिस और फौजको, जिनमें ज्यादातर हमारे ही देशभाई हैं, 
दया और सहनशीछताके द्वारा, वल्कि उनकी पाशविकताकों भी सहकर अपनी तरफ 
करना है। निरचय ही अधिकांश मामलछोंमें वे वेचारे जानते ही नहीं हैं कि वे कर 
क्या रहे हैं। 
सविनय अवज्ञाका मर्से 
एक मित्रने, जो कांग्रेस-अधिकारी हैं, शिमछासे लिखा है:' 

« «विभिन्न कांग्रेस-संगठनोंके कुछ सदस्थोंने. - - कानूनकी अवज्ञा करनेंके 
कुछ नये तरीके निकाले हेँ। उदाहरणार्थ, वे सरकार हारा गेरूकानूनो घोषित 
किये गये उस “जख्म-ए-पंजाब! जेंसे कुछ नाटकोंका अभिनय करते हें, जो 
कुछ समय पहुले मुल्तानमें खेला गया था और हालमें ही शिमछार्म भी खेला 
गया तथा दोनों जगह इस सिलसिलेमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुईं। अखिल 


२, यहाँ केवछ कुछ अंश दिंये जा रहे हें । 


टिप्पणियाँ ४६९ 


भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावके अनुसार कानूनकी अवज्ञा १५ जनवरी, १९२२ 
से शुरू होनेवालो थी। इसलिए में जानना चाहता हूँ कि निर्धारित समयसे पूर्व 
ही इस तरह॒की जो अवज्ञा की गई है, उसके सस्बन्धर्में आपको सम्मति फ्या 
है। इसके अछावा, कृपया यह भी बतायें कि क्या इन ताठकोंके अभिनेताओंन 
अवज्ञाकी भावनासे प्रेरित होकर सरकारको यह पूर्व-सूचना देकर कि वे एक 
गर-कानूनी नाटकका अभिनय करने जा रहे हे और इस प्रकार ग्िरफ्तारियों- 
को न्यौता देकर ठीक काम किया ? 
इसके साथ ही में उस विप्लवी साहित्यकी ओर भरी आपका ध्यान आक- 
थित करना चाहता हूँ जो दिल्‍ली तथा अन्य स्थानोंसे प्रकाशित हो रह! है 
और छोटे-छोटे बच्चों तथा कुछ गैरजिस्मेदार स्वयंसेवकों हारा जिसका साखं- 
जनिक पाठ किया जाता है और जिसमें ऐसी सामग्री है जो अहिसक असहयोगके 
सिद्धांतसे स्पष्ठ ही मेल नहीं खातो। क्‍या में पुछ सकता हूँ कि इस प्रकारके 
प्रचारसे सहायता मिलनेकी बजाय शारारतपुर्ण परिणास ही तहीं सिकलेंगे ? 
यदि यह नाठक १५ जनवरीसे पहले खेला गया था तो निशचय ही मनुचित था | 
यदि प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी अनुमतिके बिना ऐसा किया गया हो, तो यह भी 
अनुचित था। सविनय अवज्ञाके श्रत्येक रूपके लिए स्थानीय कांग्रस कमेटीकी पृ्वेस्बीकृति 
अनिवाय है। यदि इस नाटकका उद्देश्य अनावश्यक रूपसे उत्तेजना और घृणा फैलाना 
रहा हो, तो इस दृष्टिसे भी इस नाटकका खेला जाना अनूचित था। यदि यह मान 
लिया जाये कि जिन छर्तोका मेने उल्लेख किया है, उन सबको पूरा किया गया था, 
तो नाठकके व्यवस्थापकोंने शालीन ढंगसे सरकारको पूर्वसूचना देकर बिलकुल ठीक 
किया, क्योकि सविनय अवज्ञाका मर्म यही है कि वह सार्वजनिक या प्रकट रूपसे 
की जाती है और विशेष रूपसे उन्हें बताकर की जाती है जो गिरफ्तारी करनेका 
काम करते है। 
जहाँतक  विप्लवी साहित्य ” का सम्बन्ध है, यह दु.खकी बात है कि पत्र-छेखक 
द्वारा उल्लिखित पुस्तिकाओ-जैसी चीजें प्रकाशित होती है और उनका इतना अधिक 
प्रचार होता है। पत्र-लेखकने ऐसी दो पुस्तिकाओका उल्लेख किया है। मै उनके नाम 
नही दे रहा हूँ। एक अन्य पत्र-लेखकने इनमें से एक पुस्तिका मेरे पास मेरे ज्ञानवर्धन 
और सम्मतिके लिए भेजी है। इसका नाम और इसकी विषयवस्तु दोनों ही आपत्ति- 
जनक है; उनमें घृणाके अछावा और कुछ नहीं है। यह हमारा कत्तंव्य है कि हम 
प्रत्येक अन्यायकों जनताकी नजरोंमें छा्यें, छेकिन इसके अनेक तरीके है। किसी बातकों 
आपत्तिजनक ढंगसे दूसरोंपर आक्षेप करते हुए पेश करनेसे कोई छाभ्त नहीं। आक्षेप 
तो तथ्यमे ही निहित है। इस प्रकारके तथ्योको बढ़ा-चढ़ाकर पेश करनेसे, जो दोष 
हम दिखाना चाहते है, वह पूरी तरह उभर नहीं पाता, तथा वर्तमान समयमें, जब 
कि छोगोने अहिसाकी झपय ली है, इस प्रकारके साहित्यका प्रकाशन बहुत निन्‍्दनीय 


है । इससे ऋेघषकी भावना फैलती है और सबिनय 
बज है और सविनय अवज्ञाका काम और भी कठिन 


४७० सम्पूर्ण गांधी वाहइुमय 
मेरी साख उठ गई 


लाहौरसे एक मित्रने एक गुमनाम पत्र भेजा है। वह दहछा देनेवाला पत्र' इस 
प्रकार है: 

मंगलवार ११ तारीखको मेंने ट्रिब्यून में अखिल भारतीय कांग्रेसकी 
कार्य-समितिकी आपतुकालीन बैठकर्में पास किये गये प्रस्ताव पढ़े। . . . 

लोगोंकी राय यह है कि अब आपने अपना मुँह सोड़ लिया है। आपका 
चित्त अत्यिर हो गया है। अब वे बिना किसी हिंचकिचाहटके सरकारके साथ 
सहयोग करेंगे और युवराजके स्वागत-समारोहमें शरीक होंगे। . - « 

कुछ व्यापारियोंका यह खयाल हो गया है कि आपने दाराबकी दुकानों 
तथा विदेशी कपड़ोंपर से सभी प्रतिबन्ध उठा लिये है। 

सच कहें तो छाहोरमें तमाम लोग बेठकें कर रहे है . - « और बे 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके इस कदसकी' मिनन्‍दा कर रहे हें। 

में आपसे अपनी ओरसे ये सवार पुछता हूँ। 

(१) क्‍या आप इस आन्दोलनका नेतृत्व छोड़ देंगे? यदि हाँ, तो 
क्‍यों? 

(२) कृपया बताइए कि आपने तमाम प्रान्तीय कमेटियोंको ऐसी सूचनाएँ 
क्‍यों दी हें? क्‍या आपने पण्डित सालवीयकों भोलमेज सस्मेलनके लिए यह 
मौका दिया है, जिससे कोई सलिपटारा हो जाये; या पण्डितजी इस बातपर 
तेयार हो गये है कि यदि सरकार अपना वचन पुरा न करे, तो वे आपके 
आन्दोलनसें शामिल हो जायेंगे? 

(३) मान लीजिए कि कोई ऐसा समझौता होता हो कि पंजाब और 
खिलाफतके दुःख दूर कर दिये जायें और स्व॒राज्यके सस्वन्धर्में सरकार सिर्फे 
और अधिक द्ञासन-सुधार कर दे, तो क्या इससे आप सन्तुष्ठ हो जायेंगे अयवा 
जबतक पुर्ण औपनिवेशिक स्व॒राज्य न मिले, आप अपनी हलल्‍ूचलें जारी रखेंगे? 

(४) फर्ज कीजिए, कोई फेसछा न हो पाया। तो क्‍या पण्डित मालवीय 
तथा दूसरे तमाम सज्जन, जो इस सस्मेलनसे सम्बन्धित हैं, आपके पक्षमें जा 
मिलेंगे या इसी तरह तठस्थ बने रहेंगे? 

(५) यदि कोई फैसला न हो पाया तो क्या आप, यदि हिसाका भय 
हो तो, सविनय अवज्ञाका खयाल छोड़ देंगे? 

(६) क्‍या अब आपका यह इरावा है कि मौजूदा स्वयंसेवक सेना भंग 
कर दी जाये और सिर्फ वही छोग भरती किये जायें जो सुत कातना जानते 
हों और हाथ-कतो तथा हाथ-बुनी खादी पहनते हों? 


१, यहाँ केवल कुछ भंश ही दिये जा रहे हैं । 


टिप्पणियाँ ४७१ 


(७) मान लछोजिए कि आपके सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर देने- 
पर फहीं हिसाकाण्ड हो गया, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप उसो 
दम अपनी गति-विधियाँ बन्द कर देंगे? 


इस पत्रमें इससे भी अधिक आलोचना की गई है। पत्र-लेखक कहते है कि छोग 
इतने तंग आ गये है कि वे सरकारके साथ सहयोग करनेकी धमकी देते है और उन 
सबका खयाल है कि मैने छाला लाजपतराय, देशबन्धु चित्तरंजन दास, पण्डित भोतीलारू 
नेहरू और अछी-बन्चुओं आदिको बेच डाला है। पत्र-लेखकका कहना है कि यदि में 
नेतृत्व छोड़ दूँगा तो हजारों आदमी आत्महत्या कर डालेंगे। अब में खास तौरपर 
लाहौरके और आम तौरपर पंजाबके सभी लोगोकों यह यकीन दिलाता हूँ कि मैं 
उसपर भरोसा नही करता जो उनके विषयमें कहा ग्रया है। मार्शल छॉके जमानेमें भी, 
सविनिय अवज्ना जान्दोछन वन्द कर देनेके कारण, मेरे पास ऐसे ही पत्र जाया करते 
थे, पर में उत तमाम खबरोंको अधिकतर गरूत ही मानता रहा और जब अक्तूबरमें' 
मैं पंजाब पहुँचा, तो मैने देखा कि पंजाबके छोगोंकी मनःस्थितिका जो अनुमान मैने 
किया था, वह ज्यादा सही था और मुझे मालूम हुआ कि भेरे कार्यके औचित्यपर 
किसीने भेंगुली नहीं उठाई थी। अब तो कार्मे-समितिके निर्णयके ठीक होनेपर मुझे 
और भी अधिक विश्वांस है; पर यदि मुझे यह मारछूम हुआ कि देश मेरे कार्यका 
विरोध करता है, तो मैं इसका कुछ खयाल न करूँगा। में तो सिर्फ अपने कत्त॑व्यका 
पालन करूँगा। जो नेता अपनी अन्तसत्माकी आवाजके विरुद्ध आचरण करता है वह 
किसी कासका नहीं; क्योंकि उसके आसपास तो हर किस्मके विचार रखनेवाले लोग 
रहते है। यदि वह अपने अच्तःकरणकी प्रेरणापर अठछ न रहै और उसके संकेतके 
अनुसार न चले तो वह बिना लूंगरवाले जहाजकी तरह न जाने कहाँ बह निकलेगा। 
और इन सबसे बढकर तो यह बात है कि यदि संसार मुझे न अपनाये तो इसे मैं 
सहन कर छूँगा; पर ईइवरसे मुँह मोड़ता मेरी कल्पनामें भी नहीं आ सकता। 
संधर्षके इस नाजुक अवसरपर मैने जो सलाह दी यदि वह न दी होती तो वह ईश्वर और 
सत्य दोनोंसे मुंह मोड़ना होता। भारतके अनेक स्थानोसे -- क्या सहयोगी और क्‍या 
असहयोगी, सबकी तरफसे --- मेरे पास घड़ाघड़ तार और पत्र चले आ रहे है। उनमें 
वारडोलीके निर्णयपर मुझे धन्यवाद दिया जा रहा है और जिनसे मेरे इस विश्वासकी 
पृष्टि होती हैं कि देशने इस निर्णयका स्वागत किया है। मालूम होता है कि लाहौरके 
इन सज्जनने किसी गरमा-गर्म बाजार बातचीतको जरूरतसे ज्यादा महत्त्व दे दिया है। 
वारडोलीके इस निर्णयने पहलेके तमाम अनुमानोंको उछूह-पलकूट दिया है। इससे लोगोंमें 
कुछ एसी भावता आना स्वाभाविक ही था। यह खबर सुनते ही छोग्रोंके दिलको जो 
धक्का पहुँचा होगा, उसको मैं समझ सकता हूँ। पर मुझे यह भी विद्वास है कि 
जब लोग अहिंसाके भीतरी और व्यावहारिक आशयका विदलेषण करने छगरेंगे, तब 
वे कार्य-समितिके निष्कर्षके सिवा किसी दूसरे निष्करषंपर पहुँच ही नहीं सकते। 


१, १९१९ में 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 

अब भे पत्र-लेखकके प्रदनोंके उत्तर देतप हूँ: 

(१) जबतक मुझे स्पष्ट रूपसे यह मालूम न हो जायेगा कि छोग मुझे नेता 
वनाये रखना नहीं चाहते, तबतक मेरे नेतृत्व छोड़ देनेकी कोई सम्भावना नहीं। ऐसी 
इच्छा प्रकट करनेकी एक विधि है--कार्य-समिति अथवा अख्विल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीका मेरे निर्णयके खिलाफ मत देना। 

(२) में सर्वंताधारणको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे इस निर्णयमें पण्डित 
मालवीयजीका बिलकुल हाथ नहीं है। मैंने अवसर पण्डितजीकी बातें मानी है और जब 
भी में उनकी बात मान सका हूँ उससे मुझे आनन्द ही हुआ है; और जब कभी 
मुझे उनसे मतभेद रखना पड़ा तव-तब मुझे अवश्य दुःख हुआ है; क्योकि पण्डित 
मालवीयजीने देशकी अनुपम सेवा की है। वे त्यागकी साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। परन्तु 
सविनय अवज्ञा मुल्तवी करनेका निर्णय तो खुद मैस्ते ही चौरीचोराकी दुघटनाओंका व्योरा 
“क्ॉनिकल ' में पढ़कर किया था। बारडोलीसे ही कार्य-समितिके सदस्योंकी बैठकें बुरानेके 
लिए उन्हें तार किये गये और वहींसे मैंने उन्तपर एक पत्र' द्वारा सविनय अवज्ञा 
स्थगित कर देनेकी अपनी इच्छा प्रकट की थी। इसके बाद पण्डितजीके बुछानेसे मैं 
बम्बई गया। इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित॒जी तथा मालवीय परिषदुके दूसरे मित्र भी 
मुझसे वहाँ इसीलिए बातचीत करना चाहते थे कि वे मुझे सविनय अवज्ञा स्थगित करने- 
पर राजी कर सकें। सो जब मैंने उन्हें बताया कि अपने तईं तो मैं ऐसा करनेका 
निरचय कर ही चुका हूँ, लेकिन अभी इस खयालसे इस सम्बन्धर्में अन्तिम निर्णय 
नहीं किया है कि कार्य-समितिके सदस्योंसे इस बारेमें पूरी चर्चा कर हूँ, तो उन्हें बड़ी 
खुशी हुईं और आदइचयें भी। गोलमेज सम्मेलन अथवा किसी समझौतेकी कोई बात 
इस स्थगनसे सम्बन्ध नहीं रखती। मेरी रायमें तो गोलमेज सम्मेलन निष्फल ही सिद्ध 
होगा। स्थितिको अच्छी तरह समझने और उसे ठीक-ठीक प्रकट करनेके लिए छॉड्ड 
रीडिंगसे बहुत ज्यादा मजबूत दिलके वाइसरायकी जरूरत है। बेशक में यह अनुभव 
करता हूँ कि पण्डित मालवीयजी इस आन्दौलनमें शामिल हो चुके है। उनके लिए 
अपनेको कांग्रेससे अथवा खतरेसे दुर रखना सम्भव नही है। परन्तु वारडोछीके निर्णयके 
पीछे किसी भी बाहरी कारणका कोई हाथ नहीं था, वह सिर्फ इसलिए किया गया 
कि वही उचित था। यदि चौरीचौराकी यह अन्तिम दुर्घटना न हुई होती तो में अपने 
पहलेके निश्चयसे कभी न डिंगता और अपना निर्णय न बदरता। 

(३) खुद मुझे तो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्यसे जरा भी कममें सन्तोष नहीं 
हो सकता। और यदि खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका प्रतिकार नहीं किया ग्रया 
तो इंग्लैंडसे पूर्ण सम्बन्ध विच्छेदते कम किसी चीजसे में सन्तुष्ठ नहीं हो सकता। 
लेकिन बिलकुल सही स्वरूप क्या होगा यह मूझपर निर्भर नही है। मेने कोई पूर्ण 
और निर्चित योजना तैयार नहीं की है। बह तो जनताके प्रतिनिधियों द्वारा ही तैयार 
की जायेगी। 


१, देखिए “ पत्र; कार्य-समितिके संदस्योको ”, ८-२-१९२१ । 


टिप्पणियाँ ४७३ 


(४) वर्तमान अवस्थामें तो समझौतेका कोई सवार ही नहीं उठता। अत- 
एवं यह सवाल कि पण्डितजी अथवा दूसरे सज्जन क्या करेंगे, यदि अप्रासगिक नही 
है तो समयके पहले तो अवश्य किया गया है। पर मान लीजिए कि पण्डितजीने ऐसे 
किसी सम्मेलगका आयोजन किया और उसके प्रस्तावोंपर सरकारने ध्याव न दिया; 
उस अवस्थामें पण्डितजी तथा दूसरे सज्जन वैसा ही कार्य करेगे जैसा कि ऐसी 
स्थितिमें सभी स्वाभिमानी व्यक्ति करते है। 

(५) में सविनय अवज्ञाका विचार तो नही छोड़ सकता--फिर हिंसाका चाहे 
कितना ही खतरा क्यों न हो, पर जबतक हिसाका भय निर्चित रूपसे है, सार्वजनिक 
सविनय अवज्ञा शूरू करनेका खयाल अलवत्ता में मनसे दूर रखूँगा। व्यक्तिगत स्तरकी 
सविनय अवज्ञाकी वात कुछ और है। 

(६) किसी मी स्वयंसेवक-दरकों तोड़ बेनेकी कोई बात नही है। हाँ, यह वात 
जरूर है कि यदि हम ईमानदार रहना चाहते है तो जो लोग काग्रेसकी निश्चित 
प्रतिज्ञाका पाछन नही करते, उतके नाम अवद्य ही निकाल दिये जायें। 

(७) यदि हम अहिसाके परम आवश्यक अंगोंको अच्छी तरह समझ गये हों, 
तो हम सिर्फे एक ही नतीजेपर पहुँच सकते है। वह यह कि यदि कही भी व्यापक 
हिंसा हो --और इस सन्दर्भमें मैं चौरीचौराकी दुघेटनाकों व्यापक कहता हूँ ---तो 
सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन अपने-आप बन्द हो जायेगा। देशके दूसरे कितने 
ही भागोने अहिसाकी भावनाकों अपना लिया है यह अच्छी वात है; पर यह इतना 
काफो नहीं है कि सार्वजनिक संवितय अवज्ञा आन्दोलन जारी रह सके। यदि एक 
आदमी भी उपद्रव खड़ा कर दे या हिसा-कार्य कर बैठे तो एक पूरीकी-पूरी अत्यन्त 
शाल्तिपूर्ण सभामें गोलमाक हो उठता है। यही हा सावंजनिक सबिनय अवशज्ञाका है। 
वह तभी सफल हो सकती है, जब चारों ओर पूर्ण श्ञान्तिमय वातावरण हो। एक 
ही छोटेसे स्थानमें उसे सीमित रखनेका कारण यही है कि दूसरी किसी जगह हिंसा- 
का उद्रेक न होने पाये । अत्एवं इससे यही अर्थ निकलता है कि किसी विज्ञोष स्थानमें 
सार्वजनिक सवितय अवज्ञा उसी दशामें सम्भव है जब दूसरे तमाम स्थानोके लोग 
के रुपसे शात्तिमय बने रहें और इस तरह निष्क्रिय रूपसे उसके साथ सहयोग 

। 


और अधिक संख्यामें लिखित अखबार 


सिख मित्रोने गुरुमुखी और उर्दू दोनोमें "आजाद अकाली का प्रकाशन आरम्भ 
किया है। अभी पिछले दिनों मैने गोहाटीके जिस अख़बारकी तारीफ की थी, इनका 
अलवौर उससे भी अधिक पठतीय और अधिक सुन्दर है। इसका हर पृष्ठ बहुत ही 
साफ है। एक ओर अखबार है --- असम कांग्रेस बुलेटिन ', जो साप्ताहिक है और 
तेजपुरसे निकछा है। यह सिफ्फ अंग्रेजीमें है। इसकी छपाई “आजाद अकाली” जितनी 
साफ नहीं है। इन सभी अखवारोको पढ़नेका समय मुझे नहीं मिल पाता, छेकिन यह 
देखते हुए कि जवतक इस प्रकारके अखवारोंको लिखने और, प्रकाशित करनेका साहस 
करनेवाले छोग भौजूद हैं तबतक संसारकी कोई भी सरकार इनपर नियन्त्रण नहीं 


४७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


रख सकती। आशा है, इन लिखित अखबारोंके सम्पादकगण समाचारोंके चुनावमें 
विशेष सावधानी बरतते होंगे; वे ऐसा एक भी तथ्य प्रकाशित नहीं करते होगे, जो 
प्रमाणित न हो सके और न घुणाको बढ़ावा देनेवांली आलोचनाएँ ही लिखते होंगे। 
उन्हें बहुत संयत भाषाका प्रयोग करना चाहिए। यदि लिखित अखबार असंयत भाषाका 
प्रयोग करेंगे, तो यह बड़ी भयानक बात होगी। जबतक हमारा देश अहिसाके ब्रतसे 
बँबा हुआ है, क्रोध या द्ेषकी भावनासे लिखा था कहा गया प्रत्येक शब्द हमारी 
प्रगतिमें बाधा पहुँचायेगा। 


खादी दोपोपर रोक 


लखनऊके मौलवी जफरुल्मूल्क अलवीसे, जो इस समय फरत्तेहगढ़ जेलमें कैदकी 
सजा काट रहे है, निम्नलिखित पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुईं। पाठकोंको शायद 
याद भी न हो कि वे उन छोगोंमें से है जो दमनके सबसे पहले शिकार हुए थे। 
उनकी गिरफ्तारीकी आशा नही की जाती थी, इसलिए उससे बड़ी सनसनी फैछी थी। 
ने साहित्यिक रुचिके व्यक्ति है और बिलकुल निवृत्त जीवन बिता रहे थे। अपनी 
रचनाओंमें वे बड़े निडर और सत्यवादी रहे हैं। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। 
उनके पत्नसे पाठकोंको ज्ञात हो सकेगा कि वे जेलमें कितनी सावधानीसे अपना ककत्तंव्य 
निभा रहे हैँ। दूसरे बहुत-से असहयोगी कीदियोंकी भाँति वे भी जेलमें अनुशासन बनाये 
रखनेमें अधिकारियोंकी सहायता कर रहे हैं। पत्रसे' स्वयं ही सारी बात स्पष्ट हो 
जायेगी : 
मेने यहाँ बिताये पिछले पर्द्रह महीनोंके दौरान आपको पत्र लिखनेसे 
जान-बूुझकर अपने-आपको रोके रखा, क्योंकि से अपनी स्थितिसे पुरी तरह 
सच्तुष्ट था।. « « 
लेकित असहयोगी बन्दियोंके जेल-जीवनसे सम्बन्धित कुछ ऐसी बातें पैदा 
हो गई हें जिन्हें में आपके ध्यानमें लाना चाहता हूँ।. « « 
दूसरी बात कुछ ज्यादा गम्भीर है। दो असहयोगियोंको, जिन्हें हालमें 
ही सादी कैदकी सजा दी गईं है और इसलिए उन्हें अपने निजी कपड़े पहलनेकी 
इजाजत है, गांधी टोपी पहननेसे मना कर दिया गया। « « « 
मेने सम्बन्धित अधिकारीसे बात की और उससे मुझे विदवांस दिलाया कि 
व्यक्तिगत रूपसे इस सम्बन्ध उसका विद्येष आग्रह नहीं है। वास्तव उसने 
जिला मजिस्ट्रेदकी इच्छाका पालन किया है। « « « 
जेलके निमरभोंके अनुसार सभी साधारण कैदी अपने निजी कपड़े ही 
पहनते हैं।. . इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस नई रोकका अभी हालमें ही 
आविष्कार किया गया है; तथा यह बिलकुल आपत्तिजनक और अपमानकारी 


| है। «६ « 
१, यहाँ केवक कुछ भंश ही दिये जा रहे हैं। . 


टिप्पणियाँ ४७५ 


संयुक्‍त-प्रान्तके जेलोंके इंस्पेक्टर जनरल जल्दी ही इस जेलके भुआइनेपर 
आनेवाले है और यह मामछा उनके सामने पेश किया जायेगा। जाया है, 
वे इसे सन्‍्तोषजनक रूपसे हू कर देंगे, बश्चतें कि स्थानीय सरकारके किसी 
आदेशने उनके विवेककों पहले ही व जकड़ लिया हो। यदि ऐसा हुआ तो 
निह्चय ही हमारा यहू कर्तंव्प होगा कि हम इस आदेशको न सानें, चाहे 
इसका जो भी परिणाम हो। 


खदरकी टोपीके साथ मुश्किल असलमें सिद्धान्तकी है, जिसपर किसी प्रकारका 
आत्मसमर्पण. नहीं किया जा सकता। सादी कैदकी सजावाछे कदियोंकों अपनी पोशाक 
पहननेका अधिकार है। इसलिए उन्हें अपनी टोपियोसे वंचित करना उनका अपमान 
करना है। मुझे आशा है कि मौलवी साहवकी आज्ञाके अनुरूप इंस्पेक्टर जनरलने इस 
समस्याकों निबटा दिया होगा। 

जेलोंमें सरकारसे लड़ाई ऊड़नी पड़े, यह कोई खुशीकी बात नही है। उन्हें तो 
ऐसे तटस्थ क्षेत्रकी तरह माना जाना चाहिए, जहाँ हर प्रकारकी झत्रुता समाप्त हो 
जाती है। मृत्यु अनेक प्रकारके विवादोंको समाप्त कर देती है। कैद भी एक प्रकारकी 
मृत्यु है --- नागरिक स्वतन्त्रता की। क्या यह सम्भव नहीं कि राजनीतिक वैरको जेलकी 
दीवारोंके वाहर ही रहते दिया जाये? परन्तु में जानता हूँ कि इस सरकारसे, जो 
भद्गताका केवल स्वाँग भरती है, लोहेके सीखचोके पीछे भी सभ्य व्यवहारकी आशा 
करना दुरराशा-मात्र है। हमसे स्वतन्त्रताका जो इतना कड़ा मूल्य लिया जा रहा है, 
उसके कारण यह हमें और भी अधिक प्रिय होगी। 

इन कंदु वाक्‍्योंको छिखते समय मेरी अन्तरात्मा मुझसे पुछती है कि क्या में सर- 
कारके साथ न्याय कर रहा हूँ। क्‍या मै नहीं जाबता कि आगरा जेलमें बन्दीगण 
खासा मजेका जीवन बिता रहे है? लेकिन तुरन्त ही मेरा मन उत्तर देता है-- सभी 
जेल आगरा जेल नहीं है। जो-कुछ दिया जाता है, वह छीन भी लिया जाता है। 
जिसे आसानीसे रोका जा सकता है, उसे तो दबा ही छिया जाता है। पण्डित मोती- 
छाछजी मानो मुझसे कह रहे हैं: “मेरे आरामका महत्त्व ही क्या है, जब कि मेरे 
पड़ोसीको, सिर्फ इसलिए कि वे एक नामी बैरिस्टर नही हैं, वे मामूली सुविधाएँ भी 
प्राप्त नहीं जो मुझे प्राप्त है! ” 

सिन्चके बन्दी 


एक महात्‌ समाज-सुधारक और सक्‍खरके प्राण, श्री वीरूमल बेगराजने, जब 
उन्हें सिन्धसे किसी अज्ञात स्थानकों के जाया जा रहा था, एक पत्र' लिखा है। 

यह एक बहुत बड़ा रहस्पोद्घाटन है कि कार्यकर्त्ताओंको जितनी जल्दी गिरफ्तार 
किया जाता है, नये कार्यकर्त्ता उतनी ही जल्दी उनकी जगह छे लेते है। आन्दोलन 
कितना शवितिशाली है, यह इसका एक निदिचत प्रमाण है। 


१. पत्र यहाँ उद्धुत नहीं किया गया है। उसमें वत्तछाया गया था कि पत्र-ठेखक और उनके साथियोंकों 
जेलमें डाल दिये जानेपर उनके “युवा मित्र” साती राष्ट्रीय कार्रवाइपों वाद रखे हुए हैं । 


| 
४७६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


डा० किचल्‌ - नं० ७७६ 


डा० किचलूका पत्र, जो अन्यत्र उद्ध्ता है, सन्‍्ताप और सन्तोष दोनों भावोंके 
साथ पढ़ा जायेगा। हम उनका वजन वढ़ जानेसे और उनकी प्रफूल्लतासे ईर्ष्या कर 
सकते है, छेकिव वम्वई सरकार जिस प्रकारका व्यवहार राजनीतिक वन्दियोंके साथ 
कर रही है, उसके लिए हम उसे बधाई नही दे सकते। 

डा० किचलूने इस वास्तविकताकी ओर ठीक ही ध्यान आकषित किया है कि 
जब पंजावमोें उनपर अधिक ग्रम्भीर अपराधका अभियोग लगाया गया था, वहाँ उन्तके 
साथ अच्छा बरताव किया जाता था, और अब जब कि अभियोग वास्तवमें कुछ भी 
नहीं है, उनके और उनके साथी वन्दियोंके साथ सामान्य अपराधियोंके जैसा वरताव 
किया जा रहा है। परन्तु इस पतन्र-व्यवहारमें विशेष दिलचस्पीका केन्द्र है कल 
वैजबुडका' स्पष्टतावादी पत्र, जिसे डा० किचलने प्रकाशनार्थ भेजा है। कर्नल बैजवुड 
द्वारा उल्लिखित “ गांधीवाद ” और कुछ नही केवल सत्य और सरलताकी पुन: स्थापना 
है। सत्यको सदा सरल होना चाहिए। और जो सरल और सत्य है। उसका हिसासे 
कोई वास्ता नहीं है।  ग्रांधीवाद ” उन्ही प्राचीन सिद्धान्तोंका पुनः प्रवर्तन है जो समान 
रूपसे पूर्वे और परिचिम दोनोंके हैँ। असहयोग “जियो और जीने दो” के सिद्धान्तका 
समर्थन करता है। हिंसापर आधारित भयानक अलगाव ही आजकलका आदर्श है। 
समानता और भाईचारेकी भावनाका केवर नाम ही रठा जाता है। पारस्परिक 
व्यवहार पारस्परिक प्रेमपर आधारित नही; बल्कि पारस्परिक घुणा और तज्जनित 
हिंसाके लिए तत्परतापर आधारित है। फिर भी, अभी “गांघीवाद ” की बात करनेका 
समय नहीं आया है। भारतको अभी परीक्षा देनी है और हिसापर गहिंसाकी श्रेष्ठता 
सिद्ध करनी है, इसके बाद ही इस आदर्शके कुछ समीप पहुँचा जा सकेगा। 


एक भूल-सुधार 

२ फरवरीके यंग इंडिया में मैंने पण्डित अर्जुनलाल सेठीके पुत्रका एक पत्र 
उद्धत किया था, जिसमें उन्होंने जेलमें पण्डित सेठीके साथ किये जानेवाले वरतावके 
वारेमें छिखा था। अब मुझे पता चला है कि उनके पुत्रको गत सूचना मिली थी। 
अर्जुनलाछजीको ब्रांडी या अंडे नहीं दिये गये। यह भी बताया गया है कि उन्हें खाना 
और कपड़ा ठीकसे दिया जा रहा है। वैसे पत्र-लेखकोंने आम तौरसे बिलछकुछ ठीक 
सूचनाएँ दी हैँ, फिर भी समाचार भेजते समय वहुत अधिक सावधानीसे काम लेना 
चाहिए। अगर पत्र-लेखक गछती भी करें तो उन्हें वातकों घटाकर ही कहनेकी गलती 
करनी चाहिए। अत्युक्तिसे हम न केवल बदनाम होते हैं, वल्कि इसका विरोधीपर भी 
उलटा असर होता है, जब कि कथनकी सत्यतासे अभियुकतके समक्ष उसका दौष प्रकट 
हो जाता है, फिर भले ही वह उसे स्वीकार करे या न करे। मेने वरावर यह पाया 


१. यदाँ नहीं दिया जा रहा है । 

२. इंग्लैंडकी छेवर पार्टके नेता और संपतद-सदस्य, जो दिसम्बर १९२० में भारत आये ये और कांग्रेसके 
नागपुर-अधिवेशनमें श्ार्मिक हुए थे । 

३. देखिए “ टिप्पणियाँ ?, २-२-१९२३ का उप-शीष॑क “धाममिक स्वतनवतामें इस्तक्षेप” । 


टिप्पणियाँ ड७७ 


है कि अन्यायका सचाईके साथ उद्घाटन करनेसे उसकी उम्रतामें हमेशा कुछ-त-कुछ 
कमी हो जाती है। मैंने यह भी पोया है कि अत्यूक्तिके फलस्वरूप आम तौरसे उसकी 
उम्रता बढ़ जाती है। सत्य असत्यवादी आदमीको भी उदार बना देता है। असत्य उसे 
हंठी ही बनाता है, क्योंकि सत्यसे वह अनभिज्ञ होता है। 


शराबसे मुफ्तिकी बजाय स्वतन्त्र भारत 


जव में ये टिप्पणियाँ लिख रहा था तो मेरे सहायकने लीडर की एक कतरन 
मुझे दी, जिसमें पण्डित योपीनाथ कुँजरूका पत्र उद्धत था | इस पत्रमें उन्होंने जरा 
भी उत्तेजित हुए बिना वहुत शान्तिसे यह बताया था कि जब वे आंगरामें एंक रोगीके 
शरीरपर छगानेके लिए ब्रांडी खरीदने गये तो उनके और उनके मित्रके साथ कैसा 
व्यवहार किया गया। पण्डित कुजरू द्वारा वास्तविक स्थितिके बारेमें हर प्रकारसे 
आश्वासन दिये जानेके बावजूद स्वयंसेवकोने उन्हे ब्रांडी नही खरीदने दी । यह न केवल 
अहिसा नहीं है, बल्कि शुद्ध हिसा है। शान्तिपूर्ण धरनेका अर्थ यह नहीं है कि शारी- 
रिक हिसाके प्रयोगके अलावा दूसरे हर प्रकारके दबावसे काम लिया जा सकता है। 
यदि वे स्वयंसेवक अपनी प्रतिज्ञाके प्रति सच्चे होते तो उन्होंने पण्डित गोपीनाथ और 
उनके मित्रकों बेरोक-टोक जाने दिया होता। धरना देनेवालोका कत्तंव्य केवल इतना 
है कि वे शराब पीनेवाछो को शराबके दुर्गुणोके प्रति आगाह करें, यह नहीं कि अगर 
वे नही सुनते तो उन्हें तंग करें या उनके साथ रोक-टोक करें। यदि यह मानकर 
कि दराबसे परहेज छोगोके लिए हितकर है, हम उनके ऊपर यह परहेज थोप सकते 
है तो फिर निदचय ही अंग्रेज शासक और उनके भारतीय समर्थक भी बिलकुल यही 
कार्य कर रहे हैं। वे भी हमारे ऊपर वर्तमान प्रणाली इसलिए छादे हुए है कि उनका 
विश्वास है, यह हमारे लिए हितकर है। इसलिए यदि स्वराज्य चाहनेवाले स्वयं- 
सेवक इस भ्रकांरकी छूट के सकते हैं, जैसी कि उन्होने पण्डित ग्रोपीनाथ कुजरूके 
साथ निश्चित रूपसे छी है, तो इसका यह मतलब है कि वे प्रणालीको नही बल्कि सिर्फ 
शासकोंको बदरूना चाहते है। यदि स्वतल्त्रताकी बलि देकर संयम और शराबबन्दी 
हासिल करनी है, तो मै शराबसे मुक्त और सयमका पाछन करनेवाले भारतकी बजाय 
स्वतन्त्र भारत ही अधिक पसन्द करूँगा। 


विदेशी कपड़ा 


जब कि एक ओर उपर्युक्त उदाहरण-जैसी घटनाओंसे शराबबन्‍न्दीके लिए धरना 
देनेके प्रति भी सतर्कता बरतनेकी आवश्यकता सिद्ध होती है, दूसरी ओर दो जगहोसे 
शिकायत मिली है कि कार्य-समितिने विदेशी कपड़ेकी दुकानोंपर धरना बन्द करा 
दिया है। इस तरहके किसी कार्यक्रमका स्थगन अखिल्‍ भारतीय कांग्रेस कमेटीके 
निर्णयपर निर्भर करता है। परन्तु यह चाहते हुए भी कि विदेशी कपड़ेके इस्तेमालपर 
(री रोक छगे, अगर घरनेमें जरा भी जोर-जबरदस्ती होती है, तो कमसे-कम में इसका 
समर्थन नही कर सकता। देशके सामने सबसे अधिक स्पष्ट ग्रइन यह है कि क्‍या हमें 
विचार, वाणी और कर्ममें पूर्ण अहिसाका पालन करना है, या अपने प्रयोजनके अनु- 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


सार जब जैसा ठीक छगे वैसी कार्रवाई करनी है? परन्तु मुझे और अधिक अनुमान 
करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जबतक ये टिप्पणियाँ पाठकोंतक पहुँचेगी तबतक 
भाग्यका निर्णय हो ही चुकेगा। 


सुदूर सिलूचरसे 


यह वावू तरुणराम फूकनका सिलचर जेलसे, जिसे उन्होंने इस वार साधना- 
आश्रमका नाम दिया है, भेजा गया दूसरा पत्र' है। 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१८५. एक शानदार बयान 


मौलाना अबुरू कछाम आजाद द्वारा अदालतर्में दिया गया वयान मुझे अभी-अभी 
मिला है। यह घने टाइप किये हुए कुछ तेत्तीस फुलस्केप पृष्ठोंमें है। छेकिन है पढ़ने 
छायक चीज । जाहिर है कि मूल बयान मौलाना साहवकी मंजी हुई उर्दू्में है। अंग्रेजी 
अनुवाद भी बुरा नही है, लेकिन इससे बेहतर अनुवाद होता तो ज्यादा अच्छा रहता। 
इस बयानमें काफी साहित्यिक सौन्दर्य है। यह विज्ञर और ओजपूर्ण है। यह निर्भेय 
और दो दूक, छेकिन संयत है। इस पूरे बयानमें व्यंग्यका एक स्वर है। यह एक 
ओजस्वी निबन्ध है, जिसमें खिलाफत ओर राष्ट्रीयताके बारेमें मौलानाके विचार है। 
आशा है, इसकी छपी हुईं प्रतियाँ उपलब्ध हो सकेंगी। मौकानाके सचिवको मेरी, सलाह 
है कि इस बयानका सावधावीसे पुनरीक्षण करा लें। 

इस वकक्‍तव्यकों पढ़नेके बाद मुझे पहलेसे भी कही अधिक स्पष्ट रूपमें यह आव- 
इयक प्रतीत हुआ कि अदालतोंका वहिष्कार किया जाना चाहिए। इस प्रकारके वहि- 
ए्कारके बिना हम निर्भीकतोपूर्ण वह शक्ति कभी प्राप्त नही कर सकते थे जो हमने 
प्राप्त की है। तब अध्यक्ष महोदय, लाछाजी और पण्डितजीकी महान्‌ घोषणामोंकी 
वजाय हम छोटे-छोटे शाब्दिक झगड़ोंमें फेस जाते जो किसी भी राष्ट्रकी उन्नतिमें 
वावक होते हूँ। बहिष्कार आन्दोलनके बिना हमें मौलानाका यह वक्‍तव्य भी नहीं 
मिझता जो अपने-आपमें एक अच्छी राजनीतिक शिक्षा भी है। 

सत्‌ १९१९ और १९२२के वीच कितना फक बाया है--- १९१९में सजाओंका 
उत्तेजनापूर्ण भय और हर प्रकारकी सफाई और बचावकी चित्ता; १९२२में सजाओंकी 
ओरसे पूरी लापरवाही और किसी तरहका बचाव नहीं। १९१९में राष्ट्र उसके सिवा 
और कुछ कर भी नहीं सकता था; १९२२में वह जो-कुछ कर रहा है उसके अछावा 


१, पत्र यहां नहीं दिया जा रद्दा है। फूकनने अपना दिन-दिन हृदतर दोता पद विश्वास प्रकर 
किया था कि जबतक छोग बदछेकी कार्रवाई करनेकी बात सोचे बिना कष्ट सहनेके लिए तेषार नहीं द्वोते 
तबतक वे अपने संधरषमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे ! 

२. चित्तरंजन दात, मनोनीत अध्यक्ष । 


मौलाना अबुल कराम आजाद ४७९ 


और-कुछ नहीं कर सकता, वरना उसे संसार-भरकी घृणाका पात्र होना पड़ता। 
बहिष्कारके प्रभावको इससे नहीं मापा जा सकता कि कितने लोगोंने वकालत त्यागी। 
इसकी सही माप है उस ग्ौरवका तिरोहित हो जावा जो अभी दो ही साछ 
पहलेतक अदालतोंको सुशोभित करता था। अब तो वे सर्राफो और सटोरियोंके 
अट्टोके रूपमें मौजूद है। छेकिन अब राष्ट्रीय और यहाँतक कि वयवितक स्वतन्त्रताके 
भी आश्रयके रूपमें उनका महत्त्व समाम्त हो गया है। अब यह आश्रय उन मजबूत 
दिलोंमें मिलेगा, जिन्हे राष्ट्र बड़ी तेजीसे विकसित कर रहा है। 
मौलाताका यह वक्तव्य हालाँकि अदालतको सम्बोधित करता है, लेकिन अदा- 
छतके लिए नही है। यह जनताके लिए है। वास्तवमें यह एक ऐसा भाषण है, जिसके 
लिए आजीवन कैदकी सजा मिल सकती है। साल-भर की सर्त केदकी सजा सुनाई 
जानेके बाद मौलाना अपना आदइचये बखूबी दो शब्दोमें इस तरह व्यक्त कर सकते 
है: “भेरी जो अपेक्षा थी, उससे तो यह बहुत ही कम रही! 
निम्नलिखित अशोंसे, जिन्हे में इस ववतव्यमें से उद्धत कर रहा हूं, पाठक 
स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल छेंगे। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१८६. मोलाना अबुल कलाम आजाद 


बेगम अबुछ कुछाम आजादने भुझे नीचे छिखा तार-संवाद डाक द्वारा भेजा है: 


मेरे पति मौलाना अबुल कलाम आजादके मासलेका फंसछा आज सुना दिया 
गया। उन्हें सिर्फ एक सालकी सख्त कंदकी सजा दी गई है। यह तो मेरी 
आाद्षासे बहुत ही कम सजा है। . - «में आपको यह सुचित करनेकी घुष्टता 
करती हैँ कि उनकी कंदसे बंगालके राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंके बीच जो स्थान खाली 
हुआ है, उसकी पूत्ति करनेके लिए से तैयार हूँ। उनके तमाम कार्य उसी तरह 
जारी रखे जायेंगे। . - . इसके पहले उनकी चार वर्षकी नजरबन्दीके समय मे 
पहला इस्तहान दे चुकी हूँ, और मुझे विश्वास है कि इस दूसरे इस्तहानसें भी 
खुदाकी मेहरबानीसे कामयाबी हासिल करूगी। . . - आजसे में अपने भाईकी 
सददसे बंगाल प्रान्तीय खिलाफत समितिसे ताल्‍्लुक रखनेवाले तमाम फर्ज अदा 
कहूगी। मेरे पतिने आपको प्रेस और अ्रद्धाके साथ सलाम कहा है और यह पैयाम 
भेजा हैः “सौजूदा हालतमें सरकार और मुल्क, दोनों तरफके छोग किसी 
तरहके समझौतेके लिए बिलकुल तेयार नहीं हे। हमारा फर्ज तो सिर्फ यही है 


१, ये भंश यहाँ नहीं दिये णा रहे हैं । 
२. पदाँ केवछ ठुछ भंश दी दिये जा रहे हैं । 


४८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि हम अपनेको तैयार करें। बंगाल इस दूसरे दौरमें भो अपना कदम आगे ही 
रखेगा, जेसे कि आज रख रहा है। बारडोलो तहंसीलके साथ मेहरबानी करके 
बंगालका भी नास जोड़ दीजिए। और यदि कभी समझौतेका अवसर आये 
तो आप हम लोगोंकी रिहाईकों इतनी अहमियत न वीजिएगा, जितनी कि 
बदकिस्मतीसे आज दी जा रही है। समझौतेकी छातें तथ करते समय सिफ्फ 
हमारी राष्ट्रीय उच्चाकांक्षाओंपर ही दुष्ठि रखिएगा हमारी रिहाईके सवालको 
उससे अलग रखिएगा। 


तौर मुझे अभीतक नहीं मिला है, हालाँकि पन्न द्वारा मुझे सूचनो मिली है कि 
तार अहमदाबाद और बौरडोली दोनों ही पतोंपर भेजा गया था। मेँ जनताके सामने 
यह तार इसीलिए पेश कर पा रहा हूँ कि बंगारू की प्रान्तीय खिलछ्मफत समितिने 
बेगम साहिबाके कहनेपर मुझे इसकी नकछ डाकसे भेजनेकी कृपा की है। यह कोई 
कम तसलल्‍्लीकी बात नही कि बड़े-बड़े घरानोंकी महिराएँ एकके बाद एक उन खाली 
स्थानोंकी पूर्तिके लिए आगे बढ़ रही हैं जो राष्ट्रीय पुरुष कार्यकर्त्ताओंके जेल जानेसे 
खाली हो गये हैँ। में बेगम मौलाना अबुछ कलाम आजादकों इस बातके लिए तहेदिल- 
से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कौम और मुल्ककी खिदमतके लिए अपने-आपको 
सौंप दिया है। मौलाना साहबके सन्देशको पाठक अपने हुृदयपर अंकित कर छें। 
यह बात बिलकुल सच है कि न तो सरकॉर और न देश ही आज किसी समझौतेके 
लिए तैयार है। सरकार तबतक तैयार न होगी जबतक हम अधिक दिनोंतक और 
भी अधिक कष्ट-सहन न कर लेंगे। बंगालने अवश्य ही इस मामलछेमें सबसे पहले कदम 
बढ़ाया है। बारडोछीने तो अभी बहुत ही थोड़ा काम किया है। निर्देय प्रकृतिने 
दो बार उसको इस सौभाग्यसे वंचित कर दिया है। लेकिन इससे कोई फर्क नही 
पड़ता कि बंगाल आगे बढ़ता है या वारडोली। असल बात यह है कि कोई भी जागे 
बढ़कर हमें उस प्रणालीसे छुटकारा बिलाये, जिसके बारेमें हमें दिन-प्रतिदिन इस 
बातकी अधिकाधिक प्रतीति होती जा रही है कि वह आतंकपर आधारित है। मौछाना 
साहबको डर है कि कहीं ऐसा न हो कि असहयोगी कैदियोंकी रिहाईके क्षणिक सुखके 
आगे देश-हितका त्याग कर दिया जाये। लेकिन देशकी जो मनोदशा इस समय है, 
उसमें तो ऐसी कोई आशंका नहीं दिखाई देती। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१८७. गर्जन-तर्जन' 


जब ब्रिटिश सिंह वार-वार हमें अपना खूती पंजा दिखा रहा है तब कोई 
समझौता कैसे हो सकता है ? छॉर्ड वर्कनहेडने' हमें चेतावनी दी है कि ब्रिटेनका  प्रचण्ड 
वबाहुबल ” अभी तनिक भी कम नहीं हुआ है। श्री मॉन्‍्टेग्यू बड़े स्पष्ट शब्दोमें कहते 
हैँ कि अग्रेज इस संसारमें संकल्पके सबसे घन्री छोग है; अपनी लक्ष्य-सिद्धिके मार्गेमें 
वे किसी तरहकी विध्त-वावा सहन नहीं करेगे। अब माँ रायटर द्वारा भेजे तारके 
आवारपर ठीक उन्हींके शब्द उद्धत कर रहा हूँ: 

यदि सात्राज्यके अस्तित्वकों कोई चुनौती दी जायेगी, यदि भारतके प्रति 

अपने दायित्वोंका निर्वाह करनेमें ब्रिटिश सरकारके मार्यमें रोड़े अठकाये जायेंगे, 

यदि फोई माँग इस असमें पढ़कर की जायेगी कि हम भारतको छोड़ जानेकी 

सोच रहे हे तो में बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज इस संत्तारमें संकल्पके सबसे 

घनो लोग हे और भारतको ऐस्तो कोई भी चुनौती उनके सामने सफल नहीं 

होगी। वे एक बार फिर अपनी समस्त झक्ति और संकल्पसे उस चुनौतोका 

जवाब बंगे। 

छॉर्ड वर्कनहेड तथा श्री मॉन्‍्टेग्युकों शायद यह मालूम नहीं कि इंग्लैड सात 
समृद्र पारसे यहाँ जितना भी “ प्रचण्ड बाहुबछ” छा सकता हो, यह देश उस सबका 
सामना करनेको तैयार है। उन्हें शायद नही मालूम कि वे जिस चुनौतीकी चर्चा कर 
रहे हूँ वह तो कलकत्तेमें सितम्बर, १९२० में दी जा चुकी है।' वह चुनोती यह है 
कि पंजाब तथा खिलाफतके प्रति किये गये अन्यायोंके पूर्ण निराकरण तथा स्वराज्यसे 
कम कोई भी चीज भारतको सन्तुष्ट नहीं कर सकती! और, इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इस चुनौतीके साथ साम्राज्यके अस्तित्वका प्रइन भी जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य- 
का अस्तित्व अब इस वातपर निर्मर करता है कि उसे सहज और शान्तिपूर्ण ढंगसे 
स्व॒तन्त्र राष्ट्रोंके एक ऐसे कुछूका रूप छेने दिया जाता है या नहीं, जिसमें प्रत्येक 
सदस्यको समान अधिकार हों, प्रत्येकको यह हक हो कि वह जब चाहे, अपनी इच्छा- 
से पारस्परिक सम्भात तथा मैत्री भावपर आधारित इस साझेदारीसे अल्ग हो जाये। 
यदि ब्रिटिश साम्राज्यके वर्तमान संरक्षकोंको यह सहज परिवर्तंत स्वीकार नहीं तो वे 
याद रखें कि संसारमें अपने “संकल्पके सबसे धनी छोगों” की समस्त शक्ति और 
संकल्प भारतमें आकर व्यर्थ हो जायेंगे, उनका “ प्रचण्ड वाहुबछ ” यहाँ उनके किसी 

१. प्रस्तुत णेख उन छेद्धोंमें से है 
ओर कैदकी उजा दी गई थी । के डिए गांबीजीफर १९२३ में मुकदमा दणपा 023 


२. १८७२-१९३०; इंन्लेंडके वक्नीछ, राजनीतिशञ तथा विद्वान्‌ छेखक; पहछे छोड 
मा नू झेखक; पहे छोड चान्सलूर और बादमें 


३. काँग्रेसफे विशेष अधिवेशनमें । 


२२-३१ 


४८२९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


काम नहीं आयेगा। नई भावना, नये उत्साहसे अनुप्राणित भारतीयोंकों वे किसी भी 
तरह झुका नहीं सकेंगे, तोड़ नहीं सकेंगे। यह सत्य है कि हममें “प्रचण्ड बाहुबल ” 
नहीं है। मगर अब ऐसा लगता है कि भारतके चावर खानेवाले क्षीण-दुर्बल करोड़ों 
मानवोंने अपने अठक भवितव्यकी प्राप्तिका, अपनी आजादी हासिल करनेका दृढ़ 
निश्चय कर लिया है। इसके लिए उन्हें न किसी संरक्षककी छत्रछायाकी आवद्यकता 
है, न शस्त्र-बकुका प्रयोग करने को। लोकमान्य तिरकके छब्दोंमें स्व॒राज्य उनका 
४ जन्मसिद्ध अधिकार ” है। ब्रिटेन अपने “ प्रचण्ड बाहुबछू ”का प्रयोग करे, और अपनी 
समस्त दाक्ति तथा संकल्पके साथ करे, किन्तु भारतीय अपना यह अधिकार प्राप्त 
करके रहेंगे। इंग्लैंडवालों की उद्धतताका जवाब भारत उद्धततासे नहीं देगा। लेकिन अगर 
वह अपनी प्रतिज्ञापर दुढ़ रहता है तो उसकी यह प्रार्थना ईइवर अवश्य सुनेगा कि 
उसे इस यातनासे म्‌क्‍त करें। शर्वितके मदर्मे चूर और कमजोर जातियोंको छूटने- 
खसोटमेवाला साम्राज्य इस दुनियामें कभी भी अधिक दिनोंतक नहीं टिका; और 
यदि ईएवर है तो ब्रिटिश साम्राज्य भी अधिक दिनोंतक नहीं टिक पायेगा; क्‍योंकि 
इसका आधार योजनाबद शोषण और निरन्तर पशुबलका प्रदर्शन है। ब्रिटिश राष्ट्रके 
इन तथाकथित प्रतिनिधियोंकों श्ञायद यह माछूम नहीं कि ब्रिठेनकों अपने “ प्रचण्ड 
बाहुबल “का जौहर दिखानेका अवसर देनेके लिए भारत अपने बहुत-से बलिदानी सपृत 
भेंट कर चुका है। अगर चौरीचीरा-काण्डके कारण सष्ट्रीय बलिदानके प्रवाहमें व्यव- 
धान उपस्थित न हो गया होता तो हमने इस सिहकों और भी ज्यादा और रुचिकर 
बलि भेंट की होती। केकित ईश्वरकी इच्छा कुछ और थी। फिर भी, डाउनिग स्ट्रीट 
तथा व्हाइट हॉलको सुशोभित करनेवाले ये प्रतिनिधि बुरेसे-बुरा जो कर सकते हों 
शौकसे करें। में जानता हूँ कि सात समुद्र पारसे आई इस घमकीके बारेमें मैने बहुत 
कड़े शब्द कहें हैं, छेकिन अब वह अवसर आ गया है, जब अंग्रेजोंको यह अहसास 
करा देना बहुत जरूरी है कि जो लड़ाई १९२० में छिड़ी है, वह अन्तिम छड़ाई है। 
वह महीता-भर चछ्े या महीनों चले, वर्ष-भर चले या वर्षों चके, लेकिन वह लड़ाई 
अन्तिम हैं और यदि वे इस लड़ाईमें दुनी शक्तिसे गदरके दिनोंकी बर्बेरताकी पुनसवृत्ति 
करें तो हमें उसकी भी परवाह नहीं है। में ईश्वरसे केवल यही आशा रखता हैँ, 
उससे केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि वह भारतको अन्ततक अहिसापर दृढ़ रहनेके 
लिए पर्याप्त विनय और बलका वरदान दे। समुद्र पारसे समय-समयपर आनेवाली 
इन घुनौतियोंकों बरदाइत करना अब असम्भव है। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१८८. सिलका कपड़ा 


एक सवार अवसर पूछा जाता है कि यदि हाथ-कंती और हाय-बुनी खादी --- 
फिर वह चाहे सूती हो या ऊनी अथवा रेशमी --इस्तेमाल करना ही वर्तमान काका 
धर्म हो तो फिर देशकी अर्थ-व्यवस्थामें मिछके कपड़ेका क्या स्थान है। यदि देहातोंमें 
रहतेवाले करोड़ो छोग आज चरखेका सन्देश सुन सके, उसका रहस्य समझ सकें और 
उसपर अमल भी कर सकें, तो में जानता हूँ कि हर्मारी घरेलू अर्थ-व्यवस्थामें मिलके 
कपड़ेके लिए -- फिर वह चाहे विदेशी हो या हिन्दुस्तानी --कोई जगह नहीं है और 
यदि ऐसा हो सके तो मिलके कपड़ेके इस पूर्ण छोपसे देशकी दशा बेहतर ही होगी । 

इस कथनका सम्बन्ध ने तो मछीनोंसे है न विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके प्रचारसे। 
यह तो केवरू भारतीय जनताकी आथिक दशासे सम्बन्धित प्रदन है। 

लेकिन मिलोके कपड़ेके पूर्ण छोपकी स्थिति तो तभी आ सकती है जब हमारे 
न्राणके लिए स्वयं ईश्वर ही कोई चमत्कार दिखाये और सारे देशकी जनताको अपने 
कष्टोसे मुक्ति पानेके लिए चरखेकी शरणर्में जानेकी प्रेरणा दे। लेकिन जबतक यह 
चमत्कार नहीं होता तबतक केमसे-कम अभी कुछ वर्षोतक तो खहरके उत्पादनके 
साथ ही मिलोके बने कपड़ेकी जरूरत बनी ही रहेगी। काश कि भारतके बड़े-बड़े मिल- 
मालिकोंकों हम यह समझा सकते कि मिल्‍ल-उचद्योग एक राष्ट्रीय न्यास है और इससे 
उन्हे राष्ट्रीय जीवनमें इस उद्योगके उचित स्थानकी सही प्रतीति हो जाती। मिल- 
मालिकोंको जनताको हानि पहुँचाकर पैसा पैदा करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसके 
विपरीत उन्हे अपने व्यवसायको राष्ट्रीय आवद्यकताओंके अनुकूल साँचेमें ढालना चाहिए 
ओर उस कलछकको धो देना चाहिए जो बंग-भग आन्दोलनके' समय उनके भाधेपर 
जेगाया गया था भौर जो ठीक भी था। अब भी कलकत्ता तथा दूसरे स्थानोसे ऐसी 
शिकायतें आ रही है कि हिन्दुस्तानकी मिलें अपनी धोतियोके दाम मैचेस्टरवालो से भी 
अधिक छेती है, यद्यपि उनकी घोतियाँ मैचेस्टरवालों से घटिया दरजेकी होती हैं। 
थदि यह ख़बर सच हो तो यह बात देशभक्तिके विरुद्ध पड़ती है और धन बठोरनेकी 
इस नीतिसे देश ओर देश्ञ-कार्य दोनोंको हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। ऐसे समय, 
जब कि हमारा राष्ट्र नये जन्मके कष्टोसे गुजर रहा है, बेहिसाब दाम लेना निदचय 
ही खोटापन है। ऐसा करना केवछ इस जमन-आत्दोलनसे अलग रहता ही नहीं, बल्कि 
सचमृच उसकी निर्देयतापूर्ण उपेक्षा करना है। 

मिल-साहिक यदि स्थितिपर व्यापक दृष्टिसे विचार करें तो वे खादी-आन्दोलन- 
का रहस्‍थ समझ जायेंगे, उसकी कंद्र करेगे और उसका पोषण करेंगे तथा लोगोंकी 


जरूरतोकी जान-समझकर देशकी नवीन आवश्यकताओके अनुरूप मारू तैयार करने 
लगेंगे । 


२१. १९०० में । 


डंट४ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


पर वे लोग ऐसा करें या न करें, देशकी आजादीकी प्रगतिको किसी एक संस्था- 
का अथवा किन्‍्हीं थोड़ें-ले आदमियोंके कुछ समूहोंका मोहताज नहीं बनाया जा सकता। 
इस देशमें आज जो-कुछ हो रहा है, वह वही है जो यहाँकी समग्र जनता चाहती 
है। जनता मुक्तिकी ओर तेजीसे बढ़ रही है और इन पूँजीपतियोंकी मदद मिले 
या न मिले, उसकी गति तो रुक ही नहीं सकती | अतएवं इस आन्दोलनको पूँजीपतियों- 
पर निर्भर रहे बिना चलना चाहिए; फिर भी उनका विरोध नहीं करना चाहिए। 
पर यदि पूँजीपति लोग जनताकी सहायताके लिए आगे बढ़ें, तो इससे उनकी कीति 
बढ़ेगी और भावी सुखके दिन भी जल्दी ही नजदीक आ जायेंगे। 

पहले भी यहाँ यही हाकूत थी। भारतके इतिहासमें पूँजीपति' और श्रमजीवियोके 
सम्बन्ध बुरे नहीं रहे हैं। चार वर्णोंकी व्यवस्था केवछ धामिक दृष्टिसे ही नहीं, 
बल्कि आथिक और राजनीतिक दृष्टिसे भी की गई है; और मुसलमान संस्कृतिके 
मिश्रणसे उसपर कोई बूरा प्रभाव नही पड़ा है, क्योंकि मुसलमान संस्कृति सार रूपमें 
धाभिक संस्कृति है, अतएवं गरीबोंके छिए कल्याणकर है। इस्लाम साफ दाब्दोंमें 
द सूदखोरीकों मना करता है, इसलिए मानना चाहिए कि वह पूँजी जमा करनेके भी 

खिलाफ है। 

और इस समय भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूँजीपति छोग इस आन्दो- 
लनसे दूर-दूर ही है। तिलक स्वराज्य-कोषके लिए जिस वर्गनें इतनी उदारतासे दान 
दिया बह मध्यम श्रेणीके पूँजीपतियोंका ही वर्ग था। लेकिन यह बात भी दुःखके साथ 
कबूल करनी पड़ती है कि दुर्भाग्यवश अधिकांश मिल-मालिक इससे अलग ही रहे 
है। इस देशमें अगर सबसे बड़ा कोई उद्योग है तो वह वस्त्र-उद्योग ही है। अब 
समय आ गया है कि वह अपना मार्ग निद्ेचत कर के। वह इस आन्दोरनके साथ 
चलेगा था इससे दूर रहेगा! 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१८९, मेरे दुःखका अन्त नहीं 


“ छोकमान्य के व्यवस्थापकने अपने पन्नके प्रतिनिधि और एम० पॉल रिचर्डके 
बीच हुई मुलाकातका निम्नलिखित विवरण मेरे पास भेजा है। उन्होंने मुझसे इसे 
प्रकाशित करने और इसपर अपनी सम्मति देनेके लिए कहा है। में बहुत संकोच- 
विकोच और अनिच्छापूर्वक अपनी सम्मति दे रहा हूँ, क्योंकि सार्वजनिक कार्यकर्त्ताकि 
सामने प्रायः कोई विकल्प नहीं रह जाता। उसे अनिच्छा और संकोचपर काबू पाना 
पड़ता है। एक बार भेरे शान्तिनिकेतन-सम्बन्धी विचारोंको बहुत ही गत रूपमें पेश 
किया गया था, हालाँकि उसके पीछे कोई दुरादय नहीं था। उसे सुधारते हुए मुझे 
बड़ा दुःख हुआ था।' कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कोई बहुत पवित्र मानता है 


३. देखिए “ स्प्पिणियोँ”, ९-२-१९२२ का उप-शीषेक “ प्रकाशनकी दश्सि अवाॉछतीय ” । 


मेरे दुःखका अन्त नहीं ४८५ 


और जिनके बारेमें वह खुलेआम वहस करना पसन्द नहीं करता। मेरे सामने पहलेसे 
ही दु.खके अनेक कारण मौजूद है। अब जिस मुलाकातके विवरणको प्रकाशित करेके 
लिए मुझसे कहा गया है, उससे एक और भी कारण प्रस्तुत हो गया है। वह इस 
प्रकार है: 
प्रइच: बारडोलीमं संविनय अवज्ञा आभ्दोलनके पिछले स्थगनके बादसे 
अपहयोगियोंमें ऐसे लोगोंकी संख्या बढ़ रही है जो महात्माजीके विचारोंकों 
नहीं समझते। इस सम्बन्धें आपका क्या विचार है? 
उत्तर: महात्मा गांधीके रुखके बारेसें सब-कुछ समझ पाना बहुत आसान 
है, यदि कोई यह न भूछे कि उ्तका वास्तविक ध्येय वह नहीं है जो आमतौरसे 
लोग समझते है, बल्कि वह है जो उन्होंने कुछ दिन पहले इस शब्दोंमें मेरे 
सामने स्पष्ट किया था: “से भारतकी स्वाधीनताके लिए नहीं, वरन्‌ संसारमें 
अहिसाकी स्थापनाफे लिए काम कर रहा हूँ, तथा मुझमें और भी तिलकमें 
यही अच्तर है। श्री तिलकने एक बार मुझसे कहा जा, 'में अपने देशकी 
स्वाधीनताके लिए सत्यका भी बलिदान कर सकता हूँ; परन्तु में सत्यके लिए 
स्वाघीनताके बलिदानके लिए भी तैयार हूं ।” इन शब्दोंके प्रकाश्में आप राष्ट्रीय 
आल्दोलनको तबतक स्थगित करनेका कारण समझ सकते है जबतक कि 
भारतमें सर्वत्र हिसात्मक भावनाकी जड़ नहीं हिल जाती। और यह स्थिति तो 
शायद इस संसारमें कभी ने आये। 
जिस प्रकार श्रीमती बेसेंद और नरमदलोय छोगोंके विचारोंको इस सुक्तिमें 
प्रकट किया जा सकता है कि “किसी भी फीमतपर फानून और व्यवस्था”, 
उस्ती प्रकार महात्माजीके विचारोंकों इन चन्द दाब्दोंसें ही प्रकट किया जा 
सकता है -- किसी भो कौसतपर अहिसा; और जो श्रीमती बेसेंट और मरस- 
दलीय लोग चाहते हे वही सरकारकी इच्छा भी है। लेकित इस सबके पीछे 
एक और भी स्वर है, राष्ट्रकी आत्माका स्वर, जिसका महत्त्व सबसे अधिक 
है। वह स्व॒र हैः “किसी भी कीमतपर एक नया कानून और एक नई 
व्यवस्था । * 
भारत, एशिया और समस्त संसारमें एक नई चेतनाका उदय हुआ है, और 
मेरा विश्वास है कि इस नई चेतनाकों प्रकद करनेवाली यह इच्छा ही अन्तमें 
विजयी होगी। 
एम० पॉछ रिचडेके साथ मेरी भेंट बड़ी अच्छी रही थी। हमने कई घंटे बड़े 
आनन्दके साथ गुजारे थे। मैं तुरत्त ही यह समझ गया कि कुछ बातोमें जीवन-सम्बन्धी 
हमारे दृष्टिकोणमें मूलभूत अन्तर है, लेकिन इस बातको मैने जरा भी महत्त्व मही 
दिया। हम एक-दुसरेसे मामूली जान-पहचानके व्यक्तियोंके रूपमें मिले और घनिष्ठ 
मित्रोके रूपमें जुदा हुए। यद्यपि अब मुझे पॉल रिचर्डने जो कहा है उसकी आलोचना 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


करनी पड़ रही है। परन्तु उनकी विद्वत्ता, उनकी मानवता और उनके दर्शनके 
प्रति मेरी श्रद्धा अब भी अक्षुण्ण है। परन्तु इस बातपर मैं अपना गहरा खेद प्रकट 
किये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने आत्मीयताके वातावरणमें हुई हमारी व्यक्तिगत 
बातचीत लोगोंके सामने प्रकट कर दी और वह भी बहुत कठे-छटे रूपमें। उन्होंने उस 
मुलाकातका विवरण कुछ इस तरह पेश किया है कि मेरी स्थिति हास्यास्पद हो जाती 
है। उसके सार-तत्त्वसे इनकार करना सम्भव नही है, किन्तु उसे उसके सन्दर्भसे अलंग- 
थलग और एम० पॉल रिचड्डेकी भाषामें प्रस्तुत करनेसे मेरी स्थिति हास्यास्पद ही 
प्रतीत होती है। मे और महाराष्ट्रका दक दोनों एक-दूसरेको समझनेका प्रयास कर 
रहे है। हम प्रतिदिन एक-दूसरेके समीप आते जा रहे हैँ। भारतके एक महानतम 
नेता और उस व्यक्तिके जीवन और चरित्रके बारेमें, जिसका उस दलके सदस्योंके हृदय- 
पर ऐसा गहरा प्रभाव है जैसा किसी भी समुदायपर किसी अन्य व्यक्तिका नही है, 
यदि में कोई अनुचित बात कहता हूँ तो उस दलका अप्रसन्न होना ठीक ही होगा। 
मैं और एम० पॉल रिचर्ड एक गम्भीर धामिक वार्तालापमें निमग्न थे | में उनके 
समक्ष अपनी मान्यताके .आधारभूत तथ्य प्रस्तुत करनेका प्रयास कर रहा था | हम 
दोनोंको अपने बीच जो गम्भीर मतभेद दिखाई दिये थे, उनके वारेमें में बात कर 
रहा था, और जब मैं अपनी बात समझा रहा था तो मैंने अपने और लोकमान्यके 
बीचके मतभेदका अत्यन्त श्रद्धापुर्वक उल्लेख किया। छोकमान्यके साथ कई बार स्पष्टता- 
पूर्वक हुई बातचीतके बाद मैं इस नत्तीजेपर पहुँचा था कि कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों- 
पर हम कमी एकमत नहीं हो सकते। संस्क्ृत साहित्यके ज्ञानके अपने अक्षय भण्डारसे 
दृष्टान्त देते हुए वे जीवन-सम्बन्धी मेरी व्याख्याकों चुनौती देते तथा बहुत स्पष्टता 
और कठोरताके साथ कहते थे कि सत्य और असत्य केवल सापेक्ष शब्द है, परन्तु मूल 
रूपमें सत्य और असत्य-जैसी कोई चीज नही है, वैसे ही जैसे जीवन और मृत्यु-जैसी 
कोई चीज नहीं है। में इस सूक्ष्म विवेचनका खण्डन तो नहीं कर सकता था, परन्तु 
उसे वास्तविक जीवनपर लागू करनेमें मुझे एक त्रुटि नजर आई और जिसे मैंने अत्यन्त 
विनम्रताके साथ उनके सामने प्रस्तुत किया। मेरा खयाल है कि हमने कभी भी 
एक-दूसरेको गलत नहीं समझा। सिंहगढ़में, जहाँ हम दोनों कुछ विश्वामके लिए गये 
थे, हम एक-हूसरेके अधिक समीप आये ।' मैने पाया कि अपने विचारोंके प्रतिपादनमें 
वे निडर और खरे थे और उनका अनुसरण करनेका प्रयास करते थे। मुझे यह भी ज्ञात 
हुआ कि अपने करोड़ों देशवासियोंपर उन्तका ऐसा अदभुत प्रभाव क्यों था। मैने अपने 
लिए कभी श्रेष्ठताका दावा नहीं किया है। मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि हमारा मतभेद 
बुनियादी था, परल्तु अधिक सम्पर्कके कारण उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई, और 
मुझे विद्वास है कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरे भ्रति उनका स्नेह भी बढ़ता 
गया। इसलिए मै पाठकोंकों विश्वास दिलाता हूँ कि एम० पॉल० रिचड्डके सामने मैने 
जो मत व्यक्त किया, उसमें उस दिवंगत महान्‌ नेताके व्यक्तित्व और चरित्रकी अव- 


१. तिछकने १ मईं, १९२० को सिंहगढुममें गांधीजीके साथ चर्चा की थी; देखिए खण्ड १७, ५४ 
४०९-१२ ॥ 


मेरे दुःखका अन्त नहीं ४८७ 


माननाकी कोई बात नहीं थी, और मै आशा करता हूँ कि इस मुलाकांतमें मतभेदका 
जिस भौंडे ढगसे उल्लेख हुआ है, उससे महान्‌ महाराष्ट्र पार्टीके सदस्योंका मन खट्टा नहीं 
होगा। राष्ट्रीय आत्दोलनमें उस दलके छोगोंके हादिक सहयोगको में बहुत अधिक 
मूल्यवान मानता हूँ और उन्हे साथ लेकर चलनेके लिए मैं अपनी आत्तरिक इच्छाके 
भी खिलाफ उतनी दूरतक चलतनेकों तैयार रहता हूँ, जितनी दूर चलनेसे मुझे अपने 
सिद्धान्तकी बलि म देनी पड़े। 

एम० पॉल रिंचर्डने अहिसाके सम्बन्धर्में भेरे विचारोंकों जिस भ्रकार भ्रस्तुतत 
किया है वह वास्तवमें उसका एक मखौल-भर है। मुझे इसमें तविक भी सन्देह नहीं 
कि उन्होने मुझे जैसा समझा है, उसी रूपमें प्रस्तुत किया है। जब में कहता हूँ कि 
मैं अपने देशसे भी अधिक अपने धर्मको महत्त्व देता हूँ और इसलिए में पहले एक 
हिन्दू हूँ और वादसें राष्ट्रवादी, तो एक मानेमें निश्चय ही यह कथन सच है। छेकिन 
केवल इसी कारण मैं किसी भी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादीसे कम राष्ट्रवादी नही हो जाता । 
इससे मेरा अभिप्नाय केवल यह है कि मेरे देशके हित भेरे धर्मके हितोके अनुरूप है। 
इसी प्रकार, जब में कहता हूँ कि में अपनी निजी मुक्तिकों अन्य सभी चीजोसे अधिक, 
--भारतकी मुक्तिसे भी अधिक महत्त्व देता हैँ तो इसका यह मतरूब नही कि मेरी 
निजी मुक्तिके लिए भारतकी राजनीतिक या अन्य किसी प्रकारकी मुक्तिके बलिदानकी 
आवश्यकता है। ठीक इसी अर्थमें अहिंसाकी कीमतपर मुझे भारतकी मुक्ति स्वीकार 
नही है। इसका मतरूब यह है कि अहिसाके बिना या हिसाके जरिए भारत कभी भी 
स्वाधीनता प्राप्त वही कर सकता। हो सकता है कि इस प्रकारका विचार रखकर मैं 
विलकुल ही गलती कर रहा हूँ, लेकिन यह बात दूसरी है; बहरहाल मेरा विचार 
यही है और यह प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा है। मैने बहुत बार कहा है कि 
अन्य देशोंके लिए भले ही कुछ भी ठीक हो, परन्तु भारतकी मुक्ति अहिसाके मागें- 
पर चलनेसे ही होगी। अगर एम० पॉल रिचर्डने मुझे ठीकसे समझा होता तो वे 
अपने प्ररनकर्ताको यह कहकर शान्त कर देते कि मेरा विश्वास है कि भारत केवल 
अहिसाके माध्यमसे ही अपनी स्वतन्त्रता जल्दी प्राप्त कर सकता है, और इसीलिए 
जवतक देशको मेरा निर्देशन स्वीकार है तबतक उसे मेरी सीमाओको स्वीकार 
करना पड़ेगा, तथा इसलिए मुझे वह तबतक अपना पथ-अप्रदशन करने दे जबतक उसे 
यह विश्वास हो कि अपने छक्ष्यकी प्राप्तिकि छिए उसके पास सत्य और अहिसाके 
अलावा और कोई चारा नहीं है। एम० पॉल रिचर्डने यह कहकर स्थितिको और भी 
खराव कर दिया है कि यदि भारतकी स्वाधीनता अहिसापर निर्भर है तो वह उसे 
कभी भी प्राप्त नही कर सकेगा। समझमें नहीं आता कि देशने स्वाधीनताकी दिशामों 
जो आइचर्यजनक भ्रगति की है, उसे उन्होंने कैसे नजरअंदाज कर दिया। वास्तवमें, मेरा 
दावा है कि भारत आज सारत' स्वतन्त्र हो चुका है, उसने अपना मार्ग पा लिया है, 
वह आज अपनी अस्मिताको दृढ़तापूर्वक प्रकट कर रहा है; उसकी सन्तानने --.- सहस्रों 
पुरुषों और स्त्रियोत्रे -- वदलेकी भावनाके विना बलिदान करनेका श्रेष्ठ गुण सीख लिया 
है, और मुझे दृढ विश्वास है कि यदि कार्यकर्त्तागण उस रचनात्मक कार्यक्रको, जो 
उनके सामने प्रस्तुत किया गया है, छगन और सचाईके साथ पूरा करेंगे तो इसमें कोई 


४८८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सन्देह नहीं कि हम ज्ञीघ्र ही अपने तीनों लक्ष्य प्राप्त करनेमें सफल हो जायेगे। मैं 
एक क्षणके छिए भी यह माननेको तैयार नही कि कांग्रेसके कार्यकर्त्ता देशमें मौजूद 
गुण्डागर्दीकी ताकतोंपर काबू पानेमें असमर्थ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमने इनपर 
काबू पानेके लिए पूरे दिलसे कोशिश ही नहीं की है।' न 
[ अंग्रेजीसे ] हे 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१९०. हमारी ढील 


एक विश्वसनीय व्यवितने मुझे लिखा है कि इलाहाबाद और बनारसमें स्वयंसेवकों- 
की भरतीके मामलेमें उनकी योग्यताओंका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मुश्किलसे 
पचास स्वयंसेवक ऐसे दिखाई पड़ते है जो सिरसे पैरतक हाथकते खदरके वस्त्र पहने 
हों। कुछ ऊपरसे खहर पहने रहते है, पर अन्दर विदेशी वस्त्र ही पहनते हैं। उसी' 
पत्र-लेखकका कहना है कि कुछ स्वयंसेवक जब-तब शराब भी पी छेते है ओर अहिसामे 
उनके विश्वासकी कोई जाँच नहीं की गईं है और बहुत-से मामलोंमें तो स्थानीय 
कांग्रेसके पदाधिकारियोंका उनपर कोई नियन्त्रण ही नहीं रहा है। अधिकृत रिपोर्टके 
अनुसार संयुकत-प्रान्तमें ९६,००० स्वयंसेवकोंकी भरती हुईं है। यदि यह सच है कि 
वहाँ इतने सारे स्वयंसेवक भरती किये गये हैँ और उनमें से अधिकांश कांग्रेसकी शर्तोका 
पालन नहीं करते तो उनका न होना ही ज्यादा अच्छा था। मैंने जो शिकायतें की हैं, 
वे अपने-आपमें बहुत भयंकर हैं, किन्तु ऐसा त समझना चाहिए कि मेरी कुछ शिकायतें 
उतनी ही है, जितनीका मैने उल्लेख किया है। कलकत्तासे भी ऐसा ही समाचार 
मिला है और वह भी एक विव्वस्त सूत्रसे ही। उसका कहना है कि जेल जानेवालों में 
सैकड़ों ऐसे है जो काग्रेसकी प्रतिज्ञाके बारेमें कुछ भी नहीं जानते, खहर नही पहनते, 
और इतना ही नहीं, वे भारतीय मिलोंका नहीं बल्कि विदेशी वस्त्र पहने हुए जेल 
गये हैं और अहिंसाकी उन्हें तनिक भी शिक्षा नहीं मिली हैं। रोहतकसे एक व्यकितने 
लिखा है कि उस जिलेमें कई जगहके स्वयंसेवक कांग्रेस-पदाधिकारियोंके आदेश नहीं 
मानते और उनको बड़ी मुश्किलमें डाल देते हैं। 

यदि पूर्वोक्त शिकायतोंमें दस प्रतिशत भी ठीक हों तो मुझे डर है कि शायद हम 
देशमें आई इस आइचयेजनक जागृतिके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाये हैं, और 
काँग्रेसमें आनेवाले इन नये लोगोंको भली-भाँति सँमाल नही पाये है। हो सकता है कि 
इसमें दोष किसीका भी न हो। आम सभाओं और स्वयसेवकोंके बारेमें सरकारने घड़ा- 
धड़ अधिसूचनाएँ जारी करके हमारे लिए कठिन अवसर उपस्थित कर दिया था। 
उसकी चुनौतीको स्वीकार करना था और वह की गई। नये और अनुभवहीन लोगोंके 
सिर कामकी जिम्मेवारी आती गई और. उन्हें ऐसी कठित परिस्थितिका सामना करता 


१, इस छेखके उत्तरमें छिखा गया पॉछ स्विईैका झेख १६-३-१९२९ के यंग इंडियामें “ उनका 
दुःख मेरा अपना दुःख” (हज सॉरो इज़ माई सोरो) शीर्षकर्ते प्रकाशित हुमा था । 


हमारी ढीऊू ४८९ 


पड़ा जिसमें जनतासे दूर, जेल चले जानेवाले उन अनुभवी लोगोंको भी काम करनेमें 
कठिनाई भहसूस होती। 

इस दलीलके पक्षमें तो बहुत-कुछ कहा जा सकता है। इसके लिए किसीपर 
दोषारोपण करनेकी आवश्यकता नहीं। छेकिन हमें वस्तुस्थितिकी ओरसे आँख न मूँद 
लेनी चाहिए, बल्कि हमें दृढ़ता और साहसके साथ उसका सामना करना चाहिए 
और हमें स्वयं अपनी कमियाँ दूर करनी चाहिए। संसारमें ऐसी किसी सेनाको 
आजतक विजय नही प्राप्त हुई है जिसके सैनिकोंमें सैनिकोंके आवश्यक गुण न हों। 
शान्ति-सेनामें तो उसके सैनिकोके लिए निर्धारित गुणोंकी और भी अधिक आवश्यकता 
है! यह कहनेसे काम नहीं चलेगा कि आदर्श बहुत ऊँचा है। जो अफसर निर्चित 
मानसे कम दरजेके छोगोंको जान-बूझकर भरती करता है वह अपनेको अप्रामाणिकताका 
दोषी बनाता है। यदि निश्चित शर्तोंपर रगरूट न मिले, तो उसे प्रधान दफ्तरमें 
सूचना दे देनी चाहिए; किन्तु उनका उल्लंघन तो उसे कदापि न करना चाहिए। 

मैंने स्वयं ही पिछले साल दिसम्बरमें कांग्रेस-पण्डालमें मौजूद सभी श्रोताओंको 
कांग्रेस द्वारा निर्धारित छ्र्तें पूरे विवरणके साथ पढ़कर सुनाई थी।' अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी और कार्य-समितिने उनपर सविस्तार चर्चा की थी और फिर मैने कई 
अनौपचारिक चर्चाओंमें विभिन्न अ्ान्तोके प्रतिनिधियों और दर्शकोंको वे शर्तें समझाई 
थीं। इसलिए यह दलील नही मानी जा सकती कि शर्तें इतनी कठिन है कि उनका 
पाछेन नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियोंकों उनकी पूरी-पुरी जानकारी थी। लगभग 
६,००० प्रतिनिधि मौजूद थे। वे अपने-अपने क्षेत्रोंके प्रतिनिधि थे, इसलिए शर्तें पुरी 
करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। 

यदि केवछ ३०० स्वयंसेवक ऐसे हो जो शर्तोंको खूब अच्छी तरह समझते हों 
और उनका पालन करते हों, तो उतने ही मेरे लिए काफी है; पर इसके बजाय यदि 
३०,००० स्वयसेवक ऐसे हों जो न तो शर्तोंको जानते हों और न उनकी परवाह ही 
करते हो, तो मुझे उत्तके भरोसे किसी लड़ाईका नेतृत्व करना स्वीकार न होगा । 
कारण स्पष्ट है। पहली स्थितिमें मेरे पास ३०० ऐसे पक्‍के सिपाही होगे जो मेरी 
सहायता करेंगे, जब कि दूसरी स्थितिमें ३०,००० लोगोका भार मुझे वहन करना होगा। 
वे स्वयंसेवक नहीं होंगे, साधारण आदमी-भर होंगे, जिनका वजन मुझे ही ढोना होगा। 
पहले ३०० स्वयंसेवक तो मेरी सहायता करेंगे, मेरी भाज्ञा मानेंगे, छेकिन ३०,००० 
लोग मेरी आज्ञाओंका पाछन नहीं करेंगे और उनका भार मेरे लिए असहनीय बन 
सकता है। अतएवं हमें कार्य-समितिके तमाम भ्रस्तावोंके अनुसार पूरी तरह काम 
करनेका निश्चय कर लेना चाहिए। थे प्रस्ताव हमारे उस त्वरित और व्यावहारिक 
कार्यक्रमके अभिन्न अंग हैं, जिनकी समुचित पूर्तिपर ही भारतका भविष्य, खिलाफत और 
पंजावके अन्यायोका प्रतिकार और स्वराज्यकी प्राप्तिका दारोमदार है। यदि प्रस्तावोंपर 
4 धरा अमछ न किया जाये, तो उत्तका कोई मतछूब ही नहीं होता। बीते हुए 
दिनोमें, जब सरकारको सम्बोधित हमारे प्रस्तावोंपर वह अमछ नही करती थी तब, 


१. देखिए “ भाषण : अहमदावादके कांग्रेस अधिवेशनमें -- १”, २८-१२-१ ९२१ | 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
हम शिकायतें करते थे। लेकिन अब शिकायत कौन करे, जव हम अपनी ही इच्छासे 
समझ-बूझकर स्वीकार किये गये अपने प्रस्तावोंपर स्वयं ही अमछ नहीं करते? इस- 
लिए मे कांग्रेस तथा खिलाफतसे सम्बद्ध तमाम संगठनोंको दुढ़तापूर्वके सलाह देता 
हैँ कि वे अपने-अपने क्षेत्रोंमें तमाम झतोके पूरे-पूरे पालनपर अवश्य ध्यान दें। यदि 
वे ऐसा नही करेंगे तो आन्दोलनकों खतरेमें डालनेकी जिम्मेदारी उन्हीपर होगी, 
किसी औरपर नहीं। अपने भविष्यको विगाड़ना या बनाना हमारे ही हाथमें है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१९१. दिल्ली जेलके कंदी 


सिवाय एक अप्रासंगिक परेके, मैंने सारा पत्र ज्योंका-त्यों दे दिया है, यहाँतक 
कि वे विशेषण भी नहीं हटाये है जो सजीव होते हुए भी चोट पहुँचानेवाले नहीं है। 
कोई भी निष्पक्ष प्रेक्षक यह समझ सकता है कि इन रहस्योंके उद्घाटनसे जो कदुता 
पैदा हो गईं है, सम्बन्धित पक्ष, चाहे वह कितने ही उच्च स्थानपर आसीन क्‍यों न हो, 
उसे निरे खण्डनसे मिटा नहीं सकेगा। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१९२. सरकार द्वारा प्रतिवाद 
१, बिहार सरकारकी ओरसे 


महामहिम वाइसरायके नाम भेरे घोषणा-पत्रका भारत सरकारने जो उत्तर दिया 

था, उसके प्रत्युत्तरमें मैंने एक वक्‍तव्य दिया। अब विहारके प्रचाराधिकारीने उस 
वक्‍्तव्यका निम्नलिखित उत्तर प्रकाशनार्थ भेजा है: 

श्री गांधी द्वारा ७ फरवरीकों बारडोलोसे जारी किये गये घोषणा-पत्रमें 

/ शैरकानूनी दमत” को कुछ सरकारी कार्ंवाइयोंका उल्लेख किया गया है। 

उनके विचारमें इन कार्रवाइयोंसे सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेका ओऔचित्य सिद्ध 

होता है। जो मिसाज़ें दी गई हे, उनमें एक यह भी हैः # एक अफसर और 

उसके दस्ते द्वारा, बिना कित्तीकी आज्ञाके, गाँवोंकी छूट, जिसे विहार सरकार 


२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है । इसमें यांघीनीने दिल्‍्की जिला क्ग्रेत कमेटीके मन्‍त्री, दादी 
हसनके उत्त पत्रकरो टीका की है, जिसमें दिंबछी जेल्के भसहपोगी बन्दियोंकि साथ किंग्रे गये दुत्येवहारका 
वर्णन किया गया था । वह पत्र दिल्लीके मुख्य आयुक्त द्वारा इस सिछसिकेमें जारी की गई एक प्र 
विशृप्तिकि उत्तरमें छिखा गया था । 


सरकार द्वारा प्रतिवाद ४९१ 


स्वीकार कर चुकों है।” संकेत स्पष्ट रूपसे धनाहा थानेकी घठनाकी ओर है, 
और इस घकक्‍तव्यसें साफ-ताफ यह भाव निकलता है कि लूढ पुलिस दस्तेके 
अधिकारीकी आज्ञासे हुई यी और यह तथ्य बिहार सरकार हारा स्वीकार 
किया जा चुका है। सुरुष सचिवने विधान परिषद्‌मों जो बयान दिया था, और 
जिसकी ओर स्पष्ठतः श्री गांधीका संकेत है, उसका सार इस प्रकार हैः 

४ २७ विसस्बर, १९२१को बेकुंठपुर फेक्टरीके मंनेजर श्री सेकिननसे यह 
खबर मिलतेपर कि कुछ गाँवॉमें बहुत ही गड़बड़ है, सशस्त्र पुलिसके सवारोंने 
पिपरिया, बेरटवा, चन्दरपुर और सिहुलिया गाँवोंमें से मार्चे किया। पिपरिया 
गाँवकों लूढके जों आरोप थे, वे जिला मजिस्ट्रेट हारा की गईं जाँचमें बिलकुल 
निराधार निकले हे। पर, बाकी तीन गाँवोंमें कुछ लूट-पाट जरूर हुई है। जिला 
मजिस्ट्रेटकी यह राय है कि जो लूट हुई बह योजनाबद्ध नहीं, बल्कि छिटपुट 
थी। कुछ सवार बगलकी गलियोंमें मिकल गये और उन्होंने लोगोंकी कुछ चोजें 
उठा लों। उनके इन्चार्ज इन्स्पेक्टरकों इस बातका पता तब चला जब सिहुलिया 
गाँवके लोगोंते आकर शिक्षायत की। और तब इन्स्पेंक्टरके हुक्ससे सारा सामान 
उसो समय वापस कर दिया गया। पुलिसिके इन्स्पेक्टर जनरलते प्रार्थना की 
गई है कि जिन सवारोंके खिलाफ छूठमें भाग छेनेंके निश्चित प्रमाण मिले, 
उनके विरुद्ध अनुक्ासवकी कार्रवाई की जाये। यवि जाँचके दौरान कुछ और 
अपराधोंका पता चला, तो बेतियाका सब-डिविजनल अफसर उनपर विचार 
करेगा। * हर 
सरकारके वक्‍तव्यसे यह च्रीज साफ हो जाती है कि लूटकी जो खबरें 

छपी थीं वे बहुत ही बतिरंजित थीं, और जो लूट हुई भी थी वह जाती 

तोरपर कुछ सवारोंकी कारंबाई थो। इससे यह भी पता चलता है कि सर- 

कार अनुशासन-भंगकी किसी भी ऐसी कारंबाईको, ज॑ंसी कि इन सवारोंने उस 

अवसरपर की थी, सहन नहीं करेगी। 

भी गांधोके घोषणा-पत्रमें इस सारे मामलेको एक बहुत ही भिन्न रूपमें 

पेश करनेकी कोशिश की गईं है। 

में इस टिप्पणीको सहर्ष प्रकाशित कर रहा हैं, परल्तु मुझे यह कहना पड़ेगा 
कि मेरी इससे कतई तसलल्‍्ली नहीं हुई है। मुख्य सचिवके वयानके सारांगमें वह घटना 
उसकी आधी सी निन्दनीय नहीं रह जाती जितनी निन्‍्दनीय 'सर्चछाइट ' (२७-१- 
१९२२) में प्रकाशित मूल बयानमें दिखती है। वह वयान मैने पढा है। बिहार विधान 
परिषद््में मूल्य सचिवपर चारों ओरसे ऐसी बौछार हुईं थी कि उन्हें अपने बचावके 
लिए काफी पैतरेवाजी करनी पड़ी थी। मुख्य सचिव इस बातको अस्वीकार नही कर 
पाये है कि अफसरने खुद छटमें भाग नहीं लिया था | चम्पारनके इन गाँवोसे मैं 
अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उनमें कही चक्‍्करदार गलियाँ नही है। छूटके मालको कलौटा 
देनेसे छूट लूट व रहती हो, ऐसी वात नहीं। विधान परिषदुके सदस्य मुख्य सचिवसे 


४५९२ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


जितनी वातें मनवा सके हैं, उनसे पाठकके सनपर यही छाप पड़ती है कि उनकी 
स्वीकारोक्तिकी सतहके नीचे कुछ और भी सचाई छिपी हुई है जिसे प्रकट नहीं 
किया गया है। एक वात और भी देखनी चाहिए कि किसी मजिस्ट्रेटको साथ लिए 
बिना, घुड़सवार-पुलिसका, दस्तेकी शकलमें निकलना निषिद्ध है, फिर भी अफसर और 
सवारोंने ऐसा किया। इस वातकी अभीतक कोई सफाई नहीं दी गई है कि अफसर 
अपने सवारोंके साथ आखिर याँवोंमें से क्यों निकछा, और न यही बताया गया है कि 
अनुशासन तोड़नेके लिए, जैसा कि सरकारकों वाघ्य होकर स्वीकार करना पड़ा है, 
उसके खिलाफ कया कारेंबाई की गई। यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि गाँव- 
वालोंने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिससे लूटका यह अभियान उचित ठहराया जा 
सकता हो। जैसा कि बयानके सारांक्षमें माना गया है, “बैकुंठपुर फैक्टरीके मैनेजर, 
श्री मैकिननसे यह खबर मिलनेपर कि कुछ गाँवोमें बहुत ही गड़वड़ है, सशस्त्र पुलिसके 
सवारोंने पिपरिया आदि गाँदोंमें से मार्च किया।” चम्पारतके देहातियोंके लिए इन 
मार्चोका क्या अर्थ है, यह मैं जानता हूँ। मैं इस बातके लिए बहुत ही उत्सुक हूँ 
कि कोई मुझे यह यकीन करा दे कि अफसरशादही अभी पतनकी उस स्थितितक नहीं 
पहुँची है जो कि आम खबरोंसे जाहिर होती है और जो सरकारको न चाहते हुए भी 
आंशिक या पूर्ण रूपसे स्वीकार करनी पड़ी है। किन्तु मुझे खेद है कि इस दिश्ञा्में 
मेरे सारे प्रयास अभीतक निष्फक ही रहे है । 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २३-२-१९२२ 


१९३ प्रस्ताव: अ० भा० काँ० कमेटीकी बेठकमें' 


२५ फरवरी, १९२२ 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक ११ और १२ फरवरीको वारडोडीमें 
हुई थी उसमें कार्य-समिति द्वारा पास किये गये भ्रस्तावोंपर ध्यानसे विचार करनेके 
उपरान्त उन भ्रस्तावोंकी उसमें सम्मिलित किये गये संशोधनोंके साथ पुष्टि' करती है 
और निदचय करती है कि कुछ स्थानोंमें या कुछ कानूनोंके सम्वन्धर्में वैयव्तिक सविनय 
अवज्ञा, चाहे वह प्रतिरक्षात्मक हो या आक्रामक, सम्बद्ध प्रान्तीय समितिके कहनेपर 
या उसकी अनुमति प्राप्त हो जानेपर शुरू की जा सकती हैं; बशतें कि ऐसी सवि- 
नय अवज्ञाकी अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक कांग्रेस या अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी था कार्य-समिति द्वारा निश्चित की गईं सभी झर्तोंका पूरा-पुरा असछ 


नहीं होता। 


१, यदद नेठ्क दिल्लीमें हुई थी । 
२, देखिए “ अस्ताव: बारडोडी कार्य-समितिके”, १९-२-१९२२ की पाद-टिप्पणियाँ | 


प्रस्ताव: अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें ४९३ 


विभिन्न क्षेत्रोसे ऐसी सूचना प्राप्त होनेपर कि विदेशी वस्त्रकी दुकानोंपर धरना 
देना उतना ही जरूरी है जितना कि शराबकी दुकानोपर धरना देना। अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी विदेशी वस्त्रोकी दुकानोपर वास्तविक धरनेकी उन्ही शर्तोपर स्वीकृति 
देती है जो शरावकी दुकानोंपर घरनेके बारेमें बारडोली प्रस्तावोमें कही गई हे। 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी चाहती है कि यह बात समझाई जाये कि कारये- 
समितिके प्रस्तावोंका आशय यह नही है कि कांग्रेसका मूल असहयोग कार्यक्रम रद 
माना जायें या सामूहिक सविनय अवज्ञाकों हमेशाके लिए बन्द कर दिया गया है; 
वरन्‌ कार्य-समितिका खयाछ है कि बारडोछीमें उसके द्वारा गढ़े गये रचनात्मक 
कार्यक्रमपर यदि कार्यकर्ता पूरा ध्यान दें तो आवश्यक सामूहिक अहिंसाका वातावरण 
स्थापित किया जा सकता है। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी राय है कि जब शासक-वर्ग जनताकी घोषित 
इच्छाका विरोध करे तब सवितय अवज्ञा करना जनताका अधिकार और कत्तंव्य भी 
बन जाता है। 

टिप्पणी : यदि किसी एक ही व्यक्ति द्वारा या एक निरदिचत संख्यामें आये हुए 
व्यक्तियोके द्वारा या छोगोके किसी दलके द्वारा सरकारी हुक्‍मों या कानूनोकी अवज्ञा 
की जाये तो वह वैयक्तिक सविनम़ अवज्ञा है। इसलिए एक निषिद्ध सावंजनिक सभा 
जिसमें टिकटोसे प्रवेशपर नियन्त्रण रखा गया है, जिससे किसी भी अनधिकृत व्यक्तिके 
प्रवेशकी अनुमति नहीं है, वैयक्तिक सविनय अवज्ञाका उदाहरण है, जब कि एक निषिद्ध 
सभा जिसमें विना किसी प्रकारके नियस्त्रणके आम जनताको प्रवेश मिले, सामूहिक 
सविनय अवज्ञाका उदाहरण है। ऐसी सविनय अवज्ञा उस सुरतमें प्रतिरक्षात्मक मानी 
जायेगी जब एक साधारण कार्यवाहीके किए कोई सार्वजनिक सभा की जाये, चाहे उसके 
परिणामस्वरूप छोगोकों गिरफ्तार ही क्‍यों न किया जाये। जब ऐसी सभा कोई 
साधारण कार्यवाही पूरी करनेके लिए न की जाये, फक्त गिरफ्तार होने और जेल 
भेजे जानेके लिए की जाये, तब वह आक्रामक होगी। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-३-१९२२ 


१९४. अहसदाबाद ओर सुरतको कसौटी 


अहमदाबाद और सूरतके निवासियों तथा उनके सच्चे 'नगरपाछुकों' की अब 
कसौटी होनेवाली है।' हममें सावंजनिक जीवनका कितना विकास हुआ है, नागरिक 
एक-दूसरेको किस हृदतक कुटुम्बी मानते है, उनमें दृढ़ता, प्रतिज्ञा-पालन, स्वार्थत्याग 
तथा अध्यवसाय कितना है, इन सब बातोंकी परीक्षा अब होकर रहेगी। 

यदि नागरिकोंके प्रतिनिधि उपर्युक्त समस्त गुणोंका परिचय देंगे तो उसका एक 
ही परिणाम होगा--सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितिको बिना किसी काम- 
धन्धेके निकम्मे बैठे रहना पड़ेगा। 

नये सुधारोंमें कितना खोखलापन है, यह बात इन दो बड़ी नगरपालिकाओंको 
बन्द कर देनेसे जितनी अधिक प्रमाणित होती है उतनी किसी अन्य बातसे नहीं हो 
सकती । यदि नागरिकोंके प्रतिनिधि स्वेच्छाचारी होते तो उनकी सत्ता छीन छेना 
शायद उचित होता लेकिन यहाँ तो सरकार जानती है और स्थानीय स्वराज्य विभागके 
भारतीय “ मन्त्री ” भी जानते है कि नागरिक और उनके प्रतिनिधि दोनों इस झमड़ेमें 
एकमत हैं, दोनों शिक्षा-विभागको स्वतन्त्र रखना चाहते है। ऐसा होनेके बावजूद 
नगरपालिकाके विरुद्ध विधिपूर्वक कुछ कारेंवाई करनेके बदले सरकारने नगरपालिकाको 
बन्द कर दिया है। मतलूब यह हुआ कि सरकार और “हमारे” मन्त्री छोकमतके 
विरुद्ध हो गये हैं। इसलिए नये सुधारोंमें मिरंकुशताके अछावा और कुछ नही है ओर 
इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इन सुधारोंसे प्रजाकों कदापि कोई छाभ नहीं 
हो सकता। 

लेकिन इस स्थानपर तो हमारे लिए सुधारोंके छाभालाभका विचार करनेकी 
अपेक्षा इस बातपर विचार करना ही अधिक उचित्त होगा कि नागरिकोंको अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करना चाहिए। ऐसी सामान्य बातोके विषयमें अगर नागरिक हार 
जायें तो मै तो कहूँगा ही, दुनिया भी कहेगी कि वे स्थानीय स्वराज्य भोगनेके योग्य 
नही हैँ। स्वराज्यकी योग्यता जैसे उसे प्राप्त करने [की क्षमता | से सिद्ध होती है 
उसी तरह उसकी रक्षा करनेकी शक्तिसे भी सिद्ध होती है। बाहरसे होनेवाले आक्र- 
मणोंके बावजुद यदि हम अपने अस्तित्वको बनाये रख सकें तभी हम शक्तिमान्‌ 
कहलाते है। बाहरके कीटाणुओंके चढ़ाई करनेपर भी जो व्यक्ति नीरोग रह सकता 
है, उसीका शरीर स्वस्थ माना जाता है। इस लड़ाईका केन्द्बिन्दु शिक्षा है। अन्य 
बातोंके सम्बन्धर्में लागरिक अपने अधिकारोंकी रक्षा करें अथवा न करें लेकिन शिक्षाके 
विषयमें यदि पराजित होते है तो वे बिलकुल पराजित हुए माने जायेंगे और तब 
अवश्यमेव यही सिद्ध होगा कि नागरिक-गण स्वतत्त्र रूपसे विचार या कार्य करनेके योग्य 
नहीं हुए है। यदि वे अपनी टेक छोड़ते हैं तो उससे यह सिद्ध होगा कि प्रतिनिधियोमें 
एक तरहकी चतुराई थी इसलिए वे सरकारसे जूझ तो जाते थे और इस लड़ाईमें 


१, देखिए “ टिप्पणिषों ”, १९-२-१९२० का उप-शीपेक “ अहमदाबाद और दूरत निवासियोसि ” । 


अहमदाबाद और सूरतकी कसौटी ४5५ 


नागरिकोकी रस भी आता था लेकिन वे स्वयं कुछ करनेका अथवा सोचनेका कष्ट 
नही उठाते थे। हे हा 

इसलिए दोनों शहरोके नागरिकोंका सबसे पहला कत्तंव्य यह है कि वे अपने 
वच्चोकी शिक्षापर अपना पूरा-यूरा अधिकार रखें, इतना ही नहीं, अपनी शिक्षाको 
सुदृढ़ जाघारपर ऐसा सुन्दर रूप दें कि किसीके मनरमें सरकारी स्कूलम जानेका 
लालच ही न उठे। हे ह 

इस कामको करते हुए हमें मालूम होगा कि हमारे व्यवहारम जितना अंश 
बनावटी है वह ज्यादा नहीं टिकेगा | नागरिक सच्चे असहयोगी होगे तो का वे अपने 
वच्चोको सरकारी स्कूलोमें नही भेजेंगे। इसी तरह यदि उन्हें अपने बच्चोंकी शिक्षाकी 
सच्ची चिन्ता होगी तो वे शिक्षाके आधारकों सुदुढ बनायेंगे। अहमदाबाद तथा सूरतके 
शिक्षित लोग शिक्षा प्रदान करनेमें मदद करेगे, नागरिक शिक्षा प्रदान करनेके लिए 
जगह देंगे, अनेक प्रकारकी आवश्यक सुविधाएँ जुटायेंगे और सरकारी समितिको बता 
देंगे कि अपने बच्चोकी शिक्षाके लिए वे अनेक बलिदान करनेके लिए तैयार है। 

इस शिक्षापर होनेवाले खर्चके लिए पैसा जुटानेका सवाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि नागरिक शिक्षा विभागके अन्तर्गत जो कर देते हूँ उसे 
न देनेका उन्हे पूरा-पुरा अधिकार है। छेकिन वैसा हो या न हो, अहमदाबाद और 
सूरतके निवासियोको उतना पैसा इकट्ठा करता मुश्किल नहीं होना चाहिए। आवश्यक 
पैसे इकटठे करके वे अपनी एकता और दुढता प्रगट कर सकेगे। शिक्षाके निमित्त 
दिया गया पैसा कोई दान नहीं है। यह तो पूंजी लगानेका सबसे अच्छा क्षेत्र है। 
इससे माँ-वापको पूरा-पूरा छाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों शहरोके 
नागरिक तुरन्त ही यह सब व्यवस्था कर लेंगे। यदि अहमदाबाद ओर सूरत इस कार्ये- 
को अच्छी तरहसे पूरा करेगे तो इसमें कोई शक नहीं कि वे समस्त भारतवर्षके 
सम्मुख एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे उदाहरणोंका, हम जिस स्वराज्यके 
लिए लड रहे हूँ उसपर भी गहरा असर पड़े बिना न रहेगा। 

यदि ये शहर इतना कायें, द्ेथ अथवा रोषको किचित्‌ भी बढाये बिना, तलिक 
भी झ्ान्ति-भग किये बिना, कर सके तो हम ससारकों बता सकेगे कि हम शान्तिमय 
असहयोगको कितने सुन्दर ढंगसे चला सकते हैं। 

भें चाहता हूँ कि अन्य मामछोमें भी नागरिक स्वृतन्त्र होकर दिखा दें। लेकिन 
नेताओोसे में यह विशेष आग्रहके साथ कहना चाहता हूँ कि वे प्रत्येक कदम अच्छी 
तरहसे सोच-विचारकर और धीमे-धीमे उठायें। 

मैंने छोगोंको अकसर यह कहते सुना है कि वारडोलीमें सविनय अवज्ञाके मुल्तवी 
हो जाने तथा नगरपालिकाओंपर उनका जो अधिकार था उसके छिन जानेसे नागरिक 
निरुत्साहित हो गये हूँ। यदि ऐसा है तो नागरिक न तो असहयोगको समझ पाये है 
और न हमारी छड़ाईकी खूवीको ही। वारडोछीमें जो प्रस्ताव पास किया गया है 
वैसे प्रस्ताव तो असहयोगकी लड़ाईमें पास होते ही रहते है। यह तो एक महान्‌ लडाई 
है और ऐसी छड़ाईमें अनेक व्यूह रचे और तोड़े जाते है। सवका हेतु एक ही होता 
है। व्यूह रचनेंकी जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही उसे तोड़नेकी भी होती है। 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सत्याग्रहके युद्धमें पराजय होती ही नहीं; लेकिन सामान्य युद्धमें तो पराजय भी होती 
है, तव भी सेना धीरज नहीं छोड़ती | हमारे विरुद्ध यह आरोप छगाया गया है कि 
भारतवासी पराजयको झेल ही नहीं सकते। एक वार पराजित होनेपर ही वे भागने 
लगते है। में तो यह उम्मीद किये बैठा हूँ कि हिन्दुस्तान इस आरोपको मिथ्या 
सिद्ध कर दिखायेगा। बारडोछी-जैसे प्रस्तावोंको तो मैं हमारी हारकी निश्ञानी भी 
नहीं मानता। मैं तो यही मानता हूँ कि यह हमारी सचाई और हमारे साहसकी 
निशानी है। 

इसके सिवा, अहमदाबाद और सूरतकी लड़ाई तो स्थानीय लड़ाई है। उसपर 
वारडोछीके प्रस्तावका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए; और नगरपालिका बन्द हो गई, 
इसके लिए किसीको निराशा क्‍यों होनी चाहिए? हमारी कोशिश ही इस परिणामको 
प्राप्त करनेकी थी। हमारी लड़ाईका रहस्य ही यह है कि हर कदमपर सरकार ऐसी 
स्थिति स्वीकार करती जाये, जिसका वचाव करना उसके लिए कठिव होगा। यह 
लड़ाई सरकारकी निरंकुशताको प्रयट करनेकी छड़ाई है। सरकारने समितियाँ नियुक्त 
कीं, इसका परिणाम यह हुआ है कि सूरत तथा अहमदावादकी नगरपालिकाएँ पूरी 
तरह असहयोगी हो गई है। अब उनके वेगकों रोकनेके लिए सिफें नागरिक ही रह 
गये हैं। यह वात सच है कि कुछ-एक मकानोंपर से हमारा कब्जा चला गया, 
लेकिन उससे क्या? चागरिक प्रतिनिधि आमके पेड़के नीचे अपनी वैठकें कर सकते 
है। अपना कामकाज चलानेके लिए उन्हें पत्थरके मकानोंकी जरूरत नहीं है। नई 
समितियाँ बलात्‌ लोगोंके पाखानें साफ नहीं कर सकतीं ओर न ही सढ़कोंपर रोशनी 
कर सकती हूँ। नागरिक जितना करने देंगे उतना ही नई समितियाँ कर सकेंगी--- यह 
बात नागरिक एक हफ्तेमें ही सिद्ध कर सकते है। इसलिए मैं तो किसी भी तरहसे 
निराश होनेका कोई कारण नहीं देखता। निराशा तो हमारी नासमझीकी ही निश्ञानी 
हो सकती है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-२-१९२२ 


१९५, टिप्पणियाँ 
कलकत्ताकी जेलसें 


कलकत्ताकी प्रेसिडेंसी जेलसे हरिछाल गांधी लिखते है: मिल 
कलकत्ताके कैदियोंकी सजाकी अवधि आधी किये जानेके सम्बन्धरमें समाचारपत्रोंमें 
जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह वादमें अधिकादा कौदियोंके बारेमें निर्मल सिद्ध 


हुआ है। 
चौथाई कंसे दी जा सकती है? 


करमसदके' बड़े पाटीदारोंने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा' करनेकी तैयारीमें इतना 
साहस दिखाया था कि थे स्वयं बरबाद होनेंके लिए तैयार हो गये थे। अब जब 
वारडोलीके प्रस्तावके अनुसार उन्हें लगान भरना है तो यह उन्हें अवश्य बुरा छगेगा। 
और उसमें भी यदि सरकारी अधिकारी वैर निकालनेकी खातिर उनसे चौथाई माँगें 
तो यह तो उनके लिए जसहा ही हो जायेगा। 

लेकिन सरकारसे हमने मर्यादापालनकी आशा ही कहाँ रखी है? अगर उसे 
अवसर मिले तो क्या वह वैर निकाछे बिना रह सकती है? हमारी भलमनसाहत 
इसीमें है कि हम क्रोव न करे और उसे वैर निकालने दें। हम उसके पास इसे माफ 
करवानेके लिए भी न जायें। 

ऐसा जुर्माना भरना तो हमारे प्रायर्चित्तका एक भाग है। जो बरबाद होनेके 
लिए तैयार बैठे हैँ उन्हें चौथाई देनेमें भला कया आपत्ति हो सकती है? 

लेकिन ऐसा जुर्माना देनेवाले यह समझ ले कि स्व॒राज्य मिलने अथवा समझौता 
होनेपर यदि बे जुर्माना वापस माँगेंगे तो वह उन्हे वापस मिल सकेगा। जिनसे 
चौथाई माँगी जाये उनसे मेरा अनुरोध है कि थे उसे चुका दें पर उसका पुरा-पुरा 
हिसाव रखें। 

पैत्याग्रहका पन्‍्थ न्यारा है, वह मर्यादापालनका, सहनज्ञीलताका पल्थ्‌ है। हमें 
ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि समय आलनेपर ऐसे अधिकारियोंसे बदला 
लेंगे। यदि कोई हमसे वैर निकालता है और हम बढदलेमें कुछ नहीं करते तो उसके 
वैरका सग्रह अन्तत. समाप्त हो जाता है। यह अनिवार्य नियम है कि जिस क्रियाकी 
प्रतिक्रिय न हो उस क्रियाका अन्तमें नाश हो जाता है। जो इस नियमको जान छेता 
है वह फिर कभी बदला छेनेका विचार ही नहीं करता। 


१, पत्र यश नहीं दिपा जा रहा है | 


३९. आनन्द ताल्क्रेमें, जो श्रो मस्त तैथवनोंके नेतृल्में स्विनेत्र अवज्ञाकों तैयारी कर रहा था । 
२२-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वारुमय 
झरियामें सविनय अवज्ञा 


कांग्रेस सप्ताहके दौरान झरियाके अतिनिधियोंकों मैने सछाह दी थी कि वहाँके 
छोगोंको सक्रिय सविनय अवज्ञाके जंजालमें नही पड़ना चाहिए और यह कहा था कि 
उसपर मैं “नवजीवन' में एक टिप्पणी भी छिखूँगा। छेकिन मै भूल गया। अपनी 
इस भूलके लिए मै उन भाइयोंसे क्षमा-याचना करता हूँ। झरियाकी स्थिति असाधारण 
है। वहाँ हजारों मजदूर रहते है; और उनके सम्पर्क्में आनेवाले भारुदार गुजराती, 
मारवाड़ी, बंगाली तथा अन्य व्यापारी छोग रहते है। वहाँ सत्रिय सविनय अवज्ञा 
करनेका अर्थ होगा वहाँके मजदूर-वर्गकों जगाना। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करनेसे 
भी मजदूरोंके उत्तेजित हो जानेकी सम्भावना है। इसलिए मैंने यह सलाह दी कि 
ऐसे स्थानपर फिलहाल तुरन्त ही सक्तिय सविनय अवज्ञा नहीं की जा सकती। मजदूर- 
वर्गकों सक्तिय सविनय अवज्ञाें शामिल करनेका अर्थ होगा झ्ान्ति-भंग होनेका खतरा 
मोर लेना। अतएवं मैंने सलाह दी थी कि ऐसे भागोंमें खादी, चरखा, मद्यपान- 
निषेध आदि कार्योंको खूब बढ़ाया जाये और झरिया जैसे कोयढेकी खान है उसी तरह 
द्रव्यकी खान भी है, इसलिए झरियाकों, बिहारकी समस्त प्रवृत्तियोंके लिए जितना 
घन चाहिए, उतना धन इकट्ठा करके देना चाहिए। वहाँके रामजस बाबू आदि अमीर 
लोग ऐसे कार्योर्में भरपूर सहायता दे सकते है और यदि वे बिहार काग्रेस कमेटीकी 
पैसे सम्बन्धी मुश्किककों दूर करें तथा मजदूरोंमें खादीका प्रचार करे, स्वयं कार्तें, 
मजदूरोंकों कातना और बुनना सिखायें, मजदूरोंसे शराब छुड़वायें और मजदूरोंको 
उनके कत्तव्यसे तथा उनके अधिकारोंसे अवगत करायें तो मैं समझूंगा कि उन्होंने 
असहयोग पूरा योगदान विया है। ह 


एजेन्सी अदालूतोंमें वकालत 


एक मित्र लिखते है: “ कहते हैं आपने ऐसी सलाह दी है कि एजेन्सी अदालतोंमें 
तो हर कोई असहयोगी वकारूत कर सकता है। क्या यह बात सच है? ” मैने ऐसी 
सलाह किसीको नहीं दी है। लेकिन अभी हाल ही में काठियावाड़में श्री मनसुखलालू 
मेहता तथा भणिलाल कोठारीपर जो मुकदमे चल रहे है उनके सम्बन्धर्में मैने यह 
अवश्य कहा था कि वे एजेन्सी अदालतमें लड़ सकते है और इसलिए वे वकील नियुक्त 
कर. सकते हैं। वे दोनों देशी राज्योंकी रियाया हैं और दोनों देशी राज्योंमें अपने और 
दूसरोंके अधिकारोकी रक्षाके लिए प्रयत्न कर रहे है। देशी राज्योंकी परिस्थितियों- 
से उत्पन्न होनेवाले मामलोंके सम्बन्धर्में वे असहयोगी नहीं हैं। इसलिए यदि वे इस 
ससय देशी राज्योंके मामछोमें पड़ना चाहते है तो .उन्हें अदालतों आदियें से होकर 
गुजरना होगा नहीं तो वे दीन-दुनिया दोनोसे जायेंगे। 

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई वकील जो असहयोग आन्दोलनमें शामिल 
हो गया है वह एजेन्सी अदालतमें जाकर वकालत करे, इसका अर्थ यह भी नहीं है 
कि कोई असहयोगी जान-बुझकर एजेन्सी अदालतमें जाये, और यह भी नहीं कि किसी 
व्यक्तिने असहयोगीके नाते एजेन्सीके इलाकेमें कुछ काम किया हो तो उस सम्बन्धर्में 
वह अपनी ओरसे वकील खड़ा कर सकता है। हाँ, उसका अर्थ यह अवश्य है कि अगर 


टिप्पणियाँ ४९९ 


असहयोगीको देशी राज्योंमें किसीसे अपना पैसा केना हो तो उसके सम्बन्धर्म 
कक राज्योकी अदालतोमें छड़ सकता है। और वहाँ वकीऊको भी नियुक्त कर 
सकता है। हमारा असहयोग देशी राज्यो अथवा उनकी अदालतोके साथ नही है, अतः 
देशी राज्योंकी अदालतोके स्राथका सम्बन्ध सर्वथा त्याज्य नहीं है। 

लेकिन ये सब कार्य उलझन भरे हैं। इसलिए असहयोगीको चाहिए कि वह 
अपने-आपको ऐसी विषम स्थितिमें न डाले और इसी कारण मैने अनेक बार कहा 
भी है कि फिलहाल जहाँतक उनसे बन सके बहाँतक असहयोगियोंका देशी राज्योंके 
झमेलेमें न पडना ही ठीक है, नहीं तो उनके उसीमें उलझ जानेकी सम्भावना है। 
लेकिन जिसे ऐसा करनेमें कोई आपत्ति नहीं है अथवा अनायास ही कोई ऐसे झगड़ेमें पड़ 
जाये और अगर वह कानूनकी शरण छेता है तो इसमें असहयोगकी घतंमान नीतिके 
अनुसार में कोई बाधा नही देखता। 

उपर्युक्त सज्जनोको देशी राज्योके प्रन्‍नको हेकर गिरफ्तार किया गया है। 
एजेन्सी अधिकारीने देशी राज्योंकी रियायाके अधिकारोंपर प्रहार किया है। इसमें 
अगर वे सज्जन कुछ कानूनी कारंवाई करते है तो इसमें मुझे कोई अड़चन दिखाई 
नही देती। ब्रिटिश भारतमें उनकी स्थिति असहयोगीकी है, छेकित वे काठियावाड़में 
पकड़े गये है, अतः वे वहाँ जमानत देकर छूट सकते है और अपना बचाव कर 
सकते है। 

एजेन्सी भी तो ब्रिटिश साज्नाज्यया ही एक अंग है, ऐसा प्रदन उठ सकता 
है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यह प्रदत्त भी कर सकता है कि देशी राज्योंकी अदा- 
लतोमें मुकदमा ऊड़नेकी बात तो समझमें जाती है लेकिन एजेन्सी अदालतोंमें लड़नेकी 
वात समझमें नहीं आती। इसमें दो पक्ष हैँ। एजेन्सी जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्यका 
अंग है उसी तरह देशी राज्योंका भी है। देशी राज्योके अस्तित्वके कारण ही एजेन्सीका 
अस्तित्व है। इसीसे देशी राज्योके प्रन्‍नोको छेकर एजेन्सी अदालतमें जाया जा सकता 
है। लेकित यदि कोई व्यक्ति एजेन्सीमें असहयोगका प्रचार करनेके लिए पकड़ा गया 
हो तो न वह अपना बचाव कर सकता है, न जमानत देकर छूट सकता है और 
इसीलिए मैने शुरूसे ही यह सलाह दी है कि देशी राज्योकी हदमें असहुयोग आन्दोलन 
शुरू नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ तो सिर्फ स्वदेशी आदि प्रवृत्तियोंका, जिनके 
सम्बन्धमें कमी कोई विवाद ही नहीं उठ सकता, विकास किया जाना चाहिए और सो 
भी आधिक और नैतिक दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर। और इसीलिए वहाँ काग्रेस 
कमेटियों आदिकी भी स्थापना नहीं करनी चाहिए तथा वहाँ जो छोग कांग्रेस कमेटीके 
भठस्थ बनना चाहते हैँ उन्हे ब्रिटिश भारतमें स्थापित किसी कांग्रेस कम्रेटीमें अपना 
नाम दर्ज करवाना चाहिए। 

इन धर्म-संकटोसे उबरनेकी एक ही शुद्ध चावी है, उसका उपयोग करनेसे कभी 
कोई भूछ नहीं हो सकती। यदि हम किसी प्रकारके भय, उदाहरणके लिए जेल 
जानेके डरसे अथवा स्वार्थसे प्रेरित होकर कोई कदम उठाते है तो हमारा वैसा 
न करना ही अच्छा है। असहयोगीको निडर और निस्स्वार्य होना चाहिए। सत्य- 


५०० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


परायण, अहिसक, निडर और निस्स्वार्थ असहयोगी कभी भूछ नहीं कर सकता। वह 
अपनी अन्तरात्मासे पूछकर सुखपूर्वक भागे बढ़ता जाता है। 


इसके विपरीत 


उपर्युक्त टिप्पणीमें हमने अस॒हयोगके विरुद्ध आचरणका आभास देनेंवाले उदा- 
हरणोंपर विचार किया। इन्दोरसे एक संवाददाता इससे ठीक विपरीत एक उदा- 
हरणके बारेमें लिखते हैँ। वे लिखते है कि जब युवराज इन्दौर आनेवाले थे तब इन्दौर 
छावनीमें रहनेवाले तीन सज्जनों, पण्डित आर्यदत्त, सेठ छोटालारू तथा सेठ बद्री- 
तारायणकों छावनी छोड़कर चले जानेका आदेश मिला। उन्होंने इस आदेणकी अवहेलना 
की । वे पकड़े गये। उन्होने न वकीछ नियुक्त किये और न अपना बचाव किया। वे 
एक मासकी सांदी केद भोग रहे हैं। इस तरह इस उदाहरणमें हम देखते हैं कि 
कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्वारित असहयोग करते हुए कुछ व्यक्ति पकड़े गये और जेल 
गये। यही संवाददाता लिखते हैं कि अन्य चौदह स्वयंसेवक भी पकइ लिये गये हैं। 
एक रामनारायण नामक पहलवानको एक सैनिकने वहुत मारा किन्तु उस पहलवानने 
शान्तिसे काम लिया हालाँकि उसमें सैनिकसे निपट लेनेकी पर्याप्त शक्ति थी। 


/ अस्पुदयता -- एक अतिरिक्‍षत अंग” ' 
एक “अन्त्यज माई अमरेलीसे लिखते हैँ: 


आपको जन्मरभूमिसें अन्त्यजोंके प्रति अधिक तिरस्कार है। काठियावाड़में 
तो अस्पृद्यताकी बात ही क्‍या की जाये? में पोरबन्दरतक हो आया हूं। 
राजकोट, भावगगर और अमरेलीमें दो-चार प्रतिशत फम है लेकिन कुल मिला- 
कर गुजरातकी अपेक्षा का््यावाड़में बहुत अधिक है। 


मेरी जन्ममूमि है इससे क्या हुआ ? बापके कुऐँमें डूब मरना पुत्रत्वका छक्षण नहीं 
है। उपर्युक्त पत्रकों प्रकाशित करते हुए मुझें अपनी जन्मभूमिपर छज्जा आती है। जिस 
काठियावाड़में नरसिंह मेहता-जैसे महान्‌ भज्त हुए, जहाँ सुदामाने जन्म लिया, जहाँ 
स्वामिनारायणने विहार किया, जहाँ अर्जुनके सखा [भगवान्‌ श्रीक्षण्ण | ने स्त्री-पुरुषों- 
को अपने पीछे पागल बना दिया, उस काठियावाड़के वुद्धिमान छोग यदि अधर्मको धर्म 
मानें, अस्पृध्यताकों पुण्य मानकर मनृष्य-जातिका तिरस्कार करें तो उसका परिणाम 
अधोगतिके अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है? 

लेकिन यदि में काठियावाड़की गाशा छोड़ वेद तो मुझे अपनी ही बाज्ना छोड़ 
देती होगी। काव्यावाड़के नवयुवकोंने खादीनगरमें पाखाना स्राफ करनेंकी हामी भरी 
थी, इस वातकों में भूछा नहीं हूँ।* 


ये शब्द सत्रहवी सद्रीके प्रसिद्ध कवि अद्या भातके हैं । 
स्वामी सहजानन्द ( १७८१-१८३० ); स्वार्मिनारायण नामक वेण्णव सम्प्रदाय संस्थापक । 


१. 
२. 
३. दिसम्बर १९२१ में भद्मदावादमें हुए क्ग्रेस अधिवेशनमें । 


टिप्पणियाँ ५०१ 


काठियावाडमें बहुत सारे युवक अन्त्यजोकी सेवा किया करते है। छेकिन अब ऐसे 
कार्योका जोड़ नही भुणां होना चाहिए। और यदि ऐसा हो तो काठियावाइपर जो 
आक्षेप किया जाता है वह दूर हो जायेंगा। इस प्रइनका समाधान काटियावाड़ी यवकोके 
धैयें, उनकी विनयशीछता और घम्मपरायणतापर निर्भर करता है। यदि युवकवर्गं 
मर्यादा छोड़कर गुरुजनोंकी निन्‍दा करेगा तो वह अस्पृश्यताका त्याग करनेके अपने 
विचारोका प्रसार नही कर सकेगा। लेकित यदि वे अस्पुश्यताको अधर्म भानकर अन्य 
धर्मोका सूक्ष्म रीतिसे पालन करेगे तो समाजपर उनकी छाप पड़े बिता न रहेगी। 


मोतीलाल तेजावत और भीड़ 


मेरे सुझावपर श्री मणिछालरू कोठारी इस विपयकी जाँच-पड़ताल करनेके लिए 
सिरोही आदि स्थानोंपर गये थे। उनकी ओरसे जो समाचार प्राप्त हुए है उनसे 
पता चलता है कि 'भाई मोतीछाल तेजावतते भीलछोंमें मुख्य रूपसे मचयनिषेध और 
मांसाहार जादि छोडनेका कार्य किया है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि उनकी प्रवृत्तिसे भीलोंमें 
जागृति आई है। यदि वे भीछोके शुण्डकी छेकर स्थान-स्थानपर न धूमते होते, किसी 
एक स्थानपर रहते, जिससे उनसे आसानीसे मिला जा सकता तो दीका करनेका 
कुछ कारण ही न रह जाता। श्री मणिल्‍छाछकी मार्फत उन्होंने जो पत्र भेजा है उसे 
में प्रकाशित कर रहा हूँ।' 

यह पत्र थोड़ा-बहुत अज्ञानसे भरा हुआ है। अंग्रेजोंका तों इस प्रइनके साथ 
कोई सम्बन्ध नही है और राज्योंके सम्मृख इस प्रश्नको विधिपूर्वक छाया जाना चाहिए 
था। श्री मणिकाल कहते है कि उन्हें पाऊनपुर, दाँता और सिरोहीमे राज्योंकी ओरसे 
पूरी-पूरी मदद मिछी है। मोतरीलाल तथा भीलोने भी उनकी बातें सुनी है | और उनका 
विश्वास है कि | लोग शान्तिसे ही काम छेना चाहते है। मुझे उम्मीद है कि देशी 
राज्य भीछोंकी वात सुनेंगे और उन्हें न्याय प्रदान करेंगे तो भीछ सुखी होगे। मोती- 
छालसे अगर कुछ भूल हो गई हो तो उसे दरगुजर करके और भीलोंपर उनका 
जो असर है उसका सदुपयोग करके यदि देशी राज्य भीछोकी स्थितिको सुधारनेकी 
ओर ध्यान देगे तो राजा और प्रजा दोनोका भा होगा । 


विदेशी कपड़ेकी दुकानोंपर घरना 


मैंने सविनय अवज्ञाके सम्बन्धर्मं लछिखनेका जो वचन दिया था उसकी याद 
दिलानेके लिए झरियासे मुझे जो पत्र मिला है उसमें एक ढु.खद खबर भी है। यह्‌ 
संवाददाता लिखता है कि वहाँके व्यापारियोने विदेशी कपड़ा न मेँगवानेकी जो प्रतिज्ञा 
ली थी उसे उन्होंने भंग किया है। प्राचीन कालमें व्यापारियोंकी प्रतिज्ञाका जितना 
पूज्य था आज उतना ही कम हो गया जान पड़ता है। प्रतिज्ञा-भंगकी ऐसी ही 
खबरे कलकत्तेसे भी आई है। अब यह भ्रश्न उठता है कि ऐसे समयमें अगर धरना 


१. यहाँ नहीं दिया जा रद्द है। इसमें कहा यया था कि श्री) तेजावतने भीलछोमें सत्माग्रहका प्रचार 
किया जिससे राज्योकि अधिकारी अप्रसन्‍्न हो वे है। न हो श्न राज्येकि अधिकारियोंने और न ब्रिटिश 
अधिरारियोने ही उनकी प्रायनाको ओर कोई ध्यान दि्धा । 


५०२ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


न दिया जाये तो क्‍या किया जाये। हमें शान्तिपूर्ण ढंगसे धरना देनेका अधिकार है, 
इस विषयर्मं तो मुझे तनिक भी छांका नही है। शान्तिपूर्ण धरना हमेशा शान्त नहीं 
होता, यह मैं जानता हूँ और इसीलिए इसका विरोध करता हुँ। इसके अतिरिक्त 
जबतक विदेशी कपड़ेके प्रति अरुचि-भाव सामान्य नहीं हो जाता तबत्क धरना देना 
भी मुझे अनुचित छूगता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस रिवाजका विरोध करने- 
के लिए जनमतको पूरी तरह तैयार न किया गया हो उस रिवाजको दूर करवेंके 
लिए दिये गये धरनेकों लोकमत सहन न करे। यह तो हुआ एक पक्ष। 

दूसरा पक्ष यह है कि जहाँ प्रतिज्ञा भंग की गईं हो वहाँ प्रतिज्ञा भंग करनेवालों- 
को शरमिन्दा करनेका और उनसे लोगोकों सावधान करनेका उपाय भी हमारे पास 
अवश्य होना चाहिए। इसके दो सभ्य उपाय हैं-- एक घरना और दूसरा सम्वन्ध- 
त्याग। दोनोंमें एक ही भाव निहित है। जो व्यापारी ऐसी हुंडीकों जिसकी मियाद 
पूरी हो चुकी हो वापस करता है उस व्यापारीके साथ व्यवहार बन्द करनेका समाज- 
को -अधिकार है। इस सम्बन्ध-त्यागर्में जाति-बहिष्कार अथवा सेवा-बहिष्कार नहीं 
आता, केवल व्यापार-त्याग आता है। ऐसा त्याग हमेशा सम्भव नहीं होता इसलिए 
धरना देना ही एकमात्र व्यावहारिक और सरल मार्ग रह जाता है। में यह टिप्पणी 
कांग्रेससी बैठकसे पहले, मंगलवारके दिन लिख रहा हूँ।' कांग्रेस कया निर्णय करती 
है, यह देखना है। लेकिन झरियाके लोगोंको तो मैं यही सलाह देता हूँ कि जहाँ 
स्पृष्ट रूपसे प्रतिज्ञा भंग की गई हो वहाँ उन्हें धरना देनेका अधिकार है-- हाँ, यह 
धरना पूरी तरह शान्तिमय होना चाहिए। उस अधिकारका उपयोग करनेसे पहले यह 
जरूरी है कि जिन छोगोंने वचनभंग किया है वे उनके पास जायें तथा उनसे विनती 
करें व उन्हें सावधान करें। सब प्रतिबन्धोके सम्बन्ध्में इतना याद रखना चाहिए 
कि प्रतिबन्ध शान्ति बनाये रखनेके लिए ही छागू किये जाते है। जहाँ शान्ति भंग 
होनेका तनिक भी भय न हो वहाँ धरना देनेका प्रतिबन्ध होनेके बावजूद धरना दिया 
जा सकता है। रामजस बाबू-जैसे प्रतिष्ठित सज्जनकों वचन-भंग करनेवाले व्यापारीकी 
दुकानपर धरना देनेंसे कौन रोक सकता है? हाँ, इसके साथ यह शर्त अवश्य है कि 
रामजस बाबूकों भी अपने साथ हजार स्वयंसेवकोंकी टोली रखकर धरना नही देना 
चाहिए। जहाँ धरना देनेका उद्देश्य भय उत्पन्न न कर लज्जित करना है, उसमें घरना 
देनेवालों की संख्या बहुत ज्यादा न हो। उसके लिए दो-चार आदमी बहुत है और वे 
जाने-माने चरित्रवान्‌ होने चाहिए। 

लेकिन मेरी तो व्यापारी-मात्रसे विनम्र प्राथेना है कि वे जनता अथवा 
कांग्रेसके स्ववंसेवकोको धरना देनेकी परेशानीमें डालने या उन्हें जिम्मेदारी उठानेके लिए 
मजबूर न करें। देशर्में विदेशी कपड़ेका त्याग बड़े प्रमाणमें हो रहा है। उससे देशके 
लाखों रुपये बच गये है और इनमें से हजारों गरीबोंके घरोंमें गये है। ऐसे अ्थेलाभ' 
और धर्मछाभकी प्रवृत्तिको वे अपने स्वार्थवी खातिर वचन-मंग करके कैसे रोक 
सकते हैं? उनकी दुकानोंपर धरता देना पड़े यह बात उन्हें कैसे सहन हो सकती है! 


१, अ० सा० काँ० कमेटी की बेठक रे४-२-१९२२ को दिल्‍्लीमें हुईं थी । 


व्प्पिणियाँ ५०३ 


व्यापारी और पतिश्नता स्त्रीकी एक जैसी स्थिति होती चाहिए। दोनोंको अपने ऊपर 
पहरा विठाये जानेकी बातपर छज्जित होना चाहिए। जिस तरह पतिन्नता त्तारी 
अपना शीलछ भग करे तो समाजकों भारी आघात पहुँचता है उसी तरह व्यापारी जब 
वचन भंग करता है तव समाजपर भारी प्रहार करता है। क्या व्यापारी छोग इस 
धर्मयज्ञ्में अपने वचनका पालन करने जितना भाग भी नही छेगे! 


अहमदाबादकी स्वयंसेविकाएँ 


रतनपोलमें' खादी-प्रचारका काम करनेवाली स्वयंसेविकाओंके कामकी रिपोर्ट भेरे 
पास पड़ी है। इसमें स्वगसेविकाओं और विदेशी कपडेके व्यापारियोंके बीच हुई बात- 
चीतका और कंपडा खरीदनेकों आईं बहनोंके साथ हुई बातचीतका विवरण भी है। 

इन बहनोने विदेशी कपड़ा खरीदनेके लिए आनेवाली बहनोके साथ जो बातचीत 
की, उसका परिणाम यह हुआ कि कपड़ा खरीदनेके बदले वे वापस चली गईं और 
उन्होनें वचन दिया कि वे भविष्यमें विदेशी कंपड़ा नहीं छेगी। उन्होने व्यापारियोौको 
समझाया ऊेकिन वे न समझे । उन्होने तो बहनोको यह कहकर बहकानेकी कोशिश 
की: “हमारे पास जो माल है उसे तो बेचना ही पड़ेगा, बादमें विदेशी कपड़ा चही 
लेंगे। ” सब जानते है कि इस कथनमें कुछ सार नहीं है। जो व्यक्ति जेबमें पड़ी 
वीड़ी अथवा बोतलमें पड़ी शराबको पीनेके बाद बीड़ी अथवा शराब छोड़नेका विचार 
करता है वह उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता। पीनेवाला जब अपने पास पड़ी बीड़ी 
अथवा शराबको फेंक देता है तभी वह उससे मुक्त होता है। होता यह है कि पास 
पड़े हुए मालकों बेचनेवाले दुकानदारका भण्डार कभी समाप्त ही नहीं होता । इसके 
अलावा व्यापारियोने कहा: “हम अगर अभी न बेचें तो हमें जो नुकसान होगा, उसे 
कौन पूरा करेगा ? ” यह कथन अविवेकपूर्ण है। जो व्यक्ति देशकी खातिर इतनी छोटी-सी 
असुविधाकों भी सहन नही कर सकता उससे क्या आशा की जा सकती है? जब बिक्री 
नही होती, या बाजारमें मनन्‍्दी होती है, या लूटपाट होती है तब उन्तके उस नुकसानको 
कौन पूरा करता है? यह मालूम होनेपर कि अमुक व्यापार त्याज्य है, यदि हम देश- 
हितकी खातिर उसका त्याग करते है तो इसमें क्या आत्मत्याग है--यह बात मेरी 
समझमें नहीं आती। 

लेकिन ऐसी स्थितिमें बहनोंको क्या करना चाहिए ? उन्हें | व्यापारियोंको ] विनय- 
पूर्वक समझाना चाहिए, ताने न देने चाहिए बल्कि धैयेपूर्वक उन्हें लाभालाभकी बात 
समझानी चाहिए और उसके वाद भी अगर वे न मानें तो शान्त हो जाना चाहिए, 
लेकिन अधिक वाद-विवादमें पड़कर कदुता नहीं पैदा करनी चाहिए। जिनके पास बहुत 
सारा विदेशी माल भरा पड़ा हो उनसे आशा रखनेकी अपेक्षा जो थोड़ा-ता विदेशी 
कपड़ा खरीदने आते हैं उनकी सभझपर, उनके देशाभिमानपर अधिक विश्वास रखना 
ही श्रेयस्कर है। 


२. अहमदाबादका एक प्रसिद्ध बाजार | 


५०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
' लवजीवन ' का बहिष्कार नहीं 


मैने गत सप्ताह एक संवाददाता द्वारा दी गईं यह खबर प्रकाशित की थी कि 
वेरावछमें सत्ताधीशोंने नवजीवन” पर रोक लगायी है। दूसरा संवाददाता लिखता 
है कि यह समाचार निराधार है, वह स्वयं लोगोंको 'नवजीवन' देता है और उसे 
कोई रोकता नहीं । 


खादीका भण्डार 


पाठकोंने नवजीवन ' में कांग्रेस खादी कार्याछ्यकी ओरसे जारी किया गया विज्ञा- 

पन देखा होगा। नवजीवन ' में विज्ञापन नहीं दिये जाते तो फिर यह अपवाद क्‍यों 
हो -- यह सोचकर बादमें उसे देना बत्द कर दिया। खादी कार्यालयने इसका विरोध 
किया है। यहाँ मुझे यह कह देना चाहिए कि नवजीवन ' ने उस विज्ञापनके पैसे नहीं 
लिये हैं। दोनों पक्षोंकी बात सही है। हमारा इरादा यह रहा है कि “नवजीवन ' की' 
सारी जगहका उपयोग केवल पाठ्य-सामग्रीके प्रकाशनमें ही होना चाहिए, इसलिए 
मुफ्त विज्ञापन लेना भी मुद्दिकल काम है। उसमें यह प्रइन उठता है कि किसका हें 
और किसका न लें? ऐसा होनेपर भी यह कहा जा सकता है कि खादीकी खातिर 
ही नवजीवन ' का अस्तित्व है, इसलिए मैं उसे इस बार विज्ञापनके तौरपर प्रकाशित 
करनेकी अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान करना चाहता हूँ | खादी गुजरातमें किसी भी 
स्थानपर पड़ी नहीं रहनी चाहिए। जब कि गुजरातमें अब भी विदेशी कपड़ा पहनने- 
वाले अथवा मिलका कपड़ा पहननेवाले पड़े हैं तबतक यह कैसे कह सकते हैं कि गुज- 
रातमें खादीका उपयोग किया जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जितनी खादी 
कार्याल््यके पास पड़ी है उसे व्यापारी और खादी पहननेवाले व्यक्ति खरीदकर उस 
कार्यात्यकों नई खादी भरनेका अवकाश देंगे। कोटकी खादीका भाव आठ आने प्रतिगज 
और कमीजोंकी खादीका भाव सात आने प्रतिगज' है। जो पाठक यह भार कम कर 
सकते हैं उन्हें मेरी सलाह है कि वे कांग्रेस कमेटीको लिखें और ऐसा करें। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २६-२-१९२२ 


१९६. भेंट: पन्न-प्रतिनिधियोंसे 


दिल्ली 
२६ फरवरी, १९२२ 


भेंट लिये जानेपर महात्मा गांधीने पत्र-प्रतिनिधियोंसे निम्नलिखित: महत्त्वपूर्ण 
विचार व्यक्त किये : 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यवाही बड़ी ही सननीय रही। 


कमेटीमे जो-कुछ हुआ मैं उस सब॒को प्रकट करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। इससे 
यह न समझा जाये कि मैं कोई बात छिपाना चाहता हूँ या मैं किसी वातपर शर्भिन्दा 
हैँ । एक वात बिलकुल साफ झल्‍लूक रही थी कि बारडोलीमें पास हुए भ्रस्तावोंकों 
लेकर सदस्योंमें गहरी निराशा और तीजम्र असन्तोष था। चूँकि ये प्रस्ताव सरकारी 
विज्ञप्तिका' उत्तर देनेके ठीक बाद ही पास हुए थे, सदस्योंको इस बातका मर्म समझनेमें 
कठिनाई हुईं कि मैने वाइसरायकों लिले गये पत्रमें! सूचित कार्यक्रम क्यों बदल दिया। 
छोगोको तो यह शक भरी हुआ कि में यह काम पण्डित मालवीयजीके प्रभावमें आकर 
कर रहा हूँ। कहा तो किसीने नहीं मगर जाहिर तो हो ही रहा था। अन्ततोगत्वा 
लोग यह बात समझ गये कि मैने यह निर्णय चौरीचौराकी दुर्घटनाके बाद मालवीयजीसे 
मिलनेसे पूर्व ही स्व॒त॒न्त्र रूपसे कर लिया था। व्यक्तिगत रूपसे तो मुझे यह स्वीकार 
कर लेनेमें कि मैंने पण्डितजीकी कोई बात मान ली है, जितनी प्रसन्नता होती उतनी 
और किसी चीजसे न होती । किन्तु मुझ इस बातका सदा बडा दुख रहा है कि 
असहयोग और सवितय अवज्ञाके सम्बन्धमें में पण्डितजीकी रायसे सहमत नहीं हो 
सका हूँ। मैं यह-सव केवल अपनी भावनाकी तीब्ता प्रकट करनेके लिए कह रहा हूँ। 

घोर असन्तोप और विरोबके होते हुए भी अखिल भारतीय काग्रेस कम्ेटीके 
सदस्योंने अन्ततोगत्वा एक लस्बी वहसके बाद वारडोलीके प्रस्तावोंको प्रायः पूराका-पूरा 
मान लिया। इससे काग्रेसके प्रति उनकी निष्ठा और अनुशासनके प्रति प्रेमका प्रचुर प्रमाण 
मिलता है। में यह मानता हूँ कि स्वयं मुझे व्याख्यात्मक प्रस्तावके शब्द पसन्द नहीं आये। 
उसमें अनावध्यक रूपसे सफाई पेश की गई है; परिभाषाएँ, काग्रेसकी नीतिका दुहराया 
जाना ओर सत्याग्रहका उल्लेख ये तीनो बातें अनुपयुकत प्रतीत होती है, परन्तु जब 
छोगोकी उह्िग्नताको जान्त करना तथा अ्रम और गरूुतबयानी बचाना आवश्यक 


१. पद बैठक २४ और २५ फरवरी, १९२२ को दिल्‍्लीमें हुईं थी । 
२. ११ और १९ फरवरीके ! 

३. ६ फरवरीकी; देखिए परिशिष्ट २। 

४, ७ फरवरीको । 

५, यह पत्र १ फरवरीकों भेजा गया था । 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मालूम होने लगा तब मैंने पुनरुक्ति दोष और प्रगल्भताको स्वीकार कर लेना, जो कि 
इस भ्रस्तावमें निश्चित रूपसे मौजूद हैँ, अस्पष्टता और दुरूहतासे अच्छा माना। 

सर विलियम बिन्सेंटने बारडोलछी प्रस्तावोंकी जो व्याख्या की है उसे मै सामान्यतः 
स्वीकार करता हूँ। वे यह सर्वथा ठीक कहते है कि बारडोली प्रस्तावका यह अर्थ 
कृदापि नही होता कि कांग्रेसकी नीति उलछट दी गई है या असहयोग सम्बन्धी कांग्रेस- 
कार्यक्रममें कोई संशोधन हुआ है। और इसका अर्थ केवल इतना ही है कि सामूहिक 
सविनय अवज्ञा स्थग्रित कर दी गई है और अन्य आक्रामक ढंगके आन्दोलन भी, 
जबतक उनके फिर जारी करनेकी सलाह न दी जाये, स्थगित रहेंगे। और हो भी 
क्या सकता था। बारडोलीके प्रस्ताव तो जनताके सामने रखे गये थे और ये प्रस्ताव 
एक प्रकारसे प्रायश्चित्तके रूपमें थे और इन भ्रस्तावों द्वारा असहयोगसे सहानुभूति 
रखनेवाली जनताकों निश्चित रूपसे यह भी बताना था कि जो लोग हिंसामें विश्वास 
रखते हैं उनकी सहानुभूतिकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, हिसा हमारे आन्दो- 
लनके लिए हानिकारक मानी गई है! 

मैं आलोचकोंको, जिनमें से कई मेरे घनिष्ठ मित्र भी है, चेताना चाहता हूँ कि वे 
कुछ दिलनोंसे भावुकतामें बहने रंगे हँ। में ऐसे आलोचकोंको बताना चाहता हूँ कि 
व्याख्यात्मक प्रस्तावसे बारडोली प्रस्तावोंमें कोई खास परिवर्तन हुआ न समझा जाये। 
केवल दों बातोंमें परिवर्तेन हुआ है। एक तो यह है कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंकी 
सीधी देखभालमें जाने-बुझे, नेक चाल-चलनवाले तथा अधिकार-प्राप्त छोगोंको ही विदेशी 
दुकानोंपर धरना देनेकी पुनः अनुमति मिलनी चाहिए। इस बातपर क्षोभसे भरी 
हुई शिकायतें आई है कि विदेशी कपड़ेके व्यापारी विदेशी कपड़ेके प्रति जनताकी 
लापसन्दगीकी कोई परवाह नही करते । शिकायत करनेवालोंमें विछायती कपड़े पहननेवाले 
लोग भी है। ये व्यापारी गम्भीरतापूर्वक विदेशी कपड़ा न मँगानेकी प्रतिज्ञा लेनेके बाद 
भी उसे तोड़ देते है। जनताने इन व्यापारियोंकी स्वार्थसे भरी हुईं और देशद्रोहपूर्ण मनो- 
वृत्तिके प्रति ठीक ही रोष प्रकट किया है क्योंकि उन्होंने रुपया कमानेके लिए जनताकी 
इस भावनाकी कतई परवाह नहीं की कि देशमें विदेशी कपड़ा अब और न मँगाया 
जाये। यह समझना एक भारी भूल मानी जायेगी कि विदेशी कपड़ेका विरोध किसी 
द्वेष था दुर्मावके कारण किया जाता है। विदेशी कपड़ोके प्रति अरुचि होना राष्ट्रीय 
चेतनाका द्योतक है। वह एक उच्च कोटिकी आ्िक वस्तुस्थितिका परिचायक है। हमारे 
इस कथनकी सत्यता इस बातसे और भी समर्थित होती है कि भारतकी मिलोंमें बने 
कंपड़ोंके प्रति विरोधी भावना जोर पकड़ रही है। भारतकी मिलोंमें काम करनेवालों के 
विरुद्ध दुर्भावका प्रइन ही नहीं उठता। छेकित जबतक राष्ट्रकी समझमें यह बात नहीं 
आा जाती कि मिलका कपड़ा खरीदना जनताके लिए उतना ही दुश्वार है जितना 
उसका होटलोसे भोजन खरीदना, और मेरा खयाल है किसी दिन राष्ट्र इसे समझ 
जायेगा, तबतक विदेशी कपड़ोंकी दुकानोंपर धरना देनेके बारेमें जो सार्वजनिक माँग 
की जा रही है, उसके विरोधमें खड़ा होना असम्भव है। में यही आशा कर सकता 
हूँ कि भारतके व्यापारी जो अबतक ऐसे व्यापारमें छगे हुए थे जिससे जनताकी गरीबी 


भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे 234 


बरावर बढ़ती ही रही है, समयको पहचानकर चेतेंगे और जापानी सामुराईका' 
उदाहरण सामने रखते हुए थोड़ेसे स्वार्थत्यागकी आवश्यकताकों अनुभव करेंगे। में 
विदेशी कपडेके व्यापारकों त्याग देना केवल छोटी बात इसलिए समझता हूँ कि 
अगर ये व्यापारी खादीके उत्पादन और व्यवसायका कार्य आरम्भ कर दें तो यह 
उनके लिए प्रतिष्ठायुक्त जीविकाका साधन हो जायेगा और फिर ज्ान्तिमय धरनेकी 
कोई आवश्यकता ही न रह जायेगी। अगर वे थोड़ा सहयोग-भर दें तो से देझमें 
श्रेष्ठ स्त्री-पुस्षोंकी विदेशी कपड़ेके धरनेसे हटाकर खादीके निपुण कातने, घुनने और 
बुननेवाले वन जानेके लिए तथा वहुत शीघ्रतासे खादी वनानेंके लिए प्रेरित करना 
पसन्द करूँगा। 

दूसरा संगोधन यह हुआ है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने प्रान्तीय कमेटियों- 
को यह अधिकार दे दिया कि वह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञाकी इजाजत दे सकती 
है-- चाहे वह रक्षात्मक हो, चाहे आक्रामक | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रान्तोंको 
इस प्रकारको अवज्ञामें फोरन छग जाना चाहिए। इससे प्रत्येक प्रान्तको यह पूर्ण 
अधिकार-भर मिला है कि यदि आवश्यकता समझी जाये और यदि प्रान्तमें अहिंसाका 
वांछित वातावरण मौजूद हो तो वह प्रान्त ऐसा कर सकता है। यद्यपि प्रान्तोंको 
उनका वह स्वायत्ताधिकार फिरसे मिल गया है जो उन्हें दिल्लीमें' गत नवम्बरमें 
दिया गया था तथापि मेरा उनसे आग्रहपूर्ण निवेदन है कि वे पूरी तौरसे विचार 
किये विना जल्दीमें आकर कोई काम न करे। निश्चय ही मेरी तो यह सलाह है 
कि अगर सविनय अवज्ञाकी नितान्त आवश्यकता प्रतीत न हो तो वे थोडा विश्राम 
कर के और स्वयंसेवकोंकी सूचियोमें से ऐसे नाम निकाल दें जो कांग्रेसकी प्रतिज्ञाके 
प्रति पूर्ण आस्था नहीं रखते। 

यदि आन्तीय केमेटियाँ व्यक्तिगत अवज्ञाकों पुनः आरम्भ करनेके पहले अपने- 
अपने घरको सेभाले और इस बातका इतमीनान कर लें कि हर अवस्थामें पूर्ण रूपसे 
बहिंसा, कर्मणा ही नहीं मनसा और वाचा भी रखी जा सकेगी तो इस आन्दोलनकी 
शत उस हालतमें बहुत-कुछ बढ़ जायेगी। यद्यपि पूरे देदापर नजर डालें तो 
/ह कहना बिलकुछ ठीक होगा कि देशमें अहिसात्मक भावनाओंकी काफी वृद्धि हुई 
है तथापि अभी उन्नति करनेकी गुंजाइश वत्ती हुई है और अभी तो सदा इस बातकी 
आशंका बनी रहती है कि कही गड़बडी न हो जाये! सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों 
ही प्रकारकी सविनय अवज्ञाके लिए आदर्श व्यवस्था वहीं है जब सर्वथा शान्ति रहे। 
अवज्ञा प्रदर्गनात्मक व हो। यदि कोई गिरफ्तार हो जाये तो उसके साथ-साथ भीड़के 
जानेकी कोई जरूरत नहीं है। जनताकी अब भी यह इच्छा है कि अदाल्तोमें 
भीड़ ३ था जो छोग जेलमें छे जाये जा रहे है वे उनके पीछे-पीछे भीड़ 
लगाकर चले। 4 


१. जापानक्ी एक लड़ाकू जाति । 
२. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४३९२-३५ | 


५०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


में और भी बहुत-सी वा्तें बतछा सकता हूँ जिनपर ध्यान देना बहुत जरूरी 
है। यदि सब शर्त पूरी हो गई हों तो, प्रान्तोंकी काम करनेकी स्वतन्त्रता है, फिर 
भी मेरी सल्‍ाह है कि वे जल्दबाजी न करें। 

प्रदण : क्या आप समझते है कि इन कारंवाइयोंको स्थगित करने और कांग्रेस 
कमेटी द्वारा उनको फिरसे इजाजत न दी जानेके बीच जो थोडा-सा समय बीता है 
उसमें हवा इतनी साफ हो गईं है कि ऐसी अनूमति पुन्रः दे दी जाये। 

उत्तर: मेरा खयारहू तो यह था कि प्रस्ताव ही इस बातकों साफ कर देता 
है। यदि आप बारडोलीके निर्णयोंका अवछोकन करें तो आप देखेंगे कि सामहिक 
अवज्ञाके लिए बहुत कड़ी शर्ते कगाई गईं है। आपको यह भी माकछूम होगा कि 
व्यक्तिगत अवज्ञाके सम्बन्धर्में इतनी सख्त शर्ते नहीं छगाई गई है। सामूहिक अवज्ञा 
उसी समयतक के लिए बन्द की गई है जबतक अन्यथा आदेश न दिये जायें। इसका 
अर्थ यह है कि यद्यपि सामूहिक अवज्ञा वनच्दर की जा रही है तथापि कार्यकारिणी 
समितिने अन्य कार्रवाइयोंको भी इसी विचारसे वन्द्र करना ठीक समझा है कि 
समूची स्थितिपर पूरी तरह विचार किया जा सके और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
भी सब बातोंपर नजर डालछ छे। इसमें कांग्रेस कमेटीने केवल इतना ही परिवर्तन 
किया है कि व्यक्तिगत अवज्ञाका समय स्वयं स्थिर न करके यह काम उसने प्रान्तीय 
कमेटियोंकों सौंप दिया है। ये कमेटियाँ क्‍या निर्णय करेंगी सो में नहीं जानता। 
जैसा कि आप जानते ही होंगे मैंने स्वयं यही सलाह दी है कि फिलहाल तो किसी 
प्रकारकी अवज्ञामें हाथ न डाला जाये पर यदि किसी प्रान्तका ऐसा खयाल हो कि 
वहाँकी हवापर चौरीचौराकी दुर्घटनासे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इसलिए वहाँ 
किसी प्रकारके हिसा-काण्डकी सम्भावना नहीं है, और साथ ही यदि उसे इस बातका 
भी विश्वास हो गया हो कि उन सब झर्तोकी पूर्ति हो गई है जिनको कि कांग्रेसने 
जरूरी बतलाया है तो उस प्रान्तको व्यक्तिगत अवज्ञाका पुरा अधिकार है। इसलिए 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने कोई ऐसा निर्णय नहीं किया है कि समयका अमुक 
अन्तराल पर्याप्त होगा अथवा कोई बड़ा अन्तराल आवश्यक होगा। प्रत्येक प्रान्तकों 
अपने लिए स्वयं निर्णय करना है। और यह देखते हुए कि भिन्न-भिन्न प्रान्त अपने- 
अपने स्वत्वोंकी रक्षाके छिए बहुत सजग रहते हैं और सत्याग्रहके बारेमें अपनी व्यवस्था 
आप कर सकतेकी योग्यतामें दूसरे छोगोंके सन्देहको नापसन्द करते है, अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके लिए यह असम्भव था कि वह प्रान्तोंके स्वायत्त शासनकी माँगको 
स्वीकार न करती। 

परन्तु ईबवरकी तीसरी चेतावनी पालेके बाद भी इतनी जल्दी आपने वह 
प्रास्तीय स्वाधीनता कैसे दे दी जिसका कप्से-कम संयुकत-प्रान्तने उचित उपयोग नहीं 
किया था? 

यही तीसरी चेतावनी मुझे तत्काल सामुदायिक अवज्ञाके लिए उद्यत होनेसे रोक 
रही है। अब उसे आरम्भ करनेंसे पहले मै सौ बार सोचूँगा। प्रान्तोंको स्वायत्ताधिकारसे 
थोड़े दिनोंके लिए ही वंचित किया गया था सो भी इसलिए कि कांग्रेस संगठनापर 


मेंठ : पत्र-प्रतिनिधियोंसे ५०९ 


हमारा पूरा-पूरा अधिकार हो जाये और वे केन्द्रीय संस्थाके आदेशोका किस हृदतक 
पालन करते है यह भी मालूम हो जाये। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोनें जिस शालीनताके 
साथ कार्येकारिणीके निश्वयोका पालन किया है उससे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके 
प्रति उनकी निष्ठा प्रकट होती है। अगर इस समय प्रान्तीय स्वायत्ताधिकार पुन न॑ 
दे दिया जाता तो प्रात्तीय कमेटियाँ और कार्यकर्तागण खिन्न हो जाते। यह भी नही 
कहा जा सकता कि अगर प्रास्तीय कांग्रेस कमेटियोंकों काम करनेकी पूरी स्वाधीनता 
न होती तो चौरीचौराकी घटना घटित न होती। यद्रपि कांग्रेस ऐसा मानती है कि 
चौरीचौरामें भीड़के इृंत्योके सम्बन्ध्में की गई भर्त्सेना अनुचित रूपसे कठोर है, तथापि 
जनताके दृष्टिकोणसे कहा जा सकता है कि उक्त काण्डके लिए काग्रेस सस्थाएँ और 
सरकार समान रुपसे उत्तरदायी है। अर्थात्‌ सरकारने ऐसे नेताओको जिनकी अहिंसा- 
भक्ति और कांग्रेस-कार्यके सचालमकी योग्यता सर्वविदित थी, गिरफ्तार करके कार्यक्षेत्रसे 
हठा दिया और जनता जितना सह सकती थी उसपर उससे अधिक बोझ डाल 
दिया। ऐसी हालतमें मोटे तौरपर देखते हुए ऐसे भीषण काण्डोका हो जाना कोई 
आइचर्यकी वात नहीं मानी जा सकती। फिर गोरखपुर या भारतमें ही उत्तेजनाके 
अतिरेकर्मे जतताके पागछ हो जानेकी घटना अनोखी नहीं है, दुनियाके सभी भागो- 
में ऐसा होता आया है। फिर भी काग्रेस इस घटनाकी निन्‍्दा करती है, इसका 
कारण यह है कि उसने अहिसाकी प्रतिज्ञा ले रखी है। 

यह देखते हुए कि कांग्रेस द्वारा निश्चित की हुईं शर्तोंका अब अधिक निष्ठासे 
पालन किया जा रहा है, क्या आप बतला सकते हैँ कि स्वराज्य-प्राप्तिमं और कितना 
समय लगेगा 

समयके सम्बन्धमें भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। कारण यह है कि कुछ 
वातें ऐसी है जो भविष्यवाणीके लिए उत्साहित करती है परन्तु दूसरी ओर ऐसी 
बातें भी देखनेमे आती है जिनके कारण सुदूर भविष्यमें भी कोई तिथि निर्धारित 
कर सकनेका साहस नहीं होता। 

दया आपने कभी अपनी तानाशाहीका उपयोग किया है? 

कभी नहीं। नियमानुसार उसका उपयोग जहाँ किया जा सकता है वेसा कोई 
वैध अवसर नहीं आया। उसका उपयोग तभी हो सकता है जब कांग्रेस संस्थाएँ सर- 
कारके जुल्मके कारण अपग बन जायें। 

मान लोजिए कि आप गिरफ्तार कर लिये भ्रये, तो क्या उस समयके लिए 
आप किप्तोकों अपना उत्तराधिकारी भनोनीत करेंगे? 
ु नहीं । मुझे किसीको नामजद करनेका कोई अधिकार नहीं है। चूंकि काग्रेसकी 
उस्थाएं काम करने छायक वनी हुई है इसलिए वैसी सत्ता धारण करना असगत है। 

[ अंग्रेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, १-३-१९२२ 


१९७, टिप्पणियाँ 
कांग्रेसकों सूतति न बना डालिए 


हमें कांग्रेसको कोरी पत्थरकी मूर्ति नही बना डालना चाहिए। मुझे यह अच्छा 
मालूम होता है कि प्रत्येक नर-तारी कांग्रेसी बन जाये और समझके साथ तथा खशी- 
खुशी उसके प्रस्तावोंके अनुसार व्यवहार करे। पर केवल इसी खयालसे कि काग्रेस 
एक पुरानी या महान्‌ संस्था है, उसके सभासद होना अथवा पसन्द हों या न हों, 
उसके भ्रस्तावोंको मान छेना मुझे जरा भी पसन्द नहीं है। बहुमतका नियम एक ह॒द- 
तक ही लागू हो सकता है। छोटी-गरोटी और तफसीलकी बातोंमें ही बहुमतके अधीन 
होना उचित है। बहुमतके हर किसी प्रस्तावके अधीन हो जाना तो गुरामी कहलाती 
है। जैसे किसीको परिषद्‌ थोड़े-बहुत अंजोंमें भी कल्याणकारक सस्था मारूम होती 
है उसका केवल काग्रेसके प्रस्तावकी खातिर ही उससे अछूग हो जाना या उसके लिए 
उम्मेदवार बननेकी इच्छा न करना, में अनुचित मानता हूँ। उसी प्रकार केवल इसी 
लिए कि काग्रेस कहती है, किसी वकौलका वकाछूत बन्द कर देना भी गलत है। 
प्रजातन्‍्त्रका अर्थ यह नहीं है कि लोग भेड़ोंकी तरह बरतें। प्रजातन्त्रमे तो व्यक्तिगत 
विचार तथा कार्यकी स्वतन्त्रताकी रक्षा प्रागपणसे की जाती है। इसलिए मेरा यह 
खयाल है कि अल्पमतवालों को बहुमतसे भिन्न काम करनेका तबतक पूरा अधिकार है 
जबतक वे उक्त काम कांग्रेसके नामपर न करें। वकालत करनेवाले वकील काग्रेसके 
समासद हो सकते है, पर वे असहयोगी नहीं कहे जा सकते। वे अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके सदस्य नही हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार 
जो व्यक्ति शुद्ध खादी न पहनते हों, जी खिताब धारण किये हों, अथवा जो परिषद्के 
सभासद हों, वे कांग्रेसी तो हो सकते हूँ पर असहयोगी नही मानें जा सकते। 

कांग्रेसका सदस्य उन प्रस्तावोसे बंध नहीं जाता है जो उसे स्वीकार न हों; 
यही नहीं बल्कि मेरा तो खयाल यह है कि उसे इससे भी आगे बढ़ जानेका हक 
है। छर्ते सिंफे इतनी ही है कि उसका काम काग्रेसके मूल सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं 
होना चाहिए और वह काग्रेसके नामपर न किया जाना चाहिए। मान छीजिए कि 
काग्रेसके कुछ प्रतिबन्ध किसी एक प्रान्तको अनुकूल नही जान पड़ते, और उस प्रान्तने 
अपना मत उनके प्रतिकूल दिया है, तथा उस प्रान्तकों यह भी महसूस होता हो कि 
हम तो स्वयं कार्यक्रम चछा सकते है, तो ऐसे प्रान्तको इस बातका पूरा हक है कि 
बह आगे बढ़ जाये, सफलता प्राप्त करके यह दिखा दे कि उसका कांग्रेसके प्रतिबन्धके 
बावजूद कार्य करना उचित था। काग्रेसके प्रस्ताव सारे देशके लिए महत्तम समा- 
पवर्तंककी तरह हो सकते है। यह तो समझा जा सकता है कि किसी निरिचत 
प्रान्तकी जरूरतोंको देखते हुए वे बहुत कम बैठते हों। ऐसा प्रान्त यदि पूरा विश्वास 
रखता हो और उसका कार्य काग्रेसके किसी हितको चोट न पहुँचाता हो तो अपनी 


टिप्पणियाँ ५११ 


जिम्मेवारीपर अपने ढंगके अनुसार, वह बेशक आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस यदि 
उसके इस साहसको निन्‍्दनीय वताये, तो उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। मेरी 
रायमें तो प्रजासत्ताकी भावनाका यह्दी तकाजा है। यह पूर्वोक्त उदाहरण कौटुम्बिक 
सविनय अवज्ञाका है। इसीके अनुसार चलकर हम इस झूठी मूर्ति-पूजासे बच सकते 
हैँ । 
खिलाफत समितियोंसे अनुरोध 

बहुत-से क्षेत्रोसे मेरे पास बरावर ये शिकायतें आ रही है कि स्वयंसेवकोके 
लिए काग्रेसका जो प्रतिज्ञापत्र है, खिलाफत सदस्य उसका पालन नही कर रहे है 
और वे उसपर धर्म-सम्बन्धी एतराज उठाते हैँ। में यह बता देना चाहता हूँ कि 
प्रर्यात उलेमाओने काग्रेसमें सभी धामिक आपत्तियोपर विचार कर लिया था, और 
प्रतिज्ञापपन उनकी सलहाहसे तैयार किया गया था। इसलिए में खिलाफत समितियोसे 
यह अनुरोब करूँगा कि वे काग्रेसको अपना पुरा सहयोग दें। वस्तुत. किसी भी खिला- 
फत समितिसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक मुसलमानकों चाहिए कि वह काग्रेससे भी 
सम्बन्ध रखना अपना कक्तेंव्य माने। राष्ट्रीय सगठत केवक एक ही हो सकता है। 
वह संगठन कांग्रेस है, और मुसलूमानोंकों उसे उसी तरह अपनाना चाहिए जिस 
तरह हिन्दुओने उसे अपनाया है। हिन्दु-मुस्लिम एकताके प्रदर्शनके किए कमसे-कम 
इतना तो किया ही जाना चाहिए। 


खहर अनिवार्य है 


मुझे यह देखकर दु.ख हुआ कि जमीयत-उलू-उलेमाने! कार्य-समितिके पास 
स्वयसेवकोंके लिए जो प्रतिज्ञापत्र भेजा है वह बहुत ही असन्तोषजनक है। इस 
प्रतिज्ञापत्रमं ख़हदरके व्यक्तिगत उपयोगपर जोर नहीं दिया गया है। प्रत्येक शर्त 
कांग्रेस अतिज्ञापत्रका अभिन्न अग है और में उसे उतना ही आवश्यक मानता हैँ जितना 
कि हिन्दू-मुस्लिम एकताको। एकताके भग होनेसे स्वराज्य भंग हो जायेगा। खह्दरको 
छोड़ देनेसे जनताकों आथिक और नैतिक अधःपतनसे उबारना असम्भव होगा। यदि 
आप अहिसा-प्रेमी है तो आपको जातियोकी एकता और भारतके छः करोड़ घरोमें 
चरखेकी पुन. प्रतिष्ठाके द्वारा सरकारसे लड़नेके लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त होगी । 
मैं खुशीसे यह माने छेता हूँ कि आप सरकारसे, एकता और चरखेके बिना भी, 
शस्त्रोकी सहायतासे आसानीके साथ लड़ सकते है। पर उसका परिणाम स्वराज्य 
नहीं होगा वल्कि एक लुटेरेका स्थान उससे बड़ा छुटेरा छे लेगा और जनता इन 
दोनोके बीच और भी ज्यादा पिसेगी। मै हिन्दुओं और मुसलमानोसे, जिन्हें हिन्दु- 
स्तानसे मोहब्बत है, कहता हूँ कि वे आयें और इस तरहकी सम्भावनाके खिलाफ 
जानकी वाजी लगाकर भी सधर्ष करे। इसलिए मेरा जमीयतसे यह अनुरोध है कि 
वह कारय-समितिकी प्रार्थवाओंकों तुरन्त अमरूमें छाये। खिलाफत कमेटियोसे काग्रेस 
संगठनोको, कुछ मिलाकर भारी शक्ति और सहायता मिलती रही है। समयके साथ- 


१. मुसलमानोंकी धामिक संस्था । 


५१२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


साथ इस सहयोगकों और भी मजबूत होना चाहिए। इस बातका भी अन्‍देशा है कि 
ये दो संगठन कहीं विरोधी दिल्याओंमें न बढ़ने छगें। जैसे एक आँखको प्रतिक्षण 
दूसरी आँखके पूर्ण सहयोगकी जरूरत है वैसे ही हरेक आदमीको दूसरेकी सहायता 
करनी चाहिए। 

इसमें शक नहीं कि दोनों संगठनोंके काममें फर्क रहेगा। छेकिन बुनियादी मसलों- 
पर, जैसे अहिंसा, खहर और सभी जातियोंकी एकतामें फर्क या कमीबेशीकी कोई 
ग्रुजाइश नही है। मुझे मालूम हुआ है कि जमीयतकों यह बताया गया है कि खट्टर 
हमेशा नहीं मिछता। बेशक कुछ जगहोंपर, जहाँ कार्यकर्त्ताओंने अपनी जिम्मेदारी पूरी 
नहीं की है, वह सुलभ नही है। लेकिन उन्हें यह माछूम होना चाहिए कि बम्बई 
और अहमदावादमें और बहुत-सी दूसरी जगहोंमें जितना भी चाहिए उतना खट्टर 
मिल सकता है। गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी निम्नलिखित दरोंपर खद्दर देती है: 

कोटके मतलबका खट्टर: ९ आने गज, कमीजके मतलछूबका खहर : ७ आने गज़। 


अनावश्यक घबराहट 


मुझे दुःख है कि कुछ हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही इस वातसे घबराये हुए 
हैं कि में पूरो तौरसे अहिवाका कायछ हूँ। में उसके प्रचारमें जोर-शोरसे छगरा हुआ 
हूँ और इसके सम्बन्धमें किसी प्रकारका समझौता नहीं करता। मुझे दुःख है कि इससे 
कुछ हिन्दु-मुसछमान दोनो घबरा गये हैं। वे मानते हैँ कि में धर्मकी जड़ें खोखली 
कर रहा हूँ और अपने दुराग्रही प्रचार द्वारा भारतको ऐसी हानि पहुँचा रहा हूँ जिसकी 
पूत्ि होना असम्भव है। मालूम होता है कि वे हिसाकों अपना धर्म मान वैठे है! 
यदि में उनके सामने पूर्ण अहिसाकी बात करता हूँ तो उनकी भावनाओंको ठेस छगती 
है और वे धड़ाघड़ महाभारत” और “कुरान ' के वचन पेश करने लगते है कि देखिए 
इनमें हिंसाकी प्रशंसा की गई है और उसकी अनुमति भी दी गई है। “महाभारत ' के 
सम्बन्धमें तो में बिना किसी सकोचके अपनी राय जाहिर कर सकता हूँ; छेकिन 
में समझता हूँ, परम धामिक मुसलमान भाई भी इस बातको अस्वीकार नहीं करेगे 
कि हजरत पैगम्बरके सन्देशकों समझ लेनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मैं साहसके साथ 
कहता हूँ कि हिंसा किसी भी सम्प्रदायके मूल सिद्धान्तोंमें नही आती। बल्कि अधिकांश 
धर्मोमें अधिकाश अवसरोंपर अहिसाका पालन ही कव्त॑य माना गया है और हिंसाको 
तो किसी-किसी परिस्थितिमे ही जायज कहां गया है। लेकिन मैने तो भारतवर्षके सामने 
अहिसाके आत्यतिक रूपको रखा ही नहीं है। कांग्रेसके मंचसे जिस अहिसाका प्रचार 
मै करता हूँ वह तो बतौर एक व्यवहार-नियमके है। लेकिन व्यवहार-नियमपर भी तो 
मन, वचन और कायासे दृढ़ रहनेकी आवश्यकता है। यदि मैं इस बातकों मानता हूं 
कि प्रामाणिकता सर्वश्रेष्ठ व्यवहार-नियम है, तो जबतक मैं ऐसा मानता हूँ तवतक 
मेरा मन, वचन और कायासे प्रामाणिक रहना जरूरी ही है, अन्यथा में पाखण्डी 
कहलाऊँगा। अहिंसा व्यवहार-नियम है, अतएवं जब वह असफल या वेकार सिद्ध हो 
जाये तब यथासमय सूचना देकर उसका त्याग किया जा सकता है। छेकिन यह तो 
एक साधारण नीति-नियम है कि जबतक हम एक व्यवहार-नियमकों मान रहे है 


टिप्पणियाँ ५१३ 


तबतक हमें उसके अनुसार सच्चे दिलसे चलते रहना चाहिए। एक निश्िचत मार्गसे 
जाना तो साधारण व्यवहार-नियम हुआ । पर जिस सिपाहीके कदम लड़खड़ाते है वह 
तो तुर्त ही निकाल दिये जानेके योग्य है। इसलिए जब छोग मुझसे अहिसाके सम्बन्ध- 
में संदिग्ध चित्तते बातचीत करते है या अहिंसा शब्दका उच्चारण करते ही घबराने 
लगते है, तब मै दुविधामें पड़ जाता हुँ। यदि उनका यह विद्वास है कि अहिसासे 
हमारा काम नही निकरू सकता तो उन्हें उसका त्याग कर देना चाहिए; यह नही 
कि हृदयमें उसके प्रति विरोध-भाव होते हुए वे उसकी उपयोगिताके कायल होनेका 
दावा करें। मान लीजिए, में हिसामें -- शस्त्र-प्रयोगमे --- यहाँतक कि उसके समयानुकूछ 
होनेमें भी विश्वास न रखते हुए, एक हिंसक दलमें शामिल होकर तोपके सामने 
खड़ा हो जाता हूँ, मगर मेरे दिलमे धुकधुकी लगी हुई है, तो यह कितनी घातक 
वात होगी ? यदि मै कहूँ कि मुझमें एक मक्खीको मारनेकी शक्ति है तो पाठक इस 
वातको मान छेंगे छेकिन में तो मक्खी तकके मारनेका कायलछ नही हूँ। अब फर्जे 
कीजिए, में मक्खी-मार दलूमें उसको समयोपयोगी समझकर शामिल हो गया, तो क्‍या 
घावेमें शामिल होनेकी अनुमति मिलनेके पहले मुझसे यह आशा न की जायेगी कि 
जबतक मैं उस मव्खी मारनेवाली सेनामें शामिल हूँ तबतक विनाशकी तमाम' उपलब्ध 
शस्त्र-सामग्रीका उपयोग करूँगा? यदि वे छोग जो कांग्रेस जौर खिलाफत समितियोंमें 
है, इस साधारण सत्य-सिद्धान्तको समझ जायें तो हम निशचयपूर्वक या तो इसी वर्षके 
अन्दर संघर्षमें विजय प्राप्त कर छेगे या अहिसासे हमारा जी इतना ऊब उठेगा कि 
हम उसका परित्याग कर देंगे और किसी दूसरे कार्यक्रककी योजना बनायेंगे। 

मेरा खयाक है कि स्वामी श्रद्धानन्दजीकी, उनके उस प्रस्तावके लिए जो वे 
उपस्थित करना चाहते थे, व्यर्थ ही ठीका-टिप्पणी की गई है। उनकी दलील बिल- 
कुछ उचित थी। उनकी धारणा है कि हम वास्तवमें व्यवहार-नियमके तौरपर भी 
सामूहिक रूपसे अहिंसाको नहीं मानते। अतएवं हम अहिसाके कार्यक्रकको हरगिज पूरा 
नहीं उतार सकते। इसलिए उनका कहना था कि चलो परिषदोंमें ही चले और 
वहाँसे जो भी दठुकड़े मिक जायें वही के लें। वे उन छोगोंकी स्थितिकी अयथार्थता 
वताना चाहते थे जो अहिसाको केवछ जबानसे भानते है, पर बास्तवमें जो अन्तिम 
छुटकारेके लिए हिसा-काण्डकी आशा छगाये वैठे है। मैं जोर देकर कहता हे कि 
यदि कांग्रेसवादी इस व्यवहार-नियमको पूरी तरह नहीं मानते तो अपनेको उसका 
अनुयायी वताकर वे देशको हानि पहुँचा रहे हैं। यदि भावी सरकारकी नीव हिंसापर 
रखी जानेवाली हो तो विधान सभाजोके पक्षपाती निस्सन्देह सर्वाधिक बुद्धिमान है; 
क्योकि इन परिपदोकी मार्फत उन्हीं साधनो और तजवीजोसे जिनके हारा हमारे वर्त- 
मान छासक हमपर राज्य कर रहे है, विधायकगण उनसे अधिकार छीन छेनेकी आशा 
करते है। मुझे इस वातमें कोई श्षक नहीं कि जो लोग अपने दिलोमें हिंसाके भावों- 
का पोषण करते रहते हैं, वे देखेंगे कि अहिसाके सम्बन्धमें कोरी बातें बनानेसे कोई 
छाभ नहीं हो सकता। इसलिए मै अपनी पूरी शक्तिके साथ आग्रह करता हूँ कि जो 


लोग अहिसाके कायल नही है उन्हें कांग्रेस और असहयोग दोनोंसे अपना नाता तोड़ 
२२-३४ ३ | 


५१४ सम्पूर्ण गांवी वाहममय 


लेना चाहिए और परिषदोंके लिए उम्मीदवार बन जाना चाहिए, अथवा बकीलोंको 
फिरसे अदालतोंमें और विद्यार्थियोंको सरकारी कालेज-स्कूलोंमें जानें छयना चाहिए। 
इस बातके बारेमें कोई जरा भी सन्देह न करे कि अहिंसा के द्वारा जिस स्वराज्यकी 
स्थापना होगी वह उस स्वराज्यसे अवद्य ही भिन्न होगा जो सशस्त्र बलवेके द्वारा 
स्थापित किया जायेगा। स्वराज्य हो जानेपर भी पुलिस और दण्ड तो रहेंगे ही। 
पर उस समय न तो सरकार ही और न छोग ही ऐसे पाशविक अत्याचार कर पायेंगे 
जैसे कि हम आज अपनी आँखोंसे देख रहे हैँ। जो लोग, फिर वे चाहे हिन्दू कहलाते 
हों चाहे मुसलमान, अहिसाको व्यवहार-नियमके तौरपर पूरी तरह नहीं मानते हैं उन्हें 
असहयोग और अहिंसा दोनोंको छोड़ देना चाहिए। 

जहाँतक मेरा सवाल है, मुझे भरोसा है कि न तो “कुरान ' में और न 'भहा- 
भारत में हो कहीं हिसा करनेकी अनुमति दी गई है या उसकी विजयको विजय माना 
गया है। यद्यपि कुदरतमें हमको काफी आकर्षण दिखाई देता है तथापि वह आकर्षण- 
के ही सहारे टिकी हुई है। कुदरतका काम पारस्परिक प्रेमकी ही बदौलत चलता है। 
मनुष्य संहारके द्वारा अपना निर्वाह नहीं करते। आत्मप्रेम औरोके प्रति प्रेममावके लिए 
विवश करता है। राष्ट्रोंमें एकता इसलिए होती है कि राष्ट्रोंके अंगभूत निवासीगण 
परस्पर आदर-भाव रखते हैं। किसी-व-किसी दिन हमें अपना राष्ट्रीय न्याय सारे 
विश्वतक व्याप्त करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने कौटुम्बिक न्‍्यायकों राष्ट्रके -- 
एक बड़े कुटुम्बके निर्माणमें व्याप्त किया है। ईश्वरका यह आदेश है कि भारतको 
ऐसा ही होना चाहिए; क्‍योंकि जहाँतक युक्ति और तकंकी पहुँच हो सकती है, 
भारत सशस्त्र बगावतके द्वारा पुश्तोतक आजाद नहीं हो सकता। भारत तो सिर्फ 
राष्ट्रीय हिसासे दूर रहकर ही आजाद हो सकता है। भारत अब ऐसे शासनसे थक 
गया है जो हिसा-काण्डपर आधारित है। मेरे नजदीक तो भारतके मैदानी इलाकोंमें 
रहनेवालों का यही सन्देश है। वे यह नहीं जानते कि संगठित रूपसे सशस्त्र युद्ध 
कैसा होता है और उन्हें भाजाद तो होना ही है; क्‍योंकि वे आजादी चाहते है। 
उन्हें यह अच्छी तरह माछूम हो गया है कि हिसा-काण्डके द्वारा प्राप्त सत्ताका 
फल यही होगा कि हम और अधिक पीसे जायेंगे। ु 

कुछ भी हो अहिसाके घम्मकी नहीं, व्यवहार-नियमकी उत्पत्ति तो इसी विचार- 
घारासे हुई है। और जिस प्रकार कोई मुसलमान या हिन्दू हिसामें विश्वास रखता 
हुआ भी अपने परिवारके लिए अहिसा-धर्मका ही व्यवहार करता है उसी प्रकार 
उन दोनोंसे यह कहा जा रहा है कि अहिसाके इस व्यवहार-नियमकों आप .छोग अपने 
पारस्परिक व्यवहारमें तथा भिन्न-भिन्न जातियों (जिनमें अंग्रेज भाई भी शामिल हो) 
और श्रेणियोंके प्रति व्यवहारमें अपनाइए। जो छोग इस व्यवहार-नियमके कायछ न 
हों और जो उसके अनुसार पूरी तौरसे आचरण न करना चाहते हों उनका इस 
आन्दोलनके अन्दर रहना इसकी गतिकी कुण्ठित करना है। 

प्रान्तीय कमेटियोंकों सलाह 

इससे यह स्पष्ट है कि मै प्रान्तीय संगठनोंसे क्या चाहता हूँ। फिलहाल उन्हें 

जहाँतक मुमकिन हो सरकारके कानूनोंकों भंग नहीं करना चाहिए। जवतक वे अपने 


ट्प्पिणियाँ ५१५ 


हृदयको टटोल न के तबतक उन्हे कोई कदम आगे नही बढ़ाना चाहिए, बल्कि अपने 
यहाँ पूर्ण शान्तिमय वातावरण तैयार करना चाहिए। कोधके आवेश्षमें जो छोग जेल 
गये है उनसे हमें कोई लाभ नही हुआ | में मुसलमानोके इस विचारसे, जो हिन्दुओंका 
भी विचार है कि महज जेल जानेके ही छिए जेल नहीं जाना चाहिए, सहमत हू। 
जेलोंमें जाना तो तभी उपयोगी हो सकता है जब धर्म या देशके लिए वहाँ जाया 
जाये और जब वही लोग जायें जो खादी पहनते हों और जिनके दिलसे हिसा और 
क्रोधषका भाव निकल गया हो। यदि प्रान्तोमें ऐसे स्त्री-पुरुष न हो तो उन्हें सविनय 
अवज्ञा कदापि प्रारम्भ नहीं करनी चाहिए। 


रुचनात्मक कायम 


/ 

रचनात्मक कार्यक्रकी आयोजना इसीलिए की गई है। इससे हमारा चित्त 
स्थिर और आान्त होगा, हमारी संगठन-शक्ति जाग्रत होगी, हम परिश्रमी और उद्योगी 
बनेंगे, हम स्वराज्यके योग्य होगे, और हममें गम्भीरता आ जायेगी। सम्भव है कि 
लोग हमें धिवकारें, हमपर हेँसे, हमें ख़री-खोटी सुनायें, भारें-पीटें और बके-झके तो 
भी हमें इन सब वातोंको अवर्य सहन करना चाहिए, क्योंकि हमते अहिंसाकी प्रतिज्ञा 
लेनेके उपरान्त भी अपने हृदयमें हिसा-भावकों कायम रखा। मुझे यह बात साफ-साफ 
कह देनी चाहिए कि जबतक हम जान-बूझकर अपनी त्रुटियोंकों नही सुघारेगे, अहिसा- 
वृत्तिका विकास नहीं करेगे ओर खादी तैयार न करेगे तबतक हम न तो खिलाफतकी 
कारगर सेवा कर सकते है, न पंजाबके अन्यायोंका परिसार्जत करा सकते है और 
न स्वराज्य ही प्राप्त कर सकते है। यदि मैं अपने साथियों तथा सर्वसाधारणको इस 
वातका निरवय न दिला सकूँ कि इस रचनात्मक कार्यक्रमके अनुसार जोर-शोरसे 
काम करनेकी अत्यन्त और तुरन्त आवश्यकता है तो मेरा नेतृत्व बिलकुछ बेकार है। 

हमको यह देखना चाहिए कि हमें सारे भारतसे १ करोड़ ऐसे छोग मिल सकते 
है या नहीं, जो इस वातको मानते हों कि हमें शान्तिमय भर्थात्‌ अहिसात्मक और 
वैध या दूसरे शब्दोंमें सत्यताके साधनोके द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त करना है। 

हमें स्वदेशी-प्रचारके लिए रुपया अवश्य एकत्र करना होगा और हमें यह जानना 
होगा कि भारतमें ऐसे कितने छोग है जो सचाईके साथ तिरूक स्वराज्य-कोषपमें 
अपने पिछले सालकी आमदनीमें से एक सैकड़ा रकम देनेके लिए तैयार है। अखिल 
भारतीय कांग्रेस काग्नेसियों तथा उन्तके समर्थकोसे चन्देकी उम्मीद रखती है। 

हमें पानीकी तरह रुपया बहाकर चरखेका प्रचार घर-घरमें करना चाहिए, तथा 
खादी तैयार करनी चाहिए और जहाँ-जहाँ उसकी जरूरत हो तहाँ-तहाँ उसे भिज- 
वाना चाहिए। 

हम अपने “अछूत” भाइयोकी उपेक्षा तो वास्तवमें बहुत समयसे कर रहे 
हक कितने वर्षोसे हमारी गुलामी करते चक्छे आ रहे हैं! अब हमें उनकी सेवा बी 

गी। 
का ऐप धरना देनेसे कुछ डोभ जरूर हुआ है; पर वह ठोस नहीं 
सकता। जबतक हमारा प्रवेश नद्वेबाजोके घरोंमें नहीं हो जाता तबतक 


५१६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हम कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर पायेंगे। हमें यह जानना होगा कि वह शराब 
पीता क्‍यों है? हम शराबकी जगह दूसरी कौनसी वस्तु उसे दे सकते है? इसके 
सिवा हमें भारतके तमाम शराब पीनेवाछोंकी गणना करनी होगी। 

समाज-सेवा विभागकों छोगोंने बड़ी हेय दृष्टिसे देखा है। यदि असहयोग 
आन्दोलनका कोई कृत्सित उद्देश्य नही है तो इस विभागको एक कामकी चीज मानना 
चाहिए। हम तकलीफ और मुसीबतके मौकेपर प्रत्येक--झात्रु और मित्र दोनों--- की 
समान भावसे सेवा करना चाहते हैं। “इसके द्वारा हम राजनैतिक अलगाव और कार्य- 
भेदके रहते हुए भी परस्पर मीठा सम्बन्ध रख पायेंगे। ह 

लोग हँसते हें | 

समाज-सेवा तथा शराबखोरी छुड़ानेके कार्यकों स्व॒राज्य-युद्धका अंग बतानेपर 
लोग हँसा करते हूँ। इस प्रकार उनके हँसनेंसे यह दुखद सत्य प्रमाणित होता है कि 
स्वराज्यकी आवद्यक बातोंके सम्बन्धमें बहुत ज्यादा अज्ञान फैला हुआ है। मैं दावेके 
साथ कहता हूँ कि मानवी स्वभाव और मानवी समाजके सामाजिक, राजनैतिक और 
धारमिक विभागोंके बीच लछोहेकी ऐसी अभेद्य दीवारें नही हूँ कि जिसमें से पानीकी एक 
बूँद भी इधरसे उधेर न जा सके) एककी दूसरेपर क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। 
इसके अलावा हिन्दू-मुसकूमानोंकी एक बहुत बड़ी संख्या इस युद्धबो धाभिक समझकर 
इसमें शामिल हुई है। जनता इसमें इसीलिए शरीक हुईं है कि वह खिलाफत और 
गायकी रक्षा करना चाहती है। मुसलछमानोंको खिलाफतकी सहायताकी आज्ञासे वंचित 
कर दीजिए, बस वे कांग्रेसके पास भी नहीं फटकेंगे। हिन्दुओंसे कहिए कि आप कांग्रेस- 
में रहकर गोरक्षा नहीं कर सकते ---एक भी हिन्दू उसमें न टिकेगा। नैतिक सुधारों- 
पर तथा समाज-सेवापर हँसना मानो स्वराज्य, खिलाफत और पंजाबके मामढों- 
पर हँसना है। 

और तो और पाठशालाओंके संगठनपर भी लोग हेँंसे बिना न रहे। आइए, 
जरा सोचें, इसका मतकूब क्या है? हमने सरकारी विद्यालयोंकी शान तो मिद्टीमें 
मिला दी है। लड़कोंकी पढ़ाईके प्रति उदासीन रहकर घरना देना-- १९२० में तो 
कदाचित्‌ आवश्यक था पर अब सरकारी विद्याल्योंपर धरना देता अथवा राष्ट्रीय शिक्षा- 
संस्थाओंकी उपेक्षा करना अपराध है। अब तो हम उसी अवस्थारमें अधिक छरड़के- 
लड़कियोंको अपनी ओर खींच सकते हैँ जब हमारे वर्तेमान राष्ट्रीय विद्यालय बेहतर 
पायेपर हों। राष्ट्रीय स्कूलोंमें आ जानेपर विद्यार्थगयण एक ऐसी संस्थामें शामिल 
होनेका लाभ उठा सकते हैं जहाँ वे स्वतन्त्रताके वायुमण्डलमें साँस के सकते हैं और जहाँ 
उन्हें सन्देहकी दृष्टिसि नहीं देखा जाता। परन्तु इसके साथ वहाँ घुनने, सूत कातने 
और बुननेके वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा देशकी आवश्यकताओंके अनुकूल बौद्धिक शिक्षाकी 
भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम अपने प्रयोगमें सफलता प्राप्त करके यह दिखा सकेंगे 
कि राष्ट्रीय विद्याल्योंमें अधिक अच्छी शिक्षा दी जाती है। 

और पंचायतोंकों भी छोगोंने नहीं छोड़ा। आलोचकंगण शायद इस बातको 
जानते ही नहीं थे कि भारतके कितने ही भागोंमें सर्वत्राधारणने सरकारी अदालतोंमें 


टिप्पणियाँ ५१९७ 


जाना छोड़ दिया है। यदि हम प्रामाणिक पंचायतोंकी स्थापता न करेंगे तो छोगः अवश्य 
ही फिरसे उन्हीं सरकारी अदालतोंकी शरण लेंगे। 
राजन तिक परिणाम 


इनमें से कोई वात ऐसी नहीं है जिसका राजनैतिक परिणाम बहुत व्यापक न 
हो। खादीके पर्याप्त मात्रामें उत्तादन और उसका व्यापक उपयोग होनेसे एक तो 
विदेशी कपड़ेका वहिष्कार सदाके लिए हो जायेगा और हूसरे ६० करोड़ रुपये हर सारू 
गरीब लोगोंमें अपने-आप वेट जाया करेंगे। शराब और अफीमके दुर्व्यसनोंके लुप्त हो 
जानेसे हर साल लोगोंके १७ करोड़ रुपये ब्चेंगे और सरकारकी इतनी ही आमदनी 
कम हो जायेगी। अछू्तोंके छिए रचनात्मक कार्य करनेसे कांग्रेसको छः करोड़ छोगोंके 
सहयोगका छाम होगा और कांग्रेससे उनका चिर सम्बन्ध बना रहेगा। यदि समाज- 
सेवा-संचकी स्थापना हो गई और उसका काम ठीक-ठीक चढछा तो उसकी बदौरूत 
सहयोगियों (चाहे भारतीय हों या अंग्रेज) और असहयोगियोकी अनबन दूर हो जायेगी। 
अतएव इस पूरे रचनात्मक कार्यक्रमके अनुसार काम करना मानों अपना अभीष्ट प्राप्त 
कर लेना है। इसमें असफल होना प्रभावी सविनय अवज्ञाकी सारी सम्भावनाकों दुर 
हटा देना है। 

खिलाफतके बारेमें 

कुछ मुसलमान दोस्तोने कहा है, आपका कार्यक्रम स्वराज्यके लिए तो ठीक है, 
पर यह इतना घीमा है कि खिलाफतकी रक्षाके लिए छामप्रद नहीं है । खिलाफतका 
सवाल कुछ ही महीनोंमे तय हो जानेको है, इसलिए जो-कुछ भी किया जा सकता 
हो अभी किया जाना चाहिए।” आइए हम इस सवालपर विचार करें। ईश्वरकी 
कृपासे खिलाफतका ध्येय ग्राजी मुस्तफा कमाल पाश्षाके हाथोंमें सुरक्षित है। उन्होंने 
खिलाफतकी प्रतिष्ठा जिस तरह पुनःस्थापित की है, उस तरह आजका कोई भी 
मुसलमान नहीं कर पाया है। भारतने अपने घनसे जो थोड़ी-बहुत सहायता की है 
उसका कुछ महत्त्व तो है ही; पर अधिक सहायता तो उसने हिन्दू-मुस्लिम एकता द्वारा 
और सरकारकों साफ-साफ शब्दोमें यह बताकर की है कि यदि इंग्लैडने अपनी टर्की- 
विरोधी नीति जारी रखी और भारतीय साधनोंको टर्कीके खिलाफ इस्तेमाल किया, 
तो यह देश सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा और पूर्ण स्वतल्त्रताकी घोषणा कर 
देगा। इस घोपणामें जितना बल होगा, इस्छामकी प्रतिष्ठा और भुस्तफा कमाल पाश्ञाकी 
शवित भी उतनी ही बढेगी। कुछ छोगोंका यह खयाल है कि कुछ हजार आदमियों- 
के, चाहे वे किसी भी योग्यताके क्‍यों न हों, जेल जानेसे सरकारकों जो अस्थायी 
परेशानी होगी सिर्फ उसीसे वह हमारी इच्छाओंके आगे शुक जायेगी। हमें सरकारकी 
ताकत कम करके नहीं आँकनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकारमें अभीतक 
इतनी शक्ति है कि वह हिंसाकी पूरी भावनाकों कुच्चछ सकती है। और किसी भी 
तरह जेल चले जाना, हिसाके सिवा और कुछ नही है। पतित्रात्माओं और ईर्वरसे 
डरनेवाले छोगोके कष्ड-सहनका ही प्रभाव पड़ता है, भेड़िया-यसानका नहीं। भारत 
जितना पवित्र होता जायेगा, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जायेगी। जो शरीरसे दुर्बल 


५११८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हैं, उनका एकमात्र हथियार उनकी पवित्रता है। शरीरसे शक्तियाली लोग, उद्ण्डताके 
जोशमें आकर प्रायः अपने “कठोर तत्त्वों को ही गतिमान बना देते है और मानों 
सर्वेजक्तिमान्‌ प्रभुके कार्यों हथिया छेना चाहते है। परन्तु उस “कठोर तत्त्व का 
वास्ता जब ऐसे तत्त्वते पड़ता है जो उसके जैसा नहीं, वल्कि उससे विरूकुछ विप- 
रीत है, तो वह हवामें घूँसा मारने जेसा हो जाता है। एक ठोस पदार्थ केवछ एक 
अन्य ठोस पदार्थपर ही हमला कर सकता है और उसके विरुद्ध वढ़ सकता है। आप 
हवामें किले नहीं वता सकते। इसलिए जो भुसलछमान अधीर हैं उन्हें यह वस्तुस्थिति, 
जो बिलकुल साफ है, समझ लेनी चाहिए कि भीड़का हलका और असंग्रठित तूफान 
चाहे जेल जाने, चाहे इमारतोंको जलाने, चाहे शोर-भरे प्रदर्शत करनेके रूपमें प्रकट 
हो, वह उन लोगोंके “कठोर तत्त्व की संगठित उद्ृण्डताका मुकावछा नहीं कर सकेगा 
जो अपनेको 'संसारके सर्वाधिक दृढ़ व्रती राष्ट्र समझते हैं। इस भयंकर उद्ण्दताका 
मुकावलछा तो केवल पवित्र और विनीत व्यक्तियोंकी पूर्ण विचम्रता ही कर सकती है। 
ईदवर नि:सहायकी सहायता करता है; परन्तु जिन्हें यह विश्वास है कि वे स्वयं कुछ 
कर सकते हैं उनकी नहीं करता। “कुरान के हरएक पृष्ठमें मुझ-जैसे गैर-मुस्लिमको 
सबसे महान्‌ पाठ यहीं मिलता है। ' कुरान ' का हर सफा करुणामय और दयाछु भगवान्‌के 
नामसे शुरू होता है। इसलिए हम शरीरसे दुवंछ भले ही हों, पर हमें बात्मासे 
शक्तिशाली होता चाहिए। 

यदि मुसलमानोंका अहिसाकी नीतिमें विदवास है तो उन्हें उसे उचित मौका 
देना चाहिए। छेकिन यदि उनके दिलोंमें गुस्सा अर्थात्‌ हिंसा भरी हुईं है, तो वे उसे 
आजमा ही नहीं सकेंगे 

जैसी स्थिति है उसमें हम गालीनालौज, धमकी, वल-प्रदशन और हिसात्मक 
धरनेसे जितने छोगोंको अपने साथ सहयोग करनेके लिए मजबूर कर पायेंगे, उनसे 
कहीं अधिकको अपने खिलाफ कर छेंगे। और जब हम खुद जोर-जबरदस्तीसे सरकारके 
साथ सहयोग करनेकों तैयार नहीं है तो उसी तरह दूसरोंसे सहयोग प्राप्त करनेका 
साहस हम कैसे कर सकते है? जिस नियमके पारुनकी हम दूसरोंसे आशा रखते हैं, 
क्या उसका पालन हमें खुद नहीं करना चाहिए? 

सेवरकी सन्विममें' यदि हमारी इच्छानुसार संशोधन नहीं किया जाता है तो 
मामला इससे खत्म नहीं हो जाता। भारतका बल तो तभी प्रमाणित होगा जब वह 
अपनी माँगसे रत्ती-भर पीछे न हटनेके संकल्पपर अठल रहे। सव-कुछ हो जानेपर 
भी हो सकता है, मुस्तफा कमाल जजीरत-उल-अखके निपटारेपर जोर न दें। जब- 
तक मुसलमानोंकों वह वक्षुण्णरूपमें वापस न मिछ जाये, तवतक हमें संघर्ष जारी रखना 
चाहिए। यदि मुसलमान यह सोचते हैं कि वे हथियारोंके वछपर अपना मर्कसद 
हासिल कर सकते है, तो उन्हें इस अहिंसा सम्बन्धी इकरास्से वेशक दामन छुड़ा छेना 


१, इस सन्धि द्वारा ठर्की साम्राज्यका विभाजन हुआ था | 
०, इसके शान्दिक भ् हैं. “मज़ा अपू”। सुसतत्मान घर्माविक्रारियोंकी व्याख्याके अनुसार इसमें 
सीरिया, फिल्स्तीन, मेघोपोश्रम्ियां तथा अखका आधद्वीप शामिल हूँ । 


टिप्पणियाँ ५१६ 


चाहिए। लेकिन यदि वे समझते है कि यह सम्भव नही है तो उन्हें उसका पालन मन, 
बचन और कमंसे करते रहता चाहिए। और तब वे देखेंगे कि अपने दुःख-मोचनका 
और खिलाफतके अन्यायके प्रतिकारका इससे अधिक अचूक और ज्ञीक्ष फलदायी उपाय 
दूसरा नही है। 
उत्तेजनाकी जरूरत 
कुछ मित्रोका तक है कि संघर्ष जारी रखनेके लिए लोगोंको थोड़ी-बहुत उत्तेजना 
आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्रको केवल उत्तेजनाओपर जीवित नही रखा 


हलक 


जा सकता। अभी करतक उत्तेजना-ही-उत्तेनता थी। और अब उस उफानके बैठ 
जातेका समय आ पहुँचा है। अगर आक्रामक कार्यवाहियाँ बन्द हो जानेके फलस्वरूप 
अवसाद उत्पन्न हो जाता है और छोग हमारा साथ छोड़ने लगते है तो यह बात 
हमारे ध्येयमें वाधक नहीं बनती; इतना ही नही, बल्कि उससे उसे सहायता ही 
मिलेगी। तब हमारे सिर किसी चौरीचौरा-जैसे काण्डकी जिम्मेदारी नहीं आयेगी । 
तब हम साबित कदमोसे आगे बढ़ सकेंगे और पीछे मुडकर देखनेका खतरा ही नहीं 
रहेगा। परन्तु यदि आवेशहीनताके बावजूद हम प्रगति करते रहें और लोग हमारा 
साथ देते रहें तो वह इस बातका पक्का प्रमाण होगा कि छोग अहिसाके सन्देशको 
समझ गये है, और वे रचनात्मक कार्य करनेकी उतनी ही क्षमता रखते हैं जितनी 
उन्होने ध्वंसात्मक कार्य करनेमें दिखाई है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, इस उत्तेजना- 
का शमन हर होलतमें आवश्यक है। 


कलावाजियाँ 


बारडोलीके प्रस्तावोंकी आलोचना करते हुए श्री केलकरने मराठा में जो छेख 
लिखा है, मैने उसे ध्यानसे पढ़ा है। में यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रति उन्होंने 
शिष्टता और शालीनता बरती है। काश, मै उन्हें और उनकी तरह सोचनेवाले 
बहुतसे छोंगोंको यह समझा सकता कि जिसे वे कलाबाजी कहते हैं वह एक अनिवार्य 
कार्यवाही थी। पिछली बातपर डटे रहना एक वाउछनीय गुण जरूर है, परन्तु यदि 
तथ्योकी भोरसे आँखे मूंद ली जायें तो वही गुण अभिशाप बन जाता है। मैन्ते फौजोंकी 
मोर्चेबन्दियोंको घन्टे-घन्टेपर बदलते देखा है। जुलू विद्रोहके दिनोमें एक बार हम सब 
सोये पड़े थे। अगरछे दितके लिए हमें निश्चित आदेश मिल चुके थे। छेकिन आधी 
रातको अचानक हमें जगा दिया गया और यह हुव्म मिला कि हम अनाजके बीरोंके 
पीछे, जो दीवारके रूपमें चिने हुए थे, चले जायें और उनकी जाड़ ले लें, क्योंकि 
खबर यह मिली थी कि जिस पहाड़ीपर हम डेरा डाले पड़े है, दुश्मन उसपर दे 
पाँव चढ़ता चछा आ रहा है। एक घन्टे बाद पता चला कि वह डर झूठा था और 
हमें अपने तम्बुओंमे लौट जानेकी इजाजत मिल गई। ये सभी ' कलावाजियाँ आवश्यक 
परिवर्तत थे। निदान बदलनेसे उपचार भी बदल जाता है। एक ही चिकित्सक एक 
दिन रोगकों मछेरिया समझता है और कुनेनकी एक बड़ी मात्रा दे देता है; अगले 
दिन उसे वह मोतीझरा लगता है तो सव दवाएँ बन्द करके वह मरीजकी सावधानीसे 
परिचर्या करने तथा खानेको कुछ भी न देनेका आदेश्य देता है; बादमें यदि उसे बह 


२०... सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


क्षय प्रतीत हो तो वह जलवायु परिवर्तेत और पौष्टिक भोजनकी सलाह देता है। 
आप उस चिकित्सकको सनकी कहिएगा या सतर्क और ईमानदार? 

मुझे श्री केलकरके सुझावके अनुसार वम्बई परिषद्के' समय जो-कुछ करना 
चाहिए था, यदि में उसे कर गृजरता तो वह मेरी बुद्धिहीनता” न सही मिथ्याचार 
और उदासीनता तो अवश्य ही कहलछाती। वह यदि मू्खता नहीं तो-- नरमदलीय 
मित्रोंकी जो-कुछ दिया जा चुका था, उससे ज्यादा देना मिथ्याचार होता, क्योंकि 
भारतीय आकाश मुझे तब स्वच्छ नीलवर्णका छग रहा था और ऐसा माढूम होता था 
कि' वह वैसा ही रहेगा। मेरे निदानकों गछत वताया जा सकता है, पर उसपर 
आधारित मेरे तिर्णयकों दोष नहीं दिया जा सकता। और सम्भवतः मैं उन माँगों- 
पर पर्दा भी नहीं डाल सकता था, खासकर वाइसरायकी कलकत्तेकी उस घोषणाके 
बावजूद जिसमें यह कहा गया था कि खिलाफत और पंजावके मामलोमें कोई उम्मीद 
नहीं रखनी चाहिए और चूँकि सुधारोंकों अभी हाल ही में मंजूर किया गया है इसलिए 
उनमें वद्धिकी कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। यदि में यह न कहता कि हमारी 
माँगें सुनिश्चित और बिलकुल साफ हैं, तो वह वाइसराय और घरमदलीय मित्रोंके 
प्रति भी अन्याय होता। सामूहिक सविनय अवज्ञाकों उस समय स्थग्रित करना एक 
कमजोरी होती। परन्तु जब चौरीचौराका क्षितिज अन्वकारमय दिखा तब मुझे रोगका 
दूसरा ही रूप दिखाई दिया। यदि अब में बहुत ही साफ शब्दोंमें यह घोषित न॑ 
करता कि मरीजके इलाजमें आमूल परिवतंन आवश्यक है, तो यह भेरी जड़ता होती। 
चौरीचौराके बाद सवितय अवज्ञाकों स्थगित न करना एक अक्षम्य दुर्वेछता ही होती। 
मैं पाठककों यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस निर्णयका वारडोछीके तैयार न होनेसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था। क्योंकि मेरे विचारमें बारडोली ताल्लका, संघर्षकी पूरी-पूरी योग्यता 
रखता था। मैं यह वात “यंग इंडिया” और “नवजीवन के स्तम्मों्में कई वार कह 
चुका हूँ कि मैं बारडोलीकों संघर्षके लिए बिलकुल तैयार मानता हूँ। 

असलियत यह है कि आलोचक सविनय अवज्ञाके गूढ़ार्थोको समझ नहीं रहे हैं। 
उसके साथ 'सबिनय 'का जो जवरदस्त विद्येषण लगा हुआ है, अनजाने ही वे उसकी 
उपेक्षा करने लगते हैं। 

बारडोलीके मिर्णयपर मैं जितना ही विचार करता हूँ और दिल्लीमें की गई 
बहसों और बातचीतोंको मन-ही-मन जितना दोहराता हूँ, उतना ही मुझे यह विश्वास 
होता जाता है कि वह निर्णय ठीक था और प्रान्तोंको फिलहाल सभी उम्र कार्रवाइयाँ 
रोक देनी चाहिए, चाहे इसके कारण हमें कमजोर ही क्‍यों त॒ समझा जाये और हमें 
जनताकी वाहवाही और उसके समर्थनसे हाथ ही क्‍यों न धोने पड़ें। 


ऐसी मूर्तिपुजा पाप है े 
यद्यपि मैं खुद ही मूर्तिपूजक हूँ, किन्तु जैसा कि मेरे मित्र अपने अनुभवसे 
जानते है, मै मूर्तिपूजाका विरोधी भी हूँ। मूर्तिपूजाकी जड़ें मनुष्यके हृदयमें हैं, और 


१, नेताओंकों परिषद, १४ भऔौर १५ जनवरी, १९२२ । 
२, मॉन्‍्टिग्यु-वेम्तफोडे सुपार । 


टिप्पणियाँ ५२६ 


हम बायद सबसे अधिक अपने छारीरको ही पूजते हैं। पर यहाँ, इस टिप्पणीमें, में 
उस मूर्तिपुजापर विचार नहीं कर रहा हूँ जो उचित और शास्त्र-सम्मत है। में तो 
यह सव केवछ उस पापमय क्ृत्यकी ओर ध्यान आकर्षित करनेके लिए लिख रहा हू 
जो दक्षिणमें कही-कही शूरू हो गया छगता है--मेरे चित्रको धामिक रथ-यात्राओमें 
मिकाला गया है। श्री एन्ड्रयूजने तार भेजकर मेरा ध्याव इस तथ्यकी ओर खीचा 
है कि यदि यह व्यापार चलता रहा तो इससे दंगा तक हो सकता है, क्योकि 
सभी इस वातको सहन नहीं कर सकते कि धर्म सम्बन्धी उत्सवोमें ऐतिहासिक 
व्यक्तियों या जीवित पुरुषोके चित्र रथोंपर निकाछे जायें। प्रचलित मूर्तियोकी जगह मेरे 
चित्र रखना, मेरी दृष्टिमों घोर अपराध है। इससे इन अन्धे श्रद्धालु छोगोको तो कोई 
लाभ होगा नहीं, पर यह उन भक्‍तोके प्रति, जो अपनी आराध्य मूर्तियोका अपमान सहन 
नहीं कर सकते, हिसा होगी। अति प्राचीन कालकी दिव्यात्माओंकी मूर्तियोंको पूजनेके 
छिए लोगोके पास काफी कारण होता है। पर यदि किसीसे जीवित व्यक्तियोके 
प्रति अपनी भक्ति उस रूपमें प्रकट करनेके लछिए कहा जाये, जिस तरह कि मद्रास 
अहतेमें कही-कही किया गया है तो उसे यह बात बहुत ही अठपटी लगेगी। यदि 
हमारा लक्ष्य छोकतन्त्रीय भावनाकी यथार्थ अभिव्यक्ति है, तो इस तरहकी अन्धी या 
आत्यतिक वीर-पूजाके लिए उसमें कोई स्थान नही है। इसलिए मेरा प्रत्येक कांग्रेस 
कार्यकत्तसि यह अनुरोध है कि वह जब भी इस तरहकी अन्धभक्ति देखे, उसको तरह 
न दे और सभी उचित उपायोंसे छोगोको उससे विरत करे। 
बेकारकी धमकी 


श्रीमती सरोजिनी नायडूका' यह विशेष सौभाग्य प्रतीत होता है कि उत्तपर मुकदमा 
चलानेकी धमकी दी गईं है या -कमसे-कम अपने वकक्‍तव्योंका प्रतिवाद करनेकों कहा 
गया है। स्मरण रखना चाहिए कि माशेरू लॉके दिनोमें किये गये सरकारी काृत्योंके 
वारेमें उन्होंने जो आरोप छगाये थे, श्री मॉन्‍्टेग्युने उन्हें माननेसे इनकार कर दिया 
था। उस चुनौतीकों स्वीकार करते हुए श्रीमती नायडूने कांग्रेस जाँच-आयोगकी 
रिपोर्टसे विस्तृत उद्धरण दिये थे। यदि उनका कथन ठीक नहीं है, तो इसकी जिम्मे- 
दारी कांग्रेस आयोगके सदस्योंपर है न कि उनपर। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि 
इंडिया ऑफिस पूर्ण रूपसे यह भी नहीं जानता कि उस रिपोर्टमें क्या-क्या लिखा है। 

इस बार मद्रास सरकारने उनपर मुकदमा चलानेकी सचमुच धमकी दी है। 
मैं चाहता हूँ कि वह अपनी धमकी पूरी कर दिखाये। तब भारतको, अपनी पैरवी 
आप ही करनेवाली इस भारतीय कवयित्रीके ववतव्यकों सुननेका एक दुलेभ अवसर 
मिलेगा । पर, कचहरीमें इस असहयोगी कवयित्रीको सुननेके लिए इतनी भीड़ उमड़ 
पड़ेगी कि वह मुकदमा या तो किसी खुले मैदानमें चछाना होगा (उसमें कोई हर्ज नहीं 
है) या फिर जेलके भीतर। पूरे हिन्दुस्तानमें कोई भी भवन या कमरा इतना बड़ा 
नही है जिसमें वह सारा जनसमूह, जो बरतानवी पिंजरेमें बन्द बुलबुले-हिन्दको एक 
नजर देखनेके छिए आतुर होगा, समा सके। 


१, १८७९-२९४९; कवपित्री; १९२० के कग्रेत अधिवेशनकों भध्यक्षा ! 


५२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


श्रीमती नायडूने अपने इन आरोपोंकों बिना विलम्ब किये दोहरा दिया है। वीर 
केशव मेनन तथा अन्य बहुतसे लोगोंने आगे बढ़कर उनके वक्‍तव्यका समर्थन किया 
है। श्री टी० प्रकाशमूते उस लड़केका चित्र छाप दिया है जिसके हाथ निर्देयतापुर्वक 
काट दिये गये थे। श्रीमती भायडूने सरकारको यह चुनौती दी है कि वह या तो 
उनपर मुकदमा चलाये, था उनसे माफी माँगे, या बिना किसी शर्तके उन आरोपोंकी 
जाँचके लिए एक निष्पक्ष गैर-सरकारी आयोग नियुक्त करे। भारतकों मद्रासकी बहादुर 
सरकारके जवाबका इन्तजार है। मुझे इस बातपर आइचये है कि लॉर्ड विछिग्नने 
उचित ज्ञालीनता नहीं दिखाई। उन्हें व्यक्तिगत रूपसे श्रीमती नायडूसे यह पूछना चाहिए 
था कि उन्होंने वे आरोप कही असावधानीमें तो नहीं छग्राये हैं, भौर यदि ऐसा 
नहीं है तो क्‍या वे उन्हें सिद्ध करनेमें सरकारकी सहायता कर सकती है। क्या अंग्रेज 
अभिजातवर्ग क्रोधोन्मादर्में अपनी परम्परागत उदारताकों भी भुला बैठा है? भारतकी 
इस अत्यन्त सम्मानित बेठीने जनताके पक्षमें आवाज उठानेका साहस दिखाया है, तो 
इसलिए क्या सरकारकों उनका अपमान करना ही चाहिए? मै चाहता हूँ कि छॉड 
विलिग्डन भी जनोचित क्षमायाचना करें और सो भी खूबसूरतीके साथ। मैं उन्हें 
विश्वास दिलाता हूँ कि सरकारने जो प्रतिष्ठा गंवाई है इस सौजन्यके फलस्वरूप 
उसमें से कुछ तो उसे अवश्य ही पुनः प्राप्त हो जायेगी। इससे संघर्षपर अच्छा था 
बुरा कोई असर नहीं पड़नेवाला है। सरकारकी यह शालीनता तपे तवेपर एक बूंद 
ही होगी। 

राजपुतानाके भील 


राजपूतानेके भील सीधे-सादे और बहादुर छोग है। उनकी कुछ शिकायतें है। 
मोतीलाल तैेजावतके रूपमें उन्हें एक मित्र और सहायक मिर गया है। यह कहा 
जाता है कि वह उन्हें शराब, जुमा और मांस छोड़ने तथा नियमित और मेहनती 
जीवन बितानेकी प्रेरणा देता रहा है। वह उन्हें उनकी शिकायतोको रफा करानेके बारेमें 
भी सलाह-मशविरा देता आया है। वस मुझे उसमें एक ही दोष दिखाई दिया है, वह 
यह कि वह जहाँ भी जाता है उसके साथ उसके अनुयायियोंका' एक बड़ा दर रहता 
है। इससे रियासतोंमें घबराहट पैदा हो गई है। मोतीकालके वारेमें तरह-तरहकी 
बातें सुननेके बाद, मैने श्री मणिकार कोठारीसे छानवीन करनेको कहा। उन्होंने 
सम्बन्धित रियासतोंकी अनुमति और सहायतासे वैसा किया और भीलोंने उन्हें यह यकीन 
दिलाया है कि उनका इरादा किसी तरहकी शरारत करनेका नहीं है। वे मोतीलालसे 
भी मिले हैं। उसने श्री कोठारीको विदवास दिलाया है कि उसके उद्देश्य शान्तिपूर्ण है। 
परन्तु दुर्भाग्ससे इस बीच यह खबर मिली है कि ईडर रियासतने भीछोंके खिलाफ 
कार्यवाही की है और उनमें से चार॒कों मार डाछा है। मेरे पास पूरा व्योरा नहीं है 
और न मुझे यही मालूम है कि यह काम किसलिए किया गया है। मैं केवक यही 
आज्षा कर सकता हूँ कि भीछोंकी शिकायतोंको दुर करनेके लिए वे एक पंच त्यायाल्य 
नियुक्त कर दें और मोतीछाऊछ, यदि पहाड़ियोंसे वाहर निकछ कर आत्म-समर्पण 
कर दे, तो उसे माफ कर दिया जाये। रियासतों और सुधारकोंने भीलोंकी ओर 


टिप्पणियाँ ५२३ 


बहुत अरसेसे कोई ध्याव नहीं दिया है। यदि उनकी ओर सहायताका हाथ बढ़ाया 
जाये तो वे भारतके गौरव बन सकते है। उन्हें जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि उनके 
घरोमें चरखा हो और उनके वच्चोंके लिए ऐसे स्कूल हो जहाँ वे सीधी-सादी 
शिक्षा प्राप्त कर सकें। देशमें आज जो व्यापक जागृति आई है उसमें रियासतें और 
सुधारकयगण किसी भी कौमकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 


भान्क्रपर मुसीबत 

एक संवाददाता लिखते है: 

जिस तरहके व्यवहारकी रिपोर्ट की गई है, उसपर मुझे कोई आइचय नही है। 
अधिकारियोंको यह एक बहुत नायाब मौका हाथ छंगा है। और वे चाहते होगे कि 
आन्ध्रके लोगोकी हिम्मतकों तोड़कर उन्हें हमेशाके छिए कुचलछकर रख दिया जाये। 
इस समय मेरे पास बारडोली-जैसी कोई शक्ति नहीं है कि में लोगोके सामने एक 
नमूना पेश कर सकता। पर मैं उनसे आग्रह यही करूँगा कि वे घैये रखें, कुद्ध न 
हों और भयभीत भी न हों। अन्यायीके विरुद्ध मनमें कोई दुर्भावना रखे बिना, उन्हें 
सभी अत्याचार सह लेने चाहिए। वह हमारी सम्पत्ति और देहपर अधिकार कर 
सकता है किन्तु हमसे हमारा सकल्प नहीं छीन सकता। 

पीड़ित असम 

यंग इंडिया ' के पृष्ठोमें असमके दमनकी बहुत खबरें छप चुकी है। मेरे खयाहमें 
असमने शायद सबसे अधिक कष्ट सहा है। वहाँ कोई भी उल्लेखनीय नेता बाहर: नहीं 
बचा है। जो बचे है उन्हें असाधारण कठिनाइयोंमें काम करना पड़ रहा है। नीचे 
जो सजीव विवरण' दिया जा रहा है, उसपर टीका-टिप्पणीकी जरूरत नही है। 

पाठकींको [इसके साथ] १६ फरवरीके “यंग इंडिया ' का पृष्ठ १०५ फिरसे 
पढ़ जाना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता बचे हुए है, उन्हें मेरी यही सलाह है कि 
फिलहाल सभी उप्र कार्यवाहियाँ रोक दी जायें। वे अपनी पूरी शक्तिसे रचनात्मक 
कार्यमें रूप जायें। हमारे साथियोंमें यदि तनिक भी हिंसाकी भावना आा गई ही, 
तो उसे दूर करें। कांग्रेस-इफ्तर असमके सुन्दर पेड़ोंके नीचे लगाइए। यदि हम 
अपने प्रति सच्चे बने रहे, तो यह तूफान पछक मारते ही गूजर जायेगा। 

अजमेरमें अन्घेर 

का गौरीशंकर भार्गवने दिल्लीसे निम्नलिखित तार भेजा है जो अपने आपनें 

स्पष्ट है; 


१. पत्र यहाँ नहीं दिपा जा रद्दा है। उसमें वणनात्मक ढंगते यह कहा यधा था कि श॒ष्ट्र जिढ़ेमें, 
कस्मालोडन बन्द कर देनेपर भी स्ववंसेवकोकों गिरफ्तार किया गया और मारा-पीश गधा । 

२. यद यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है। इसमें विभिन्‍न स्थानोंपर कांग्रेसके कार्माचयोंकी छठपाट, उनको 
जा देनेका विवरण तथा स्वय॑सेवकरोंकी मनमानी सजाएँ देनेके समाचार थे । 

३: पद्दों किवछ सम्बन्धित मंश ही दिया गधा है । 


५२४ 


4 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


स्थानीय अधिकारियोंने अजमेरको ख़बरें बिलकुल दबा रखी हें, स्थानीय 
नेताओंके नामसे जो भी तार आते-जाते हें उन सबको बे सेंसर करते हे।. . « 
जेसा कि स्वाभाविक था, शुरू-शुरूमें यहाँ हिसात्मक भावना भी । परन्तु महात्मा- 
जीके अहिसात्मक आन्दोलनकी बदौलत तथा स्थानीय नेताओंके प्रयाससे . . « 
समस्त जनताने बड़ीसे-बड़ी उत्तेजनाके समय भी भारी घैर्यें और आत्मसंयमका 
परिचय दिया है। यदि चौरीचौरा-जेसी कुछ इपका-दुक्‍्का सिसालें मिलती हे, 
तो देश-भरमें अहिसाकी सिसालें भी बहुत अधिक हें।. - - न्यायका पूर्ण अभाव 
दीखता है। अजमेरके बहुतसे प्रतिभाशाली नवयुवकोंको, फतवा बाँठनेपर, जेलमें 
ठँस दिया गया है। लेकिन वही फतवा जब बीस संगठित स्वयंसेवकों द्वारा 
कचहरीके अन्दर सवारों और पुलिसके सिपाहियोंमें बाँठदा गया तो बे गिरफ्तार 
नहीं किये गये। « - « यह है सरकारका कानून और इन्साफ ! कुंवर च्ाँदकरण 
शारदाके मामलेमें बकील यह चाहते थे कि मुकदमा जेलकी बजाय खुली अदा- 
लतमें चलाया जाये। लेकित कमिश्तरने वकीलोंसे फहा कि वे पहले पण्डित 
गौरीशंकर भागेवसे यह आइवासन छे लें कि पूर्ण शान्ति और व्यवस्था रहेगी; 
» » » उन्होंने कमिइनर या सरकारके साथ सहयोग करनेवाले वकौलोंकों ऐसा 
कोई वचन देना स्वीकार नहीं किया। परन्तु - « - बताया कि अहिसा उनका 
मूल सिद्धान्त है, इसलिए शान्ति भंग होनेकी तनिक भी आशंका नहीं हो 
सकती। क्ुबर चाँदकरण शारदाका मुकदमा इसके बाद ही खुली अवालतमें 
लाया गया। 
« » +ये [ख़बरें] दिल्‍ली तारघरसे भेजी जा रही है - - - । 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-३-१९२२ 


१९८. कांग्रेसकी बेठक 


हालमें! दिल्लीमें अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक हुई वह कुछ बातोमें 
कांग्रेसके अधिवेशनसे भी अधिक स्मरणीय रही। देशमें भीतर-ही-भीतर जाने-अनजाने 
हिसाका इतना प्रवल प्रवाह वह रहा है कि में वास्तवमें यही प्रार्थना कर रहा था 
कि इस वार मेरी करारी हार हो जाये। मेरे साथ हमेशा बहुत ही थोड़े छोग 
रहे हैँ। पाठक इस वातको नहीं जानते कि दक्षिण आफ्रिकामें जब मेने लड़ाई छेड़ी, 
तब प्राय: सभी साथी मुझसे सहमत थे, पर बादमें ६४ और आगे चलकर तो केवल 
१६ सज्जन ही मेरे साथ रह गये। कुछ समय बीतनेपर फिरसे विशाल बहुमत मेरी 
ओर हो गया। उन दिनोमें जब कि अल्पमत मेरी तरफ था वहाँ अच्छेसे-अच्छा' और 
पुरु्तासे-पुख्ता काम हुआ था। 

सरकार अगर किसी वातसे डरती है तो इसी विशाल बहुमतसे जो मेरी ओर 
दिखाई देता है। पर वह शायद नहीं जानती कि मैं तो उससे भी अधिक इस बहुमतसे 
डरता हूँ। अन्धविश्वासी लोगोके दछके-दक बिना सोचे-विचारे जहाँ मै जाता हूँ वहाँ 
उमड़ पड़ते है। में तो इससे सचमुच तंग आ गया हूँ। यदि वे मेरे प्रति तिरस्कार 
और क्रोध प्रदर्शित करते तो उससे मुझे अपनी ठीक स्थितिका भान हो जाता और 
तब मुझे न हिमालय-जैसी भूल अथवा किसी दूसरी गलुत-अन्दाजीको कबूछ करनेकी 
आवश्यकता पड़ती, न पीछे हटना पड़ता, औौर न फिरसे नई व्यवस्था करनी पड़ती। 

परन्तु होनहार कुछ और ही थी। 

एक मित्रने मुझे सावधान किया, कही आप अपने “सर्वाधिकारीपन ' का दुरु- 
योग न कर बैठिएगा। पर वे नहीं जानते कि मैने उस अधिकारका उपयोग आजतक 
नही किया; भले ही उसका कारण यही रहा हो कि उसके उपयोग करनेका बाकायदा 
मौका ही अवतक उपस्थित नही हुआ था। इस “ सर्वाधिकारीपन ' का अवसर तो तभी 
आ सकता है जब सरकार कांग्रेसके सामान्य तन्चकों भी अपंग बना दे। 

पर अपने “सर्वाधिकारीपन ' का द्ुुल्पयोग करना तो दूर रहा, मुझे तो यहाँतक 
लगने लगा है कि कही भेरा ही “दुरुपयोग” न किया जा रहा हो और मुझे उसकी 
खबर न हो। में अब इस बातसे इतना सशंकित रहने छगा हैं जितना पहले कभी नहीं 
रहा। पर मेरी ढाल तो सिर्फ भेरी निर्लज्जता है। मैने कांग्रेस कमेटीके सदस्योंको 
जता दिया है कि मेरा रोग तो असाध्य है। जब-जब छोगोसे भूल होगी तब-तब 
उसे कवूल किये बिना मुझसे नही रहा जायेगा। मैं इस दुनियामें अगर किसी जालिमके 
भागे सिर ज्ुकाता हूँ तो वह है ' मेरे अन्तस्तलकी शान्त सृक्ष्म आवाज । और यद्यपि 
मेरा साथ देनेवालों की संख्या घटते-घठते न्यून हो जाये और मेरे अकेले पड़ जानेकी' 
नौवत आ जाये तो भी मेरा विनम्र विश्वास है कि मुझमें उस समय भी खड़े रह्‌ 
सकतेका साहस है। मेरे छेखे सच्ची और सही स्थिति यही है। 


१. २४-१५ फरवरी, १९२२ को । 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आज में पहलेसे कहीं अधिक दुखी और शायद अधिक समझदार हूँ। मैं देखता 
हूँ कि हमारी अहिंसा सतही है। हमारे मनोंमें क्रोषती आय सुलग रही है। सरकार 
अपने विवेकहीन छत्यों द्वारा इस क्रोधाम्निमें मानो घी डाछ रही है। प्राय: ऐसा 
2 है का सरकार ही अप खूनसे लथपथ, आगकी ज्वालाओंसे धधकती 
हुई ओर छलूट-मारसे संत्रस्त देखना चाहती है, ताकि उसे फिर यह मे 
मौका मिछ जाये कि इत उपायोंकों दवा 58 सामर्थ्य केवल उसीमें है। डक 

हक ऐसा मालूम हक हम केवल असहाय अवस्थाके कारण अहिंसाकों 
अपना रहे हँ; कुछ ऐसा ई देता है कि हम अपने दिलोंमें 
पोषित कर रहे हैं कि मौका पाते ही बा लें जा] 

क्या किसी निर्वे्ल व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अपनाई गईं दिखाऊ अहिसासे सच्ची 
और स्वेच्छा-प्रेरित अहिंसा उत्पन्न हो सकती है? तो क्या मैं जिस प्रयोगमें छुगा 
हुआ हूँ वह व्यर्थकी चीज है? यदि ज्वाला धधक उठी; स्त्री, पुरुष, बालक सबकी 
जानोंके छाछे पड़ गये और हम-एक दूसरेका गला काटनेपर उतारू हो गये तब 
क्या स्थिति होगी? ऐसी भीषण स्थितिमें यदि मैं आमरण उपवास करता हुआ मर 
भी जाऊं तो उससे क्‍या बननेवाला है? 

तो फिर करना क्‍या चाहिए? क्या यह कि झूठ बोल और उस बातको अच्छा 
कहने छगूँ जिसे में बुरा समझता हें? यह कहना कि बनावटी और जबरदस्तीके 
सहयोगके अन्दरसे सच्चा और स्वेच्छा-प्रेरित सहयोग पैदा होगा, ऐसा कहनेके बराबर 
है कि अंधेरेसे प्रकाशका प्रादुर्भाव होगा। 

सरकारसे सहयोग करना वेसा ही दुबलतापूर्ण और पापमय है जितना कि 
व्यवहार-नियमके तौरपर स्थग्रित रखी गईं हिसाकी ओर झुकना। 

इस कठिनाईसे पार पाना छगभग असम्भव है। यह बात मेरे दिलमें दिनोंदिन 
साफ होती जा रही है कि यह अहिंसा सिर्फ एक सतही चीज है और इसलिए बार-बार 
गलतियाँ होंगी और मुझे बार-बार पीछे हटना होगा; उसी प्रकार जैसे किसी मार्ग- 
विहीन वन-प्रान्तरमें भटकता राही कभी रुकता है, कभी छौट पड़ता है, कभी ठोकर 
खाकर गिरता और चोटें खाता है। यहाँतक कि वह लहूल॒हान हो जाता है। 

मैने सोचा था कि लोग थोड़े-बहुत निराश और नाखुश तो होंगे ही, पर 
इतने भीषण विरोधका मैने अनुमान नहीं किया था। यह साफ दिखाई पड़ गया कि 
कार्यकर्तागण कोई भी गम्भीर रचनात्मक कार्य करनेको तैयार नहीं है। रचनात्मक 
कार्यक्रम उनको चित्ताकर्षक नहीं छगा। वे अपनेको समाजका सुधार करनेवाले छोगोंमें 
नहीं गिनते और उनकी रायमें समाज-सुधारके नीरस कार्यक्रमके द्वारा सरकारसे सत्ता 
नहीं छीनी जा सकती। वे तो 'अहिसामय ” घुंसा जमानेके पक्षमें हैँ। उन्हें रचनात्मक 
कार्यक्रम बहुत ही थोथा मालूम होता है। वे इस वातकों सोचना भी नहीं चाहते कि 
इस प्रकार बच्चोंकी तरह गुस्सा दिखाकर हम सरकारकों परास्त कर भी दें, पर 
गम्भीरता और परिश्रमपूर्वक संगठन और रचनात्मक कार्य किये विना हम एक दिन 
भी देशका शासन नहीं चला सकते। 

हमें जेलोंमें, जैसा कि मौ० मुहम्मद अली कहा करते हैं, गलत निमित्त बना- 
कर!” न जाना चाहिए। जैसे-तैसे जेल जानेसे स्वराज्य नहीं मिल सकता और न कानून- 


काँग्रेसकी बैठक ५२७ 


मात्रकों तोडकर हममें आज्ञापाछन और अनुशासनकी भावना ही उद्दीप्त हो सकती है। जेल 
तो पक्के मुजरिम भी जाते है; किन्तु उससे स्वाधीनताका द्वार नही खुल जाता। 
जेल तो सर्वथा निर्दोष व्यक्तियोके ही लिए 'स्वतन्त्रताके मन्दिर” है। सुकरातकी 
फाँसीने अमरताको प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया और यों आजतक अगणित खूनी फाँसीके 
तख्तेपर लटक चुके है। भला कहीं हम ऐसे हजारों छोगोको जो नाम-मात्रके लिए 
शाल्तिप्रिय है पर जिनके दिलोंमें ढेष, बैर और हिसा-भाव भरे हुए है, जेल भेजकर 
स्वराज्यको हस्तगत कर सकते है? 

हाँ, यदि हम शस्त्र लेकर छड़ते होते और भ्रह्मर करते बा सहते होते 
तो वात दूसरी थी। आतंकवाद, आक्रमण और हत्या करके जेल जानेसे सरकार अवश्य 
ही परेशान तो होगी और जब वह थक जायेगी तब सिर भी झुका दे सकती है, 
जैसा कि दूसरी जगहोमें उसने किया है। पर आज जो छड़ाई हम लड़ रहे है वह ऐसी 
नही है। हमें इसमें सत्यपर अटल रहना चाहिए। पर यदि हम मानते हों कि 
स्वराज्य 'शक्ति-प्रदर्शन ” से आ सकता है तो हमें 'अहिसा ' का त्याग कर देना चाहिए 
और फिर हम जैसा चाहें वैसा हिंसा-काण्ड करें। तब हमारा यह कार्य पुरुषोचित, 
प्रामाणिक और विचारपूर्ण होगा; संसारमें आजतक ऐसा ही होता चला आया है। 
उस अवस्थामें हमपर कोई ढोग और पाखण्ड रचनेका भीषण इलजाम तो नही 
लगा सकेगा। 

लेकिन अधिकांश लोगोंने मेरी यह 'बात न सुनी। मैने उन्हें खूब सावधान 
किया, सच्चे दिलसे कहा कि यदि आप अपने ध्येयकी प्राप्तिकि लिए “अहिंसा” को 
अनिवार्य न मानते हो तो मेरे प्रस्तावकी नामंजूर कर दीजिए। तिसपर भी 
उन्होने उसमें कोई सुधार किये बिना ही उसे स्वीकार किया है। इसलिए मे कहता 
हैं कि आप अपने उत्तरदायित्वकों पहचानिएं। आप घर पहुँचते ही सविनय अवज्ञा 
शुरू करनेके लिए बंधे हुए नहीं है, बल्कि आपको खामोशीके साथ रचनात्मक काममें 
रंग जाना उचित है। में उनसे आग्रह करता हूँ कि आप फौरन संघर्ष शुरू करने 
सम्बन्धी चीख-पुकारकी ओर ध्यान न दें। अभी जो काम करना है वह जेल जाना 
नही, और न भाषण, लेखन और सम्मेलन-स्वातन्म्य ही है; बल्कि आत्म-शुद्धि, आत्म- 
निरीक्षण और खामोशीके साथ किया जानेवाला संगठन है। हमसे अपना आघार छूट 
गया है। यदि हम नही सेमले तो इस अगाध पानीमें डुबकियाँ लगाते हुए प्राण भेंवा देंगे। 

जेल काटनेवालले देश-सेवकोंकी चिन्ता निरथंक है। मैने तो ज्यों ही चौरीचौराका 
हाल सुना, उसे प्रायश्चित्त-हपी यज्ञकी पहली आहुति मान लिया। वे इसीलिए जेल्में 
गये है कि जनताकी सामर्थ्यंसे छूटें --- निस्सन्देह आशा यही थी कि स्वराज्य-संसदका पहला 
काम होगा जेलोके फाटक खोलना। परन्तु परमात्माकी मरजी कुछ और ही थी। हम 
वाहर रह जानेंवालों ने कोशिश तो की; लेकिन नाकामयाब हुए। अब तो पूरी सजा 
भोगनेसे ही काम चल्ेगा। जो छोग भूलछसे, भ्रमसे अथवा इस आन्दोलनके सम्बन्धमें 
किसी गलत खयाछके कारण जेक चले गये हो वे माफी माँगकर या दरख्वास्त देकर 
रिहा हो सकते है। इस छेंटनीसे आन्दोलनका बल ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं! जिन 
छोगोका दिरू मजबूत है वे तो इस अनायास प्राप्त अधिक कष्ट-सहनके अवसरसे 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आनन्दित ही होंगे। हजारों रूसी कैदी बरसोंसे रूसके जेलखानोंमें आजतक 'सड़ रहे 
है। बेचारे आजतक आजाद नही हो पाये। स्वाधीनता बड़ी मानिनी है। उस्ते राजी 
और प्रसन्न कर पाना बड़ा ही कठिन है। हमने कष्ठ-सहनकी सामथ्येका तो परिचय 
दे दिया। पर हमने अभी काफी कष्ट-सहन नहीं किया है। यदि लोग निष्क्रिय 
रूपमें शान्त बने रहें और कुछ थोड़े ही छोग सक्रिय रूपमें, सचाईके साथ, जान- 
बूझकर मन, वचन, और कर्मसे ज्ञान्तिमय बने रहें तो हम जल्दीसे-जल्दी और कमसे- 
कम कष्ट सहन करके अपने ध्येयत्तक पहुँच सकते हैँ। परन्तु यदि हम ऐसे छोगोंकौ 
जेल भेजेंगे जो अपने दिलोंमें हिसाको छिपाये हुए है तो हम अपने ध्येयसे न जाने 
कबतक दृर-ही-दूर बने रहेंगे। 

अतएवं बहुमतवालों का अब यह कत्तंव्य है कि वे अपने-अपने प्रान्तोंमें छोगोके 
ताने-उछाहनोंका खयारू न करें, अपमानकों सहन 'करें, और साथी लोग छोड़कर चल्ले 
जायें तो उसे भी बरदाइत करें; पर सत्य-मार्गसे एक इंच भी न हटते हुए निशचयके 
साथ अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ते चले जायें। अधिकारी लोग भूछसे इसे हमारी कमजोरी 
समझकर हमें और अधिक पीड़ित क्‍यों न करें, हमें उसे सहन करना चाहिए। 
यहाँतक कि हमें प्रतिरक्षात्मक सविनय अवज्ञा भी छोड़ देनी चाहिए और आशिक 
तथा सामाजिक सुधारमे अपनी सारी शक्ति छूगा देनी चाहिए। यह रचनात्मक कार्य 
अरुचिकर भले ही लगे पर है स्वास्थ्यप्रद | हमें अत्यन्त विनयपूर्वक अपने नरम दलवाले 
भाइयोंकों यकीन दिलाना चाहिए कि वे हमसे जरा भी भय न खायें; उन्हें हमसे 
जरा भी नुकसान न पहुँचेगा। हमें जमींदार भाइयोंको भी आइवस्त कर देना 
चाहिए कि हमारे दिलमें आपके लिए कोई बदी नहीं है। 

औसत अंग्रेज घमण्डी होता है। वह हमको समझता नहीं और अपनेको हमसे 
कहीं ऊँचा मानता है। उसका खयाल है कि वह हम भारतवासियोंपर राज्य करनेके 
लिए ही पैदा हुआ है। उनको अपने किलों और तोपोंका बड़ा भरोसा है। उन्हीको 
वे अपनी रक्षाका साधन मानते है। वे हमें तुच्छ समझते है। वे हमसे जबरदस्ती 
सहयोग अर्थात्‌ गुलामी कराना चाहते है। हमें ऐसे आदमियोंका दिल भी जीतना है; 
पर यह उनके आगे घुटने टेककर नही, बल्कि उनसे अछकूग रहकर और साथ ही 
बिना उनसे द्वेंष किये, बिना उन्हें चोट पहुँचाये। उन्हें दिक करना ---सताना कायरता 
है। अगर हम केवल इतना ही करें कि अपनेको उनका ग्रृलाम न मानें और उनकी 
जी-हुज्री न करें तो हम अपने, कत्तेव्यका पालन कर चुके। चूहेकी खैर तो बिल्लीसे 
दूर रहनेमें ही है। उससे दोस्ती रखनेका मतलब तो अपनेको उसके हवाले कर देना 
है। मगर हमें उन चन्द अंग्रेज भाइयोंका खयाल रखना है जो जाति-अभिमानके रोगसे 
खुद अपनी तथा अपने साथी अंग्रेज भाइयोंकी मुक्तिकी कोशिश कर रहे हैं। 

अल्पभतवालोंका आदर्श दूसरा ही है। उन्हें इस कार्यक्रममें विश्वास नही है। 
तब क्या उनके लिए यह उचित और देशभक्तिपूर्ण बात नही है कि वे एक नये दल 
और नवीन संगठनकी सृष्टि कर लें? वे तभी देशमें अपने मतका प्रचार कर सकते 
हैं। जिन्हें कांग्रेसके घ्येय्में विश्वास व हो उन्हें चाहिए कि वे उससे अलग हो जायें। 
राष्ट्रीय संस्था होनेका अर्थ ध्येयविहदीन होना नहीं है। उदाहरणके लिए जो व्यक्ति 


कांग्रेसकी बैठक ५५९ 


स्वराज्यका कायछ नहीं है उसके लिए काग्रेसमें स्थान नहीं हैं। उसी तरह मेरी राय 
है कि जो ' शान्तिमय और जायज तरीको' को नही मानता वह भी काम्रेसमें नहीं रह - 
सकता। कोई कांग्रेसी असहयोगका कायल न होते हुए तो उसके अन्दर रह सकता है; 
परन्तु यदि वह हिंसा और असत्यमें विद्वास रखता है तो वह काग्नेसी नही वना 
रह सकता। अतएवं जब मैने देखा कि कांग्रेसके ध्येय-विषयक प्रस्तावकी टिप्पणीका 
विरोध हो रहा है तब मेरे हृदयकों गहरा आधात पहुँचा। और जब मैने शान्तिमय 
और “जायज शब्दोंकी व्याख्या करते हुए “अहिंसा” और “सत्य” छब्द प्रस्तुत किये 
और उनका भी विरोध हुआ तब तो मुझे और भी गहरी व्यथा हुई।' मेरे पास 
इन शब्दोंकी योजनाका कारण था। मुझसे सजीदगीके साथ यह कहा गया था कि 
काग्रेसके ध्येयमें यह आम्रह नहीं है कि अहिंसा और सत्य स्वराज्य-प्राप्तिकि लिए 
अनिवार्य हैं। दुःखकारक वाद-विवादको टालनेंके लिए मैने उन पर्यायोकों हटा लिया; 
पर मुझे यह जरूर लगा कि सत्यपर घातक प्रह्मर हुआ है। 
यह तो ठीक ही हैं कि विरोध करनेवाढे सज्जन भी वैसे ही देशभक्त है जैसा 
में होनेका दावा करता हूँ; वे स्वराज्यके लिए भी उतने ही उत्सुक है जितने कि 
दूसरे तमाम कांग्रेसी हैं; छेकिन में इतना जरूर कहूँगा कि उसकी देशभक्तिकी भावना- 
का यह तकाजा है कि वे अहिंसा और सत्यका निष्ठा और दृढ़ताके साथ पालन करें 
हे यदि वे इनके कायछ न हों तो उन्हें चाहिए कि कांग्रेस-सगठनसे अपना सम्बन्ध 
ड़ छे। 
क्या राष्ट्रीय मितव्ययिताकी दृष्टिसि यहुं उचित न होगा कि सभी आदशोंकी 
ठीक-ठीक' परिभाषा हो जाये और छोग उसके अनुसार स्वतन्त्र रूपसे काम करें? 
फिर जो आदें अधिकसे-अधिक छोकप्रिय होगा वही श्रेष्ठ माना जायेगा। यदि हम 
प्रजातन्त्रके सच्चे भावोंका विकास चाहते हैं तो हम अड्ंगा-नीतिके बजाय अछूग होकर 
स्वतन्त्र रूपसे काम करनेकी नीतिको अपनायें। 
काग्रेसके इस अधिवेशनमें यह बात बिलकुल साफ हो गई कि देशके स्वराज्य- 
तक पहुंचनेमें वाधक हम है, सरकार नहीं। सरकारकी हरएक गलूतीसे हमारा काम 
आगे बढ़ता है; किन्तु अपने कर्त्तंव्यकी अवहेलनाके कारण हमारी प्रगति रुकती है। 
[ भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-३-१९२२ 


२. देखिए “ प्रस्ताव: बारढोडी कापे-समितिकि”, ११-२-१९२२ की पाद-ठिषणी ३। 
२२-३४ 


१९९, सरकार द्वारा प्रतिवाद 
१. जलोंम कोड़ोंकी मार 


सम्पादक 
' यंग इंडिया! 
प्रिय सहोदय, 

१७ फरवरी, १९२२ के अपने पत्र संस्था ४०२-सी के बाद अब में आपका 
ध्यान पत्रके रुपमे लिखे गये श्रो महावेव देसाईके उस लेखकी ओर खींचना 
चाहता हूँ जिसका शीर्षक आपने जेलोंमें कोड़ोंकी सार! दिया है और जिसे 
आपने गत १९ जनवरीके अपने अंकर्में छापा है। उस पत्रमें कोड़े रूगानेको 
छः घटनाओंका विवरण विया गया है और भाव यह निकलता है कि उनका 
सम्बन्ध राजनीतिक कोदियोंसे था। इनमें से दो स्थानोंपर कुछ व्यक्तियोंके नाम 
दिय गये हैं। थे नाम हे कैछाशनाथ और लछसीनारायण बधर्मा। नेनी सेन्ट्रल 
जलके सुर्पारिडेंडेंटसे पुछताछ की गई . - . में दावेसे कह सकता हूँ कि केझाशनाथ 
या लछछमीतारायणको, जिनके नाम आपके द्वारा प्रकाशित पन्नके लेखकने दिये हैं, 
नेनी जेलमें कभी कोड़े वहीं लगाये गये, और न उन्हें कोई अन्य सजा ही दी 
गई है। कोेदी नम्बर १४८८ कंलाइवाथको, कठोर कारावासका दण्ड भोगते 
हुए भी कामसे इनकार करने पर, केवल “चेतावनी” दी गई थी। 


रूखनऊ भवदीय, 
१८०२०२१९२२ जें० ई० गोंडग 
प्रचार आयुक्त 


सरकारका यह साफ इनकार नितान्त अविश्वसनीय है। जो वक्तव्य विशुद्ध 


चरित्रवाले एक जनसेवी द्वारा विये गये है उनका खण्डन पूर्ण और निष्पक्ष जाँच कराये 
बिना क॒दापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब वह खण्डन ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा प्रस्तुत किया गया हो जिनका उसमें कोई स्वार्थ निहित है। में पाठकोंका ध्यान 
इस तथ्यकी ओर दिलाना चाहता हूँ कि इलाहाबादके इंडिपेंडेंट ' में इस आशयका 
एक वक्तव्य छपा है कि जेलके एक अधिकारीने श्री छछमीनारायणको कोड़े छगानेकी 
बात एक कांग्रेसीके आगे स्वीकार कर ली है। सम्मव है कि जेल अधिकारीका कोड़े 
लगाने की बातसे इनकार करना वाक्‍क्छल ही हो। “यंग इंडिया में जो पत्र छपा है, 
वह भनुवाद है। गुजरातीमें हंटर छगाने, कोड़े रूगाने और वेंत लगानेके लिए एक ही 


२, यहाँ फेवठ कुछ अंश ही दिये गये हैं । 


सरकार द्वारा प्रतिवाद ५३६ 


बब्द है। मैं अधिकारियोंकी अनधिकृत शारीरिक दण्डसे इनकार करनेकी आदतसे वाकिफ 
है। क्‍या सरकार यह चाहती है कि यदि जेलके रजिस्टरमें शारीरिक दडकी वात 
दर्ज नहीं है, तो छोगोको यह मात्र लेना चाहिए कि वह दिया ही नहीं गया? 
इस प्रतिवादको छापकर निरुचय ही मेरी उद्वितता और बढ़ गई है! क्योकि इससे 
अमानुपिकता जारी रखने और प्रतिवादों द्वारा उसपर पर्दा डालनेका इरादा जाहिर 
होता है। प्रचार आयुक्त अपराधी पक्षोके ऐसे प्रतिवाद भेजकर, जिनकी प्रमाषों 
द्वारा पुष्टि नही की गई है, अपने कर्त्ंव्यका पालन ठीक तरह नही कर रहे है। 


२. देहराइनकी घटना 
सम्पादक 
“यंग इंडिया 
प्रिय महोदय, 

" * * भारत सरकारकी विज्ञप्तिके अपने पत्युत्तरमें आपने “गरकानूनी 
दमन के उदाहरण देते हुए सातवें स्थलपर इस प्रकार लिखा है: “ देहराइनसें 
एक लड़केपर गोली चलाई गई और वहाँ एक सार्वजनिक सभाको जबरदस्ती 
तितरबितर किया गया।” , , . इससे स्पष्ट ध्वनि यह निकलती है कि लड़के- 
पर गोली सरकारी अधिकारियोंने चलाई थी। शायद आपको संकेत २४ दिस- 
स्वर, १९२१ की गोली चलनेकी उस घटनाकी ओर है जिससे मेडन नाभके एक 
नौजवान यूरोपीयने एक मुसलमान युवकपर गोली चलाई थी। मेडन सरकारी 
कर्मचारी नहीं है। दुर्घटना किसी निजी झगड़ेके कारण हुईं थी। . . . मैंडनपर 
मुकदमा चलाया गया और भारतीय दंड संहिताकी धारा ३०७, ३२६ के अधीन 
उसे सेशन सुपुद कर दिया गया। . , - सार्वजनिक सभाको क्ररतापुर्वंक और 
जबरदस्ती तितर-बितर कफरनेंके आरोपके सस्वन्धर्मे, निःसन्देह, आपको गरूत 
सूचना मिलो है। तथ्य इस प्रकार हे: 

(१) स्वयंसेवकोंके जुलूस देहराइनमें एक भारी मृसीबत बन गये थे और 
उनका रवैया कई मोकोंपर बहुत ही भड़कानेवाला होता था। 

(९) मजिस्द्रेदको अनुसतिसे, पुलिस अधीक्षकने कुछ इलाकों उनपर 
पावन्दी छगा दी। ऐसा असहयोगियोंके हितमें ही किया गया था, क्योंकि जनतासें 
कुछ लोग इस बारेमें अधीर हो उठे थे। 

(३) स्थानीय उम्रपंथी पत्र “ गढ़वाली ' ने इन प्रदर्शनोंकी बुद्धिहीनता और 
मूर्जतापर टीका-टिप्पणी को थी। 

(४) स्वयंसेवकॉने पुलिस अधीक्षकके आवेशकी अवज्ञा करनेका निश्चय 
किया . . «। 


किया . , 


५३२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


(५) सभाको तितर-बितर करनेके लिए बहुत ही थोड़ा बलप्रयोग फिया 
'गया था और किसीकों चोट नहीं आई। . . « 
जसनऊ भवदीय, 
१५ फरवरी जे० ई० गोंडगे 
प्रचार आयुक्तने गोछी चलनेकी घटनाके' सम्बन्धर्में निदपचय ही मेरी गरूती 
पकड़ी है। मुझे अधिक सावधान रहना और यह बताना चाहिए था कि गोली चल्ाने- 
वाछा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। मैं अब यह महसूस कर रहा हुँ कि इसकी 
चर्चा ही अप्रासंगिक और सरकारके प्रति अन्यायपूर्ण थी। गोली चलनेकी इस घटनाका 
गैरकानूनी दमनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं इस गलतीके लिए क्षमा माँगता हूँ और 
अधिकारियोंको यह विश्वास विछाता हूँ कि वह जान-वूझकर नहीं की गई थी। 
परन्तु दूसरे प्रतिवादका मुझपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। मैं पहले तो, 
बल-प्रयोगकी आवश्यकृताकों अस्वीकार करता हूँ; और दूसरे यदि मेरे संवाददाताके 
भेजे हुए बयानपर यकीन किया जाये तो जो बलप्रयोग हुआ वह आवद्यकतासे बहुत 
अधिक था। जनता इस सरकारी प्रतिवादपर विश्वास: नहीं कर सकती। मुझे आज्ञा 
है कि गोली चलानेकी घटनाकों छेकर मुझसे जो भूल हुई है उसका उपयोग सभाकों 
जबरदस्ती तितर-बितर करनेके विवरणकों गलत या कम महत्त्वपूर्ण बतानेमें न किया 
जायेगा । गोली चलानेकी घटनाके विवरणमें जो भूल हुईं उसका मुख्य कारण तथ्योंका 
ठीक-ठीक न समझा जाना था। 
३. बस्बई जेलकी एक झाँकी 

सूचना-निवेशक, बम्बईके अभिवादत सहित। 

“घंग इंडिया के १९ जनवरीके अंक्ें हिन्दू' का एक उद्धरण छपा था, 
जो “ एक पंजाबी माशल लॉ कोदी रहमत रसूल 'के साथ हैदराबाद सेंट्रल जेलमें 
हो रहे तथाकथित दुष्यंवहारके बारेमें था। ऐसा लगता है कि लेखका संकेत 
हिम्मत रसूल नामके एक गुजराती फंदीकी ओर है, जिसे ११ अप्रेल, १९१९को 
अहमदाबादमें टेलिप्राफके तार काठने, तार-घरमें आग रहूगाने और बलूवा फरने 
पर, अहमदाबादके विश्ेष न्‍्यायाधिकरण हारा काले पानीकी सजा दी गई थी। 
आरोप और उनके सम्बन्धर्मं वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं: 

असलियत यह है कि १३ दिसस्व॒रकों जब इस कंदीकों खड़े होनेका हुक्म 
मिला तो वह खड़ा नहीं हुआ भौर बहुत ही उत्तेजित हो गया और सुपरिदेंडंटके 
साथ बड़ी ग्रुस्ताखीसे पेश आया। सजा जो बताई गई है वह नहीं, वल्कि एक 
महौनेके लिए ठाठके कपड़ोंकी तथा तीन माहकी सादी बेड़ियोंकी सजा दी गई 
थी। इस जेलमें आनेके बाद अबतक इस कोदीकों ग्यारह बार सजा दी जा चुकी 
१, ऊपर उनके पृत्रंक केवछ कुछ अंश ही दिये गये हैं । 


२. देखिए “ भाशेल लोंसे भी बदतर”, १९-१-१९१२ 
३- यहाँ उद्धुत नहीं किये गये हे । 


५३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि इस तरहके झूठसे आन्दोलन केवक और भजबूत होगा। छेकिन मैं एक असहयोगी 
होनेके नाते, यह भी नहीं चाहता कि सहयोगी झूठका सहारा ले। मुझसे यह कहनेकी 
जरूरत नहीं कि असहयोगी भी झूठ बोलते देखे गये है। यह वात सर्वविदित है कि 
नैतिकताके मार्गसे भव्कनेपर मैं दोस्त या दुश्मन किसीका भी लिहाज नहीं करता । 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-३-१९२२ 


२०१. पत्र: सु० रा० जयकरकों 


[२ मार्च, १९२२ | 
मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आप अचानक ही वीमार हो गये और 
आपको पालछयर लौटा जाना पड़ा। 
मैं चाहता हूँ कि आप यंग इंडिया की प्रत्येक पक्ति ध्यानसे पढ़ जायें। मै 
आपको यह पत्र यही वतानेके लिए लिख रहा हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने 
उन्हीं विचारोंकी पुष्टिभर की है जो वारडोली छोड़ते समय मेरे मनमें उठे थे। जहाँ- 
तक मेरा प्रभाव काम देगा, मैं विभिन्न प्रान्तोमें छोयोंकों प्रतिरक्षात्मक सविनय अवजा भी 
शुरू करनेसे रोकगा। फिलहाल मैने उन्हे रचनात्मक कार्यक्रमकी ओर ध्यान केन्द्रित 
करनेको राजी कर लिया है, किन्तु इस सबका अर्थ यह नही है कि सरकारके प्रति 
मेरे रुखमें कोई परिवर्तन हो गया है। उसकी धोखेवाजी, उसकी मक्‍्कारी, हिसाके 
प्रति उसकी निल्‍ंज्जतापूर्ण आसक्ति मेरे मनको पहलेसे भी अधिक उसके खिलाफ कर 
रही है और ऐसा समय आ सकता है जब मे जन-समुदायसे उतनी ही घ॒ुणा करने हूगूँ 
जितनी कि इस सरकारसे, यद्यपि कारण भिन्न होगा। 
क्या इस रचनात्मक कार्यक्रमकों चलानेमें आप तहेदिलसे मेरा हाथ न बॉँटायेंगे ? 
मैं चाहेंगा कि आप गोलमेज परिषद्‌ आयोजित करानेके प्रयत्वमें जो कि इस समय 
व्यर्थ-सा प्रयत्न है, अपनेको न लगाये रहें, और न आप कैवियोकी वात ही सोचते 
रहें। जेलमें वे विश्वामरूपी चिकित्साका छाभ उठाते हुए बिलकुल ठीक रहेंगे। मेरी 
बहुत इच्छा है कि आप रचनात्मक कार्यक्रमके किसी-त-किसी अंगकी ओर अपना पूरा 
ध्यान दें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, जैसी कि आशा है, तो में आपको यहाँ 
आने और अपने साथ एक दिन श्ान्‍्त रूपसे वितानेका कष्ट देना चाहता हूँ। मैने जिन 
तरीकोंसे काम करनेका सुझाव दिया है उसकी सम्भावनाओंपर हम आपसमें विचार- 
विनिमय कर सकेंगे! मैं बृुधवारतक अहमदावादमें हूँ। अयछा सोमवार, जैसा कि जाप 
जानते हैं, मेरा मौनवार है। यह पत्र आपको शुक्रवारकों मिल जायेगा। आप झनिवार, 
रविवार, मंगलवार या बुधकों आ सकते है। जितना पहले आ सकें, उतना अच्छा। 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टोरी जॉफ माई लाइफ 


१. सावन-सूतसे । 


परिद्षिष्ट 


प्रिद्चिष्ठ १ 
सर शंकरन नायरके पतन्नके उद्धरण 
सम्पादक 
“टाइम्स ऑफ इंडिया 
महोदय, 


4. छाए 


समाचारपत्रोमें प्रकाशित कुछ वक्‍तव्योंको देखते हुए मैं आपसे इस पत्रकों अपने 
स्तम्भोमें स्थान देनेकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। 

हम आपसमें बातचीत करने और एक सम्मानजनक समझौतेके उपाय खोजनेके 
लिए निमन्त्रित किये गये थे। में तथा कई दूसरे छोग इस निष्कर्षेपर पहुँचे है कि 
श्री गांधी और उनके अनुयायियोसे जागे बातचीत करना वेकार है। में जिसे सम्मान- 
जनक समझौता समझता हूँ, श्री गांधी उसमें सम्मिलित होना नहीं चाहते और ऐसा 
शक होता है कि समझौता हो भी जाये तो उसका पालन ईमानदारीसे नहीं किया 
जायेगा। 

ऐसा कहनेके कारण बताना ठीक ही होगा। 

कल सम्मेलनमें घोषणापत्रके हस्ताक्षरकर्त्ताओंने कुछ प्रस्ताव रखे। श्री ग्रांधीने 
उन प्रस्तावोको स्वीकार नही किया। किन्तु सम्मेलनने एक समिति नियुक्त की जिसमें 
स्वय उन्हीके अनुरोधपर स्वयं उन्हे या उन्तके किसी अनुयायीको नहीं रखा गया, इसके 
कारण वादमें स्पष्ट हो जायेंगे। इस समितिने यथासम्भव उनकी इच्छाकी पूर्ति करनेके 
लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किये। उन्होंने ये प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किये। उन्होंने 
दो लम्बे भापण दिये। इनमें उन्होंने जहाँतक वाइसरायके साथ बातचीत करनेका 
सम्बन्ध है, अपनी स्थिति इस तरह बताई: 

सरकारकी तरफसे “ परदचात्ताप ” अवश्य व्यक्त किया जाना चाहिए! सरकारने 
जो कदम अभी हालमें उठाये है वे सब अनुकूछ वातावरण तैयार करनेके लिए विना 
किसी दत्ंके वापस ले लिये जाने चाहिए; कानूनकी कुछ धाराओंकी अवधि बढ़ानेसे 
सम्बन्धित विजप्तियाँ न सिर्फ रद की जानी चाहिए बल्कि कांग्रेस और खिलाफतके 
सभी मिरफ्तार या सजायाफ्ता स्वयंसेवकोको रिहा किया जाना चाहिए; साथ ही 
वे सव अन्य लोग भी रिहा कर दिये जाने चाहिए जिन्हे हालमें ही भारतीय दण्ड 
संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिताकी सामान्य धाराओके अन्तर्गत सजाएँ दी गई है। 
इस पिछली माँगके एक मुद्देंमें वादमें फ़ेरफार कर दिया गया। श्री गांधीनें कहा कि 


५३६ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


उनके साथ सहानुभूति दिखानेके लिए नहीं, वरन्‌ केवल अनुकूल वातावरण तैयार 
करने और सरकारकी तरफसे पश्चात्ताप व्यक्त करानेके लिए ही ऐसा करना उचित 


उन्होंने नि:सन्देह सरकारका उल्लेख करते हुए यह सम्मति भी प्रकट की कि 
४ हम चाहे जितना आगे बढ़ें, आप फौजी कानूनकी घोषणा कदापि नहीं कर सकते ”। 
श्री गांधीके अनुयायी, यहाँतक कि जिन्होंने कुछ बातोंमें उनका हलका विरोध भी किया 
था वे भी, उनके रुखका समर्थन करते हैं। . . « 

श्री गांधी कोई बातचीत या समझौता अपनी ही शर्तोपर करना चाहते हैँ, 
अन्यथा नहीं। और वे झर्तें मानने योग्य कदापि नही है। . « - 

पंजाबके सम्बन्धर्में उन्होंने इस तथ्यपर जोर दिया कि कांग्रेस-दछ कांग्रेस 
उप-समितिकी रिपोर्टमें प्रस्तुत प्रस्तावोपर अमल करनेसे ही सन्तुष्ट होगा, अन्य किसी 
बातसे नहीं। इसमें न केवल छोटे अधिकारियोंको सजा देनेकी वात है, वरन्‌ सर माइकेछ 
ओडायर और डायर आदिकी पेंशनें बन्द करनेकी लगभग अमान्य शर्ते भी आती हैं। 

खिलाफतके मसलेके सम्बन्धमें श्री गांधीने कहा कि फ्रांसीसियोंको सीरियासे अवश्य 
चके जाना चाहिए। यह निःसन्देह सर्वथा अमान्य झर्त है। वे चाहते हैं कि इंग्लैंड 
मिस्रसे चछा जाये। इसपर भी कोई टिप्पणी करनेंकी जरूरत नहीं है। 

जहाँतक स्वराज्यका सम्बन्ध है वे चाहते है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों- 
को तुरन्त पूरा औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जाये। दर्जा और उसकी रूपरेखा जनताके 
विधिवत्‌ चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे। प्रतिनिधियोंके चुनावके लिए मतदान आदिके 
सस्बन्धमें कांग्रेस संविधात स्वीकार किया जाये। 

उन्होंने यह बात वार-वार जोर देकर कही कि ये भाँगें कमसे-कम है और 
इन्हें सरकार तथा गोछमेज सम्मेलनको स्वीकार करना ही चाहिए। . . « 

सम्मेलनसे पूर्व ये शर्तों रती गईं है कि कुछ सजायाफ्ता छोगोंको जैसे कि स्वयं- 
सेवकोंको रिहा कर दिया जाये और अन्य छोगोंके मामलोंपर विचार करनेके लिए 
एक जाँच-अदालत नियुक्त की जाये। यद्यपि जाँच-अदालतके सभी न्यायाधीश सरकार 
ढ्वारा नियुक्त नहीं किये जायेंगे, पर अगर सरकार इस सुझावको स्वीकार करनेके लिए 
तैयार हो तो मुझे भी मामलोपर, पुतविचारके लछिए एक जाँच-अदालतकी नियुक्तिमें 
कोई आपत्ति नहीं है। यह बात अली-भाइयों और उनकी जैसी स्थितिके अन्य लोगोंपर 
लागू नहीं होती; पर इन कैदियों (फतवा कीदियों)की रिहाईकी अनिवार्यमाँग सम्मेलनकी 
अनिवाये, प्रारम्भिक शर्तके रूपमें ही की गई है। 

किन्तु मेरी राय तो यह है कि कुछ खास कैदियोंकी रिहाईकी माँगकों अपने 
सम्मेलनमें शामिल होनेकी शर्तेकी तरह पेश करनेकी बात, यदि हमें सचमुच सम्मेल्ूतकी 
दरकार है, छोड़ देनी चाहिए। में मानता हूँ कि जबतक किसी तरहकी हिसाका 
अन्देशा न हो, सरकारको श्री गांधीके आन्दोलनमें दखल नहीं देना चाहिए। . - « 

सर्वेश्री मुहम्मर अछी और शौकत अछी तथा उसी कोटिके अन्य कीदियोंके 
सम्बन्धर्मं सरकार और भी अधिक दृढ़ है। श्री गांधी और हममें से अनेक यह जानते 


परिश्चिष्ट ५३७ 


हैँ कि वे अहिसात्मक आन्दोलनका सिद्धान्त स्वीकार नहीं करते। श्री गांधीने यह्‌ 
बाधा किया था कि यदि उनके अहिसात्मक आन्दोलनके तरीकेपर असल किया जाये 
तो वे एक सालके अन्दर स्वराज्य हासिल कर छेंगे। उन छोगोंने उनके इस वादेकों 
ध्यानमें रखकर ही हिसाका आग्रह छोड़ दिया था। वह सार बीत गया है और 
अब मुसलमानोंका खयाल है कि श्री गाधीके साथ किया गया समझौता समाप्त ही 
यया है । - - - अतः अब मुसलमान उन शर्तेसि बंधे हुए नहीं है जो श्री गांधीने 
स्वर्य माच छी थीं।. - . वे सरकारके विरुद्ध ही नहीं, उन धुसरोके विरुद्ध भी जो 
उनके आन्दोलनमें शामिल न हों, हिंसा करनेंसे त झिझ्केंगे। अभी हालकी घटनाएँ 
इसका प्रमाण है। 

सभी परिस्थितियाँ इस निष्कर्षकी ओर संकेत करती है कि वे और उनके मित्र 
रिहा होनेपर आन्दोलन जारी रखेंगे। इसलिए मैं इनकी बिना शर्ते रिहाईका आग्रह 
करना या इसे सरकारके साथ बातचीत करनेसे पूर्व शर्तकी तरह पेश करना ठीक नही 
समझता | इनके साथ अरूग किस्मके व्यवहारकी माँगका एकमात्र आधार बताया जाता 
है उनके निकेट धामिक आदेक्षोंका देशके कानूनोंसे भी बढ़कर होना । किन्तु मलाबारमें 
जो-कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए इसे अमान्य करना होगा। बल्कि दूसरी और यह 
विना दर्ते रिहाईके खिलाफ जबरदस्त दलील है क्योंकि ऐसी रिहाईसे उन्हें ऐसा कार्य 
क्रम अपनानेकी स्वतस्त्रता मिल्ल जायेगी जिसे अदाछतोंने गैरकानूनी घोषित किया है 
और जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते है। इसका एक और कारण यह है कि 
श्री ग्रांधी और उनके मित्र तथा स्वयं अभियुक्त गिरफ्तारियों तथा सजाओंका स्वागत 
करते है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि यदि मैं उनकी रिहाईकी माँगका उद्देश्य 
सरकारको नीचा दिखाना या प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलनको होनेसे रोकना बताऊँ 
तो मैं अनुदार नहीं समझा जाऊँगा। सम्भव है कि इन छोगोंको रिहा न करनेकी 
वातका वहाता लेकर सबिनय अवजन्ना अर्थात्‌ लगानबन्दी आदि आरम्भ की जाये। तब 
आन्दोलनका गैरकानूनी रूप और भोंडापन बिलकुछ नंगे रूपमें सामने आा जायेगा। 
यह उस नीतिकी समूचित परिणति ही है जिसका जन्म एक सालमें स्वराज्य प्राप्तिके 
झूठे वादेसे हुआ है। यह वादा अज्ञानी जनसाधारणको गुमराह करनेके इरादेसे किया 
गया था। इसके सभी समझदार समर्थक यह जानते रहे होंगे कि इसे पुरा करना 
असम्भव है। . . . 

चूँकि मेरी राय है कि मैं श्री गांधी और उनके अनुयायियोंके सम्मेलनकी' 
माँग करनेमें या किसी अन्य विषयमें, अनेक कारणोसे जिनमें से कुछ ऊपर दिये गये 
है, साथ नहीं दे सकता और महत्त्वपूर्ण सवालोंपर जिनपर सम्मेलन श्री गांधीसे 
सहमत हैं भेरा सम्मेझनसे भी मतभेद है इसलिए मैं इस सम्मेलनको, जिसका मै 
अव्यक्ष था, छोड़ देनेको बाध्य हूँ। . . . 


सी० शांंकरन्‌ नायर 
[ अंग्रेजीसे ] 
ठाइम्स बॉफ इंडिया, १७-१-१९२२ 


प्रिश्िष्ट २ 


वाइसरायको लिखित गांधीजीके पत्रके सम्बन्ध 
भारत सरकारकी विज्ञप्ति 


दिल्ली 
६ फरवरी, १९२२ 
गत ४ फरवरीको श्री गांधीने सामूहिक सत्याग्रह प्रारम्भ करनेके अपने संकल्पको 
उचित ठहराते हुए जो घोषणापत्र प्रकाशित किया है उनमें कई गरूत बयानियाँ है । 
इन गलत बयानियोंमें से कुछ तो इतने महत्त्वकी हैं कि भारत सरकार उनका भ्रतिवाद 
किये बिना नही रह सकती। सबसे पहले भारत सरकार श्री गांधीके इस कथनका प्रवल 
रूपसे खण्डन करती है कि उससे गैरकानूनी ढंगसे दमन शुरू कर दिया है। सरकार 
उनके इस कथनको भी निराधार मानती है कि बतंमान असहयोगी दर लोगोंकी सभा, 
सम्मेलन, भाषण और लेखनकी स्वतन्त्रताके मौलिक अधिकारकी रक्षाके लिए वर्तमान 
सत्याग्रह आन्दोलन छेड़नेपर विवश हुआ है। 
सबसे पहले भारत सरकार इस तथ्यकी ओर ध्यान दिलाना चाहती है कि 
संत्याग्रहके कार्यक्रमकों अपनानेका निर्णय अन्तिम रूपसे ४ नवम्बरकों किया गया था 
और राजदब्रोहात्मक सभा कानून अथवा दण्ड विधान संशोधन कानूनसे सम्बन्धित 
हालकी विज्ञप्तियाँ जिनका उल्लेख श्री गांधीने स्पष्ट दशब्दोंमें किया है, उसके बाद 
जारी की गईं है। अपनेको श्री गांधीके अनुयायी माननेवाछे और असहयोग आतन्दो- 
लनमें शामिल होनेवाले छोगों द्वारा किये गये भयंकर गैरकानूनी कामोंके परिणाम- 
स्वरूप ही सरकारको कुछ कारवाइयाँ करनी पड़ी है जिनका उद्देश्य यह है 
कि शान्तिप्रिय नागरिक अपने वैध कारोबार सुरक्षित रूपसे चलाते रहें। और ये 
कार्रवाइयाँ पूर्ण रूपसे कानून-सम्मत हैं। असहयोग आन्दोलनके प्रारम्भसे ही भारत 
सरकारने, इस इच्छासे कि राजनीतिक आन्दोलन फिरसे उम्रतर रूप धारण न कर 
ले, उसके उग्र हो जानेके बावजूद अपनी कार्रवाइयाँ उसी हृदतक सीमित रखी हैं 
जिस हदतक कानून, व्यवस्था तथा सार्वजनिक शाल्तिकी रक्षाके लिए वे आवश्यक 
थीं। 
गत वर्ष नवम्बर मासतक स्वयंसेवक संस्थाओंके खिलाफ, दिल्लीको छोड़कर और 
किसी जगह कोई कारेंवाई नहीं की गई थी। परन्तु नवम्बरमें सरकार॒को एक नई और 
भयानक परिस्थितिका सामना करना पड़ा। गत वर्ष सैनिकों और पुलिसके सिपाहियो- 
को राजभक्तिसे डिगातेका योजनाबद्ध प्रयास किया गया और शान्ति-भंगकी बहुत-सी 
घटनाएँ हुईं जिन्हें भोली-माली और उत्तेजनशीकू जनताके बीच असहयोगियों द्वारा 
किये गये प्रचारका सीधा परिणाम ही माना जा सकता है। उन उपद्रवोके फलस्वरूप 
बहुतोंकी जानें गईं, छोगोंमें कानूनको न माननेका खतरनाक जज्वा पैदा हुआ और बेघ 
सत्ताके प्रति तिरस्कारकी भावनामें वृद्धि हुई। अन्तर्में हालत यहाँतक बिगड़ी कि गत 


परिशिष्ट ५३९ 


नवम्बर मासमें बम्बई झहरमें गम्भीर उपद्रव हुए जिनमें ५३ छोग मारे गये और 
रछूगभग ४०० घायल हुए। उसी दिन अन्य अनेक स्थानोंमें कानूतके खिछाफ की 
गई भयानक कारंवाइयाँ देखनेमें आईं और इस अवसरपर यह स्पष्ट विखाई दिया 
कि अनेक स्वयंसेवक संस्थाओंने हिंसा करने और धमकी देने, दैनन्दिन जीवनमें 
वाघा डालनेका विधिवत्‌ आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। इस आन्दोलनकी रोक- 
धामके लिए दण्ड संहिता और आपराधिक कार॑बाईकी दण्ड प्रक्रिया संहिताके अन्तगेत 
कारंबाइयाँ प्रभावहीन सिद्ध हुईं। 

ऐसी परिस्थितिमें सरकारकों अनिच्छायुवेंक अधिक व्यापक और कठोर कदम 
उठाने पड़े | 

फिर भी, राजद्रोहात्मक-सभा-कानूनके अन्तर्गत की गईं कार्रवाइयाँ उन कुछ ही 
जिलोतक सीमित रखी गईं जिनमें दान्ति-भंगका खतरा गम्भीर था। और १९०८ के 
दण्ड विधान संशोधन कानूनके अल्तगंत केवल उन्हीं संस्थाओंके विरुद्ध काररंवाई की गई 
जिनके अधिकांश सदस्य हिस्तात्मक कार्य और जोर-जवरदस्ती कर रहे थे। इस विज्ञप्तिमें 
उन सब प्रमाणोंकों जिनसे भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें इस प्रकारके कदमोका उठाया जाना 
उचित ठहरता है, विस्तारसे देना सम्भव नहीं है। परन्तु अगर प्रमाण चाहिए तो वे 
विभिन्न प्रान्तोंकी व्यवस्थापिका स्रभाओंके प्रकाशित कार्य-विवरणोंसे, विभिन्न भ्रान्तोंकी 
सरकारी विज्ञप्तियोंसे तथा प्रान्तोंके शासकोंके भाषणोसे प्रचुर रूपमें मिल सकते है। 
सरकारने लोगोसे स्याय और व्यवस्थाका पाकन कराने और सम्राट्के शान्तिप्रिय और 
राजमकक्‍त प्रजाजनोकी रक्षाके लिए कृत-संकल्प रहनेके साथ-साथ इस बातकी यथासम्भव 
सावधानी रखती है कि जहाँ सम्भव हो वहाँ जेलके कृष्ट कम किये जायें और कोई 
ऐसा कदम न उठाया जाये जिससे बदलेके भावसे प्रेरित सख्ती प्रकट हो। स्थानीय 
सरकारों द्वारा जारी किये गये हुक्मोंसे यह बात भरी प्रकार प्रमाणित हो जायेगी। अनेक 
अपराधी रिहा कर दिये गये है, सजाओकी अवधि घटा दी गईं है और राजद्रोहात्मक 
सभा कानून और जाव्ता फौजदारी संशोधन कानूनके अन्तर्गत दोषी पाये गये सजायाफ्ता 
छोगोके मामछोंमें विशेष छूट दी गई है। इसलिए यह आरोप बिलकुछ निराघार है 
कि सरकारने अविवेकपूर्ण और गैरकानूनी ढंगकी दमन-नीति अपनाई है। 

भरी गांधीनें एक और आरोप छगाया है। वह यह है कि सरकारकी अभी 
हालकी कारंवाइयाँ सभ्यताकी उस नीतिके प्रतिकूल है जिसका परिचय परमश्रेष्ठने अली- 
भाइयोकी क्षमायाचनाके अवसरपर दिया था! वह नीति थी--- भारत सरकार असहयोग- 
सम्बन्धी गति-विधियोंमें तबतक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी जबतक वाणी और कर्मकी 
अहिसा बरती जाती रहेगी। भारत सरकारने ग्रत ३० मईको जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
की थी उससे लिये गये निम्न उद्धरणसे यह निश्चित रूपसे स्रिद्ध हो जाता है कि यह्‌ 
भारोप मिथ्या है। यह वतानेके बाद कि श्री शौकत अली और श्री भृहम्मद अछीके 
अपने हस्ताक्षरोसे युक्त वक्‍्तव्यमें दिये गये गम्भीर आइवासनको देखते हुए भारत 
परकारने उनके खिलाफ मुकदमा न चछानेका निर्णय किया है; भारत सरकारने 
कहा था, हिसात्मक कार्योके लिए उत्तेजना देनेवाले भाषणोके सम्बन्धमें छोगोंपर 
अुकेदमा चलानेंका हमारा जो प्रारम्भिक संकल्प है उससे यह निष्कर्ष नहीं विकार 


५४० सम्पूर्ण ग्रांघी वाहुमय 


लिया जाना चाहिए कि किसी हलके ढंगके राजद्रोहके लिए भड़काना काननके विरुद्ध 
अपराध नहीं है। भारत सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि बह राज्यके 
विरुद्ध किये गये अपराधोंके सम्बन्धमें जब-जब ठीक समझेगी उन्त लोगोंके खिलाफ 
कानूनी कारंवाई करेगी जो कानूनकों तोड़ेंगे।” 

अब भारत सरकारको इस आरोपका उत्तर देना बच रहता है कि यद्यपि बम्बई 
सम्मेलनमें रखी गई वे शर्तें जो वाइसराय महोदयके कलकत्तेके भाषणमें जरूरी बताई 
गई थीं कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिनें स्वीकार कर की थीं, फिर भी परमश्रेष्ठने 
सम्मेलन बुलानेके प्रस्तावको एकदम ठुकरा दिया। यह बात वास्तविकतासे कितनी दूर 
है यह तो परमश्रेष्ठेक भाषण तथा उस सम्मेलनमें प्रस्तावित क्षत्रोकी तुलना करनेपर 
स्पष्ट हो जायेगा। परमश्रेष्ठने अपने उस भाषणमें इस बातपर बड़ा जोर दिया था कि 
सम्मेलनमें किसी प्रश्तपर विचार करनेसे पहले यह अत्यावश्यक है कि असहयोगी दल 
अपने अवैध कार्योकों बन्द कर दे। परन्तु सम्मेलनके भ्रस्तावोंमें इस मुद्ेपर कोई 
आइवासन नहीं दिया गया है। इसके विपरीत सरकारसे ऐसी रियायतें माँगी गई हैं 
जिनमें दण्ड विधान संशोधन कानून और राजद्रोहात्सक सभा कानूनके अन्तर्गत जारी 
की गईं विज्ञप्तियोंकी वापसी और उनके अन्तर्गत दण्डित लोगोंकी रिहाई ही नहीं 
शामिल है; बल्कि उन अपराधियोंकी रिहाई भी आती है जिन्हें सैनिकोंको राजभक्तिसे 
डिगानेकी कोशिश करनेके अपराधमें सजाएँ दी गई है। इसके अतिरिक्त उनमें देशके 
सामान्य कानूनके अन्तर्गत सजा पाये हुए छोगोंके मामले पंचोंकी समितिके सुपुर्द 
करनेकी माँग भी की गई है। परन्तु उनमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि 
हड़ताल, धरना और सत्याग्रहकों छोड़कर असहयोगियोंकी अन्य गैर-कानूनी कारें- 
वाइयाँ बन्द कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त उस सम्मेलनमें श्री गांधीने जो-कुछ 
कहा उससे प्रकट होता है कि वे निषिद्ध संस्थाओंमें स्वयंसेवकोंकी भरती और संत्या- 
अ्रहकी तैयारियाँ जारी रखना चाहते हैं। तिसपर श्री ग्रांधीने यह भी बिलकुल 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन केवल उनके आदेशोंको लेखबद्ध 
करनेके लिए ही बुलाया जायेगा। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि इस प्रकारकी शर्तोसि 
प्रमश्रेष्ठकी बताई हुईं मुख्य शर्तें पुरी होती हैँ। उचित रूपसे यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि वे परमश्रेष्ठकी भावनाओंको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत की गई हैं। 

अन्तमें, भारत सरकार श्री गांधीके इस घोषणापत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें दी हुई 
माँगोंकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करना चाहती है। ये माँगें कांग्रेस कार्यकारिणी समितिकी 
माँगोंसे भी अधिक हैं। उनकी माँगोंका रूप अब यह है: (१) अहिंसात्मक गतिविधियों- 
के सम्बन्धमें दण्डित या विचाराधीन सभी कैदियोंकी रिहाई और (२) इस वातकी गारंटी 
कि सरकार असहयोगी दलके अहिसात्मक कार्यो्में बाधा न डालेगी, भले ही वे भारतीय 
दण्ड संहिताके अन्तर्गत क्यों न आयें --या दूसरे शब्दोंमें कहें तो सरकार इस बातका 
वादा करे कि वह अनिद्वत कालतक असहयोगके विरुद्ध देशके सामान्य और पुराने 
कानूनोंको कार्यान्वित नहीं करेगी। इन रियायतोंके बदलेमें श्री गांघीका प्रस्ताव है 
कि वे असहयोगी दलके विद्रोहात्मक, अवैध प्रचार तथा अन्य कार्योको जारी रखना 
चाहते है और बदलेमें देना केवल इतना ही चाहते हूँ कि जबतक जेलोंमें बन्द अपराधी 


परिशिष्ट ५४१ 


रिहा होकर स्थितिपर पुतविचार नहीं कर छेते तबतक सत्याग्रह वन्द रखा जायेंगा। 
उसी अनुच्छेद वे इस बातकी फिर पुष्टि करते हैँ कि उनके दलकी माँगें ऐसी हैं 
जिनमें परिवर्तत नहीं किया जा सकता। 
भारत सरकारकों विश्वास है कि सभी विवेकशील और समझदार नागरिक 

यह स्वीकार करेंगे कि श्री गांवीके इस घोषणापत्रम परमश्रेष्ठे करकतेके भाषणका 
किसी भी झूपसे तन्तोपजनक उत्तर नहीं मिलता। वे यह भी मानेंगे कि उनकी माँँें 
ऐसी हैं जिनपर कोई भी सरकार --उन्हें मानना तो दूर रहा विचारतक करनेके लिए 
त॑यार नहीं होगी। अब भारतके छोगोंके सामने जो विकल्प वच रहता है वह स्पष्ट 
हैं जौर उसे किसी प्रकारके गब्दजालसे छिपाया नहीं जा सकता। अब प्ररन राज- 
नीतिक विकासके इस या उस कार्यक्रके बीच चुनाव करनेका नहीं रह गया है बल्कि 
खतरनाक नतीजोसे भरी अराजकता और समस्त सम्य शासनोंके आधारभूत सिद्धान्तोंके 
वीच चुनाव करनेका रह गया है। सामूहिक सत्याग्रह राज्यक्रे लिए इतना भयावह है 
कि उसका सामना पूर्ण दुढ़ता और कठोरतासे करना आवश्यक है। सरकारकों अब 
इसमें कोई सन्देह नहीं वचा है कि उसे इस सत्याग्रहकों दवानेके छिए जो भी कार॑वाई 
करनी पड़ेगी, उसमें उसे सम्राटकी समस्त राजभकक्‍त प्रजा और कानूनके पावन्द नाग- 
रिकॉंका सहयोग और समर्थत मिलेगा। 

[ कं्रेजीस 

इंडिया इच १९२१-२२ 


सामग्रोके साधन-सृत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और सम्बन्धित काग़ज़ातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार : (नेशनल आर्काइन्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्‍ली। 

साबरमती संग्रह्चलय : पुस्तकालय तथा आहछेख संग्रहालय, जिनमें गाधीजीके 
दक्षिण आफ्रिकी कार तथा १९३३ तकके भारतीय काल्‍से सम्बन्धित कागजात रखे हैँ, 
देखिए ख़ण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

“ अमृतबाजार पत्रिका ': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“आज : बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। 

“गृजराती ' : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“तवजीवन  (१९१९-१९३२) : गांधीजी हारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“बॉम्बे कॉनिकल : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“यंग इडिया' (१९१८-३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 

'लीडर : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । । 

“हिन्दी लवजीवन” (१९२१-३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित तथा अहमदाबादसे 
प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक । 

“हिन्दू ': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

आन्ध्र गवर्नमेंट रेकडस। 

“जेल डायरी” : सी० राजगोपाछाचारी, स्वराज्य [प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिग 
कम्पनी, मद्रास, १९२२। 

“बंच ऑफ ओल्ड छेट्सं” (अंग्रेजी): जवाहरलछारू नेहरू; एशिया पब्लिशिंग 
हाउस, बम्बई १९५८। 

“ बापुनी प्रसादी' (गूजराती) : मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३६वें अधिवेशनकी रिपोर्ट | 

“माई डियर चाइल्ड ' (अंग्रेजी) : एलिस एम० बाल्जें द्वारा सम्पादित; नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६। 

' सेवन मंथ्स विद महात्मा गांधी” : क्ृष्णदास, रिचर्ड बी० ग्रेग द्वारा सम्पादित 
संक्षिप्त (अंग्रेजी) संस्करण, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५१। 

“सेवन मंथ्स विद महात्मा गांधी ', खण्ड २; (अंग्रेजी) : कृष्णदास; प्रकाशक : 
रामविनोद सिन्हा; गांधी कुटीर, दिघवाड़ा (बिहार), १९२८। 

'स्टोरी ऑफ माई छाइफ” खण्ड १ (१८७३-१९२२), (अंग्रेजी): मु० रा० 
जयकर; एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई १९५८। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(१५ दिसम्बर, १९२१ से ३ मार्चे, १९२२ तक) ५, 

१५ दिसम्बर: गांधीजीते 'यंग इडिया 'में प्रकाशित एक उलझन और उसका हल 
शीर्षक छेखमें लिखा कि “ असहयोगी सरकारके साथ संग्राम कर रहे है । 
देशवन्धू दासकी पत्नीकी गिरफ्तारीपर टीका करते हुए महिलाओसे सरकारकी 
चुनौतीको स्वीकार कर असहयोग आन्दोछतमें भाग लेनेका अनुरोध किया। 
श्रीप्रकाशको उनके पिता बावू भगवानदासकी गिरफ्तारीपर बधाईका तार भेजा। 

१७ दिसम्बर: जवाहरलाल नेहरूको भारतीय दण्ड विधि संशोधन अधिनियमके अन्तगेत 
६ महीनेकी सादी कैद और १०० रुपये जुर्मानेकी सजा दी गई। 

१९ दिसम्बर: मारूवीयजीको तार भेजा कि जबतक सरकार अपनी “ गछती न' माने 
और सभी मसलोका निबदारा करनेकी कोशिश न करे तबतक गोलमेज सम्मेलन 
सफल नही होगा। 
देशवन्वु दास और मौलाना आजादको भेजे तारमें प्रस्तावित हड़ताल स्थगित 
करनेकी शर्तें बताईं। 
खण्ड १२४-क और १२३-क के अधीन जमानत जमा करानेसे इनकार करने- 
पर एस० ई० स्टोक्सको ६ महीनेकी सादी कैदकी सजा दी गई। 
भारतीय दण्ड विधि सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत छाला शंकरछालको ४ भासकी 
कड़ी कैदकी सजा। 

२० दिसम्बर : अहमदाबादमें गांधीजीने प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलनके सम्बन्धर्में एसो- 
सिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंट की। 
इलाहाबावमें इंडिपेंडेंट” की जमानत जब्त हो गई; “ अम्युदय के सम्पादक क्ृष्ण- 
कान्त मालवीय और गोविन्द मालवीयको धरना देनेके कारण गिरफ्तार कर 
लिया गया। सयुक्‍त प्रान्त कांग्रेस कमेटीके मस्त्री जियाराम सक्सेनाकों १८ 
महीनेकी कड़ी कैदकी सज़ा दी गई। 
हैदरावाद (सिन्ध)में प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके मन्‍्त्री जयरामदास दौलतरामको 
भारतीय दण्ड सहिताके खण्ड १२४-क के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया। 

२० दिसम्बर या उसके पश्चात्‌ : मालवीयजीको तार भेजा कि मै प्रस्तावित गोलमेज 
सम्मेछन होनेतक असहयोग आन्दोलनको स्थगित नहीं कर सकता। 

२१ दिसम्बर : कलकत्तेमें मालवीयजीके नेतृत्वमें एक शिष्टमण्डक वाइसरायसे मिला । 
वाइसरायने शिष्टमण्डलको उत्तर देते हुए कहा कि अगर सरकारको खुले आम 
और साफ-साफ चुनौती दी जाती है तो सम्मेलन वुलानेकी बातपर विचार करना 
भी असम्भव है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ए० सुन्रह्मण्य श्ञास्त्रीको 
जण्ड १४४ के अधीन जारी किये गये आदेशकी सविनय अवज्ञा करनेके 
अपराधर्म तीन-तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा दी गई। 


४४ संम्पुर्ण गांधी वाहुमय 


कृष्णकान्त मालवीय, चन्द्रकान्त मालवीय और गोविन्द मालवीयको दण्ड विधि 
संशोधन अधिनियमके अधीन सौ-सौ रुपयेका जुर्माना; बादमें इन्हें छोड़ दिया गया। 

२२ दिसम्बर: 'इंडिपेंडेंट का प्रथम हस्तलिखित अंक प्रकाशित हुआ। 

२३ दिसम्बर: ग्रांघीजी अहमदाबादमें हुई कार्य-समितिकी बैठकर्में शामिल हुए। 
उसमें मनोनीत अध्यक्ष देशबन्धु दासकी अनुपस्थितिमें आयामी कांग्रेस अधिवेशनके 
लिए हकीम अजमछखाँकों अध्यक्ष चुना गया। 

२४ दिसम्बर : “इंडिपेंडेंट का हस्तलिखित अंक प्रकाशित करनेके लिए महादेव देसाईकों 
एक सालकी कड़ी कैदकी सजा। ह 
वाइसरायके २१ दिसस्बरके भाषणके सम्बन्धमें एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे 
हुई भेंटके दौरान गांधीजीने कहा कि “सरकारको एक वैध, अनुशासित, दृढ़ परन्तु 
सर्वथा अहिसात्मक आन्दोलनके विरुद्ध अपनी आक्रामक कार॑वाइयाँ बन्द करनी 
चाहिए; सार्वजनिक सभाएँ करने और  संस्थाएँ कायम करनेके अधिकारके बारेमें 
समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं। हम अपने इसी अधिकारके लिए लड़ रहे है । ” 

२५ दिसम्बर: अहमदाबादमें विषय-समितिकी बैठकर्में कांग्रेस स्वयंसेवक दलने सविनय 
अवज्ञा आदिसे सम्बन्धित प्रस्ताव पेश किया। 

२७ दिसम्बर : विषय-समितिकी बैठकर्में भाषण | अहमदाबादमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
का ३६वाँ खुला अधिवेशन प्रारम्भ हुआ; गांधीजी उसमें शामिल हुए। 
गांधीजीने खिलाफत सम्मेलनमें भाग लिया। 

२८ दिसम्बर : विषय-समितिकी बैठकमें प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलनके सम्बन्धमें भाषण ! 
खुले अधिवेशनमें अहिसात्मक असहंयोगपर प्रस्ताव पेश किया। हसरत मोहानीके 
पूर्ण स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्तावपर भी भाषण दिया। 

२९ दिसम्बर: बंगालसे आये प्रतिनिधियोसे बातचीत की। असहयोगी कैदियोंकों 
जेलकी मर्यादाका पालन किस प्रकार करना चाहिए इस विषयपर एक लेख 
“यंग इंडिया ' में लिखा। 

३० दिसम्बर: संयुक्त-प्रान्तके कांग्रेसी नेताओंसे बातचीत। 
मुस्लिम छीगके अधिवेशन भाग लिया। ेल्‍ 

३१ दिसम्बर: गांधीजी गुजरात विद्यापीठमें पॉक रिचर्डंका भाषण सुनने गये; स्वंय॑ 
भी भाषण दिया। 


१९२२ 


४ जनवरी : 'सर्वेठ” के सम्पादक दयामसुन्दर चक्रवर्तीको अदालतकी मान-हानिके अप- 
राधमें ३ मासकी सादी कैदकी सजा। 
५ जनवरी : “यंग इंडिया में लिखते हुए गांधीजीने भाषण और गोष्ठीकी स्वतन्त्रताका 
अधिकार प्राप्त करनेके प्रयत्नको देशके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना। 
७ जनवरी : लाजपतराय और सन्तानम्‌कों एक-एक सालकी कड़ी कैदकी सजा दी गई। 
८ जनवरी : “नवजीवन ' में गांधीजीने खिलाफत परिषद्‌ और मुस्लिम लीग सम्मेून- 
, पर विवेचन किया तथा हिन्दू-मुस्लिम एकताकों मजबूत करनेके उपाय सुझाये। 


अस्त 


तारौखवार जौवन-वत्तान्त॑ ५१४५ 


१३ जनवरी: युवराजके आगमनपर मद्रासमें हड़ताऊू। जी कम 

१४ जनवरीके पूर्व : वम्बईमे होनेवाली नेताओकी परिषद्के सम्बन्ध गांधीजीकी “बॉम्बे 
ऋॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे भेंट। 

१४ जनवरी: सर झंकरन्‌ तायरकी अध्यक्षतामें बम्बईमें नेताओंकी परिषद्का समारम्भ; 
गांधीजीने उसमें भाषण दिया। परिषदने प्रस्ताव तैयार करनेके लिए समिति 
नियुक्त की। र 

१५ जनवरी : परिपद्‌ हारा नियुक्त समितिकी बैठकमें गांघीजीसे भाग लिया; सर 
दंकरन्‌ नायर वैठकसे उठकर चले गये। 
शामको सम्मेलन पुन्रः प्रारम्भ हुआ; सर विद्वेश्वरैयाको अध्यक्ष चुना गया। 
गोलमेज सम्मेलनके सम्बन्धमें वाइसरायके साथ हो रही बातचीतकों ध्यानमें 
रखते हुए गाधीजीने ३१ जनवरी, १९२२ तक सविनय अवज्ञा स्थगित रखना 
स्वीकार किया। 

१७ जनवरी : अम्बईमें कांग्रेसकी कार्य-समितिने नेता परिषद्के सुझावोंपर विचार किया 
तथा सविनय अवज्ञाकों ३१ जनवरी, १९२२ तक स्थगित रखनेका प्रस्ताव पास 
किया। सर शंकरन्‌ नायरने “टाइम्स ऑफ इंडिया” को पत्र लिखा, जिसमें 
उन्होंने नेता परिषदुके विषयमें अपने दृष्टिकोणका स्पष्टीकरण किया। टाइम्स 
ऑफ इंडिया में प्रकाशित सर शकरन्‌ नायरके पतन्रके सम्बन्धर्में गाधीजीकी 
“बॉम्बे ऑनिकल के प्रतिनिधिसे भेंट। 

१९ जनवरी: ग्रांधीजीने यंग इडिया “ में प्रकाशित “माशंक छॉसे भी बदतर ' ज्वीष॑क 
लेखमें सरकारके “बबंरतापूर्ण दमन” की भत्सेना की। 

. मद्रासमे गुण्डागर्दी ” नामक अपने दूसरे छेखमें १३ जनवरीको हुईं हड़तालके 
अवसरपर हुई हुल्लड़बाजीकी भरत्सना की। 
वाबू भगवानदास रिहा कर दिये गये। 

२६ जनवरी: गांघीजीने सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबादकी एक सभामें भाषण दिया । 

२९ जनवरी: वारडोली ताल्लुका सम्मेलनमें भाषण दिया; सम्मेलनने यह प्रस्ताव पास 
किया कि यदि कार्य-समितिने कोई दूसरा निर्णय नहीं किया अथवा गोलमेज 
सम्मेलन नही बुलाया गया तो बारडोली ताल्‍लुका तुरन्त सविनय अवज्ञा प्रारम्भ 
कर दैगा। केन्द्रीय विधान भण्डलमं हुई वहसपर 'नवजीवन ' में टीका करते हुए 
गरांघीजीने घोषित किया कि असहयोगियोंकी स्थिति तथा सरकारकी स्थितिमें 
“उतना ही अन्तर है जितना उत्तरी क्षुव और दक्षिणी श्रुवके वीच]” 

० जनवरी: गांधीजीने वारडोछीके पटेलोंसे अनुरोध किया कि वे अपने त्यागपत्र 
तुरन्त उन्तके पास भेज दें ताकि सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेके समय उन्हें 
सरकारके पास भेजा जा सके। 

३१ जनवरी कर सूरतमें कार्य-समितिकी बैठक इस आश्चयका प्रस्ताव पास किया कि 
विदेशोंमें भारतकी राजनीतिक स्थितिके सम्बन्धमें भ्चार अत्यन्त आवश्यक है। 
सूरतकी सार्वजनिक सभामें गांधीजीका भाषण । 

२२-३५ 


५४६ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


लाजपतराय, के० सन्तानम्‌, मछिक खाँ और डा० ग्रोपीचन्द रिहा हुए; छाजपत- 
राय १९०८के दण्ड विधि संशोधन अधिनियमके अस्त्गत पुनः गिरफ्तार कर लिये 
गये । 

१ फरवरी : वाइसरायको पत्र लिखा कि यदि सरकार अहिसक हलचलोंमें हस्त- 
क्षेप न करने, वाणी, सभा-संगठन और गख़बारोंकी पूर्ण स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें 
अपनी नीतिकी स्पष्ट घोषणा नहीं करती तथा असहयोगी कंदियोंकों रिहा नहीं 
करती तो बारडोलीमें सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जायेगी। 

४ फरवरी: चौरीचौराका काण्ड; थानेपर हमछा; इक्कीस सिपाही तथा चौकीदार 
मार डाले गये। 

५ फरवरी: वारडोलीमें, सविनय अवज्ञाके लिए बारडोलीकी उपयुक्तताके सम्बन्धर्में 
गांधीजीने बॉम्बे क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे भेंट की। 
बारडोलीकी जनताके नाम लिखी गई पत्रिका संख्या १ का वितरण। 

६ फरवरी: वाइसरायफे नाम लिखे गांधीजीके पत्रके उत्तरमें सरकारने एक विज्ञप्ति 
जारी की। 

७ फरवरी : समाचारपत्रोंको भांधीजीने सरकारी विज्ञप्तिका प्रत्युत्तर भेजा। 

८ फरवरी : बारडोलीसे कार्य-समितिके सदस्योंके नाम गश्तीपत्र भेजकर सविनय अवज्ञाके 
स्थगनके बारेमें उनका मत माँगा। 
बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष हरदबयाल नागकों बिना शर्तें रिहा कर 
दिया गया। 

९ फरवरी : अहमदाबाद नगरपालिका भंग कर दी गई। 

यंग्र इंडिया ' में गांधीजीने सरकारी अनाचारकी चर्चा की तथा घोषित किया 
कि प्रतिरक्षात्मक सविनय अवज्ञा “हर कीमतपर जारी रखनी चाहिये। 

१० फरवरी: वारडोछीमें, कांग्रेस कार्यकर्ताओंकी बैठकर्में गांधीजीनें सविनय अवज्ञा 
आन्दोलनको तुरन्त बन्द कर देनेके अपने निर्णयकी घोषणा की। 

११ फरवरी: वारडोलछीमं कार्य-समितिकी वैठक। 

१२ फरवरी: चौरीचौरा-काण्डका प्रायदिचत्त करनेंके लिए गांधीजी द्वारा पाँच दिनका 
उपवास । 
कार्य-समितिकी बैठकने चौरीचौराकी घटनाओंकों मदेंनजर रखते हुए सविनय 
अवज्ञा स्थगित करनेका प्रस्ताव पास किया। 

“तवजीवन ' में ग्रांधीजीने चौरीचौरा-काण्डकी भर्तना की। 
एक दूसरे छेखमें उन्होंने पुनः उन शर्तोंको दोहराया जिनका कि स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए जनता हारा पालन किया जाना जरूरी था। 

१४ फरवरी: युवराज दिल्ली पहुँचे। 

१५ फरवरी: बारडोलीमें, अपने भावी कार्यक्रमके सम्बन्धर्में ग्रांधीजीकी “वॉम्चे 
कॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे भेंठ। 
सर डेनियल हैमिल्टनकों पत्र लिखा जिसमें भारतके लिए चरखेंके महत्त्वकी 
चर्चा की! 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५४७ 


इंग्लैडमें लॉर्ड सभाने भारतीय मामछोके लिए छॉड सभा और कॉमन सभाके 
सदस्योकी एक स्थायी संयुक्त समिति नियुक्त करनेका प्रस्ताव किया। 

१६ फरवरी: गराधीजीने 'यग इंडिया ' में “चौरीचौरा हत्याकाण्ड ” के विषयमे लिखा। 

१९ फरवरी: पण्डित जवाहरलाल नेहरूको पत्र लछिखकर कार्य-समितिके उस भ्रस्तावका 
स्पष्टीकरण किया जिसके अनुसार सविनय अवज्ञाकों स्थगित करनेका निरचय 
किया गया था। 

२२ फरवरी: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकों पत्र लिखा कि भारतकी 
राजनैतिक स्थितिसे सम्बन्धित समाचारोका प्रचार करनेके लिए विवेशोंमें एजेंसियाँ 
स्थापित करनेका प्रस्ताव फिलहाल अवाँछनीय है। 

२३ फरवरी : सर विलियम विन्सेंटतें केन्द्रीय विधान-सभामें असहयोग आचन्दोलनके 
सम्वन्धमें सरकारी नीतिकी घोषणा की। 

२४ फरवरी: दिल्लीमें अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक शुरू हुईं। 
वाइसरायने दमन कानूनकों रह करनेवाले विधेयकपर मंजूरी दे दी। 

२५ फरवरी: दिल्‍्लीमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकर्मों कार्य-समितिका वह 

' प्रस्ताव, जो १२ फरवरीको बारडोलीमें पास किया गया था, कुछ संशोघनोंके 
बाद स्वीकार कर लिया गया। 

२६ फरवरी: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक तथा उसके प्रस्तावोंके सम्बन्ध- 
में गांधीजीने दिल्लीमें समाचारपतन्नोके प्रतिनिधियोसे भेंट की। 

३ मार्च: जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य छः छोग निदिचत अवधिसे पहले ही लखनऊ 
जेलसे रिहा कर दिये गये। 


शीषेक-सांकेतिका 


अपील, -बारडोलीके लोगोंसे, ३५४-५५ 
आन्ध्र, -देशमें जागृति, २९८-३०२; “में 
दमन, २८६ 
कांग्रेस, -का अधिवेशन और उसके बाद, 
१३९-४५; -की' बठक, ५२५-२९ 
गुजरात, -की बहनें, १९३-९५; “जया 
करेगा, ४४-४६ 
घरखे, -के बारेमें, १९; -के बारेमें डा० 
रायके विचार, २३३२-३३ 
टिप्पणियाँ, १-२२, ४९-५५, ६४-८९, ९७- 
९९, १३२९-३९, १५८-६३, १६९४-८५, 
१९५-२०६, २९१५-२१, २३२९-४१, 
२५०-५४, २५६-६८, २९४-९८, ३२१- 
३२९, ३१७२-८९, ४०९-१८, ४२३१-३८, 
४५२-५७, ४3६३-७८, ४९७-५०४, 
५१०-२४; -मौन दिवसकी, ३६३१ 
टिप्पणी, ३३-३४, ३९४७-९८; -युष्टूरमें 
सविनय अवज्ञापर, ३९८; -समितिके 
साथ हुए समझौतेपर, २३९६-९७ 
तार, ३६; -एस्थर मेननकों, १६३ -का 
साराक्ष, २११; -कोण्डा वेंकटप्पैया 
तथा अन्य लछोगोंको, २४२; -चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारीकों, ३७; -चिंत्तरजन 
दास और मअबुर कछाम आजादको, 
५७; -जमनादास द्वारकादास और 
हृदयनाथ कुजरूको, ९३; -जमनादास 
द्वारादासको,. ६३; “जहूर 
अहमदको, ४१९;  -जियाराम 
सक्सेनाको, ४०; -देवदास गाधीको, 
९६, १५३, ३९८, ४२१, ४४५, ४६०; 


“मदनमोहन मालवीयको, ५६, ६१; 
“महादेव देसाईको, ६२; -मौछाना 
अब्दुल बारीको, ४१, १२९; -राजेन्द्र- 
प्रसादको, ३६; “-श्यामसुन्दर चक्र- 
वर्तीको, ४२, ६२-६३; -शभीप्रकाशको, 
३७; -सी० विजयराघवाचार्यको, ४१, 
५६; -सेयद महमूदको, ४२१ 


निर्देश : -कृष्णासको, १२९ 
पत्र: -अ० भा० कां० कमेटीके अध्यक्षको, 


४६१-६२; -एक मित्रकों, २४२;, 
“एस्थर मेननको, ३५५; -एस० ए० 
ब्रेलवीको, ४२४; “कार्य-समितिके 
सदस्योंको, ३७०-७१; -कोण्डा वेंकेट- 
प्पैयाको, २२३-२४; -चिमनदास 
ईएवरदास जगतियानीको, ४२०; 
-जवाहरछार नेहरूको, ४५७-५९; 
“जोजेफ जे० घोषकों, २५५; -डा० 
एम० एस० केलकरको, ३७१; -देवदास 
गाधीको, ३४, ३९-४०, १२५-२६, 
१३०-३१, २५४, २५६, ४१८-१९, 
४४५-४६; -परशुराम मेहरोत्राको, 
३६३; - बॉम्बे ऋनिकल ' को, २२१- 
२२; -मथुरादास त्रिकमजीको, ३२६२, 
४१९-२०; -महादेव देसाईकों, ३५, 
५५, ९०, ९१, ३४५, ४२९४-२५; --मु० 
रा० जयकरको, ३१६, ३६२, ५४४; 
“वाइसरायकों, ३१७-२०; -विजय- 
लक्ष्मी पण्डितको, ४६०; -वी० ०० 
सुन्दरमको, ३१७, ३२१, ३४४; -सर 
डेनियल  हैमिल्नकों, ४४२२-२३; 
-सी० एफ० एन्ड्रयूजकों, ३४६ 


शीर्षक-सांकेतिका 


पत्रका अंश, -चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकों 
लिखें, ३४३; -मथुरादोस त्रिकमजीको 
लिखे, ५७; “-मु० रा० जयकरकों 
लिखे, २०६-७ 

परिपत्र, ३९ 

प्रस्ताव : -अ० भा० कां० कमेटीकी बैठक्मे, 
४९२-९३; -चारडोली कार्य-समितिके, 
३९९-४० ३ 

भाषण : -अहमदावादके कांग्रेस अधिवेशनमें 
[-१], १०६-११, [-२|, १११- 
१३; -गुजरात विद्यापीठ, अहमदा- 
बादमें, ११९८; -नेताओकी परिपदमें, 
१९१-९३, २०७-११; “-बारडोली 
ताल्लका सम्मेलनमें, ३०२-९; -बार- 
डोलीमें कांग्रेस कार्यकर्तताओंके समक्ष 
३९९; -विपय-समितिकी वेठकमें, 
१००-२, १०२-३, १०४-५; “-सत्या- 
ग्रह आश्रम, अहमदाबादमें, २८७-८८; 
-सुरतकी सार्वजनिक सभामें, ३१३- 
१६; -हसरत मोहानीके प्रस्तावपर, 
[-१] ११३, [-२]|, ११४-१५ 

भेंठ, पत्र-प्रतिनिवियोसे, ५०५-९; -बगालके 
प्रतिनिधियोंस, ११७-२५; - वॉम्बे 
क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे, ९२, १९०- 
६१, २२४-२६, ३५६-६१, ४२०५-३० ; 
-सयुक्तन्ञ्रान्तके कांग्रेस नेताओंसे, 
१२१६-२७; -स्वराज्यके संवाददातासे, 
१३१-३२ 

मसबिदा, मदनमोहन माछवीयको भेजे 
जानेवाले तारका, ३८ 

वक्‍्तत्य, गोलमेज परिषद्के सम्बन्धमें, ५८- 
६१; -वाइसरायके भायणके सम्बन्धमें 
एसोसिएडेड प्रेसको, ९४-९६ 

सन्देश, उत्कलको, १२८ 


-के मामछा, 


५४९ 


सरकार, -का जवाब, ४०६-७; “की सम्यता, 
२१९०-९२; -द्वारा प्रतिवाद, ४९०- 
९२, ५३०-३ २३ 

स्वराज्य, -कहाँ है, २४३-४५; -की शर्ते, 
४०२-६ 


विविध 


अंगद-बसीठी, ३४७-५०; अखबवारोंकी 
स्वतन्त्रता, १८८-९०; अपने आपसे होशि- 
यार, १२७२-७४; अब गोलियोंकी बारी है, 
१८८५-८७; अहमदाबाद और सूरतकी 
कसौठी, ४९४-९६; आतंकका नंगा नाच, 
२८१-८२; आदर कैदी, ११५-१७; ईसाई 
तथा स्वराज्य, २७-२८; उत्तरूदक्षिण, 
२७४-७८, २२८८-८९; एक ईसाई घर्म- 
प्रचारकके भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, ३३४-३८; एक 
उल्सन और उसका हल, ३०-३१; एक 
शानदार बयान, ४७८-७९; एक ही मामला, 
३२८९-९०; करबन्दी, २७८-८१; कानूनी 
लूट, १४६-४८; कार्यन्समितिका' प्रस्ताव, 
२२२-२३; कौदियोका क्या हो, ४५०-५१; 
खतरेसे भरपुर, २१६९-७१; खिलाफत 
परिषद, १५५६-५८; खूब किया कछेकिन 
क्या यह जारी रहेगा, १५३-५५; खोजा 
भाइयो और बहनोंसे, ३४१९-४३; गर्जन- 
तर्जत), ४८१-८२; गहरे घाव, ४२- 
४४; ग्रोरखपुरका अपराध, ४०७-९; 
घरमें हिसा, ३९२-९६; चबकरमें, ३९०- 
९२; चौरीचौराका हृत्याकाण्ड, ४३८- 
४४ जिस समस्याके तत्कारू हरूकी 
जरूरत है, १५१-५२; जेलमें कोड़े लगाने- 
२४१-४२; कझ्ृठसे भरा 
एक इश्तिहार, ५३३-२४; दिल्‍ली जेलके 
कैदी, ४९०; देदवन्धुका भाषण, १८७-८८ 


५५० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


देवी चेतावनी, ४४६-५०; नगरपालिकाओं- 
पर विपत्ति, ३२-३३; बधाई हुईं आशा, 
३५१-५४; वारडोलीका निर्णय, ३१०-१२; 
बारडोली ताल्ल॒केके पटेलोंसे, ३९३; भारत 
सरकारको प्रत्युत्तर, ३६३-६९; भूछ-सुधार, 
२३६; भरद्गवासमें गृण्डागर्दी, २३६-३८; 
महिलाओंका योग, २३-२६; मार्शल छॉसे 
भी बदतर, २३३-३५; मालवोय परिषद्‌, 
२२१६-३३; मित्रताका नियम, २१२-१४; 
मिलका कपड़ा, ४८३-८४; मेरा सूरतका 
भाषण, ३५०-५१; मेरे दु.खका अन्त नहीं, 


४८४-८८; मौलाना अबुरू कलाम आजाद, 
४७९-८०; लाला लाजपतराथकी ओरसे, 
२६-२७; वकालत करनेवाले वकील और 
स्वयंसेवकोंका कार्य, ३३९-४१; विदेशोमें 
रहनेवालें भारतीय, ३३३-३४; सभ्यता, 
४७-४९; सर्वेदल्लीय सम्मेलन, २४६-४९; 
सुखमें दुःख, २४९-५० ; स्वतन्त्रताकी पुकार, 
१४८-५०; स्वयंसेवकोकी भरती, २८९- 
९०; हमारी दीछ, ४८८-९०, हर सालकी 
एक सामान्य विधि, २९२१-९३; हिन्दू और 
मोपला, २८२-८६ 


साँकेतिका 


ञ 


अंगद, २४७ 

अंग्रेज, -[ 7 | का जाति-अभिमोन, ५१२८; -के 
कुकर्म, २५७-५८ 

अकरम खाँ, १, ९ 

अकोला सम्मेलन, -पर लगाये गये आरोप- 
का खण्डन, ७४-७५ 

अखबारो, -की स्वतन्त्रता और स्वराज्य, 
१८८८-९० 

अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, -और 
ईसाइयोंमें जागृति, १७९-८० 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, २, ११, 


३९, ९२, १०८-९, ४०१, ४०३, 
४३५, ४६१, ४६६, ४७०, ४७२, 
४८९, ५०५, ५२५; -और स्वयंसेवक 
दल सम्बन्धी प्रस्ताव, १००-१; -का 
कोष, १४३-४४; -का सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव, ४९२-९३; 
-की विषय-समितिकी वैठक, १०२-५; 
को सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलानेका 
अधिकार, ३६४, ५०७; -द्वारा गांधी- 
जी को अधिकार देना, १०९ 

अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌, १४१ 

अजमल खाँ, हकीम, ८१, १०२, १०४, 
१०६, १०९, १३९, ३५०, ४०१, 
४५८; -का चित्तरंजन दासके स्थान- 
प्र अव्यक्ष-हपमें चुनाव, ९२; -द्वारा 
हिन्दू-मुस्लिम एकतामें वृद्धि, १५६ 

अण्णा, देखिए शर्मा, हरिहर 


अन्सारी, डा० मुख्तार अहमद, ८९, ८३, 
८६, २५० 

अफगानिस्तान, -के अमीर, १९६ 

अब्दुल बारी, ४१, १२९, २८३, २३८०, 
४१०; -&रा झूठे आरोपोंका खण्डन, 
२३७९-८० 

अब्दुल मजीद, ख्वाजा, ७६, ८४, ९०; “की 
गिरफ्तारी, ४९-५० 

अब्दुल मजीद, श्रीमती, ४९, ७६ 

अब्दुल मुसाविर, मौलाना ९ 

अब्दुलबली, हकीम, ९ 

अब्दुल्ला, मौलवी, ८ 

अभय, ५२-५३, २००, २०२, ,२८७, २९६ 

अस्युदय, १५३ पा० टदि०, 

अमृतबाजार पत्रिका, २६४ 

अय्यर, शेषग्रिरि, १९३ 

अय्यर, सी० एस० रंगा, -की गिरफ्तारी, १३७ 

अर्जुन, २८७, २३०७, ५०० 

अली-भाई, २५, ७६, १४२, १६५, २४७, 
४३१, ४७१; -अहिसाके कायल, २२५० 
२६; [६ंयों] -का जेरूमें अपमान, 
२३७५-७६; -की क्षमा-याचनाके प्रति 
सरकार द्वारा निर्धारित नीतिका परि« 
त्याग, ३१९, ३६७; -की रिहाई 
ग्रोलमेज सम्मेलनके लिए एक झछतें, 
२२७-२८; -को फुसलाया नहीं जा 
सकता, ३२२; -को रिहा न करा 
सकनेक गांधीजीपर आरोप, ५३ 
पा० टि०; -को रिहा न करा सकनेके 
आरोपका उत्तर, ५३-५४; द्वारा 


५५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपमानजनक हुक्म माननेसे इनकार, 
३७८; देखिए मुहंम्नद अछी और 
शौकत अली भी 
अल्पसंख्यकों, -को समझान-बुझा कर तक 
द्वारा मनाता, २७१ 
असम, -में पुलिसके अत्याचार, ६४ 
असम कांग्रेस बुलेटिन, ४७३ 
असहयोग, -आन्दोलन और ईसाइयोंमें 
जागृति, १५८; -आन्दोलतके दमन- 
की कारंवाइयाँ बेलगाँवमें, ६७-६८; 
“और कांग्रेस, १२९; -और सहिष्णुता, 
१२०, २७४; “और हिन्दु-मुस्लिम 
एकता, २८५; -कष्ट्सहन करते हुए, 
२-३; -का अर्थ असम्य व्यवहार नहीं, 
४०९; -का अर्थ पूर्णतया आत्मशुद्धि, 
२१७, ३९६; -कार्यक्रम जारी रखनेका 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रस्ताव, 
१०६-७; -कार्यक्रम सरकारके सहयोगके 
बिना भी जारी, ३-४; -की आलोचना, 
१३; -की आलोचनाका उत्तर, १३- 
१५; -की होमियोपेथी इलाजसे तुलना, 
३८२; +-को दबानेका सरकारका 
निदचय, ७३; -को स्थग्रित नहीं किया 
गया, ६०, १५२, ५३३; “स्थगित 
करना गोलमेज सम्मेलनके परिणाम- 
पर निर्मर, ६१-६३; देखिए सविनय 
अवज्ञा और स्वराज्य भी 
असहयोगी, -और अहिसा, २९७; -और 
आन्श्र देशमें जागृति, ३०१-२; -और 
एजेंसी अदालतोंमें वकालत, ४९८-९९; 
“और माल्‍छवीय परिषद्‌, १९१-९२, 
२०७-११; -का कर्त्तव्य, १३३, २७७; 
-का कत्तेव्य गिरफ्तार होनेके लिए 
तैयार रहना, ८; -का कर्तव्य जेलके 


नियमोंका पालन, ११५-१७; -का 
कर्तव्य शान्ति-रक्षा, २; -का कत्त॑व्य 
कृष्ट-सहनकी शवित बढ़ाना, '४३५; 
“मालवीय परिवारसे सहिष्णुता सीखें, 
४६६-६८; -ग्यों ] के साथ जेडोंमें 
दृष्यंबहार, १३९२-३७; -द्वारा अहिसाका 
पूर्ण पालन न करना, २५८; देखिए 
स्वयंसेवक भी 


असहिष्णुता, -समाप्त करना, ४६७-६८ 
अस्पृश्यता, -आन्श्रमें, ३०२; -का्ठिया- 


वाड़में, ५००-१; -निवारण, १४४- 
४५; -ननिवारण और अन्त्यजोंकी सेवा, 
१२४; -निवारण और कांग्रेस कार्य- 
समितिका नया कार्यक्रम, ४०२;-निवा- 
रण सबिनय अवज्ञाका अंग, २२८; 
“निवारण स्वराज्यके लिए आवद्यक, 
१५-१६, २४५, ४०४-५, ४१५; 
-बवा रडोलीमें, ३०३, २०७-८ 


 >और कांग्रेस कार्ये-समितिका नया 


कार्यक्रम, ४०१; “ओर रचनात्मक 
कार्यक्रम, ४२६; -का असहयोगियों 
द्वारा पूर्ण पाछन नहीं, २५८; “का 
पालन सबविनय अवज्ञाका मुख्य अंग, 
४०१; -कार्यमें ही नही वाणी और 
विचारमें भी आवश्यक, ७२; “के 
सतही रूपकी निन्‍दा, ५२६; “परम 
धरम, १०७; -पालनकी प्रतिज्ञा, १०७, 
११८, १२१-२२, १५०; -वंगालमें, 
२६४-६५; -बारडोलीमें, ३९९-४००; 
“बिना स्वराज्य नही, १५-१६, १८, 
२२, १०१-२, १२७, २४५, ३९४-९६, 
४८७; ->सबविनय अवज्ञाके लिए 


सांकेतिका 


अनिवार्य, २२८, ५०७; -सिद्धान्त-रूपमें, 
५११-१२; देखिए असहयोग भी 


जा 


आगा सफदर, ३, १०, २६, ५३, ४६३; 
-की गिरफ्तारी, २२, २२६; “हारा 
पंजावके गौरवपूर्ण संबर्षका वर्णन, 
५-७; -फिरसे गिरफ्तार, ४३६ 

आजाद, मौलाना अवृुछ कलाम, १, ९, ११, 
४३, ५३, ५७, ६५, ८६, १०४, १६९, 
२२०, २४३, २४५, २६४, ३६४, 
३९०, ४५६, ४६४, ४७९-८०; -का 
अदालतमें बयान, ४७८; -की गिर- 
फ्तारी, १०; -मुल्ककी खिदमतके लिए 
तैयार, ४७९ 

आजाब अकाली, ४७३ 

आजाद, बेगम अबुल कलाम, ४६४ 

बात्मगृद्धि, -और असहयोग, २१७; -और 
संविनय अवज्ञा, ३८२ 

आन्न्र, -क्ो सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दो- 
लनसे अलग रहनेक्री सलाह, ३३०; 
“जातीय कलामाला, ४३६ पा० टि०; 
-में जागृति, २९८-३०२; -में दमन, 
२८६ 

आयंगार, एस० श्रीनिवास, १९३ 

आयगार, कस्तूरी रंगा, १०४, ११९ 

आपरलेड, -के बलिदान असहयोगियोके लिए 
एक उदाहरण, १८-१९ 

आयरलैंड कृषि-संगठन, १६९ 

ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, १००; -को 
समाप्त करना और हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
१५६ 

आसफ़अली, ९, ८२; -के जेलके अनुभव, 
३७३ 


५५१ 
ड़ 


इंडिपेडेंट, ५५, ८४, ,९०, १२५, १३०, 


१२३४-३७, १८९, २५४, २६८, ३२६९, 
३३८, ३७९, ५३०; -का हस्तलिखित 
संस्करण, ८५; -का हंस्तलिखित 
संस्करण प्रकाशित करनेके जुर्ममें 
महादेव देसाईको सजा, ९६ पा० ठि०; 
-की जमानत जब्त, ६२ पा० टि०, ८५ 

इंडिया, ४६१ पा० दि० 

इंडिया ऑफिस, -३६१, ५२१ 

इस्लाम, ३०२; -और तलाक, २७४ 


ई 

ईश्वर, -के हाथमें गाधीजी एक उपकरण- 
मात्र, १७३, २२१; -सत्यमें समाया 
है, २२१; -सौदा नही चाहता, २०३ 

ईसाई, -देश-सेवार्में जीवत अपित करनेको 
तैयार, | इयो |, में जागृति, १५८; -में 
जागृति और अखिल भारतीय ईसाई 
सम्मेलन, १७९-८० 

ईसाई धर्म, ३०२; -यूरोपका, ईसाके ईसाई 
धर्मेसे सर्वथा भिन्न, २६० 

ईसा मसीह, १९६, २२१, २६०, ४२८ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, ३०४ 

उ 

उड़ीसा, -को सन्देश, १२८ 

उड़ीसा सरकार, -का संगठनोको गैर-कानूनी 
घोषित न करनेका निरचय, १६६ 

उद्योग, -जो खेतीका पुरक वन सके, ४२२ 

उपदेश, -से आचरण अच्छा, २ 

उपनिषद्‌, ३०२ 

उपवास, -चौरीचौरा-काण्डके प्रायदिचत्त 
स्वरूप, ४१८ पा० टि०, ४४४३-४४, 
४४८-४४९; -समाप्त, ४४५ 


५५४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ए 

ए हँडबुक ऑफ द ऑडिनरी डायलेक्ट ऑफ 
द तमिल लेगेज, ३४३ पा० दि० 

एकता, -कांग्रेस कार्य-समितिके नये कार्य- 
क्रममें, ४०२-३; -विभिन्न जातियों 
और समुदायोंगें सविनय अवज्ञाकी 
तैयारीका अंग, २२८; -स्राम्प्रदायिक 
भेदभावसे परे, २८४-८५ 

एजेंसी अदालत, -भौर असहयोगी वकील, 
४९८८-९९ 

एन्ड्रबूज, सी० एफ०, ४०, १६८, २१९, 
३३३, २४६, ३६१ पा० ठि०, ५२१; 
>के ईसाइयोंकी जाग्ृतिके बारेमें 
विचार, २४० 

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ५, ९४, 
२९९ 


ओ 


ओडायर, सर माइकेल, २७५, १२८८-८९, 
३२७ ,३७५; -ह#ी पेंशन बन्द करनेकी 
सरकारसे अपील, २२९-३० 


ओ 


ओऔपतिवेशिक स्वराज्य, -क्रो अभिप्राय, 
२२९; “क्री माँग, २१०-११ 
क्र 


कवाड़ी, १३७ 

कवीर, ४२८ 

केम्बत, रे४रे 

कर, -अदा करनेके छिए बारंडोली निवा- 
सियोंसे अपीकृ, ४००; -अदा ने करना 
अनुचित, २३९, २७८-८१; -की अदा- 
यगी गोलमेज परिपद्‌ -होनेपर, २८६; 
-वन्दीकी आवश्यक दर्तें, २५२ 


करमसद, -के ढेढ़ों द्वारा मद्यपानका त्याग, ७४ 
कष्टसहन, “और भसहयोग, ४३५; -और 


सविनय अवज्ञा, ४४१; -शमुख कर्तव्य, 
५२७-२८; -बुराइयों और अन्यायोंको 
दूर करनेके छिए रामबाण, ११६; -में 
सौम्य छोग अधिक समर्थ, ३५२; -सर्वों- 
तम और सबसे प्रभावश्ञाली प्रचार- 
साधन, ३५६-५७; -स्वराज्य प्राप्तिके 
लिए अनिवार्य, २-३, 4 ६७-६८, २४५, 
३१५, ३५९, ४२८-२९ 


कांग्रेस, -उत्तर प्रदेशमें गैरकानुनी घोषित, 


६९; “और बसहयोग, ३२९; -और 
हस्तलिखित समाचारपत्र, ३२५; -का 
कोष, २९३; -का भूछ असहयोग 
कार्यक्रम रद नहीं, ४९३; -कार्यक्रमको 
पूरा करनेकी बारडोलीकी जनतासे 
अपील, ४५२; -की गोलमेज परिषद्‌ 
भाग लेनेकी दर्तें, १२९; -की शर्तोका 
पालन करनेकी अपील, ४८८-९०; 
“की सदस्यताका अविका र, २९२१; -की 
हलचलें सविनय अवज्ञाके स्थग्रित किये 
जानेके बावजूद वरकरार, ४३५; -के 
सदस्य उसके प्रस्तावोंसे नहीं बंधते, 
५१०-११; -में अहिंसा और सत्यका 
पालन लाजमी, २०३; -सरकारकी 
जड़ें उखाड़ देगी, ८३ 


कांग्रेस कार्य-समिति, -और मालवीय 


परिषद, २०८, २२१२-२३, ३१९; -का 
नया कार्यक्रम, ४०१-३; -की सविनय 
अवज्ञा स्थग्रित करनेके सम्बन्ध राय, 
३६९-७०, ३९९-४००; “के ध्येय 
विपयक प्रस्ताव सम्बन्धी टिप्पणीका 
विरोध, ५२९; -संविधानपर अमर 
करनेसे स्वराज्यकी स्थापना, (४३ 


सांकेतिका ५५१९ 


कांग्रेस-सिद्धान्त, “ने बदलनेका भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसका निर्णय, १०९; -पूर्ण- 
तया अहिंसात्मक, १५०; -में परिवर्तन 
सम्बन्धी हसरत मोहानीका श्रस्ताव, 
अ० भा० कां० क० द्वारा अस्वीकृत, 
१०२-३, ११४-१५ है 

काठियावाड़, -में अस्पृबयता, ५००-१; “में 
खादीका कम उपयोग, ९८-९९; “मैं 
दमनकी कार्रवाई, ३२८, -से रचनात्मक 
कार्यक्रम ही चलानेकी सलाह, २५१-५२ 

कॉमन्स सभा, २३१ 

किचलू, डा०, ३७८, ४३१, ४७६; “के 
साथ जेलमें दुन्यंवहार, ३७५-७६, ४७६ 

कुजरू, हृवयनाथ, रे८, ४०, ५६, ९३, 
१९३, २०९, ४७७ 

कुरान, ११२, ५१२; -में हिसाकी अनुमति 
नही, ५१४ 

कृपलानी, जे० बी०, ७७, २६५; “का 
जेलमें अपमान, ३७७; -की गिरफ्तारी, 
१७-१८; “हारा अनशन, डे८८; 
“हारा जेलमें भी आश्रमकी दिनचर्याका 
अनुसरण, १६३ पा० ठि० 

कृपानिधि, जी० वी०, ३९३ 

कृपि, -और उद्योग, ४२२ 

कृष्ण, | भगवान्‌ | २३५, २२१, २४५, २५०, 
२८७, ३०४, ३०७, ५०० 

क्ृष्णदास (क्रिस्टोदास), ९०, १२९, ३४५ 

केद्रीय. धारासभा (दिल्ली), -द्वारा 
गोलमेज सम्मेलनकी रूपरेखा तय करना 
तामजूर, २७४ पा० टि०; -लोकमतके 
अबीन नहीं, २४७ 

केलकर, डा० एम० एस०, ३७१ 

केलकर, नरसिह चिन्तामण, ७३-७४, १२१, 
२१८, ३८८; -और अकोला सम्मेलन, 


७५; “द्वारा की गई बारडोली प्रस्ताव- 
की आलोचनाका उत्तर, ५१९-२० 

केलकर, श्रीमती, २१८ 

केशव, ३५ 

केसरी, १८९ । 

कैलाशनाथ, -को कोड़ोंकी सजा, २०५ 
पा० टि०; “को कोड़ोंकी सजाका 
सरकार द्वारा प्रतिवाद अविश्वसनीय 
और अस्वीकार्य, ५३० 

कोठारी, मणिछाल, ४९८, ५०१, ५२२; 
-काठियावाड़में गिरफ्तार, ३२८ 

कोसाम्बी, प्रोफेसर, २४१, २५४ 

कौजलगी, ३५० 

क्रार, १९, १९६ 


खं 

खडगर्तिह, ७, ४६३; -का जेलसे सन्देण, 
८८ 

खन्ना, १५३ 

खलीकुज्जमा, ९, १३६; -की गिरफ्तारी, ६८ 

खादी, -उतनी ही महत्त्वपूर्ण जितनी हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, ५११-१२; -भौर 
विदेशी वस्त्र, १५९; -और स्वराज्य, 
१२५; -का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके अधिवेशनमें, १४१; -की , 
स्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर बिक्री, 
७५; -को लोकप्रिय बनानेकी झरियाके 
नागरिकोसे अपील, ४९८; -पहननेका 
विद्याथियोंका निश्चय, ८६; -प्रचार- 
पर काठियावादसें प्रतिबन्ध, ४११-१२; 
देखिए स्वदेशी भी 

खादी ठोपी, देखिए गाघी टोपी 

खिलाफत, -उत्तर प्रदेश्षमें गैरकानूवी घोषित, 
६८; “और पंजाबकी माँगे पूरी 
करनेमे सरकारकी अनिच्छा, २८८; 


५५६ 


“और पंजाबके अन्यायोंका निराकरण, 
२७४-७६; -और हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
५१७; -की माँग पूरी करनेकी ब्रिटेससे 
अपील, २२५ 

खिलाऊत परिपद्‌, १५६ 

खुर्शीद बेगम, देखिए अब्दुल मजीद, श्रीमती 

खेड़ा सत्याग्रह, ३०८ पा० टि० 

खोजा, -और स्वदेशी, ३४४१-४२ 


ग़ 

गंगावहन, रे४५ 

गजट (असाधारण ), -संयुक्‍त प्रान्त सरकार- 
का, ६८ 

गजनवी, मुहम्मद दाऊद, -की गिरफ्तारी, 
२६२ 

गठवाली, ५३१ 

गरम दलके लोग, -और चरम दलीय, 
१६८ 

गदें, लक्ष्मण नारायण, -क्री गिरफ्तारी, २६४ 

गांधी, कस्तूरबा, ३१७ 

गाधी, देवदास, रे४-३५, ३९, ९०, ९६, 
१२५, १३०, १५३, २५४, ३९७-९८, 
४१८, ४२१, ४२५, ४५७, ४६०; 
>ड्वारा जोजेफ जे० घोपके आरोपोंका 
खण्डन, २५६ 

गांधी, मगनलाल, ४२०, ४२५ 

गांधी, मोहनदास' करमचन्द, १०४, १२६९, 
१२८, २३७, २४०, २९९, ४१०, 
४६७, ४८५, ४९००९ १, ५०५, ५२४, 
५३३; -और गोलमेज सम्मेलन, ६३, 
९२, १९१; -और पं० मालवीय द्ारा 
प्रस्तावित समझौता, १३१-३२; -और 
साधु सुन्दरसिह, ३८४; -का बंगालके 
प्रतिनिधियोंको कामका तरीका बताना, 
११७-१९; -की वाइसरायकों चुनौती, 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


२३१७-२०, के आदेशानुसार सामूहिक 
सविनय अवज्ञाके लिए बारडोछी ताल्लुका 
तैयार, ३१२; -के राजद्रोहात्मक लेख, 
३०-३१, ४८१-८२- ;के विदेशोंमें 
भारतके समाचार पहुँचानेके बारेमें 
विचार, ४६९१-६२; -हारा बारडोलीके 
पटेलोंसे इस्तीफा देनेकी माँग, ३१३; 
“द्वारा मैक्फरलेनकी आलोचनाका उतर, 
३३६-३८; “द्वारा सत्याग्रह आश्रम 
तथा शान्तिनिकेतत सम्बन्धी बॉम्ने 
क्रॉनिकल” की रिपोर्टका स्पष्टीकरण, 
३८६-८८; “द्वारा सर विजियम 
विन्सेंटके सरकारी अत्याचारोंके सम- 
थैनका खण्डन, ४३३-३५; -द्वारा सर 
दंकरत नारयके आरोपोंका प्रत्युत्तर, 
२१२४-२६ 

गांधी, रामदास, ३४५, ३५६ 

गाधी, हरिछाल, ४१८, ४९७; -की गिर- 
फ्तारी, शे४ 

गांधी टोपी, -पर काठियावाइमें लगे प्रति- 
बन्धका विरोध, ४११-१२; -पर प्रति- 
बन्ध, १६, ४७४-७५; -बेचनेके 
अपराधमें एक मृसक्ृतमान तौजवानपर 
गोली, १८६; “राष्ट्रीय सम्मानका 
प्रतीक, १६; -सम्बन्धी प्रतिबन्धपर 
जे० वी० वेच्की आपत्ति, १६ 

गांधीवाद, ४७६ 

गिडवाती, डा० चौइथरास, ३१३, ३५० 

गिरवारीलाल, ७, ७८; -की गिरफ्तारी, 
२६९२ 

गंंडागर्दी, -की निन्‍दा, ३३६ 

गुजरात, -की तैयारी, ४४-४५ 

गुजरात विद्यापी5ठ, १२८, २९३ ५ 

गुजरातियों, -से धर्म-यजमें नाम दर्जे 
करानेकी अपील, १५३-५५ 


सॉकेतिका 


गुप्त, दौलतराम, “और झज्जर नगरपालिका, 
२६९-७१ 

गुरुवर्दा राय, डा०, ८ 

गुरु प्रंथ साहब, ११२ 

गरुद्वारा आन्दोलन, १८१, २२० 

गुलाम मजीद, ३७८; -का जेलमें अपमान, 
३७५-७६ 

गृहयुद्ू, “के लिए सरकारका खुला अचार, 
१८६ 

. गोबले, ७३ 

गोखले, एन० वी ०, २९०७ 

गोखले, गो० क्ृ०, २२१८ 

गोखले, श्रीमती, २१८ 

गोडगे, जें० ई०, ५३०, ५१३२ 

ग्रोडवोढे, एम० एस०, ३५, ५५ 

गोरखपुर, -की दुर्घटना, ४०७ 

ग़ोलमेज सम्मेलन, -और कांग्रेसकी माँगें, 
२२९-३१; -और गांधीजी, ६३, ९२, 
९६पा० टि०; -और भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, १०४-६; -और मालवीय 
परिषद्‌, २०८, २२९२-२३, २१२६-२७, 
३१९; -और सरकारी विज्ञप्ति, ३६८; 
>और सबिनय अवज्ञाका स्थगन, 
२७८, ३१२, ४७२; -की माँग गांधी- 
जी के घोषणापत्रमें नहीं, ३६८; -के 
लिए मदनमोहन मालवीयका प्रस्ताव 
अस्वीकृत, १०४-६; -के लिए शर्तें, 
५७, १९०-९१, २०८-१०; -के सम्ब- 
न्थमें एस्ोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे 
भेंट, ५८-६१; -के सम्बन्धमें प्रकाशित 
सर शंकरन्‌ नायरके पत्रका उत्तर, 
२२४-२६; -को पूर्ण स्वराज्यकी 
योजनाके लिए वुलाना अनुपयुक्त, २३ १- 
३२; “जुलातेका प्रस्ताव वाइसराय 


५५७ 


द्वारा अस्वीकृत, ३१६ पा० टि०; में 
पूर्ण औपनिवेशिक स्व॒राज्यकी माँगके 
लिए आग्रह, २१०-११; -में सिद्धान्त- 
सम्बन्धी निर्णयमें जेलवासी देशभक्तोंके 
कष्टोंका विचार नही, १७५-७६; 
>सपरकार द्वारा अपनी गलछती न 
मानने तक व्यथ, ३८, ५६, ५९-६१, 
७१-७२, ५३४; -होनेपर आन्ध्रमें 
करोंकी तुरन्त अदायगी, २८६ 

गौहरपिह, २७१५ 

ग्रीन, ९९ 

घ्‌ 

घोष, अनंगमोहन, १२३ 

घोष, जोजेफ जे०, २५४; -के आरोपोंका 
उत्तर, २५५ 

घोष, मोतीलाल, १२० 


न 


चक्रवर्ती, रेयामसुन्दर, ४२, ६२, १०४, 
३९०; -को गिरफ्तारी, १८०-८१ 

चटगाँव, -में स्वयंसेवकोंका जेल जाना, ६६ 

चतुर्वेदी, बनारसीदास, १७३; -और उप- 
निवेशवासी भारतीय, ३३३ 

चरखा, ३४१ पा० टि०; -अकालके खिलाफ 
सुरक्षाका साधन, ४२२; -इस युगका 
कर्मयोग, ४५९; -और मिल्‍ल-मालिक, 
४८३-८४; -और स्वराज्य, ३४२; 
“-दरिद्रताके दु ख दूर करनेका साधन, 
४२२; -बिहारमें लोकप्रिय, ८४; 
“मलाबारकी पुन्निर्माणकी समस्याका 
हल, ४६५; -सम्बन्धी ड़ा० स्लेटरकी 
रायकी भद्गास परिपद्‌ द्वारा अवहेलना, 
८९; -]खे | का प्रचार काग्रेसके नये 
कार्यक्रका अंग, ४०२; -के बारेमें 


५५८ 


प्रफुल्लचन्द्र रायके विचार, १७०, 
३३२; “में सुधारकी आवश्यकता, 
२९; देखिए स्वदेशी भी 

चचिल, ३६१ 

चालिहा, कलाधर, ९ 

चेट्रियर, आदिनारायण, २३६ 

चेट्टियर, सिगारावेल, ३९३ 

चेट्टी, सर पी० त्यागराज, ११९, ३९२; -के 
घरको धेरना, २३७-३८, २४८ 

चेतन्य, ४२८ 

चोरों, -का सुधार, २९६ 

चौकीदारी कर, -देता बन्द करें या नहीं, १२४ 

चौधराती, सरलादेवी, ६४, ७५ 

चौधरी, आर० के०, ९ 

चौधरी, गोपबन्धु, १२८ 

चौधरी, नवकृष्ण, १२८ 

चौधरी, पं० रामभजदत्त, ७ 

भौरीचौरा, -काण्ड और सबिनय अवज्ञाका 
स्थगन, ३९९-४००, ४३५-३६, ४४९१, 
४५८, ४७२, ५०५; -की घटनाके 
अभिशायपकों वरदातमें बदलना, ४३८- 
४४; -की दुर्घटनाका कारण, ४२९; 
-की दुर्घटना देवी चेतावनी, '४४६-४९ 


छोकरा, रामदास, ३४० 

छोठानी, मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद, 
१८, ३५०, ४०३ 
छोटेलाल, ३२७, ५०० 
ज 


जजीरत-उल-भरब, -की वापसीके लिए 
संघर्ष, ५१८ 

जनक, ८४ 

जफरअली खाँ, ३४८ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जफरुल्मुल्क अलबीं, मौलवी, -के गांधी 
टोपी सम्बन्धी विचार, '४७४-७५ 

जमनादास द्वारकादास, ३८, ३९ पा० दि०, 
५६९, ६९३, ९२ 

जमनालारू. बजाज कोप, -वकीछोंकी 
सहायताके लिए, १८३ 

जमीदार, १३७, ३२४८ 

जमीयत-उल-उल्ेमा, -से खह्रके उपयोगका 
अनुरोब, ५११-१२ 

जयकर, मु० रा०, २०६, ३१६, ३६२, 
४२५; -से रचनात्मक कार्यत्रममें 
सहयोग देनेकी अपील, ५३४ 

जयरामदास दौलतराम, २८१; -का जेलमें 
अपमान, २५०, २८८-८९, ४३१९-३२; 
-की गिरफ्तारी, ८० 


 जरतुकत, ३८४ 


जलियाँवाछा बाग, ४४, ३१४, ३२७, 
३६५-६६ 

ज॑ंसवन्तसिह, भगत, १८१-८२ 

जल्नूर अहमद, ४१९ 

जॉनसन, कर्नल, १, ६५ 

जाफरी, कमालुद्दीन, ९ 

जिन्ना, मुहम्मद अछी, १०४, १९१, २३२, 
२४६ 

जेल, -और अहिसात्मक आन्दोलन, ५२६- 
२७; -जानेकी उपयोगिता, २; -निर्वाण 
प्राप्तिका स्थान, २५९-६०; “के 
अपमानजनक नियमोंका विरोध उचित 
२३९-४०, ३७६; -में अनुशासनकी 
आवश्यकता, २५१; -में अनुशासन 
तथा नियम-पालन, ११५-१७; “में 
कताई, ३; -में दुव्यंवहार, १३२-२३२७, 
२३३-३४, २६४, २६७-६८, ३६९५- 
६६, ४९० पा० ठि०; -में पाशविक 


सांकेतिका 


दण्डका आरोप स्वीकृत, ५३३; “में 
भेदभावपूर्ण नियम और वरताव, ३७२; 
-से कोई भय नहीं, २०० 

जैन, पद्मराज, १, ९ 

जोजेफ, जॉर्ज, ९, ८४, १३७; -को जेलमें 
सभी सुविधाएँ, ३७२ 

जोजेफ, श्रीमती, जॉर्ज, ५५, १२५ 

जोशी, विनायकराव, -की पेंशन रोकना 
अनुचित और अन्यायपूर्ण, ३२७४-७५; 
-द्वारा देशसेवाके लिए पेंशनका त्याग, 
३२७ 

जानोदय, ३८४ 


ढ़ 


टंडन, पुरुपोत्तमदास, ९; “को गिरफ्तारी, 
६८-६९ 

टाइस्स, ४४६ 

टाइम्स ऑफ इंडिया, १९; -क्े प्रतिनिधिसे 
भेंठ, २९२४-२६ 

द्विव्यून, १५, ३३९, ४७० 


ठ 
ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, २२०, ३८७ 
ठाकुर, दिजेद्धनाथ, १७१; 
पदवीके योग्य, २२० 
ठाकुर, खीद्नाथ, १६८, २१६, २१९, 
३८५, ४१६ 


-महषिकी 


ड़ 

डाक्टर, मणिलाल, -क्रा मामछा, १७३- 
छ्ई 

डायर, जनरल, ९८, १९१, २७५, २८९, 
३१४, ३२७; -की पेंशन बन्द करने- 
की सरकारसे माँग, २२९ 

डायरशाही, ४३, १८६; “-जेलोंमें, २०५-६ 


५५९ 


डेमॉक्रेड, १८९ 
डेनियक, ३८४ 


त्‌ 


तिलक, बाल गंगाधर, १८९, २ १८, २६९, 
४५६, ४८२, ४८५; -और गांधी, 
४८६ 

तिलक स्मारक स्वराज्य-कोप, २९, ९८, 
४५०, ४८४; -और कांग्रेस कार्य- 
समितिका नया कार्यक्रम, ४०३; -और 
स्वदेशी, ५१५; -में अमेरिकाका 
योगदान, २४१... 

तुलसीदास, २९१; ३०६ 

तेजावत, मोतीलाल, ५२२; -और भीछ, 
५०१ 

तैयबजी, मौलाना अब्बास, १५६, १९४-९५, 
२००,२१५,२४४, ४५३,-५४ 

त्याग, -और सचाई नेतृत्वके लिए आवश्यक, 
१२३; -और स्वराज्य, १८-१९, २१, 
१८४-८५, २०१-२; वेखिए  कष्ठ- 
सहन  भी। 


३ 


दक्षिण आफ्रिका, -का बलिदान, १९ 

दण्डविधि कानून संशोधन अधिनियम' १९०८ 
का, ५ पा० ठि०, १८२, १९१, २०८, 
३६४, ३९२; -का उपयोग सीमित 
होनेका खण्डन, ३२६६-६७; -के अन्तर्गत 
च० राजगोपालाचारीपर नोटिस, ३७ 
पा० ठि०; -अद्वासमें छागर, ८३; 
“संयुक्त प्रान्त्में छागू, ६८ 

दमन, -आश्भ्रमें; २८६; -का उत्तर काग्रेस 
कार्य-समितिके प्रस्तावके रूपमें, २२२; 
“के एकमात्र उत्तर अस॒हयोगियो द्वारा 
सविनय अवज्ञा, २०८; -का कारण 


५६० 


अहिसाका पूर्ण पाछन न करना, ७२; 
“का नया रूप, १८५-८६; -कार्योकी 
वाइसरायको सूचना, ३१८; -कार्र- 
वाईकी सरकार द्वारा स्पष्ट अस्वीक्ृति, 
३६४-६५; -के अचूक प्रमाण, ३६५; 
-नीतिका आश्रय छेकर सरकार द्वारा 
सत्ता कायम, ३४७-४८; -बंगाल सर- 
कार द्वारा बन्द करना, ३५७; -बार- 
डोली निर्णयका एक कारण, ३१९; 
-मा्शरू ढॉसे भी बदतर, २३३-३५; 
“हमाये लिए ईदवरीय वरदान, ७२ 

दयालजी, ३५० 

दाभाड़े, -के साथ जेलमें दुव्यंवहार, ४३१ 

दास, देगबन्ध चित्तरंजन, ७-११, २१, ३५, 
डढ३े, ५२, ५७, ७७, ९९, १०४, 
११८, १३९, १५६, १६९५-९९, १९९, 
२२०, २४३, २४५, २६४, ३६४, 
३९०, ४५६, ४६४, ४७१, ४७८ 
पा० दठि०; -का अदालतमें सम्मान, 
२१७; -का अध्यक्षीय भाषण, १८७- 
८८; -का विद्याथियोंकों सन्देश, ८७- 
८८; -की गिरफ्तारी, १, ४२, ५३- 
५४; -के स्थानपर कार्य करनेके लिए 
हकीम अजमल खाँका चुनाव, ९२ 

दास, वासन्तीदेवी, ७५, ७७, ८६, ९९, 
१९३; -की गिरफ्तारी, २३ 

दासगुप्त, सतीक्षचन्द्र, ३४१ पा० टि० 

दास्ताने, ३७१ 

दिल्‍ली, -की कारगुजारी, ८०-८१ 

दीनानाथ, ४३७ 

दुनीचन्द, छाला, २२, २६१-६२; “की 
गिरफ्तारी, ३२४ पा० टि० 

दुनीचन्द, श्रीमती, २६१, ३२४ 

दुर्योधन, ४५५ 


सम्पूर्ण गांधी वाद्मर्य 


देशपाण्डे, गंगावरराव बा०, १३, ५३, १८१ 

देशी राज्य, “और असहयोग, ४९९; -][7]में 
युवराजका आगमन, १५८-५९ 

देसाई, गोपालदास, ४५४ 

देसाई, दुर्गा, ५५, ९१, ९६, ४६०; -की 
वीरता, १६२ 

देसाई, महादेव, ३४, ३९, ५५, ६२, ८४- 
८५, ९०-९१, १३०, १६२, १८२, 
२३४, २४९१, २४९, २६७, ३४५, 
४२४, ४३१, ५३०; -के साथ जेलमें 
दुत्यंबहार, १३४-३५; -को सजा, 
९६; -द्वारा जेलोंमें चछ रही डायर- 
शाहीका उल्लेख, २०१-६ 

द्रौपदी, २३, ३०१ 


ध्‌ 
घरनों, २५३; “आझरियाके नागरिकों हारा, 
५०१-२;  -नडियादकी सरकारी 


शालाओंके विरुद्ध, १९६; -“यूनामें 
शराबकी दुकानोंपर, ७३-७४, ४३५; 
देखिए हड़ताल भी 

धर्म, -और राजनीतिमें अभेद, ४२६, ४८७; 
>की कसौटी और गोरखपुरकी घटना, 
४०८ 

पघ्रुव, आनन्दशंकर बा०, २४१ 


त्त 


नगरपालिका, -अहमदाबाद, नडियाद और 
सूरतका बम्बई सरकारसे संघर्ष, ३२- 
३३, २६९-७१, २९४-९६, ४२७, 
४३७, ४५३३-५४, ४९४-९६ 

नटराजन्‌ू, ४२५ 

ननकाना साहब, -कौ दुःखद घटना, २६६ 

नय्यर, प्यारेलाल, ३५, ३९ ४२५, ४६० 


परिशिष्ट 


नरम दल, ५२; “और च० राजगोपालाचारी, 
१६८; -के लोगोंको मालवीय परि- 
पदके बाद कुछ कहनेका अवसर न 
रहा, २४७; -के छोगोंने सरकारका 
साथ छोड़ दिया, १६६ 

नरमदलीय सम्मेलन, १३० 

जरसिंहम्‌, रक्ष्मी, ९ 

तरसिहराव, ३८८ 

नरेन बाबू, २६४ 

पवजीवन, ९७, १६१, २१८, २९३, ३४२, 
३६०, ३८६ पा० टि०, ३९५, ४४५, 
४९८, ५२०; -का काठियावाड़में 
विरोध, ४११-१२; -पर वेरावलमें 
प्रतिवन्‍्ध नही, ५०४; -में भूले, ५४ 

ताग, हरदयाल, २६४, ३९० 

नागपुर प्रस्ताव, -और वकीछ, १८३ 

तानक, गुरु, २८४, ४२८ 

तानारारकू, ४१६ 

नायक, इन्दुमती, २१८ 

नायकर, ई० वी० रामस्वामी, ३९४; -की 
गिरफ्तारी, ८३ _ 

नायकर, श्रीमती ई० वी० रामस्वामी, ८३ 

नायडू, सरोजिनी, १२८; -पर मुकदमा 
चलानेकी धमकी, ५२१-२२ 

नायर, सर अंकल, १९१, २२१, ४६७; 
“की ग़रूतबयानियोंका जवाब, २२४- 
२६; द्वारा मालवीय परिषदका त्याग, 
२३२, २४६ 

नारंग, डा० गोकुलचन्द्र, २६७, ३६५; -का 
सविनय अवज्ञाका औचित्य सिद्ध करना, 
२६३ 

निजामुद्दीन, २७३ 

निष्किय प्रतिरोध, -करनेकी पूर्वी आफ्रिका- 
के निवासियोंकों सछाह, ३६१ 
२२-३६ 


५६१ 


तिसार अहमद, -की जेलमें बेइज्जती, 
२३७५-७६ 

नूरह्दीन, मौछवी, ८ 

नूलकर, डा० ए० के०, २९, ३७१ 

नेतृत्व, -के लिए सचाई और त्याग आवश्यक, 
१२३ | 

नेमायतउद्दीन, खान बहादुर, २६४ 

नेश्नन, ३५६; -के भारतीय स्वतन्त्रता 
आन्दोलनके बारेमें विचार, २४१ 

नेहरू, जवाहरलाल, ९, ५३, १६२, २७९, 
४५७; -की गिरफ्तारी, ६८-६९; -की 
गिरफ्तारीका ग्रोविन्द मालवीयपर 
असर, १७४; -दवरा आरोपोंका खण्डन, 
३३७९-८० 

नेहरू, मोतीलाल, ९, ११, २१, २५, ४३, 
५३, ८३, ८६, ९८, १२७, १३१, 
१३६, १६९६, १६९, २२०, २४५, २६०, 
३६४, ४५७ पा० टि०, ४७५, ४८५, 
४७८; -की गिरफ्तारी, ३०, ६८-६९ 

नेहरू, मोहनलाल, ९ 

नेहरू, श्यामलाल, ९ 

नेहरू, स्वरूपरानी, ३५, ३९, ५५, ९० 

नेहरू परिवार, -का तीसरे दर्जेर्में सफर 
करता, १३० 


प्‌ 


पंचायत, -और कांग्रेस कार्य-समितिका नया 
कार्यक्रम, ४०२; -[7] का महत्त्व, 
५१६ 

पंचोली, मोतीलाल, -का गांधीजी का शिष्य 
होनेका दावा, ३३१ 

पंजाब, “द्वारा साहसके साथ सरकारकी 
शक्तिकी अवज्ञा करना, ५-७; -में 
सविनय अवज्ञा, २६२-६४ 


५६२" 

पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, -की ब्रैठक- 
पर प्रतिबन्ध, २६ 

पंजाब सरकार, -का धमकी भरा नोटिस, 
२६२-६९४ 

पटनायक, निरजन, १२८ 

पटेल, वललभभाई, ८, १४०, ४०३ 

पटेल, विदठलभाई, २०६, ३०६, ३१०- 
११, रे४५, ३५०, ४१७ 

पद्ठामि सीतारामैया, ४३६ 

पृण्डित, विजयलदक्ष्मी, ४६० 

पण्डित, रणजीत, ४६० 

पण्डया, मोहनलाल, -और खेड़ा सत्याग्रह, 
३०८ 

पराजपे, ७३ 

पलुस्कर, विष्णु दिगम्बर, १४१ 

पवित्रता, -और शक्ति, ५१७-१८ 

पाण्डब, ४५५ 

पाकिन, १४७ 

पाशा, गाजी मुस्तफा कमाल, ४४९; “और 
खिल्लाफत, ५१७-१९ 

पियसन, डब्ल्यू० डब्ल्यू० २२०, २४३, 
३८५; -और रचनात्मक कार्यक्रम, 
१६८०६९; “का सन्वेश हिन्दुस्तानकी 
स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें, २१९ 

पीटर्सन, एन० मेरी, १२६ 

पुलिस, -का अत्याचार, १८५-८६, ३२३; 
-का अत्याचार असममें, ६३; -की 
विवशता, २६६-६७; -से डरनेका कोई 
कारुण नहीं, ५०-५२ 

पुरुष, -स्त्री जातिकी रक्षामें समर्थ बनें, 
२०० हे 

पूँजीपति, -और श्रमजीवियोके सम्बन्धमें, 
डंट४ड.. 

पूना, “की बहादुरी, २१८ . 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पूर्वी आफ्रिका, -के भारतीयोंको निष्क्रिय 
प्रतिरोध करनेकी सछाह, २६१ 

पेटिट, जहाँगीर बो० २२५ 

पेशवा, वाजीराव, ४७ 

पोप, जी० यू०, ३४३ 

पोर्टर, सर लुडुविक, -और जवाहरछारढू 
नेहरू, ३७९-८० 

प्रकाशमू, टी०, २९९, ३९३ 

प्रताप, १८९, २४८ 

प्रताप, महाराणा, -स्थितप्रज्ञ, २८७-८८ 

अन्लवाद, ३०१ 

 फे 


फकीर हुर्तन, ७८ 

फड़के, यश्ोदाबाई, २१८ 

फतेह मुहम्मद, ८० 

फर्यूंसन, ६९ 

फटे लेसन्त इन तमिल, ३४३ पा० टि० 

फीजी सरकार, -और भणिलछाल डाक्टर, 
१७३-७४ 

फुकन, तरुणराम, ९, २५२, २५९, ४७८ 


बे 

बंकर हिछ, -की लड़ाई, २४१ 

बंग-भंग, ३४७, ४८३. 

बंगाल, -का कत्तंव्य, १०; -को सामू- 
हिक सविनय अवज्ञा शुरू न करनेंक्री 
सलाह, ३२९९-३०; -जेर भरनेके 
कार्यमें सर्वप्रथम, ४४-४५; “में 
अत्यधिक असहिष्णुता, ११९; “में 
सविनय अवज्ञा, २६४-६५ 

बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स, ३० 

बंगारू विधान परिषद्‌ -में दमन-नीतिकी 
आलोचना, ३९०; “-में छॉर्ड रोना- 
ल्ड्शें द्वारा भ्रमोत्पादक भाषण, ५८ 


सांकेतिका 


बंगाल सरकार, -के शुद्ध हेतु और गोल- 
मेज परिपदु, ५९-६२; “द्वारा 
जनमंधर्षको आमन्त्र०ण, ५८; “द्वारा 


दमनका बन्द किया जाना, २५७ 

बंगाली, १०१ 

बजाज, जमनालाल, ४०३, ४५८ 

वटरर, सर हरकोर्ट, ८३, १२६ 

बड़ोदादा, देखिए ठाकुर, द्विजेद्धनाथ 

बद्रीनारायण, ५०० 

बद्रीछाल आयंदत्त, -का इन्दौरसे निष्कासन, 
३२७, ५०७० 

बनर्जी, जितेद्वलाल, ९, ८७-८८ 

बनर्जी, डा० सुरेश, २५ 

बनर्जी, धुरेन्द्रनाथ, १०१, ११९ 

बरुआ, २४० 

बकनहेड, -को चुनौती, ४८१-८२ 

वर्मा, -में जागृति, २६०-६१ 

बलिदान, “का अर्थ, २१९; -शान्ति और 
ज्ञानके संगमसे विजय निश्चित, २१८ 

बलिया, -में दमन, ३९७-९८ 

बक्षीसद्दीन अहमद, काजी, ३२२ 

बसु, रणेद्रनाथ, ९ 

बहिष्कार, -पजाबमें विदेशी वस्त्रोंका, ६; 
-युवराजके स्वागतका, ३८, ७३, 
९४-९५; -संयूकत प्रान्तमें गैरकानूनी 
घोषित, ६८; देखिए हड़ताल भी 

बहुमत, “का शासन दबाव डालनेवारा 
होनेपर असह्य, २७१ 

बादक्षाह्‌ मियाँ, पीर, २५ 

बॉस्‍्चे ऑॉविकल, ९२, २२१, २९९, ३२६, 
रे१६३-५७, ४७२; -की सत्याग्रह 


आश्रम तथा शान्तिनिकेतन सम्बन्धी 
रिपोर्टका स्पष्टीकरण, ३८६-८८ 


वारडोली, -और आनन्दका कत्तंव्य, २० ३-४: 
“और चौरीचौरा, ४४०; _-और 


५६३ 


रचनात्मक कार्यक्रम, ४२५; “की 
जनतासे अपील, ३५४-५५; “की 
जनतासे त्रुटियोंको दुर करनेकी सलाह, 
४०५२-५३; -की सविनय अवज्ञा 
आन्दोलनके लिए तैयारी, ३०३-९; 
-के पटेलोंसे त्याग्रपत्र देनेकी अपील, 
३१३) “में सविनय अबज्ञा, ३१८, 
३९५१-५२, ३५८, ४१६-१८, ४३०; 
“में सवितय अवज्ञा आन्दोछूत करनेकी 
सरकारको चेतावनी, ३१७-२०, 
३४५, ३४९; -में सविनय अवज्ञाके 
विषयमें पत्र-प्रतिनिधियोसे भेंद, ५०५- 
९; “में सविनय अवज्ञा सम्बन्धी 
प्रस्ताव, ३११; -में सामूहिक सविनय 
अवज्ञाकों मुल्तवी करना, ३८९-४००, 
४४६-४७ 

बारडोली प्रस्ताव, -और विदेशी वस्त्र, 
५०६; -कीो आलोचनाका जवाब, 
५१९-२०; -में हड़ताल जारी रखने- 
का निर्णय, ५३३ 

बारदोछाईं, एन० सी०, ९ 

बिहार विधान परिषद्‌, -में दमन-नीतिकी 
निन्‍्दा, ३९० 

बिहार सरकार, -का संगठनोंको गरकानूनी 
घोषित न करनेका निश्चय, १६६; 


“के विरुद्ध आरोप, ४९१-९२; -द्वारा 
आरोपोका प्रतिवाद, ४९० 


बी अम्मा, १४२ 

बीटी, ७८ 

बुद्ध, [ भगवान्‌ |, २६०, ४२८ 
बेकर, २३८ 

बेग, मिर्जा अब्दुछ कादिर, ८ 
2 -में सविनय अवशज्ञाका दमन, ६७- 


बेसेंट, एनी, ७८, ४८५ 


५६४ 


बोढारी, मौलवी अब्दुल कादिर, ८ 

बोधा, जनरलहू, १८५, २०२ 

बोमनजी, एस ० आर०, १९३, ४२४ 

बोस्टन टी पार्टी, २४१ 

बौद्ध धर्म, -क्रा स्वरूप भारतसे बर्मामें 
बिलकुल भिन्न, २६० 

ब्रद्मचर्य, -और स्वास्थ्य, ४१२८१४ 

ब्राह्मण, -अपने ज्ञानका उपयोग सेवामें करें, 
३५३ 

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ३० 

ब्रिटिश काग्रेस कमेटी, ४६१ पा० टि० 

- ब्रिटिश संसद, २०, १४९-५० 

ब्रिटेन, -की हुकूमत लोभ-छालूचके वशीभूत, 
३०४; -के सा म्राज्यका आधार योजना- 


बद्ध शोषण, ४८२; -संसारकी शास्तिके , 


लिए सबसे बड़ा खतरा, ३८५-८६; -से 
खिलाफतकी माँगोंका समर्थन करनेका 
अनुरोध, २२५ 

ब्रेलवी, एस० ए०, ४२४ 


भर 


भगवद्गीता, १४७, २५७, ३०६, ३२६; 
“और यज्ञ, २१९ पा० टि०; -और 
यूद्ध, ३०७; -के अनुसार कत्तंव्य, 
१६०; “में स्थितप्रज्ञके छक्षण, २८७ 

भगवानदास, बाबू, ७७; -की गिरफ्तारी, 
३७; -की रिहाई, २६५ 

भारत, -द्वारा आयरलैंड और दक्षिण 
आफ्रिकाकी तरह बलिदान, १८-१९ 

भारत सेवक समाज, ४६५. 

भारतीय दण्ड संहिता, ६, ६७-६८, १३८, 
३८० 

भारतीय राप्टद्रीय कांग्रेस, -अहमदाबाद, 
१, ८, ५५ पा० टि०; “और ग्रोलमेज 
सम्मेलत, १०४-६; -और वकील, 


सम्पूर्ण गांधी वाह॑मर्य 


३३९-४०; -का कंष्ण पक्ष, १४२; 
“का अस्ताव, १०६-८; -का प्रस्ताव 
और कांग्रेसकी गति-विधियाँ, १२४; 
“का प्रस्ताव और शिक्षकोंका कर्त्त॑व्य, 
१९७; -का महत्व, १०९-१०; -की 
तैयारियाँ, ११; -के अधिवेशनकी 
कार्रवाइयोंका सारांश, १३९-४०; 
-के प्रस्तावके बारेमें च० राजगोपाला- 
चारीके विचारोकी विवेचना, १६४- 
६८; “के प्रान्तीय प्रतिनिधियोंका 
ब्योरा, १७७-७८; -कै स्वयंसेवकके 
रूपमें गिरफ्तार होतेकी जनतासे अपील 
१०६-७; >पर अमर करनेकी 
लोगोंपे अपीक, ११३; -में एकत्रित 
धनराशि, १७९ 

भागव, गौरीशंकर, ५२३ 

भागव, डा० गोपीचन्द, ६, ८, २१६, ३७४; 
-को सजा, १७५ 

भाषा, -में अहिसा आवश्यक, ४१० 

भीलों, -में जागृति, ५०१ 

भोजन, -को अस्वीकार करनेका ओऔचित्य 
३२५ 

भोपटकर, ७३ 


स 


मजहरलर हक, ३२४८ 

मजुमदार, सुरेशचर्द्र, १२४ 

मथुरादास त्रिकमजी, ५७, ९१, ३६२, ४१९ 

मदरलेड, २३४, ३४८; -का हस्तलिखित 
संस्करण निकालना, ३२५ 

मद्यपात, -छोड़नेकी बारडोलीसे अपील, 
३२५३-५४ 

मद्रास, -निवासियोंकी उदारता और 
सहिष्णुताकी सराहना, ११९; में 
गुडागर्दी, २३७-३८, २७२-७४ 


सांकेतिका 


५९५ 


मद्रास सरकार, -द्वारा सगठनोको गैरकानूनी मालवीय, गोविन्द, १२५, (५३, (१७४ 


घोषित न करनेका निदचय, १६६ 

मत्दोदरी, २९१ 

मराठा, ५१९ 

मशरूबवाला, किशोरलारू, १२६ 

मशरूवाला, गोमतीबहन, ४० 

महापात्र, भागीरथी, १२८ 

महाभारत, ५१२; -में हिसाकी अनुमति 
नही, ५१४ 

महाराष्ट्र दल, -और अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेदीका स्वयंसेवक संगठन- 
सम्बन्धी प्रस्ताव, १००-१०१ 

महावीर, ३८४ 

महिलाएँ, -और स्व॒राज्य आन्दोलन, २३-२५, 
७७, १९३-९५, १९७-२००, २१८ 

माजली, -को कदकी सजा, १८१ 

मॉडन हाई स्कूछ, २५४, ४८६ 

मातापिता, -का कत्तेंव्य और बच्चोकी 
शिक्षा, ३३ 

माथुर, के० वी०, ९ 

माघवराव, ४६५ 

मॉन्टफोई सुधार : १९१९, -और अखबारोंकी 
स्वतन्त्रता, १८८-९० 

मॉन्टेग्यु, ई० एस०, १९, ३६१, ४३५; -को 
चुनौती, ४८१-८२; -द्वारा माशेरू छॉ 
के दौरान सरकारी अत्याचारोंके बारेमें 
लगाये गये आरोपोंकी अस्वीकृति, ५२१ 

मार्शक्त लॉ, -का उद्देश्य नौकरशाहीकी 
सत्ताको मजबूत करना, २२५ 

मालवीय, कपिलदेव, ९ 


मालवीय, कृष्णकान्त, १५३, १६ २, ४२४, 
४६६९-६८ 


४२४, ४६६-६८; -को डेढ़ वर्षकी कड़ी 
कैंदकी सजा, १६३; -पर नेहरुओंकी 
गिरफ्तारीका प्रभाव, १७४; -फिरसे 
गिरफ्तार, १३१ 

मालवीय, मदनमोहन, ३८, ५५-५६, ६१, 
१३०-३१, १६२, १६५, १७४, १७८, 
१९१, २०७, २४६, रे४डें८, ३१६, 
३६६, ४०८, ४१८-१९, ४२५, ४५१, 
४६६-६८, ४७०, ४७२; -का सविनय 
अवज्ञा बन्द करानेमें कोई हाथ नहीं, 
४५०, ४७२, ५०५; -के नेतत्वमें गये 
शिष्टमण्डलको वाइसरायके उत्तरके 
सम्बन्धमें वक्तव्य, ९४-९६; “द्वारा 
गोलमेज सम्मेलल करनेका सुझाव 
अस्वीकृत, १०४-१०६ 

मालवीय, रमाकान्त, ३३२ 

मालवीय परिवार, -से असहयोगी सहिष्णुता 
सीखें, ४६९६-६८ 

मालवीय परिषद्‌, ३३०, ३६०, ३६७, 
३९१; -और असहयोगी, १९१-९२, 
२०७-११; “और काग्रेसकी का्ये- 
समिति, २०८; -और गोलमेज सम्मे- 
लगन, ३१९; -का विवेचन, २२६- 
३२; “के निष्कर्ष, २४६-४९: -के 


सुझाव अस्वीकृत, ३१९, -में निर्णीत 
समझौता, २२७ 


मालवीय परिषद्‌ समिति, -और कांग्रेस 
कार्य-लमिति, २२२-२३; -के साथ 
हुआ समझौता, ३९६-९७ 

मिठाईवाला, गोविन्दजी वसनजी, ४५५- 


५६; के मुकदमा, १६१; -को 
कड़ी कंदकी सजा, ४५४ 


५६९९ 

मिश्र, गोंकरननाथ, १९३ 
मिश्र, गौरीशंकर, ९ 
मिश्र, हरकरननाथ, ९; -की गिरफ्तारी, ६८ 


मिश्र, हरिवंश, ८६ 
मीराबाई, १३६, ४४७, ४५५ 
मुइनुदीन, ८ 


मुक्ति, -और भारतकी मुक्ति, ४८७, “और 
मृत्यु, २८७ 

मुक्ति सेना, २९६ 

मुखर्जी, १५८, १७९ 

मुहम्मद अछी, ११, ७६, २९७, ३७६- 
७८, ५२६; देखिए अली-भाई भी 

मुहम्मद अली, बेगम, ७७ 

मुहम्मर आलूम, डा०, ७७ 

मुहम्मद, पैगम्बर, १९६, २७४, ३८४, 
४२८, ५१२ 

मुहीउद्दीन, सैयद, ९, २५, ५३, १५३ 

मूतिपूजा, ऐतिहासिक और जीवित पुरुषोंकी 
अनुचित, ५२०-२१ 

मूसा, ३८४ 

मृत्यु, “एक क्रान्ति, ३३८; -और मुक्ति, 
२८७; -के भयकों जीतना, २००-१ 

मेंहदी, विष्णुराम, ९ 

भेघनाद, २९१ 

मेनन, एस्थर, १६३, २३५५ 

मेनन, केशव, २८२, ५२२ 

मेहता, नरसिंह, ९१, ५००  _ 

मेहता, मनसुखलार रावजीभाई, -की गिर- 
फ्तारी, ३२८; -पर मुकदमा, ४९८ 

सेहरोत्रा, परशुराम, ३६३, ४२५ 

मैकिनन, ४९१ . 

मैक्फरलेल, जी० एच०, -की आलोचना 
और उसका उत्तर, ३३४-३८ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मैक्समुलर, ८८ 

मैक्स्विनी, २ 

मेडन, -का देहरादूनमें गोली चलांना, ५३१ 

मेत्र, डा०, -द्वारा फरीदपुर जेलमें दुब्येव- 
हारका वर्णन, २३३-३४ 

मोक्ष, -का मोक्षार्थसि दूर भागना, ४४६ 

मोतीछारू, मदनमोहन, ८६ 

मोपलों, -का घुट-घुटकर मरना, १४, 
१६७; “के अत्याचारोंके समर्थनका 
खण्डन, २१२-१४; -के घुट-घुटकर 
मरनेमें भी शिक्षा निहित, १६८; -के 
बलिदानसे प्राप्त लाभ, २१९ 

य्‌ 

यंग इंडिया, १३, १९, २९, ५४, ७१, ८५, 
६०, ११३०-२१, १३४, १६८, १७६, 
१९१, २२२, २५०, २६१, २६९७-६८, 
२८२, २८६, २९८, ३३९-४०, ३६०, 
३८६ पा० दि०, ३८७, ३९१, ३९५, 
४२४, ४४०, ४४५, ४६२, ४७६, 
५२०, ५२३, ५३५१-३२, ५३४ 

यंग मैन्स क्रिक्चियन एसोसिएशन, ४६५ 

यन्‍्त्रों, -हारा उद्योगोंका विकास, ४२३ 

याकूब हसन, ३८३ 

युधिष्ठिर, ४५५ 

युवराज, १, ६८, १४६, १५२, १६६, 
२७२-७४, ३३४, ३९३, ४१०, ४७०, 
५३३; “का बहिष्कार, ८६; “का 
बहिष्कार सैद्धान्तिक कार्य, ९४-९५; 
-का मद्वासमें बहिष्कार, २३७-३८; -के 
आगमनके समय इन्दौरमें ग्रिरफ्तारियाँ, 
५०१; -के आगमनके समय दमनकों 
कारवाइयाँ, ३९७; “के आगमनपर 


सांकेतिका 


धम्बईमें दंगे, १० पा० टि०; “के 
आग्रमनपर हडताल, २५ ; -के बहिष्कार- 
की लॉर्ड रीडिंग द्वारा गलत व्याख्या, 
९४; -देशी राज्योमें, १५८-५९ 

यूनियन जैक, -को जबरदस्ती सलामी, ४२ 

र्‌ 

रंगून डेली न्यूज, २७३ 

रचनात्मक कार्यक्रम, -के प्रभावका बार- 
डोलीमें अध्ययन, ४२५; -में सहयोग 
देनेकी जयकरसे अपील, ५३४; -से 
स्व॒राज्य, ५१७-१८; देखिए ' स्वदेशी ' 
भरी 


रहमत रसूल, -के साथ जेलमें दृष्यंवहार, 
२३४, ५३२-३३ 

राजगोपालन, वी० आर०, २७२; -के 
मद्रासकी हड़तालके विषयमें विचार, 
२७२ पा० टि० 

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, ३, १७५, २१९, 
३४३; -की गिरफ्तारी, १६४; -क्रे 
विचार कांग्रेसके प्रस्तावोके सम्बन्धमें, 
१६५-६८; -को जेलमें समाचासपत्र 

” न दिया जाता, ३७२; -द्वारा अधिकसे- 

अधिक सजाकी माँय ८३; -पर 
दण्डविधि सशोघषन अधिनियमके अन्तर्गत 
नोटिस जारी, ३७ पा० टि० 

राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम, ५ पा० दि०्, 
१९१, २०८, ३९२ 

राजन, डा० टी० एस० एस०, २७२: -और 
कस्तूरी रंगा भायगार, ११९: -की 
गिरफ्तारी, ३९२; -के मद्रासकी 
स्थितिके विषयमें विचार, २ २६-३७, 
३९२०-९५ 


५६७ 


राजनीति, -और धर्ममें कोई भेद नहीं, 
४२६, ४८७ 

राजेन्द्रप्रसाद, ३६ 

राज्य परिषद्‌ (दिल्ली), -द्वारा भोलमेज 
सम्मेलनकी रूपरेखा तय करना नामंजूर, 
२७४-७५ 

राधाकिशन, ३४८ 

रामचन्द्र, | भगवान्‌, | २२१, २९१, ३४७ 

रामजस, बाबू, ४९८, ५०२ 

रामजीप्रसाद, ८६. 

रामनाथन, २३६ 

रामनारायण, ५०० 

रामायण, १४७, ३४३ 

राय, डा०, प्रफूल्लचन्द्र, ८९, ३४१; -द्वारा 
चरखेका समर्थन, १७०, ३३२, ३४१, 
४२२ 

राय, सातकौड़ीपति, १४६ 

रावण, ५२, १५४, २९१, ३४७ 

रावरूसिह, -की गिरफ्तारी, २६२ 

राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, ४९, ७६, 
१३८ 

राष्ट्रीय शालाएँ, -और कांग्रेस कार्य- 
समितिका नया कार्यक्रम, ४०२; -और 
बालकोंकी शिक्षा, ४१२; -और सर- 
कारी शाह्ाएँ, ५११६; -और स्वराज्य, 
२४४ 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, -अमन बनाये 
रखनेके रहिए वचनबद्ध, ८२; -अमतसर- 
में गैरकानूनी घोषित, ७९ ; “और 
गुजरातकी बहनें, १९३-९५; -और 
वकोछ, ३३९; -कलकत्तामें गैरकाननी 
घोषित, ६६; -कलकत्तामें भंग, ५८ 


५१६१८ 


“का प्रमुख उददेदय, १२९; -के सक्रिय 
स्वयंसेवकोंकी ही पारिश्रमिक देना, 
१२३-२४; -को दवानेका उद्देश्य, ६६- 
६७; -पंजाबमें गरकानूनी घोषित, ५- 
६; -बिहारमें गैरकानूनी घोषित, ३६, 
' ६४; -भंग्र नहीं करना, ४७३; “में 
जेल जानेके इच्छुक लोग ही शामिल 
हों, १२३; -में भरती होकर गिरफ्तार 
होनेकी कांग्रेसकी सछाह, १०६-७; 
-में भरती होनेकी विद्याथियोंसे अपील, 
१०८-९;-में शामिल होनेका प्रतिज्ञा- 
पत्र, १०७; -में स्वयंसेवकोंकी भरती 
संयुक्त प्रान्तमें आरम्भ, १५; -नमें 
स्वयंसेवकोंकी भरती दिल्‍लीमें आरम्भ, 
८१; संयुक्त प्रान्तमें गैरकानूनी घोषित, 
६८-६९; -से शपथ-पालत करनेका 
आग्रह, ४०१; देखिए स्वयंसेवक भी 
रिचर्ड, पॉल, १२६, १२८, २२०, २४३; 
-की “लोकमान्य के प्रतिनिधिसे भेंट, 
४८४-८८ 
रीडिंग, छॉर्ड, १, १८, ३०-३१, ४३, ६६, 
९२, ११०, ३६१, ४७२, ४९०; -उप- 
द्रवोंके लिए जिम्मेदार, १४६; -के 
पत्नोंका मसविदा बनानेवाले तथ्योंसे 
अपरिचित, -३६६; “क्रो चुनौती, 
३१७-२०, ३४५, ३६०-६१; “को 
दिया गया प्रत्युत्तर कोई धमकी नहीं, 
३८९; -को दिया गया बसीठी-पत्र, 
३४७-४९; -को दी गई चुनौतीका 
सरकार द्वारा उत्तर, ३६९३-६९; “द्वारा 
भारतवर्षको पौरुषहीन करनेका प्रयत्त 
करना, ६९-७०; -द्वारा मालवीय 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


शिष्ट-मण्डलको दिये गये उत्तरका 
प्रत्यत्तर, ९४-९६ 

रेड्डी, -की नेछौरमें गिरफ्तारी, ४६३-६४ 

रोनाल्‍डशे, छॉ्ड, १, ४३, ९२, ९५; -का 
बंगाल विधान परिषदुर्में दिया गया 
भाषण अ्रमोत्पादक, ५८ 

रौलट अधिनियम, ७६, ३४७; -और 
सविनिय अवज्ञाका स्थगन, ४३९ 

ल् 

हलूघाटे, रामकृष्ण, ३२६ 

लक्ष्मीनारायण, देखिए श्वर्मा, लक्ष्मीनारायण 

लक्ष्मीसहाय, डा०, ९ 

लछमनर्सह, १४६, ४०५ 

लाजपतराय, छालछा, ५-८, ११, २५, ३१६, 
४३, ५३, ६४, ८६, १३१, १६५-६६, 
१६९, १८९, २११, २१६-१७, २२०, 
२४३, २४५, ३४८, ३५८, ३६४, 
४३६, ४५६, ४७१, ४७८; “को 
गिरफ्तारीकी सम्भावना, २६; “को 
सजा, १७५; -फिरसे गिरफ्तार, 
३७३-७४ 

लॉस सभा, २३१ 

लालखाँ, मरिक, ६, ८, २१६, ३७४; -को 
सजा, १७५ 

लीडर, १०१, ४७७ 


लेटीमर, हू, १२६ 
लैवेट, २०९ ह 
लोकमान्य, -के प्रतिनिधि और पॉल रिचर्डकी 
भेंट, ४८४-८८ 
त्र 
वकील, “और असहयोग, १२२; -और 
व्यापारी, १२१; “और स्वराज्य, 


सांकेतिका 


२४४; -राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलके 
सदस्य नहीं वन सकते, रे३९; “| 
की सहायतार्थ जमनाछाकू बजाज कोप, 
१८३ 

पन्देमातरमू, १८९; “की जमानत जब्त, 
३२६ 

वर्गमेद, -समाप्त करनेकी बारडोलीसे 
अपील, ३५३ 

बसुमती वहन, ४० 

वाजपेयी, अम्बिकाप्रसाद, -की गिरफ्तारी, 
२६४ 

वाजपेयी, पण्डित बालमुकुन्द, ९ 

वाडिया, जे० ए०, १९३ 

वाडिया, सर होर्मंसजी, २६४, ३६४, २९१ 

वाल्मीकि, २९१, ३४३ 

वास्वाणी, ठीं० एल०, २८७ 

विक्टोरिया, महारानी, २७० 

विजयराघवाचार्य, सी० ४१, ५६, १०४ 

विदुर, २४५ 

विदेशी वस्त्र, -तथा वारडोली प्रस्ताव, ५०६ 

विद्यार्थी, -और असहयोग आन्दोलन, ८६ 

विनय, --असहयोगियोंके लिए आवश्यक, ४७- 
४९; -की आवश्यकता, २९५१-९२ 

विन्सेंट, सर विलियम, ४३३, -और अष्दुछ 
वारी, ३७९-८०; “द्वारा की गई 
बारडीछी प्रस्तावोंकी व्याख्या स्वीकृत, 
५०६; -द्वारा दमनका समर्थन किये 
जानेका प्रत्युत्तर, ४३३-३५ 


विलिग्डन, छॉई, ८३, २३७, ३०५, ३९२, 


५२२ 
विव्वानन्द, स्वामी, १४६ 
विश्वामित्र, ४७ 


५६९९ 


विश्वास, पूर्णचन्द्र, “द्वारा पुलिसकी विवशता- 
पर प्रकाश, २६६९-९७ 
विश्वेश्वरैया, ४६७; -भालवीय परिषद्के 
अध्यक्ष निर्वाचित, २३२, २४७ 
विष्णु, [ भगवान्‌ | ५१ 
वीर पूजा,-के लिए छोकतन्त्रीय जीवन 
कोई स्थान नहीं, ५२०-२१ 
वीरूमल बेगराज, ४७५ 
वेंकटप्पैया, कोण्डा, २२३, २९९ २८८ 
४६४; -के गुण्ट्रके बारेमें विचार, 
ए४२ पा० दि०; “को आक्रामक 
सत्याग्रह टालनेंकी सलाह, ३८१ 
वेंकटसुब्बेया, ९ 
बैजबुड, कर्नल, -के “गांधीवाद ' के बारेमें 
विचार, ४७६-७७ 
बैद्य, जे० वी०, १६ 
व्यापारी, “और वकील, १२०-२१ 
व्हीलर, सर हेनरी, २६७, २९१; “-अंगाल 
विधान परिषद्कों गुमराह करनेमें 
'असमर्थ, ३९०-९२ 
द् 
शंकरछाल, ९, १३२, २६७ 
शरर, मौलाना, ९ 
शराब, -क्ीं दुकानोंपर पूनामें धरना, 
७३-७४ 
शराबबन्दी, “और काग्रेसका नया कार्यत्रम, 
४०२; -और समाज सेवा स्वराज्यके 
लिए आवश्यक, ५१६; -जोर-जबर- 
दस्तीसे नहीं, ४७७ 
शर्मा, लक्ष्मीनारायण, -को कोड़ोंकी सजा, 
२०५-६; -को कोड़ोंकी सजाके विषय- 
: में सरकारी सण्डन अविदवसनीय, ५३० 


५७० 


दर्मा, हरिहर, ४० 

शान्ति, -का उपभोग अधर्मको समाप्त करके, 
५१; -का ब्रत, ११२; -त्याग और 
ज्ञावके संगमसे विजय निश्चित, २१८; 


“बनाये रखनेकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक 


दलकी प्रतिज्ञा, ८२; -श्मशानकी नहीं, 
हादिक, १११ 

' शान्तिनिकेतन, १४१, १६८, २१९, २४३; 
-और सत्याग्रह आश्रम सम्बन्धी “ वॉम्बे 


ऋनिकल ' की रिपोर्टका स्पष्टीकरण, 
३८६-८८ 


शारदा, चाँदकरण, ७४, ५२४ 

शास्त्र, -[ं] में अस्पृश्यताके लिए कोई 
स्थान नहीं, ३०७ 

शास्त्री, डा०, -की गिरफ्तारी, ३९२ 

शास्त्री, सुब्रह्मण्य, ८३ 

शिक्षक, -और कांग्रेस-प्रस्ताव, १९७ 

शिक्षा, नगरपालिकाओंके-विभागको सरकार- 
का अपने हाथमें छेना, ३२; -विभागोंपर 
अधिकार करनेसे सरकारको रोकतनेंके 
उपाय, ३२-३३; -से शौलका विकास, 
२४४३-४४ 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति, ८८; 
-और स्वर्ण मन्दिर, १८१-८२, २२० 

शिव, सुब्रह्मण्य, ३८३ 

शिवदासानी, एच० वबी०, २९० 

शीतलासहाय, बी०, ६९ 

शील, -ही सच्ची शिक्षा, र४र३-४४ 

शुएवं कुरेंशी, ७६ 

शेरवानी, एन०, ९ 

शेरवानी, टी० ए० के०; -की गिरफ्तारी, 


१३८-३९; “को वकारूत करनेके 


अधिकारसे वंचित करना, २५६ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


देरसिह, ज्ञानी, ७ 

शोकत अछी, ८, ७६, ९९, ११२, १७५, 
२२०, २८८, ३७५-७६; -की जेछ 
जानेवाले कार्यकर्त्ताओंको हिंदायतें, ३२१ 
पा० टि०; -की पेंदान वन्द, २३०; 
देखिए अछीभाई भी 

इयामवाबवू, देखिए चक्रवर्ती, श्यामसुन्दर 

श्यामछाल, छाछा, २६१, २६९, ३८० 

अ्रद्धानन्द, स्वामी, २६०; “की अहिंसा 
सम्बन्धी धारणा, ५१३ 

श्रीपति, छाल्वहादुर, ९ 

श्रीप्रकाश, ३७ 

आराम, -की गिरफ्तारी, २६९-७१ 


स्‌ 


संथुक्‍त प्रान्त, -कांग्रेस कमेटीके सभी सदस्यों- 
की गिरफ्तारी, ६८; -की विधान 
परिषद्‌ द्वारा समझौता स्वीकार करना, 
३९१ 

सक्सेना, डा० शिवनारायण, ९ 

सक्सेना, जियाराम, १४, ४० 

सक्सेना, मोहतलाल, ९ 

सत्य, -और असत्य, ४७७, ४८६; -और 
कांग्रेस कार्य-समितिका नया कार्यक्रम, 
४०१; -और त्याग नेतृत्वके लिए 
आवश्यक, १२३; -की विजय, ३५१; 
-के लिए गांधीजी जीवित, २०६; 
“ही ईश्वर, २२१; -ही ब्रह्म, २८७ 

सत्यपाल, डा०, ८ 

सत्यमूत्ति, १०४, १९३ 

सत्याग्रह आश्रम, -और शान्तिनिकेतन 

. सम्बन्धी बॉम्बे ऋमनिकल 'की रिपोर्टका 
स्पष्टीकरण, ३८६-८८ 


सांकेतिका 


सत्याप्रही, २२७ 

सनाइच, तोताराम, -और. विदेशोंमें रहते- 
वाले भारतीय, ३३३ ५ 

सन्तानम्‌, के०, ६, ८, २१६, २६७, ३७४; 
>को सजा, १७५ 

सन्तानम्‌, श्रीमती, १२६ 

सफाई, -का प्रवन्ध कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा, 
१४१ 

सम्पादक, [| की जिम्मेदारी, ९७-९८; 
-हस्तलिखित समाचारपत्रोंके, को सलाह, 
४७३-७४ 

सरकार, -और असहयोग, ३-४; “की 
आक्रामक कार्रवाइयाँ, ९४-९५; -को 
चुनौती, ३०-३१; -द्वारा चुनौतीका 
उत्तर यथार्थसे बचनेका प्रयत्न, ३६३, 
४०६-७; “द्वारा चुनौतीका प्रत्युत्तर, 
३६३-६९; -द्वारा दमन-तीतिका 
आश्रय लेना, ३४७; -स्वराज्य देनेको 
तैयार नहीं, २८९ 

सरकारी अधिकारियों, -क्री निरकुशताके 
नमूने, २३६५-६६ 

सरकारी नौकरियों; -का बहिष्कार और 
पुननियोजन समिति, ४०३ 

सरकारी शाला, -न॑ग्रों]का बहिष्कार, 
१९६-९७ 

सरलादेवी, देखिए चौधरानी, सरलादेवी 

सचचेछाइट, ४९१ । 

स्वंदलीय सम्मेलन, देखिए मालवीय परिषद 

सर्वेदड, १८०-८१ ह 

सलामतुल्ला, ९ 

सविनय अवज्ञा, -आन्दोलन चलानेकी अ० 
भा० कां० कमेटी द्वारा अनुमति, ३६४, 


५७६ 


४९२; -आन्त्नमें, ३३०, ३८१, ३२९८। 
-इलाहाबादमें, १५। “उम्र, आक्रामक 
और सामूहिक, ३२८०-८१; “और 
अस्पृ्यता निवारण, ३०७; -और कर 
अदा न करता, ३६०; “और गृह- 
युद्ध, १८६; -और गोलमेज सम्मेलन, 
२७८; -और झरियामें घरना देना, 
५०१-२; -और मालवीय परिवार, 
१७४; -और सभी प्रकारके दमनकी 
समाप्ति, ३५९; -कष्टसहनकी तैयारी 
मात्र, ४४१; -का मर्म, ४६८-६९; 
-का महत्त्व, १४५; -का स्थगन, २४८, 
४१९, ४२४, ५३३-३४; -को स्थगन 
और असहयोगके मूलभूत सिद्धान्त, 
४६४; “का स्थगन चौरीचौराकी 
दुर्घेटनाके बाद, ४५१, ५०५; “की 
करमसदके पाटीदारों द्वारा तैयारी, 
४९७; -की तैयारी आक्रामक अथवा 
वरविरोधपूर्ण ढंगकी नहीं, २१०; 
-की तैयारीका अर्थ, ४१२; -की 
तैयारीके लिए आवश्यक गति-विधियाँ, 
२२८; -के लिए आन्धत्र तैयार नही, 
२२३-२४; -के लिए बारडोलीका 
प्रस्ताव, ३११-१२; -के लिए बारडोली 
ताल्लकेकी योग्यता, २३५१-५२; -के 
लिए स्वयंसेवक, १२९७-२८; -केवल, 
अन्यायमूछक और अनीतिमूलक कानूनों- 
की, ११६; -के सम्बन्धमें च० राज- 
गोपालाचारीके विचार, १६४-६५; -को 
दबानेका कारण, ७१; -जन्मसिद्ध 
अधिकार, १५२; -जारी रखनेका 
कारण मौजूद, ३६४; “तलवारकी 


५७२ 


स्थान-पूतिका अमोध साधन, १४९; 
-दारा स्वदेशीकों अधिक प्रोत्साहन, 
१७०; “न करनेकी झरियाके लोगोंको 
सलाह, ४९८; -पंजावमें, २३६२-६४; 
“पूरी तौरसे विचार करनेंके बाद ही, 
५०६-८; “अंगालमें, २६४-६८, ३२९- 
३०; -बारडोली और अन्य स्थानोंमें 
स्थगित करानेका प्रस्ताव, ३९९-४००; 
-बारडोलीमें, ४३०; -बारडोलीमें, 
करनेकी सरकारको सूचना, ३१७-२० ; 
-में जेलके नियमोंका पालन आवश्यक, 
२०-२१, ११५-१७; -में सावधानी, 
३८०-८२; -वैयक्तिक और प्रति- 
रक्षात्मकत9३, ११८-१९, २३८२-८३, 
९३; -ध्यक्तिगत और सामूहिक, ४५; 
-शुद्धसे शुद्ध पका वैधानिक आन्दोलन, 
२०; -प्तरकार द्वारा निषेधात्मक 
आदेश वापस छेने तक जारी, ३८; 
“सशस्त्र विद्रोहके बजाय एकमात्र 
सम्यतापूर्ण और कारगर इलाज, १०८; 
-स्थगित करके रचनात्मक कार्य करना 
४५३; -स्थगित करना हारकी निशानी 
नहीं, ४९५-९६; -श्थगित करनेके 
कारण, २०८, २२२-२३, २२८, ३२०, 
३४५, ३४९, ३६८; -स्थगित करनेके 
बारेमें कांग्रेस कार्य--समितिके सदस्योंकी 
राय, ३६९-७०; -स्थगित करनेके 
लिए स्वयं गांधीजी जिम्मेदार, ४७२; 
>स्थगित करनेके विभिन्न अवसर, ४३८ 
ड४४७;-स्थगित करानेमें पं० मालवीय 
जीका हाथ नहीं, ४५०; -स्वयंसेवक- 
संगठनों द्वारा आक्रामक इंगरकी, 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


१३१-३२; -हर हालतमें जारी 
रखना, ३८९, ४२६, ४७३; देखिए 
हड़ताल और असहयोग भी 

ससमर्, १, ९, ५४, ४६४ 

सहयोग, -वल-प्रयोगसे नहीं, ५१८ 

सहिष्णुता, -और असहयोग, ११९-२०, २७४ 

साकरवाई, -की वीरता, १६१ 

साहनी, रुचिराम, ६४ 

सिगारावेलू, एम०, २११ 

सिखों, -की वीरता, २६, १८ १-८२, २१२०-२१ 

सिख गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति, देखिए 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति 

सियासत, ३४८ 

सिराजुद्दीन, ६४ 

सीता, ५२, ८४, १५४ ु 

सीमान्त अपराध विनियम, -क्री धारा 
लाहौरमें जारी, ८३ 

सुकरात, २५९, ४५५, ५२७ 

सुदामा, २४५, ५०० 

सुघार, १९१९ के, देल्िए मॉन्टफोर्ड सुधार, 
१९१९ 

सुनामराय, मास्टर, -की गिरफ्तारी, २५२ 

सुनीतिदेवी, १९३ 

सुन्दरमू, वी० ए०, १३०, ३१७, ३२३१) 
३४४ 

सुन्दरसिह, साधु, “और गांधीजी, ३८४ 

सुब्रह्मण्यम्‌ू, डा० बी०, १८१ 

सुलतान हसन, हाफिज, ८ 

सुछोचना, २९१ 

सूरत, -की खामियाँ, ३९१४-१५; “के 
भाषणका सारांश, २५०-५१ 

सेंटूल हिन्दू कालेज, ७८ 


सांकेतिका 


सेठी, अर्जुनाल, -के साथ जेलमे किये गये 
व्यवहारका सही विवरण, ४७६-७७; 
-के साथ जेलमें धार्मिक उत्पीड़न, ३२४ 

सेन, उमिलादेवी, ७५, ७७, १३०, १९३; 
-वंगालकी स्थिततिके वारेमें, १७६ 

सेन, गुणदाचन्द्र, १२४ 

सेन, प्रसन्नकुमार, २५८; -की गिरफ्तारी, ६६ 

सेवरकी सन्धि, -और भारतकी माँगें, ५१८ 

सेवा, -देशकी, मानवताकी सेवा द्वारा, ३४४ 

सैयद अब्बास अली, ८, ८० | 

सैयद महमुद, ४२१ 

सोढा, रेवाशकर, -को जेलमें पीड़ा, ३२५ 

सोधबंस, प्रेमसिह, ६-७ 

स्टोक्स, एस० ई०, ८, २४० 

स्मिथ, बासवर्थ, २४ 

स्वतन्त्र, २६४ 

स्वदेशी, -अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन 
द्वारा स्वीकृत, १८०; -आन्दोलनकी 
प्रमतिमं लाहौरमें प्रतिरोध, १५; -और 
खोजा, २३४१-४३; -और तिलक स्मारक 
स्वराज्य-कोष, ५१५; -और भाटिया 
लोग, ४५६-५७; -का काम वारडोली- 
में बढ़ाना, ३५३; -का कार्यक्रम बिना 
सविनय अवज्ञाके स्वराज्यकी स्थापनामें 
सक्षम, ४४४; -का देशी राज्योमें 
प्रचार, ४९९; -का प्रचार, १३०: -का 
प्रचार सविनय अवज्ञाका अग, २२८; 
“की प्रवृत्ति जारी रखना, २४८; 
“दिल्लीमें, ८०-८१; -पंजावमें, ६; 
“अचार काठियावाड़में कम, ९८-९९; 
“अचार बारडोलौमें कम, ३०३; 
“स्वराज्यको संगिती, १७० ; -स्वराज्यक्े 


५७२ 


लिए अनिवाय, १५; देखिए रचनात्मक 
कार्यक्रम और खादी भी 

स्वयसेवक, -और खादी, १६१; -और 
स्वदेशी, १२७; -([कों] का अमृतसर 
और लाहौरमें पीटा जाना, ७८; “का 
कर्तव्य, १२५, १२९; -की दिल्‍लीमें 
गिरफ्तारी, ८१; -की बिहारमें गिर- 
फ्तारी, ८४; -क्ी भरती, ३५, ११७- 
१८, १२७, १३१; “की भरतीकी 
दर्तें, २८९; -क्री भरती जारी रखना, 
२१०; -की भरती सविनय अवज्ञाका 
अंग, २२८; -के आवश्यक गुण, ४६; 
-के दो वर्ग, 'कर्मंठ” और ' रक्षित 
४१४-१५; -संगठन गैरकानूनी घोषित, 
१८७; -संगठन सम्बन्धी कांग्रेसका 
प्रस्ताव, १००-१; देखिए राष्ट्रीय स्वय॑- 
सेवक दल और “असहयोगी भी 

स्वराज्य, ६९, १२७, १३१, २५४, ३४८, « 
३९२; -आत्मदमनमें, ११२; -और 
अखबारोंकी स्वतत्वता, १८९-९०; 
“और अस्पृश्यता निवारण, ४०४-५, 
४१५; -और अहिंसा, १०१-२, २०३, 
४२८-२९, ४४४८-४९, ४८७-८८, ५१४, 
५२६-२७, ५२९; -और आत्मविश्वास, 
२४८; -और कांग्रेसका नया कार्यक्रम, 
४०१; -और खिल्लाफत और पंजाबके 
अन्यायोंका प्रतिकार, २७६; -और 
जेल जाता, ८, ११, २५, ५२६-२७; 
“और त्याग, १९, १८४-८५, २०१-२; 
“और विर्भयता, ५१-५२, २९६, ४०५- 
६; “और वारडोली, ३०६; -और 
सचाई, ४४६; -और सत्तामें भेद, 


५७४ 


/*» २२४९-५०; -और समाज सेवा तथा 
मद्यपान निषेध, ५१६; -और स्वदेशी, 
१०६-७; -और हिन्दू-मुस्लिम एकता 
तथा खहर; ५१.१-१२; -का अभि- 
प्राय पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य, २२९; 
“का अर्थ, १९-२०, १२७, १५९; -कार्ये- 
क्रम ठीकसे कार्यान्वित नहीं, १४९- 
५०;-की शर्तें, ४०३-६; -की स्थापना 
कांग्रेसके संविधानानुसार काम करने 
पर, (१४३, 
अपक्षहयोग आन्दोलन जारी रखनेकी 
कांग्रेसकी पुनर्धॉषणा, १०७; -के मार्गेमें 
प्रिटिश प्रणाली बाधक, ३३८; -के 
योग्य बननेके लिए रचनात्मक कार्य- 
क्रम, ५१७-१८; -के लिए आवद्यक 
कार्यक्र, १५; -के लिए कष्टसहन 
आवश्यक, २-३, ६४, १६८, २४५, 
३१५, ३५९; -के लिए भारत अभी 
अगयोग्य, २३१; -के लिए भारतीय 
ईसाई जीवन अधपित करनेको तैयार, 
२७-२८; -के विभिन्न पहलू, २४३- 
४५; -जिसमें अंग्रेजोंके साथ सम्बन्ध 
'रहे, १४८-५०; -देनेके लिए सरकार 
तैयार नहीं, २८९; -अ्राप्तिकी अवधि 
निश्चित करनेका औचित्य, १४; -यज्ञमें 
सम्मिलित होनेंकी गृजरातियोंसे अपील, 
१५४; -सरकारी चुनौतीके बाद कांग्रेस- 
के , बने रहनेमें ही, ८३; “से कम 
किसी भी चीजसे भारत सन्तुष्ट नही, 
४८१-८२; -स्थापनामें चरखेका महत्त्व, 
३४२; -स्थापना स्वयंसेवकोंकी योग्यता- 
को ध्यानमें रखे बिना नहीं, १२२: 


“की स्थापनाके लिए 


सम्पूर्ण गांधी वाइस 


देखिए _सविनय अवज्ञा' और ' असहू- 
योग भी 

स्लेटर, 3०, -की चरखे सम्बन्धी रायकी 
मद्रास परिषद्‌ द्वारा अवहेलना, ८९ 

स्वर्ण मन्दिर, -और शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबन्धक समिति, १८१, २२० 

स्वाधीनता, देखिए स्वराज्य 

स्वामिनारायण, ५०० 

स्वास्थ्य, -और ब्रह्मचय॑, ४१२-१४ 

| ह्‌ 

हँसराज, -जालन्धरमें गिरफ्तार, ३२४ 

हजरत अछी, ११२ 

हड़ताछू, -के लिए डराने धमकानेके आरोप- 
का खण्डन, ५८; -मद्रासमें गुंडागर्दी, 
२३७-३८, २४८, २७२-७३; -मद्रास- 
में गृड़ागर्दीके विषयमें डा० टी० एस० 
एस० राजनूके विचार, ३९३-९५; 
“युवराजके आग्रमनपर, २५; “रद 
करनेके लिए दातें, १०४-५; -रद 
करनेकी शर्ते और गोलमेज सम्मेलन, 
५८, ६३; -रोकनेके लिए नेता 
गिरफ्तार, १; -सम्बन्धी निर्णय बार- 
डोली प्रस्तावमें बरकरार, ५३३; देखिए 
बहिष्कार और सविनय अवज्ञा भी 

हनुमन्तराव, के०, ४३६ 

हनुमन्तराव, पी० वी०, ३८३ 

हवीब, ८४ 

हबीब खाँ, ३४८ 

हमदम, २७९ 

हरकिदान छाछू, ४५६ 

हसन अहमद, -के साथ जेलमें दुव्य॑वह्यर, 
४३९१ 


परिश्षिष्ट 


५७५ 


हसरत मोहानी, १००, २८२, २८४, -का हिन्दू धर्म, ३०२; -का अ्रस्पृश्यता अंग 


प्रस्ताव, ११३ पा० दटि०; -का प्रस्ताव 


नही, ४०४-५ 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता, -उतनी ही आदवरश्यक्‌ 


अस्वीकृत, १०२-३; -का प्रस्ताव 
गांवीजी द्वारा अस्वीकृत, ११३-१५; 
की हार, १४८; -के तरीकोसे 
गांधीजीके तरीके भिन्न, १२६; -द्वारा 
मोपलोके अत्याचारका समर्थन अनुचित, 
२११२-१४ 

हॉज, ४२२ 

हादी हसन, ४९० पा० टि० 

हिंसा, -किसी भी सम्परदायका मूल सिद्धान्त 
नही, ११२; -की अनुमति न कुरान ' 


जितनी खादी, ५११-१२; -और खिंछा- 
फत, ५११, ५१७; -और मुस्लिम 
लीगकी समाप्ति, १५६; -और मोपला 
विद्रोह, २८२-८६; -का अर्थ और 
पदार्थपाठ, ३०५; -को मजबूत करनेके 
उपाय, १५६-५७, ४१०; -को मजबूत 
बनाना, १४५; -मिन्नतांके नियम 
माननेपर ही कायम, २११२-१४; 
“स्वराज्य प्राप्तिकि लिए अनिवार्य, 
१५, २४४ 


में न महाभारत” में, ५११४; -को हिम्मत रसूछ, देखिए रहमत रसूछ 
कैसे जीता जाये, ४१० हेटर, ६७ 
हिजरत, ३०६ हैमिल्टन, सर डेनियल, ४२२ 
हिन्दू, २३४, ३८६ पा० टि०, ५३२ ह्यूम, १८१ 


